








॥ श्री: ।॥ 
ब्रजजीवन प्राच्यभारती ग्रन्थमाला 
162 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


( हिन्दी भाषानुवादसहितम्‌ ) 


तृतीयः खण्डः 
(शाण्डिल्योपनिषदा55रभ्य समाप्तिपर्यन्तम्‌) 


अनुवादकः 
आचार्य केशवलाल वि० शास्त्री 


चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
दिल्ली 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


प्रकाशक 

चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक) 
38 यू. ए. बंगलो रोड, जवाहर नगर 

पो. बा. नं. 2113 

दिल्ली 110007 

दूरभाष : (011) 23856391, 41530902 


सर्वाधिकार सुरक्षित 
प्रथम संस्करण 2014 ई. 
मूल्य : 379.00 


अन्य प्राप्तिस्थान 

चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन 

के. 37/117, गोपालमन्दिर लेन 

पो. बा. नं. 1129, वाराणसी 221001 
चौखम्बा विद्याभवन 

चौक (बैंक ऑफ बड़ौदा भवन के पीछे) 
पो. बा. नं. 1069, वाराणसी 221001 


चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस 
4697/2 गली नं. 21-ए, अंसारी रोड 
दरियागंज, नई दिल्ली-110002 
मुद्रक : 

ए.के. लिथोग्राफर्स, दिल्ली 


2003060 SRE 
DPE 706E 6157 तग. 
ISBN :|078-81-7084-617-3 (Set) 


प्राक्कथन 


परम्परा तो ऐसा कहती है कि हरएक वैदिक शाखा की अपनी एक-एक उपनिषत्‌ थी; यदि इस 
किंवदन्ती में कुछ तथ्य हो, तब तो हमारा विशाल उपनिषत्साहित्य कालग्रस्त हो गया है, ऐसा अनुमान 
किया जा सकता है; पर जो-कुछ भी हो, उपनिषदें कुछ कालग्रस्त हुई भी हों या न हों, तथापि उपनिषदों 
के निर्माण का सिलसिला तो आधुनिक काल तक जारी ही रहा है । सभी उपनिषदें एक साथ तो नहीं बनी 
हैं । वैदिककालीन उपनिषदों का भी भाषाकीय दृष्टि से विद्वानों ने क्रम बताया ही है; जैसे--प्रारम्भ में 
बृहदारण्यक, तैत्तिरीय, ऐतरेय, कौषीतकी, केन और छान्दोग्य आदि गद्य उपनिषदें बनीं । मध्यकाल में 
कठ, ईश, श्वेताश्वतर, मुण्डक और महानारायण आदि पद्यात्मक उपनिषदें बनीं तथा उसी श्रौतकाल के 
अन्तभाग में प्रश्‍न, मैत्रायणी और माण्डूक्योपनिषद्‌ जैसी गद्यात्मक उपनिषदों का निर्माण हुआ--ऐसा 
भाषावैज्ञानिक विद्वानों का मानना है । यह तो केवल श्रौतकालीन उपनिषदों के भाषाकीय वर्गीकरण के 
आधार पर उनके समय की क्रमिकता बताने का अनुमान है, परन्तु इसके बाद भी उपनिषदों के निर्माण का 
क्रम चालू ही रहा है । इसको समझने के लिए हमें इतिहास पर थोड़ी दृष्टि डालनी होगी । 
हमारे देश का प्राचीन नाम आर्यावर्त है, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि इसमें केवल आर्य-श्रौत- 
वैदिक लोग ही निवास करते थे; हाँ, आर्य लोगों की अधिकता अवश्य थी । आर्यावर्त में आर्येतर 
शबर, पुलिन्द आदि कई अन्य लोग भी बसते ही थे । भागवत में ऐसी छोटी-मोटी नौ जातियों का 
उल्लेख हे । तो आर्य और आर्येतर जाति एक ही भूमि पर रहते हुए भी विभिन्न संस्कृति वाली, विभिन्न 
धर्मभावना वाली और विविध उपासना पद्धति वाली थी । इस तरह दो समान्तर विचारधाराएँ एक ही 
भूमि पर वर्षों तक प्रवहमान रहीं । श्रौतभावधारा का नाम निगम' और इतर भावधारा का सामुदायिक 
नाम 'आगम' पड़ा । 
कालान्तर में दोनों भावधाराओं का--दोनों संस्कृतियों का अभीष्ट संगम हुआ । और ऐसी एक 
समन्वयात्मक संस्कृति का निर्माण हुआ कि आज हम उन दोनों का पृथक्करण कर ही नहीं सकते; 
परिणाम यह हुआ कि एक ओर निगमों ने आगम को अपनी उपनिषदों की कुछ विद्याओं में स्थान दिया 
(जैसे अग्निविद्या आदि) और दूसरी ओर उन आगमों ने भी अपने को, 'वेदबाह्य नहीं हैं, वेदमूलक हम 
भी हैं'--ऐसा ठहराने का प्रयत्न किया । इसके लिए सबसे सरल मार्ग यह था कि अपने मत की ऐसी 
कोई उपनिषद्‌ बनाकर किसी-न-किसी वेद के साथ में जोड़ दें। और उन आगमवादियों ने यही मार्ग 
पसन्द किया और फलस्वरूप हमें कुछ शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य और हठयोग आदि की उपनिषदे 
मिलीं । उपनिषद्‌ निर्माण का सिलसिला जारी ही रहा । ऐसा होने में निगम-आगम दोनों पक्षों का 
सहयोग था । निगम पक्ष में इस प्रक्रिया के पुरस्कर्ता 'शुभागमपंचक' (शुक, सनत्कुमार आदि) को माना 
जाता है। यह घटना अतिप्राचीन है । इस तरह उपनिषदे निर्मित होती रहीं । 
` श्रौतकाल के बाद की यह ऐतिहासिक घटना है । बौद्धकाल में भी यह समन्वयात्मक उपनिषत्‌ 
निर्माण का प्रवाह चालू ही रहा और बौद्धमार्ग की छायावाली एक 'वञ्रसूचि' नामक उपनिषद्‌ भी 
मिलती है । समन्वय-भावना भारतीय संस्कृति की नसों में प्रवहमान है । और तो क्या कहें ? मुसलमानों 
के अर्वाचीन शासनकाल में भी उपनिषदों का बहुत बड़ा विस्तार देखा जाता है | ५८७.) एक अल्लोपनिषद्‌' 
भी मिलती है । इतना ही नहीं आज तक यह प्रक्रिया चालू ही है । विविध मतवादों को वेदमूलक बताने 


(4) 


की यह समन्वयात्मक प्रक्रिया है । हमारी संस्कृति का यह एक ऐसा शाश्वत तत्त्व है कि जिसके कारण 
हमारी संस्कृति हजारों वर्षो से जीवित रही है, कभी पतली और कभी अन्त:सलिला सरस्वती की तरह 
छिपी रहकर भी जीवित ही है । अभी थोड़े समय पहले ही हमारे प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी 
ने 'रामकृष्णोपनिषद” नाम को एक उपनिषत्‌ लिखी थी, परन्तु वह अंग्रेजी में होने से उपनिषदों की 
शैलीयुक्त नहीं थी इसलिए बेंगलूरू के स्वामी हर्षानन्द ने इसे उपनिषदों की शैली में पुन: संस्कृत में 
प्रस्तुत किया हे । 

यह सारा इतिहास हमारे वेदों, हमारी उपनिषदों और हमारी समन्वयभावना का महिमागान कर 
रहा है, हमारी वेदमूलकता को बढावा दे रहा है, तथा उपनिषद्‌ की उपादेयता बता रहा हे । 

आज तो इन उपनिषदों की संख्या सम्भवत: 272 तक पहुँच गई है, परन्तु उनमें से महत्त्वपूर्ण 
उपनिषदों का विद्वानों ने संचय या समुच्चय किया है । कभी-कभी .उसे उपनिषत्संहिता भी कहा जाता 
है । इस प्रकार के समुच्चय दो प्रकार के हुए हैं--एक उत्तर भारतवर्ष में हुआ है और दूसरा दक्षिण 
भारत में व्यवस्थित हुआ है । पहले समुच्चय में 52 उपनिषदें आती हैं और दूसरे समुच्चय में 108 
उपनिषदें आती हें । पहले समुच्चय के ऊपर श्रीनारायण की दीपिका नाम की टीकाएँ हँ, और उसकी 
व्यवस्था भी नारायण ने ही रची है, ऐसा विद्वानों का अनुमान हे । इसके बाद का दूसरा समुन्चय जो 
कि मुक्तिकोपनिषत्‌ में प्रस्तुत की गई (108 उपनिषदों वाली) सूची के अनुसार है, जो अधिक प्रचलित 
है और 'अष्टोत्तरशतोपनिषत्‌' की संज्ञा से प्रतिष्ठित है, अत: प्रस्तुत संस्करण में इस दूसरे अधिक 
प्रचलित समुच्चय को ही ग्रहण किया गया है, और उस समुच्चय में कुछ उपनिषदों के पूर्व और उत्तर 
ऐसे दो भाग होने से कुल एक सौ ग्यारह उपनिषदें होती हैं । 

मुक्तिकोपनिषत्‌ में दिये गए विवरण के अनुसार 108 उपनिषदों की सारण) इस प्रकार है--इसमें 
ऋग्वेद की 10, शुक्लयजुर्वेद की 19, कृष्णयजुर्वेद की 32, सामवेद की 16 और अथर्ववेद की 
31 = कुल मिलाकर 108 उपनिषदें होती हैं, जिसका विवरण यहाँ दिया जा रहा है-- 


१) ऋग्वेदीय उपनिषदें--ऐतरेय, कौषीतकि, नादबिन्दु, आत्मबोध, निर्वाण, मुद्गल, 
अक्षमालिका, त्रिपुरा, सौभाग्यलक्ष्मी और बहवृच (कुल 10) | 

२) शुक्लयजुर्वेदीय उपनिषदें-ईश, बृहदारण्यक, जाबाल, हंस, परमहंस, सुबाल, मंत्रिका, 
निरालम्ब, त्रिशिखित्राह्मण, मण्डलब्राह्मण, अद्वयतारक, पैंगल, भिक्षुक, तुरीयातीतावधूत, अध्यात्म, 
तारसार, याज्ञवल्क्य, शाट्यायनी और मुक्तिका (कुल 19) । 

३) कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषदें--कठ, तैत्तिरीय, ब्रह्म, कैवल्य, श्वेताश्वतर, गर्भ, नारायण, 
अमृतबिन्दु, अमृतनाद, कालाग्निरुद्र, क्षुरिका, सर्वसार, शुकरहस्य, तेजोबिन्दु, ध्यानबिन्दु, ब्रह्मविद्या, 
योगतत्त्व, दक्षिणामूर्ति, स्कन्द, शारीरक, योगशिखा, एकाक्षर, अक्षि, अवधूत, कठरुद्र, रुद्रहदय, 
योगकुण्डलिनी, पंचब्रह्म, प्राणाग्निहोत्र, वराह, कलिसंतरण, सरस्वतीरहस्य (कुल मिलाकर 32) । 

४) सामवेदीय उपनिषदे-केन, छान्दोग्य, आरुणि, मैत्रायणि, मैत्रेयी, वञ्रसूचिका, 
योगचूडामणि, वासुदेव, महा, संन्यास, अव्यक्त, कुण्डिका, सावित्री, रुद्राक्षजाबाल, जाबालदर्शन और 
जाबालि (कुल 16) | 

५) अथर्ववेदीय उपनिषदे प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, अथर्वशिर, अथर्वशिखा, बृहज्जाबाल, 
नृसिंहतापिनी, नारदपरित्राजक, सीता, शरभ, त्रिपाद्विभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापिनी, 


(9) 


शाण्डिल्य, परमहंसपरित्राजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, पाशुपतव्रह्म, परञ्रह्म, त्रिपुरातापिनी, देवी, 
भावना, ब्रह्मजाबाल, गणपति, महावाक्य, गोपालतापिनी, कृष्ण, हयग्रीव, दत्तात्रेय, गरुड (कुल 31) । 

हमने नृसिंहतापिनी, रामतापिनी तथा गोपालतापिनी इन तीनों उपनिषदो के जो पूर्वतापिनी और 
उत्तरतापिनी ऐसे दो विभाग प्रचलित हैं, उन्हीं का स्वीकार करके दो-दो उपनिषदों की गणना की है 
इस प्रकार इस दूसरे समुच्चय में उपनिषदों की कुल संख्या 111 होती है । 

हमारी आज की संस्कृत भाषा की अपेक्षा प्राचीन उपनिषदों की वैदिक संस्कृत भाषा कुछ अलग 
है और अर्वाचीन उपनिषदों में भी पारिभाषिकता अधिक होने से संस्कृत के अनभिज्ञ लोगों के लिए और 
कभी-कभी अभिज्ञ लोगों के लिए भी दुरूह हो गई हैं, फिर भी उपनिषदों के आदर्श इतने महान्‌ और 
भव्य हैं कि सम्पूर्ण विश्व की दृष्टि को अपनी ओर उन्होंने आकर्षित किया है । ई. 1640 में शाहजहाँ 
के ज्येषठपुत्र दाराशिकोह ने अपने काश्मीरवास के दरमियान उपनिषदों के बारे में कुछ बातें सुनकर 
वाराणसी के कुछ पण्डितों को दिल्ली बुलाकर पहले-पहल उपनिषदों का फारसी अनुवाद करवाया । 
सन्‌ 1775 में फैजाबाद में रहने वाले फ्रांसीसी राजदूत ली जेन्टील ने उस अनुवाद की एक कापी अपने 
मित्र एकेलीन दुपरो को दी । उन्होंने उन उपनिषदों का लैटिन में अनुवाद किया और 1801-2 में वह 
प्रकाशित हुआ । वह अनुवाद क्लिष्ट होने पर भी शोपनहाँवर ने उसे बड़े उत्साह से पढ़ा । उन पर 
उसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा । उन्होंने लिखा है-- इस नवीन शताब्दि में सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ यह 
हुआ है कि उपनिषदों के अनुवाद ने वेदों के अपौरुषेय ज्ञान का मार्ग खोल दिया है । मेरा यह विश्वास 
है कि संस्कृत साहित्य का प्रभाव उतना ही गम्भीर और व्यापक होगा, जितना की पंद्रहवी शताब्दि में 
पुनरुत्थानकाल में ग्रीक साहित्य का हुआ था | मेरी यह मान्यता हे कि यदि किसी व्यक्ति ने प्राचीन 
भारतीय दर्शन का ज्ञान प्राप्त किया है, और उसने उसे समझा हो, तो उसे में जो कुछ भी कहना चाहता 
हूँ, वह इससे और भी स्पष्ट हो जाएगा । उपनिषदों में अपना अलग-अलग अस्तित्व रखने वाले अनेक 
क्लिष्ट सूत्र जो हैं, वे मेरे वर्णन से सरल-सुबोध हो जाएंगे ।” (हाल्डेन एवं केम्प कृत अनुवाद) 

उपनिषदों की अपनी भूमिका में मैक्समूलर ने कहा है-“शोपनहाँवर ने उपनिषदों को जो 
'उच्चतर मनीषा की उपज” कहा है, वह ठीक ही है, किन्तु और भी तथ्य उन्होंने बताया वह भी बड़ा 
महत्त्वपूर्ण है, वह यह कि उपनिषदों में जो बहुदेववाद दिखाई देता है, वह ब्रूनो, मेलकांश, स्पिनोजा 
और स्काट्स एरिजिना के बताए हुए बहुदेववाद से कहीं अधिक उच्चतर है। इन महान्‌ ज्ञान- 
भाण्डागारों को उच्चतम स्थान दिलाने के लिए इतना ही पर्याप्त है । इनके सम्बन्ध में कुछ कहूँ, तो 
उससे अधिक वे स्वयं प्रमाण हैं ।” 


इसके बाद स्वामी विवेकानन्द आए | इनके पहले भी कुछ भारतीय विद्या के प्रेमी हुए थे, पर 
बहुत ही व्यापक प्रमाणं में उन्‍होंने उपनिषदों के वेदान्ती ज्ञान को सारे पश्चिम में एक झंझावात की तरह 
फैला दिया । और आज तो प्रत्येक विचारक उपनिषदों को लक्ष्य में लिए बिना रह ही नहीं सकता | 
डॉ० सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ को भी इसका श्रेय जाता है। 

ऐसे हमारे संचित निधि के रूप में आज भी वे जगमगा रहे हैं । उपनिषदों के ही प्रभाव से एक 
युग के कट्टर शत्रु विज्ञान और अध्यात्म! आज नजदीक आ गए हैं । एक समय था जब अध्यात्म 
और विज्ञान के बीच पूर्णिमा और अमावास्या जितना बड़ा अन्तर था, जो आज शुक्ल चतुर्दशी और 
पूर्णिमा जितना मात्र ही रह गया है, दोनों के रास्ते अलग होने पर भी लक्ष्य एक ही है । विज्ञान बाहर 
से जिस तत्त्व की खोज कर रहा है, उसी तत्त्व की खोज अध्यात्म भीतर (अन्तस्‌) से कर रहा है । एक 


(6) 


शक्ति केन्द्रोत्सारी हे, दूसरी केन्द्रगामी है । अनादि काल से दोनों की प्रक्रियाएँ अविरत चल ही रहीं हैं । 
कौन प्रथम और कौन द्वितीय है--यह कौन कह सकता हे ? कोई नहीं । अत: हमें दोनों का स्वीकार 
करके चलना है । ऐसा नहीं करेंगे तो गति रुक जाएगी । इसलिए हमें आज केन्द्रगामी शक्ति के छूट 
जाने का भय सता रहा है, और उसे परितुष्ट केवल उपनिषदें ही कर सकती हँ; चलिए हम फिर से उस 
केन्द्रगामी शक्ति को जगाएँ और उपनिषद्‌ के विचारों को सोच-समझकर अपने जीवन को सुव्यवस्थित 
बनाएँ | हमें ये सभी विविध अध्यात्म विभावनाएँ मान्य हैं, लेकिन हम उनमें से अपनी रुचि, रस, 
रुझान, योग्यता, अधिकार के योग्य वस्तु चुनकर जीवन को संतुलित करेंगे--"एकं सद्‌ बहुधा विप्रा 
वदन्ति ।' 


प्रकृत संस्करण के सन्दर्भ में 


मुक्तिकोपनिषत्‌ में वर्णित क्रम के अनुसार, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, उपनिषदों 
की संख्या 108 मानने की परम्परा चली आ रही है । श्री शंकराचार्य के भाष्यवाली उपनिषदों के अलावा 
एक-दो और उपनिषदों का मन्त्रश: हिन्दी अनुवाद तो मिलता है, इसके अतिरिक्त 98 उपनिषदो का 
मन्त्रश: हिन्दी अनुवाद हमारी दृष्टि में नहीं आया है । अत: हमने औपनिषदिक मन्त्रों के मौलिक स्वरूप 
को ध्यान में रखते हुए जहाँ तक बन सका हे, मूलपाठों का अन्वय करके शब्दश: अनुवाद करने का 
प्रयास किया है । उपनिषत्कथित उपासनाओं की निदर्शनीय प्रक्रियाएँ अब लुप्त-प्राय हो गई हैं, 
इसलिए भिन्न-भिन्न व्याख्याकारों ने अपने विशिष्ट ढंग से उन मन्त्रों की विवेचना की हे । उनमें से हमें 
जो ज्यादा सरल और सुगम जान पड़ी, उसी के आधार पर मन्त्रों का अनुवाद प्रस्तुत किया हे । 
उपासनाओं की गुत्थियों को सुलझाने के लिए पं० वासुदेवशरण अग्रवाल प्रभृति विद्वानों के अभिप्रायों 
को लक्ष्य में लेने का यथा सम्भव प्रयास किया है । तान्त्रिक, यौगिक एवं सम्प्रदाय-विशेष को उपनिषदों 
के अनुवाद में सुगमता एवं सरलता का विशेष ध्यान रखा गया है । 


आशा है मेरा यह प्रयास संस्कृत एवं संस्कृति-प्रेमियों को पसन्द आयेगा । 


31,ओंकार टावर, विदुषामनुचरः 
राजकोट (गुजरात) केशवलाल वि० शास्त्री 


उपनिषत्क्रम 


पृष्ठांक 
(60) शाण्डिल्योपनिषत्‌ 1 
(61) पैंगलोपनिषत्‌ 27 
(62) भिक्षुकोपनिषत्‌ | 42 
(63) महोपनिषत्‌ 44 
(64) शारीरकोपनिषत्‌ 108 
(65) योगशिखोपनिषत्‌ 112 
(66) तुर्यातीतावधूतोपनिषत्‌ 158 
(67) संन्यासोपनिषत्‌ 161 
(68) परमहंसपरिव्राजकोपनिषत्‌ 179 
(69) अक्षमालिकोपनिषत्‌ 186 
(70) अव्यक्तोपनिषत्‌ 193 
(71) एकाक्षरोपनिषत्‌ 201 
(72) अन्नपूर्णोपनिषत्‌ 204 
(73) सूर्योपनिषत्‌ 243 
(74) अक्ष्युपनिषत्‌ | 246 
(75) अध्यात्मोपनिषत्‌ 253 
(76) कुण्डिकोपनिषत्‌ 262 
(77) सावित्र्युपनिषत्‌ 267 
(78) आत्मोपनिषत्‌ 270 
(79) पाशुपतत्रह्योपनिषत्‌ 275 
(80) पखह्योपनिषत्‌ 285 
(81) अवधूतोपनिषत्‌ 292 
(82) त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ 297 
(83) देव्युपनिषत्‌ 327 


(84) त्रिपुरोपनिषत्‌ 332 


(85) कठरुद्रोपनिषत्‌ 
(85) भावनोपनिषत्‌ 
(87) रुद्रहदयोपनिषत्‌ 
(88) योगकुण्डल्युपनिषत्‌ 
(89) भस्मजाबालोपनिषत्‌ 
(90) रुद्राक्षजाबालोपनिषत्‌ 
(91) गणपत्युपनिषत्‌ 
(92) जाबालदर्शनोपनिषत्‌ 
(93) तारसारोपनिषत्‌ 
(94) महावाक्योपनिषत्‌ 
(95) पञ्चव्रह्योपनिषत्‌ 
(96) प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्‌ 
(97) गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ 
(98) गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ 
(99) कृष्णोपनिषत्‌ 

(100) याज्ञवल्क्योपनिषत्‌ 
(101) वराहोपनिषत्‌ 

(102) शाट्यायनीयोपनिषत्‌ 
(103) हयग्रीवोपनिषत्‌ 
(104) दत्तात्रेयोपनिषत्‌ 
(105) गरुडोपनिषत्‌ 

(106) कलिसंतरणोपनिषत्‌ 
(107) जाबाल्युपनिषत्‌ 
(108) सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌ 
(109) सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ 
(110) बह्नचोपनिषत्‌ 

(111) मुक्तिकोपनिषत्‌ 
पारिभाषिक शब्दकोश 


330 
343 
347 
353 
372 
385 
393 
397 
422 
420 
429 
434 
439 
440 
458 
402 
408 
498 
505 
509 
514 
521 
523 
526 
534 
545 
546 
563 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


प्न न्व्न््या> 


(60) शाण्डिल्योपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


` अथर्ववेदीय इस उपनिषद्‌ में शाण्डिल्य और अथर्वा की प्रश्नोत्तरी के माध्यम से 
'योगविद्या' का विशद विवेचन है । इसमें तीन अध्याय हैं । प्रथम अध्याय में ग्यारह खण्ड हैं 
और तृतीय अध्याय में दो खण्ड हैं | इस तरह प्रथम अध्याय सबसे बड़ा है । आत्मोपलब्धि 
के उपाय के रूप में अष्टांगयोग सम्बन्धी विशद वर्णन प्रथमाध्याय में है । पातंजलयोगदर्शन से 
इसमें कुछ विशेषताएँ. हैं, जो उपनिषद्‌ के अध्ययन से ज्ञात होंगी । इसमें नाडीशोधन की 
प्रक्रिया ध्यानाह है । वह प्राणजय और सिद्धिप्राप्ति के लिए अधिकार प्राप्त करने में आवश्यक 
हैं । दूसरे अध्याय में ब्रह्म के सर्वव्यापी स्वरूप, उसको अनिर्वचनीयता, उसकी लोकोत्तरता, 
उसकी ज्ञानगम्यता और जीवत्रह्यैक्य भावना बताई गई हैं | तीसरे अध्याय में ब्रह्म का सकल- 
निष्कल रूप भेद बताया गया है। ब्रह्म की सृष्टिसर्जकता की उपपत्ति दिखाकर अन्त में 
फलश्रुति कही गई है । 

९७) 
शान्तिपाठ: 
ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रुणुयाम देवा भद्रे पश्येमाक्षभिर्यजत्राः । 


स्थिरैरडस्तुष्ट्वा<सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः ॥ 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


हे देवो! हम अपने कानों से केवल कल्याणकारी बातें ही सुनें । जिन्हें हम जानते हैं, ऐसे हे 
देवो! हम अपनी आँखों से केवल शुभ दृश्यों को ही देखें | हम अपने सुदृढ़ अंगों से युक्त शरीर के 
द्वारा आपकी स्तुति करते रहें | हम, देवों का दिया हुआ जितना आयुष्य है, उसे भोगते रहें । 


वैयक्तिक शान्ति हो, पर्यावरणीय शान्ति हो, प्राणिजगत्‌ की शान्ति हो । 
प्रथमोऽ ध्यायः 
प्रथमः खण्डः 
शाण्डिल्यो ह वा अथर्वाणं पप्रच्छात्मलाभोपायभूतम्टाङ्गयोगमनु= _ 
ब्रूहीति ॥1॥ 


2 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


स होवाचाथर्वा-यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाध- 
योऽष्टाङ्कानि ॥2॥ 

तत्र दश यमाः । तथा नियमाः । आसनान्यष्टौ । त्रयः प्राणायामाः । पञ्च 
प्रत्याहाराः । तथा धारणाः । द्विप्रकारं ध्यानम्‌ । समाधिस्त्वेकरूपः ॥3॥ 


शाण्डिल्य ने अथर्वा मुनि से पूछा कि “आत्मा की प्राप्ति के उपायरूप में अष्टांग योग के विषय 
में आप मुझे कहिए ।'' तब मुनि अथर्वा बोले कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान और समाधि- ये योग के आठ अंग हैं । उनमें यम दश हैं और नियम भी दश हें, आसन आठ 
हैं, प्राणायाम तीन हैं, प्रत्याहार पाँच हैं, धारणाएँ भी पाँच हैं, ध्यान दो प्रकार का है और समाधि तो 
एक ही प्रकार की है। 
` ततत्राहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यदयार्जवक्षमाधृतिमिताहारशौचानि चेति यमा 
_दश॥4॥ 
तत्राहिंसा नाम मनोवाक्कायकर्मभिः सर्वभूतेषु सर्वदाऽक्लेशजननम्‌ ॥5॥ ` 
सत्यं नाम मनोवाक्कायकर्मभिर्भूतहितयथार्थाभिभाषणम्‌ ॥6॥ 
अस्तेयं नाम मनोवाक्कायकर्मभिः परद्रव्येषु निःस्पृहता ॥7॥ 
ब्रह्मचर्य नाम सर्वावस्थासु मनोवाक्कायकर्मभिः सर्वत्र मैथुनत्यागः ॥8॥ 
दया नाम सर्वभूतेषु सर्वत्रानुग्रहः ॥9॥ 
आर्जवं नाम मनोवाक्कायकर्मणां विहिताविहितेषु जनेषु प्रवृत्तौ निवृत्तौ 
वा एकरूपत्वम्‌॥।1 0॥ 
क्षमा नाम प्रियाप्रियेषु सर्वेषु ताडनपूजनेषु सहनम्‌ ॥1 1॥ 
धृतिर्नामार्थहानौ स्वेष्टबन्धुवियोगे तत्प्राप्तौ सर्वत्र चेतःस्थापनम्‌ ॥1 21 
मिताहारो नाम चतुर्थांशावशेषकसुस्निग्धमधुुराहारः ॥1 3॥, 
शौचं नाम द्विविधं बाह्यमान्तरं चेति । तत्र मृज्जलाभ्यां बाह्यम्‌ । मनः- 
शुद्धिरान्तरम्‌ । तदध्यात्मविद्यया लभ्यम्‌ ॥1 4॥ 


इति प्रथमः खण्डः । 


उनमें अहिंसा, सत्य, दूसरे की वस्तु के प्रति निःस्पृहता, ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, 
मिताहार और पवित्रता- ये दश यम हैं । उन दश यमों में अहिंसा का अर्थ-मन-वचन-काया और 
कर्म से सभी प्राणियों को कभी भी दुःख न पहुँचाना होता है । सत्य का अर्थ-मन-वचन-काया-कर्म 
से यथार्थ और प्राणियों के लिए हितकारक बोलना होता है । अस्तेय का अर्थ-मन-वचन-काया और 
कर्म से परद्रव्य पर स्पृहारहित होना होता है । ब्रह्मचर्य का अर्थ-सभी अवस्थाओं में मन-वचन-काया 
और कर्म से सर्वथा मैथुन का त्याग होता है | दया का अर्थ--सभी प्राणियों पर सर्वत्र कृपा रखना होता 
है । आर्जव का अर्थ-मन-वचन-काया और कर्मा की लोगों के द्वारा अपनी ओर प्रवृत्ति हो या निवृत्ति 
हो और वह प्रवृत्ति या निवृत्ति शास्त्रीय हो या अशास्त्रीय भी हो, तो भी मन:स्थिति को समान ही रखना 
होता है । क्षमा का अर्थ--जो कुछ भी प्रिय-अप्रिय पूजन-ताडनादि घटनाएँ हों, उन्हें सहन करना होता 
है । धृति का अर्थ--धन की हानि होने पर अथवा अपने इष्ट सम्बन्धियों का वियोग या संयोग होने पर - 
सर्वत्र चित्त को स्थिर-स्वस्थ रखना होता है । मिताहार का अर्थ-उदर में चौथा भाग शेष रहे इस तरह 
ही दूध, घी आदि मधुर पदार्थो का आहार करना होता है । शौच का अर्थ--शरीर के बाहर और भीतर 


प्रथमोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 22 


दोनों की शुद्धि करना होता है । उनमें बाहर की शुद्धि तो मिट्टी और पानी से हो जाती है । पर मन की 
शुद्धि तो आन्तरिक शुद्धि है, जो अध्यात्मविद्या से ही होती है । 
यहाँ प्रथम खण्ड पूरा हुआ । 
द्वितीयः खण्डः 

तपःसन्तोषास्तिक्यदानेश्वरपूजनसिद्धान्तश्रवणहीमतिजपत्रतानि दश 

नियमाः ॥1॥ 

तत्र तपो नाम विध्युक्तकृच्छ्चान्द्रायणादिभिः शरीरशोषणम्‌ ॥2॥ 

सन्तोषो नाम यदृच्छालाभसंतुष्टिः ॥3॥ 

आस्तिक्यं नाम वेदोक्तधर्माधर्मेषु विश्वासः ॥4॥ 

दानं नाम न्यायार्जितस्य धनधान्यादेः श्रद्धयाऽर्थिभ्यः प्रदानम्‌ ॥5॥ 

ईश्वरपूजनं नाम प्रसन्नस्वभावेन यथाशक्ति विष्णुरुद्रादिपूजनम्‌ ॥6॥ 

सिद्धान्तश्रवणं नाम वेदान्तार्थविचारः ॥7॥ 

हीर्नाम वेदलौकिकमार्गकुत्सितकर्मणि लज्जा ॥8॥ 

मतिर्नाम वेदविहितकर्ममार्गेषु श्रद्धा ॥9॥ 

जपो नाम विधिवदगुरूपदिष्टवेदाविरुद्धमन्त्राभ्यासः। तद्द्विविधं 

वाचिकं मानसं चेति। मानसं तु मनसा ध्यानयुक्तम्‌। वाचिकं 

द्विविधमुच्चैरुपांशुभेदेन। उच्चैरुच्चारणं यथोक्तफलम्‌। उपांशु 

सहस्त्रगुणम्‌ । मानसं कोटिगुणम्‌ ॥1 0॥ 

व्रत नाम वेदोक्तविधिनिषेधानुष्ठाननैयत्यम्‌ ॥1 1॥ 

इति द्वितीयः खण्डः । 
और दश नियम ये हैं-तप, सन्तोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वरपूजन, सिद्धान्तश्रवण, ही, मति, 

जप और व्रत । उन नियमों में तप का अर्थ- विधिपूर्वक किए गए कृच्छूचान्द्रायणादि व्रतो द्वारा शरीर 
को सुखा देना होता है सन्तोष का अर्थ-दैव इच्छा से जो कुछ भी मिले उसमें संतुष्ट रहना होता है । 
आस्तिक्य का अर्थ--वेदोक्त धर्म और अधर्म पर विश्वास होता है | दान का अर्थ--नीति से प्राप्त धन- 
धान्यादि को श्रद्धापूर्वक गरीबों को देना होता है । ईश्वरपूजन का अर्थ--प्रसन्नचित्त से यथाशक्ति विष्णु- 
रुद्रादि का पूजन होता है । सिद्धान्तश्रवण का अर्थ-वेदान्त के अर्थों का विचार करना होता है । 'ी' 
का अर्थ लोकमार्ग में और वेदमार्ग में अधम माने गए कार्य को करने में 'लज्जा' होता है । मति का 
अर्थ वेदोक्त कर्म मार्ग में श्रद्धा होता है । जप का अर्थ-गुरु के द्वारा उपदिष्ट मान्य वेदमंत्रों का 
अभ्यास होता है । यह जप दो प्रकार से किया जाता है--एक वाचिक और दूसरा मानसिक | उनमें 
मानसिक जप ध्यानयुक्त मन से होता है और वाचिक जप दो प्रकार से किया जाता है--ऊँची आवाज 
से और धीमी आवाज से । इसमें ऊँची आवाज से जप करने से तो यथोक्त फल ही मिलता है, पर धीमी 
आवाज से जप करने से हजार गुना फल मिलता है । और मानसिक जप से तो करोड़ गुना फल मिलता 
है । व्रत का अर्थ वेदोक्त विधिनिषेध का यथावत्‌ आचरण करना होता है । | 


यहाँ पर दूसरा खण्ड पूरा हुआ । 
आई 


4 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तृतीयः खण्डः 
स्वस्तिकगोमुखपदावीरसिंहभद्रमुक्तमयूराख्यान्यासनान्यष्टौ । 
स्वस्तिकं नाम-- 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक्कृत्वा पादतले उभे । 
ऋजुकायः समासीनः स्वस्तिकं तत्प्रचक्षते ॥1॥ 
स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त और मयूर नाम के आठ आसन होते हैं । उनमें 
यदि दोनों पैरों के तलों को दोनों घुटनों और ऊरुओं के बीच रखकर सीधा बैठा जाए तो उसे 
“स्वस्तिकासन” कहा जाता हे । 
सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्वे नियोजयेत्‌ । 
: दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं गोमुखं यथा ॥2॥ 
पीठ के दाहिने पार्श्व पर बायाँ टखना और पीठ की बाँयी ओर दाहिना टखना जोड़कर गोमुख 
की तरह यदि बैठा जाए तो 'गोमुख' नाम का आसन होता हे । 


अङ्गुष्ठेन निबध्नीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्क्रमेण च । 
ऊर्वोरुपरि शाण्डिल्य कृत्वा पादतले उभे । 
पद्मासनं भवेदेतत्‌ सर्वेषामपि पूजितम्‌ ॥3॥ 
हे शाण्डिल्य ! दोनों हाथों से उल्टी रीति से दोनों पैरों के अंगूठे को पकड़कर दोनों ऊरुओं के 
ऊपर दोनों पादतलों को एक-दूसरे के विपरीत क्रम में रखकर बैठने से सर्वजनों द्वारा पूजित. “पद्मासन” 
होता है । 
एकं पादमथैकस्मिन्‌ विन्यस्योरुणि संस्थितः । 
इतरस्मिस्तथा चोरुं वीरासनमुदीरितम्‌ ॥4॥ 
एक जाँघ को एक पैर से तथा दूसरी जाँघ को दूसरे पैर से जोड़कर जब बैठा जाता है, तब वह 
“वीरासन” कहा जाता है । 
दक्षिणं सव्यगुल्फेन दक्षिणेन तथेतरम्‌। 
हस्तौ च जान्वोः संस्थाप्य स्वाङ्गुली श्च प्रसार्य च ॥5॥ 
व्यक्तवक्त्रो निरीक्षेत नासाग्रं सुसमाहितः। | 
सिंहासनं भवेदेतत्‌ पूजितं योगिभिः सदा ॥6॥ 
दाहिने गुल्फ (टखने) के साथ बाँया गुल्फ (टखना) और बाँये गुल्फ के साथ दाहिना गुल्फ 
जोड़कर दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर रखना चाहिए और अपनी अँगुलियाँ फैलाकर रखनी चाहिए । 
फिर अच्छी: तरह से एकाग्र होकर प्रसत्रमुख से नासाग्र भाग पर दृष्टि स्थिर करे, तब “सिंहासन' नामक 
आसन होता है । यह योगियों से सदा पूजित है । 
योनिं वामेन संपीड्य मेढ़ादुपरि दक्षिणम्‌। 
, भ्रूमध्ये च मनोलक्ष्यं सिद्धासनमिदं भवेत्‌ ॥7॥ 


गुद प्रदेश को बाएँ पेर से दबाकर दाहिना पैर लिंग के ऊपर रखे और बाद में दोनों भौहो पर 
लक्ष्य करे | यह सिद्धासन” होता है । 


प्रथमोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 5 


गुल्फौ तु वृषणस्याधः सीवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत्‌ । 
पादपार्श्चै तु पाणिभ्यां दृढं बद्ध्वा सुनिश्चलम्‌ । 
भद्रासनं भवेदेतत्‌ सर्वव्याधिविषापहम्‌॥8॥ 
हे वृषण के नीचे सीवनी (लिंगमणि के नीचे के सूत्र) के दोनों ओर दोनों टखनों को स्थिर करके 
दोनों हाथों से पैरों के दोनों पार्श्वो को जोर से पकड़कर निश्चलतापूर्वक बैठने से 'भद्रासन' होता है । यह 
आसन सभी प्रकार के रोगों और विषों को दूर करने वाला हे । 
संपीड्य सीविनीं सूक्ष्मां गुल्फेनैव तु सव्यतः । 
सव्यं दक्षिणगुल्फेन मुक्तासनमुदीरितम्‌ ॥9॥ 
सूक्ष्म सीवनी (लिंगमणि के नीचे के मूल) को बायें टखने से दबाकर तथा दाहिने टखने से बायें 
टखने को दबाकर बैठने से जो आसन होता है, उसे 'मुक्तासन' कहा गया है । 
अवष्टभ्य धरां सम्यक्‌ तलाभ्यां तु करद्दयो: । 
हस्तयोः कूर्परौ चापि स्थापयेन्नाभिपार्श्चयोः ॥1 0॥ 
समुन्नतशिरःपादो दण्डवद्योम्नि संस्थितः । 
मसूरासनमेतत्तु सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥1 1॥ 
दोनों करतलों को धरती पर अच्छी तरह से लगाकर दोनों हाथों की कोहनियों को नाभि के दोनों 
पारी पर स्थापित किया जाए। बाद में मस्तक और पैर ऊंचे ले जाकर आकाश में लाठी की तरह 
अवस्थित रहा जाए तो उसे “मयूरासन' कहा जाता हे । वह आसन सभी पापों का नाशक है । 
शरीरान्तर्गताः सर्वे रोगा विनश्यन्ति । विषाणि जीर्यन्ते ॥1 2॥ 
येन केनासनेन सुखधारणं भवत्यशक्तस्तत्समाचरेत्‌ ॥1 3॥ 
येनासनं विजितं जगत्त्रयं तेन विजितं भवति ॥14॥ 
यमनियमाभ्यां संयुक्तः पुरुषः प्राणायामं चरेत्‌। तेन नाडयः शुद्धा 
भवन्ति ॥15॥ 
इति तृतीयः खण्डः । 
इन आसनों से शरीर के भीतर स्थित सभी रोग नष्ट हो जाते हैं और जहर भी पच जाता है । यदि 
कोई इन सभी आसनों को करने में अशक्त हो तो उसको जिस किसी भी आसन से धारणा हो सकती 
हो, उसी का अभ्यास करना चाहिए,। जिसने आसन जीता है, उसने तीनों लोक जीत लिए हें, ऐसा 
समझना चाहिए । यम-नियमों से अच्छी तरह से सज्ज होने के नाद मनुष्य (साधक) को प्राणायाम का 
अभ्यास करना चाहिए । उससे नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं। 
यहाँ तीसरा खण्ड पूरा हुआ । 
अ 
चतुर्थः खण्डः 
अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिल्यः पप्रच्छ केनोपायेन नाड्यः शुद्धाः स्युः । 
नाडयः कतिसंख्याकाः तासामुत्पत्तिः कीदृशी । तासु कति बायव- 


6 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


स्तिष्ठन्ति । तेषां कानि स्थानानि । तत्कर्माणि कानि । देहे यानि यानि 
विज्ञातव्यानि तत्सर्वं मे ब्रूहीति ॥1॥ 


इसके बाद शाण्डिल्य ने अथर्वा से पूछा--“ये नाड़ियाँ किस उपाय से शुद्ध होती हैं ? नाड़ियों 
` की संख्या कितनी हैं ? नाड़ियों की उत्पत्ति किस तरह हुई ? उनमें कितने वायु रहते हैं ? उनके स्थान 
कौन-कौन से हैं ? उनके कार्य कौन-कौन से हैं ? इस शरीर में जो कुछ भी जानने लायक है, यह सब 
आप मुझे कहिए |” 

स होवाचाथर्वा । अथेदं शरीरं षण्णवत्यङ्गुलात्मकं भवति । शरीरात्‌ 

प्राणो द्वादशाङ्गुलाधिको भवति ॥2॥ 

शरीरस्थं प्राणमग्निना सह योगाभ्यासेन समं न्यूनं वा यः करोति स 

योगिपुङ्गवो भवति ॥३॥ 

देहमध्ये शिखिस्थानं त्रिकोणं तप्तजाम्ब्रूनदप्रभं मनुष्याणाम्‌ | चतुष्पदां 

चतुरस्त्रम्‌। विहगानां वृत्ताकारम्‌ । तन्मध्ये शुभा तन्वी पावकी शिखा 

तिष्ठति ॥4॥ 


तब अथर्वा ने कहा-- यह शरीर छियानबे अंगुलों के प्रमाणवाला है। शरीर की अपेक्षा 

प्राणवायु बारह अंगुल अधिक प्रमाणवाला है । शरीरस्थ प्राण को योगाभ्यास के द्वारा जो मनुष्य अग्नि 
के साथ सम स्थिति वाला या उससे न्यून (शरीर के समान या उससे कम) कर सकता है, वह उत्तम 
योगी होता हे । मनुष्य के शरीर में अग्नि का स्थान तीन कोनों वाला और तपाए गए सुवर्ण जैसी 
कान्तिवाला है | चार पैर वाले प्राणियों के शरीर में अग्नि चार कोनों वाला होता हे | पक्षियों में वह 
गोलाकार होता है | उस अग्निस्थान में एक पतली और उत्तम अग्निशिखा अवस्थित है । 

गुदाद्‌ द्यङ्गुलादूर्ध्वं मेढ़ाद्‌ छ्यडगुलादधो देहमध्यं मनुष्याणां भवति । 

चतुष्पदां हुन्मध्यम्‌। विहगानां तुन्दमध्यम्‌। देहमध्यं नवाङ्गुलं 

चतुरङगुलमुत्सेधायतमण्डाकृति ॥5॥ 

तन्मध्ये नाभिः । तत्र द्वादशारयुतं चक्रम्‌। तच्चक्रमध्ये पुण्यपाप- 

प्रचोदितो जीवो भ्रमति ॥6॥ 

तन्तुपञ्जरमध्यस्थलूतिका यथा भ्रमति तथा चासौ तत्र प्राणश्चरति। 

देहेऽस्मिन्‌ जीवः प्राणारूढो भवेत्‌ ॥7॥। 

गुदा से दो अंगुल ऊंचे और लिंग से दो अंगुल नीचे मनुष्य के शरीर का मध्य भाग होता है। 

चार पैरों वाले पशुओं के लिए शरीर का मध्यभाग हृदय होता है और पक्षियों के लिए शरीर का 
मध्यभाग पेट होता है | शरीर का वह मध्यभाग नव अंगुल ऊँचा और चार अंगुल विस्तारवाला होता 
है । उसकी आकृति अण्डे जैसी होती है । उसके बीच में नाभि होती है | उसमें बारह आरों वाला एक 
चक्र होता है । इस चक्र के बीच पुण्य और पाप से प्रेरित होकर अपनी ही तंतुजाल में घूमती मकड़ी 
की तरह जीव भ्रमण करता रहता हे । इसी प्रकार यह प्राण भी वहीं घूमा करता है । इस शरीर में जीव 
प्राण पर आरूढ़ हुआ है। 


नाभेस्तिर्यगधोर्ध्वं कुण्डलिनीस्थानम्‌। अष्टप्रकृतिरूपाष्टधा कुण्डली- 
कृता कुण्डलिनी शक्तिर्भवति । यथावद्वायुसंचारं जलान्नादीनि परितः 


प्रथमोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 7 


स्कन्धपार्श्रेषु निरुध्यैनं मुखेनैष समावेष्ट्य ब्रह्मरन्ध॑ योगकालेऽपाने- 
नाग्निना च स्फुरति । हृदयाकाशे महोज्ज्वला ज्ञानरूपा भवति ॥8॥ 
नाभि के नजदीक नीचे और ऊपर के भाग में कुण्डलिनी का स्थान है । वह कुण्डलिनी आठ 
प्रकार की प्रकृति से युक्त है और आठ आवृतियों युक्त होकर वहाँ अवस्थित है । योग की स्थिति में यह 
कुण्डलिनी शक्ति वायु-संचार को व्यवस्थित करके और अन्न-जलादि को चारों ओर से कन्थो के 
पार्श्वभाग में स्थिर करके उसे पुन: मुँह से लेकर अपान और अग्नि के द्वारा ब्रह्मरन्ध्र तक जाग्रत्‌ होती 
है । हृदयाकाश में वह महा उज्ज्वल और ज्ञानरूप हो जाती है। 
मध्यस्थकुण्डलिनीमाश्रित्य मुख्या नाड्यश्चतुर्दश भवन्ति । इडा पिङ्गला 
सुषुम्ना सरस्वती वारुणा पूषा हस्तिजिह्ला यशस्विनी विश्वोदरी कुहूः 
शङ्किनी पयस्विनी अलम्बुसा गान्धारीति नाड्यश्चतुर्दश भवन्ति ॥9॥ 
तत्र सुषुम्ना विश्वधारिणी मोक्षमार्गेति चाचक्षते । गुदस्य पृष्ठभागे 
बीणादण्डाश्रिता मूर्धपर्यन्तं ब्रहारन्धे विज्ञेया व्यक्ता सूक्ष्मा वैष्णवी 
भवति ॥10॥ 
मध्य में अवस्थित उस कुण्डलिनी का आश्रय करके चौदह मुख्य नाड़ियाँ अवस्थित हैं । इडा, 
पिंगला, सुषुम्ना, सरस्वती, वारुणी, पूषा, हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, विश्वोदरी, कुहू, शंखिनी, 
पयस्विनी, अलम्बुसा और गान्धारी-ये उन चौदह नाड़ियों के नाम हैं । उनमें सुषुम्ना विश्व को धारण 
करने वाली और मोक्ष की मार्गरूप है, ऐसा योगी लोग कहते हैं। गुदा के पीछे के भाग में वीणा के 
दण्ड की तरह वह लम्बवत्‌ स्थित है और वह वहाँ से सीधे मस्तक में ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँती है, ऐसा 
जानना चाहिए । वह स्पष्ट, सूक्ष्म और वैष्णवी है । 


सुषुम्नायाः सव्यभागे इडा तिष्ठति । दक्षिणभागे पिङ्गला । इडायां चन्द्र- 
श्वरति । पिङ्गलायां रविः । तमोरूपश्चन्द्रः । रजोरूपो रविः । विषभागो 
रविः । अमृतभागश्चनदरमाः । तावेव सर्वकालं धत्तः । सुषुम्ना कालभोक्त्री ` 
भवति । सुषुम्नापृष्ठपार्श्वयोः सरस्वतीकुहू भवतः यशस्तविनीकुहूमध्ये 
वारुणी प्रतिष्ठिता भवति। पूषासरस्वतीमध्ये पयस्विनी भवति। 
गान्धारीसरस्बतीमध्ये यशस्विनी भवति । कन्दमध्येऽलम्बुसा भवति । 
सुषुम्नापूर्वभागे मेढ़ान्तं कुहूर्भवति। कुण्डलिन्या अधश्चोर्ध्वं वारुणी 
सर्वगामिनी भवति । यशस्विनी सौम्या च पादाडगुष्ठान्तमिष्यते । 
पिङ्गला चोर्ध्वगा याम्यनासान्तं भवति । पिङ्गलायाः पृष्ठतो याम्यनेत्रान्तं 
पूषा भवति। याम्यकर्णान्तं यशस्विनी भवति। जिह्वया ऊर्ध्वान्तँ 
सरस्वती भवति । आसव्यकर्णान्तमूर्ध्वगा शङ्खिनी भवति। इडापृष्ठ- 
भागात्‌. सव्यनेत्रान्तगा गान्धारी भवति। पायुमूलादधोर्ध्वंगाऽलम्बुसा 
भवति । एतासु चतुर्दशषु नाडीष्वन्या नाड्यः सम्भवन्ति । तास्वन्या- 
स्तास्वन्या भवन्तीति विज्ञेयाः । यथाश्वत्थादिपत्रं सिराभिर्व्याप्तमेवं शरीरं 
नाडीभिर्व्याप्तम्‌॥1 1॥ 
इस सुषुम्ना की बाँयी ओर इडा नाड़ी है और दाहिनी ओर पिंगला नाड़ी है । इडा में चन्द्र चलता 
है और पिंगला में सूर्य चलता है । चन्द्र तमोगुणी रूप वाला हे और सूर्य रजोगुणस्वरूप है । चन्द्र अमृत 


8 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


का भाग है और सूर्य विष का भाग हे । वे दोनों ही सभी क धारण करते हैं । सुषुम्ना काल को 
भोगने वाली है । सुषुम्ना के पीठ के भाग की.ओर सरस्वती नाड़ी है और उसके नजदीक के भाग में 
कुहू नाड़ी स्थित है । यशस्विनी और कुहू के बीच में वारुणी नाड़ी स्थित है । पूषा और सरस्वती के 
बीच पयस्विनी नाड़ी है । गान्धारी और सरस्वती के बीच यशस्विनी है । कन्द के बीच में अलम्बुसा 
नाड़ी है । सुषुम्ना के पूर्व भाग में लिंग तक की कुहू नाड़ी है। कुण्डलिनी के नीचे और ऊपर-सभी 
ओर गमन करने वाली नाड़ी वारुणी है । यशस्विनी और सौम्या पैरों के अंगुष्ों तक पहुँची हुई है । 
पिंगला ऊपर जाने वाली है, अत: यह बाँयें नाक तक पहुँची है पिंगला के पीछे बाँयी आँख तक पूषा 
नाड़ी है । बाँयें कान तक यशस्विनी है । जीभ के ऊपर के भाग तक सरस्वती है । ऊपर बाँयें कान तक 
पहुँची हुई नाड़ी शंखिनी है इडा के पीठ के भाग से लेकर बाँयें नेत्र तक गई हुई नाड़ी गान्धारी है । 
गुदा के मूल से ऊपर-नीचे गई हुई अलम्बुसा नाड़ी हे । इन चौदह नाड़ियों में अन्य भी कई नाड़ियाँ 
हैं । उनमें भी अन्य और उनमें भी अन्य--ऐसी अनेकानेक नाड़ियाँ आई हैं | जिस तरह पिप्पल आदि 
का पत्ता रेशों से भरा-पूरा होता है उसी तरह शरीर भी नाड़ियों से व्याप्त है | 


प्राणापानसामानोदानव्याना नागकूर्मकृकरदेवदत्तधनञ्जया एते दश 
वायवः सर्वासु नाडीषु चरन्ति ॥1 21 

_ आस्यनासिकाकण्ठनाभिपादाङ्गुष्ठद्वयकुण्डल्यधश्चो्ध्वभागेषु प्राणः 
संचरति । श्रोत्राक्षिकटिगुल्फघ्राणगलस्फिग्देशेषु व्यानः संचरति । गुद- 
मेढ़ोरुजानूदरवूषणकटिजङ्घानाभिगुदारन्यगारेष्वपानः संचरति । सर्व॑ 
संधिस्थ उदानः। पादहस्तयोरपि सर्वगात्रेषु सर्वव्यापी समानः । 
भुक्तान्नरसादिकं गात्रेऽग्निना सह व्यापयन्‌ द्विसप्ततिसहस्त्रेषु नाडीमार्गेषु 
चरन्‌ समानवायुरग्निना सह साड्टोपाङ्ककलेवरं व्याप्नोति। 
नागादिवायवः पञ्च त्वगस्थ्यादिसंभवाः । तुन्दस्थं जलमन्नं च रसादिषु 
समीरितं-तुन्दमध्यगतः प्राणस्तानि पृथक्कुर्यात्‌। अग्नेरुपरि जलं 
स्थाप्य जलोपर्यन्नादीनि संस्थाप्य स्वयमपानं सम्प्राप्य तेनैव सह मारुतः 
प्रयाति देहमध्यगतं ज्वलनम्‌ । वायुना पालितो वह्निरपानेन शनैर्देहमध्ये 
ज्वलति । ज्वलनो ज्वालाभिः प्राणेन कोष्ठमध्यगतं जलमत्युष्णमकरोत्‌ । 
जलोपरि समर्पितं व्यञ्जनसंयुक्तमन्नं वह्निसंयुक्तवारिणा पक्वमकरोत्‌ । 
तेन स्वेदमूत्रजलरक्तवीर्यरूपरसपुरीषादिकं प्राणः पृथक्कुर्यात्‌ । समान- 
वायुना सह सर्वासु नाडीषु रसं व्यापयन्‌ श्वासरूपेण देहे वायुश्चरति । 
नवभिर्व्योमरन्धैः शरीरस्य वायवः कुर्वन्ति विष्पूत्रादिविसर्जनम्‌ । 
निश्चासोच्छ्वासकासश्च प्राणकर्मोच्यते । विष्पूत्रादिविसर्जनमपानवायु- 
कर्म । हानोपादानचेष्टादि व्यानकर्म । | 
शरीरपोषणादिकं समानकर्म । उद्गारादि नागंकर्म । निमीलनादि कूर्म- 
कर्म । क्षुत्करणं कृकरकर्म । तन्द्रा देवदत्तकर्म । श्लेष्मादि धनञ्जय- 
कर्म ॥1 3॥ 


प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय--ये दश वायु 
सभी नाड़ियों में भ्रमण करते हैं | मुँह, नाक, गला, नाभि, पैर के दोनों अंगूठों और कुण्डलिनी के 


प्रथमोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 9 


ऊपर-नीचे के भागों में वाहे ही घूमता है । कान, आँख, कमर, गुल्फ (टखनों), गले और नितम्ब के 
प्रदेश में व्यानवायु घूमता है । शिंग, जाँघ, घुटने, उदर, वृषण, कटि, ऊरु, नाभि, गुदा और अग्नि 
आदि के प्रदेशों में अपानवायु घूमता है । सभी संधिस्थानों में उदान रहता है और समानवायु अन्य सर्व 
अवयवों में व्याप्त होकर रहता है । खाए हुए अन्नादि के रस आदि को शरीर की अग्नि के साथ व्याप्त 
करने वाला यह समानवायु बहत्तर हजार नाड़ियों के बीच घूमा करता है (उनके मार्ग में भ्रमण करता 
रहता है) और अग्नि के साथ शरीर में सांगोपांग व्याप्त रहता है। नाग आदि अन्य पाँच वायु त्वचा 
और हड्डियों आदि में रहते हैं | उदर में स्थित अन्न और जल को रसादि के रूप में ले जाकर सबको 
पृथक्‌-पृथक्‌ कर देने का कार्य उसमें स्थित प्राणवायु करता है । आग के ऊपर जल रखकर तथा उस 
जल के ऊपर अन्न रखकर स्वयं अपान के पास पहुँचकर वह वायुतत्त्व उसी अपान के साथ देहस्थ 
अग्नि की ओर जाता है । अपानवायु द्वारा रक्षित वह अग्नि देह के मध्य में शनै:-शनै: प्रज्वलित रहता 
है । वह अग्नि अपनी ज्वालाओं तथा प्राणवायु से कोष्ठ में अवस्थित जल को बहुत गर्म कर देता है । 
और उस जल के ऊपर रखे गए शाक-दाल सहित अन्न को प्राणवायु अग्नियुक्त जल के द्वारा पकाता 
(पचाता) है तथा उसी में से पसीना, मूत्र, रक्त, वीर्यादि रस और विष्टा (मल) आदि को अलग-अलग 
कर देता है। और भी, समानवायु के साथ रस को सभी नाड़ियों में फैलाता हुआ यह प्राणवायु श्वास 
के रूप में शरीर में घूमा करता हे । शरीर के नौ आकाश (छिद्र) व्योमरन्ध्र हैं । उनके द्वारा ये वायु 
विष्टा-मूत्र आदि को बाहर निकालते हैं । श्वासोच्छ्वास और खाँसी प्राणवायु का कर्म कहा गया है । 
विष्टा-मूत्रादि को बाहर निकालना अपानवायु का कार्य कहा गया है । ग्रहण-त्याग आदि को चेष्टा व्यान 
वायु का कार्य है, शरीर को ऊँचे उठाना उदान का कार्य है। शरीर को पोषण देना आदि कार्य समान 
का है । डकार आदि का कार्य नाग का है, आँख की पलक आदि का कार्य कूर्म का है । भूख-प्यासादि 
कर्म कृकर का है, आलस्यादि देवदत्त का कार्य है और कफ आदि उत्पन्न करना धनंजय वायु का कार्य 
कहा गया है । 


एवं नाडीस्थानं वायुस्थानं तत्कर्म च सम्यज्ज्ञात्वा नाडीसंशोधनं 
कुर्यात्‌ ॥1 4॥ 
इति चतुर्थः खण्डः । 
इस प्रकार नाड़ी-संस्थान, वायु-संस्थान और उन सभी के कर्मा को अच्छी तरह से जान- 
समझकर नाड़ी को शुद्ध करना चाहिए। 
यहाँ चौथा खण्ड पूरा हुआ । 
अ 
पञ्जमः खण्डः 
यमनियमयुतः पुरुषः सर्वसङ्गविवर्जितः कृतविद्यः सत्यधर्मरतो जित- 
क्रोधो गुरुशुश्रूषानिरतः पितृमातृविधेयः स्वाश्रमोक्तसदाचारविद्दच्छि- 
क्षितः फलमूलोदकान्वितं तपोवनं प्राप्य रम्यदेशे ब्रह्मघोषसमन्विते 
स्वधर्मनिरतब्रहावित्समावृते फलमूलपुष्पवारिभिः सुसंपूर्णे देवायतने 
नदीतीरे ग्रामे नगरे वापि सुशोभनमठं नात्युच्यनीचायतमल्पद्वारं 
गोमयादिलिप्तं सर्वरक्षासमन्वितं कृत्वा तत्र वेदान्तश्रवणं कुर्वन्‌ योगं 
समारभेत्‌ ॥1॥ 


10 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इस विद्या का अध्ययन करके साधना कंरने वाले पुरुष को यम-नियमादि से युक्त होकर, 
सर्वप्रकार के संग का त्याग करके सत्यधर्म में प्रवृत्त होना चाहिए । उसे क्रोध को जीतना चाहिए, गुरु- 
सेवा-परायण होना चाहिए, माता-पिता का आज्ञाकारी होना चाहिए और अपने आश्रमानुकूल सदाचार 
को जानने वाले के पास से शिक्षण प्राप्त करके, फल-मूल-जलयुक्त प्रदेश में जाना चाहिए । वहाँ किसी 
देवस्थान में या किसी नदी के तीर पर जाकर गाँव या नगर के पास अच्छा मठ बनाना चाहिए । वह 
मठ न बहुत ऊँचा और न बहुत नीचा होना चाहिए । वह बहुत लम्बा भी नहीं और बहुत ही चौड़ा भी 
नहीं होना चाहिए । वह कम दरवाजों वाला और गोबर आदि से लेपा हुआ होना चाहिए । वह संपूर्णतया 
सुरक्षित होना चाहिए । उसमें वेदान्त का श्रवण करते हुए पुरुष को योग का अभ्यास शुरू करना 
चाहिए । 
आदौ विनायकं सम्पूज्य स्वेष्टदेवतां नत्वा पूर्वोक्तासने स्थित्वा प्राङमुख 
उदङ्मुखो वापि मृद्दासनेषु जितासनगतो विद्वान्‌ समग्रीवशिरोनासाग्र- 
दृग्भूमध्ये शशभृद्विम्बं पश्यन्‌ नेत्राभ्याममृतं पिबेत्‌ । द्वादशमात्रया इडया 
वायुमापूर्योदरे स्थितं ज्वालावलीयुतं रेफबिन्दुयुक्तमग्निमण्डलयुतं 
ध्यायेद्रेचयेत्‌ पिङ्गलया । पुनः पिङ्गलयापूर्य कुम्भित्वा रेचयेदिडया ॥2॥ 
पहले गणपति की पूजा करके फिर अपने इष्टदेव को नमस्कार करके पूर्वोक्त आसन पर बैठना 
चाहिए । उस समय पूर्व या उत्तर की ओर मुँह रखना चाहिए और उस कोमल आसन पर बैठकर आसन 
का जय (स्थिर) करना चाहिए | बाद में उस विद्वान्‌ पुरुष को अपनी गरदन और मस्तक को सीधा 
रखकर नाक के अग्र भाग में दृष्टि स्थिर करके दोनों भौंहों के बीच में चन्द्रमण्डल देखना चाहिए एवं 
दोनों नेत्रों से अमृत का पान करना चाहिए । बाद में बारह मात्राओं से इडा नाड़ी द्वारा वायु को आपूरित 
(खींच) कर उसको उदर के भीतर रहने वाले ज्वालायुक्त, रेफयुक्त और बिन्दुयुक्त अग्निमण्डल के साथ 
संलग्न रूप से ध्यान करना चाहिए । (अर्थात्‌ जोड़ने का चिन्तन करना चाहिए) और बाद में पिंगला 
नाड़ी द्वारा उस वायु को बाहर निकालना चाहिए और पिंगला से वायु भरकर कुंभक करके इडा नाड़ी 
से बाहर निकालना चाहिए । 
त्रिचतुस्त्रिचतुः सप्तत्रिचतुर्मासपर्यन्तं त्रिसन्धिषु तदन्तरालेषु च षट्कृत्व 
आचरेन्नाडीशुद्धिर्भवति ॥3॥ 
ततः शरीरे लघुदीप्तिवह्निवृद्ध्रिनादाभिव्यक्तिर्भवति ॥4॥ 
इति पञ्चमः खण्डः । 
इस प्रकार सात, तीन या चार महीनों तक, तीन-चार बार प्रतिदिन तीनों सन्ध्याओं के समय और 


उनके बीच कुल छः बार अभ्यास करना चाहिए । इससे नाड़ी की शुद्धि होती हे । इसके फलस्वरूप 
शरीर में लाघव, कान्ति, अग्नि की वृद्धि और नाद श्रवण हो जाता हे । 


यहाँ पाँचवाँ खण्ड पूरा हुआ । 
र 
षष्ठः खण्डः 
प्राणापानसमायोगः प्राणायामो भवति। रेचकपूरककुम्भकभेदेन स 
त्रिविधः ॥1॥ 


प्रथमोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 11 


ते वर्णात्मकाः । तस्मात्‌ प्रणव एव प्राणायामः ॥2॥ 
प्राण और अपान को इकट्ठा कर देना प्राणायाम है । वह प्राणायाम रेचक, कुंभक और पूरक के 
भेद से तीन प्रकार का है । वे वर्णात्मक हैं (अर्थात्‌ ॐकार के अ-उ-म तीन वर्ण इन तीन भेदों के 
स्वरूप हैं) इसलिए प्रणव ही प्राणायाम है । 
पद्माद्यासनस्थः पुमान्नासाग्रे शशभृद्रिम्बज्योत्स्नाजालवितानिताकारमूर्ती 
रक्ताङ्गी हंसवाहिनी दण्डहस्ता बाला गायत्री भवति । उकारमूरतिः 
श्रेताड़ी ताक्ष्यवाहिनी युवती चक्रहस्ता सावित्री भवति । मकारमूर्तिः 
कृष्णाङ्गी वृषभवाहिनी वृद्धा त्रिशूलधारिणी सरस्वती भवतीति 
( ध्यायेत्‌) ॥3॥ 
अकारादित्रयाणां सर्वकारणमेकाक्षरं परंज्योतिः प्रणवं भवतीति 
( ध्यायेत्‌) ॥4॥ 
पद्मासन आदि किसी भी आसन पर बैठकर पुरुष को ध्यान करना चाहिए--नासिका के अग्र भाग 
पर चन्द्रमण्डल की ज्योत्स्ना से आवृत, लाल रंगवाली, हंस पर बैठी हुई, हाथ में दण्ड धारण किए हुए, 
बालास्वरूप 'अ'कारमूर्ति जो है, वह “गायत्र” है । जो 'उ'कारमूर्ति 'सावित्री' है, वह धवलवर्णा है । वह 
गरुड़ पर बैठी हुई युवती, हाथ में चक्र धारण किए हुए रहती है । और जो “मकासमूर्ति सरस्वती' है वह 
श्यामवर्णा, बैल पर बैठी हुई वृद्धावस्था को प्राप्त और हाथ में त्रिशूल लिए हुए है । इस प्रकार 'अ कार 
आदि तीन वणों का प्रणव बनता है ! वह सबका कारण है, वह परम ज्योति है (ऐसा ध्यान करे) । 
इडया बाह्यद्वायुमापूर्य षोडशमात्राभिरकारं चिन्तयन्‌ पूरितं वायुं चतुः- 
षष्टिमात्राभिः कुम्भयित्वोकारं ध्यायन्‌ पूरितं पिङ्गलया द्वात्रिंशन्मात्रया 
मकारमूर्तिध्यानेनैवं क्रमेण पुनः पुनः कुर्यात्‌ ॥5॥ 
इति षष्ठः खण्डः । 
बाद में इडा नाडी द्वारा बाहर का वायु सोलह मात्राओं से खींचना चाहिए (पूरक करना चाहिए) | 
उस समय 'अ'कार का चिन्तन करना चाहिए | बाद में उस पूरित वायु का चौंसठ मात्राओं से कुंभक 
करना चाहिए । उस समय 'उ'कार का चिन्तन करना चाहिए । और उसके बाद पिंगला नाड़ी द्वारा 
बत्तीस मात्राओं से पूरित वायु का रेचक करके उसे बाहर निकालना चाहिए | उस समय “म'कारमूर्ति का 
ध्यान करना चाहिए । इस तरह बार-बार करते रहना चाहिए । 
यहाँ छठा खण्ड पूरा हुआ । 
अ 


सप्तमः खण्डः 
अथासनदूढो योगी वशी मितहिताशनः सुषुम्नानाडीस्थमलशोषार्थ योगी 
बद्धपद्मासनो वायुं चन्द्रेणापूर्यं यथाशक्ति कुम्भयित्वा सूर्येण रेचयित्वा 
पुनः सूर्येणापूर्य कुम्भयित्वा चन्द्रेण विरेच्य यया त्यजेत्‌ तया सम्पूर्य 
धारयेत्‌ । तदेते श्लोका भवन्ति 
फिर जब आसन दृढ़ हो जाए, तब योगी को जितेन्द्रिय होकर प्रमाणपुरःसर हितकारी आहार लेते 
हुए सुषुम्ना नाड़ी में स्थित मल को सुखाने (शुष्क करने) के लिए योगसाधन करना चाहिए । उस 


12 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


समय, पद्यासन में बैठकर चन्द्रनाड़ी से वायु को भीतर खींचकर अर्थात्‌ पूरक करके यथाशक्ति कुम्भक 
करके दूसरी पिंगला नाड़ी से रेचक करना चाहिए । फिर पिंगला से पूरक करके इडा से रेचक करना 
चाहिए । अर्थात्‌ जिस नाड़ी से रेचक करे, उसी नाड़ी से फिर पूरक करके तब कुंभक करना चाहिए) । 
इस विषय में ये श्लोक हैं 

प्राणं प्रागिडया पिबेन्नियमितं भूयोऽन्यया रेचयेत्‌ 

पीत्वा पिङ्गलया समीरणमथो बद्धवा त्यजेद्वामया । 

सूर्याचन्द्रमसोरनेन विधिनाभ्यासं सदा तन्वतां 

शुद्धा नाडिगणा भवन्ति यमिनां मासत्रया दूर्ध्वतः ॥1॥ 


पहले इडा नाड़ी से प्राण को भीतर खींचकर (पूरक करके) कुंभक करना चाहिए और दूसरी 
पिंगला से रेचक करना चाहिए | इस विधि से सूर्यचन्द्र की नाड़ी के द्वारा प्राणायाम का नित्य अभ्यास 
करने वाले योगियों की सभी नाड़ियाँ तीन महीनों के भीतर शुद्ध हो जाती हैं । 


प्रातर्मध्यन्दिने सायमर्धरात्रे तु कुम्भकान्‌ । 
शनैरशीतिपर्यन्तं चतुर्वारं समभ्यसेत्‌ ॥2॥ 
कनीयसि भवेत्‌ स्वेदः कम्पो भवति मध्यमे । 
उत्तिष्ठत्युत्तमे प्राणरोधे पद्मासनं भवेत्‌ ॥3॥ 
जलेन श्रमजातेन गात्रमर्दनमाचरेत्‌ । 

दृढता लघुता चापि तस्य गात्रस्य जायते ॥4॥ 
अभ्यासकाले प्रथमं शस्तं क्षीराज्यभोजनम्‌ । 
ततोऽभ्यासे स्थिरीभूते न तावन्नियमग्रहः ॥5॥ 


प्रातःकाल, मध्याहृकाल और सन्ध्याकाल तथा मध्यरात्रि--इस प्रकार चार बार धीरे-धीरे अस्सी 

मात्राओं तक कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए । हल्के प्राणायाम में पसीना होता है, मध्यम प्राणायाम 
में कम्पन होता है और उत्तम प्राणायाम में पद्मासन में अवस्थित योगी आसन से उठ जाता है । प्राणायाम 
के समय परिश्रम के कारण जो पसीना छूटता है उससे शरीर का मर्दन करना चाहिए, क्योंकि उससे 
अभ्यासी का शरीर मजबूत एवं हल्का हो जाता है। अभ्यास के समय में आरम्भ में दूध-घी वाला 
भोजन प्रशंसनीय माना गया है । फिर अभ्यास के स्थिर हो जाने पर किसी नियम की कोई आवश्यकता 
नहीं है । 

यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वश्यः शनैः शनैः । 

तथैव सेव्रितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्‌ ॥6॥ 

युक्तंयुक्तं त्यजेद्वायुं युत्तंयुक्तं च पूरयेत्‌। 

युक्तंयुक्तं च बध्नीयादेवं सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ॥7॥ 

"तर थरष्टधारणं वायोरनलस्य प्रदीपनम्‌ । 

नादाभिव्यक्तिरारोग्यं जायते नाडिशोधनात्‌ ॥8॥ 

विधिवत्‌ प्राणसंयामैर्नाडीचक्रे विशोधिते । 

सुषुम्नावदनं भित्त्वा सुखाद्विशति मारुतः ॥9॥ 


प्रथमोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 13 


जैसे सिंह, हाथी और बाघ आदि धीरे-धीरे ही वश में आते हैं, वैसे ही वायु का भी धीरे धीरे 

ही सेवन किया जाता है, तभी वह वश में आ सकता है । लेकिन विपरीत नियम से अर्थात्‌ उतावली 
या विधिक्षति करने पर बही वायु साधक का नाश कर देता है । इसलिए जैसे ठीक बनता हो वैसे ही 
रेचक करना चाहिए, जैसे ठीक लगता हो वैसे ही पूरक करना चाहिए और जैसा ठीक लगे वैसे ही 
कुंभक करना चाहिए । ऐसा करने से ही सिद्धि प्रप्त होती हे । यथाशक्ति वायु का कुंभक करने से अग्नि 
प्रज्वलित होती है और नाड़ियाँ शुद्ध हो जाने से नादश्रवण तथा आरोग्य प्राप्त होता है । विधिपुर:सर 
प्राणायाम करने से नाड़ियों का समूह शुद्ध हो जाता हे । ऐसा होने पर सुषुम्णा के मुख का भेदन करके 
वायु सुखपूर्वक (अनायास ही) उसमें प्रवेश करता है । 

मारुते मध्यसंचारे मनःस्थैर्य प्रजायते । 

यो मनःसुस्थिरो भावः सैवावस्था मनोन्मनी ॥1 0॥ 

पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालंधराभिधः । 

कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तूड्टियाणकः ॥1 1॥ 

अधस्तात्कुञ्चनेनाशु कण्ठसंकोचने कृते । 

मध्ये पश्चिमतानेन स्यात्‌ प्राणो ब्रह्मनाडिगः ॥1 21 

अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्राणं कण्ठादधो नयन्‌। 

योगी जराविनिर्मु्तः षोडशो वयसा भवेत्‌ ॥1 3॥ 


वायु जब मध्य में संचरण करता है, तब मन की स्थिरता होती है । और मन की अच्छी तरह 
से जो स्थिरता होती है, वही 'मनोन्मनी' अवस्था कही जाती है । पूरक के अन्त में 'जालन्धर' नाम का 
बन्ध करना चाहिए | और कुंभक के अन्त में तथा रेचक के प्रारंभ में 'उड्डियाणक' करना चाहिए । नीचे 
की ओर मूलरन्ध्र का संकोच करने से कण्ठ का संकोच होता है । और मध्यभाग को पश्चिम की ओर 
खींचने से प्राणवायु ब्रहानाडी में गतिशील होता है । अपानवायु को ऊर्ध्व ले जाकर और प्राणवायु को 
कण्ठ के नीचे ले जाकर योगी जरारहित अर्थात्‌ सोलह साल का-सा तरुण हो जाता है। 
सुखासनस्थो दक्षनाड्या बहिस्थं पवनं समाकृष्याकेशमानखाग्रं कुम्भ- 
यित्वा सव्यनाड्या रेचयेत्‌। तेन कपालशोधनं वातनाडीगतसर्वरोग- 
सर्वविनाशनं भवति ॥13-1॥ 
हृदयादिकण्ठपर्यन्तं सस्वनं नासाभ्यां शनैः पवनमाकृष्य यथाशक्ति 
कुम्भयित्वा इडया विरेच्य गच्छंस्तिष्ठन्‌ कुर्यात्‌ । तेन श्लेष्महरं जठ- 
राग्निवर्धनं भवति ॥13-2॥ 
सुखासन पर बैठकर दाहिनी नाड़ी से बाहर की वायु को खींचकर, केश से लेकर नख के 
अग्रभाग तक उसे रोककर (कुंभक करके) बाँयीं नाड़ी से बाहर निकालना चाहिए अर्थात्‌ रेचक करना 
चाहिए | ऐसा करने से कपाल की शुद्धि होती है, और वायुनाड़ियों के सभी रोग संपूर्ण रूप से नष्ट 
हो जाते हैं । हदय से लेकर कण्ठ तक आवाज के साथ दोनों नासिकाओं से धीरे-धीरे वायु को खींचकर 
शक्ति अनुसार कुंभक करके इडा से रेचक करना चाहिए । इस प्रकार उठते-बैठते, चलते-फिरते करते 
रहना चाहिए । इससे कफ का नाश होता है और जठराग्नि की वृद्धि होती है । 


वक्त्रेण सीत्कारपूर्वकं वायुं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्यां 


रेचयेत्‌ । तेन क्षुत्तष्णालस्यनिद्रा न जायते ॥13-3॥ 


14 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जिह्वया वायुं गृहीत्वा यथाशक्ति कुम्भयित्वा नासाभ्यां रेचयेत्‌ । तेन 
गुल्मप्लीहज्वरपित्तक्षुधादीनि नश्यन्ति ॥13-4॥ 


मुँह से सीत्कारपूर्वक वायु को लेकर यथाशक्ति कुम्भक करके दोनों नासिकाओं से रेचक करना 
चाहिए । इससे भूख, प्यास, आलस्य और नींद नहीं उत्पन्न होती । जीभ के वायु लेकर यथाशक्ति 
कुंभक करके दोनों नासिकाओ से रेचक करना चाहिए । इससे गोला, तिल्ली, ज्वर और भूख आदि दोष 
नष्ट हो जाते हैं। | 
अथ कुम्भकः | स द्विविधः । सहितः केवलश्चेति । रेचकपूरकयुक्तः 
सहितः । तद्विवर्जितः केवलः। केवलसिद्धिपर्यन्तं सहितमभ्यसेत्‌ । 
केवलकुम्भके सिद्धे त्रिषु लोकेषु न तस्य दुर्लभं भवति । केवलकुम्भ- 
कात्‌ कुण्डलिनीबोधो जायते ॥13-5॥ 
ततः कृशवपुः प्रसन्नवदनो निर्मललोचनोऽभिव्यक्तनादो निर्मुक्तरोग- 
जालो जितबिन्दुः पट्वग्निर्भवति ॥13-6॥ 


अब कुम्भक के विषय में कहा जा रहा है; वह दो प्रकार है-एक सहित और दूसरा केवल | 
जो रेचक और पूरक के साथ होता है वह 'सहित' कहलाता है और जो उनसे रहित होता है, वह 
'केवल' कहलाता है । इनमें जहाँ तक 'केवल' सिद्ध हो जाए, वहाँ तक “सहित' का अभ्यास करते 
रहना चाहिए । जब केवल कुम्भक” सिद्ध हो जाता है, तब उस योगी को तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ 
नहीं होता । केवल कुम्भक से कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हो जाती हे । इसके बाद वह योगी पतले शरीरवाला, 
प्रसन्न मुखवाला, निर्मल नेत्रवाला, नाद को श्रवण करने वाला, सर्वरोगों से रहित, बिन्दु को जीतने 
वाला और प्रज्वलित जठराग्नि वाला हो जाता हे । 


अन्तर्लक्ष्यं बहिरदृष्टिर्निमेषोन्मेषवर्जिता । 
एषा सा वैष्णवी मुद्रा सर्वतन्त्रेषु गोपिता ॥1 4॥ 


जिसका लक्ष्य भीतर ही हो और जिसकी बाहर की दृष्टि निर्निमेष (पलकविहीन) हो और 
फलस्वरूप जिसका चित्त और वायु विलीन हो गए हों, यह वैष्णवी मुद्रा कहलाती है । सभी तंत्रशास्रो 
में उस मुद्रा को गुप्त और रहस्यमय माना गया है। 
अन्तर्लक्ष्यविलीनचित्तपवनो योगी सदा वर्तते 
दृष्ट्या निश्चलतारया बहिरधः पश्यन्नपश्यन्नपि । 
मुद्रेयं खलु खेचरी भवति सा लक्ष्यैकताना शिवा 
शून्याशून्यविवर्जितं स्फुरति सा तत्त्वं पदं वैष्णवी ॥1 5॥ 
अर्धोन्मीलितलोचनः स्थिरमना नासाग्रदत्तेक्षण- 
श्वन्द्रार्कावपि लीनतामुपनयनत्निष्यन्दभावोत्तरम्‌ । 
ज्योतीरूपमशेषबाह्यरहितं देदीप्यमानं परं 
तत्त्वं तत्परमस्ति वस्तु विषयं शाण्डिल्य विद्धीह तत्‌ ॥1 6॥ 
अन्तर्लक्ष्य होने के कारण जिसके चित्त और वायु विलीन हो गए हों, वह सदा-सर्वदा का योगी 
है । अचल (स्थिर) तारक वाली दृष्टि से भले ही वह बाहर और भीतर देखता हो, फिर भी वह अन्य 
कुछ देखता ही नहीं है । यह स्थिति खेचरी मुद्रा' है । वह केवल अपने लक्ष्य में ही एकतान रहता है । 


प्रथमोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 15 


इस मुद्रा को मंगलकारक वैष्णवी मुद्रा भी कहा जाता है । इसमें शून्य-अशून्य-रहित तत्त्व परमपद के 
रूप में प्रकाशित होता है । हे शाण्डिल्य ! अधखुले नेत्रवाला, स्थिर मनवाला और नासाग्र में स्थिर 
दृष्टिवाला योगी निश्चलभाव को प्राप्त करने के बाद चन्द्रनाड़ी और सूर्यनाड़ी का भी विलय करा देता 
है । उस समय समग्र बाह्य विषयों से रहित ज्योतिरूप देदीप्यमान जो तत्त्व प्रकाशित होता है, वही 
परमवस्तुरूप उसका विषय होता है ऐसा आपको समझना चाहिए । 

तारं ज्योतिषि संयोज्य किंचिदुन्नमयन्थुवौ । 

पूर्वाभ्यासस्य मार्गोऽयमुन्मनीकारकः क्षणात्‌ ॥17॥ 

तस्मात्‌ खेचरीमुद्रामभ्यसेत्‌। ततो उन्मनी भवति। ततो योगनिद्रा 

भवति । लब्धयोगनिद्रस्य योगिनः कालो नास्ति ॥17-1॥ 

आँख के तारक को ज्योति के साथ जोड़कर, दोनों भौहों को कुछ ऊपर रखना--यह पहले के 

अभ्यास का मार्ग है । वह क्षणभर में उन्मनी अवस्था को उत्पन्न कर देता है । इसलिए इस खेचरी मुद्रा 
का अभ्यास करना चाहिए । इससे उन्मनी दशा प्राप्त होती है । बाद में योगनिद्रा प्राप्त होती हे । 
योगनिद्रा-प्राप्त योगी के लिए कोई काल नहीं होता । 

शक्तिमध्ये मनः कृत्वा शक्ति मानसमध्यगाम्‌ । 

मनसा मन आलोक्य शाण्डिल्य त्वं सुखी भव ॥18॥ 

खमध्ये कुरु चात्मानमात्ममध्ये च खं कुरु । 

सर्व च खमयं कृत्वा न किंचिदपि चिन्तय ॥1 9॥ 


इसलिए हे शाण्डिल्य ! शक्ति की मन के बीच स्थापना करके शक्ति को मन के भीतर प्रवाहित 
करके आप मन से ही मन को देखिए और बाद में सुखी होइए । और आकाश (चिदाकाश) के मध्य 
में आत्मा की स्थापना कीजिए और आत्मा के बीच चिदाकाश को रखकर, आकाश के सिवः और कुछ 
है ही नहीं, ऐसा चिन्तन कीजिए | 
बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तथैवान्तरचिन्तिका । 
सर्वचिन्तां परित्यज्य चिन्मात्रपरमो भव॥20॥ 





कर्पूरमनले यद्वत्‌ सैन्धवं सलिले यथा । 

तथा च लीयमानं सन्मनस्तत्त्वे विलीयते ॥21॥ 
ज्ञेयं सर्वप्रतीतं च तज्ज्ञानं मन उच्यते । 

ज्ञानं ज्ञेयं समं नष्ट नान्यः पन्था द्वितीयकः ॥22॥ 
ज्ञेयवस्तुपरित्यागे विलयं याति मानसम्‌। 


मानसे विलयं याते कैवल्यमवशिष्यते ॥23॥ 


योगी को बाहर की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, इसी प्रकार भीतर के विषय की भी चिन्ता नहीं 
करनी चाहिए । इस प्रकार से सभी चिन्ताओं का त्याग करके केवल चैतन्यपरायण ही हो जाइए | जिस 
प्रकार कर्पूर अग्नि में और लवण (नमक) पानी में विलीन हो जाता है, उसी तरह योगी का मन लीन 
होते-होते परमतत्त में लीन हो जाता है । जानने योग्य सब कुछ जान लिया है, ऐसा जो ज्ञान है, वह 
मन है । इस प्रकार लीन होता हुआ सब कुछ मनस्तत्व में विलीन हो जाता है । सर्वप्रतीत ज्ञेय है-- 
ऐसा ज्ञान ही मन है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञेय का जब एक ही साथ नाश हो जाता है, तब तो अन्य कोई 


16 | उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


मार्ग ही शेष नहीं रहता । ज्ञेय वस्तु का त्याग करने से मन का विलय होता है । और जब मन का विलय 
हो जाता है, तब तो मात्र कैवल्य ही शेष रह जाता है । 


द्वौ क्रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं मुनीश्वर । 
योगस्तु वृत्तिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम्‌ ॥24॥ 
तस्मिन्निरोधिते नूनमुपशान्तं मनो भवेत्‌ । 

मनः स्पन्दोपशान्त्यायां संसारः प्रविलीयते ॥2 5॥ 
सूर्यालोकपरिस्पन्दशान्तौ व्यवहृतिर्यथा । 
शास्त्रसज्जनसम्पर्कवैराग्याभ्यासयोगतः ॥26॥ 


हे मुनीश्वर ! चित्त का नाश करने के दो मार्ग हे--एक योग और दूसरा ज्ञान | योग का अर्थ है 
चित्त की वृत्तियों का निरोध (रोकना) और ज्ञान का अर्थ हे वस्तु को अच्छी तरह से परखना | जब मन 
को वश में किया जाता है, तब अवश्य ही वह शान्त हो जाता है, और जब मन की चंचलता शान्त 
हो जाती है, तब यह संसार भी नष्ट हो जाता है । जिस प्रकार सूर्य की गति शान्त हो जाने से जगत्‌ 
का व्यवहार शान्त पड़ जाता है, उसी प्रकार शाख्रों और सज्जनों के संग से वैराग्य के अभ्यास का योग 
होने से संसार शान्त हो जाता है। 
अनास्थायां कृतास्थायां पूर्वं संसारवृत्तिषु । 
- यथाभिवाञ्छितध्यानाच्चिरमेकतयोहितात्‌ ॥2 7 ॥ 
एकतत्त्वदृढाभ्यासात्‌ प्राणस्पन्दो निरुध्यते । 
पूरकाद्यनिलायामाद्‌ दृढाभ्यासादखेदजात्‌ ॥2 81 
एकान्तध्यानयोगाच्च मनःस्पन्दो निरुध्यते । 
ओंकारोच्चारणप्रान्तशब्दतत्त्वानुभावनात्‌ । 
सुषुप्ते संविदा ज्ञाते प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥2 9॥ 


पहले तो संसार के व्यापारों में अनास्था की जाए, बाद में लम्बे समय तक एकतानता से सोचे 
हुए यथेष्ट ध्यान से और एक तत्त्व के दृढ़ अभ्यास से प्राण की गति भी बन्द हो जाती है, अर्थात्‌ प्राण 
भी जीता जा सकता है । और भी बिना परिश्रम के पूरक आदि वायु के दीर्घकालीन दृढ़ अभ्यास से और 
एकान्त में ध्यानयोग करने से मन की गति पूर्णतः बन्द हो जाती है, अर्थात्‌ मन वश में आ जाता हे । 
और 3$कार के उच्चारण के अन्त में शब्द तत्त्व का अनुभव करने से ज्ञान द्वारा सुषुप्ति का स्वरूप 
समझ में आता है । तब प्राण की गति रुक जाती है अर्थात्‌ प्राण पर विजय प्राप्त होती है । 


तालुमूलगतां यत्नाज्जिह्वयाक्रम्य घण्टिकाम्‌ । 
ऊर्ध्वरन्धं गते प्राणे प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥30॥ 
प्राणे गलितसंवित्तौ तालूर्ध्वं द्वादशान्तगे । 

अभ्यासा दूर्ध्वरन्धेण प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥31॥ 
द्वादशाङगुलपर्यन्ते नासाग्रे विमलाम्बरे । 
संविददृशि प्रशाम्यन्त्यां प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥32॥ 
भ्रूमध्ये तारकालोकशान्तावन्तमुपागते । 
चेतनैकतने बद्धे प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥33॥ 


प्रथमो5ध्याय:] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 14 


तालुस्थान के मूल में अवस्थित ग्रन्थि को प्रयत्नपूर्वक जीभ से दबाकर जब प्राणवायु ऊपर के 
छिद्र में जाता हे, तब प्राण की गति रोकी जा सकती है । तालु प्रदेश के ऊर्ध्व भाग की ओर बारह 
अंगुल दूर तक गमन करने वाला प्राण जब गलित (चेष्टारहित) हो जाता है, तब अभ्यास के द्वारा कपर 
के छिद्र द्वारा प्राणगति रोकी जा सकती है नाक के आगे बारह अंगुल की दूरी पर, निर्मल आकाश 
में जब ज्ञानदृष्टि अत्यन्त शान्त हो जाती है, तब प्राण की गति रोकी जा सकती हे । भौंहों के मध्य में 
तारक ब्रह्म के दर्शन से शान्ति होने पर व्यापार बन्द हो जाते हैं और मानसिक संकल्प रुक जाते हैं 
तब प्राण की गति अवरुद्ध हो जाती है । 
ओमित्येव यदुद्धूतं ज्ञानं ज्ञेयात्मकं शिवम्‌ । 
असंस्एृष्टविकल्पांशं प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥34॥ 
चिरकालं हृदेकान्तव्योमसंवेदनान्मुने । 
अवासनमनोध्यानात्‌ प्राणस्पन्दो निरुध्यते ।।35॥ 
एभिः क्रमैस्तथान्यैश्च नानासंकल्पकल्पितैः । 
नानादेशिकवक्त्रस्थैः प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥36॥ 
केवल ओंकार (प्रणव) के स्वरूप में ही आविर्भूत जो ज्ञान, ज्ञेय और मंगलकारी बनकर जब 
विकल्प का अंश तक मनुष्य में (साधक में) नहीं रहता, तब प्राण की गति का निरोध होता है। हे 
मुनि ! जब दीर्घकाल तक हृदय में एकान्त आकाश का अनुभव होने से वासनारहित मन ध्यान करता 
है, तब प्राण की गति रुकती है । इस प्रकार के क्रम से औरं अन्य अनेक गुरुओं के उपदेशों का 
अनुसरण करके तरह-तरह के संकल्पों की कल्पनाओं के द्वारा प्राण की गति रुकती है अर्थात्‌ प्राण वश 
में आ जाते हैं । 
आकुञ्चनेन कुण्डलिन्याः कवाटमुदघाट्य मोक्षद्वारं विभेदयेत्‌ ॥३७-1॥ 
येन मार्गेण गन्तव्यं तदद्वारं मुखेनाच्छाद्य प्रसुप्ता कुण्डलिनी कुटिला- 
कारा सर्पवद्वेष्टिता भवति ॥36-2॥ 
सा शक्तिर्येन चालिता स्यात्‌ स तु मुक्तो भवति। सा कुण्डलिनी 
कण्ठोध्वभगे सुप्ता चेद्योगिनां मुक्तये भवति। बन्धनायाधो मूढा- 
नाम्‌ ॥36-3॥ 
इडादिमार्गद्वं विहाय सुषुम्नामार्गेणागच्छेत्‌ तद्विष्णोः परमं 
पदम्‌ ॥36-4॥ 
कुण्डलिनी का संकोच करके अर्थात्‌ ऊपर को ओर खींचकर, किवाड़ खोलकर साधक को मोक्ष 
के द्वार का भेदन करना चाहिए (मोक्ष का द्वार खोल देना चाहिए) । गन्तव्य मार्ग का द्वार अपने मुख 
से ढँककर कुण्डलिनी सोई हुई है । वह टेढ़-मेढ़े आकार की ओर साप को तरह लिपट कर वहाँ 
अवस्थित रहती है । उस कुण्डलिनी शक्ति को जो चलाता है अर्थात्‌ जिसने उसको चालित किया है, 
वह मुक्त हो जाता है । वह कुण्डलिनी कण्ठ के ऊपर के भाग में यदि सो रही हो, तो वह योगियों को 
मुक्ति देने वाली होती है । परन्तु, वह यदि कण्ठ के नीचे के भाग में सो रही हो, तो अज्ञानियों के लिए 
बन्धनकारक होती है । इडा आदि के दोनों मार्गों को छोड़कर सुषुम्ना के मार्ग पर आना चाहिए । क्योंकि 


वही विष्णु का परमपद है । 


230 तृ ० 


18 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


मरुदभ्यसनं सर्व मनोयुक्ते समभ्यसेत्‌ । 

इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर्मनीषिणा ॥37॥ 

दिवा न पूजयेद्विष्णुं रात्रौ नैव प्रपूजयेत्‌ । 

सततं पूजयेद्विष्णुं दिवारात्रं न पूजयेत्‌ ॥38॥ 

वायु का सभी तरह का अभ्यास मन के साथ ही होना चाहिए । विद्वान्‌ को उस समय मन की 

वृत्तियों को अन्यत्र संयुक्त नहीं होने देना चाहिए । इसका तात्पर्य यह नहीं है कि अमुक खास दिवसों 
में ही विष्णु को नहीं पूजना चाहिए, अथवा अमुक खास रात्रियो में ही विष्णु को नहीं पूजना चाहिए । 
अपितु विष्णु की पूजा तो करते ही रहना चाहिए | केवल दिन और रात को नहीं पूजना चाहिए । 


सुषिरो ज्ञानजनकः पञ्चस्त्रोतःसमन्वितः । 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा त्वं हि शाण्डिल्य तां भज ॥39॥ 
सव्यदक्षिणनाडीस्थो मध्ये चरति मारुतः । 

तिष्ठते खेचरी मुद्रा तस्मिन्‌ स्थाने न संशयः ॥40॥ 
इडापिङ्गलयोर्मध्ये शून्यं चैवानिलं ग्रसेत्‌ । 

तिष्ठन्ती खेचरी मुद्रा तत्र सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥41॥ 
सोमसूर्यद्वयोर्मध्ये निरालम्बतले पुनः । 

संस्थिता व्योमचक्रे सा मुद्रा नाम्ना च खेचरी ॥42॥ 


हे शाण्डिल्य ! पाँच प्रवाहों वाला यह सुषिर--पाँच इन्द्रियोरूपी प्रवाह वाला यह हृदयाकाश 
ज्ञान को उत्पन्न करने वाला है । वहाँ खेचरी मुद्रा रहती है । तुम उसका सेवन (उपासना) करो । बाँई- 
दाई नाड़ियों के भीतर (उनके मध्य में) रहकर वायु भ्रमण करता रहता हे । उस स्थान में खेचरी मुद्रा 
प्रतिष्ठित है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । इड़ा और पिंगला के बीच शून्य भाग है, और वह वायु को 
निगल जाता है । खेचरी मुद्रा भी वहीं रहती है और वहीं सत्य अवस्थित है । सूर्य-चन्द्र दोनों नाड़ियों 
के बीच एक निरवलम्ब समतल प्रदेश है, वहाँ (आकाशमण्डल में) खेचरी मुद्रा अवस्थित है । 


'छेदनचालनदोहैः फलां परां जिह्वां कृत्वा दृष्टिं भ्रूमध्ये स्थाप्य कपालकुहरे 
जिह्वा विपरीतगा यदा भवति तदा खेचरी मुद्रा जायते । जिह्वा चित्तं च 
खे चरति । तेनोर्ध्वजिह्ृः पुमानमृतो भवति ॥42-1॥ 


छेदन, चालन और दोहन (दुहने की क्रिया) से जीभ को बहुत ही नुकीली बनाकर और दृष्टि को 
दोनों भौहों के बीच स्थिर करके, जीभ जब उल्टी रीति से गमन (गति) करने लगती है और कपाल के 
छिद्र में जाती है, तब खेचरी मुद्रा सिद्ध होती है । जीभ और चित्त, ये दोनों कपाल के छिट्ररूप आकाश 
में घूमते हैं तब ऊर्ध्व की ओर गई हुई जीभवाला साधक अमर हो जाता है। 


'वामपादमूलेन योनिं संपीड्य दक्षिणपादं प्रसार्य तं कराभ्यां धृत्वा नासा- 
भ्यां वायुमापूर्य कण्ठबन्धं समारोप्योर्ध्वतो वायुं धारयेत्‌। तेन सर्व- 
क्लेशहानिः । ततः पीयूषमिव विषं जीर्यते । क्षयगुल्मगुदावर्तजीर्ण- 
त्वगादिदोषा नश्यन्ति । एष प्राणजयोपायः सर्वमृत्यूपघातकः ॥42-2॥ 


प्रथमोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 19 


बाँयें पैर के मूल से मूलरन्ध्र को दबाकर और दाहिना पैर फैलाकर उसे दोनों हाथ से पकड़ने के 
उपरान्त दोनों नासिकाओं में वायु भरकर कण्ठबन्ध (जालन्धरबन्ध) लगाना चाहिए और फिर ऊपर उठे 
हुए वायु को स्थिर करना चाहिए । इस क्रिया से समस्त क्लेशों का नाश हो जाता हे । ऐसा करने से 
विष भी अमृत की तरह पच जाता है । क्षय, गोला, गुदावर्त, अजीर्ण और चर्मरोग आदि भी इससे नष्ट 
हो जाते हें । प्राण को जीतने का यह उपाय सर्वमृत्यु का नाश करने वाला है । 
वामपादपार्ष्णि योनिस्थाने नियोज्य दक्षिणचरणं वामोरूपरि संस्थाप्य 
वायुमापूर्य हृदये चुबुकं निधाय योनिमाकुळ्य मनोमध्ये यथाशक्ति 
धारयित्वा स्वात्मानं भावयेत्‌ । तेनापरोक्षसिद्धधिः ॥4 2-3॥ 
बाँयें पैर की एड़ी को पहले गुदास्थान में जोड़े, फिर साधक दाहिना पैर बाँयें पैर पर रखे । बाद 
में वायु भरकर (अन्दर खींचकर) हृदय पर चिबुक (ठुड्डी) को दबाकर रखे । फिर गुदास्थान को संकुचित 
करके मन के बीच यथाशक्ति धारण करके अपने आत्मा का ध्यान (चिन्तन) करे । इससे अपरोक्ष ज्ञान 
की सिद्धि होती है। 
बाह्यात्‌ प्राणं समाकृष्य पूरयित्वोदरे स्थितम्‌ । 
नाभिमध्ये च नासाग्रे पादाङ्गुष्ठे च यत्नतः ॥43॥ 
धारयेन्मनसा प्राणं सन्ध्याकालेषु वा सदा । 
सर्वरोगविनिर्मुक्तो भवेद्योगी गतक्लमः ॥44॥ 


बाहर से प्राण को भीतर खींचकर उदर में प्रतिष्ठित करे फिर वहाँ से उसको नाभि के बीच, नाक 
के आगे और पैर के अंगूठे में मन के द्वारा प्रयत्नपूर्वक धारण करना चाहिए । सन्ध्या समय में इस प्रकार 
जो योगी प्रतिदिन करता रहता है, वह सब रोगों से मुक्त होकर परिश्रमरहित हो जाता है । 
नासाग्रे वायुविजयं भवति । नाभिमध्ये सर्वरोगविनाशः । पादाङ्गुष्ठ- 
धारणाच्छरीरलघुता भवति ॥44-1॥ 


मन को नासाग्र में रोकने से वायु को रोका जा सकता है। नाभि के बीच रोकने से सभी रोगों 
का नाश होता है, पैर के अँगूठे पर धारण करने से शरीर में लाघव (हल्कापन) आ जाता है। 


रसनाद्वायुमाकृष्य यः पिबेत्‌ सततं नरः । 

श्रमदाहौ तु न स्यातां नश्यन्ति व्याधयस्तथा ॥45॥ 

सन्ध्ययोर्ब्राहाणः काले वायुमाकृष्य यः पिबेत्‌ । 

त्रिमासात्‌ तस्य कल्याणी जायते वाक्‌ सरस्वती ॥46॥ 

एवं षण्मासाभ्यासात्‌ सर्वरोगनिवृत्तिः । 

जिह्वया वायुमानीय जिह्वामूले निरोधयेत्‌ । 

यः पिबेदमृतं विद्वान्‌ सकलं भद्रमश्नुते ॥47॥ 

जो साधक जीभ से वायु को खींचकर निरन्तर उसका पान किया करता है, उसे श्रम और दाह 

नहीं होते और उसके रोग भी नष्ट हो जाते हैं । जो ब्राह्मण दोनों सन्ध्याकाल में वायु को खींचकर पीता 
रहता है, उसकी वाणी तीन महीनों में कल्याणस्वरूपा सरस्वती हो जाती है । इसी प्रकार छ: महीनों 
तक अभ्यास करने से सभी रोग अवरुद्ध हो जाते हैं। जो विद्वान्‌ जीभ से वायु को लेकर उसे जीभ के 
मूल में रोकता है, वह अमृत पीता है और सभी प्रकार का कल्याण प्राप्त करता त्त 


20 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


आत्मन्यात्मानमिडया धारयित्वा श्रुवोऽन्तरे । 
विभेद्य त्रिदशाहारं व्याधिस्थोऽपि विमुच्यते ॥48॥ 
नाड़ीभ्यां वायुमारोप्य नाभौ तुन्दस्य पार्श्वयोः । 
घटिकैकां वहेद्यस्तु व्याधिभिः स विमुच्यते ॥49॥ 
मासमेकं त्रिसन्ध्यं तु जिह्वयारोप्य मारुतम्‌ । 

विभेद्य त्रिदशाहारं धारयेत्तुन्दमध्यमे ॥50॥ 
ज्वराः सर्वे विनश्यन्ति विषाणि विविधानि च । 
मुहूर्तमपि यो नित्यं नासाग्रे मनसा सह । 

सर्व तरति पाप्मानं तस्य जन्मशतार्जितम्‌ ॥51॥ 


इडा नाड़ी के द्वारा दोनों भौंहों के बीच, आत्मा में ही आत्मा (मन) को धारण करके मनुष्य देवों 
के आहार को भेदता है, और यदि रोगी हो तो रोग से मुक्त हो जाता है । दोनों नाड़ियों से वायु को नाभि 
में खींचकर, उदर के दोनों पार्श्वभागों में एक घड़ी समय तक जो साधक चलाता रहता हे, वह रोगों से 
छुटकारा पा लेता है । एक महीने तक तीनों काल में जीभ से वायु को खींचकर जो उदर के मध्य भाग 
में अवरुद्ध करता है उसके सभी ज्वर नष्ट हो जाते हैं और विविध प्रकार के विष भी नष्ट हो जाते हैं । 
जो सदैव एक क्षण भी नासिका के अग्र भाग में मन के साथ वायु को रोकता है, वह सैंकड़ों जन्मों के 


सभी पापों को पार कर लेता है । 


तारसंयमात्‌ सकलविषयज्ञानं भवति । नासाग्रे चित्तसंयमादिन्द्रलोक- 
ज्ञानम्‌ । तदधश्चित्तसंयमादग्निलोकज्ञानम्‌। चक्षुषि चित्तसंयमात्‌ सर्व- 
लोकज्ञानम्‌ । श्रोत्रे चित्तस्य संयमाद्यमलोकज्ञानम्‌ । तत्पार्श्वे संयमान्नि- 
ऋतिलोकज्ञानम्‌ । पृष्ठभागे संयमाद्वरुणलोकज्ञानम्‌। वामकर्णे संयमा- 
द्वायुलोकज्ञानम्‌। कण्ठे संयमात्‌ सोमलोकञ्ञानम्‌। वामचक्षुषि संयमा- 
च्छिवलोकज्ञानम्‌। मूर्ध्निं संयमादब्रह्मलोकज्ञानम्‌। पादाधोभागे संय- 

मादतललोकज्ञानम्‌ । पादे संयमाद्वितललोकज्ञानम्‌ | पातसंधौ संयमा- 
न्नितललोकज्ञानम्‌। जङ्घे संयमात्सुतललोकज्ञानम्‌ । जानौ संयमान्महा- 

तललोकज्ञानम्‌। ऊरौ चित्तस्य संयमाद्रसातललोकज्ञानम्‌। कटौ चित्त- 
संयमात्तलातललोकज्ञानम्‌। नाभौ चित्तसंयमाद्भूलोकज्ञानम्‌। कुक्षौ 
संयमाद्धुवर्लोकञ्चानम्‌ । हृदि-चित्तस्य संयमात्‌ स्वर्लोकज्ञानम्‌। हृदयो- 

ध्वभागे चित्तसंयमान्महर्लोकज्ञानम्‌। कण्ठे चित्तसंयमाज्जनोलोक- 

ज्ञानम्‌। भ्रूमध्ये चित्तसंयमात्तपोलोकज्ञानम्‌। मूर्धि चित्तसंयमात्‌ 
सत्यलोकज्ञानम्‌ । धर्माधर्मसंयमादतीतानागतज्ञानम्‌। तत्तज्जन्तुध्वनौ 
चित्तसंयमात्‌ सर्वजन्तुरुतज्ञानम्‌। संचितकर्मणि चित्तसंयमात्‌ पूर्वजा- 

तिज्ञानम्‌ । परचित्ते चित्तसंयमात्‌ परचित्तज्ञानम्‌ । कायरूपे चित्तसंयमा- 
दन्यादृश्यरूपम्‌ । बले चित्तसंयमाद्धनुमदादिबलम्‌ । सूर्ये चित्तसंयमा- 

ऋुवनज्ञानम्‌ | चन्द्रे चित्तसंयमात्तारव्यूहज्ञानम्‌ । ध्रुवे तद्गतिदर्शनम्‌ । 
स्वार्थसंयमात्‌ पुरुषज्ञानम्‌। नाभिचक्रे कायव्यूहज्ञानम्‌। कण्ठकूपे 
्षुत्पिपासानिवृत्तिः । कूर्मनाड्यां स्थैर्यम्‌ । तारे सिद्धदर्शनम्‌ । कायाकाशसंय- 

मादाकाशगमनम्‌ । तत्तत्स्थाने संयमात्तत्तत्सिद्धयो भवन्ति ॥5 2॥ 


इति सप्तमः खण्डः । 


प्रथमोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 2] 


आँख को पुतली में चित्त का संयम करने से सकल विषयों का ज्ञान हो जाता हे । नाक के अग्र 
भाग में चित्त का संयम करने से इन्द्रलोक का ज्ञान होता है । उसके नीचे के भाग में चित्त का संयम 
करने से अग्निलोक का ज्ञान होता है । चक्षु में चित्त का संयम करने से सर्वलोक का ज्ञान होता है । 
रत्र में चित्त का संयम करने से यमलोक का ज्ञान होता हे | उसके पार्श्वभाग में चित्त का संयम करने 
से राक्षसलोक का ज्ञान होता हे । पीठ के भाग में संयम करने से वरुण लोक का ज्ञान होता हे । बायें 
कान में संयम करने से वायुलोक का ज्ञान होता है । कण्ठ में संयम करने से चन्द्रलोक का ज्ञान होता 
है । बाँयी आँख में संयम करने से शिवलोक का ज्ञान होता है । मस्तक में संयम करने से ब्रह्मलोक का 
ज्ञान होता है । पैर के नीचे के भाग में संयम करने से अतललोक का ज्ञान होता है । पैर में संयम करने 
से वितल लोक का ज्ञान होता है । पेरों की सन्धि में संयम करने से नितल लोक का ज्ञान होता हे । 
जंघा में संयम करने से सुतल लोक का ज्ञान होता है । घुटनों में संयम करने से महातल लोक का ज्ञान 
होता हे । ऊरु प्रदेश में संयम करने से रसातल लोक का ज्ञान होता हे । कटिप्रदेश में संयम करने से 
तलातल लोक का ज्ञान होता है । नाभि में चित्त का संयम करने से भूलोक का ज्ञान होता है । उदर में 
संयम करने से भुवलोंक का ज्ञान होता है । हृदय में संयम करने से स्वलोक का ज्ञान होता है । हृदय 
के ऊपर के भाग में संयम करने से महलोंक का ज्ञान होता हे । कंठ में संयम करने से जनलोक का 
ज्ञान होता है । भौंहों के बीच में चित्त का संयम करने से तपोलोक का ज्ञान होता हे । मस्तक में चित्त 
का संयम करने से सत्यलोक का ज्ञान होता है | धर्म और अधर्म में संयम करने से भूत और भविष्यत्‌ 
का ज्ञान होता है । तत्तत्‌ प्राणियों की आवाज में चित्त का संयम करने से सभी प्राणियों की आवाजों का 
ज्ञान होता है । संचित कर्म में चित्त का संयम करने से पूर्व जन्म का ज्ञान होता है | दूसरे के चित्त में 
चित्त का संयम करने से दूसरों के चित्त का ज्ञान होता है । शरीर के रूप में चित्त का संयम करने से 
अन्य जैसा रूप मिल सकता है । बल में चित्त का संयम करने से हनुमान आदि जैसा बल प्राप्त होता 
है । सूर्य में चित्त का संयम करने से भुवन का ज्ञान होता है । चन्द्र में चित्त का संयम करने से तारामंडल 
का ज्ञान होता है । ध्रुव में संयम करने से उसकी गति का ज्ञान होता है । स्वार्थ में संयम करने से पुरुष 
का ज्ञान होता है । नाभिचक्र में संयम करने से शरीरव्यूह का ज्ञान होता है । गले के खड़े में संयम करने 
से भूख-प्यास चली जाती हैं, कूर्मनाड़ी में संयम करने से स्थिरता आती है । तारा में संयम करने से 
सिद्ध दर्शन होता है और शरीर के आकाश में संयम करने से आकाशगमन की सिद्धि होती है| इस. 
प्रकार तत्तत्‌ स्थानों में संयम करने से वे सिद्धिया प्राप्त होती हैं । 

यहाँ सातवाँ खण्ड पूरा हुआ । 
रर 


अष्टमः खण्डः 
अथ प्रत्याहारः । स॒ पञ्चविधः । विषयेषु विचरतामिर्द्रियाणां बला- 
दाहरणं प्रत्याहारः। यद्यत्‌ पश्यति तत्‌ सर्वमात्मेति प्रत्याहारः । 
नित्यविहितकर्मफलत्यागः प्रत्याहारः। सर्वविषयपराङमुखत्वं प्रत्याहारः। 
_ अष्टादशसु मर्मस्थानेषु क्रमाद्धारणं प्रत्याहारः ॥1॥ 
पादाङगुष्ठगुल्फजङ्घाजानूरुपायुमेढ्नाभिहृदयकण्ठकूपतालुनासाक्षिभूमध्य- 
ललाटमूध्नि स्थानानि । तेषु क्रमादारोहावरोहक्रमेण प्रत्याहरेत्‌ ॥2॥ 


इत्यष्टमः खण्डः । 


22 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अब प्रत्याहार की बात करते हैं । वह पाँच प्रकार का है । विषयों में भ्रमण करती हुई इन्द्रियो को 
बलपूर्वक खींच लेना प्रत्याहार है । मनुष्य जो-जो देखता है, वह सब आत्मा ही है, ऐसा समझना 
प्रत्याहार कहलाता है । नित्य किए हुए कर्मो का फलत्याग प्रत्याहार हे । सभी विषयों से विमुख हो जाना 
प्रत्याहार है । अठारह मर्म स्थानों में क्रमश: धारणा करना प्रत्याहार है । पैर का अँगूठा गुल्फ, जंघा, 
जानु (घुटने), ऊरु, गुदा, लिंग, नाभि, हृदय, गले का छिद्र, तालु, नाक, आँख, दोनों भोहों के बीच 
का स्थान, ललाट और मस्तक--इन अठारह स्थानों में क्रमश: आरोह-अवरोह के क्रम से प्रत्याहार 
करना चाहिए । 

यहाँ अष्टम खण्ड पूरा हुआ । 
अ 


नवमः खण्डः 
अथ धारणाः । सा त्रिविधा । आत्मनि मनोधारणं दहराकाशे बाह्या- 
काशधारणं पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशेषु पञ्चमूर्तिधारणं चेति ॥1॥ 


इति नवमः खण्डः । 
अब धारणा कही जाती हे, वह तीन प्रकार की है--(1) आत्मा में मन की धारणा, (2) 


दहराकाश में बाह्याकाश की धारणा और (3) पृथ्वी-जल-तेज-वायु-आकाश में पाँच मूर्तियों की 
धारणा । 


यहाँ नवम खण्ड पूरा हुआ । 
र 
दशमः खण्डः 


अथ ध्यानम्‌ । तद्द्विविधं सगुणं निर्गुणं चेति। सगुणं मूर्तिध्यानम्‌ । 
निर्गुणमात्मयाथात्म्यम्‌ ॥1॥ 


इति दशमः खण्डः । 
अब ध्यान कहा जाता है | यह ध्यान दो प्रकार का है । एक सगुण और दूसरा निर्गुण | सगुण 
ध्यान मूर्ति का ध्यान होता है और निर्गुण ध्यान आत्मा के स्वरूप का ध्यान होता है । 
यहाँ दसवाँ खण्ड पूरा होता है । 
Es 


एकादश: खण्डः 


अथ समाधिः । जीवात्मपरमात्मैक्यावस्था त्रिपुटीरहिता परमानन्दस्व- 
रूपा शुद्धचैतन्यात्मिका भवति ॥1॥ 


इत्येकादशः खण्डः । 
॥ इति प्रथमोऽध्यायः ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 23 


अब समाधि की बात कहते हैं । जीवात्मा और परमात्मा की एकता का अनुभव करने से जो ज्ञान- 
ज्ञेयज्ञाता की त्रिपुटी से रहित परमानन्दस्वरूप और शुद्ध चैतन्यमय अवस्था है, वह समाधि है । 
यहाँ ग्यारहवाँ खण्ड पूरा हुआ । 
` यहाँ पहला अध्याय पूरा होता है । 
ह्वितीयोऽ ध्यायः 


अथ ह शाण्डिल्यो ह वै ब्रह्मऋषिश्चतुर्षु वेदेषु ब्रह्मविद्यामलभमानः किं 
नामेत्यथर्वाणं भगवन्तमुपसन्नः पप्रच्छ अधीहि भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां येन 
श्रेयोऽवाप्स्यामीति ॥1॥ 
स होवाचाथर्वा शाण्डिल्य सत्यं विज्ञानमनन्तं ब्रह्म ॥2॥ 
फिर ब्रह्मर्षि शाण्डिल्य ने चारों वेदों में ब्रह्मविद्या को प्राप्त न करके भगवान्‌ अथर्वा की शरण 
में जाकर पूछा--“हे भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मविद्या सिखाइए, जिससे मेरा कल्याण हो ।” 
तब अथर्वा ने कहा--हे शाण्डिल्य ! जो ब्रह्म है, वह सत्य है, विज्ञान है और अनन्त है | 
यस्मिन्निदमोतं च प्रोतं च । यस्मिन्निदं सं च विचैति सर्व यस्मिन्‌ विज्ञाते 
सर्वमिदं विज्ञातं भवति । तदपाणिपादमचक्षुःश्रोत्रमजिह्रमशरीरमग्राह्म- 
मनिर्देश्यम्‌ ॥3॥ 
यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह । यत्केबलं ज्ञानगम्यम्‌ । प्रज्ञा च 
यस्मात्‌ प्रसृता पुराणी । यदेकमद्वितीयम्‌। आकाशवत्‌ सर्वगतं सुसूक्ष्म 
निरञ्जनं निष्क्रिः सन्मात्रं चिदानन्दैकरसं शिवं प्रशान्तममृतं तत्‌ परं च 
ब्रह्म । तत्त्वमसि तज्ज्ञानेन हि विजानीहि ॥4॥ । 
जिसमें यह सब कुछ ओत-प्रोत है, जिसमें से इन सबका उदय होता है, और जिसमें इन सबका 
अस्त हो जाता है और जिसको जानने से यह सब जाना जा सकता है, वह बिना हाथ-पैर वाला, 
चक्षुरहित, 'श्रोत्ररहित, जिहारहित, शरीररहित, अग्राह्य और अनिर्देश्य है । 
जिसको प्राप्त किए बिना ही वाणी मन के साथ वापस लौट जाती है । जो केवल ज्ञान से ही प्राप्त 
किया जा सकता है, जिससे ही प्राचीन प्रज्ञा निकल कर फैली हुई है, जो एक है, अद्वितीय है, आकाश 
की तरह सर्वव्यापी है, जो अत्यंत सूक्ष्म, निरंजन, निष्क्रिय, केवल सत्यस्वरूप, चैतन्य और आनन्द- 
रूप, एकरस (समरस) है, जो मंगलमय, अतिशान्त और अमर है, वह पखहा हे । वही तत्त्व तुम हो । 
उसे तुम ज्ञान के द्वारा जानो । 
य एको देव आत्मशक्तिप्रधानः सर्वज्ञः सर्वेश्वरः सर्वभूतान्तरात्मा सर्व- 
भूताधिवासः सर्वभूतनिगूढो भूतयोनिर्योगैकगम्यः । यश्च विश्वं सृजति 
बिश्व बिभर्ति विश्वं भुङ्क्ते स आत्मा। आत्मनि तं तं लोकं 


विजानीहि ॥5॥ । र 
मा शोचीरात्मविज्ञानी शोकस्यान्तं गमिष्यसि ॥6॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 


24 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जो एक ही देव आत्मा की शक्ति के रूप में मुख्य, सर्वज्ञ, सर्वेश्वर, सर्व प्राणियों के अन्तरात्मा, 
सर्व प्राणियों में बसे हुए, सर्व भूतों में छिपे हुए, सभी भूतों के मूल उत्पत्ति स्थान स्वरूप हैं और केवल 
योग द्वारा ही जाने जा सकते हैं, और जो विश्व का सर्जन करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते 
हैं, वही आत्मा हे । उन-उन लोकों को तुम आत्मा में अवस्थित जानो | तुम शोक मत करो । आत्मा 
का विशेष ज्ञान प्राप्त करके तुम शोक के नाश को प्राप्त करोगे । 


यहाँ द्वितीय अध्याय पूरा होता है । 
ई 


तृतीयोऽ ध्यायः 


प्रथमः खण्डः 
अथ हैनं शाण्डिल्योऽथर्वाणं पप्रच्छ यदेकमक्षरं निष्क्रियं शिवं सन्मात्रं 
परं ब्रह्म। तस्मात्‌ कथमिदं विश्वं जायते कथं स्थीयते कथम- 
स्मिल्लीयते । तन्मे संशयं छेत्तुमर्हसीति ॥1॥ 
स होवाचाथर्वा सत्यं शाण्डिल्य परंब्रहा निष्क्रियमक्षरमिति ॥2॥ 
अथाप्यस्यारूपस्य ब्रह्माणस्त्रीणि रूपाणि भवन्ति सकलं निष्कलं 
सकलनिष्कलं चेति ॥३॥ 


अब फिर से शाण्डिल्य ने अथर्वा से पूछा कि-- जौ पखह्य एक, अक्षर, क्रियारहित, 
मंगलस्वरूप और केवल सत्तामात्र ही है, इससे यह विश्व कैसे उत्पन्न होता है ? कैसे स्थिति करता है ? 
कैसे पुन: उसमें विलीन हो जाता है ? आप मेरे इस संशय को दूर करने के लिए योग्य हैं | तब अथर्वा 
ने कहा कि--यह तो ठीक ही है, शाण्डिल्य ! यों तो पखह्य क्रियारहित और अक्षर ही है, फिर भी 
इस अरूप पखह्य के तीन स्वरूप होते हैं-सकल, निष्कल और सकल-निष्कल । 


यत्सत्यं विज्ञानमानन्दं निष्क्रियं निरञ्जनं सर्वगतं सुसूक्ष्मं सर्वतोमुख- 
मनिर्देश्यममृतमस्ति तदिदं निष्कलं रूपम्‌ ॥4॥ 

अथास्य या सहजास्त्यविद्या मूलप्रकृतिर्माया लोहितशुक्लकृष्णा । तया 
सहायवान्‌ देवः कृष्णपिङ्गलो ममेश्वर ईष्टे । तदिदमस्य सकलं रूपम्‌ ॥5॥ 


इनमें जो सत्य, विज्ञानरूप, आनन्द, क्रियाशून्य, निरंजन, सर्वव्यापी, अनन्त, सूक्ष्म, चारों ओर 
मुख वाला, अनिर्देश्य और अमर रूप है, वह निष्कल रूप हे । तदनन्तर इस परब्रह्म की जो सहज 
अविद्या, मूल प्रकृति, माया है, वह लोहित (लाल), शुक्ल और कृष्ण (काले) वर्ण वाली है । उसकी 
(माया की) सहायता लेकर वह देव स्वयं काले और पीले होकर मेरे और सभी के ईश्वर (नियन्ता) होते 
हैं, यह उसका सकल रूप है। 


अथैष ज्ञानमयेन तपसा चीयमानोऽकामयत बहु स्यां प्रजायेयेति । 
अथैतस्मात्‌ तप्यमानात्‌ सत्यकामात्‌ त्रीण्यक्षराण्यजायन्त । तिस्त्र 
व्याहृतयस्त्रिपदा गायत्री त्रयो वेदास्त्रयो देवास्त्रयो वर्णास्त्रयोऽग्नयश्च 
जायन्ते। योऽसौ देवो भगवान्‌ सर्वेश्वर्यसम्पन्नः सर्वव्यापी सर्वभूतानां 


तृतीयोऽध्यायः] शाण्डिल्योपनिषत्‌ (60) 25 


हृदये संनिविष्टो मायावी मायया क्रीडति, स ब्रह्मा स विष्णुः स रूद्रः स 

इन्द्रः स सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि स एव पुरस्तात्‌ स एव पश्चात्‌ स 

एवोत्तरतः स एव दक्षिणतः स एवाधस्तात्‌ स एवोपरिष्टतत्‌ स एव सर्वम्‌ । 

अथास्य देवस्यात्मशक्तेरात्मक्रीडस्य भक्तानुकम्पिनो दत्तात्रेयरूपा 

सुरूपा तनूरवासा इन्दीवरदलप्रख्या चतुर्बाहुरघोरापापकाशिनी । 

तदिदमस्य सकलनिष्कलं रूपम्‌ ॥6॥ 

इति प्रथमः खण्डः । 
अब इस पजह्य ने ज्ञानमय तप से वृद्धि प्राप्त करके चाहा था कि ' “में अनेक रूपों में उत्पन्न हो 

जाऊँ । बाद में उसने तपश्चर्या प्रारम्भ की । तब सत्य संकल्प वाले उससे तीन अक्षर उत्पन्न हुए । और 
भी इसी तरह तीन व्याहतियाँ, तीन पदों वाली गायत्री, तीन वेद, तीन देव, तीन वर्ण और तीन अग्नि 
उत्पन्न हुए । जो यह पखह्य देव भगवान्‌ हैं, वह सभी ऐश्वया से युक्त हैं, सर्वव्यापी हैं, सभी प्राणियों के 
हृदय में अवस्थित हैं, मायावी हैं, माया के साथ क्रीड़ा करने वाले हैं, वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही 
रुद्र है, वही इन्द्र और सभी देवों के रूप में हैं, वही सभी भूतों के रूप में हैं । वही आगे और पीछे हैं । वही 
उत्तर में हैं, वही दक्षिण में हैं, वही ऊपर हैं, वही नीचे हैं । इस प्रकार वही सब कुछ हैं । वे देव अपनी 
शक्ति के साथ क्रीड़ा करने वाले हैं और भक्तों पर अनुग्रह करने बाले हैं | उनका शरीर दत्तात्रेयरूप सुंदर 
रूपवाला, वस्रविहीन, कमलपत्र जैसा कोमल, चार भुजाओं वाला, अघोर (भयंकरता से रहित) और 
पापरहित होते हुए प्रकाशित हो रहा है । यही उस पहा का सकलनिष्कल है । 


यहाँ प्रथम खण्ड पूरा हुआ । 
द्वितीयः खण्डः 
अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिल्यः पप्रच्छ भगवन्‌ सन्मात्रं चिदानन्दैकरसं 


कस्मादुच्यते परं ब्रह्मेति ॥1॥ 

स होवाचाथर्वा यस्माच्च बृहति बृंहयति च सर्व तस्मादुच्यते परं 

ब्रह्मेति ॥2॥ 

अथ कस्माुच्यते आत्मेति ॥3॥ 

यस्मात्‌ सर्वमाप्नोति सर्वमादत्ते सर्वमत्ति च तस्माहुच्यते आत्मेति ॥4॥ 

अथ कस्मादुच्यते महेश्वर इति ॥5॥ 

यस्मान्महत ईशः शब्दध्वन्या चात्मशक्त्या च महत इंशते तस्माइुच्यते 

महेश्वर इति ॥6॥ 

पुनः उन अथवा से शाण्डिल्य ने पूछा-- है भगवन्‌! वह ब्रह्म केवल सत्यस्वरूप, 

चिदानन्दैकरस क्यों कहा जाता है ?” तब अथर्वा बोले-वह स्वयं वृद्धि प्राप्त करता है और दूसरों 
का बृंहण (वृद्धि) करता है इसलिए वह पखह्य कहा जाता है । और वह आत्मा इसलिए कहा जाता 
है क्योंकि वह सर्व में व्याप्त होकर रहता है. और सबको ग्रहण करता है एवं सबको खा जाता है। 
(आप्नोति, आदत्ते, अत्ति) | अब वे महेश्वर इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि शब्दध्वनि और आत्मशक्ति 
से बड़ों-बड़ों का वे नियन्त्रण करते हैं, इसलिए वे महेश्वर कहलाते हैं । 


26 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अथ कस्मादुच्यते दत्तात्रेय इति ॥7॥ 

यस्मात्‌ सुटुश्चरं तपस्तप्यमानायात्रये पुत्रकामायातितरां तुष्टेन भगवता 
ज्योतिर्मयेनात्मैव दत्तो यस्माच्चानसूयायामत्रेस्तनयोऽभवत्‌ तस्मादुच्यते 
दत्तात्रेय इति ॥8॥ 

अथ योऽस्य निरुक्तानि वेद स सर्व वेद ॥9॥ 

अथ यो ह वै विद्ययैनं परमुपास्ते सोऽहमिति स ब्रह्मविद्धवति ॥10॥ 


अब वे दत्तात्रेय इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि अति दुश्चर (दुष्कर) तपश्चर्या करके अत्रि ऋषि ने 


पुत्र की इच्छा की । तब उन पर अतिप्रसन्न हुए ज्योतिर्मय भगवान्‌ ने अपना स्वरूप ही उन्हें पुत्र के रूप 
में दे दिया और वे स्वयं अत्रि ऋषि एवं अनसूया के द्वारा पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए । इसलिए वे दत्तत्रेय 
कहे जाते हैं । जो मनुष्य इन अन्वर्थक नामों को व्युत्पत्ति के साथ जानता है, वह सब कुछ जानने में 
सक्षम हो जाता है | तदनन्तर जो इस आत्मविद्या के द्वारा इस परमात्म तत्त्व की उपासना "मैं ही वह 
(ब्रह्म) हूँ--इस प्रकार करता है, वह ब्रह्मविद्‌ अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञानी हो जाता हे । 


अत्रैते श्लोका भवन्ति 

दत्तात्रेयं शिवं शान्तमिन्द्रनीलनिभं प्रभुम्‌। 
आत्ममायारतं देवमवधूतं दिगम्बरम्‌ ॥11॥ 
भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गं जटाजूटधरं विभुम्‌ । 
चतुर्बाहुमुदाराङ्गं प्रफुल्लकमलेक्षणम्‌ ॥1 2॥ 
ज्ञानयोगनिधिं विश्वगुरुं योगिजनप्रियम्‌ । 
भक्तानुकम्पिनं सर्वसाक्षिणं सिद्धसेवितम्‌ ॥13॥ 
एवं यः सततं ध्यायेद्देवदेवं सनातनम्‌ । 

स मुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्‌ ॥1 41 
इत्यों सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥1 5॥ 


इति शाण्डिल्योपनिषत्समाप्ता । 


Ea 


इस विषय में ये श्लोक हैं-मंगलस्वरूप, शान्त, इन्द्रनीलमणि सदृश श्याम, आत्ममाया के 


साथ क्रीड़ा करते हुए, अवधूत, दिगम्बर, भस्मलेपित देहवाले, जटाजूटधारी, व्यापक चतुर्भुजधारी, 
उदार अंगों वाले, प्रफुल्लित कमल जैसी आँखों बाले, ज्ञानयोग के भंडार, विश्व के गुरु, योगीजनों के 
प्रिय, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले, सर्व के साक्षी और सिद्धों के द्वारा सेवित भगवान्‌ दत्तात्रेय देव 
सनातन हैं | वे देवों के भी देव हैं । इस प्रकार जो निरन्तर उनका ध्यान करता है, वह सर्व पापों से 
मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है । 


इस प्रकार शाण्डिल्योपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 


शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः श्रृणुयाम देवाः-देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र 


(61) पैंगलोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) . 


शुक्लयजुर्वेदीय इस उपनिषद्‌ में चार अध्याय हैं | पैंगल और याज्ञवल्क्य के प्रश्नोत्तर 
के रूप में इसमें कैवल्यज्ञान का मर्म बताया है । प्रथमाध्याय में सृष्टि के प्राकट्य का वैज्ञानिक 
विवेचन है । दूसरे अध्याय में इस सृष्टि के सर्जन-पालन-संहार की सामर्थ्य होते हुए भी चैतन्य 
की जीवभावप्राप्ति की बात कही गई है । तीसरे अध्याय में जीव-ब्रह्मात्मेक्य बोधक वेदों के 
महावाक्यों का विवेचन किया गया है । हमारे प्रसिद्ध महावाक्यो से ये महावाक्य थोड़े अलग 
हें । चौथे अध्याय में ज्ञानियों की स्थिति एवं कर्म के बारे में याज्ञवल्क्य ने बड़े विस्तार से कहा 
है । यहाँ याज्ञवल्क्य के कहने का तात्पर्य यह है कि ज्ञानी अपनी ज्ञानाग्नि से प्रारब्ध कर्मा को 
जला देता है और आवागमन से छुटकारा पा लेता है तथा कैवल्यपद को प्राप्त हो जाता है । 
अन्त में उपनिषद्‌ का माहात्म्य बताया गया है । 


® 


शान्तिपाठः 
३ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्वमेवावशिष्यते ॥ 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

35 रूप में अभिव्यक्त वह (पहा) पूर्ण है और यह (कार्यब्रह्म) भी पूर्ण है । क्योंकि पूर्ण में 
से ही पूर्ण उत्पन्न होता है । एवं प्रलय के समय पूर्ण का (कार्यत्रह्म का) पूर्णत्व लेकर (अर्थात्‌ स्वयं 
के भीतर समाकर) पूर्ण (पहा) ही शेष रह जाता है । 

त्रिविध तापों (आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक) की शान्ति हो । 


प्रथमोऽ ध्यायः 


अथ ह पैङ्खलो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्य द्वादशवर्षशुश्रूषापूर्वकं परमरहस्य- 
कैवल्यमनुब्रूहीति पप्रच्छ ॥1॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्यः सदेव सोम्येदमग्र आसीत्‌ । तन्नित्यमुक्तमविक्रियं 
सत्यज्ञानानन्दं परिपूर्ण सनातनमेकमेवाद्विती्य ब्रह्म ॥2॥ _ 
जलरौप्यपुरुषरेखादिवल्लोहित- 
शुक्लकृष्णगुणमयी गुणसाम्यानिर्वाच्या मूलप्रकृतिरासीत्‌। तत्प्रति- 
बिम्बितं यत्तत्साक्षिचैतन्यमासीत्‌ ॥3॥ 
किसी समय पैंगल ऋषि याज्ञवल्क्य ऋषि के पास गए और बारह वर्षां तक पास रहकर उनकी 
सेवाशुश्रूषा करने के पश्चात्‌ उनसे कहा कि मुझे परमरहस्यमय कैवल्यज्ञान का उपदेश दीजिए | तब 
याज्ञवल्क्य ने कहा कि-- हि सोम्य ! पहले यह सब सत्‌ ही था । वही नित्य, मुक्त, अविकारी, सत्य, | 


28 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ज्ञान और आनन्द से परिपूर्ण, सनातन तथा एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म ही था । उस ब्रह्म में जैसे मरुस्थल 
में जल, सीप में रजत, स्थाणु में पुरुष और स्फटिक में रेखा का आभास होता हे, उसी प्रकार उस 
(रह्म) से लाल, शुक्ल और काले वर्णवाली (अर्थात्‌ सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुणवाली) मूल प्रकृति 
उत्पन्न हुई । उसमें जो प्रतिबिम्बित हुआ, उसे ही साक्षी चैतन्य कहा गया हे । 


सा पुनर्विकृतिं प्राप्य सत्वोद्रिक्ताऽव्यक्ताख्यावरणशक्तिरासीत्‌ । 
तत्प्रतिबिम्बितं यत्तदीश्वरचैतन्यमासीत्‌ । स स्वाधीनमायः सर्वज्ञः सृष्टि- 
स्थितिलयानामादिकर्ता जगदङ्कररूपो भवति स्वस्मिन्विलीनं सकलं 
जगदाविर्भावयति । प्राणिकर्मवशादेष पटो यद्वत्‌ प्रसारितः प्राणिकर्म- 
क्षयात्‌ पुनस्तिरोभावयति। तस्मिन्नेबाखिलं विश्व संकोचितपट- 
वद्दर्तते ॥4॥ 


जब वह मूलप्रकृति भी फिर से विकारयुक्त हो गई, तब उससे 'सत्त्वगुणप्रधान अव्यक्त 
आवरणशक्ति' का प्रादुर्भाव हुआ | उसमें जो चैतन्य प्रतिबिम्बित हुआ, वह ईश्वरचैतन्य' कहा गया । 
वह ईश्वरचैतन्य माया को अपने वश में रखता है । वह सर्वज्ञ होता है । इस विश्व के सर्जन, पालन- 
पोषण और लय का वह आदिकर्ता है । वह इस जगत्‌ का अंकुररूप है । वह अपने ही भीतर विलीन 
हुए सकल जगत्‌ को उत्पन्न करता है । वह प्राणियों के कर्मो के अनुसार इस विश्वरूपी वस्र को जिस 
तरह फैलाता है, उसी प्रकार कर्मक्षय होने पर समेट भी लेता है । फिर तो सारा विश्व उसी में समेटे हुए 
वस्र की भाँति अवस्थित रह जाता हे । 


ईंशाधिष्ठितावरणशक्तितो रजोद्रिक्ता महदाख्या विक्षेपशक्तिरासीत्‌ । 
तत्प्रतिबिम्बितं यत्तद्धिरण्यगर्भचैतन्यमासीत्‌। स महत्तत्त्वाभिमानी 
स्पष्टास्पष्टवपुर्भवति ॥5॥ 


ईश्वर के द्वारा अधिष्ठित उस आवरणशक्ति से रजोगुणप्रधान विक्षेपशक्तिः उत्पन्न होती है, इसे 
“महत्‌' कहा जाता है । इसमें प्रतिबिम्बित होने वाला चैतन्य 'हिरण्यगर्भ' कहा जाता है । वह महत्‌ तत्त्व 
से युक्त कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट शरीर धारण करने वाला होता है । 


हिरण्यगर्भाधिष्ठितविक्षेपशक्ततितस्तमोद्रिक्ताऽहंकाराभिधा स्थूलशक्ति- 
रासीत्‌ । तत्प्रतिबिम्बितं यत्तद्विराट्चैतन्यमासीत्‌ । स तदभिमानी स्पष्ट- 
वपुः सर्वस्थूलपालको विष्णुः प्रधानपुरुषो भवति। तस्मादात्मन 
आकाशः संभूतः । आकाशाद्वायुः । वायोरग्निः । अग्नेरापः । अद्भयः 
प्रथिवी । तानि पञ्च तन्मात्राणि त्रिगुणानि भवन्ति ॥6॥ 


उस हिरण्यगर्भ में रहने वाली विक्षेपशक्ति से तमःप्रधान अहंकार नाम की स्थूल शक्ति उत्पन्न हुई 
है । और उसमें जो चैतन्य प्रतिबिम्बित होता है, वह विराट” कहलाता है । इसका अभिमानी स्पष्ट 
शरीरवाला, समस्त स्थूल जगत्‌ का पालक जो प्रधानपुरुष होता है, वह “विष्णु! हे । उसकी आत्मा से 
इस आकाश की उत्पत्ति हुई है। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ है, वायु से अग्नि उत्पन्न हुआ है, अग्नि 
से जल की ऊ'पत्ते हुई है, और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई हे । इन्हीं से पाँच तन्मात्राएँ और तीन 
गुणों की उत्पत्ति हुई है । 


स्रष्टकामो जगद्योनिस्तमोगुणमधिष्ठाय सूक्ष्मतन्मात्राणि भूतानि स्थूली- 
कर्तु सोऽकामयत । सृष्टेः परिमितानि. भूतान्येकमेकं द्विधा विधाय 


प्रथमोऽध्यायः] पेंगलोपनिषत्‌ (61) 29 


पुनश्चतुर्धा कृत्वा स्वस्वेतरद्वितीयांशैः पञ्च पञ्चधा संयोज्य पञ्चीकृत- 

भूतैरनन्तकोटिब्रह्माण्डानि तत्तदण्डोचितचतुर्दशभुवनानि तत्तद्धुवनो- 

चितगोलकस्थूलशरीराण्यसृजत्‌ ॥7॥ 

इस जगत्‌ के सर्जक को जब सृष्टि के निर्माण की इच्छा हुई तो उन्होंने तमोगुण में अधिष्ठित 

होकर उन सूक्ष्म तन्मात्राओं से स्थूल भूतं की उत्पत्ति करने की पहले कामना की (संकल्प किया) । 
उन्होंने उन परिच्छिन्न सूक्ष्मभूतों को एक-एक के दो भाग किए । फिर एक-एक आधे भाग के चार- 
चार विभाग किए | फिर पहला जो आधा भाग प्रत्येक भूतों का था, उसमें उस तत्त्व से पृथक्‌ तत्त्व वाले 
अन्य तत्त्वों के अष्टमांश भाग को मिलाकर सबका पञ्चीकरण कर दिया | इसके बाद इन पंचीकृत भूतो 
से अनन्तकोटि ब्रह्माण्डों की रचना की । फिर उनके योग्य चौदह भुवन बनाए और उन भुवनों के योग्य 
स्थूल शरीरों का निर्माण किया | 

स पञ्चभूतानां रजोंशांश्चतुर्धा कृत्वा भागत्रयात्पञ्चवृत्त्यात्मकं प्राणम- 

सृजत्‌ । स तेषां तुर्यभागेन कर्मेन्द्रियाण्यसृजत्‌ ॥8॥ 

स तेषां सत्त्वांशं चतुर्धा कृत्वा भागत्रयसमष्टितः पञ्जक्रियावृत्त्यात्म- 

कमन्तःकरणमसृजत्‌। स तेषां सत्त्वतुरीयभागेन ज्ञानेन्द्रियाण्य- 

सृजत्‌ ॥9॥ 

सत्त्वसमष्टित इन्द्रियपालकानसृजत्‌। तानि सृष्टान्यण्डे प्राचिक्षिपत्‌। 

तदाज्ञया समष्ट्यण्डं व्याप्त तान्यतिष्ठन्‌ । तदाज्ञयाऽहंकारसमन्वितो 

विराट स्थूलान्यरक्षत्‌ । हिरण्यगर्भस्तदाज्ञया सूक्ष्माण्यपालयत्‌ ॥1 0॥ 

इसके बाद उसने पाँच भूतों के रजोगुणप्रधान अंश के चार भाग करके तीन भागों से पाँच प्रकार 

के प्राणों का और शेष के चतुर्थांश से कर्मेंन्द्रियों का निर्माण किया । इसी प्रकार उसने उन पाँच भूतो 
के सत्त्वांश के भी चार विभाग करके उसके तीन भागों से पाँच वृत्त्यात्मक अन्तःकरण को बनाया और 
शेष बचे चतुर्थांश से ज्ञानेन्द्रियों का निर्माण किया । (अन्तःकरण की पाँच वृत्तियाँ ये हैं-प्रमाण, 
विपर्यय, विकल्प, निद्रा और स्मृति) । उसने सत्त्वसमष्टि से पाँचों इन्द्रियों के पालक देवताओं का सर्जन 
किया और उन्हें ब्रह्मण्डों में स्थापित किया | उस विष्णुरूप ब्रह्म की आज्ञा से वे सभी देवतागण 
ब्रह्माण्डो में बस गये | उसी की आज्ञा से अहंकारयुक्त विराट स्थूल जगत्‌ का रक्षण करने लगा और 
हिरण्यगर्भ उसकी आज्ञा से ही सूक्ष्म का पालन करने लगा । 


अण्डस्थानि तानि तेन विना स्पन्दितुं चेष्टितुं वा न शेकुः। तानि 
चेतनीकर्तु सोऽकामयत ब्रह्मण्डब्रहारन्धाणि समस्तव्यष्टिमस्तकान्वि- 
दार्य तदेवानुप्राविशत्‌। तदा जडान्यपि तानि चेतनवत्स्वकर्माणि 
चक्रिरे ॥11॥ 

सर्वज्ञेशो मायालेशसमन्वितो व्यष्टिदेहं प्रविश्य तया मोहितो जीवत्वमग- 
मत्‌। शरीरत्रयतादात्म्यात्कर्तृत्वभो क्तत्वतामगमत्‌ । जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति- 
मूर्च्छामरणधर्मयुक्तो घटीयन्त्रवदुद्विग्नो जातो मृत इव कुलालचक्रन्या- 
येन परिभ्रमतीति ॥1 2॥ 

इति प्रथमोऽध्यायः । 


30 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


उस ब्रह्म के बिना ब्रह्माण्ड में अवस्थित ये देवगण कोई स्पन्दन और चेष्टा न कर पाये । उन्हें 
चैतन्ययुक्त करने के लिए उस ब्रह्म ने संकल्प किया । वह ब्रह्म, ब्रह्माण्ड और ब्रहारन्त्र तथा समस्त 
व्यष्टि के मस्तक को विदीर्ण करके उसमें प्रविष्ट हो गया । तब वे जड़ होते हुए भी अपने-अपने कार्यों 
में चेतन की तरह ही लग गए (कार्य करने लगे) । सर्वज्ञ ईश्वर माया से युक्त होकर व्यष्टिशरीर में प्रविष्ट 
हो गया और मोहित होकर जीवत्व को प्राप्त हो गया । स्थूल-सूक्ष्म-कारणात्मक तीनों शरीरों के साथ 
तादात्म्य स्थापित करके कर्तृत्व और भोक्तृत्व का अनुभव करने लगा। जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति-मूर्च्छा 
आदि स्थितियो से युक्त होकर मरणधर्म को प्राप्त करके वह घटीयन्त्र के संमान चंचल होकर उत्पन्न हुआ 
करता है और मृत्यु को प्राप्त करता रहता है, कुम्हार के चक्र की तरह घूमता रहता है । 

यहाँ प्रथम अध्याय संपूर्ण होता है । 


अँ 


द्वितीयोऽध्यायः 


अथ पैङ्गलो याज्ञवल्क्यमुवाच सर्वलोकानां सृष्टिस्थित्यन्तकृद्विभुरीशः 
कथं जीवत्वमगमदिति ॥1॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः स्थूलसूक्ष्मकारणदेहोद्भवपूर्वकं जीवेश्वरस्वरूपं 
विविच्य कथयामीति सावधानेनैकाग्रतया श्रूयताम्‌ । ईशः पञ्चीकृत- 
महाभूतलेशानादाय व्यष्टिसमष्ट्यात्मकस्थूलशरीराणि यथाक्रममकरोत्‌। 
कपालचर्मानत्रास्थिमांसनखानि पृथिव्यंशाः । रक्तमूत्रलालास्वेदादिका 
अबंशाः । क्षुत्तुष्णोष्णमोहमैथुनाद्या अग्न्यंशाः । प्रचारणोत्तारणाश्चा- 
सादिका वाय्वंशाः । कामक्रोधादयो व्योमांशाः । एतत्संघातं कर्मणि 
संचितं त्वगादियुक्तं बाल्याद्यवस्थाभिमानास्पदं बहुदोषाश्रयं स्थूलशरीरं 
भवति ॥2॥ 


फिर से ऋषि पैंगल ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा कि सभी लोकों का सर्जन, पालन, पोषण और 
संहार करने वाले व्यापक ईश्वर ने भी जीवत्व कैसे प्राप्त किया ? तब याज्ञवल्क्य ने कहा- “भै स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण शरीरें की उत्पत्ति बताकर यह तुम्हें विवेचन करके बता रहा हूँ । उसे सावधान होकर 
एकाग्रता से सुनो | ईश्वर ने पंचीकृत भूतों के अंशों को लेकर व्यष्टि और समष्टि के स्थूल शरीरों का 
क्रमिक रूप से निर्माण किया । कपाल, चर्म, आँतें, हड्डियाँ, मांस और नाखून-ये पृथ्वी तत्त्व के अंश 
से बनाए गए हैं । रक्त, मूत्र, लार और पसीना आदि जलतत्त्व के अंश से बने हुए हैं | भूख, प्यास, 
गर्मी, मोह, मैथुन आदि अग्नितत्त्व के अंश से बने हैं । चलना, उठना, बैठना, साँस लेना--आदि सब 
वायुतत्त्व के अंश से बने हुए हैं | काम, क्रोध आदि आकाशतत्त्व के अंश से बने हुए हैं । इस प्रकार 
इन सबके संघात (समूह) से और संचित कर्मो से निर्मित त्वचा आदि से युक्त बाल्यादि अवस्थाओं के 
भाववाला अनेक दोषों का आश्रयस्थान यह स्थूल शरीर होता है | 


अथापञ्चीकृतमहाभूतरजोंशभागत्रयसमष्टितः प्राणमसृजत्‌ । प्राणापान- - 
व्यानोदानसमानाः प्राणवृत्तयः । नागकूर्मकृकरदेवदत्तधनञ्जया उप- 


प्राणाः । हृदासननाभिकण्ठसर्वाङ्गानि स्थानानि । आकाशादिरजोगुण- 


तुरीयभागेन कर्मेन्द्रियमसृजत्‌। वाक्याणिपादपायूपस्थास्तदवृत्तय । 


द्वितीयोऽध्यायः] पेंगलोपनिषत्‌ (61) 31 


वचनादानगमनविसर्गानन्दास्तद्विषयाः। एवं भूतसत्त्वांशभागत्रय- 
समष्टितोऽन्तःकरणमसृजत्‌। अन्तःकरणमनोबुद्द्रिचित्ताहंकारास्तद्‌- 
वृत्तयः । संकल्पनिश्चयस्मरणाभिमानानुसंधानास्तद्विषयाः । गलवदन- 
नाभिहृदयश्वूमध्यं स्थानम्‌। भूतसत्त्वतुरीयभागेन ज्ञानेन्द्रियमसृजत्‌ । 
शरोत्रत्वक्टक्षुर्जिह्णाघ्राणास्तद्वृत्तयः । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धास्तद्विषयाः । 
दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्चिवङ्लीनदरोपेनद्रमृत्युकाः। चन्द्रो विष्णुश्चतुर्वक्त्रः 
शंभुश्च करणाधिपा: ॥३॥ 
इसके बाद अपंचीकृत महाभूतों के रजोगुणांश के तीन भागों को एकत्रित करके प्राण को उत्पन्न 
किया गया। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान--ये पाँच प्राण हैं | इसी प्रकार नाग, कूर्म, 
कृकर, देवदत्त और धनंजय--ये पाँच उपप्राण हें । हृदय, आसन (मूलाधार), नाभि, कण्ठ और 
सर्वांग--ये उस प्राण के स्थान हें । इसके बाद आकाशादि अपंचीकृत महाभूतों के रजोगुणांश का जो 
चौथा भाग था, उससे कर्मेन्द्रियो का निर्माण किया गया। वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ 
(शिश्न)--ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । वचन, आदान, गमन, विसर्जन और आनन्द--ये इन कर्मेन्द्रियों 
के क्रमशः विषय हैं। इसी प्रकार उन पूर्वोक्त महाभूतों के सत्त्व गुणांश के भी तीन भागों से 
अन्तःकरण की उत्पत्ति की गई । अन्तःकरण में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और उनकी वृत्तियाँ 
शामिल हें । संकल्प, निश्चय, स्मरण, अभिमान तथा अनुसन्धान-ये इनके क्रमशः विषय हैं। 
कण्ठ, मुख, नाभि, हृदय और भोंहों का मध्यभाग--ये इनके स्थान हें । अब महाभूतों के सत्त्वांश के 
शेष बचे चौथे भाग से ज्ञानेन्द्रियों का निर्माण किया गया । श्रोत्र, त्वक्‌, चक्षु, जिहा और 
प्राणेन्द्रिय--ये पाँच ज्ञानेन्द्रयाँ हैं | शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--ये इनके क्रमिक रूप से विषय 
हैं | दिशाएँ, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनीकुमार, अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, मृत्युदेव (यम), चन्द्र, विष्णु, 
ब्रह्मा और शिव के सभी देवगण इन इन्द्रियों के स्वामी हें । 
अधान्नमयप्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्दमयाः पञ्च कोशाः। 
अन्नरसेनैव भूत्वाऽन्नरसेनाभिवृद्धि प्राप्यान्नरसमयपूथिव्यां यद्विलीयते 
सोऽन्नमयकोशः । तदेव स्थूलशरीरम्‌ । कर्मेन्द्रियैः सह प्राणादिपञ्चकं 
प्राणमयकोशः । ज्ञानेन्द्रियैः सह मनो मनोमयकोशः । ज्ञानेन्द्रियैः सह 
बुद्धिर्विज्ञानमंयकोशः । एतत्कोशत्रयं लिङ्गशरीरम्‌। स्वरूपाज्ञानमा- 
नन्दमयकोशः । तत्‌ कारणशरीरम्‌ ॥4॥ 
अब इसके बाद अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनन्दमय- यै पाँच कोश हैं। 
अन्नमय कोश उसे कहा जाता है, जो अन्नरस से उत्पन्न होता है, अन्नरस से ही अभिवृद्धि को प्राप्तः 
करता है, और अन्ततः अन्नरसमय पृथ्वी में विलीन हो जाता है । वही अन्नमय कोश है, वही स्थूल 
शरीर है । कमैन्द्रियों के साथ ही पाँच प्राण आदि को मिलाने से प्राणमय कोश कहलाता है । ज्ञानेन्द्रियो 
के साथ मन के होने से मनोमय कोश कहलाता है । ज्ञानेन्द्रियो के साथ बुद्धि के होने से विज्ञानमय 
कोश कहलाता है । इन तीन कोशों के मिलने से लिङ्गशरीर बनता है । अपने स्वरूप के अभान 
(अज्ञान) वाली स्थिति को आनन्दमय कोश कहा जाता है और इसी को कारणशरीर कहा जाता है । 


अथ ज्ञानेन्द्रियपञ्जकं कर्मेन्द्रियपञ्जकं प्राणादिपञ्चकं वियदादिपञ्चक- 
मन्तःकंरणचतुष्टयं कामकर्मतमांस्यष्टपुरम्‌ ॥5॥ 


32 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ईशाज्ञया विराजो व्यष्टिदेहं प्रविश्य बुद्धिमधिष्ठाय विश्वत्वमगमत्‌ । 
विज्ञानात्मा चिदाभासो विश्वो व्यावहारिको जाग्रत्स्थूलदेहाभिमानी 
कर्मभूरिति च विश्वस्य नाम भवति ॥6॥ 

ईशाज्ञया सूत्रात्मा व्यष्टिसूक्ष्मशरीरं प्रविश्य मन अधिष्ठाय तैजसत्वम- 
गमत्‌ । तैजसः प्रातिभासिकः स्वप्नकल्पित इति तैजसस्य नाम 
भवति ॥7॥ 

ईशाज्ञया मायोपाधिरव्यक्तसमन्वितो व्यष्टिकारणशरीरं प्रविश्य प्राज्ञत्व- 
मगमत्‌ । प्राज्ञोऽविच्छिन्नः पारमार्थिकः सुषुप्त्यभिमानीति प्राज्ञस्य नाम 
भवति ॥8॥ 


इस प्रकार पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण, आकाशादि पाँच महाभूत, चार 
अन्तःकरण, काम, कर्म और अविद्या--ये आठौं मिलकर अष्टपुर (आठ पुरों का समूह) कहलाता है । 
ईश की आज्ञा से विराट्‌ ने व्यष्टि में प्रवेश करके और बुद्धि में प्रतिष्ठित होकर 'विश्वत्व' को प्राप्त किया 
(वह विश्व” कहलाया) | इसी विश्व' के ये भी अलग-अलग नाम हैं जैसे-विज्ञानात्मा, चिदाभास, 
विश्व, व्यावहारिक, जाग्रत्‌, स्थूलदेहाभिमानी और कर्मभू । अब ईश की आज्ञा से सूत्रात्मा व्यष्टि के 
सूक्ष्म शरीर में प्रविष्ट हुआ । वहाँ वह मन में अधिष्ठित होकर 'तैजसत्त्व को प्राप्त हुआ । इस तैजस 
के ये नाम हैं--तैजस, प्रातिभासिक और स्वप्नकल्पित | अब फिर ईश्वर के ही आदेश से माया की 
उपाधिवाला अव्यक्त व्यष्टि के कारणशरीर में प्रविष्ट हुआ । वहाँ उसने 'प्राज्ञत्व प्राप्त किया | उस प्राज्ञ” 
के ये नाम हैं--प्राज्ञ, अविच्छिन्न, पारमार्थिक और सुषुप्त्यभिमानी । 


अव्यक्तलेशाज्ञानाच्छादितपारमार्थिकजीवस्य तत्त्वमस्यादिवाक्यानि 
ब्रह्मणैकतां जगुर्नेतरयोर्व्यावहारिकप्रातिभासिकयोः ॥9॥ 
अन्तःकरणप्रतिबरिम्बितचैतन्यं यत्तदेवावस्थात्रयभाग्भवति। स 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्त्यवस्थाः प्राप्य घटीयन्त्रवदुद्ठिग्नो जातो मृत इव स्थितो 
भवति ॥1 0॥ 





पारमार्थिक जीव के ऊपर अव्यक्त का अंशरूप अज्ञान आच्छन्न हुआ है। “तत्त्वमसि” आदि 
वाक्यों से ब्रह्म की एकता प्रकट होती है । परन्तु व्यावहारिक और प्रातिभासिक भेद इस प्रकार की 
एकता नहीं रखते (ज्ञान के फल के भोग के समय पर प्राज्ञ का ही पारमार्थिकत्व होने से तथा विश्व और 
तैजस के मिथ्या होने से इस प्रकार की एकता नहीं हो सकती ।) अन्त:करण में जो चैतन्य प्रतिबिम्बित 
होता है, वही तीनों अवस्थाओं (जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति) का भागी होता है । चैतन्य तो इन उपर्युक्त 
तीनों अवस्थाओ को पाकर घटीयन्त्र को तरह चंचल होकर घूमता रहता है और निरन्तर जन्म-मरण को 
प्राप्त होता रहता है । 


अथ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिमूर्च्छामरणाद्यवस्था: पञ्च भवन्ति । तत्तदेवता- 
ग्रहान्वितैः श्रोत्रादिज्ञानेन्द्रियैः शब्दाद्यर्थविषयग्रहणज्ञानं जाग्रदवस्था 
भवति । तत्र भ्रूमध्यं गतो जीव आपादमस्तकं व्याप्य कृषिश्रवणाद्य- 


खिलक्रियाकर्ता भवति। तत्तत्फलभुक्‌ च भवति। लोकान्तरगतः 
कर्मार्जितफलं स एव भुङ्क्ते । स अन्तर्भवनं 


प्रवेष्टं मार्गमाश्रित्य तिष्ठति ॥11॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] पेंगलोपनिषत्‌ (61) 33 


इस प्रकार, जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति, मूर्च्छा और मरण--ये पाँच अवस्थाएँ होती हैं | जाग्रत्‌ 
अवस्था वह है जिसमें श्रोत्र आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने देवता की शक्ति (अनुग्रह) से युक्त होकर शब्द 
आदि विषयों को ग्रहण करती हैं । इस समय जीव दोनों भौहों के बीच निवास करते हुए भी समग्र शरीर 
अर्थात्‌ पाद से लेकर मस्तक तक व्याप्त रहता है और कृषि से लेकर श्रवण तक के अर्थात्‌ सभी कार्यो 
को करता है (तात्पर्य यह है कि सभी ज्ञनेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ भी चैतन्य की वजह से अपना-अपना 
काम करती रहती हैं) और कार्यों के फल भी प्राप्त करता हे । वह अपने इन अर्जित कर्मो का फल 
लोकान्तर में भी भोगता है | वह सार्वभौम की तरह लौकिक कार्यों से थककर थकान उतारने के लिए 
भीतर के विश्रामस्थान में जाने की इच्छा से मार्ग में ही आश्रय लेकर ठहर जाता है । 


करणोपरमे जाग्रत्संस्कारार्धप्रबोधवदग्राहमग्राहकरूपस्फुरणं स्वप्नावस्था 

भवति । तत्र विश्व एव जाग्रद्व्यवहारलोपान्नाडीमध्यं चरंस्तैजसत्वम- 

वाप्य वासनारूपकं जगद्वैचित्र्यं स्वभासा भासयन्यथेप्सितं स्वयं 

भुङ्क्ते ॥1 2॥ 

चित्तैककरणा सुषुप्त्यवस्था भवति । भ्रमविश्रान्तशकुनिः पक्षौ संहत्य 

नीडाभिमुखं यथा गच्छति तथा जीवोऽपि जाग्रत्स्वप्नप्रपञ्चे व्यवहृत्य 

श्रान्तोऽज्ञानं प्रदिश्य स्वानन्दं भुङ्क्ते ॥131 

अकस्मान्मुद्गरदण्डाद्यैस्ताडितवद्भयाज्ञानाभ्यामिन्द्रियसंघातैः कम्पन्निव 

मृततुल्या मूर्च्छां भवति ॥14॥ 

जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिमूर्च्छावस्थानामन्याब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं सर्वजीवभय- 

प्रदा स्थूलदेहविसर्जनी मरणावस्था भवति ॥1 5॥ 

जब इन्द्रियाँ अपने कर्मों से उपरत हो जाती हैं, तब जाग्रदवस्था के संस्कारों से जो ग्राह्म- 

ग्राहकरूप अर्धप्रबोध (अर्धभानावस्था) जैसी अवस्था होती है, उसे स्वप्नावस्था कहते हैं । उस अवस्था 
में वह 'विश्व' ही जाग्रत्‌ अवस्था के व्यवहार के लोप होने पर नाड़ी के मध्य में श्रमण करता हुआ 
“तेजस' का रूप धारण कर लेता है । और वह अपनी वासना के अनुरूप अपने ही तेज से एक विचित्र 
जगत्‌ की रचना कर लेता है और स्वयं ही अपनी इच्छानुसार भोग करता है । चित्त की एककरणा 
(एकाग्रता) की अवस्था सुषुप्ति अवस्था होती है । पक्षी जिस तरह भ्रमण से थककर अपने पंखों को 
समेटकर अपने घोंसले की ओर जाता है, ठीक इसी तरह जीव भी जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्था के प्रपंचो 
से थककर अज्ञान मे प्रविष्ट होकर आनन्द लेता है । अचानक गदा या लाठी आदि से मारे जाने पर जिस 
प्रकार व्यक्ति थर्र जाता है, उसी प्रकार मूर्च्छा की स्थिति में भी भय और अज्ञान के कारण सभी इन्द्रिया 
कम्पित हो जाती हैं (थर्स उठती हैं) । यह अवस्था मृत्युतुल्य होती है। जाग्रत-स्वप्न- सुपुप्ति मूर्च्छा ग 
अवस्थाओं से भिन्न एक अवस्था है, जो ब्रह्मा से लेकर तिनके तक सभी जीवों के लिए भयकारक है। 
जिसके आने पर स्थूल शरीर का परित्याग करना पड़ता है, वह मरणावस्था है। 

कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि तत्तद्विषयान्प्राणान्संहृत्य कामकर्मान्वित 

अविद्याभूतवेष्टितो जीवो देहान्तरं प्राप्य लोकान्तरं गच्छति । प्राक्कर्म 


'फलपाकेनावर्तान्तरकीटवद्विश्रान्तिं नैव गच्छति ॥16॥ 
सत्कर्मपरिपाकतो बहूनां जन्मनामन्ते नृणां मोक्षेच्छा जायते । तदा सदः 


गुरुमाश्रित्य चिरकालसेवया बन्धं मोक्ष 'कश्चित्प्रयाति ॥1 7॥ 
33उ०त० 


34 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अविचारकृतो बन्धो विचारान्मोक्षो भवति । तस्मात्सदा विचारयेत्‌ । 
अध्यारोपापवादतः स्वरूपं निश्चयीकर्तु शक्यते । तस्मात्सदा विचार- 
येज्जगज्जीवपरमात्मनो जीवभावजगद्भावबाधे प्रत्यगभिन्नं ब्रहौवाव- 
शिष्यत इति ॥1 8॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 

मृत्यु हों जाने पर कर्मेन्द्रियाँ, ज्ञानेन्द्रियाँ तथा उनके विषय (तन्मात्राएँ) और जो प्राण हैं, उन सब 
को एकत्र करके कामनाओं और कर्मो से युक्त जीव अविद्या से आवृत होकर अन्य शरीर को प्राप्त करके 
दूसरे लोक की ओर गमन करता है । पहले किए हुए कर्मा के फलों के उपभोग में फँसे रहने के कारण 
यह जीव उसी प्रकार शान्ति नहीं पा सकता, जिस तरह भँवर में फंसा हुआ कीड़ा जब उसके सत्कर्म 
परिपक्व हो जाते हैं, तब जन्म-जन्मान्तर के बाद मनुष्य को मोक्ष की इच्छा होती है । तब सदगुरु की 
शरण में जाकर लम्बे अरसे तक उनकी सेवा करके कोई विरलजन ही बन्धन से छुटकारा पाकर मोक्ष 
की ओर जाता है । अविचार करने से बन्धन और विचार करने से मोक्ष प्राप्त होता हे । इसलिए सदैव 
विचार-मनन करना चाहिए । अध्यारोप और अपवाद से स्वरूप का निर्णय किया जा सकता है। 
इसलिए सदैव जगत्‌-जीव-पस्मात्मा के विषय में विचार करते रहना चाहिए | जीवभाव और जगद्भाव 
का निराकरण करने से आपने प्रत्यगात्मा से अभिन्न (जीव से अभिन्न) केवल ब्रह्म ही शेष रह जाता हे । 

यहाँ दूसरा अध्याय पूर्ण हुआ । 


तृतीयोऽ ध्यायः 


अथ हैनं पैङ्गलः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं महावाक्यविवरणमनुब्रूहीति ॥1॥ 
स होवाच याज्ञवल्क्यस्तत््वमसि त्वं तदसि त्वं ब्रह्मास्यहं ब्रह्मा- 
स्मीत्यनुसन्धानं कुर्यात्‌ ॥2॥ 

तत्र पारोक्ष्यशबलः सर्वज्ञत्वादिलक्षणो मायोपाधिः सच्चिदानन्दलक्षणो 
जगद्योनिस्तत्पदवाच्यो भवति । स एवान्तःकरणसम्भिन्नबोधो ऽस्मत्प्र- 
त्ययावलम्बनस्त्वंपदवाच्यो भवति। परजीवोपाधिमायाविद्ये विहाय 
'तत्त्वंपदलक्ष्यं प्रत्यगभित्रं ब्रह्म ॥3॥ 


इसके बाद ऋषि पैंगल ने याज्ञवल्कय ऋषि से पूछा--“मुझे महावाकयों का विवरण 
समझाइए ।” तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि, 'तत्त्वमसि' (वह तुम हो), त्वं तदसि’ (तुम वही हो), त्वं 
ब्रह्मासि’ (तुम ब्रह्म हो) और अहं ब्रह्मास्मि (मैं ब्रह्म हँ)--ये महावाक्य हैं । उनमें 'तत्त्वमसि'--इस 
महावाक्य में तत्‌' पद सर्वजञत्वादि लक्षण से युक्त, माया की उपाधिवाले सच्चिदानन्द रूप जगत्‌ के 
मूलकारणरूप अव्यक्त ईश्वर का बोधक है | वही ईश्वर अन्तःकरण की उपाधि के कारण भाका का बोध 
होने से त्वं पद का आधार लेकर प्रकट किया जाता हे । ईश्वर की उपाधि माया और जीव की उपाधि 
अविद्या है | इन दोनों उपाधियों का त्याग कर देने से 'तत्‌' और 'त्वम'--दोनों पदों का लक्ष्य (आशय) 
उस ब्रह्म से है, जो प्रत्यगात्मा से अभिन्न ही हे । 


तत्त्वमसीत्यहं ब्रह्मास्मीति वाक्यार्थविचारः श्रबणं भवति । एकान्तेन 
श्रवणार्थानुसन्धानं मननं भवति । श्रवणमनननिर्विचिकित्ससेऽर् वस्तु- 


तृतीयो5ध्यांय:] पैंगलोपनिषत्‌ (61) 35 


न्येकतानवत्तया चेतःस्थापनं निदिध्यासनं भवति । ध्यातृध्याने विहाय 
निवातस्थितदीपवद्धयेयैकगोचरं चित्तं समाधिर्भवति ॥4॥ 


'तत्त्वमसि' और 'अहं ब्रह्मास्मि'--इन महावाक्यों पर विचार (चिन्तन) करना 'श्रवण' कहलाता 
है और श्रवण किए गए अर्थो पर एकान्त में अनुसन्धान करने को 'मनन' कहा जाता है । श्रवण और 
मनन के द्वारा निश्चित किए गए अर्थरूप पदार्थ में एकाग्रतापूर्वक चित्त को स्थिर करने को निदिध्यासन' 
कहते हैं । जब ध्याता और ध्यान के भाव को छोड़कर चित्तवृत्ति वायुरहित स्थान में रखे हुए दीपक की 
भाँति स्थिर हो जाती है अर्थात्‌ जब चित्त केवल ध्येय को ही विषय करता है, तब उस अवस्था को 
“समाधि' कहा जाता हे । 


तदानीमात्मगोचरा वृत्तयः समुत्थिता अज्ञाता भवन्ति । ताः स्मरणा- 
दनुमीयन्ते । इहानादिसंसारे सञ्चिताः कर्मकोटयो5नेनैव विलयं यान्ति । 
ततोऽभ्यासपाटवात्सहस्त्रशः सदाऽमृतधारा वर्षन्ति । ततो योगवित्तमाः 
समाधिं धर्ममेघं प्राहुः । वासनाजाले निःशेषममुना प्रविलापिते कर्म- 
संचये पुण्यपापे समूलोन्मूलिते प्राक्परोक्षमपि करतलामलकवद्ठाक्यम- 
प्रतिबद्धापरोक्षसाक्षात्कारं प्रसूयते । तदा जीवन्मुक्तो भवति ॥5॥ 


उस समाधि अवस्था में आत्मगोचर वृत्तियाँ उत्पन्न होकर आज्ञात हो जाती हैं, जिनका बाद में 
स्मरण के द्वारा अनुमान किया जा सकता है । संसार में अनादिकाल से संचित करोड़ों कर्म इस अवस्था 
में ही विनष्ट हो जाते हैं । इसके बाद जब अभ्यास की परिपक्वता प्राप्त हो जाती है, तब सतत ही कई 
सहस्र धाराओं में सुधा की वर्षा होती रहती है इसीलिए तो योग को भलीभाँति जानने वाले लोग इसे 
“र्ममेघ” कहते हैं । ऐसी इस समाधि के माध्यम से संपूर्ण वासना-जाल समाप्त हो जाता है । पाप और 
- पुण्य--दोनों प्रकार के संचित कर्म समूल नष्ट हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के प्राप्त होने पर पहले जो 
“तत्त्वमसि' महावाक्य का तात्पर्य परोक्ष रूप में ही जाना गया था, वह अब हस्तामलकवत्‌, बिना किसी 
अवरोध के, अपरोक्ष रूप में स्पष्ट विदित होने लगता है और ब्रह्म का साक्षात्कार होने लगता है | तब 
योगी जीवन्मुक्त हो जाता है । 
ईशः पञ्चीकृतभूतानामपञ्चीकरणं कर्तु सोऽकामयत । ब्रह्माण्डतद्गत- 
लोकान्कार्यरूपांश्न कारणत्वं प्रापयित्वा ततः सूक्ष्माङ्गं कर्मेन्द्रियाणि 
प्राणांश्च ज्ञानेर-द्रियाण्यन्तःकरणचतुष्टयं चैकी कृत्य सर्वाणि भौतिकानि 
कारणे भूतपञ्चके संयोज्य भूमिं जले जलं वह्नौ वह्निं वायौ वायुमाकाशे 
चाकाशमहङ्कारे चङ्कारं महति महदव्यक्तेऽव्यक्तं पुरुषे क्रमेण 
विलीयते । विराट्टिरण्यगर्भेश्चरा उपाधिव्रिलयात्परमात्मनि लीयन्ते ॥6॥ 


अब उन पंचीकृत भूतों का फिर से अपंचीकरण करने की ईश्वर ने कामना की (संकल्प किया) । 
इसलिए उसने ब्रह्माण्ड और उसके लोकों को उनके तत्कालीन कार्यरूप से पुनः कारणरूप में परिवर्तित 
कर दिया | इसके बाद उसने सुक्ष्मशरीर--कर्मेन्दरियो, प्राणों, ज्ञानेन्द्रियों और चार अन्त:करणों को 
एकीकृत करके समस्त भौतिक पदार्थों को उनके कारणभूत पंचक में संयोजित करके भूमि को जल में, 
जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में और वायु को आकाश में, आकाश को अहंकार में, अहंकार को 
महत्‌ में, महत्‌ को अव्यक्त में तथा अव्यक्त को पुरुष में क्रमश: विलीन कर दिया | इस प्रकार विराट्‌, 
हिरण्यगर्भ और ईश्वर भी उपाधियों के विलीन हो जाने से परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। 


56 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


पञ्चीकृतमहाभूतसम्भवकर्मसञ्चितस्थूलदेहः कर्मक्षयात्सत्कर्मपरिपाक- 

तोऽपञ्जीकरणं प्राप्य सूक्ष्मेणैकीभूत्वा कारणरूपत्वमासाद्य तत्कारणं 

कूटस्थे प्रत्यगात्मनि विलीयते । विश्वतैजसप्राज्ञाः स्वस्वोपाधिलया- 

त्प्रत्यगात्मनि लीयन्ते ॥7॥ 

पंचीकृत महाभूतों द्वारा निर्मित एवं संचित कर्मों से प्राप्त ऐसा स्थूलदेह, कर्मा के क्षय हो जाने 

से तथा सत्कर्मा का परिपाक हो जाने से अपंचीकृत हो जाता है । यह देह सूक्ष्मरूप से एकीभूत होकर, 
अपने कारणरूप को प्राप्त कर अन्त में इस कारण के भी कारण कूटस्थ प्रत्यगात्मा में विलीन हो जाता 
है । फिर विश्व, तैजस और प्राज्ञ की भी अपनी-अपनी उपाधियों के लय हो जाने से वे सभी प्रत्यगात्मा 
में विलीन हो जाते हैं । 


अण्डं ज्ञानाग्निना दग्धं कारणैः सह परमात्मनि लीनं भवति । ततो 
ब्राहणः समाहितो भूत्वा तत्त्वंपदैक्यमेव सदा कुर्यात्‌। ततो मेघा- 
पायेंऽशुमानिवात्माऽऽविर्भवति ॥8॥ 


यह ब्रह्माण्ड अपनी कारण सत्ता के साथ ज्ञानाग्नि में जलकर परमात्मा में विलीन हो जाता है। 
इस प्रकार ब्रह्मपरायण पुरुष को ब्रह्म में चित्त को समाहित करके सदैव “तत्‌' और तत्व” पदों का ऐक्य 
करते रहना चाहिए । इस प्रक्रिया से, जिस तरह मेघों के छँट जाने से सूर्य का प्रकाश स्पष्ट हो जाता 
है, उसी प्रकार उसको आत्मसाक्षात्कार होने लगता है । 


ध्यात्वा मध्यस्थमात्मानं कलशान्तरदीपवत्‌ । 
अडङ्गुष्ठमात्रमात्मानमधूमज्योतिरूपकम्‌ ॥9॥ 
प्रकाशयन्तमन्तःस्थं ध्यायेत्कूटस्थमव्ययम्‌। 
ध्यायज्ञास्ते मुनिश्चैव चासुप्तेरामृतेस्तु यः ॥10॥ 
जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः स धन्यः कृतकृत्यवान्‌। 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 
विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥1 1॥ 


कलश के अन्दर स्थित दीपक की तरह शरीर (हदयकमल) में स्थित निर्धूम ज्योतिस्वरूप 
अंगुष्ठपरिमाण आत्मा का ध्यान करके जो मुनि अन्तःस्थ, प्रकाशयुक्त, कूटस्थ, अव्ययरूप आत्मा का 
ध्यान सर्वदा सोते समय और मरण के समय में भी करता है, वह जीवन्मुक्त है, वह धन्य है, वह कृतार्थ 
है, ऐसा समझना चाहिए । जीवन्मुक्तावस्था को छोड़कर जब शरीर कालग्रस्त हो जाता है तब विदेह 
मुक्ति को पा लेता हे । जैसे कि पवन निःस्पन्दता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही वह अदेहावस्था को 
(मुक्ति को) प्राप्त करता है । 
_ अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌। 
` अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम्‌ ॥1 21 
इति तृतीयोऽध्यायः । 
इसके बाद वह शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, रसहीन, गन्धहीन होकर अव्यय, अनादि 
त. र ) 9 , अनादि, 
अनन्त, महत्‌ से भी परे ध्रुव, निर्मल और निरामय ब्रह्म ही शेष रहता हे । 


यहाँ तीसरा अध्याय समाप्त होता है । 
3 


चतुर्थोऽध्यायः] पैंगलोपनिषत्‌ (61) 37 


चतुर्थोऽध्यायः 

अथ हैनं पैङ्गलः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं ज्ञानिनः किं कर्म का च स्थिति- 

रिति ॥1॥ 

स होवाच याज्ञवल्क्यः । अमानित्वादिसम्पन्नो मुमुक्षुरेकविंशतिकुलं 

तारयति । ब्रह्मविन्मात्रेण कुलमेकोत्तरशतं तारयति ॥2॥ 

बाद में पैगल ऋषि ने फिर से याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा--“ज्ञानियो के कर्म कौन से होते हैं ? 

और उनकी स्थिति कैसी होती है ?” तब याज्ञवल्क्य ने कहा कि जो मुमुक्षु अमानित्व आदि गुणों से 
युक्त होता है, वह अपनी इक्कीस पीढ़ियों को तार देता है और ब्रह्मज्ञानी हो जाने से ही वह अपनी 
एक सौ एक पीढ़ियों को तार देता है । 

आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरं रथमेव च । 

बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥3॥ 

इन्द्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान्‌ । 

जङ्गमानि विमानानि हृदयानि मनीषिणः ॥4॥ 

आत्पेर्द्रियमनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्महर्षयः । 

ततो नारायणः साक्षाद्धुदये सुप्रतिष्ठितः ॥5॥ 

तुम अपनी आत्मा को रथ का स्वामी, शरीर को रथ, बुद्धि को सारथि तथा मन को लगाम 

समझो । इस रथ के घोड़े इन्द्रियों को कहा गया है और विषयों को मार्गरूप कहा गया है (ये घोड़े 
विषयरूपी मार्ग पर दौड़ते हैं) | परन्तु मनीषियों का हृदय तो विमान की तरह इन सबसे ऊपर उठा 
हुआ है। ऋषि कहते हैं कि यह आत्मा इन्द्रिय और मन से युक्त होकर भोक्ता बनता है। रथ 
स्थानीय शरीरासनवाला वास्तव में सर्वप्राणियों के हृदयासन पर बैठा हुआ आत्मा तो साक्षात्‌ 
नारायण ही है। 


प्रारब्धकर्मपर्यन्तमहिनिर्मोकवक््यवहरति । 

चन्द्रवच्चरते देही स मुक्तश्चानिकेतनः ॥6॥ 

तीर्थे श्वपचगृहे वा तनुं विहाय याति कैवल्यम्‌ 

प्राणानवकीर्यं याति कैवल्यम्‌ ॥7॥ 

तं पश्चाहिग्बलिं कुर्यादथवा खननं चरेत्‌ । 

पुंसः प्रब्रजनं प्रोक्तं नेतराय कदाचन ॥8॥ 

प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाने तक जीव जैसे साँप अपनी केंचुल बदलता है, वैसे ही अन्य शरीरों 

को बदलता रहता है, किन्तु अनिकेतन परित्राजक और मुक्त आत्मा तो आकाश में चन्द्रमा की तरह 
सर्वत्र घूमता रहता है (स्वतंत्रता से विहार करता है) । ऐसा ज्ञानी पुरुष चाहे तीर्थ में शरीरत्याग करे, 
चाहे चाण्डाल के घर में प्राण छोड़ दे, तो भी वह सदा कैवल्य को ही प्राप्त होता है । और शरीरत्याग . 
के बाद भी उसके शरीर की चाहे दिशाओं को बलि दे दी जाए (खुले में देह डाल दी जाए) अथवा 
चाहे जमीन खोद कर उसे गाड़ा जाए, पर वह तो कैवल्य को ही प्राप्त होता है । यह गाड़ने की विधि 


परिव्राजक संन्यासी के ही लिए है, अन्य के लिए नहीं है। 


38 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


नाशौचं नाग्निकार्य च न पिण्डं नोदकक्रिया । 

न कुर्यात्पार्वणादीनि ब्रह्मभूताय भिक्षवे ॥9॥ 
दग्धस्य दहनं नास्ति पक्वस्य पचनं यथा । 
ज्ञानाग्निदग्धदेहस्य न च श्राद्धं न च क्रिया ॥10॥ 
यावच्चोपाधिपर्यन्तं तावच्छुश्रूषयेदगुरुम्‌ । 
गुरूबदगुरुभार्यायां तत्तुत्रेषु च वर्तनम्‌ ॥11॥ 


ब्रह्मलीन संन्यासी के. निमित्त कोई सूतक नहीं होता, उसका अग्निदाह भी नहीं होता । उसके 
आत्मा की शान्ति के लिए न कोई तर्पण-विधि, न कोई पिण्डदानादि या पार्वणादि ही करने चाहिए । 
उसके श्राद्ध की भी कोई जरूरत नहीं होती | जिस प्रकार जले हुए को जलाया नहीं जाता, पके हुए 
को पकाया नहीं जाता, उसी प्रकार ज्ञानरूपी अग्नि से जले हुए शरीर वाले उसकी श्राद्धादि क्रिया नहीं 
` होती। जब तक सांसारिक उपाधियाँ रहती हैं, तब तक तो गुरु की सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिए । और 
उसी प्रकार से गुरु की तरह ही गुरुपत्नी और गुरु की सन्तानों के प्रति भी सम्मानपूर्ण व्यवहार करना 
चाहिए । 


शुद्धमानसः शुद्धचिद्रूपः सहिष्णुः सोऽहमस्मि सहिष्णुः सोऽहमस्मीति 
प्राप्ते ज्ञानेन विज्ञाने ज्ञेये परमात्मनि हृदि संस्थिते देहे लब्धशान्तिपदं गते 
तदा प्रभामनोबुद्द्रिशून्यं भवति ॥1 21 


मैं शुद्ध मानस वाला हुँ, मैं शुद्ध चैतन्यस्वरूप हूँ, सहिष्णु, वह सहिष्णु में ही हूँ--इस प्रकार 
का ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है, तब उस ज्ञानानुभव से तथा ज्ञेयरूप परमात्मा के हृदय में अच्छी तरह 
से बैठ जाने से देह को जब शान्तिपद की प्राप्ति हो जाती है, तब साधक मन-बुद्धि से शून्य होकर 
चैतन्यरूप हो जाता है। 


अमृतेन तृप्तस्य पयसा किं प्रयोजनम्‌ । एवं स्वात्मानं ज्ञात्वा वेदैः 
प्रयोजनं किं भवति । ज्ञानामृततृप्तयोगिनो न किंचित्कर्तव्यमस्ति । 
तदस्ति चेन्न स तत्त्वविद्भवति। दूरस्थोऽपि न दूरस्थः पिण्डवर्जितः 
पिण्डस्थोऽपि प्रत्यगात्मा सर्वव्यापी भवति ॥1 3॥ 


अमृत से तृप्त हो जाने पर दूध की क्या आवश्यकता है ? इसी प्रकार आत्मा को जान लेने पर 
वेदों का भी भला क्या प्रयोजन है ? ज्ञानरूपी अमृत से तृप्त योगी के लिए कोई भी कार्य शेष नहीं 
रह जाता | यदि कोई कार्य शेष रह गया समझा जाए, तो वह तत्त्वज्ञानी ही नहीं हो सकता | वह दूर 
रहता हुआ भी दूर नहीं है, और पिण्ड (देह) में रहता हुआ भी पिण्ड से पृथक्‌ प्रत्यगात्मा है, जो 
` सर्वव्यापक है | 
हृदय॑ निर्मल कृत्वा चिन्तयित्वाप्यनामयम्‌। 
अहमेव पर॑ सर्वमिति पश्येत्परं सुखम्‌ ॥1 41 
यथा जले जल क्षिप्तं क्षीरे क्षीरं घृते घृतम्‌ । 
अविशेषो भवेत्तद्वज्जीवात्म-परमात्मनोः ॥1 5॥ 


चतुर्थोऽध्यायः] पेंगलोपनिषत्‌ (61) 39 


Mes को विशुद्ध करके और अपने को, “मैं अनामय हँ“ मैं ब्रह्म हूँ--इस प्रकार चिन्तन करके 
'मैं ही सब कुछ हूँ--ऐसा सोचने और देखने से परमसुख का अनुभव होता है । जिस प्रकार पानी में 
पानी और दूध में दूध या घी में घी डाल देने से वे सब एकाकार हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार जीवात्मा 
और परमात्मा--दोनों एक साथ मिलने से अभिन्न (एकाकार, निर्विशेष) ही हो जाते हैं । 


देहे ज्ञानेन दीपिते बुद्धिरखण्डाकाररूपा यदा भवति तदा विद्वान्ब्रहा- 
ज्ञानाग्निना कर्मबन्धं निर्दहेत्‌ ॥1 6॥ 


ज्ञान के द्वारा देहस्थित अभिमान के नष्ट हो जाने पर तथा बुद्धि के अखण्डाकार हो जाने पर 
विद्वान्‌ पुरुष ब्रह्मज्ञानरूपी अग्नि से कर्म-बन्धनों को जला डालता हे । 
ततः पवित्रं परमेश्वराख्यमद्वैतरूपं विमलाम्बराभम्‌ । 
यथोदके तोयमनुप्रबिष्टं तथात्मरूपो निरुपाधिसंस्थितः ॥1 7॥ 
आकाशवत्सूक्ष्मशरीर आत्मा न दृश्यते वायुवदन्तरात्मा । 
स बाह्यामभ्यन्तरनिश्चलात्मा ज्ञानोल्कया पश्यति चान्तरात्मा ॥18॥ 
इसके बाद वह स्वच्छ वस्र (आकाश) के समान निर्मल एवं पवित्र अद्वैतरूप परमेश्वर को प्राप्त 
करके जैसे एक जल दूसरे जल में मिलकर एकाकार हो जाता है, उसी प्रकार अपने आत्मरूप 
(सत्यस्वरूप) में मिलकर एकरूप हो जाता है । आत्मा आकाश की तरह सूक्ष्म है और वायु की तरह 
अदृश्य (दिखाई न पड़ने वाली) है । वह बाहर और भीतर में (दोनों ओर) निश्चल है । उसे केवल 
ज्ञानरूपी मशाल से ही देखा जा सकता है। 
यत्र यत्र मृतो ज्ञानी येन वा केन मृत्युना । 
यथा सर्वगतं व्योम तत्र तत्र लयं गतः ॥19॥ 
घटाकाशमिवात्मानं विलयं वेत्ति तत्त्वतः । 
स गच्छति निरालम्बं ज्ञानालोकं समन्ततः ॥20॥ 
ज्ञानी जहाँ कहीं भी और जिस किसी भी प्रकार से मृत्यु प्राप्त करे, वह हर स्थिति में ब्रह्म में ही 
लय हो जाता है । क्योंकि ब्रह्म तो आकाश के समान सर्वव्यापी ही है । जिस प्रकार घड़े में अवस्थित 
आकाश महाकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकार तत्त्व को जान लेने वाला योगी भी सभी ओर से 
उस निरालम्ब और ज्ञनप्रकाशस्वरूप ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है । 


तपेद्वर्षसहस्तराणि एकपादस्थितो नरः । 
एतस्य ध्यानयोगस्य कलां नार्हति षोडशीम्‌ ॥21॥ 
इदं ज्ञानमिदं जञेयं तत्सर्व ज्ञातुमिच्छति । 
अपि वर्षसहस््रायुः शास्त्रान्तं नाधिगच्छति ॥22॥ 
विज्ञेयोऽक्षरतन्मात्रो जीवितं वापि चञ्जलम्‌। 
विहाय शास्त्रजालानि यत्सत्यं तदुपास्यताम्‌ ॥23॥ 
अनन्तकर्म शौचं च जपो यज्ञस्तथैव च । 
तीर्थयात्राभिगमनं यावत्तत्वं न विन्दति ॥24॥ 
यदि कोई एक पैर पर खड़ा रहकर हजारों वर्ष तक तपस्या करे, तो भी वह ध्यानयोग की सोलह 
कलाओं में से एक की बराबरी भी नहीं कर सकता | यदि कोई ज्ञान और ज्ञेय को सम्पूर्णतया जानना 





40 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


चाहता हो, तो हजार वर्ष की आयुपर्यन्त शास्राध्ययन करने पर भी उसका अन्त नहीं प्राप्त कर सकता | 
मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि केवल अक्षखह्य ही सत्य है । मनुष्य का जीवन चञ्चल है, इसलिए 
शास्त्रो के जाल (झंझट) को छोड़कर जो सत्य तत्त्व है, उसी की उसे उपासना करनी चाहिए । शौच, 
जप, तप, तीर्थ, यज्ञ आदि भाँति-भाँति के कर्मों की सार्थकता तभी तक है, जब तक कि उस तत्त्व की 
प्राप्ति न हो जाए । 


अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम्‌ । 

द्वे पदे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च ॥25॥ 
ममेति बध्यते जन्तुर्निर्ममेति विमुच्यते । 

मनसो ह्युन्मनीभावे द्वैतं नैवोपलभ्यते ॥2 6॥ 

यदा यात्युन्मनीभावस्तदा तत्परमं पदम्‌ । 

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परं पदम्‌ ॥27॥ 

तत्र तत्र परं ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम्‌। 
हन्यान्मुष्टिभिराकाशं क्षुधार्तः खण्डयेत्तुषम्‌। 
नाहंब्रह्मेति जानाति तस्य मुक्तिर्न जायते ॥28॥ 


महात्माओं के मोक्ष का हेतु (आधार) निश्चित रूप से में ब्रह्म हूँ", इस प्रकार की भावना ही है । 
बन्ध और मोक्ष के कारण ये दो शब्दसमूह ही हैं-'यह मेरा है” यह बन्धकारण है और “यह मेरा नहीं 
है? यह मोक्षकारण है । मेरा है” यह भाव बन्धन में डालता है और मेरा नहीं है” यह भाव मोक्ष प्रदान 
करता है । जब मन उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तब द्वैतभाव समाप्त हो जाता है। जब 
उन्मनीभाव प्राप्त हो जाता है, तभी परमपद की प्राप्ति होती हे । उस अवस्था में जहाँ-जहाँ मन जाता 
है, वहाँ-वहाँ परमपद हो जाता है । प्रहा तो यत्र-तत्र-सर्वत्र विद्यमान ही है । परन्तु जो व्यक्ति यह नहीं 
जानता कि मै ब्रह्म हूँ” उसकी मुक्ति नहीं होती | जिस प्रकार कोई आकाश में मृष्टि-प्रहार करे अथवा 
भूखा आदमी चावल प्राप्त करने के लिए भूसी को कूटे तो उसका प्रयास व्यर्थ ही होता है, उसी प्रकार 
ऐसे (अनधिकारी) व्यक्ति के मुक्तिप्राप्ति का उपाय व्यर्थ ही होता है । 


य एतडुपनिषदं नित्यमधीते सोऽग्निपूतो भवति । स वायुपूतो भवति । स 

आदित्यपूतो भवति। स ब्रह्मपूतो भवति। स विष्णुपूतो भवति। स 

रुद्रपूतो भवति । स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति । स सर्वेषु वेदेष्वधीतो 

भवति। स सर्ववेदव्रतचर्यासु चरितो भवति। तेनेतिहासपुराणानां 

रुद्राणां शतसहस्त्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुतं जप्तं 

भवति । दश पूर्वान्दशोत्तरान्पुनाति। स पङ्क्तिपावनो भवति । स 

महान्भवति । ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेयगुरुतल्पगमनतत्संयोगिपात-. | 

केभ्यः पूतो भवति ॥29॥ 

जो मनुष्य इस उपनिषद्‌ का नित्य पाठ करता है, वह अग्नि जैसा पवित्र होता हे जैसा 

पवित्र होता है, वह सूर्य जैसा पवित्र हो जाता है, वह ब्रह्मा जैसा पवित्र होता है हे 0. विच 
होता है, वह रुद्र जैसा पवित्र होता है, वह सभी तीर्थों में स्नान किया हुआ हो, ऐसा पवित्र होता हे 
वह सभी वेदों को पढ़ा हुआ-सा हो जाता है, वह सभी वेदों में विहित सभी व्रतादि का करने वाला होता 
है, वह इतिहास-पुराणादि के अध्ययन का तथा एक लाख रुद्रजप का पुण्य प्राप्त कर लेता है । उसे 


चतुर्थोऽध्यायः] पैंगलोपनिषत्‌ (61) 41 


दस हजार प्रणवजप का पुण्यफल मिल जाता है । उसकी पहले की दस पीढ़ियाँ तथा बाद की दस 
पीढ़ियाँ पवित्र हो जाती हैं। वह अपने साथ बैठने वालों को भी पवित्र कर देता है । इससे वह 
'पंक्तिपावन' हो जाता है । वह महान्‌ होता है । वह ब्रहमहत्या, मदिरापान, सुवर्ण की चोरी, गुरु-पत्नी- 
गमन और अनेकानेक महापातक करने वालों की संगति से होने वाले अन्यान्य पातकों से मुक्त होकर 
पवित्र हो जाता है । 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥30॥ 

तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ । ॐ 

सत्यमित्युपनिषद्‌ ॥3 1॥ 


इति पैडुलोपनिषत्समाप्ता । 


ज्ञानी लोग विश्वव्यापक भगवान्‌ विष्णु के उस परमपद को द्युलोक में फैले हुए प्रकाश की तरह 
देखते हैं । विप्रलोग अर्थात्‌ ब्रह्मनिष्ठा में ही जीवन को बिताने वाले आलस्य-प्रमादादि से रहित होकर 
सदैव श्रेष्ठ कर्म करने वाले जो साधक हैं, वे विष्णु के इस परमपद को (अन्तर्यामी परमेश्वर को) प्राप्त 
करते हैं । यह बात सत्य है | ऐसी रहस्यमयी यह उपनिषद्‌ विद्या है । 


इस प्रकार पैंगलोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
® 
शान्तिपाठः 


३ पूर्णमदः पूर्णमिदं" पूर्णमेवावशिष्यते । (पूर्ववत्‌) 
3७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अ 


(62) भिक्षुकोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


इस उपनिषद का सम्बन्ध शुक्लयजुर्वेद से हे | इसमें आत्मा के मोक्ष और जगत्‌ के हित 
के लिए भिक्षाटन के द्वारा जीवन-निर्वाह करने वाले संन्यास धर्म का संक्षेप में किन्तु 
प्रभावशाली ढंग से वर्णन किया गया है । कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस--इन चार 
प्रकार के भिक्षुओ के विविध वेश, विविध आचार आदि बताए गए हैं । फिर भी वे सभी मोक्ष 
की ही इच्छा रखने वाले होते हैं, ऐसा बताया गया है । इसमें परमहंस संन्यासी का महत्त्व 
बताया गया है । उपनिषद्‌ छोटी होने पर भी विशद है । 


९७) 


शान्तिपाठ: 
ॐ पूर्णमिदः पूर्णमिदं.......पूर्णमेबावशिष्यते । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (पेंगलोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
ॐ अथ भिक्षूणां मोक्षार्थिनां कुटीचकबहूदकहंसपरमहंसाश्चेति 
चत्वारः ॥1॥ 


कुटीचका नाम गौतमभरद्वाजयाज्ञवल्क्यवसिष्ठप्रभूतयोऽष्टौ ग्रासांश्चरन्तो 
योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥2॥ 


मोक्ष को चाहने वाले भिक्षुओं के चार प्रकार होते हैं-कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस । 
उनमें कुटीचक भिक्षु गोतम, भारद्वाज, याज्ञवल्क्य और वसिष्ठ ऋषि आदि आठ ग्रास ही भोजन लेकर 
योगमार्ग के द्वारा (उसके माध्यम से) मोक्ष के लिए प्रयत्न करते हैं । 
अथ बहूदका नाम त्रिदण्डकमण्डलुशिखायज्ञोपवीतकाषायवस्त्रंधारिणो 
ब्रह्मर्षिगृहे मधुमांसं वर्जयित्वाऽष्टौ ग्रासान्भैक्षाचरणं कृत्वा योगमार्गे 
मोक्षमेव प्रार्थयन्ते ॥3॥ 
अथ हंसा नाम ग्राम एकरात्रं नगरे पञ्चरात्रं क्षेत्रे सप्तरात्रं तदुपरि न 
वसेयुः । गोमूत्रगोमयाहारिणो नित्यं चान्द्रायणपरायणा योगमार्गे मोक्ष 
मेव प्रार्थयन्ते ॥4॥ 
और बहूदक नामक भिक्षु लोग त्रिदण्ड, कमण्डलु, शिखा (चोटी), यज्ञोपवीत 
धारण करते हैं । ते किसी ब्रह्मर्षि के घर में रहते हैं । न ह क धात 
आठ ग्रास का ही भोजन करते हैं और योगमार्ग के द्वारा मोक्षानुसन्धान करते है । अब जो हंस नामक 
भिक्षु होते हैं, वे किसी गाँव में एक रात्रि, नगर में पाँच रात्रि और तीर्थस्थल में सात रात्रि से अधिक 
निवास नहीं करते । वे गोमूत्र और गोमय (गोबर) का ही आहार करते हैं और सदैव चान्द्रायणव्रत के 
परायण होकर योगमार्ग के द्वारा मोक्ष का अनुसन्धान करते रहते हैं । Fi 


भिक्षुकोपनिषत्‌ (62) 43 


अथ परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्वेतकेतुजडभरतदत्तात्रेयशुकवामदेव- 
हारीतकप्रभृतयोऽष्टौ ग्रासांश्चरन्तो योगमार्गे मोक्षमेव प्रार्थयन्ते । वृक्षमूले 
शून्यगृहे श्मशानवासिनो वा साम्बरा वा दिगम्बरा वा । ने तेषां धर्माधर्मौ 
लाभालाभौ शुद्धाशुद्धौ द्वैतवर्जिता समलोष्टाश्मकाञ्चनाः सर्ववर्णेषु 
भेक्षाचरणुं कृत्वा सर्वत्रात्मैवेति पश्यन्ति। अथ जातरूपधरा निर््न्द्दा 
निष्परिग्रहाः शुक्लध्यानपरायणा आत्मनिष्ठाः प्राणसंधारणार्थं यथोक्त- 
काले भैक्षमाचरन्तः शून्यागारदेवगृहतृणकूट वल्मीकवृक्षमूलकुलाल- 
शालाग्निहोत्रशालानदीपुलिनगिरिकन्दरकुहरकोटरनिर्झरस्थणिडले तत्र 
ब्रह्ममार्गे सम्यक्संपन्नाः शुद्धमानसाः परमहंसाचरणेन संन्यासेन देहत्यागं 
कुर्वन्ति ते परमहंसा नामेत्युपनिषत्‌ ॥5॥ 
इति भिक्षुकोपनिषत्समाप्ता । 


“eS 


] 


be 


परमहंस नामक भिक्षु संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, जडभरत, दत्तात्रेय, शुकदेव, वामदेव और 
हारीतक की तरह आठ ग्रास भोजन करके योगमार्ग में विचरण करते हुए मोक्ष की प्राप्ति के लिए 
प्रयत्नशील रहते हैं। इन परमहंसों का निवास-स्थान किसी वृक्ष का मूल, कोई सूना घर, अथवा 
श्मशान होता हे । वे कभी वस्त्र पहनते हैं और कभी नहीं भी पहनते । उनके लिए कोई धर्म या अधर्म, 
कोई लाभ या अलाभ--कुछ भी नहीं होता । द्वैत के सन्दर्भ में उनके लिए कुछ शुभ या अशुभ नहीं 
होता । वे मिट्टी, सोने या पत्थर में कोई भेदभाव नहीं करते (अर्थात्‌ उनके लिए ये सब समान ही है) । 
सभी वर्णो में वे लोग भिक्षाटन करते हैं । और सर्वत्र अपनी आत्मा का ही दर्शन करते रहते हैं । तुरन्त 
जन्मे हुए बालक की तरह वे एकदम निर्लेप, निर्विकार (निर्दोष-निर्दश--शुचि-अशुचि को भावना से 
अतीत) होते है । वे परमहंस भिक्षुलोग निर्टरन्द परिग्रहरहित, शुक्लध्यानपरायण, आत्मनिष्ठ जीवन 
धारण करने की इच्छा से यथाविहित काल में भिक्षाटन करते हुए किसी एकान्त घर, देवस्थल, झोपड़ी, 
वल्मीक (बाँबी), वृक्षमूल, कुम्हार के घर, यज्ञशाला, नदी-तट, पर्वत की गुफा, टीले, गड्ढे, झरने 
आदि किसी भी स्थल में निवास करते हैं । ऐसे स्थानों में निवास करते हुए वे अच्छी तरह से आत्मिक 
विभूतियों से युक्त होकर शुद्ध मन से (निष्ठा से) परमहंस वृत्ति का पालन करके संन्यास द्वारा शरीर को 
छोड़ देते है । इस तरह आचरण करने वाले वे लोग परमहंस कहलाते हैं, ऐसा इस उपनिषद्‌ का 
अभिमत है । 


इस प्रकार भिक्षुकोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
७” 
शान्तिपाठः 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
र 


(63) महोपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 


इस सामवेदीय उपनिषद्‌ में बड़े-बड़े छ: अध्याय हैं । प्रथमाध्याय में सांख्यानुसारी 
पचीस तत्त्व बताए हें किन्तु उनके अतिरिक्त एक नारायणरूप नियन्ता को भी सम्मिलित किया 
गया है । नारायण से शंकर और ब्रह्मा की उत्पत्ति बताकर दूसरे और तीसरे अध्याय में शुकदेव 
को कथा कही गई है | इनमें शुकदेव जी की साधना और इस साधना के फलस्वरूप उन्होंने 
जो आध्यात्मिक अनुभूतियाँ प्राप्त की, उनका वर्णन है । जब ऐसी अनुभूतियो से उन्हें शान्ति 
न मिली, तब वे अपने पिता व्यास जी के पास पहुँचे । व्यास जी से उन्होंने सारी बातें कही । 
तब व्यास जी ने उन्हें तत्त्वोपदेश देकर राजा जनक के यहाँ परितोष प्राप्त करने के लिए भेजा । 
जनक की कसोटी में वे खरे उतरे । जनक के प्रथम उपदेश से तो उन्होंने प्राप्त की ही प्राप्ति 
को थी, इसलिए उन्हें पहले तो शान्ति नहीं हुई । बाद में जनक ने जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति 
के बारे में कहा, तब उन्हें शान्ति मिली और वे मेर-शिखर पर पहुँचकर समाधि में लीन हुए । 
तीसरे अध्याय से लेकर अन्त तक निदाघ और ऋभु का संवाद चलता है । इन अध्यायों में ऋभु 
द्वार निदाघ को बड़ा अच्छा तत्वविवेचनात्मक उपदेश दिया गया है । इस कार्यकारणसंघात के 
बीच में से छानबीन कर आत्मतत्त्व का तारण इसमें प्रदर्शित किया गया है । इस उपदेश में 
मानो वेदान्त का सारा सागर ही गर्जना कर रहा है | 


ww 


शान्तिपाठः 
३ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्म्राणश्कषुःशरोत्रमथोबलमिन्द्रयाणि च 
सर्वाणि सर्व ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्या मा मा ब्रह्म निराकरोद- 


निराकरणं मेऽस्त्वनिराकरणं मेऽस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु 
धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॥ 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
हे पखह्य परमात्मा! हमारे सभी अंग--वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र और सभी इन्द्रियां तथा बल 
परिपुष्ट हों | यह जो सर्वरूप उपनिषत््रतिपादित ब्रहम है, उस ब्रह्म की अवगणना (तिरस्कार) हम न करें 
- और ब्रह्म (भी) हमारा परित्याग न करें | उस (ब्रह्म) के साथ हमारा अटूट सम्बन्ध हो । उपनिषदों में 
प्रतिपादित जो धर्म हैं, वे सब परमात्मा में रत हमम प्रविष्ट हों, वे सभी हमारे धर्म में हों । 
हे परमात्मा ! (हमारे) त्रिविध तापों की शान्ति हो | 


प्रथमोऽध्यायः 


अथातो महोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥1॥ 


तदाहुः--एको ह वै नारायण आसीन्न ब्रह्मा नेशानो नापो नाग्नीषोमौ नेमे 
द्यावापृथिवी न नक्षत्राणि न सूर्यो न चन्द्रमाः ॥ gy 


प्रथमोञध्याय:] महोपनिषत्‌ (63) 45 


स एकाकी न रमते ॥3॥ 

तस्य ध्यानान्तःस्थस्य यज्ञस्तोममुच्यते ॥4॥ 

तस्मिन्‌ पुरुषाश्चतुर्दश जायन्ते एका कन्या दशेन्द्रियाणि मन एकादशं तेजो 

द्वादशमहंकारस्त्रयोदशकः प्राणश्वतुर्दश आत्मा पञ्चदशी बुद्धिर्भूतानि पञ्च 

तन्मात्राणि पञ्च महाभूतानि स एकः पञ्चविंशतिः पुरुषः ॥5॥ 

तत्पुरुषं पुरुषो निवेश्य नास्य प्रधानसंवत्सरा जायन्ते । संवत्सरादधि- 

जायन्ते ॥6॥ 

अब हम महोपनिषद्‌ कहेंगे । उसमें प्रथम यह कहा जाता है कि इस सृष्टि के पहले एक नारायण 

ही थे । ब्रह्मा भी नहीं थे, शंकर भी नहीं थे, जल नहीं था, अग्नि और सोम भी नहीं थे । यह आकाश 
और पृथ्वी भी नहीं थे । नक्षत्र नहीं थे । चन्द्र न था, सूर्य भी न था। उस समय अकेले नारायण को 
आनन्द नहीं आया (चैन नहीं पड़ा) । वे ध्यान में बैठकर चिन्तन करने लगे । अत: उनके सामने यज्ञ- 
समूह उच्चरित हुआ । उसमें चौदह पुरुष जन्मे | एक कन्या जन्मी । दश इन्द्रियाँ, ग्यारहवाँ तेजोरूप 
मन, बारहवाँ अहंकार, तेरहवाँ प्राण, चौदहवाँ आत्मा और पंद्रहवीं बुद्धि हुई । बाद में पाँच तन्मात्राएँ 
और पाँच महाभूत उत्पन्न हुए | इस प्रकार वह एक पुरुष पचीस रूप में (विराट्‌ या सूत्रात्मा रूप में) 
उत्पन्न हुआ | उस पुरुष (सूत्रात्मा या हिरण्यगर्भ) को उसका अधिष्ठाता (नारायण) सृष्टि आदि स्थूल 
कर्म में स्थापित करके और स्वयं असंग और उदासीन हो गया । इतने काल तक वह ऐसा रहता है'-- 
इस तरह के कोई संवत्सर जैसे कालपरिमाण उस समय उत्पन्न नहीं होते । कालपरिमाण तो संवत्सर 


से ही पैदा होते हैं । 
अथ पुनरेव नारायणः सोऽन्यत्कामो मनसा ध्यायत । तस्य ध्यानान्तः- 
स्थस्य ललाटात्‌ त्र्यक्षः शूलपाणिः पुरुषो जायते । बिभ्रच्छियं यशः स॒त्यं 
ब्रह्मचर्य तपो वैराग्यं मन ऐश्वर्य सप्रणवा व्याहृतय ऋग्यजुःसामाथ- 
वाड्विरसः सर्वाणि छन्दांसि तान्यङ्गे समाश्रितानि। तस्मादीशानो महादेवो 
- महादेवः ॥7॥ 
बाद में फिर उस नारायण ने एक अन्य कामना की । उन्होंने अपने मन से ध्यान किया । ध्यानस्थ 
उनके (नारायण के) ललाट से तीन आँखों वाले त्रिशूलधारी पुरुष का जन्म हुआ | वह लक्ष्मी, यश, 
सत्य, ब्रह्मचर्य, तप, वैराग्य, मन तथा ऐश्वर्य धारण किए हुए था । प्रणवसहित सभी व्याहतियॉ, ऋक्‌- 
यजुष्‌-साम-अथर्ववेद, सभी छन्द उसके शरीर में विद्यमान थे। अत एव वे ईशान हैं, वे बड़े देव हैं 
इसलिए वे महादेव हैं । 
अथ पुनरेव नारायणः सोऽन्यत्कामो मनसा ध्यायत । तस्य ध्यानान्तः- 
स्थस्य ललाटात्‌ स्वेदोऽपतत्‌। ता इमाः प्रतता आपः। ततस्तेजो 
हिरण्मयमण्डम्‌ । तत्र ब्रह्मा चतुर्मुखोऽजायत ॥8॥ 
बाद में फिर उन नारायण ने अन्य इच्छा की और मन से ध्यान किया जब वे ध्यान में बैठे, 
तब उनके ललाट से पसीना गिर पड़ा | वह जल के रूप में फैल गया । उसमें से तेज पैदा हुआ और 
एक स्वर्णमय अण्ड उत्पन्न हुआ । उसमें से चार मुख वाले ब्रह्मा उत्पन्न हुए | 


व्याहतिर्गायत्रं छन्द ऋग्वेदो- 
सो$ध्यायत्‌ । पूर्वाभिमुखो भूत्वा भूरिति व्याहृतिग बाट 
ऽग्निर्देवता । पश्चिमाभिमुखो भूत्वा भुव इति व्याहतिस्त्रष्टुभं छन्दो 


46 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


यजुर्वेदो वायुर्देवता । उत्तराभिमुखो भूत्वा स्वरिति व्याहृतिर्जागतं छन्दः 

सामवेदः सूर्यो देवता । दक्षिणाभिमुखो भूत्वा मह इति व्याहृतिरानुष्टुभं 

छन्दोऽथर्ववेदः सोमो देवता ॥9॥ 

उत्पन्न होकर उस ब्रह्य ने पूर्वाभिमुख होकर ध्यान किया कि यह 'भूर्‌' व्याहति, गायत्री छन्द, 

ऋग्वेद और अग्निदेव हैं । फिर उन्होने पश्चिमाभिमुख होकर यह “भुवर्‌ व्याहति, त्रेष्टुभ्‌ छन्द, यजुवेंद 
और वायुदेव यह है, ऐसा ध्यान किया | फिर उत्तराभिमुख होकर यह 'स्वर' व्याहति, जाग्रत्‌ छन्द, 
सामवेद और सूर्यदेव हैं, ऐसा ध्यान किया | फिर दक्षिणाभिमुख होकर यह 'मह:' व्याहति, अनुष्टुभ्‌ 
छन्द और अथर्ववेद तथा चन्द्रदेव हैं, ऐसा ध्यान किया । 

सहस्त्रशीर्ष देवं सहस्राक्षं विश्वशम्भुवम्‌ । 

विश्वतः परमं नित्यं विश्वं नारायणं हरिम्‌ ॥1 0॥ 

विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्रमुपजीवति । 

पतिं विश्वेश्वरं देवं समुट्रेकं विश्वरूपिणम्‌ ॥11॥ 


और भी हजारों मस्तकों वाले, हजारों आँखों वाले, जगत्‌ का कल्याण करने वाले, सर्वश्रेष्ठ, 

नित्य, विश्वरूप, भक्तों के दु:ख दूर करने वाले, श्रीनारायण देव का उन्होंने (ब्रह्मा ने) ध्यान किया कि 
यह सर्वजगत्‌ उस पुरुषमय ही है । उन्हीं के आधार पर यह सारा जगत्‌ टिका हुआ है । जगत्‌ के 
प्रतिपालक-विश्वेश्वरदेव, प्रत्यगात्मा से अभिन्न होकर ब्रह्मरूप से सम्यक्‌ (योग्य) रीति से ऊपर उठे 
हुए उन ब्रह्मा ने “वह में ही हुँ--ऐसा ध्यान किया | | 

पद्मकोशप्रतीकाशं लम्बत्याकोशसन्निभम्‌ । 

हृदयं चाप्यधोमुखं सन्तत्यै सीत्कराभिश्च ॥1 2॥ 

तस्य मध्ये महानर्चिर्विश्चार्चिविश्वतो मुखम्‌ । 

तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता ॥1 3॥ 

तस्याः शिखाया मध्ये पुरुषः परमात्मा व्यवस्थितः । 

स ब्रह्मा स ईशानः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌ ॥1 4॥ 

इति महोपनिषत्‌ । 
इति प्रथमोऽध्यायः । 


पद्मकोश जैसे प्रकाशित, नीचे की ओर मुखवाला, जो जीवन की सन्तति (सातत्य) के लिए ही 

लटक रहा है, जो ठण्डे पानी के शीकरो से युक्त है (जिससे जल-बिन्दुओं का स्राव होता रहता है) 
ऐसा एक हृदय सभी प्राणियों के भीतर प्रतिष्ठित है । ऐसे उस हृदय के बीच याल और 
सभी ओर अपनी ज्वालाएँ फैलाने वाली विशाल वहिशिखा है। उसके बीच अतिसूक्ष्म सीधी 
अग्निशिखा है, उसके बीच परमात्मा हैं। वही ब्रह्मा, शंकर, इन्द्र और वही अविनाशी तथा परम 
स्वयंप्रकाश है--ऐसा यह महोपनिषद्‌ कहती है। | 
यहाँ पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है । 

श्र 


द्वितीयोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 47 
ह्वितीयोऽ ध्यायः 


शुको नाम महातेजाः स्वरूपानन्द्तत्परः । 
जातमात्रेण मुनिराड्‌ यत्‌ सत्यं तदवाप्तवान्‌ ॥1॥ 
तेनासौ स्वविवेकेन स्वयमेव महामनाः । 
प्रविचार्य चिरं साधु स्वात्मनिश्चयमाप्नुयात्‌ ॥2॥ 
अनाख्यत्वादगम्यत्वान्मनःषष्ठन्द्रियस्थितेः । 
चिन्मात्रमेवायमणुराकाशादपि सूक्ष्मकः ॥३॥ 
चिदणोः परमस्यान्तः कोटिब्रह्माण्डरेणवः । 
उत्पत्तिस्थितिमभ्येत्य लीयन्ते शक्तिपर्ययात्‌ ॥4॥ 


शुकदेव नाम के एक बड़े तेजस्वी मुनिराज सदैव स्वरूपानन्द में तल्लीन रहते थे । वे जन्मे थे 

तब से ही सत्य पदार्थ जो है उसे प्राप्त कर चुके थे । महामना उन शुकदेव जी ने अपने आप ही स्वयंभू 
विवेक से दीर्घकाल तक बहुत ही चिन्तन किया | और बाद में इस प्रकार का उत्तम अपने आत्मा के 
विषय में निश्चय किया था कि मनसहित छहों इन्द्रियों की उपस्थिति से अगम्य और अवर्णनीय होने से 
यह आत्मा मात्र चैतन्य रूप ही हे । वह अणु है अर्थात्‌ आकाश से भी सूक्ष्म है । इस चैतन्यरूप परमाणु 
के भीतर करोड़ों ब्रह्माण्डरूपी रजकण उत्पत्ति तथा स्थिति को प्राप्त करते रहते हैं। और शक्ति में 
परिवर्तन हो जाने से उसी चिदणु में लीन हो जाते हें । 

आकाशं बाह्यशून्यत्वादनाकाशं तु चित्त्वतः । 

न किञ्चिद्यदनिर्देश्यं वस्तु सत्तेति किञ्चन ॥5॥ 

चेतनोऽसौ प्रकाशत्वाद्वेद्याभावाच्छिलोपमः । 

स्वात्मनि व्योमनि स्वस्थे जगढुन्मेषचित्रकृत्‌ ॥6॥ 

तद्भामात्रमिदं विश्वमिति न स्यात्ततः पृथक्‌ । 

जगद्भेदोऽपि तद्भानमिति भेदोऽपि तन्मयः ॥7॥ 

सर्वगः सर्वसंबन्धो गत्यभावान्न गच्छति । 

नास्त्यसावाश्रयाभावात्‌ सद्रूयत्वादथास्ति च ॥8॥ 

वह आत्मतत्त्व बाहर की दृष्टि से शून्य जैसा होने से आकाश है । परन्तु वह तो चिद्रूप है, वह 

कहीं वास्तविक रूप में आकाश तो नहीं है । कुछ है ही नही'--इस तरह कहना या बताना तो असंभव 
ही है, इसलिए कुछ 'सत्ता' रूप तो अवश्य है ही । वह प्रकाशरूप होने से चेतन है पर उसे जानना 
असंभव होने से शिला जैसा है । अपने आकाशरूप स्वरूप में ही वह जगत्‌ के प्रादुर्भावरूप चित्र 
अंकित करता है । यह सम्पूर्ण विश्व उसी का प्रकाशमात्र होने के कारण उससे अलग है ही नहीं । जगत्‌ 
रूप भेद भी तो उसी का भान है क्योंकि भेद भी तो तन्मय (आत्ममय) ही है। वह ल ओर गति 
करता है और सभी के साथ सम्बन्ध वाला होता है । सभी के साथ सम्बद्ध होने से र कोई गति नहीं 
होती, इसलिए वह चलायमान भी नहीं है । वह निरालम्ब है इसलिए वह 'नहीं' है। परन्तु, वह 


सत्यस्वरूप है इसलिए वह है भी तो सही ।' 


विज्ञानमानन्दं ब्रह्म रातेर्दातुः परायणम्‌ । 
सर्वसंकल्पसंन्यासश्रेतसा यत्परिग्रहः ॥9॥ 


48 : उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जाग्रतः प्रत्ययाभावं यस्याहुः प्रत्ययं बुधा: । 
यत्संकोचविकासाभ्यां जरत्प्रलयसृष्टयः ॥10॥ 
निष्ठा वेदान्तवाक्यानामथ वाचामगोचरः । 

अहं सच्चित्परानन्दब्रह्मैवास्मि न चेतरः ॥11॥ 


ब्रह्म विज्ञानरूप और आनन्दरूप है। वह जीवन्मुक्तिरूपी धनदाता मनुष्य की गुरु की 
परमगतिरूप है (गुरु की सार्थकता है) । चित्त के द्वारा सभी संकल्पों का त्याग करना ही पखह्य को 
स्वीकार करना है । विद्वान्‌ लोग कहते हैं कि जागते रहने पर भी बाह्य विषयों का भान न होना ही ब्रह्म 
का ज्ञान है | उस ब्रह्म के संकोच और विकास से सारी सृष्टि का सर्जन और प्रलय होता है । पहले 
वेदान्त के वाक्यों पर श्रद्धा उत्पन्न होती है और फिर बाद में 'वाणी का अविषय सत्‌-चित्त्‌- 
आनन्दस्वरूप परमात्मा मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं” ऐसा अनुभव होता हे । 


स्वयैव सूक्ष्मया बुद्ध्या सर्व विज्ञातवान्‌ शुकः । 

स्वयं प्राप्ते परे वस्तुन्यविश्रान्तमनाः स्थितः ॥1 2॥ 
इदं वस्त्विति विश्वासं नासावात्मन्युपाययौ । 

केवलं विररामास्य चेतो विषयचापलम्‌ । 

भोगेभ्यो भूरि भङ्गेभ्यो धाराभ्य इव चातकः ॥1 3॥ 


यह सब शुकदेव ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि से ही जाना था और अपने आप ही परम वस्तु को प्राप्त 
किया था। परन्तु तो भी उनका चित्त विश्रान्ति (शान्ति) को प्राप्त नहीं कर पाया था । और आत्मा के 
विषय में उनका विचार यह वही आत्मतत्त्व है'--इस तरह निश्चयात्मक रूप से दृढ नहीं हुआ था। 
केवल उनका विषयचंचल चित्त अब विषयों से रुक गया था और जिस तरह चातक जलधाराओं से 
विराम को प्राप्त होता है, उस तरह अतिनाशवान्‌ विषयों में से वे विराम को प्राप्त किए हुए थे । 


एकदा सोऽमलप्रज्ञो मेरावेकान्तसंस्थितम्‌ । 


पप्रच्छ पितरं भक्त्या कृष्णद्वैपायनं मुनिम्‌ ॥141 


संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं मुने । 

कथं च प्रशमं याति कियत्‌ कस्य कदा वद्‌ ॥1 5॥ 
एवं पृष्टेन मुनिना व्यासेनाखिलमात्मजे । 
यथावदखिलं प्रोक्तं वक्तव्यं विदितात्मना ॥1 6॥ 
अज्ञासिषं पूर्वमेवमहमित्यथ तत्पितुः । 


स शुकः स्वकया बुद्ध्या न वाक्यं बहु मन्यते ॥17॥ 


एक दिन निर्मल बुद्धिाले शुकदेव जी मेर पर्वत के ऊपर अकेले ही बैठे थे । वहाँ उन्होंने अपने 
पिताजी कृष्णद्वैपायन (व्यास) से भक्तिभावपूर्वक पूछा- -'हे मुनि ! यह संसाररूपी आडम्बर किस तरह 
स्थित है ? वह किसका, कितना, कब और किस तरह शान्त होता है, यह बताइए |” उनसे ऐसा पूछे 
जाने पर उन आतञ्ञाता व्यास मुनि ने अपने पुत्र से जो कुछ कहने योग्य था वह सब कुछ कह दिया। 


परन्तु शुकदेव जी ने यह तो मैने पहले से ही जान लिया है!-ऐसा मानकर पिता का कथन अपनी 
बुद्धि से बहुत नहीं माना । 


द्वितीयोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 49 


व्यासोऽपि भगवान्‌ बुदध्वा पुत्राभिप्रायमीदृशम्‌ । 
प्रत्युवाच पुनः पुत्रं नाहं जानामि तत्त्वतः ॥18॥ 
जनको नाम भूपालो विद्यते मिथ्चिलापुरे । 
यथावद्वेत््यसौ वेद्यं तस्मात्‌ सर्वमवाप्स्यसि ॥1 9॥ 
पित्रेत्युक्तः शुकः प्रायात्‌ सुमेरोर्वसुधातलम्‌ । 
विदेहनगरीं प्राप जनकेनाभिपालिताम्‌ ॥20॥ 
भगवान्‌ व्यास पुत्र के इस अभिप्राय को समझ गए । उन्होंने फिर से अपने पुत्र से कहा कि-- 
“यह तो मैं अच्छी तरह से जानता नहीं हुँ । मिथिला में जनक नाम का राजा है । वह जाननेयोग्य सब 
कुछ जानता है इसलिए उनके पास से तुम सब कुछ जान सकोगे |” पिता ने जब ऐसा कहा तब 
शुकदेवजी सुमेरु पर्वत से नीचे आए और जनक द्वारा रक्षित मिथिलानगरी में प्रवेश किया । 
आवेदितोऽसौ याष्टीकैर्जनकाय महात्मने । 
द्वारि व्याससुतो राजन्‌ शुकीऽत्र स्थितवानिति ॥21॥ 
जिज्ञासार्थं शुकस्यासावास्तामेवेत्यवज्ञया । 
उक्त्वा बभूव जनकस्तूष्णीं सप्त दिनान्यथ ॥22॥ 
ततः प्रवेशयामास जनकः शुकमङ्गणे । 
तत्राहानि स सप्तैव तथैवावसदुन्मनाः ॥23॥ 
ततः प्रवेशयामास जनकोऽन्तःपुराजिरे । 
राजा न दूश्यते तावदिति सप्त दिनानि तम्‌ ॥24॥ 
शुकदेव मुनि के आगमन पर द्वारपालों ने महात्मा जनक को खबर पहुँचाई कि “महाराज ! 
व्यासपुत्र शुकदेव जी यहाँ द्वार पर आकर खड़े है ।” शुकदेव जी की परीक्षा करने के लिए जनक ने 
अवज्ञपूर्वक कहा कि-- खड़े रहने दो ।' ऐसा कहकर वे (जनक) सात दिनों तक कुछ बोले ही नहीं । 
इसके बाद जनक ने शुकदेव को आँगन में प्रवेश करवाया । परन्तु वहाँ भी उन्होंने (शुकदेवजी ने) सात 
दिनों तक उसे (राजा को) नहीं देखा । वे उन्मन (संसारविमुख) शुकदेव वैसे ही रहे । बाद में राजा ने 
उन्हें अन्तःपुर के आंगन में प्रवेश करवाया तो वहाँ पर भी सात दिनों तक उन्होंने राजा को देखा नहीं । 
तत्रोन्मदाभिः कान्ताभिर्भोजनैभोगसंचयैः । 
जनको लालयामास शुकं शशिनिभाननम्‌॥25॥ 
ते भोगास्तानि भोज्यानि व्यासपुत्रस्य तन्मनः । . 
नाजहुर्मन्दपवनो बद्धपीठमिवाचलम्‌ ॥26॥ 
. केवलं सुसमः स्वच्छो मौनी मुदितमानसः । 
संपूर्ण इव शीतांशुरतिष्ठदमलः शुकः ॥27॥ 
तदनन्तर राजा जनक ने वहाँ मदमस्त खियों, भाँति-भाँति के ह और का के पदार्थों 
से उन चन्द्र जैसे मुखवाले शुकदेवजी का स्वागत किया। परन्तु उन भोगों ने और भोजनों ने शुक- 
देवजी के मन को उसी प्रकार चलायमान नहीं किया, जिस प्रकार मच्द-मन्द पवन मजबूत नींव वाले 
दृढ परवतो को हिलाने में सक्षम नहीं होता शुकदेव जी तो अत्यन्त समबुद्धि वाले, समभावी, स्वच्छ, 
मौनी, प्रसन्नचित्त और पूर्ण चन्द्र की तरह निर्मल ही रहे | 
4 उ० तृ० 


50 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


परिज्ञातस्वभावं तं शुकं स जनको नृपः । 
आनीय मुदितात्मानमवलोक्य ननाम ह ॥28॥ 
निःशेषितजगत्कार्यः प्राप्ताखिलमनोरथः । 
किमीप्सितं तवेत्याह कृतस्वागत आह तम्‌ ॥2 9॥ 
संसाराडम्बरमिदं कथमभ्युत्थितं गुरो । 

कथं प्रशममायाति यथावत्‌ कथयाशु मे ॥30॥ 
यथावदखिलं प्रोक्तं जनकेन महात्मना । 

तदेव यत्‌ पुरा प्रोक्तं तस्य पित्रा महाधिया ॥31॥ 


इस तरह शुकदेव के स्वभाव की परीक्षा लेने के बाद राजा जनक ने उन्हें अपने समीप बुलाया 
और आनंदी आत्मा के दर्शन करके उन्हें नमन किया । जिस राजा ने जगत्‌ के सभी कार्य समाप्त कर 
दिये थे, और जिसके सभी मनोरथ परिपूर्ण हो चुके थे, ऐसे उस राजा ने शुकदेव का स्वागत करके 
फिर उनसे कहा कि--“आपको क्या इच्छा है ?”” तब शुकदेव ने कहा--“है गुरो ! यह संसाररूपी 
आडम्बर किस तरह उत्पन्न हुआ है और यह किस प्रकार से नष्ट होता है ? यह आप मुझे जल्द ही 
बताइए । यह सुनकर महात्मा जनक ने उन्हें वे सभी बातें तत्त्वत: बतला दी जो कि उनके (शुकदेव 
के) महाबुद्धिमान पिता (श्रीव्यास) ने पहले ही कह दिया था। 


स्वयमेव मया पूर्वमभिज्ञातं विशेषतः । 

एतदेव हि पृष्टेन पित्रा मे समुदाहृतम्‌ ॥321 
भवताऽप्येष एवार्थः कथितो वाग्विदां वर । 

एष एव हि वाक्यार्थः शास्रेषु परिदृश्यते ॥33॥ 
मनोविकल्पसञ्जातं तद्विकल्पपरिक्षयात्‌ । 

क्षीयते दग्धसंसारो निःसार इति निश्चितः ॥34॥ 
तत्‌ किमेतन्महाभाग सत्यं ब्रूहि ममाचलम्‌ । 
त्वत्तो विश्रममाप्नोमि चेतसा भ्रमता जगत्‌ ॥३5॥ 


तब शुकदेवजी ने कहा--यह सब तो मैने पहले ही स्वयं जान लिया है । विशेष जानने के लिए 
मैंने अपने पिताजी से पूछा था, तब उन्होने भी यही कहा था । और आप भी तो यही अर्थ बतला रहे हैं । 
हे वक्ताओं में श्रेष्ठ ! यही वाक्य शास्रं में भी देखा जा सकता है । परन्तु इसके विषय में मेरे मन में जो 
संशय है उसका यदि नाश हो, तभी यह जलता हुआ निःसार संसार नष्ट हो सकता है, ऐसा मेरा निश्चय 
है । इसलिए हे महाभाग ! यह सब क्या है, इसका उत्तर मुझे निश्चित और सही रूप में बताइए । इस जगत्‌ 
के विषय में मेरा मन भ्रमित रहता है । परन्तु मुझे आपके द्वारा ही शान्ति प्राप्त होगी ।” 
शृणु तावदिदानीं त्वं कथ्यमानमिदं मया । 
श्रीशुकं ज्ञान विस्तारं बुद्धिसारान्तरान्तरम्‌ ॥३७॥ 
यद्विज्ञानात्‌ पुमान्‌ सद्यो जीवन्मुक्तत्वमाप्नुयात्‌ ॥37॥ 
तब जनक ने कहा--हे शुकदेवजी ! मैं अब इस शान का विस्तार कर रहा हूँ, उसे आप सुनिए । 


वह बुद्धि के भीतर का और उसके भी भीतर का सत्य है, उस सत्य के भी भीतर का सार है । उसको 
जानने से मनुष्य तुरन्त ही जीवन्मुक्तता को प्राप्त कर लेता है। 





द्वितीयोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 51 


दृश्यं नास्तीति बोधेन मनसो दृश्यमार्जनम्‌ । 

सम्पन्नं चेत्तदुत्पन्ना परा निर्वाणनिर्वृतिः ॥38॥ 

अशेषेण परित्यागो वासनाया य उत्तमः । 

मोक्ष इत्युच्यते सद्भिः स एव विमलक्रमः ॥39॥ 

ये शुद्धवासना भूयो न जन्मानर्थभागिनः । 

ज्ञातज्ञेयास्त उच्यन्ते जीवन्मुक्ता महाधियः ॥40॥ 

पदार्थभावनादाढ्यं बन्ध इत्यभिधीयते । 

वासनातानवं ब्रह्मन्‌ मोक्ष इत्यभिधीयते ॥41॥ 

मन में से यदि, दृश्य है ही नहीं'--इस प्रकार के ज्ञान से दृश्य बिल्कुल ही साफ (नष्ट) हो जाए 

तो निर्वाण की परम शान्ति प्राप्त हो जाती हे । वासना का सम्पूर्णत: त्याग कर देना ही उत्तम मोक्ष है । 
और उसी को सत्पुरुष “निर्मल क्रम' कहते हें । शुद्ध वासना वाले जो मनुष्य (वासनाओं की जिनमें 
शुद्धि हो चुकी है ऐसे मनुष्य ही) जन्मरूपी अनर्थ को फिर से प्राप्त नहीं करते । उन्होंने जो कुछ जानने 
योग्य है, वह जान लिया है | और वे ही परम बुद्धिमान्‌ और जीवन्मुक्त कहे जाते हैं। हे ब्राह्मण ! 
पदार्थो (विषयों) की और भावना की दृढ़ता ही बन्ध कहलाता है और वासनाओं की कमी (न्यूनता) ही 
मोक्ष कहलाती है । 

तपः प्रभृतिना यस्मै हेतुनैव विना पुनः । 

भोगा इह न रोचन्ते स जीवन्मुक्त उच्यते ॥42॥ 

आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतः । 

न हष्यति ग्लायति यः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥43॥ 

हर्षामर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभिः । 

न परामृश्यते योऽन्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥441 

अहंकारमयीं त्यक्त्वा वासनां लीलयैव यः । 

तिष्ठति ध्येयसंत्यागी स जीवन्मुक्त उच्यते ॥45॥ 

जिसे तप आदि किसी कारण के बिना यों ही भोग अच्छे नहीं लगते, वह जीवन्मुक्त है । यथा 

समय आ टपकने वाली आपत्तियों में और सुख-दुःख में जो हर्ष या ग्लानि प्राप्त नहीं करता वह 
जीवनमुक्त है । जिसका अन्तःकरण हर्ष, खेद, भय, क्रोध, इच्छा और हीनता के दर्शन से किसी भी 
प्रकार का असर (प्रभाव) प्राप्त नहीं करता, वह जीवन्मुक्त है । अहंकारमय वासना का खेल ही खेल 
में त्याग कर देने वाला जो मनुष्य अपनी ध्येय वस्तु का भी पूर्ण त्यागी बनकर रहता है, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है । 

ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्यान्तर्वर्तिदृष्टिपु । 

सुषुप्तिवद्यश्चरति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥46॥ 

अध्यात्मरतिरासीनः पूर्णः पावनमानसः । 

प्राप्तानुत्तमविश्रान्तिर्न किञ्चिदिह वाञ्छति । 

यो जीवति गतस्नेहः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥47॥ 

संवेद्येन हृदाकाशे मनागपि न लिप्यते । 

यस्यासावजडा संवित्‌ स जीवन्मुक्त उच्यते ॥48॥ 


52 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


रागद्वेषौ सुखं दुःखं धर्माधर्मौ फलाफले । 
यः करोत्यनपेक्ष्यैव स जीवन्मुक्त उच्यते ॥49॥ 


जिसको अपनी आन्तरिक दृष्टि से कोई इष्ट या अनिष्ट होता ही नहीं है, और जो सुषुप्तावस्था 
में विद्यमान की तरह व्यवहार करता हो, तो वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो हमेशा अपने आत्मा में 
ही रमण करता रहता हो और बैठा रहता हो (कर्मत्यागी हो), और पवित्र मनवाला होकर परम विश्रान्ति 
को प्राप्त हुआ हो, जो इस लोक में कुछ भी चाहता न हो, जो स्नेहरहित (आसक्तिरहित) होकर ही इस 
जगत्‌ में जी रहा हो, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जो मनुष्य (जागतिक) संवेद्य, पदार्थों द्वारा अपने 
हृदयाकाश में लेशमात्र भी नहीं लुभाता (लिप्त होता) है, और जिसे इस प्रकार “चैतन्य संवित” का ज्ञान 
हो गया हो, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । राग, द्वेष, सुख, दु:ख, धर्म, अधर्म, फल और अफल की 
चिन्ता किए बिना ही जो कर्म किया करता है, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 


मौनवान्‌ निरहंभावो निर्मानो मुक्तमत्सरः । 

यः करोति गतोद्वेगः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥50॥ 
सर्वत्र विगतस्नेहो यः साक्षिवदवस्थितः । 
निरिच्छो वर्तते कार्ये स जीवन्मुक्त उच्यते ॥51॥ 
येन धर्ममधर्मं च मनोमननमीहितम्‌ । 

सर्वमन्तः परित्यक्तं स जीवन्मुक्त उच्यते ॥52॥ 
यावती दृश्यकलना सकलेयं विलोक्यते । 

सा येन सुष्ठु संत्यक्ता स जीवन्मुक्त उच्यते ॥53॥ 


मौनधारी, अहंभावरहिंत, मानरहित, द्वेषणहित और उद्वेगरहित होकर जो कर्म करता है, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है । सभी के ऊपर से जिसकी आसक्ति नष्ट हो गई हो और साक्षीरूप होकर ही जो 
किसी भी कार्य में अपनी इच्छा न होने पर भी प्रवर्तन करता हो, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जिसने 
धर्म, अधर्म, मन, विचार और इच्छा-इन सबको भीतर से ही त्याग दिया हो वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है । इन दृश्य पदार्थों की देखी जाने वाली जितनी संख्या है, उन सभी को जिसने छोड़ दिया हो, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है । 
कट्वम्ललवणं तिक्तममृष्टं मृष्टमेव च । 
- सममेव च यो भुङ्के स जीवन्मुक्त उच्यते ॥54॥ 
जरा मरणमापच्च राज्यं दारिद्र्यमेव च । ` 
रम्यमित्येव यो भुङ्के स जीवन्मुक्त उच्यते ॥551 
धर्माधर्मौ सुखं दुःखं तथा मरणजन्मनी । 
धिया येन सुसंत्यक्तं स जीवन्मुक्त उच्यते ॥56 ॥ 
उद्देगानन्दरहितः समया स्वच्छया धिया । 
न शोचते न चोदेति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥5 7॥ 


जो मनुष्य कडुए, खट्टे, खारे, तीखे या निःस्वाद खाद्य को समान मानकर ही खाता है, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है बुढ़ापा, मरण, आपत्ति, राज्य और दरिद्र अवस्था आदि सब कुछ अच्छा ही 
है, ऐसा मानकर ही जो उन सबको भोगता है, नह जीवन्मुक्त कहा जाता है । धर्म, अधर्म, सुख, दुःख 





द्वितीयोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 93 


और मरण तथा जन्म को जिस मनुष्य ने अपनी बुद्धि से छोड़ दिया हो, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 
समभावयुक्त स्वच्छ बुद्धि से उद्वेगरहित तथा आनन्दरहित होकर जो शोक नहीं करता और हर्ष भी नहीं 
करता वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 

सर्वेच्छाः सकला: शङ्काः सर्वेहाः सर्वनिश्चयाः । 

धिया येन परित्यक्ताः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥58॥ 

जन्मस्थितिविनाशेषु सोदयास्तमयेषु च । 

सममेव मनो यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥59॥ 

न किञ्चन द्वेष्टि तथा न किञ्चिदपि काङ्क्षति । 

भुङ्क्ते यः प्रकृतान्‌ भोगान्‌ स जीवन्मुक्त उच्यते ॥6०॥ 

शान्तसंसारकलनः कलावानपि निष्कलः । 

यः सचित्तोऽपि निश्चित्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥61॥ 

यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि निःस्पृहः । | 

परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥62॥ 

सभी इच्छाओं, सभी शंकाओं, सभी चेष्टा और सभी निश्चयो को जिसने बुद्धिपूर्वक 

(समझदारी पूर्वक) छोड़ दिया हो, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जन्म, स्थिति और विनाश में अथवा 
उन्नति में और अवनति में जिसका चित्त समान ही रहता हो, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है | जो किसी 
से भी द्वेष नहीं करता, जो कुछ भी चाहता नहीं है और जो प्रस्तुत हुए भोगों को भोग लेता है, वह 
जीवन्मुक्त कहा जाता है । जिस मनुष्य का संसार का ज्ञान चला गया होता है, जो कलाओं से युक्त होने 
पर भी कलाओं से रहित ही होकर रहता है, और जो चित्तयुक्त होने पर भी चित्तरहित होकर ही रहता 
है, वह जीवन्मुक्त कहा जाता है । जो मनुष्य सभी पदार्थों के साथ व्यवहार करता हुआ भी मानों यह 
सब दूसरों के लिए ही है, इस प्रकार मानते हुए निःस्पृह ही रहकर पूर्णात्मा हो गया हो, वह जीवन्मुक्त 
कहलाता है । 


जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 
विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥6३॥ 
विदेहमुक्तो नोदेति नास्तमेति न शाम्यति । 

न सन्नासन्न दूरस्थो न चाहं न च नेतरः ॥64॥ 

ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ । 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्‌ किञ्चिदवशिष्यते ॥65॥ 

न शून्यं नापि चाकारो न दृश्यं नापि दर्शनम्‌। 

न च ` भूतपदार्थौघसदनन्ततया स्थितम्‌॥66॥ 

(अब विदेहमुक्त की स्थिति बताते हैं--) फिर उस जीवनमुक्त का देह मृत्यु के वश में आ जाता 
है । तब 'जीवन्मुक्त' पद का त्याग करके वह मनुष्य जैसे पवन निश्चलता को प्राप्त होता है, उसी ग्र 
विदेहमुक्तता को प्राप्त करता है । फिर वह विदेहमुक्त जन्मता भी नहीं है और मरता भी नहीं है । वह 
'सत्‌' भी नहीं होता, 'असत? भी नहीं होता, 'मैं' भी नहीं होता, और अन्य भी नहीं होता | तब वह 


54 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


शान्त-गम्भीर तेज भी तो नहीं होता और न ही वह फैला हुआ अन्धकार ही होता है । तब वह शून्य 
भी नहीं है, न कोई आकार हे, न दृश्य है, न दर्शन है, न भूतों या पदार्थों का कोई समूह है । वह 
तो केवल अनंत रूप में अवस्थित “सत्‌' तत्त्व ही है । 


'किमप्यव्यपदेशात्मा पूर्णात्‌ पूर्णतराकृतिः । 

न सन्नासन्न सदसन्न भावो भावनं न च ॥67॥ | 

चिन्मात्रं चैत्यरहितमनन्तमजरं शिवम्‌ । 

अनादिमध्यपर्यन्तं यदनादि निरामयम्‌ ॥6 8॥ 

द्रष्टदर्शनदृश्यानां मध्ये यद्दर्शनं स्मृतम्‌ । 

नातः परतरं किञ्चित्निश्रयो5स्त्यपरो मुने ॥6 9॥ 

इसका स्वरूप किसी भी व्यवहार के लिए नहीं हो सकता । वह केवल पूर्ण से भी पूर्ण आकृति 

वाला होता है | वह “सत्‌ भी नहीं है, “असत्‌” भी नहीं है, 'सत्‌-असत्‌' भी वह नहीं हे । वह कोई 
“पदार्थ! भी नहीं है, कोई भावना" भी नहीं है । केवल चैतन्यरूप है, वह चैत्य से (विश्व से) रहित हे 
अनन्त है, जरारहित है, मंगलस्वरूप हे, आदि-मध्य-अन्तरहित है, और जो निर्दोष हे, वही वह 
अनादि वस्तु है । हे मुनि ! द्रष्टा, दर्शन और दृश्य में जो 'दर्शन' होता है, उससे अधिक कोई श्रेष्ठ 
नहीं होता | यह तो सर्वोत्कृष्ट निश्चय है । 

स्वयमेव त्वया ज्ञातं गुरुतश्च पुनः श्रुतम्‌ । 

स्वसंकल्पवशाद्बद्धो निःसंकल्पाद्विमुच्यते ॥7 0॥ 

तेन स्वयं त्वया ज्ञातं ज्ञेयं यस्य महात्मनः । 

भोगेभ्यो ह्यारतिर्जाता दृश्याद्वा सकलादिह ॥71॥ 

प्राप्तं प्राप्तव्यमखिलं भवता पूर्णचेतसा । 

स्वरूपे पतसि ब्रह्मन्‌ मुक्तस्त्वं भ्रान्तिमुत्सृज ॥7 2॥ 

अतिबाह्यं तथा बाह्यमन्तराभ्यन्तरं धियः । 

शुक पश्यन्न पश्येस्त्वं साक्षी सम्पूर्णकेवलः ॥7 3॥ 


आपने अपने-आप से जो जान लिया है और गुरु के पास से भी सुन लिया है कि अपने संकल्प 

के वश होने से प्राणी को बन्धन होता है । और संकल्परहित होने से वह मुक्त हो जाता है । आपने 
- अपने-आप से (स्वयं ही) ज्ञेय वस्तु को जान लिया है और इसीलिए आप महात्मा को भोगों के ऊपर 
एवं सकल दृश्य पदार्थों के ऊपर वैराग्य हो गया है । हे ब्राह्मण ! पूर्ण चित्त वाले आपने जो कुछ . 
प्राप्तव्य था, उसे प्राप्त कर लिया है । आप मुक्त हो गए हैं। हे ब्राह्मण ! अब आप अपने (निज) 
स्वरूप में ही प्रकाशित हो रहे हैं । अत: और भ्रान्ति छोड़ दीजिए | आप आत्मस्वरूप ही हो गए हैं । 
हे शुकदेव ! बुद्धि के बाहर का और उससे भी बाहर का तथा भीतर का और भीतर के भी भीतर का 
तेज देखते हुए भी आप उसे नहीं देखते, क्योंकि आप तो केवल संपूर्ण साक्षी ही हैं । 

विशश्राम शुकस्तूष्णीं स्वस्थे परमवस्तुनि । 

वीतशोकभयायासो निरीहश्छिन्नसंशयः ॥7 4॥ 


जगाम शिखरं मेरोः समाध्यर्थमखणिडतम्‌ ॥75॥ 
तत्र वर्षसहस्त्राणि निर्विकल्पसमाधिना । 


देशे स्थित्वा शशामासावात्मन्यस्नेहदीपवत्‌ ॥76॥ 


तृतीयोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 55 


व्यपगतकलनाकलङ्कशुद्धः स्वयममलात्मनि पावने पदेऽसौ । 

सलिलकण इवाम्बुधौ महात्मा विगलितवासनमेकतां जगाम ॥77॥ 

इति महोपनिषत्‌ । 

इति द्वितीयोऽध्यायः । 
यह सुनकर शुकदेवजी शान्त हुए और स्वयं के भीतर ही अवस्थित वस्तु में विश्रान्ति को प्राप्त 

हुए । उनका शोक, भय और भ्रम सब दूर हो गया, सभी इच्छाएँ भी समाप्त हो गई, सन्देह सब कट 
गए । वे अखण्ड समाधि के लिए मेरु पर्वत पर चले गए। और उस प्रदेश पर हजारों वर्ष तक 
निर्विकल्प समाधि में रहकर तैलरहित दीपक की भाँति आत्मस्वरूप में शान्त-विलीन होकर रहे | इस 
प्रकार वे महात्मा जागतिक पदार्थो के ज्ञानरूप कलंक के दूर हो जाने से विशुद्ध हो गए और जिस तरह 
जल के बिन्दु पानी में विलीन हो जाते हैं, उसी तरह स्वयं वासनारहित होकर निर्मल और पवित्र 
आत्मस्वरूप के पद में एकता को प्राप्त हुए । इस प्रकर यह महोपनिषद्‌ कहती हे । 


यहाँ दूसरा अध्याय समाप्त होता है । 


तृतीयोऽ ध्यायः 


निदाघो नाम मुनिराद्‌ प्राप्तविद्यश्च बालकः । 

विहतस्तीर्थयात्रार्थं पित्राऽनुञ्ञातवान्‌ स्वयम्‌ ॥1॥ 

सार्धत्रिकोटितीर्थेषु स्नात्वा गृहमुपागतः । 

स्वोदन्तं कथयामास ऋभुं नत्वा महायशाः ॥2॥ 

सार्धत्रिकोटितीथषु स्नानपुण्यप्रभावतः । 

प्रादुर्भूतो मनसि मे विचारः सोऽयमीदृशः ॥3॥ 

जायते प्रियते लोको प्रियते जननाय च । 

अस्थिराः सर्व एवेमे सचराचरचेष्टिताः ॥4॥ 

सर्वापदां पदं पापा भावा विभवभूमयः। 

निदाघ नाम के एक मुनिराज जब बालक थे, तभी सभी विद्याएँ पढ़कर तीर्थयात्रा में निकल 

पड़े । उनके पिताजी ने ही उन्हें अनमुति दी थी । साढे तीन करोड़ तीर्थो में स्नान करके फिर घर पर 
लौटकर उन महायशस्वी (निदाघ) ने ऋभु को नमस्कार करके अपना सब वृत्तान्त इस प्रकार 
सुनाया--“साढ़े तीन करोड़ तीर्था में स्नान करने से जो पुण्य हुआ है, उसके प्रभाव से मेरे मन में 
ऐसा विचार उत्पन्न हुआ है कि जो जन्म लेते है, वे मरते हैं और जो मरते हैं वे फिर जन्म लेते हैं, 
इस तरह सचराचर की चेष्टाएँ अस्थिर ही होती हैं। वैभवदायक ये सभी पदार्थ पापमय हैं और वे सभी 
आपत्तियों के उत्पादक स्थानरूप हैं | 

अयः शलाकासदूशाः परस्परमसङ्गिनः । 

शुष्यन्ते केवला भावा मनःकल्पनयाऽनया ॥5॥ 

पथिकस्य मरुष्विव । 
शाम्यतीदं कथं दुःखमिति तप्तोऽस्मि चेतसा ॥6॥ 


56 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


चिन्तानिचयचक्राणि नानन्दाय धनानि मे। . 
संप्रसूतकलत्राणि गृहाण्युग्रापदामिव ॥7॥ 
इयमस्मिन्‌ स्थितोदारा संसारे परिपेलवा। : 
श्रीर्मुने परिमोहाय साऽपि नूनं न शर्मदा ॥8॥ 


किसी पेटी में एकत्र की गई लोह-शलाकाओं की तरह परस्पर सम्बन्धरहित अकेले ये पदार्थ 

सूख जाते हैं इस प्रकार की कल्पनाएँ करते हुए मुझे, जिस तरह किसी यात्रिक को निर्जल प्रदेशों में 
बेचैनी होती है, उसी प्रकार इन जागतिक पदार्थो के प्रति बेचैनी (घूंणा) सी होती है । और मेरा यह 
दुःख किस तरह से दूर हो, शान्त हो, इस विचार से मैं मन में संतप्त हूँ । चिन्ता के समूहों के स्थान- 
रूप धनादि मुझे शान्त नहीं बना सकते और सन्तानों के साथ ये स्त्रियाँ भी मानो आपत्तियों के घर ही 
हों, इस तरह मुझे लग रहा है । हे मुनि ! संसार में रही हुई यह उदार और सुन्दर लक्ष्मी भी चारों ओर 
मुझे मोह उत्पन्न कर रही है । वह भी निश्चित रूप से कल्याण नहीं दे रही है। 

आयुः पल्लवकोणाग्रलम्बाम्बुकण भङ्गुरम्‌ । 

उन्मत्त इव सन्त्यज्य याम्यकाण्डे शरीरकम्‌ ॥9॥ 

विषयाशीविषासङ्गपरिजर्जरचेतसाम्‌ । 

अप्रौढात्मविवेकानामायुरायासकारणम्‌ ॥1 0॥ 

युज्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम्‌ । 

ग्रन्थनं च तरङ्गाणामास्था नायुषि युज्यते ॥11॥ 

प्राप्यं संप्राप्यते येन भूयो येन न शोच्यते । 

पराया निर्वृतेः स्थानं यत्तञ्जीवितमुच्यते ॥1 2॥ 


आयुष्य तो वृक्ष के पत्ते पर लटकते हुए पानी के बिन्दु जैसा ही नश्वर है और वह एक पागल 
की तरह इस शरीर को छोड़कर दक्षिण भाग में चला जाता हे । जिनके चित्त विषयोंरूपी साँपों के संग 
से संक्षुब्ध हो रहे हों और जिनका आत्मविवेक अभी अपरिपक्व ही हो, ऐसे मनुष्यों के लिए तो आयुष्य 
एक परिश्रम-सा (थकावट का ही कारण) हो जाता है । यदि वायु का भी वेष्टन किया जा सके और यदि 
आकाश को भी काटा जा सके और यदि तरंगों को भी गूँथा जा सके तो भी इस आयुष्य के ऊपर 
विश्वास नहीं रखा जा सकता | जिससे प्राप्तव्य सब पाया जा सकता है और फिर शोक करना नहीं 
पड़ता और जो शान्ति का स्थान बनता है, उसी को तो जीवन कहते हैं । 
तरवोऽपि हि जीवन्ति जीवन्ति मृगपक्षिणः । 
स जीवति मनो यस्य मननेनोपजीवति ॥13॥ 
जातास्त एव जगति जन्तवः साधुजीविताः । 
ये पुनर्नेह जायन्ते शेषा जरठगर्दभाः ॥14॥ 
भारो विवेकिनः शास्त्रं भारो ज्ञानं च रागिणः । 
_ अशान्तस्य मनो भारं भारोऽनात्मविदो वपुः ॥15॥ 


यों तो पेड़ भी जीते तो हैं ही । मृग और पक्षी भी जीते है | परन्तु, वास्तविक जीवन तो वही 
जीता है, कि जिसका मन केवल मन का ही आश्रय लेता है (विषयों का नहीं) | अर्थात्‌ जो विचारशील 
है । जगत्‌ में वही प्राणी वास्तव में जन्म लिए हुए होते है, वे ही उत्तम जीवन वाले होते हैं, जो इस 
संसार में फिर से जन्म नहीं लेते। शेष तो केवल पेट भरने वाले गधे ही हैं । विवेकी के हए शास्र 


तृतीयो5ध्याय:] महोपनिषत्‌ (63) हा 


छ भाररूप ही हैं, उन्हें शास्रों की आवश्यकता नहीं होती । रागयुक्त मनुष्य को ज्ञान भाररूप होता है 
क्योंकि उसके लिए वह निरुपयोगी हे । शान्तिरहित मनुष्य को मन भाररूप होता हे और आत्मा को नहीं 
जानने वाले के लिए शरीर भाररूप ही होता हे । 

अहंकारवशादापदहंकाराददुराधयः । 

अहंकारवशादीहा नाहंकारात्‌ परो रिपुः ॥1 6॥ 

अहंकारवशाद्यद्यन्मया भुक्तं चराचरम्‌ । 

तत्तत्‌ सर्वमवस्त्वेव वस्त्वहंकाररिक्तता ॥17॥ 

इतश्चेतश्च सुव्यग्रं व्यर्थमेवाभिधावति । 

मनो दूरतरं याति ग्रामे कौलेयको यथा ॥18॥ 

क्रूरेण जडतां याता(तः) तृष्णाभार्याऽनुगामिना । 

वशः कौलेयकेनैव ब्रह्मन्‌ मुक्तोऽस्मि चेतसा ॥19॥ 

अहंकार के कारण आपत्ति आती है । अहंकार से कष्ट (मानसिक पीड़ाएँ) होता है । अहंकार से 

इच्छा उत्पन्न होती हैं, इसलिए अहंकार से बड़ा कोई शत्रु नहीं हैं मैने अहंकार को रखकर जो-जो 
उपभोग किया है, वह चराचर सब व्यर्थ ही है (अवस्तु ही है) । अहंकार से राहित्य (अहंकार की 
विहीनता-अभाव) ही सही वस्तु है । जिस तरह गाँव में कुत्ता इधर-उधर दौड़ता रहता हे और बहुत दूर 
चला जाता है, उसी प्रकार हे ब्राह्मण ! खरी का अनुसरण करते हुए क्रूर चित्त से तृष्णा जडवत्‌ बन गई 
है और कुत्ते जैसे चित्त के कारण मनुष्य पराधीन हो जाता है । इसलिए उससे मैं मुक्त हो गया हूँ । 


अप्यब्धिपानान्महतः सुमेरून्मूलनादपि । 

अपि वह्वयशनाद्‌ब्रह्मन्‌ विषमश्चित्तनिग्रहः ॥20॥ 

चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्‌ सति जगत्त्रयम्‌ । 

तस्मिन्‌ क्षीणे जगत्‌ क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥21॥ 

याँ यामहं मुनिश्रेष्ठ संश्रयामि गुणश्रियम्‌ । 

तां तां कृन्तति मे तृष्णा तन्त्रीमिव कुमूषिका ॥22॥ 

पदं करोत्यलङ्केऽपि तृप्ता विफलमीहते । 

चिरं तिष्ठति नैकत्र तृष्णा चपलमर्कटी ॥23॥ 

हे ब्राह्मण ! समुद्र को पी जाने से, बड़े मेरु पर्वत को उखाड़ डालने से और अग्नि का भक्षण 

करने से भी चित्त को वश में लाना बड़ी कठिन बात है । पदार्थों का कारण चित्त ही है । जब चित्त है 
तभी ये तीन लोक हैं । यदि चित्त क्षीण हो गया, तो जगत्‌ भी नष्ट हो जाएगा । इसलिए प्रयत्नपूर्वक 
चित्त को वश में लाना चाहिए । हे मुनिश्रेछ ! मैं जिस-जिस गुणलक्ष्मी का आश्रय करता हूँ, उस-उस 
गुणलक्ष्मी को, जिस तरह चुहिया तार को काट देती है उसी तरह, मेरी तृष्णा काट देती हे । अलंघनीय 


स्थान में भी तृष्णा अपना पैर फँसा देती है और तृप्त होने पर भी विफल चेष्टा करती रहती हे। इस 


तरह चंचल बन्दरी जैसी तृष्णा एक जगह पर स्थिर होकर बैठती ही नहीं है । 
क्षणमायाति पातालं क्षणं याति नभः स्थलम्‌। 
क्षणं भ्रमति दिक्कुञ्जे तृष्णा हत्पद्मषट्पदी ॥2 4॥ 
सर्वसंसारदुःखानां तृष्णैका दीर्घदुःखदा । 


" 38 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अन्तःपुरस्थमपि या योजयत्यतिसंकटे ॥2 5॥ 
तृष्णाविषूचिकामन्त्रश्चिन्तात्यागो हि स द्विज ॥26॥ 


हृदयकमल को भ्रमरी जैसी यह तृष्णा एक क्षण में पाताल में पहुँच जाती है तो दूसरे क्षण में 

वह आकाश में पहुँच जाती है और अन्य क्षण में दिशाओंरूपी अरण्यों में घूमती है । संसार के सभी 
दुःखों में दीर्घकाल तक दु:ख को देने वाली यह तृष्णा ही है । वह हृदयरूपी नगर के भीतर रहने वाले 
आत्मा को भी संकट में डाल देती है । हे द्विज ! तृष्णारूपी महामारी दूर करने का एकमात्र उपाय चिन्ता 
से मुक्त हो जाना ही है। 

स्तोकेनानन्दमायाति स्नोकेनायाति खेदताम्‌ । 

नास्ति देहसमः शोच्यो नीचो गुणविवर्जितः ॥27॥ 

कलेवरमहंकारगृहस्थस्य महागृहम्‌ । 

लुठत्वभ्येतु वा स्थैर्य किमनेन गुरो मम ॥28॥ 

पङ्क्तिबद्धेन्द्रियपशुं बल्गत्तृष्णागृहाङ्गणम्‌ । 

चित्तभृत्यजनाकीर्ण नेष्टं देहगृहं मम ॥29॥ 

जिह्वामर्कटिकाक्रान्तवदनद्वारभीषणम्‌ । 

दृष्टदन्तास्थिशकलं नेष्टं देहगृहं मम ॥30॥ 


थोड़े से ही जो आनन्द में आ जाता है और थोड़े से ही जो खिन्न हो उठता है, ऐसे इस देह के 
समान कोई गुणहीन और शोचनीय अन्य नहीं है हे गुरो ! शरीर अहंकाररूपी गृहस्थ का बड़ा घर है । 
वह नष्ट हो या बना रहे, इसको मुझे कोई चिन्ता नहीं हे । यह शरीररूपी घर जिसमें इन्द्रियरूपी पशु 
पंक्ति बनाकर बँधे हुए हैं, जिसके आँगन में तृष्णा नाचकूद रही है और जो चित्त के संकल्प- 
विकल्पात्मक नौकर-चाकरों से भरा-पूरा है, ऐसा शरीरगृह मुझे अच्छा नहीं लग रहा है । जीभरूपी 
मर्कटिका ने मुँह के द्वार को दबा रखा है, इससे दाँत जिसमें हड्डियों के टुकड़ों जैसे भयंकर दीख रहे 
हैं, ऐसा शरीररूपी घर मुझे अच्छा नहीं लगता । 


रक्तमांससमयस्यास्य सबाह्याभ्यन्तरे मुने । 
नाशैकधर्मिणो ब्रूहि कैव कायस्य रम्यता ॥31॥ 
तडित्सु शरदभ्रेषु गन्धर्वनगरेषु च । 

स्थैर्यं येन विनिर्णीतं स विश्वसितु विग्रहे ॥32॥ 
शैशवे गुरुतो भीतिर्मातृतः पितृतस्तथा । 

जनतो ज्येष्ठबालाच्च शैशवं भयमन्दिरम्‌ ॥३३॥ 
स्वचित्तबिलसंस्थेन नानाविश्रमकारिणा । 
बलात्‌ कामपिशाचेन विवशः परिभूयते ॥34॥ 


हे मुनि ! यह शरीर बाहर-भीतर (चारों ओर) रक्त और मांस से ही केवल भरा हुआ है । यह 
केवल नाशरूप धर्म वाला ही है | कहिए तो ! इसमें कौन-सी सुन्दरता है ? जो पुरुष बिजली के 
चमकने में और शरद्‌ ऋतु के बादलों में स्थिरता का निर्णय कर सकता हो, और गन्धर्वनगर में स्थिरता 
देख सकता हो, वह भले ही इस शरीर पर विश्वास करता रहे । बचपन में गुरु का, माता का, पिता का 
अन्य लोगों का और अपने से बड़ों का मनुष्य को भय होता है इसलिए बचपन तो भय का घर ही है। 


तृतीयोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 59 
और जवानी में अपने चित्तरूपी बिल में (दर में) अनेक प्रकार के विलास कराने वाला कामरूपी पिशाच 
बलात्‌ भीतर घुस जाता है । उसके वश में आकर प्राणी पीड़ाएँ सहन करता रहता है । 

दासाः पुत्राः स्त्रियश्चैव बान्धवाः सुहृदस्तथा । 

हसन्त्युन्मत्तकमिव नरं वार्धककम्पितम्‌ ॥35॥ 

दैन्यदोषमयी दीर्घा वर्धते वार्धके स्पृहा । 

सर्वापदामेकससी हृदि दाहप्रदायिनी ॥361 

क्कचिद्ठा विद्यते यैषा संसारे सुखभावना । 

आखुः स्तम्बमिवासाद्य कालस्तामपि कृन्तति ॥371 

तृणं पांसुं महेन्द्रं च सुवर्ण मेरुसर्षपम्‌ । 

आत्मम्भरितया सर्वमात्मसात्कर्तुमुद्यतः । 

कालोऽयं सर्वसंहारी तेनाक्रान्तं जगत्त्रयम्‌ ॥38॥ 

और बुढ़ापे में जब शरीर काँमने लगता है तब तो नौकर-चाकर, पुत्र, खियाँ, कुटुम्बीजन और 

मित्र भी पागल की तरह हँसकर ठट्ठा करते हैं | और वृद्धावस्था में दीनता और दोषों से भरी हुई और 
सभी आपत्तियों की सखी ऐसी हृदय में दाह करती हुई लम्बी लालसा बढ़ जाया करती है । किसी समय 
संसार में जो कुछ सुख की भावना उत्पन्न होती है, उसे भी काल उस आयुष्य को गुच्छे को तरह काट 
डालता है । सबका संहार करने वाला यह काल तृण और धूलिकण को महेन्द्र तथा सुवर्ण और मेरु 
पर्वत को सरसों का दाना बना देता है । केवल उदरंभरी (मात्र अपना पेट भरने वाला) होने से काल 
सबको अपने अधीन करने के लिए उद्यत रहता है । उसने तीनों जगतों को दबा रखा है। 


मांसपाञ्जालिकायास्तु यन्त्रलोलेऽङ्गपञ्जरे । 

स्नाय्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियः किमिव शोभनम्‌ ॥39॥ 

त्वङ्मांसरक्तबाष्पाम्बु पृथक्कृत्वा विलोच(क)ने । 

समालोक(च)य रम्यं चेत्‌ किं मुधा परिमुह्यसि ॥40॥ 

मेरुभ्रङ्गतटोल्लासिगङ्गाचलरयोपमा । 

दृष्टा यस्मिन्‌ मुने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥41॥ 

श्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः । 

श्रभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्डमिवान्धसः ॥42॥ 

स्नायु (नसे) एवं अस्थिग्रन्थियो (हड्डियों की गाँठो) से युक्त ये खियाँ तो मांस की पुतली जैसे 
शरीरवाली ही हैं । उनका शरीररूपी पिंजरा तो यंत्र की तरह डोल रहा है । इसमें भला क्या सुन्दरता 
है ? चमड़ी, मांस, लहू और आंसू का पानी-सबको अलग-अलग कर देखो, तो उसमें भला क्या 
सुन्दर है ? व्यर्थ ही कोई क्यों मोह प्राप्त करता है ? हे मुनि! जब खरी जीवित थी, गले 
में मोती का हार ऐसा शोभित होता था कि लोग उसे मेरुपर्वत के शिखर पर शोभायमान चंचल गंगा- 
प्रवाह की उपमा दिया करते थे | परन्तु, मरण के बाद उसी खरी के स्तन को श्मशान में छोटे अनाज 
के पिण्ड की तरह कुत्ते चारों दिशाओं में खाते हुए दिखाई पड़ते हैं। 
दुःस्पर्शा 'लोचनप्रियाः । 
दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ॥43॥ 


60 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ज्वलतामतिदूरे$पि सरसा अपि नीरसाः । 

स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌ ॥44॥ 

कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुर्धचेतसः । 

नार्यो नरविहङ्गानामङ्गबन्धनवागुराः ॥45॥ 

जन्मपल्वलमत्स्यानां चित्तकर्दमचारिणाम्‌ । 

पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नारी बडिशपिणिडका ॥46॥ 

केश और काजल को धारण करने वाली स्रियाँ हमारी आँखों को अच्छी तो लगती हैं, परन्तु, 

वास्तविक रूप में उनका स्पर्श करना दुःखदायी ही हे । ऐसी खियाँ पापरूपी आग की ज्वालाएँ ही हैं । 
वे पुरुष को एक तिनके की तरह जला देती हैं । खियाँ स्नेह-रस से युक्त लगती तो हैं, परन्तु वास्तव 
में वे नीरस हैं। और वे अत्यन्त दूर रहने पर भी नरक रूप जलते हुए अग्नियों में सुन्दर मालूम होते 
हुए भयंकर ईधन के समान ही हैं | कामदेवरूपी शिकारी ने पुरुषरूपी पक्षियों के (अपने शिकार के) 
शरीरों को बाधने के लिए मुग्ध मनवाली स्त्रियों के रूप में अपनी जाल बिछाई है । पुरुष मानों मछलियाँ 
हैं। वे मानो जन्मरूपी तालाब में चित्तरूपी कीचड़ में घूमती हैं | उन्हें बीधने के लिए ये खियाँ मानो 
काँटों को तरह हें । और पुरुषों के मन में रही हुई दुर्वासना डोरी (रज्जु) है । 

सर्वेषां दोषरत्नानां सुसमुद्गकयाऽनया । 

इुःखश्रृङ्कलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥47॥ 

यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क्व भोगभूः । 

स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्‌ त्यक्तं जगत्‌ त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥48॥ 

दिशोऽपि न हि दृश्यन्ते देशोऽप्यन्योपदेशकृत्‌ । 

शैला अपि विशीर्यन्ते शीर्यन्ते तारका अपि ॥49॥ 

शुष्यन्त्यपि समुद्राश्च ध्रुवोऽप्यक्षुवजीवनः । 

सिद्धा अपि विनश्यन्ति जीर्यन्ते दानवादयः ॥50॥ 


सभी दोष मानों रत्न हैं । उनका रक्षण करने के लिए ख्रियाँ मानो सुन्दर मञ्जूषा (पेटी) हें । और 

उसमें दुःखरूपी श्रृंखला बँधी हुई है । ऐसी खरी की मुझे किसी भी समय में आवश्यकता नहीं है । 
जिसके पास स्री है, उसको भोगों की इच्छा होती है, पर जो बिना स्री का (खीरहित) होता है, उसके 
लिए भोगों का स्थान कहाँ है ? खरी को छोड़कर जगत्‌ का त्याग हो सकता है और जगत्‌ का त्याग 
करके ही सुखी हुआ जा सकता है । सब कुछ नाशवान्‌ ही है। दिशाएँ भी नहीं दिखती, दूसरों को 
उपदेश करने वाला देश (स्थान) भी नहीं दिखाई देता । पहाड़ भी शीर्ण-विशीर्ण हो जाते हें, सागर भी 
सूख जाते हैं, ध्रुव भी विनाशी जीवन वाला ही है सिद्धलोग भी नष्ट हो जाते हें । और दानव आदि 
भी जीर्ण (नष्ट) हो जाते हैं । (तात्पर्य, सब कुछ विनाशशील ही है |) 

परमेष्ट्यपि निष्ठावान्‌ हीयते हरिरप्यजः । 

भावोऽप्यभावमायाति जीर्यन्ते वै दिगीश्वराः ॥51॥ 

ब्रह्म विष्णुश्च रुद्रश्च सर्वा वा भूतजातयः । 

नाशमेवानुधावन्ति सलिलानीव वाडंवम्‌ ॥52॥ 

आपदः क्षणमायान्ति क्षणमायान्ति संपदः । 

क्षणं जन्माथ मरणं सर्व नश्वरमेव तत्‌ ॥53॥ 


चतुर्थो$ध्याय:] महारा) 


अशूरेण हताः शूरा एकेनापि शतं हतम्‌ । 
विषं विषयवैषम्यं न विषं विषमुच्यते ॥541 
ब्रह्मा भी विनाशशील है और अजन्मा विष्णु भी नाश को प्राप्त करते है । इस प्रकार सब कुछ 

नाशवान्‌ ही है, दिक्पाल भी तो मरते ही है । जैसे जल वडवानल की ओर ही गति करता हे, वैसे ही 
ब्रह्मा-विष्णु-शंकर, प्राणियों की सभी जातियाँ भी विनाश की ओर दौड़ती ही जाती हैं । एक क्षण में 
ही आपत्तियाँ आती हैं और क्षणभर में संपत्तियाँ भी आती है । उसी प्रकार क्षणभर में ही जन्म होता है 
और क्षणभर में ही मरण भी होता हे । इस तरह सब कुछ नाशवान्‌ ही है । जो वास्तव में शूर नहीं होता 
उसने कई शूरवीरों को मार दिया हुआ देखा जाता है और कोई अकेला भी सैंकड़ों लोगों को मार देता 
है। तात्पर्य यह है कि विषयों का परिणाम बहुत विषम होता है । जहर कहा जाने वाला पदार्थ कोई 
वास्तव में जहर नहीं है । यह विषयों का वैषम्य ही वास्तव में जहर है । 

जन्मान्तरघ्ना विषया एकजन्महरं विषम्‌ । 

इति मे दोष दावाग्निदग्धे सम्प्रति चेतसि ॥55॥ 

स्फुरन्ति हि न भोगाशा मृगतृष्णासरःस्वपि । 

अतो मां बोधयाशु त्वं तत्त्वज्ञानेन वै गुरो ॥56॥ 

नो चेन्मौनं समास्थाय निर्मानो गतमत्सरः । 

भावयन्‌ मनसा विष्णुं लिपिकर्मार्पितोपमः ॥57॥ 

इति महोपनिषत्‌ । 

इति तृतीयोऽध्यायः । 
क्योंकि जहर तो एक ही जन्म में मारता है, परन्तु ये विषय तो अन्य जन्मों में भी मारा ही करते हैं । 
इस कारण से मेरा मन अभी-अभी उस दोषरूपी दावानल से जला करता है। जैसे मृगजल से 
(मरुमरीचिका के पानी से) भरे दिखाई देने वाले तालाबों में जल की कोई आशा ही नहीं होती, इसी प्रकार 
मेरे मन में भोगों की कोई भी आशा स्फुरित नहीं होती | इसलिए हे गुरो ! आप मुझे तत्त्वज्ञान का उपदेश 
दीजिए । यदि आप नहीं देंगे तो मैं मौन धारण करके मान-अपमान से रहित होकर मन से विष्णु का चिन्तन 
किया करूँगा और चित्रांकित जैसे बना रहूँगा । इस प्रकार इस उपनिषद्‌ का उपदेश है । 
| यहाँ पर तीसरा अध्याय पूरा होता है । 
3 


चतुर्थो$ ध्यायः 


निदाघ तव नास्त्यन्यज्जेयं ज्ञानवतां वर । 

प्रज्ञया त्वं विजानासि ईश्वरानुगृहीतया । 
चित्तमालिन्यसञ्जातं मार्जयामि भ्रमं मुने ॥1॥ 
मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीतिताः । 

शमो विचारः संतोषश्चतुर्थः साधुसङ्गमः ।2॥ 

एकं वा सर्वयत्नेन सर्वमुत्सृज्य संश्रेयत्‌। 
एकस्मिन्‌ वशगे यान्ति चत्वारोऽपि वशं गताः ॥3॥ 


62 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तब ऋभु ने कहा- हे ज्ञानियों में श्रेष्ठ निदाघ ! तुम्हारे लिए अब जानने लायक और कुछ है 

ही नहीं | क्योंकि ईश्वर के अनुग्रहवाली बुद्धि से तुम सब कुछ जानते ही हो । फिर भी हे मुनि ! चित्त 
की मलिनता से उत्पन्न हुआ तुम्हारा भ्रम मैं दूर कर देता हूँ । मोक्ष के द्वार पर चार चौकीदार कहे गए 
हैं। ये है--शम, विचार, सन्तोष और चोथा साधु-समागम | सब कुछ छोड़कर उनमें से किसी एक 
का प्रयत्नपूर्वक आश्रय करके रहना चाहिए | क्योंकि जब एक वश में आ जाता है तो अन्य सब वश 
में आ जाते हें । 

शास्त्रैः सज्जनसम्पर्कपूर्वकैश्व तपोदमैः । 

आदौ संसारमुक्त्यर्थ प्रज्ञामेवाभिवर्धयेत्‌ ॥41 

स्वानुभूतेश्च शास्त्रस्य गुरोश्चैवैकवाक्यता । 

यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥5॥ 


संसार से छुटकारा पाने के लिए पहले तो शास्रों और साधुजनों के समागमपूर्वक तपश्चर्या और 
इऱ्द्रियविग्रह करके बुद्धि को बढ़ाना चाहिए । अपने अनुभव से, शाख्रों के अभ्यास से और गुरु जो कुछ 
एक वाक्य कहें, उसका निरन्तर अभ्यास करने से आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं । 


संकल्पाशाऽनुसन्धानवर्जनं चेत्‌ प्रतिक्षणम्‌ । 

करोषि तदचित्तत्वं प्राप्त एवासि पावनम्‌ ॥6॥ 

चेतसो यदकर्तृत्वं तत्‌ समाधानमीरितम्‌। 

तदेव केवलीभावं सा शुभा निर्वृतिः परा ॥7॥ 

चेतसा संपरित्यज्य सर्वभावात्मभावनाम्‌ । 

यथा तिष्ठसि तिष्ठ त्वं मूकान्धबधिरोपमः ॥8॥ 

सर्व प्रशान्तमजमेकमनादिमध्य- 

माभास्वर॑ स्वदनमात्रमचैत्यचिह्नम्‌ । 

सर्व प्रशान्तमिति शब्दमयी च दृष्टि- 

्बाधार्थमेव हि मुधैव तदोमितीदम्‌ ॥9॥ 

यदि प्रतिक्षण ही संकल्पों और आशाओं के अनुसन्धान को तुम छोड़ते ही रहते हो, तब तो तुम 

पवित्र होकर चित्तरहित स्थिति को प्राप्त किए हुए ही हो, इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं हो 
सकता चित्त का जो कर्तृत्व से हीन (शून्य) होने का भाव है, वही समाधान कहलाता है। वही 
कैवल्यप्राप्ति है और वही शुभ निर्वाण है । सभी प्रकार के पदार्थो में आत्मभावना को चित्त में से छोड़कर 
जैसे रहा जाता है, वैसे मूक की तरह, बधिर की तरह और अन्धे की तरह तुम इस जगत्‌ में रहो | सब 
अत्यन्त शान्त, जन्मरहित, एक, अद्वितीय, आदि-मध्य-अन्तरहित, चारों ओर प्रकाशमान, केवल 
आस्वादरूप है, जगत्‌ का कोई भी चिह्न उसमें नहीं दिखाई देता । 'यह सब अत्यन्त शान्त है'--ऐसा 
जो शब्दप्रयोग (वाणी के माध्यम से) किया जाता है, वह भी तो केवल बाध के लिए ही शब्दमय दृष्टि 
है, इसलिए वह बिल्कुल झूठी ही है । वास्तव में तो यह सब ओकाररूपी ही है । 

सर्व किञ्चिदिदं दृश्यं दृश्यते चिज्जगद्गतम्‌ । 

चिन्निष्पन्दांशमात्रं तन्नान्यदस्तीति भावय ॥10॥ 

नित्यप्रबुद्धचित्तस्त्वं कुर्वन्‌ वाऽपि जगत्क्रियाम्‌ । 

आत्मैकत्वं विदित्वा त्वं तिष्ठाक्षुब्धमहाब्धिवत्‌ ॥1 1॥ 


चतुर्थोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 63 


तत्त्वावबोध एवासौ वासनातृणपावकः । 

प्रोक्तः समाधिशब्देन न तु तूष्णीमवस्थित्िः ॥1 2॥ 

निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोकः प्रवर्तते । 

सत्तामात्रे परे तत्त्वे तथैवायं जगद्गणः ॥1 3॥ 

यह सब जगत्‌ जो दिखाई देता है, वह सब कुछ चैतन्य में ही अवस्थित हे और वह केवल 

चैतन्य का ही निष्क्रिय अंश है । चैतन्य के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं । ऐसा तुम चिन्तन किया करो । 
नित्यबोध को प्राप्त किए हुए चित्तवाले तुम आत्मा की एकता को जान-पहचान कर शान्त महासागर 
जैसे ही रहो, फिर भले ही जगत्‌ की क्रियाओं में परिवर्तन हुआ करते हाँ । केवल तत्त्वज्ञान ही 
वासनारूपी घास को जलाने में अग्नि समान होता है और वही 'समाधि' शब्द के द्वारा कहा जाता है । 
गूँगा रहकर बैठे रहना कोई समाधि नहीं है । यों ही कहीं पड़े हुए रत्न को अपना प्रकाश कहीं बिखेरने 
की इच्छा तो नहीं होती, फिर भी उसमें से प्रकाश तो निकलता ही रहता है, उसी तरह परमतत्त्व केवल 
'सत्ता' के रूप में ही अवस्थित रहता है फिर भी उसमें से जगत्‌ का उद्भव हुआ ही करता है । 

अतश्चात्मनि कर्तृत्वमकर्तृत्वं च वै मुने । 

निरिच्छत्वादकर्ताऽसौ कर्ता सन्निधिमात्रतः ॥1 4॥ 

ते द्वे ब्रह्मणि विन्देते कर्तृताऽकर्तृते मुने । 

यत्रैवैष चमत्कारस्तमाश्रित्य स्थिरो भव ॥15॥ 

तस्मान्नित्यमकर्ताऽहमिति भावनयेद्धया । 

परमामृतनाम्नी सा समतैवावशिष्यते ॥1 6॥ 

हे मुनि ! इसी हेतु से आत्मा में कर्तृत्व और अकर्तृत्व दोनों माने गए हैं | वह इच्छारहित है 

इसलिए वह अकर्ता है, और मात्र समीप होने से वह कर्ता भी है । हे मुनि ! ब्रहम में कर्तापन भी है और 
अकर्तापन भी है ऐसा समझना चाहिए । दोनों में से जिसमें चमत्कार मालूम हो, वहाँ पर आश्रय करके 
स्थिर हो जाओ | अतः “में नित्य अकर्ता ही हूँ' ऐसी भावना प्रदीप्त होने पर समता की भावना अवशिष्ट 
होती है (फलीभूत होती है) | वह भावना ही 'अमृता' कहलाती है । 


निदाघ शृणु सत्त्वस्था जाता भुवि महागुणाः । 

ते नित्यमेवाभ्युदिता मुदिताः ख इवेन्दवः ॥17॥ 

नापदि ग्लानिमायान्ति निशि हेमाम्बुजं यथा । 

नेहन्ते प्रकृतादन्यद्रमन्ते शिष्टव्त्मनि ॥1 8॥ 

आकृत्यैव विराजन्ते मैत्र्मादिगुणवृत्तिभिः । 

समाः समरसाः सौम्य सततं साधुवृत्तयः ॥1 9॥ 

अब्धिवदधृतमर्यादा भवन्ति विशदाशयाः । 

नियतिं न विमुञ्चन्ति महान्तो भास्करा इव ॥20॥ Fn जज 

जो आत्मस्थ महागुणशाली लोग यहाँ जन्म लेते हैं, उनके विषय में तुम सुनो । ह 

लोग ह उदित हए चन्द्र जैसे ही सदा निर्मल होते हैं। हे सोम्य ! सुवर्ण का क रात्रि में 
भी जिस तरह कभी धुंधला या मुरझा नहीं जाता, उसी तरह उत्तम 000 पुरुष कह भी नी 
नहीं होते । प्रस्तुत प्रसंग के अतिरिक्त वे कुछ चाहते भी नहीं हैं। सज्जनों के मार्ग में प रमण कर 
हैं। वे अपनी आकृति से ही शोभित हो जाते हैं | वे मैत्री-करुणा-मुदिता-उपेक्षा के गुणों की वृत्ति से 


64 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सर्वत्र समान भाववाले और समान रसवाले होते हैं । वे महापुरुष समुद्र की तरह मर्यादा को निभाते है । 
वे निर्मल आशय वाले होते हैं वे सूर्य की तरह अपनी नियमितता को कभी छोड़ते नहीं हैं । 
. कोऽहं. कथमिदं चेति संसारमलमाततम्‌। 
प्रविचार्य प्रयत्नेन प्राज्ञेन सह साधुना 2 1॥ 
. नाकर्मसु नियोक्तव्यं नानार्येण सहावसेत्‌ । 
द्रष्टव्यः सर्वसंहर्ता न मृत्युरवहेलया ॥22॥ 
शरीरमस्थिमांसं च त्यक्त्वा रक्ताद्यशोभनम्‌ । 
भूतमुक्तावलीतन्तुं िन्मात्रमवलोकयेत्‌ ॥23॥ . 
उपादेयानुपतनं हेयैकान्तविसर्जनम्‌ । | 
यदेतन्मनसो रूपं तदबाह्यं विद्धि नेतरत्‌ ॥24॥ 
गुरुशास्त्रोक्तमार्गेण स्वानुभूत्या च चिद्घने। | 
ब्रह्मैवाहमिति ज्ञात्वा वीतशोको भवेन्मुनिः ॥2 5॥ 


७ बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह किसी सज्जन के साथ बैठकर प्रयत्नपूर्वक सदा यह विचार 
किया ही करे कि मैं कोन हूँ ?' और “यह संसाररूपी मलिनता कैसे आकर फैल गई है ?” बुद्धिमान 
मनुष्य को कभी किसी अकर्म के साथ अपने को जोड़ना नहीं चाहिए । किसी अनार्य के साथ कभी 
बसना नहीं चाहिए । और सर्वसंहारक मृत्यु के प्रति उपेक्षाभाव से नहीं देखना चाहिए । हड्डी, मांस, लहू 
आदि से अपवित्र बने हुए देह का त्याग करके, जिस प्रकार मोती की माला में सूत्र अनस्यूत होता है, 
वैसे ही सभी-भ्राणियों में चैतन्य का ही अनुस्यूत रूप से दर्शन करना चाहिए | यह बाह्य रूप जो है 
बह हमें ग्रहण करने योग्य लगता. है, वह मानो अपना प्रहण-करवाने के लिए हमारे पीछे पड़ा हुआ 

` - है, परन्तु वास्तव में तो वह त्याग करने लायक ही है । यह बाह्यरूप और कुछ नहीं, केवल हमारा मन 

ही है, ऐसा मानना चाहिए | गुरु और शास्त्र के द्वारा कथित मार्ग पर तथा अपने अनुभवों पर आधार 
रखकर केवल चैतन्य में ही मैं बरह्म हूँ-ऐसी भावना (ज्ञान) कर के मुनि को शोकरहित होना चाहिए । 


यत्र निशितासिशतपातनमुत्पलताडनवत्सोढव्यम्‌, अग्निदाहो हिम- 
सेचनमिव, अङ्गारावर्तनं चन्दनचर्चेव , निरवधिनाराचविकिरपातो निदाघ- 
विनोदनधारागृहशीकरवर्षणमिव, स्वशिरश्छेदः सुखनिद्रेव, मूकीकरण- 
माननमुट्रेव, बाधिर्यं महानुपचय इवेदं नावहेलनया भवितव्यम्‌, एवं 
दृढवैराग्याद्बोधो भवति ॥25-1॥ 


हे निदाघ ! तीक्ष्ण तलवार के सैंकड़ों प्रहार यदि हों, तो उन्हें कमलम्रहार मान कर सहन करना 
चाहिए । अग्नि के दाह को भी उसी तरह शीतल सिंचन मानना चाहिए | जलते हुए अंगारे का छूना 
भी चन्दनलेप के समान मानना चाहिए। अनेक बाणों की वर्षा को भी शान्तिदायक फव्वारे की तरह 
(फव्वारे के जल-बिन्दुओं के वर्षण के समान) मानना चाहिए । किसी के द्वारा मस्तक के कारे जाने पर 
उसे सुखपूर्ण निद्रा मानना चाहिए। यदि कोई मुख बन्द कर दे तो उसे 'आननमुद्रा' समझ लेना 
चाहिए । यदि कोई बधिर बना दे तो उसे बड़ी उन्नति समझना चाहिए । परन्तु उसके प्रति तिरस्कार- 

. दृष्टि नहीं रखनी चाहिए । ऐसे दृढ वैराग्य से ज्ञान उत्पन्न होता है । 


चतुर्थो 5 ध्याय:] महोपनिषत्‌ (63) 65 


गुरुवाक्यसमुदभूतस्वानुभूत्यादिशुद्धया । 
यस्याभ्यासेन तेनात्मा सततं चावलोक्यते ॥2 ७॥ 
विनष्टदिग्भ्रमस्यापि यथापूर्व विभाति दिक्‌ । 
तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्नास्तीति भावय ॥27॥ 
न धनान्युपकुर्वन्ति न मित्राणि न बान्धवाः । 

न कायक्लेशवैधुर्य न तीर्थायतनाश्रयः । 

केवलं तन्मनोमात्रमयेनासाद्यते पदम्‌ ॥2 8॥ 


गुरु के वाक्यों से उत्पन्न हुए स्वानुभव से और अन्य विशुद्धियों के साथ अभ्यास सतत करते 
रहने से आत्मा के दर्शन किए जा सकते हैं | किसी मनुष्य को यदि दिशाध्रम हो गया हो और बाद में 
उसके हट जाने से जैसे उसे पहले की ही तरह दिशाएं दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार जब विज्ञान 
के द्वारा जगत्‌ का नाश होता है, तब तुम जगत्‌ है ही नही'--ऐसा जान सकोगे । अर्थात्‌ तब तुम्हें 
आत्मदर्शन होगा । परमपद को प्राप्त करने में धन, मित्र, बान्धव, शरीर का क्लेश, शरीर का सुख 
और तीर्थस्थानों का सेवन--ये सब किसी भी काम के नहीं हो सकते | मन को केवल तन्मय बनाने 
से ही इस परमपद को प्राप्त किया जा सकता हे । 
यानि दुःखानि या तृष्णा दुःसहा ये दुराधयः । 
शान्तचेतःसु तत्‌ सर्व तमोऽर्केष्विव नश्यति ॥29॥ 
मातरीव परं यान्ति विषमाणि मृदूनि च । 
विश्वासमिह भूतानि सर्वाणि शमशालिनि ॥30॥ 
न रसायनपानेन न लक्ष्म्यालिङ्गितेन च । 
न तथा सुखमाप्नोति शमेनान्तर्यथा जनः ॥31॥ 
जिन मनुष्यों के मन शान्त हो गए होते हैं, उनके दुःख, उनकी दुःसह तृष्णा और दुष्ट मानसिक 
पीड़ाएँ--ये सब, जैसे सूर्य के दर्शनमात्र से अन्धकार नष्ट हो जाता हे, वैसे ही नष्ट हो जाते हे । क्रूर 
और सोम्य--दोनों स्वभाव वाले प्राणी इस शमयुक्त मनुष्य पर ऐसा परम विश्वास रखते हैं जैसे मनुष्य 
अपनी माता पर विश्वास रखता है । मनुष्य शम के द्वारा जैसा सुख प्राप्त कर सकता है, ऐसा सुख किसी 
रसायन के पीने से या लक्ष्मी के आलिंगन से नहीं प्राप्त किया जा सकता । 
श्रुत्वा स्पृष्टा च भुक्त्वा च दृष्ट्रा ज्ञात्वा शुभाशुभम्‌। 
न हष्यति रलायति यः स शान्त इति कथ्यते ॥3 2॥ 
तुषारकरबिम्बाच्छं मनो यस्य निराकुलम्‌ । 
मरणोत्सवयुद्धेषु स शान्त इति कथ्यते ॥3३॥ 
तपस्विषु बहुज्ञेषु याजकेषु नृपेषु च । 
वलवत्सु गुणाढ्येषु शमवानेव राजते ॥34॥ 
जो मनुष्य किसी भी शुभ या अशुभ को सुनकर, छूकर, भोगकर, देखकर या जानकर न तो 
हर्षित होता है, न वह ग्लानि को ही प्राप्त करता है, वह शान्त कहा जाता है। मरण में, उत्सव में 
अथवा युद्ध में भी जिस मनुष्य का चित्त चन्द्र के बिम्ब जैसा स्वच्छ और व्यग्रतारहित रहता हो, वह 
शान्त कहलाता है । जो लोग तपस्वी हैं, बहुत ज्ञानी हैं, यज्ञ करने-कराने वाले हैं, राजा हैं, बलवान 
है, गुणवान हैं, उन सभी में शम गुण वाला ही अधिक प्रकाशित होता है। 


530 तृ ० 


66 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सन्तोषामृतपानेन ये शान्तास्तृप्तिमागताः । 

आत्मारामा महात्मानस्ते महापदमागताः ॥35॥ 

अप्राप्तं हि परित्यज्य सम्प्राप्ते समतां गतः । 

अदृष्टखेदाखेदो यः सन्तुष्ट इति कथ्यते ॥36॥ 

नाभिनन्दत्यसम्प्राप्तं प्राप्तं भुङ्क्ते यथेप्सितम्‌ । 

यः स सौम्यसमाचारः सन्तुष्ट इति कथ्यते ॥३7॥ 

रमते धीर्यथाप्राप्ते साध्वीवान्तःपुराजिरे । 

सा जीवन्मुक्ततोदेति स्वरूपानन्ददायिनी ॥38॥ 

जो महात्मा लोग संतोषरूपी अमृत को पीकर तृप्त हो गए हों, और अपने आत्मा में ही रमण 

करने वाले हों, वे महापद को प्राप्त कर ही चुके हैं । जिस मनुष्य ने अप्राप्त को (नहीं मिले हुए पदार्थ 
को) छोड़ दिया हो, अर्थात्‌ जो वस्तु नहीं मिली है, उसे प्राप्त करने के लिए किसी भी प्रकार का प्रयत्न 
ही नहीं किया है और प्राप्त वस्तु में जिसका समभाव हो (हर्ष या शोक कुछ न हो) और जिसने हर्ष 
या शोक कभी देखा ही न हो, वह सन्तुष्ट कहा जाता हे । जो मनुष्य अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने के 
लिए किसी प्रकार की आतुरता न रखता हो और प्राप्त वस्तु को इच्छानुसार (योग्य रीति से) भोगता 
हो, और जिसका आचार सौम्य और शिष्ट हो, वह संतुष्ट कहलाता है । अन्तःपुर के आंगन में जैसे 
पतिव्रता स्री आनन्दित रहती है, उसी प्रकार यदृच्छाप्राप्त में जिसकी बुद्धि प्रसन्न रहती है, उसी में 
स्वरूपानन्ददायिनी ऐसी जीवन्मुक्तता का उदय होता है। 


यथाक्षणं यथाशास्त्रं यथादेशं यथासुखम्‌ । 
यथासंभवसत्सङ्कमिमं मोक्षपथक्रमम्‌। 
तावद्विचारयेत्‌ प्राज्ञो यावद्विश्रान्तमात्मनि ॥39॥ 
तुर्यविश्रान्तियुक्तस्य निवृत्तस्य भवार्णवात्‌ । 
जीवतोऽजीवतश्चैव गृहस्थस्याथवा यतेः ॥40॥ 
नाकृतेन कृतेनार्थो न श्रुतिस्मृतिविभ्रमैः । 
निर्मन्दर इवाम्भोधिः स तिष्ठति यथास्थितः ॥41॥ 


समय के अनुसार और शाख्रों के अनुसार तथा देश के अनुसार जिस प्रकार से सुख हो, इस 
प्रकार से वर्तन करना चाहिए, और यथासंभव सत्संग भी करना चाहिए । यह मोक्षमार्ग का क्रम है | 
जहाँ तक आत्मा में विश्रान्ति (शान्ति) हो जाए, वहाँ तक बुद्धिमान मनुष्य को आत्मतत्त्व का विचार 
करते रहना चाहिए । परन्तु जिसको तुरीय अवस्था रूप विश्रान्ति मिल चुकी हो और संसारसागर से जो 
निवृत्त हो गया हो, ऐसे मनुष्य को जीते या मरते, गृहस्थ जीवन में या संन्यासी जीवन में वेदोक्त कर्तव्य 
या धर्मशास्रोक्त कर्तव्य करने से या नहीं करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता | वह तो मन्दराचलरहित 
सागर की तरह (क्षुब्ध हुए बिना ही) अपनी जैसी मूल स्थिति है, उसी में सदा रहता है (ज्ञानी के लिए 
कुछ भी करने या न करने का है ही नहीं) । 


सर्वात्मवेदनं शुद्धं यदोदेति तदात्मकम्‌ । 
भाति प्रसृतिदिक्कालबाह्यं चिट्रूपदेहकम्‌ ॥4 2॥ 
एवामात्मा यथा यत्र समुल्लासमुपागतः । 


तिष्ठत्याशु तथा तत्र तद्रूपश्च विराजते ॥43॥ 


चतुर्थोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 67 


तुम्हें जब, “यह सब आत्मा ही हे'--ऐसा ज्ञान (शुद्ध अनुभवजन्य ज्ञान) प्राप्त होगा, तब 
तुम्हारा अपना देह भी तुम्हें देश-काल-दिशाओं आदि से बाहर ही दिखेगा | देशकालातीत चैतन्यरूप 
ही दिखाई देगा । जब ऐसा आत्मस्वरूप प्रस्फुटित हो जाता है, तब तुरन्त उसी स्वरूप में मनुष्य 
प्रकाशित हो उठता हे । 
यदिदं दृश्यते सर्व जगत्‌ स्थावरजङ्गमम्‌ । 
तत्‌ सुषुप्ताविव स्वप्नः कल्पान्ते प्रविनश्यति ॥44॥ 
ऋतमात्मा परं ब्रह्म सत्यमित्यादिका बुधैः । 
कल्पिता व्यवहारार्थं यस्य संज्ञा महात्मनः ॥45॥ 
यथा कटकशब्दार्थः पृथग्भावो न काञ्चनात्‌ । 
न हेम कटकात्तद्वज्जगच्छब्दार्थता परा ॥46॥ 
यह सचराचर जगत्‌ जो दिखाई दे रहा है, वह सब सुषुप्ति में आए हुए स्वप्न की भाँति सृष्टि 
के अन्त में संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है । ऋत, आत्मा, पखह्य, सत्य आदि महान्‌ आत्मा की जो 
संज्ञाएँ हैं, वे तो केवल व्यवहार के लिए ही पंडितों के द्वारा कल्पित की गई हैं । जैसे कङ्कण' इस 
शब्द का अर्थ सोने से कोई अलग नहीं होता और 'कङ्कण' कोई सोने से अलग पदार्थ नहीं है, ठीक 
इसी तरह ब्रह्म कोई जगत्‌ से भिन्न (अलग) नहीं है । इसी तरह जगत्‌ भी ब्रह्म से कोई अलग वस्तु 
नहीं है । 
तेनेयमिन्द्रजालश्रीर्जगति प्रवितन्यते । 
द्रृष्टुदश्यस्य सत्ताऽन्तर्बन्ध इत्यभिधीयते ॥47॥ 
दरष्टा दृश्यवशाद्बद्धो दृश्याभावे विमुच्यते । 
जगत्त्वमहमित्यादिसर्गात्मा दृश्यमुच्यते ॥48॥ 
मनसैवेन्द्रजालश्रीर्जगति प्रवितन्यते । 
यावदेतत्‌ संभवति तावन्मोक्षो न विद्यते ॥49॥ 
आत्मा ने ही जगत्‌ में इस इन्द्रजाल की शोभा बढ़ाई है और द्रष्टा के अन्तर में दृश्य की जो 
“सतता” होती है, उसी का नाम बन्धन है । दष्टा दृश्य के कारण ही बन्धन में पड़ा है दृश्य का अभाव 
होते ही वह मुक्त हो जाता है । यह “जगत्‌', तू और भैं' इत्यादि सृष्टि का स्वरूप दृश्य कहा जाता 
है । सिर्फ मन के कारण ही इस इन्द्रजाल की शोभा जगत्‌ में फैलती है । जहाँ तक यह मन है, वहाँ 
तक मोक्ष नहीं है (अर्थात्‌ मोक्ष की आशा तक नहीं की जा सकती) । 


ब्रह्मणा तन्यते विश्वं मनसैव स्वयंभुवा । 
मनोमयमतो विश्वं यन्नाम परिदृश्यते ॥50॥ 

_ न बाहो नापि हृदये सद्रूपं विद्यते मनः । 
यदर्थं प्रतिभानं तन्मन इत्यभिधीयते ॥51॥ 
सङ्कल्पनं मनो विद्धि सङ्कल्पस्तत्र विद्यते । 
यत्र सङ्कल्पनं तत्र मनोऽस्तीत्यवगम्यताम्‌ ॥52॥ 
सङ्कल्पमनसी भिन्ने न कदाचन केनचित्‌। 
सङ्कल्पजाते गलिते स्वरूपमवशिष्यते ॥53॥ 


CO उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


मन ही तो स्वयंभू (ब्रह्मा) है । और बही विश्व का विस्तरण करता है । इसीलिए तो विश्व मनोमय 
है । और मन ही विश्व के नाम से दिखाई पड़ रहा है । वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो भीतर या बाहर 
कहीं भी मन की सत्ता है ही नहीं । सत्तारूप से कहीं मन है ही नहीं । परन्तु, विषय के प्रति विषयाकार 
रूप से जो भान होता है उसे ही मन कहा जाता है । संकल्पों का उत्पन्न होना मन है । उसी मन में ही 
ये संकल्प रहते हैं, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए । और भी जिसमें संकल्प होते हैं, वह मन है ऐसा 
समझना चाहिए । संकल्प और मन किसी भी प्रकार अलग हैं ही नहीं, न किसी कारण से या न किसी 
काल में ही वे अलग हो सकते हैं | क्योंकि संकल्पों के समूह जब विनष्ट हो जाते हैं, तब तो केवल 
स्वरूप ही शेष रह जाता है। 


अहं त्वं जगदित्यादौ प्रशान्ते दृश्यसंभ्रमे । 

स्यात्तादृशी केवलता दृश्ये सत्तामुपागते ॥54॥ 
' महाप्रलयसंपत्तौ ह्यसत्तां समुपागते । 

अशेषदृश्ये सर्गादौ शान्तमेवावशिष्यते ॥5 5॥ 
अस्त्यनस्तमितो भास्वानजो देवो निरामयः । 

सर्वदा सर्वकृत्‌ सर्वः परमात्मेत्युदाहतः ॥56॥ 

यतो वाचो निवर्तन्ते यो मुक्तैरवगम्यते । 

यस्य चात्मादिकाः संज्ञाः कल्पिता न स्वभावतः ॥57॥ 


जब मैं" “तू और 'जगत्‌' की श्रान्त (दृश्य की भ्रान्ति) एकदम प्रशान्त हो जाती है, तुरन्त ही 

कैवल्य की स्थिति का अनुभव किया जाता है | जैसे पहले दृश्य की असत्ता के समय में कैवल्य की 
सत्ता है, दृश्य के नाश के बाद भी वैसी ही सत्ता होती है । सृष्टि के प्रारंभ में तो सब दृश्य दिखाई ही 
पड़ता है, परन्तु, जब महाप्रलय होता है, तब तो सब दृश्य “असत्ता” को प्राप्त हो जाता है । और तब 
केवल आत्मा ही शान्त रूप से शेष रह जाता है । वही अजन्मा देव किसी काल में भी अस्त नहीं होने 
वाला निर्दोष सूर्य है और वही सर्वकाल में सर्वकर्ता सर्वस्वरूप परमात्मा है । उस परमात्मा से वाणी उसे 
पाए बिना वापस लौट जाती है । उस परमात्मा को मुक्त पुरुष ही पहचान पाते हैं | उसकी 'आत्मा' जैसी 
संज्ञा (नाम) तो कल्पित ही हैं । वे संज्ञाएँ वास्तविक नहीं है | उसे ही परमात्मा कहा जाता है । 

चित्ताकाशं चिदाकाशमाकाशं च तृतीयकम्‌ । 

द्वाभ्यां शून्यतरं विद्धि चिदाकाशं महामुने ॥58॥ 

देशाद्देशान्तरप्राप्तौ संविदो मध्यमेव यत्‌। 

निमेषेण चिदाकाशं तद्विद्धि मुनिपुङ्गव ॥59॥ 

तस्मिन्‌ निरस्तनिःशेषसंकल्पस्थितिमेषि चेत्‌ । 

सर्वात्मकं पदं शान्तं तदा प्राप्नोष्यसंशयः ॥60॥ 


हे महामुनि ! चित्त-आकाश, चैतन्य-आकाश और तीसरा आकाश--ऐसे तीन आकाश होते 
हैं । उनमें जो चैतन्य आकाश है, वह अन्य दो आकाशों से बिल्कुल ही रहित है, ऐसा तुम समझो । 
हे श्रेष्ठ मुनि ! एक देश से अन्य देश में जाने का जो ज्ञान है, उस ज्ञान के मध्य में जो आकाश रहता 
है, और जो आँख के एक पलक के समय में जहाँ जाना हो, वहाँ जा सकता है, वह चैतन्याकाश है, 
ला ठम समझो । तुम जब सभी दा को छोड़कर उस चैतन्याकाश में ही निवास करने लगोगे, तब 
सर्व के आत्मस्वरूप उस आत्मा को तुम प्राप्त करोगे | इसमें नहीं 
सर्वात्मा का पद शान्त है, वही परमपद है। क घातक 





NS 


चतुर्थो$ध्याय:] महोपनिषत्‌ (63) 69 


उदितौदार्यसौन्दर्यवैराग्यरसगर्भिणी । 

आनन्दस्यन्दिनी यैषा समाधिरभिधीयते ॥61॥ 

दृश्यासंभवबोधेन रागद्वेषादितानवे । 

रतिर्बलोदिता याऽसौ समाधिरभिधीयते ॥6 2॥ 

दृश्यासंभवबोधो हि ज्ञानं ज्ञेयं चिदात्मकम्‌ । 

तदेव केवलीभावं ततोऽन्यत्‌ सकलं मृषा ॥63॥ 

जिसमें उदारता, सुन्दरता और वैराग्य का रस प्रकट होकर बह रहा हो और जो उस आनन्द- 

रस को बहाती हो उसे ही समाधि कहा जाता हे । जिसमें दृश्य की सत्ता से रहित केवल ज्ञान ही हो 
और इस प्रकार के केवल ज्ञान के कारण जिसमें राग, द्रेष आदि अत्यन्त ही क्षीण हो गए हों, और 
जिसका स्वरूप अभ्यास बल से उत्पन्न हुआ आनन्द ही हो, उसे ही 'समाधि' कहा जाता है । दृश्य की 
सत्ता से रहित ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है। वही चैतन्य का स्वरूप है । वही केवलीभाव है (कैवल्य की 
स्थिति है) | शेष सब कुछ मिथ्या ही हे । 

मत्त ऐरावतो बद्धः सर्षपीकोणकोटरे । 

मशकेन कृतं युद्धं सिंहौधैरणुकोटरे ॥64॥ 

पद्माक्षे स्थापितो मेरुर्निंगीर्णो भृङ्गसूनुना । 

निदाघ विद्धि तादृक्‌ त्वं जगदेतदश्रमात्मकम्‌ ॥65॥ 

हे निदाघ ! सरसों के दाने के एक छोटे कोने में (एकदम ही छोटी जगह में) मानो ऐरावत हाथी 

बाँध दिया हो ! (बिल्कुल ही असंभव है) और मानो परमाणु के एक भाग में किसी मच्छर के साथ सिंहों 
की टोली का युद्ध हो गया हो ! (बहुत ही असंभव है ।) और भी मानो कमलबीज पर मेरुपर्वत की 
स्थापना की गई हो और उस पर्वत को भ्रमर के बच्चे ने निगल लिया हो ! (कितनी बेहूदी और असंभव 
बात !) तो इसी प्रकार की बातें जैसे भ्रान्तपूर्ण ही हैं, उसी प्रकार से यह जगत्‌ भी भ्रान्तिमय ही है । 


चित्तमेव हि संसारो रागादिक्लेशदूषितम्‌ । 

तदेव तैर्विनिर्मुक्तं भवान्त इति कथ्यते ॥66॥ 

मनसा भाव्यमानो हि देहतां याति देहकः । 

देहवासनया मुक्तो देहधमैर्न लिप्यते ॥67॥ 

कल्पं क्षणीकरोत्यन्तः क्षणं नयति कल्पताम्‌। 

मनोविलासः संसार इति मे निश्चिता मतिः ॥68॥ 

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः । 

नाशान्तमनसो वाऽपि प्रज्ञानेनैनमाप्तुयात्‌ ॥69॥ 

रोग या राग आ चित्त ही संसार कहा जाता है | चित्त उन रागादि से रहित (शून्य) हो 

जाए, वही दा ड अन्त वही मोक्ष है, ऐसा कहा जाता है । मन से देह की भावना किये जाने 
पर ही यह देह उत्पन्न होता है (अर्थात्‌ देह केवल एक भावना अथवा कल्पना ही है) परन्तु देह की 
वासना (भावना) ही मन से छूट जाए तो फिर मनुष्य देह के धर्मा से लिप्त नहीं होता । मन तो एक 
कल्प बराबर काल को एक क्षण बना देता है, और क्षण को भी कल्प बना देता है। इस प्रकार मन 
का यह विलास ही संसार है, ऐसा मैं निश्चित बुद्धि से (प्रतीतिपूर्वक) मान रहा हूँ। जो मनुष्य अपने 
दुराचारों से अभी छटा नहीं है, जिसने अपनी अशान्ति को अभी तक छोड़ा नहीं है, जो समाधिनिष्ठ 


70 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


नहीं हो पाया है, और जिसका मन अभी शान्त नहीं हो सका है, वह केवल ज्ञान से (जानकारीरूप ज्ञान 
से) आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता । 


तद्‌ब्रह्मानन्दमद्दन्दवं निर्गुणं सत्यचिद्घनम्‌ । 

विदित्वा स्वात्मनो रूपं न बिभेति कदाचन ॥70॥ 

परात्परं यन्महतो महान्तं स्वरूपतेजोमयशाश्वतं शिवम्‌ । 
कविं पुराणं पुरुषं सनातनं सर्वेश्वरं सर्वदेवैरुपास्यम्‌ ॥71॥ 
अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्ष्हेतुर्महात्मनाम्‌ । 

दवे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च । 

ममेति बध्यते जन्तुर्निर्ममेति विमुच्यते ॥7 2॥ 


अपने आत्मा का पारमार्थिक स्वरूप तो ब्रह्मानन्दमय, द्वन्द्रो से रहित, निर्गुण, सत्य और 

चैतन्यमय है, ऐसा जानकर मनुष्य कभी डरता नहीं है | जो तत्त्व परे से भी परे, बड़े से भी बड़ा, 
स्वरूप में तेजोमय, सनातन, मंगलमय, विद्रन्मय, पुराने से भी पुराना, पुरुषस्वरूप, शाश्वत और सर्व 
का नियामक है, वही सभी देवों के लिए भी उपासना के योग्य है । में ब्रह्म हँ'--इस प्रकार का जो 
निश्चित ज्ञान है वह ज्ञान महात्माओं के मोक्ष का कारण बनता है । बन्धन और मोक्ष के लिए दो ही शब्द 
हैं । “ममता” शब्द बन्धन के लिए है और “ममताराहित्य' शब्द मोक्ष के लिए होता हे । 'मेरा' ऐसा 
मानने से प्राणी बन्धन में पड़ता है और मेरा नहीं है”--ऐसा मानने से वह मुक्त होता है। 

जीवेश्वरादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ । 

ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । 

जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥73॥ 

त्रिणाचिकादियोगान्ता ईश्वरभ्रान्तिमाश्रिताः । 

लोकायतादिसांख्यान्ता जीवविभ्रान्तिमाश्रिताः ॥74॥ 

तस्मान्मुमुक्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः । 

कार्या किन्तु ब्रह्मतत्त्वं निश्चलेन विचार्यताम्‌ ॥75॥ 


. यह जडचेतनमय जगत्‌ जो जीव और ईश्वर आदि के रूप में ही केवल भासित होता है । इसमें 
विषय के दर्शन से लेकर उसमें प्रवेश करने तक की सारी सृष्टि ईश्वर के द्वारा ही कल्पित हुई है और 
जाग्रत्‌ अवस्था से लेकर मोक्ष तक का संसार जीव के द्वार कल्पित हुआ है । त्रिणाचिक 
(त्रिणाचिकेताग्नि कठोपनिषद्‌ में वर्णित है) से लेकर योग तक के सभी शास्त्र ईश्वर की भ्रान्ति में पड़े 
हैं और लोकायत से लेकर सांख्य तक के सभी शास्र जीव की भ्रान्त में पड़े हुए हैं । इसलिए मुमुक्षुओं 
को जीव और ईश्वर के वादविवाद में बुद्धि लगानी ही नहीं चाहिए । परन्तु निश्चल होकर केवल ब्रह्मतत्त्व 
का ही विचार करना चाहिए । 

अविशेषेण सर्व तु यः पश्यति चिदन्वयात्‌ । 

स एव साक्षाद्विज्ञानी स शिवः स हरिर्विधिः ॥76॥ 

दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभ तत्त्वदर्शनम्‌ । 

दुर्लभा सहजावस्था सदगुरोः करुणां विना ॥77॥ 

उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनिःशेषकर्मणः । 

योगिनः सहजावस्था स्वयमेवोपजायते ॥7 8॥ 


चतुर्थोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 71 


सर्वत्र चैतन्य का ही सम्बन्ध होने से जो मनुष्य सबको समान चैतन्यमय देखता है, वही साक्षात्‌ 

विज्ञानी है, वही शंकर है, वही विष्णु है और वही ब्रह्मा है । सदगुरु की कृपा के बिना विषयों का त्याग 
करना दुर्लभ हे, तत्त्वपदार्थ का दर्शन दुर्लभ है, और सहज आत्मस्वरूप की अवस्था भी दुर्लभ ही है । 
जिसने सभी कर्मा को छोड़ दिया हो, ऐसे योगी में ज्ञान की शक्ति उत्पन्न होती है । उसमें आप ही आप 
सहज रूप से सहजावस्था प्राप्त हो जाती है । 

यदा होवैष एतस्मिन्नल्पमप्यन्तरं नरः । 

विजानाति तदा तस्य भयं स्यान्नात्र संशयः ॥7 9॥ 

सर्वगं सच्चिदानन्दं ज्ञानचकषुर्निरीक्षते । 

अज्ञानचक्षुर्नेक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत्‌ ॥80॥ 

प्रज्ञानमेव तदब्रहा सत्यप्रज्ञानलक्षणम्‌। 

एवं ब्रह्मपरिज्ञानादेव मर्त्योऽमृतो भवेत्‌ ॥81॥ 

भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टि परावरे ॥82॥ 


जब मनुष्य अपने आत्मस्वरूप के बारे में थोड़ा-सा भी अन्तर (भिन्नता) जानता है, तब उसे 
संसार से भय होने लगता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ज्ञानदृष्टि वाला मनुष्य तो सच्चिदानन्दस्वरूप 
परमात्मा को सर्वत्र व्याप्त ही देखता है । परन्तु जो अज्ञान दृष्टिवाला पुरुष है, वह जैसे कोई अन्धा 
आदमी सूर्य को नहीं देख सकता, वैसे आत्मतत्व (की सर्वव्यापकता) को देख नहीं पाता । इसलिए 
प्रज्ञान, अर्थात्‌ उत्तम ज्ञान ही ब्रह्म है और इसीलिए सत्य और प्रज्ञान को ब्रह्म का लक्षण कहा जाता है । 
इस तरह के ब्रह्म के पूर्ण ज्ञान से मनुष्य अमर हो जाता है। जब उस परात्पर परमात्मा के दर्शन हो 
जाते हैं तब ही ज्ञानी के हदय की गाँठ टूट जाती है, उसके सभी संशय छिन्न हो जाते हैं-कट जाते 
हें और उसके सभी कर्म न£ हो जाते हैं। 


अनात्मतां परित्यज्य निर्विकारो जगत्स्थितौ । 

एकनिष्ठतयाऽन्तःस्थः संविन्मात्रपरो भव ॥83॥ 

मरुभूमौ जलं सर्व मरुभूमात्रमेव तत्‌ । 

जगत्त्रयमिदं सर्व चिन्मात्रं स्वविचारतः ॥84॥ 

लक्ष्यालक्ष्यमतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्‌ केवलात्मना । 

शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः ॥85॥ 

अधिष्ठानमनौपम्यमवाङ्मनसगोचरम्‌। 

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं च तदव्ययम्‌ ॥86॥ 

सर्वशक्तेर्महेशस्य विलासो हि मनो जगत्‌ । 

संयमासंयमाभ्यां च संसारं शान्तिमन्वगात्‌॥87॥ 

इसलिए अनात्मभाव का त्याग करके जगत्‌ की स्थिति में तुम निर्विकार हो जाओ और 

एकनिष्ठता से अंतस्‌ में (भीतर में) ही स्थिति करके केवल ज्ञान परायण ही हो जाओ । जिस प्रकार 
किसी निर्जल प्रदेश में दिखाई देने वाला (आन्ति से मृगमरीचिका में दिखाई देने वाला) जल केवल 


निर्जल प्रदेश रूप ही है, ठीक उसी प्रकार आत्मविचार से यह सारा त्रिभुवन (तीनों लोक) केवल चैतन्य 


ही है । ब्रह्मज्ञानियो में श्रेष्ठ जो पुरुष, लक्ष्य और अलक्ष्य के विचारों को छोड़कर केवल आत्मस्वरूप 


i) उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


में ही अवस्थित रहता है, वह स्वयं साक्षात्‌ शिव ही होता है । इसलिए जो सर्व का आश्रयरूप है, जो 
उपमारहित है, जो वाणी और मन का विषय ही नहीं बनता, जो नित्य, व्यापक, सर्वगामी, अतिसूक्ष्म 
और निर्विकार है, उस आत्मस्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। मन ही जगत्‌ है और वह 
सर्वशक्तिमान महेश्वर का एक विलास है । मन का संयम नहीं करने से संसार होता है. पर मन का संयम 
करने से संसार शान्त हो जाता है। 


मनोव्याधेश्चिकित्साऽर्थमुपायं कथयामि ते । 

यद्यत्‌ स्वाभिमतं वस्तु तत्त्यजन्‌ मोक्षमश्नुते ॥88॥ 
स्वायत्तमेकान्तहितं स्वेप्सितत्यागवेदनम्‌ । 

यस्य दुष्करतां यातं धिक्‌ तं पुरुषकीटकम्‌ ॥89॥ 
स्वपौरुषैकसाध्येन स्वेप्सितत्यागरूपिणा । 
मनःप्रशममात्रेण विना नास्ति शुभा गतिः ॥9०॥ 
असङ्कल्पनशस्त्रेण छिन्नं चित्तमिदं यदा । 

सर्व॑ सर्वगतं शान्तं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥91॥ 


मन एक रोग है । मैं अब इस मनोरोग के लिए एक चिकित्सा बताता हूँ। जो-जो वस्तु हमें 
अच्छी लगती हों उनका त्याग कर देना चाहिए। ऐसा त्याग करने वाला मोक्ष को प्राप्त होता है। 
आत्मवस्तु का ज्ञान तो अपने ही हाथ की बात है, और वही परमहितकारी भी है | इच्छित वस्तु के 
त्याग से आत्मवस्तु का अनुभव भी हो सकता हे । ऐसा होने पर भी जो मनुष्य उसे दुष्कर है, ऐसा 
अनुभव करता है, तो ऐसे मनुष्यरूप कीड़े को धिक्कार है । जो शुभगति केवल अपने पुरुषार्थ के द्वारा 
ही साध्य हो सकती है, उसका एकमात्र उपाय इच्छित वस्तु का त्याग ही है, और मन के अत्यंत शम 
के बिना तो वह शुभ गति प्राप्त नहीं हो सकती । असंकल्परूप शस्र से जब यह मन कट जाता है तब 
मनुष्य सर्वस्वरूप, सर्वव्यापक और शान्त ब्रह्मरूप ही बन जाता है । 


भवभावनया मुक्तो युक्तः परमया धिया । 
धारयात्मानमव्यग्रो ग्रस्तचित्तं चितः पदम्‌ ॥92॥ 
परं पौरुषमाश्रित्य नीत्वा 
ध्यानतो हृदयाकाशे चिति चिच्चक्रधारया । 

मनो मारय निःशङ्कं त्वां प्रबध्नन्ति नारयः ॥93॥ 
अयं सोऽहमिदं तन्मे एतावन्मात्रकं मनः । 
तदभावनमात्रेण दात्रेणेव विलीयते ॥94॥ 
छिन्नाश्रमण्डलं व्योम्नि यथा शरदि धूयते । 
वातेनाकल्पकेनैव तथाऽन्तर्धूयते मनः ॥95॥ 


परम श्रेष्ठ बुद्धिपूर्वक तुम इस संसार की भावना से मुक्त हो जाओ और व्यग्रतारहित चित्त से 
अपने आत्मा को परम चैतन्य के स्थान में धारण कर लो । क्योंकि ऐसी धारणा तुम्हारे चित्त को 
निगल जाएगी । बड़े भारी पुरुषार्थ का अवलम्बन करके तुम अपने 'चित्त' को 'अचित्त' की अवस्था 
में ले जाओ । और बाद में हृदयाकाश में (जो कि चैतन्यमय हो है, उसमें) ध्यान करके उस चैतन्य 
चक्र की धार से अपने मन को निःसन्देहरूप से मार डालो, जिससे कि शत्रु लोग तुम्हें बाँध न 
सकें । “यह वह है और यह मै हूँ”--सिर्फ यह भावना ही मन है ऐसा वह मन मात्र भावना के 


चतुर्थोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 73 


अभाव' रूपी हॅसिये से (गड़ासे से) ही कट जाता है। शरद्‌ ऋतु के आकाश में वायुरूपी छेदन 
यंत्र के द्वारा छिन्न-भिन्न किए हुए बादल जैसे बिखर जाते हैं, इसी प्रकार साधक के द्वारा हृदय में 
काटा गया मन बिखर जाता है। | 

कल्पान्तपवना वान्तु यान्तु चैकत्वमर्णवाः । 

तपन्तु द्वादशादित्या नास्ति निर्मनसः क्षतिः ॥9७॥ 

असंकल्पनमात्रैकसाध्ये सकलसिद्धिदे । 

असंकल्पातिसाम्राज्ये तिष्ठावष्टब्धतत्पदः ॥97॥ 

न हि चञ्चलताहीनं मनः क्वचन दृश्यते । 

चञ्चलत्वं मनोधर्मो बह्नेर्धमों यथोष्णता ॥98॥ 

एषा हि चञ्चला स्पन्दशक्तिश्चित्तत्वसंस्थिता । 

तां विद्धि मानसीं शक्तिं जगदाडम्बरात्मिकाम्‌ ॥99॥ 

यत्तु चञ्चलताहीनं तन्मनोऽमृतमुच्यते । 

तदेव च तपः शास्त्रसिद्धान्ते मोक्ष उच्यते ॥1 00॥ 

भले ही प्रलयकाल के वायु बहें, भले ही सभी समुद्र एकाकार हो जाएँ, भले ही बारहों सूर्य एक 

साथ तपें, फिर भी मनरहित मनुष्य की कोई हानि नहीं होती । चञ्चलतारहित मन किसी भी समय में देखा 
नहीं जाता । क्योंकि जिस प्रकार उष्णता अग्नि का धर्म है उसी प्रकार चंचलता मन का धर्म है । यह 
चंचलता (स्पन्दनशक्ति) ही 'चित्तता' के रूप में रहती है । और वही मानसी शक्ति इस जगत्‌ के आडम्बर 
के रूप में दिखाई देती है, ऐसा तुम समझो । संकल्पों का अभाव तो एक बड़ा साम्राज्य ही है और वह 
तो केवल संकल्परहित होने से ही सिद्ध हो सकता है । वही सम्पूर्ण सिद्धियो का देने वाला भी है। 
इसलिए 'संकल्पराहित्य' रूप पद का आश्रय करके तुम उस राज्य में स्वयं को स्थिर कर लो । जो 
चंचलतारहित मन है, वही अमृत है, वही तप है और शाखं में उसी को मोक्ष कहा गया है । 

तस्य चञ्चलता यैषा त्वविद्या वासनात्मिका । 

'वासनाऽपरनाम्नीं ताँ विचारेण विनाशय ॥101॥ 

पौरुषेण प्रयत्नेन यस्मिन्नेव पदे मनः । 

योज्यते तत्‌ पदं प्राप्य निर्विकल्पो भवानघ ॥102॥ 

अतः पौरुषमाश्रित्य चित्तमाक्रम्य चेतसा । 

विशोकं पदमालम्ब्य निरातङ्कः स्थिरो भव ॥103॥ 

मन एव समर्थ हि मनसो दृढनिग्रहे । 

अराज्ञा कः समर्थः स्याद्राज्ञो निग्रहकर्मणि ॥104॥ 

इस मन की जो चंचलता है, वही वासनात्मिका अविद्या है । अविद्या का दूसरा नाम ही वासना 

है। तुम चिन्तन-मनन करके उस वासना को दूर कर दो। हे निष्पाप! बड़े भारी पुरुषार्थ के द्वारा 
वासनाक्षय के बाद मन जिस परमपद में प्राप्त होता है, उस पद को प्राप्त करके तुम निर्विकल्प बन 
जाओ । इस तरह पुरुषार्थ का अवलम्बन करके चित्त द्वारा ही चित्त को दबाकर उस शोकरहित ठ i 
तुम आश्रय कर लो और फिर निर्भय होकर स्थिर हो जाओ । मन का दृढरूप से निग्रह करने में तो मन 
हो समर्थ है । राजा का निग्रह काने के लिए जो राजा हो ऐसा भला कौन समर्थ हो सकता है? 


74 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तृष्णाग्राहगृहीतानां संसारार्णवपातिनाम्‌ । 
आवर्तरूह्ममानानां दूरं स्वमन एव नौः ॥105॥ 
मनसैव मनश्छित्त्वा पाशं परमबन्धनम्‌ । 
भवाइुत्तारयात्मानं नासावन्येन तार्यते ॥1 06॥ 


जो लोग संसाररूपी सागर में पड़े हों और तृष्णारूपी ग्राह से जकड़े गए हों, और संसारसागर 


के भँवरों में फॅसकर दूर-दूर तक घसीटे गए हों, उनके लिए अपना मन ही नौकारूप बनता है । वास्तव 
में यह मन ही एक बन्धनकारक पाश है | उसे मन से ही काटकर तुम अपने आत्मा को संसार से पार 
ले जाओ। क्योंकि मन के सिवा अन्य तो कोई भी इसे तार सकने वाला नहीं है । 


या योदेति मनोनाम्नी वासना वासितान्तरा । 

तां तां परिहरेत्‌ प्राज्ञस्ततोऽविद्याक्षयो भवेत्‌ ॥107॥ 
भोगैकवासनां त्यक्त्वा त्यज त्वं भेदवासनाम्‌ । 
भावाभावौ ततस्त्यक्त्वा निर्विकल्पः सुखी भव ॥108॥ 
एष एव मनोनाशस्त्वविद्यानाश एव च । 

यत्तत्‌ संवेद्यते किञ्चित्‌ तत्रास्थापरिवर्जनम्‌ । 

अनास्थैव हि निर्वाणं दुःखमास्थापरिग्रहः ॥1 09॥ 
अविद्या विद्यमानैव नष्टप्रज्ञेषु दृश्यते । 
नाम्नैवाङ्गीकृताकारा सम्यकम्रज्ञस्य सा कुतः ॥1 10॥ 


वासना का ही दूसरा नाम मन होता है और ये वासनाएँ ही मन में वास करके बैठी हुई हैं । 


इसलिए जो-जो भी वासना मन में उदित हो, उसे बुद्धिमान मनुष्य को त्याग ही देना चाहिए क्योंकि 
इसी से अविद्या का नाश होता हे | पहले तुम भोग की एक वासना का त्याग करो | फिर बाद में भेद 
की वासना को छोड़ो । फिर भाव और अभाव का भी त्याग करके विकल्परहित होकर सुखी बन जाओ । 
मन का नाश ही अविद्या का नाश है | जो-जो कुछ अनुभव में आता हो, उसमें आस्था का त्याग कर 
देना ही मन का नाश कहलाता है । जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई होती है, उन्हें अविद्या ही विद्यमान 
(वास्तविक) मालूम पड़ती है । परन्तु वह अविद्या तो केवल नाममात्र से ही आकार धारण किए हुए है । 
सम्यक्‌ (सच्चे) ज्ञानी के लिए भला वह कहाँ से हो सकती हे ? 


तावत्‌ संसारभृगुषु स्वात्मना सह देहिनम्‌ । 
आन्दोलयति नीरन्धं दुःखकण्टकशालिंषु ॥1 11॥ 
अविद्या यावदस्यास्तु नोत्पन्ना क्षयकारिणी । 
स्वयमात्मावलोकेच्छा मोहसंक्षयकारिणी ॥1 12॥ 
अस्याः परं प्रपश्यन्त्याः स्वात्मनाशः प्रजायते । न 
दृष्टे सर्वगते बोधे स्वयं ह्येषा विलीयते ॥1 13॥ 

इ व्छामात्रमविद्येयं तन्नाशो मोक्ष उच्यते । 

स चासंकल्पमात्रेण सिद्धो भवति बै मुने ॥1 1 4॥ 
मनागपि मनोव्योम्नि वासनारजनीक्षये । 

कलिका तननुतामेति चिदादित्यप्रकाशनात्‌ ॥1 1 5॥ 


यह संसार पर्वतों के ऊंचे शिखरों के समान हे और उस पर भरसक काँटे भरे हुए है । वहाँ 
अविद्या अपने स्वरूप से आत्मा को घुमाती ही रहती है । वह वहाँ तक घुमाती रहती है कि जहाँ तक 
उसका नाश करने वाली आत्मदर्शन की इच्छा उत्पन्न नहीं होती | क्योंकि वही इच्छा केवल मोह का 
विनाश करने वाली होती है। परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाली उस आत्मदर्शन की इच्छा, 
आत्मदर्शन कराने के बाद स्वयं भी नष्ट हो जाती हे । क्योकि सर्वव्यापी ज्ञान को देखे जाने पर तो वह 
आप ही आप विलीन हो जाती हे । हे मुनि ! केवल इच्छा ही अविद्या है। और उसका नाश ही मोक्ष 
कहा जाता है । केवल संकल्परहित हो जाने से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है । जब मनरूपी आकाश 
में वासनारूपी रात्रि का नाश होता है तब चेतन्यसूर्य का थोड़ा सा प्रकाश होने से भी अन्धकार को 
(अज्ञान की) कालिमा का नाश हो जाता है, या कालिमा कम हो जाती हे । 
चैत्यानुपातरहितं सामान्येन च सर्वगम्‌ । 
यच्चित्तत्वमनाख्येयं स आत्मा परमेश्वरः ॥1 1 6॥ 
सर्व च खल्विदं ब्रह्म नित्यचिद्घनमक्षतम्‌ । 
'कल्पनाऽन्या मनोनाम्नी विद्यते न हि काचन ॥117॥ 
न जायते न प्रियते किञ्चिदत्र जगत्त्रये । 
न च भावविकाराणां सत्ता क्वचन विद्यते ॥1 1 8॥ 
चैत्य के अर्थात्‌ जगत्‌ के (जगत्‌ के विषयों के) पीछे दौड़ादौड़ी से रहित और सामान्यत: 
सर्वव्यापी बने हुए चित्त का वर्णन करना असंभव ही है, क्योंकि वह स्वयं ही तो परमेश्वर है । यह सब 
कुछ ब्रह्म ही है और वह नित्य, चैतन्यमय एबं अविनाशी हे । इसके सिवा और जो अन्य कल्पनाएँ 
हैं, वही मन है । मन इसके सिवा कुछ है ही नहीं । इन तीनों भुवनों में वास्तव में न तो कोई जन्मता 
है और न ही कोई प्रलयकाल में मरता ही है । क्योंकि अन्य पदार्थो का या विकारों का तो कोई अस्तित्व 
ही नहीं है । 
केवलं केवलाभासं सर्वसामान्यमक्षतम्‌। 
चैत्यानुपातरहितं चिन्मात्रमिंह विद्यते ॥119॥ 
तस्मिन्‌ नित्ये तते शुद्धे चिन्मात्रे निरुपद्रवे । 
शान्ते शमसमाभोगे निर्विकारे चिदात्मनि ॥1 20॥ 
यैषा स्वभावाभिमतं स्वयं संकल्प्य धावति । 
चिच्चैत्यं स्वयमम्लानं मननान्मन उच्यते ॥1 21॥ 
केवल कैवल्यरूप में ही प्रकाशित, सामान्यतया सबमें अवस्थित और विषयों के पीछे दोड़ादोड़ी 
नहीं करने वाला केवल चैतन्य ही इस जगत्‌ में विद्यमान है । वह चिदात्मा नित्य, म व्यापक, शुद्ध, मात्र 
चैतन्यस्वरूप, उपद्रवरहित, शान्त, समर्थ, परिपूर्ण और निर्विकार है। एसे ह अविद्या, अपने 
हावभावों से अपने अभिमत विषयों को संकल्पित करके दौड़ा करती है। वास्तव में तो चित्‌ और चैत्य 
(यह जगत्‌) अम्लान (विकारशूऱ्य) ही है परन्तु केवल मनन करने से ही मन कहा जाता है। 
अतः संकल्पसिद्धेयं संकल्पेनैव नश्यति । 
नाहं ब्रह्मेति संकल्पात्‌ सुदृढादबध्यते मनः । 
सर्व ब्रह्मेति संकल्पात्‌ सुदृढान्मुच्यते मनः ॥122॥ 


76 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


कृशोऽहं दुःखबद्धोऽहं हस्तपादादिमानहम्‌ । 

इति भावानुरूपेण व्यवहारेण बध्यते ॥123॥ 
नाहं दुःखी न मे देहो बन्धः कोऽस्यात्मनि स्थितः । 
इति भावानुरूपेण व्यवहारेण मुच्यते ॥1 2 4॥ 

नाहं मांसं न चास्थीनि देहादन्यः परोऽस्म्यहम्‌ । 

इति निश्चितवानन्तः क्षीणाविद्यो विमुच्यते ॥1 2 5॥ 


अतः ऐसे केवल संकल्पो के द्वारा ही सिद्ध होने वाली (मानी जाने वाली) यह अविद्या, संकल्पों 
के द्वारा ही नष्ट की जा सकती है । भे ब्रह्म नहीं हूँ-ऐसे सुदृढ़ संकल्प से ही मन बँध जाता है और 
“यह सब ब्रह्म ही हे'--ऐसे सुदृढ संकल्प से मन मुक्त हो जाता है । “भै दुबला-पतला हूँ”, 'मै दु:खों 
“से बँध गया हँ”, भै हाथ-पैरों वाला हूँ--इत्यादि प्रकार के भावों के अनुरूप ही मनुष्य बँध जाता है । 
परन्तु यदि “मैं दुःखी नही हूँ', मेरा कोई देह नहीं है मुझ (आत्मा) में यह बन्ध कैसे आ सकता 
है ?' इस प्रकार के सुदृढ भाव हों, तो ऐसे सुदृढ़ भावों के अनुरूप व्यवहार से मनुष्य की मुक्ति हो 
जाती है । 'मैं मांस नहीं हूँ, हड़ियाँ भी नहीं हूँ, मै देह से अलग हूँ, मैं सर्व से परे हूँ'-एऐसे विचार 
करने वाला मनुष्य अपने भीतर की अविद्या का नाश हो जाने से मुक्त हो जाता है। 
कल्पितेयमविद्येयमनात्मन्यात्मभावनात्‌ । 
परं पौरुषमाश्रित्य यत्नात्‌ परमया धिया । 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा निर्विकल्पः सुखी भव ॥1 2 6॥ 
मम पुत्रो मम धनमहं सोऽयमिदं मम । 
इतीयमिन्द्रजालेन वासनैव विवल्गति ॥1 27॥ 
मा भवाज्ञो भव ज्ञस्त्वं जहि संसारभावनाम्‌। 
अनात्मन्यात्मभावेन किमज्ञ इव रोदिषि ।।1 2 8॥ 


अनात्मा में आत्मा की भावना होने से यह अविद्या कल्पित ही है । इसलिए प्रयत्नपूर्वक उत्तम 

पुरुषार्थ का अवलम्बन करके श्रेष्ठ बुद्धि के द्वार भोगों की दृष्टि को दूर से ही फेंक दो (छोड़ दो) और 
विकल्पों से रहित होकर सुखी बने रहो | “मेरा पुत्र', मेरा धन”, “यह में हूँ , यह मेरा हे'--इस प्रकार 
की वासना ही इन्द्रजाल के रूप में छलाँगें मार रही है । इसलिए अज्ञानी मत बनो, अपितु ज्ञानी बन 
जाओ | संसार की भावना छोड़ दो । अनात्मा में आत्मभाव करके अज्ञानी की तरह रोते क्यों हो? 

कस्तवायं जडो मूको देहो मांसमयोऽशुचिः । 

यदर्थं सुखदुःखाभ्यामवशः परिभूयसे ॥1 29॥ 

अहो जु चित्रं यत्‌ सत्यं ब्रह्म तद्विस्मृतं नृणाम्‌ । 

तिष्ठतस्तव कार्येषु माऽस्तु रागानुरञ्जना ॥1301) 


छ || 
'भविद्यमाना याऽविद्या तया विश्व खिलीकृतम्‌ । 
इदं तद्वञ्रतां यातं तृणमात्र जगत्त्रयम्‌ ॥1 31॥ 
"इति महोपनिषत्‌ । 


इति चतुर्थोऽध्यायः | 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 77 


जड, गूँगा, मांस से भरा यह अपवित्र देह तुम्हारा कहाँ है कि जिसके लिए तुम सुखों और दुःखों 
के वश में आकर हैरान परेशान होते हो ? अहा ! यह तो आश्चर्य की बात है कि जो सत्य-स्वरूप ब्रह्म 
है, उसे ही लोग भूल गए हे और उसी तरह तुम भी कामनाओं में फँसकर उसके रंग से आप्लावित 
मत हो जाओ अर्थात्‌ कामनाओं के रंग में सराबोर मत होओ । अहा ! यह तो बड़ा अचरज है कि कमल 
के तंतुओ से पर्वत बंध गए हँ । अविद्या वास्तव में कोई वस्तु ही नहीं है, फिर भी उसने सारे संसार 
को थाम रखा हे । पारमार्थिक रूप से ये तीनों भुवन (जगत्‌) निःसार (तुच्छ) ही हैं, फिर भी मानो वज्र 
जैसे बने हुए हैं ? (यह बड़ा भारी आश्चर्य है) ऐसा यह उपनिषद्‌ कहती है । 

यहाँ चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ । 
श्र 
पञ्चमो5 ध्याय: 


(ऋभुः ) अथापरं प्रवक्ष्यामि शृणु तात यथातथम्‌ । 
अज्ञानभूः सप्तपदा ज्ञभूः सप्तपदैव हि ॥1॥ 
पदान्तराण्यसंख्यानि प्रभवन्त्यन्यथैतयोः । 
स्वरूपावस्थितिमुंक्तिस्तद्श्रंशोऽहंत्ववेदनम्‌ ॥2॥ 
शुद्धसन्मात्रसंवित्तेः स्वरूपान्न चलन्ति ये । 
रागद्वेषादयो भावास्तेषां नाज्ञत्वसम्भवः ॥३॥ 

यः स्वरूपपरिभ्रंशश्चै्यार्थे चितिमज्जनम्‌ । 
एतस्मादपरो मोहो न भूतो न भविष्यति ॥4॥ 

(ऋभु बोले)--हे तात ! में और भी तुम्हें यह बताऊंगा, उसे तुम ध्यान देकर सुनो । अज्ञान को 
भूमि सात स्थानों वाली है और ज्ञान की भूमि भी सात स्थानों वाली है । यों तो इनके अतिरिक्त इसके 
कई अन्य स्थान हें (पर मुख्य सात हैं) | अपने स्वरूप में ही अवस्थिति होना ही मुक्ति कहलाती है और 
अहंकार का अनुभव करना मुक्ति से भ्रष्टता है । शुद्ध वस्तु का सम्यक्‌ (यथातथ) ज्ञान होना ही तो 
स्वरूपावस्थिति है । इससे जो मनुष्य च्युत नहीं होते (चलित नहीं होते), उनमें रागद्वेषादिभाव नहीं 
होते । इसलिए वहाँ अज्ञानित्व की कोई सम्भावना ही नहीं है । इस स्वरूपावस्थिति से भ्रष्ट (च्युत) होना 
और दिखाई देने वाले विषयों में चैतन्य को डुबो देना ही मोह है, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मोह नहीं 
है, और होगा भी नहीं | 

अर्थादर्थान्तरं चित्ते याति मध्ये तु या स्थितिः । 
सा ध्वस्तमननाकारा स्वरूपस्थितिरुच्यते ॥५॥ 
संशान्तसर्वसंकल्पा या शिलावदवस्थितिः । 
जाग्रन्निद्राविनिर्मुक्ता सा स्वरूपस्थितिः परा ॥6॥ 
अहन्तांऽशे क्षते शान्ते भेदनिष्पन्दचित्तता । 
अजडा या प्रचलति तत्स्वरूपमितीरितम्‌॥7॥ 

जब मन एक विषय से दूसरे विषय पर जाता है, तब बीच की स्थिति (दूसरे विषय पर जाने से 
पहले की और पहले विषय के नाश की) जो होती है वही स्वरूपावस्थिति है जिसमें मनुष्य के सभी 
संकल्प शान्त हो गए हों, जिसमें स्थिति एक शिला जैसी बन गई हो, जो स्थिति जाग्रत्‌ और निद्रा से 


78 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अलग हो, वह उत्कृष्ट स्थिति ही स्वरूपावस्थिति है । जिसमें अहंभाव का समूल (अंश का भी) नाश 
हो चुका हो, जिसमें शान्तस्वरूप से अभेद भाव में चित्त स्थिर रहता हो और चैतन्यस्वरूप से जो चलता 
ही रहता हो (सातत्य से युक्त हो) उसे “स्वरूप' कहा जाता है । 


बीजजाग्रत्‌ तथा जाग्रन्महाजाग्रत्‌ तथैव च । 
जाग्रत्स्वप्नस्तथा स्वप्नः स्वप्नजाग्रत्‌ सुषुप्तिकम्‌ ॥8॥ 
इति सप्तविधो मोहः पुनरेष परस्परम्‌। 

श्लिष्टो भवत्यनेकाग्र्यं शृणु लक्षणमस्य तु ॥9॥ 
प्रथमं चेतनं यत्‌ स्यादनाख्यं निर्मलं चितः । 
भविष्यच्चित्तजीवादिनामशब्दार्थभाजनम्‌ ॥1 0॥ 
बीजरूपं स्थितं जाग्रदूबीजजाग्रत्‌ तदुच्यते । 

एषा ज्ञप्तेर्नवावस्था त्वं जाग्रत्संस्थितिं श्रृणु ॥11॥ 


मोह सात प्रकार का होता है--बीजजाग्रत्‌, जाग्रत्‌, महाजाग्रत्‌, जाग्रत्स्वप्न, स्वप्न, स्वप्नजाग्रत्‌ 

और सुषुप्ति । वे ही जब परस्पर मिल जाते हैं, तब उसे 'अनेकाग्र्' कहा जाता है । अब उन सातों का 
लक्षण सुनो--प्रथम तो निर्मल चेतन ही होता है । उसका वर्णन करना तो असंभव है । उस चेतन में 
से भविष्य में चित्त, जीव आदि नाम एवं जो शब्दादि विषयों का पात्र है, वह बनता है । वही बीजरूप 
में अवस्थित 'बीजजाग्रत्‌' अवस्था कहलाती है । अज्ञान की यह नई अवस्था मैंने कही | अब तुम पहले 
जाग्रत्‌ स्थिति को सुनो | 

नवप्रसूतस्य परादयं चाहमिदं मम । 

इति यः प्रत्ययः स्वस्थस्तज्जाग्रत्‌. प्रागभावनात्‌ ॥1 2॥ 

अयं सोऽहमिदं तन्म इति जन्मान्तरोदितः । 

पीवरः प्रत्ययः प्रोक्तो महाजाग्रदिति स्फुटम्‌ ॥1३॥ 

अरूढमथवा रूढं सर्वथा तन्मयात्मकम्‌ । 

यज्जाग्रतो मनोराज्यं तज्जाग्रत्स्वप्न उच्यते ॥1 41 

द्विचन्द्रशुर्तिकारूप्यमृगतृष्णाऽऽदिभेदतः । 

अभ्यासं प्राप्य जाग्रत्‌ तत्‌ स्वप्नो नानाविधो भवेत्‌ ॥1 5॥ 


इस नए जन्मे हुए बीजरूप पर (कार्यरूप से) इस कार्यरूप के बाद जो “यह मैं हूँ”, “यह मेरा 

है”--ऐसा जो अनुभव होता है, उसे 'जाग्रत्‌ अवस्था कहा जाता है । वास्तव में वह पहले था ही नहीं 
इसलिए आत्मस्वरूप में ही यह जाग्रदवस्था थी। यह वह मैं हूँ' यह वह मेरा है'--ऐसा जन्म- 
जन्मान्तर का जो पुष्ट हुआ अनुभव प्रकट होता है, उसे स्फुट रूप से महाजाग्रत्‌ कहा जाता है । रूढ 
हो या न हो, फिर भी सदा तन्मय स्वरूप वाले इस जाग्रत्‌ अवस्था का जो मनोराज्य होता है, वह 
जाग्रत्स्वप्न' कहलाता है । और दो चन्द्र, सीप में रजत, मरु-मरीचिका आदि विविध भेदों को बार- 
बार देखने से (अभ्यास किए जाने से) यह 'स्वप्न' अनेक प्रकार का हो जाता है । (जाग्रदवस्था के 
संस्कारों से उत्पन्न स्वप्न अनेक प्रकार का होता है |) 

अल्पकालं मया दृष्टमेतन्नोदेति यत्र हि । 

परामर्शः प्रबुद्धस्य स स्वप्न इति कथ्यते ॥1 6॥ 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 79 


चिरसन्दर्शनाभावादप्रफुल्लं बृहद्वचः । 

चिरं कालानुवृत्तिस्तु स्वप्नो जाग्रदिवोदितः ॥17॥ 
स्वप्नजाग्रदिति प्रोक्तं जाग्रत्यपि परिस्फुरत्‌ । 
षडवस्थापरित्यागे जडा जीवस्य या स्थितिः ॥1 81 
भविष्यद्ुःखबोधाढ्या सौषुप्तिः सोच्यते गतिः । 
जगत्‌ तस्यामवस्थायामन्तस्तमसि लीयते ॥1 9॥ 
सप्तावस्था इमाः प्रोक्ता मयाऽज्ञानस्य वै द्विज । 
एकैका शतसंख्याऽत्र नानाविभवरूपिणी ॥20॥ 


जाग्रदवस्था में विद्यमान मनुष्य को यह अनुभव होता है कि 'जिस वस्तु को मैने निद्रावस्था में 
अल्पकाल तक देखा था, वह अब नहीं दिखाई पड़ती ।' यह अनुभव 'स्वप्न' कहा जाता है । लम्बे 
समय तक जिसका दर्शन न हुआ हो, इसलिए जो अप्रफुल्ल(धुँधला)-सा हो, फिर भी लम्बे काल तक 
जिसका अनुसरण बड़े वचनों द्वारा ही होता रहता हो, उस स्वप्न को जाग्रत्‌ जैसा कहा जाता है वही 
स्वप्नजाग्रत्‌ है अर्थात्‌ जाग्रत्‌ अवस्था में भी जिसका स्फुरण होता ही रहे, उसे स्वप्नजाग्रत्‌' कहा गया 
है । ऊपर की इन छहों अवस्थाओं का जिसमें त्याग हो जाता हो और जीव की स्थिति जड़ जैसी हो 
जाती हो, तो उसे सुषुप्ति अवस्था कहते हैं दुःख का भान तो उसके बाद के (भविष्य के) समय में 
हो सकता है, क्योंकि उस स्थिति में तो सारा जगत्‌ अज्ञान में लय हुआ होता है । हे ब्राह्मण ! अज्ञान 
की ये सात अवस्थाएं मैंने तुम्हें बताई हैं । इनमें प्रत्येक अवस्था के उपप्रकार सैकड़ों की संख्या में हैं 
और उनमें अनेक प्रकार के सांसारिक स्वरूप भी हुआ करते हैं। 
इमां सप्तपदां ज्ञानभूमिमाकर्णयानघ । 
नानया ज्ञातया भूयो मोहपङ्के निमज्जति ॥2 1॥ 
वदन्ति बहुभेदेन वादिनो योगभूमिकाः । 
मम त्वभिमता नूनमिमा एव शुभप्रदाः ॥2 2॥ 
हे निर्दोष मुनि ! अब सात स्थानों वाली इस ज्ञानभूमि को भी तुम सुन लो । इसको जानने के 
बाद, मनुष्य मोहरूपी कीचड़ में नहीं फॅसता । अन्यान्य वादी लोग तरह-तरह की योग भूमिकाएँ बताते 
रहते हैं, परन्तु मुझे तो ये सात ही मान्य हे क्योंकि ये ही कल्याणप्रद हैं । 
अवबोधं विदुर्ज्ञानं तदिदं साप्तभूमिकम्‌। ` 
मुक्तिस्तु ज्ञेयमित्युत्ता भूमिका सप्तकात्परम्‌ ॥23॥ 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छाऽऽख्या प्रथमा समुदाहृता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥24॥ 
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्‌ ततोऽसंसक्तिनामिका । 
पदार्थभावना षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥25॥ 
ज्ञान को 'अवनोध' नाम दिया गया है । इसकी सात भूमिकाएँ हैं । जिसको शैय कहा जाता है, 
उसे ही 'मुक्ति' कहते हैं। यह मुक्ति ज्ञान की सात भूमिकाओं के बाद में ही a ५. है । पहली 
ज्ञानभूमि शुभेच्छा नाम से पहचानी गई है । दूसरी भूमि वा नाप न |! pes र त 
“तनुमानसी” है । चौथी भूमि 'सत्त्वापत्ति है । पाँचवीं 'असंसक्ति' है । छठी पदार्थ भावः भू 
है और सातवीं भूमि तुर्यगा' कही गई है । 





80 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


आसामन्तःस्थिता मुक्तिर्यस्यां भूयो न शोचति । 
एतासां भूमिकानां त्वमिदं निर्वचनं शृणु ॥26॥ 
स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेक्षेऽहं शास्त्रसज्जनैः । 
बैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुधैः ॥271 
शास्त्रसञ्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ । 
सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ॥2 8॥ 


इन भूमिकाओं के भीतर मुक्ति अवस्थित है । इस मुक्ति में रहकर प्राणी कभी शोक नहीं करता । 

अब तुम इन भूमिकाओं को व्याख्या सुनो । 'मैं मूढ ही क्यों रह गया ? शास्त्र और सज्जन मुझे देखते 
ही रहते हे'--इस प्रकार की वैराग्य से युक्त जो इच्छा होती है, उसे विद्वान्‌ लोग 'शुभेच्छा' के नाम 
से पहचानते हँ । अब, यदि शास्रों और सज्जनो के सम्बन्ध से वैराग्य हो और उसके अभ्यास से जो 
सदाचार किया जाता हो, उसे 'विचारणा' कहा गया हे । 

विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रियार्थेषु रक्तता । 

यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥29॥ 

भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्ते तु विरतेर्वशात्‌ । 

सत्त्वात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहता ॥30॥ 

दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गकला तु या। 

रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताऽसंसक्तिनामिका ॥31॥ 

भूमिकापञ्चकाभ्यासात्‌ स्वात्मारामतया दृढम्‌ । 

आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदर्थानामभावनात्‌ ॥3 2॥ 

इन्द्रियों के विषयों पर होता हुआ राग, पूर्वोक्त विचारणा” और “शुभेच्छा' के योग से जहाँ पर 

क्षीण हो जाता है, ऐसी अवस्था को “तनुमानसी” कहा जाता है । उपर्युक्त तीन भूमिकाओं के अभ्यास 
से जब चित्त में वैराग्य उत्पन्न हो जाए और उसके कारण शुद्ध सत्त्वयुक्त आत्मा में साधक स्थिर बना 
रहे, तो ऐसी अवस्था को 'सत्त्वापत्ति' कहा जाता है | इन चार दशाओं (अवस्थाओं) के अभ्यास से 
जहाँ पर कोई संसर्गजन्य स्थिति न हो और सत्त्व तत्त्व का ही चमत्कार रूढ़ बन जाए, तो ऐसी अवस्था 
को 'असंसक्ति' के नाम से कहा जाता है । अब जब ऊपर ही उन पाँचों भूमिकाओं के अभ्यास से अपने 
आत्मा में ही रमण होता रहे और भीतर के और बाहर के पदार्थ दिखाई ही न पड़ें, तब-- 

परप्रयुक्तेन चिरं प्रयत्नेनावबोधनम्‌ । 

पदार्थभावना नाम षष्ठी भवति भूमिका ॥33॥ 

भूमिषट्कचिराभ्यासाद्भेदस्यानुपलम्भनात्‌। 

यत्‌ स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥34॥ 

एषा हि जीवन्मुक्तेषु तुर्यांवस्थेति विद्यते । 

विदेहमुक्तिविषयं तुर्यातीतमतः परम्‌ ॥35॥ 


यदि अन्य लोगों के लम्बे काल तक प्रयत्न करने पर ही बाहर के पदार्थ देखने में आ सकें, तब 
'पदार्थभावना' नाम की छठी भूमिका होती है । अब इन छहों भूमिकाओं के लम्बे काल तक किए गए 
अभ्यास के द्वारा जब भेद का भाव ही नष्ट हो जाए और उस भेदाभाव से आत्मस्वरूप में एकनिष्ठता 
प्राप्त हो जाए, तो उस भूमिका को तुर्यगा' समझना चाहिए । जीवन्मुक्त पुरुषों में यही अवस्था 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 81 


'तुर्यावस्था' के रूप में अनुभवगम्य होती हे । “तुरीयातीत दशा” तो विदेह मुक्ति के साथ सम्बन्ध रखती 
है । वह इससे परे है । 

ये निदाघ महाभागाः सप्तमीं भूमिमाश्रिताः । 

आत्माऽऽरामा महात्मानस्ते -महत्पदमागताः ॥36॥ 

जीवन्मुक्ता न मज्जन्ति सुखदुःखरसस्थिते । 

प्रकृतेनाथ कार्येण किञ्चित्‌ कुर्वन्ति वा न वा ॥37॥ 

पार्श्वस्थबोधिताः सन्तः पूर्वाचारक्रमागतम्‌ । 

आचारमाचरन्त्येव सुप्तबुद्धवदुत्थिताः ॥38॥ 


हे निदाघ ! जो महाभाग्यशाली लोग इस सातवीं ज्ञानभूमिका पर पहुँचकर अपनी आत्मा में ही 

रमण करते रहते हों, वे महान्‌ पद पर पहुँच गए हैं | ऐसे जीवन्मुक्त लोग, सुख-दु:ख के रस से भरी 
स्थिति में डूब नहीं जाते | वे लोग कभी प्रकृति के कार्य का अनुसरण करके कुछ कर भी लेते हैं और 
कुछ नहीं भी कर लेते | आसपास के लोग उन्हें बताते हैं, तब कभी वे कहीं आचार के क्रम से चलता 
हुआ आचार कर दिया करते हैं। वे मानो नींद में से उठे हों, ऐसे ही मालूम पड़ते हैं । 

भूमिकासप्तकं चैतद्धीमतामेव गोचरम्‌। 

प्राप्य ज्ञानदशामेतां पशुम्लेच्छाऽऽदयोऽपि ये ॥39॥ 

सदेहा वाऽप्यदेहा वा ते मुक्ता नात्र संशयः । 

ज्ञप्तिर्हि ग्रन्थिविच्छेदस्तस्मिन्‌ सति विमुक्तता ॥40॥ 

मृगतृष्णाऽम्बुबुद्ध्यादिशान्तिमात्रात्मकस्त्वसौ । 

ये तु मोहार्णवात्तीर्णास्तैः प्राप्तं परमं पदम्‌ ॥4 1॥ 

ते स्थिता भूमिकास्वासु स्वात्मलाभपरायणाः । 

मनःप्रशमनोपायो योग इत्यभिधीयते ॥42॥ 

ये सात भूमिकाएँ तो केवल बुद्धिमानों के विषयरूप ही हँ । इस ज्ञानावस्था को पाकर पशु और 

म्लेच्छ लोग भी सदेहरूप में या विदेहरूप में मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं, इसमें किसी प्रकार का सन्देह 
नहीं है । मोह की गाँठ टूट जाने का ही दूसरा नाम ज्ञान है । ऐसा ज्ञान हो जाने से मरुमरीचिका में जैसे 
जलबुद्धि का भ्रम नष्ट हो जाता है, वैसे ही संसार सम्बन्धी अहंता-ममता का नाश हो जाता है । और 
जो लोग मोहरूपी सागर को पार कर गए हैं, उन्होंने तो परमपद प्राप्त कर ही लिया है। ऐसे लोग 
आत्मकल्याण में परायण होकर इन भूमिकाओं में आरूढ़ होते हें । मन को प्रशान्त करने के इस उक्त 
प्रकार को योग कहा जाता है। 

सप्तभूमिः स विज्ञेयः कथितास्ताश्च भूमिकाः । 

एतासां भूमिकानां तु गम्यं ब्रह्माभिधं पदम्‌ ॥43॥ 

'त्वत्ताऽहन्ताऽऽत्मता यत्र परता नास्ति काचन । 

न क्वचिद्धावकलना न भावाभाव गोचरा ॥44॥ 

सर्व शान्तं निरालम्बं व्योमस्थं शाश्वतं शिवम्‌। 

अनामयमनाभासमनामकमकारणम्‌ ॥45॥ 

न सन्नासन्न मध्यान्तन्न सर्व सर्वमेव च । 
मनोवचोभिरग्राह्यं पूर्णात्‌ पूर्ण सुखात्‌ सुखम्‌ ॥4 6॥ 
6 उ०तृ० 





82 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


वह 'योग' सप्तभूमिका रूप ही है । इसीलिए यहाँ वे सातों भूमिकाएँ कही गई है । इन भूमिकाओं 

के द्वारा ब्रह्म नाम का पद प्राप्त किया जा सकता है । जिसमें न अहंभाव होता है, न ही त्वत्ता (तू'पने) 
का भाव होता है, अथवा जिसमें कोई परायापन नहीं रहता, जहाँ कहीं भी पदार्थों का ज्ञान नहीं होता, 
जो न भाव का विषय है, न वा किसी अभाव का विषय है, सब कुछ शान्त, निरवलम्ब, आकाश में 
अवस्थित और सनातन कल्याणस्वरूप ही होता है, ऐसी वह स्थिति निर्दोष, आभासरहित, नामरहित 
और कारणरहित है । वह सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी नहीं है, मध्य भी नहीं है, अन्त भी नहीं है; सर्व 
न होते हुए भी सर्वस्वरूप ही है । मन और वचन के द्वारा उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता । वह पूर्ण 
से भी पूर्ण है, और सुख का भी सुख है। 

असंवेदनमाशान्तमात्मवेदनमाततम्‌ । 

सत्ता सर्वपदार्थानां नान्या संवेदनादृते ॥47॥ 

सम्बन्धे द्रष्ट्दृश्यानां मध्ये दृष्टिर्हि यद्वपुः । 

दरष्टदर्शनदृश्यादिवर्जितं तदिदं पदम्‌ ॥48॥ 

देशाद्देशं गते चित्ते मध्ये यच्चेतसो वपुः । 

अजाड्यसंविन्मननं तन्मयो भव सर्वदा ॥49॥ 


उसका सम्यक्‌ (सम्पूर्ण) अनुभव होता ही नहीं है । वह चारों ओर पूर्ण शान्त है, वह आत्मा का 
अनुभवरूप हे, वह चारों ओर फैला हुआ है, वह सर्व पदार्थो की सत्तारूप है । और वह श्रेष्ठ ज्ञान के 
अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं द्रष्टा और दृश्य की शक्ति के सम्बन्ध में बीच में जो शक्ति है, वही 
उसका शरीर है। और वही द्रष्टा, दृश्य तथा दर्शन--तीनों से रहित पद भी है | जब चित्त एक देश 
से दूसरे देश में गया हुआ होता है, तब बीच में चित्त का जो शरीर होता है, वह जडतारहित, ज्ञानमय 


तथा मननरूप होता है । वैसे ही तुम सर्वदा बने रहो | 


अजाग्रत्स्वप्ननिद्रस्य वत्ते रूपं सनातनम्‌ । 

अचेतनं चाजडं च तन्मयो भव सर्वदा ॥50॥ 

जडतां वर्जयित्वैकं शिलाया हृदयं हि तत्‌ । 
अमनस्कस्वरूपं यत्‌ तन्मयो भव सर्वदा । 

चित्तं दूरे परित्यज्य योऽसि सोऽसि स्थिरो भव ॥511 


जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्तिरहित ऐसा तुम्हारा जो सनातन रूप है, वह न तो चेतन है, न जड 

ही है। तुम सर्वदा ऐसे ही निरपेक्ष बने रहो । जडता को छोड़ दो क्योकि वह तो पत्थर का हृदय ही 
है । तुम तो जो अमनस्क स्वरूप (मनोरहित स्वरूप वाला परमपद) है, उसमें परायण (तन्मय होकर) 
रहो अर्थात्‌ सर्वदा तत्परायण रहो । चित्त को दूर फेंक कर जो तुम हो उसी रूप में स्थिर हो जाओ | 

पूर्व मनः समुदितं परमात्मतत्त्वात्‌ 

तेनाततं जगदिदं । 

शून्येन शून्यमपि विप्र यथा5म्बरेण 

नीलत्वमुल्लसति चारुतराभिधानम्‌ ॥5 2॥ 

संकल्पसंक्षयवशादगलिते तु चित्ते 

संसारमोहमिहिका गलिता भवन्ति । 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 83 


स्वच्छं विभाति शरदीव खमागतायां 
चिन्मात्रमेकमजमाद्यमनन्तमन्तः ॥53॥ 


परमात्मरूप तत्त्व में से पहले मन का प्राकट्य हुआ । और उसी ने विकल्पों के जालों के साथ 

इस पूरे जगत्‌ को फैलाया है । हे ब्राह्मण ! जिस प्रकार आकाश में से नीलस्वरूप सुन्दरतर अभिधान 
वाला प्रकट हो जाता है, उसी तरह शून्य में से भी शून्यरूप प्रकट हो ही सकता है । संकल्पों के नाश 
के कारण से चित्त जब निगल जाता है, तब संसाररूप मोह की ओस भी निगल ही जाती है । जैसे शरद्‌ 
ऋतु के आने पर आकाश स्वच्छ दिखाई देता है, उसी तरह अन्तस्‌ में जन्मरहित एवं अनादि अनन्त 
एकमात्र चैतन्य ही प्रकाशित होता है। 

अकर्दूकमरङ्गं च गगने चित्रमुत्थितम्‌ 

अद्रष्टूकं स्वानुभवमनिद्रस्वप्नदर्शनम्‌ ॥54॥ 

साक्षिभूते समे स्वच्छे निर्विकल्पे चिदात्मनि । 

निरिच्छं प्रतिबिम्बन्ति जगन्ति मुकुरे यथा ॥55॥ 

एकं ब्रह्म चिदाकाशं सर्वात्मकमखण्डितम्‌ । 

इति भावय यत्नेन चेतश्चाञ्चल्यशान्तये ॥56॥ 

रेखोपरेखावलिता यथैका पीवरी शिला । 

तथा त्रैलोक्यवलितं ब्रह्मैकमिह दृश्यताम्‌ ॥57॥ 


जिस तरह आकाश में बिना कर्ता के और बिना रंगों के यों ही चित्र उत्पन्न हो जाता है, ऐसा 
ही यह जगत्‌ है । मूल तत्त्व तो द्रष्टारहित, निद्रारहित, स्वप्नरहित ऐसा केवल स्वानुभव रूप दर्शन 
(ज्ञान) ही है । चिदात्मा तो केवल साक्षीरूप, एक समान स्थिति वाला और विकल्परहित ही है । जिस 
प्रकार दर्पण में किसी की इच्छा न होने पर भी प्रतिबिम्ब पड़ ही जाता है, उसी प्रकार उस चैतन्य में 
जगत्‌ के प्रतिबिम्ब पड़ जाते हैं । इसलिए चित्त की चंचलता को शान्त करने के लिए तुम यही सोचा 
करो कि 'चिदाकाशरूप ब्रह्म एक ही वस्तु है, और वही सर्व का आत्मा और अखण्ड स्वरूप है।' जैसे 
एक मोटी शिला रेखाओं तथा उपरेखाओं से आवेष्टित होती है, वैसे ही एक ब्रहम ही त्रैलोक्य द्वारा 
आवृत (आवेष्टित) होकर व्यापक रूप में अवस्थित है, ऐसा तुम सर्वत्र देखते रहो । 


द्वितीयकारणाभावादनुत्पन्नमिदं जगत्‌ । 

ज्ञात ज्ञातव्यमधुना दृष्टं द्रष्टव्यमद्धतम्‌ ॥58॥ 

विश्रान्तोऽस्मि चिरं श्रान्तश्चिन्मात्रान्नास्ति किञ्चन । 

पश्य विश्रान्तसन्देहं विगताशेषकौतुकम्‌ ॥59॥ 

निरस्तकल्पनाजालमचित्तत्त्वं परं पदम्‌ । 

त एव भूमतां प्राप्ताः संशान्ताशेषकिल्बिषाः ॥00॥ 

ब्रह्म के बिना अन्य कोई कारण है ही नहीं | इससे वास्तव में यह जगत्‌ उत्पन्न हुआ ही नहीं द | 

इस प्रकार जो जानने लायक बात है, वह तुमने जान ली है और जो कुछ अदभुत देखने लायक है, 
वह देख लिया है । 'लम्बे समय से थका हुआ मैं विश्रान्ति को प्राप्त किया हुआ हूं, क्योंकि मात्र चेतन 
के बिना तो और कुछ है ही नहीं ।' इस प्रकार निःसंदेह रूप से और सब कौतुक दूर करके देखो । 
जिसमें से कल्पना के सभी जाल हट चुके हैं, ऐसी चितरहित स्थिति ही परमपद है । जिनके 
कल्पनारूपी पाप शान्त हो गए हों, वे ही उस परमपद को प्राप्त कर सकते हैं | 





84 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


महाधियः शान्तधियो ये याता विमनस्कताम्‌ । 

` जन्तोः कृतविचारस्य विगलद्वृत्तिचेतसः ॥611 
मननं त्यजतो नित्यं किञ्चित्‌ परिणतं मनः । 
दृश्यं सन्त्यजतो हेयमुपादेयमुपेयुषः ॥62॥ 
द्रष्टारं पश्यतो नित्यमद्रष्टारमपश्यतः । 
विज्ञातव्ये परे तत्त्वे जागरूकस्य जीवतः ॥6३॥ 
सुप्तस्य घनसम्मोहमये संसारवर्त्मनि । 
अत्यन्तपक्ववैराग्यादरसेषु रसेष्वपि ॥6 4॥ 


जो लोग मनरहित स्थिति को प्राप्त हो चुके हैं, वे बड़े बुद्धिमान्‌ और शान्तचित्त वाले होते है। 
ब्रह्म का ही विचार करने वाले और इससे जिसकी चित्वृत्तियाँ विलीन हो गई हैं ऐसे तथा ब्रह्म के 
अलावा अन्य प्रकार का विचार जिसने छोड़ दिया है ऐसे जन्तु का (प्राणी का) मन कुछ हद तक 
ब्रह्माकार में परिणत हो जाता है । जिसने त्याज्य वस्तु का त्याग कर दिया हो और ग्राह्य वस्तु का ग्रहण 
कर लिया हो, जो केवल द्रष्टा को ही देखता हो और अद्रष्टा को देखता ही न हो, जो जानने योग्य परम 
तत्त्व के लिए जाग्रत्‌ होकर जी रहा हो, जो प्रगाढ मोहमय संसारमार्ग में सोता-सा ही रहे, जिसके लिए 
अत्यन्त परिपक्व वैराग्य के कारण सांसारिक रस सब रसहीन हो गये हों, और-- 


संसारवासनाजाले खगजाल इवाखुना । ` 

त्रोटिते हृदयग्रन्थौ श्लथे वैराग्यरंहसा 1651 १, 
'कातकं फलमासाद्य यथा वारि प्रसीदति । 

तथा विज्ञानवशतः स्वभावः सम्प्रसीदति ॥66॥ 


जिस प्रकार चूहा पक्षी के जाल को काट डालता है, वैसे ही जिनका वासनारूपी जाल टूट गया 
हो और वैराग्य के योग से जिनकी हृदय की ग्रन्थियाँ ढीली पड़ गई हों, इसलिए जैसे निर्मली नाम की 
वनस्पति के फल को पाकर गन्दा पानी निर्मल हो जाता है, वैसे ही उस विज्ञान के कारण उन प्राणियों 
का आत्मा प्रसन्न हो जाता हे । ! 


नीरांग निरुपासङ्ग नि्दन्द्व निरुपाश्रयम्‌ । 
विनिर्याति मनो मोहाद्विहगः पञ्जरादिव ॥6 71 
शान्तसन्देहदौरात्म्यं गतकौतुकविभ्रमम्‌ । 
परिपूर्णान्तरं चेतः पूर्णेन्दुरिव राजते ॥68॥. 
नाहं न चान्यदस्तीह ब्रह्मैवास्मि निरामयम्‌ । 
इत्थं सदसतोर्मध्याद्यः पश्यति स पश्यति ॥6०॥ 


बाद में राग से रहित, निःसंग, नद्ररहित और आश्रयरहित मन, जिस प्रकार पंछी पिजरे में से 
निकल जाता है, उसी तरह मोह में से निकल जाता है | इस प्रकार सन्देहात्मक दुष्टता के दूर हो जाने 
से स्वभाव शान्त हो जाता है, कौतुक की भ्रान्तियाँ टूट जाती हैं | ऐसा होने पर परिपूर्ण (ब्रह्माकार से 


भरा) चित्त पर्ण चन्द्र की तरह प्रकाशित हो उठता है । 'इस जगत्‌ में मैं नहीं हूँ और अन्य भी कुछ नहीं 


है । मैं ही निर्दोष ब्रह्म हू.--इस तरह सत्‌ और असत्‌ के बीच में से जो मे 
देखता है (शेष तो सब अन्धे ही है) । ग्‌ देखता है, वही सही रूप 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 55 


अयत्नोपनतेष्वक्षिदृरद्रव्येषु यथा मनः । 
नीरागमेव पतति तद्वत्‌ कार्येषु धीरधीः ॥70॥ 
परिज्ञायोपभुक्तो हि भोगो भवति तुष्टये । 
विज्ञाय सेवितश्चोरो मैत्रीमेति न चोरताम्‌ ॥71॥ 
अशङ्किता5पि सम्प्राप्ता ग्रामयात्रा यथाऽध्वगैः । 
प्रेक्ष्यते तद्वदेव ज्ञै्भोगश्रीरवलोक्यते ॥7 2॥ 
मनसो निगृहीतस्य लीलाभोगोऽल्पकोऽपि यः । 
तमेवालब्धविस्तारं क्लिष्टत्वाद्बहुमन्यते ॥731 
बन्धमुक्तो महीपालो ग्रासमात्रेण तुष्यति । 
परैरबद्धो नाक्रान्तो न राष्ट्रं बहु मन्यते ॥74॥ 


किंसी प्रयत्न या अन्य कारण के बिना जिस प्रकार उपस्थित हुए दृश्य, दर्शन और द्रष्टा में मन 
रागरहित (उपेक्षा भाव वाल) होता है, इसी प्रकार धीर बुद्धिवाला मनुष्य सभी कार्यों में नीराग 
(रागरहित) हो जाता है । पूर्णत: स्वरूप को जानने के बाद ही भोगा गया भोग सन्तोष प्रदान करता है । 
जैसे पूरी पहचान के बाद परस्पर व्यवहार में लाया गया चोर मेत्री को ही प्राप्त करवाता है, अपनी 
चोरता को नहीं प्राप्त करवाता । जिस प्रकार हानि-लाभ की किसी प्रकार की चिन्ता किए बिना यों ही 
उपस्थित हुई ग्रामयात्रा को पथिक लोग देखते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी लोग यदृच्छया आयी हुई भोगलक्ष्मी 
को अशंकित होकर उपेक्षा भाव से ही देखते हैं । वश में लाए गए मन के लिए तो थोड़ा भी भोग यदि 
लीला मात्र में (यों ही) आ पड़ा हो, तो भी वह मन उस अविस्तृत (छोटे से) भोग को भी क्लेशकारी 
होने से बहुत-बहुत ही मान लेता है । एक बार बन्दी बनकर छूटा हुआ राजा जो एक छोटे ग्रास (जमीन 
के टुकड़े से) भी सन्तुष्ट हो जाता है, परन्तु जो शत्रुओं के द्वारा कभी बन्दी बनाया ही न गया हो और 
दबाया न गया हो, ऐसा राजा तो समग्र देश प्राप्त हो जाए फिर भी उसे बहुत नहीं मानता (संतुष्ट नहीं 
होता) । (अर्थात्‌ दबाया गया और वश में किया गया मन ही संतुष्ट होकर शान्त बैठ सकता है, स्वतंत्र 
या स्वेच्छाचारी मन नहीं |) 


हस्तं हस्तेन संपीड्य दन्तैर्दन्तान्‌ विचूर्ण्य च । 

अङ्गान्यङ्कैरिवाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ॥7 5॥ 

मनसो विजयान्नान्या गतिरस्ति भवार्णवे । 

महानरकसाम्राज्ये मत्तदुष्कृतवारणाः । 

आशाशरशलाकाढ्या दुर्जया हीन्द्रियारयः ॥7 6॥ 

प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः । 

'पदिन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥77॥ 

तावन्निशीव वेताला वसन्ति हृदि वासनाः । 

एकतत्त्वदूढाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः ॥78॥ 

इसलिए हाथ से हाथ मसलकर, दाँत से दाँत पीसकर, अंगों से अंग धिसकर, पह 

प्रकार से अपने मन को ही जीत लेना चाहिए । मन को जीतने के सिवाय अन्य कोई भी मार्ग डा 
संसार-सागर में है ही नहीं । संसार तो बड़े नरको का साम्राज्य कट इसमें पापरूपी बड़े-बड़े न र 
हैं और ये इन्द्रियरूपी शत्रु हाथ में आशारूपी अनेक तीक्ष्ण बाणों से सज्ज होकर दुर्जय बने हुए है । 





86 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जिस प्रकार हेमन्त ऋतु में कमल के पौधे नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जिसके चित्त का गर्व नष्ट हो गया 
हो और जिसके इन्द्रियरूपी शत्रु वश हो गए हों, उन्हीं की भोगवासनाएँ नष्ट होती है । जहाँ तक एक 
परमतत्त्व के अभ्यास के द्वारा मन जीता हुआ नहीं होता, वहाँ तक तो रात्रि में जैसे भूतप्रेत इधर-उधर 
घूमते रहते हैं, उसी तरह हृदय में वासनाएँ घूमती रहती है । 


भृत्यो5भिमतकर्तृत्वान्मन्त्री सर्वार्थकारणात्‌ । 

सामन्तश्चेन्द्रियाक्रान्तेर्मनो मन्ये विवेकिनः ॥79॥ 

लालनात्‌ स्निग्धललना पालनात्‌ पालकः पिता । 

सुहदुत्तमविन्यासान्मनो मन्ये मनीषिणः ॥80॥ 

स्वालोकतः शास्त्रदृशा स्वबुद्धथा स्वानुभावितः । 

प्रयच्छति परां सिद्धिं त्यक्त्वाऽऽत्मानं मनःपिता ॥811 

सुहृष्टः सुदृढः स्वच्छः सुक्रान्तः सुप्रबोधितः । 

स्वगुणेनोर्जितो भाति हृदि हृद्यो मनोमणिः ॥82॥ 

मैं तो मानता हूँ कि विवेकी मनुष्य का मन तो चाहा हुआ काम करने वाला एक चाकर ही है। 

और साथ ही सभी विषयों में सही सलाह देने वाला मंत्री भी है । वह इन्द्रियों को दबा देने वाला एक 
सामन्त भी है । वह प्यार करने बाली प्रेमभरी प्रियतमा भी है । वह पालक पिता भी है, धरोहर (थाती) 
रखनेवाला उत्तम मित्र भी वह है । में तो बुद्धिमान ज्ञानी के मन को ऐसा ही मानता हूँ । मनरूपी पिता 
अपने प्रकाश सें शास्ररूप दृष्टि द्वारा अपनी बुद्धि से और अपने प्रभाव से अपना ही त्याग करके 
परमसिद्धि प्रदान करता है । मन तो हृदय में रहा हुआ सुन्दर मणि है । उसको ठीक तरह से दबाकर 
(वश में लाकर) यदि अत्यन्त निर्मल और स्वच्छ बनाया जाए तो वह ऊर्जित होकर प्रकाशित होता है । 
नहीं तो वह अतिहृष्ट और आभास के भ्रम से सुदृढ भी हो सकता है । (यह वशीभूत और अवशीभूत 
मन का भेद है |) 

एनं मनोमणिं ब्रह्मन्‌ बहुपङ्ककल ङ्कितम्‌ । 

विवेकवारिणा सिद्धयै प्रक्षाल्यालोकवान्‌ भव ॥83॥ 

विवेकं परमाश्रित्य बुद्धया सत्यमवेक्ष्य च । 

इन्द्रियारीनलं छित्त्वा तीर्णो भव भवार्णवात्‌ ॥84॥ 

. आस्थामात्रमनन्तानां दुःखानामाकरं विदुः । 
अनास्थामात्रमभितः सुखानामालयं विदुः ॥85॥ 


हे ब्राह्मण ! यह मनरूपी मणि अनेक प्रकार के कोचड़ से मैला हो गया है । इसलिए उसे 

विवेकरूपी पानी से धोकर सिद्धि प्राप्त करने के लिए तुम प्रकाशित हो जाओ | उत्तम विवेक का 
अवलम्बन करके तुम अपनी ही बुद्धि से सत्य को देखो (पहचान लो) और बाद में इन्द्रियरूपी शत्रुओं 
को समूल उखाड़कर फेंककर संसारसागर को पार कर जाओ । ज्ञानी लोग किसी भी वस्तु पर मन की 
आस्था (अविद्यात्मक विश्वास) को अनन्त दुःखों की खान ही समझते हैं और चारों ओर की अनास्था 
को (सभी पदार्थों के प्रति अविश्वसनीयता को) ही सुखों का स्थान मानते है । 

वासनातन्तुबद्धोऽयं लोको विपरिवर्तते । 

सा प्रसिद्धाऽतिदुःखाय सुखायोच्छेदमागता ॥8 6॥ 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 87 


धीरोऽप्यतिबहुज्ञोऽपि कुलजोऽपि महानपि । 
तृष्णया बध्यते जन्तुः सिंहः श्रृङ्खलया यथा ॥87॥ 
परमं पौरुषं यत्नमास्थायादाय सूद्यमम्‌ । 
यथाशास्त्रमनुष्ठेगमाचरन्‌ को न सिद्धिभाक्‌ ॥88॥ 
` अहं सर्वमिदं विश्वं परमात्माऽहमच्युतः । 
नान्यदस्तीति संवित्त्या प्रथमा सा ह्यहंकृतिः ॥89॥ 


यह लोक वासनारूपी तन्तुओं से बँधकर इधर-उधर घूमता रहता है। यह वासना ही सबकी 
जानी-मानी हुई अत्यन्त दुःख उत्पन्न करने वाली हे । यदि वह नष्ट हो जाए, तो उसका वह नाश बड़े 
सुख के लिए हो जाता है । मनुष्य कितना भी धैर्यवान हो, कितना भी महाज्ञानी हो, कितना भी कुलवान 
हो और कितना भी बड़ा क्यों न हो, फिर भी जिस तरह सिंह श्रृंखला से बँध जाता है, उसी तरह तृष्णा 
से बँध जाता है । फिर भी परम पुरुषार्थ, सख्त उद्यम और परिश्रम का आश्रय लेकर बिना थके, बिना 
उद्वेग के, शास्त्रानुसार आचरण करने वाला भला कोन मनुष्य सिद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता ? “यह 
सारा जगत्‌ मैं ही हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, मेरे बिना और कुछ है ही नहीं'-इस प्रकार के ज्ञान से 
जो अहंकार किया जाता है वह प्रथम उत्तम अहंकार हे । ® 
सर्वस्माद्व्यतिरिक्तोऽहं वालाग्रादप्यहं तनुः । 
इति या संविदो ब्रह्मन्‌ द्वितीयाऽहंकृतिः शुभा ॥9०॥ 
मोक्षायैषा न बन्धाय जीवन्मुक्तस्य विद्यते ॥91॥ 
पाणिपादादिमात्रोऽयमहमित्येष निश्चयः । 
अहंकारस्तृतीयोऽसौ लौकिकस्तुच्छ एव सः ॥92॥ 
जीव एव हुरात्माऽसौ कन्दः संसारदुस्तरोः । 
अनेनाभिहतो जन्तुरधोऽधः परिधावति ॥१३॥ 
हे ब्राह्मण ! और जो 'मै सबसे अलग हूँ, मैं बाल के अग्रभाग से भी सूक्ष्म हूँ “इस प्रकार के 
ज्ञान से.जो अहंकार किया जाता है, वह दूसरा शुभ अहंकार है (पहले से कुछ उतरता हुआ यह 
शुभाहंकार है) । इस प्रकार का अहंकार शुभ इसलिए है क्योंकि यह Ra है, बन्धनकारक नहीं 
है । ऐसा अहंकार जीवन्मुक्त को होता है । परन्तु, हाथ-पैर वाला यह देह ही मैं हुँ-इस प्रकार का 
जो निश्चयात्मक तीसरा अहंकार है, वह तुच्छ अहंकार है, वह लौकिक अहंकार है | यह जीव ही 
दुष्टात्मा है और संसाररूपी दुष्ट वृक्षों का यही मूल है । इसी से (जीवत्व से ही) मारा हुआ प्राणी नीचे 
से भी नीचे दौड़ादौड़ी करता रहता है । 
अनया दुरहंकृत्या भावात्‌ सन्त्यक्तया चिरम्‌। 
शिष्टाहंकारवान्‌ जन्तु शमवान्‌ याति मुक्तताम्‌ ॥94॥ 
प्रथमौ द्वावहंकारावडीकृत्य त्वलौकिकौ । 
तृतीयाऽहंकृतिस्त्याज्या लौकिकी ठुःखदायिनी ॥95॥ 
अथ ते अपि सन्त्यज्य सर्वाहंकृतिवर्जितः । 
स तिष्ठति तथाऽत्युच्चैः परमेवाधिरोहति ॥96॥ 
उसे यदि निष्ठापूर्वक छोड़ा जाए, तो 


इस प्रकार यह जो तीसरा अहंकार है, वह बहुत ही दुष्ट है। उ 
प्राणी तुरन्त ही उत्तम अहंकार वाला और शमयुक्त हो जाता है और मुक्त हो जाता है। इसलिए पहले 





88 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


बताए हुए दो अलौकिक अहंकारो को स्वीकार करके तीसरे अहंकार को छोड़ देना चाहिए । क्योंकि वह 
लौकिक है और दुःखकर भी है । परन्तु जो मनुष्य पहले के दो अहंकारों को भी छोड़कर सभी प्रकार के 
अहंकारों से रहित हो जाता है, वह तो अत्यन्त उच्चतम पद पर ही आरूढ़ हो जाता हे । 

भोगेच्छामात्रको बन्धस्तत्त्यागो मोक्ष उच्यते । 

मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः ।. 

ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोऽज्ञस्य हि शृङ्खला ॥97॥ 

नानन्दं न निरानन्दं न चलं नाचलं स्थिरम्‌। 

न सन्नासन्न चैतेषां मध्यं ज्ञानिमनो विदुः ॥98॥ 

यथा सौक्ष्म्याच्चिदाभास्य आकाशो नोपलक्ष्यते । 

तथा निरंशश्चिद्धावः सर्वगोऽपि न लक्ष्यते ॥99॥ 

सर्वसंकल्परहिता सर्वसंज्ञाविवर्जिता । 

सैषा चिदविनाशात्मा स्वात्मेत्यादिकृताभिधा ॥100॥ 


भोग भोगने की कोई भी इच्छा बन्धन ही है और उस इच्छा का त्याग कर देना ही मोक्ष है । मन 

का अभ्युदय ही नाश कहलाता है तथा मन का नाश ही बड़ा उदय होता है । ज्ञानी का मन तो नाश 
को प्राप्त करता है, पर अज्ञानी का मन श्रृंखलारूप (बन्धनरूप) ही होता है । ज्ञानी का मन न तो आनंद 
है, न ही आनन्दरहित ही है । वह चल भी नहीं है और अचल भी नहीं है । वह स्थिर भी नहीं है । वह 
सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी नहीं है, दोनों के बीच की स्थितिं का भी वह नहीं है केवल ज्ञानी लोग 
ही इस मन को समझ सकते हैं । जैसे चैतन्य द्वारा प्रकाशित आकाश सूक्ष्म होने से दिखाई नहीं पड़ता, 
वैसे ही अंगरहित चैतन्य यद्यपि सर्वव्यापी ही है, फिर भी दिखाई नहीं पड़ता । यह चैतन्य सर्वसंकल्पों 
से रहित, सर्वसंज्ञाओं से रहित, अविनाश स्वरूप ही है उसी की संज्ञा “अपना आत्मा"- इत्यादि 
कही गई हैं। 

आकाशशतभागाच्छा ज्ञेषु निष्कलरूपिणी । 

सकलाऽमलसंसारस्वरूपैकात्मदर्शिनी ॥101॥ 

नास्तमेति न चोदेति नोत्तिष्ठति न तिष्ठति । 

न च याति न चायाति न च नेह न चेह चित्‌ ॥102॥ 

सैषा चिदमलाकारा निर्विकल्पा निरास्पदा ॥1 03॥ 


यह चैतन्य आकाश के सैंकड़ों भाग जैसा स्वच्छ है, अवयवरहित इसका स्वरूप है । ज्ञानी लोगों 

के द्वारा यह चैतन्य सकल-स्वच्छ-संसाररूप और एकात्मता को दिखाने वाला ही अनुभव में आता है । 
. इसका कभी अस्त नहीं होता और कभी उदय भी नहीं होता है । वह खड़ा भी नहीं रहता और बैठता 
भी नहीं है । वह आता भी नहीं, जाता भी नहीं । वह “यहाँ है” ऐसा भी नहीं कहा जा सकता और नहीं 
है”--ऐसा भी नहीं कहा जा सकता । ऐसा यह चैतन्य निर्मलाकार, निर्विकल्प और निराश्रय ही है । 

आदौ शमदमप्रायैगुंणैः शिष्यं विशोधयेत्‌ । 

पश्चात्‌ सर्वमिदं ब्रह्म शुद्धस्त्वमिति बोधयेत्‌ ॥104॥ 

अज्ञस्यार्धप्रबुद्धस्य सर्व ब्रह्मेति यो वदेत्‌ । 

महानरकजालेषु स तेन विनियोजितः ॥1 05॥ 


| 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 


प्रबुद्धबुद्धेः प्रक्षीणभोगेच्छस्य निराशिषः । 
नास्त्यविद्यामलपिति प्राज्ञस्तूपदिशेद्गुरः ॥1 0 6॥ 
पहले तो शमदमादि गुणों. से शिष्य को ठीक तरह से शुद्ध करना चाहिए और बाद में, 'यह सब 

कुछ ब्रह्म है और वह ब्रह्म तू ही हे'--इस प्रकार का उसे उपदेश देना चाहिए। परन्तु जो शिष्य 
अज्ञानी हो और उसने उपदेश को आधा-जैसा अर्थात्‌ धुँधला ही (आंशिक रूप में ही) सगझा हो, उसे 
गुरु तू ब्रह्म है--यदि ऐसा उपदेश देता है, तो वह गुरु तो उसे नरक के जालों में ही धकेल देता है । 
इसलिए जिसकी बुद्धि परिपक्व और जाग्रत्‌ हो गई हो और जिसकी भोगों की इच्छा एकदम क्षीण हो 
चुकी हो और जिसकी सभी आशाएँ नष्ट हो गई हों, उसी को विद्वान्‌ गुरु को 'यह अविद्यारूपी मैल 
है ही नहीं--ऐसा उपदेश देना चाहिए । 

सति दीप इवालोकः सत्यर्क इव वासरः । 

सति पुष्प इवामोदश्चिति सत्यं जगत्तथा ॥107॥ 

प्रतिभासत एवेदं न जगत्‌ परमार्थतः । 

ज्ञानदृष्टौ प्रसन्नायां प्रबोधे विततोदये ॥1 08॥ 

यथावज्ज्ञास्यसि स्वस्थो मद्दाग्वृष्टिबलाबलम्‌। 

अविद्ययैवोत्तमया स्वार्थनाशोद्यमार्थया ॥109॥ 

विद्या सम्प्राप्यते ब्रह्मन्‌ सर्वदोषापहारिणी । 

शाम्यति हयस्त्रमस्त्रेण मलेन क्षाल्यते मलम्‌ ॥1 10॥ 


जैसे दीपक है तभी प्रकाश है, सूर्य है तभी दिवस है, पुष्प है तभी सुगन्ध है, उसी प्रकार चैतन्य 
है, तभी तो जगत्‌ सत्य होता है । परन्तु जब निर्मल ज्ञानदृष्टि उत्पन्न हो जाती है और निर्मल ज्ञान का 
प्रकाश विस्तृते रूप से फैल जाता है, तज यह जगत्‌ वास्तविक रूप में दिखाई ही नहीं देता। तब 
तुम्हारी बड़ी अविद्या भी स्वार्थ का नाश करने के उद्यम में लग जाएगी । तब तुम स्वस्थ होगे और तब 
मेरी इस वाणी-वर्षा का बल और अबल ठीक तौर से समझ सकोगे । हे ब्राह्मण ! जिस प्रकार अख से 
ही अस्र शान्त होता हे, मैल से ही मैल का प्रक्षालन होता है, उसी प्रकार उस अविद्या (बड़ी अविद्या) 
से ही सभी दोषों को दूर करने वाली विद्या प्राप्त की जा सकती है । 


शमं विषं विषेणैति रिपुणा हन्यते रिपुः । 

इदृशी भूतमायेयं या स्वनाशेन हर्षदा ॥1 11॥ 

न लक्ष्यते स्वभावोऽस्या वीक्ष्यमाणैव नश्यति । 

नास्त्येषा परमार्थेनेत्येवं भावनयेद्धया ॥1 1 2॥ 

सर्व ब्रह्मेति यस्यान्तर्भावना सा हि मुक्तिदा । 

भेददृष्टिरविद्येयं सर्वथा तां विसर्जयेत्‌ ॥1 1 3॥ 

मुने नासाद्यते तद्धि पदमक्षयमुच्यते । 

कुतो जातेयमिति ते द्विज माऽस्तु विचारणा ॥1 14॥ 

और भी जैसे जहर से जहर शान्त होता है और शत्रु के द्वारा ही शत्रु मारा जा सकता है, वैसी 

ही यह भूतमाया है, जो अपने नाश द्वारा हर्षदायक हो जाती है । इस अविद्या का स्वभाव या स्वरूप 
तो जाना नहीं जा सकता, क्योकि, “यह पारमार्थिक नहीं हे र ऐसी भीष भावना से देखते-देखते 
ही उसका नाश हो जाता है । जिसके अन्तर में यह सब ब्रह्न है "ऐसी भावना हो जाती है उसे वही 


89 





90 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अविद्या मुक्तिदायिनी हो जाती हे । भेददृष्टि ही अविद्या है, इसलिए उसका सर्वथा त्याग ही कर देना 
चाहिए । हे मुनि ! उस पद को 'अक्षय' कहा जाता है। उसे यों ही (सरलता से) प्राप्त नहीं किया जा 
सकता । हे मुनि ! यह अविद्या कहाँ से उत्पन्न हुई, यह विचार तुम्हें नहीं करना चाहिए । 

इमां कथमहं हन्मीत्येषा तेऽस्तु विचारणा । 

अस्तं गतायां क्षीणायामस्यां ज्ञास्यसि तत्‌ पदम्‌ ॥1 15॥ 

यत एषा यथा चैषा यथा नष्टेत्यखण्डितम्‌ । 

तदस्या रोगशालाया यत्नं कुरु चिकित्सने ॥1 1 6॥ 

यथैषा जन्मदुःखेषु न भूयस्त्वां नियोक्ष्यति । 

स्वात्मनि स्वपरिस्पन्दैः स्फुरत्यच्छैश्चिदर्णवः ॥1 17॥ 

एकात्मकमखण्डं तदित्यन्तर्भाव्यतां दृढम्‌ । 

किञ्चित्क्षुभितरूपा सा चिच्छक्तिश्चिन्मयार्णवे ॥1 18॥ 


तुम्हें यही विचार आना चाहिए कि इस अविद्या का में कैसे नाश करूँ ?” यह अविद्या जब क्षीण 
होकर अस्त हो जाएगी, तभी तुम उस परमपद को प्राप्त करोगे । यह अविद्या जहाँ से जन्मी है, जिस 
प्रकार के स्वरूपवाली है और जिस प्रकार से इसका नाश होता है--इस बात का तुम सतत विचार 
किया ही करो और फिर रोगों के घर जैसी उस अविद्या की चिकित्सा के लिए प्रयत्न करो । इससे वहं 
तुम्हें जन्मादि के दुःखों में फिर से नहीं जोड़ेगी । तब चैतन्यरूप समुद्र अपनी स्वच्छ तरंगों के साथ 
तुम्हारे हृदय में प्रकाशित हो जाएगा । चैतन्यमय समुद्र की वह चैतन्य शक्ति जब कभी क्षुभित हो जाए, 

तब वह चैतन्य एक आत्मरूप ही हे'--इस प्रकार हृदय में दृढ भावना करनी चाहिए । 

तन्मयैव स्फुरत्यच्छा तत्रैवोर्मिरिवार्णवे । 
आत्मन्येवात्मना व्योम्नि यथा सरसि मारुतः ॥1 1 9॥ 
तथैवात्माऽऽत्मशक्त्यैव स्वात्मन्येवैति लोलताम्‌ । 
क्षणं स्फुरति सा दैवी सर्वशक्तितया तथा ॥120॥ 
देशकालक्रियाशक्तिर्न यस्याः सम्प्रकर्घणे । 
स्वस्वभावं विदित्वोच्चैरप्यनन्तपदे स्थिता ॥121॥ 
रूपं परिमितेनासौ भावयत्यविभाविता । 
यदैवं भावितं रूपं तया परमकान्तया ॥12 2॥ 


जिस प्रकार सागर को स्वच्छ तरंगें सागरमय होते हुए सागर में ही प्रकाशित होती हैं, उसी प्रकार 

आत्मस्वरूप हृदयाकाश में आत्मरूप में चैतन्यशक्ति प्रकाशित होती है | जिस प्रकार वायु सरोवर में 
चंचलता को प्राप्त करता है, उसी प्रकार आत्मा अपनी शक्ति सें ही अपने में ही क्षणभर के लिए 
सर्वशक्तिमान होने से चंचलता को प्राप्त करता है वही उसकी दैवी शक्ति है उस दैवी शक्ति को देश, 
काल या क्रिया की कोई शक्ति खींच नहीं सकती | वह तो अपना उच्च स्वभाव जानकर स्वयं अनन्त 
पद में अवस्थित गही है । वह चितू-शक्ति (देवी शक्ति) सब के द्वारा अज्ञात रहकर ही परिमित स्वरूप 
से (परिमित प्रगागा में) अपना स्वरूप प्रकट करती है । और इस प्रकार परमप्रिय उस चित्शक्ति ने 
अपना रूप प्रकट किया होता है । 

तदैवैनामनुगता नामसंख्यादिका दृशः । 

विकल्पकलिताकारं देशकालक्रियाऽऽस्पदम्‌ ॥1 23॥ 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 


चितो रूपमिदं ब्रह्मन्‌ क्षेत्रज्ञ इति कथ्यते । 

वासनाः कल्पयन्‌ सोऽपि यात्यहंकारतां पुनः ॥1 24॥ 
अहंकारो विनिर्णेता कलङ्की बुद्धिरुच्यते । 

बुद्धिः संकल्पिताकारा प्रयाति मननास्पदम्‌ ॥125॥ 
मनो घनविकल्पं तु गच्छतीन्द्रियतां शनैः । 
पाणिपादमयं देहमिन्द्रियाणि विदुर्बुधाः ॥1 2 6॥ 


जब यह चित्शक्ति अपना रूप प्रकट करती है, तभी तो नाम-रूप, संख्या आदि अन्य दृष्टियाँ 
उसका अनुसरण करती हैं । हे ब्राह्मण ! इस चित्शक्ति का जो विकल्पों से आकार धारण करने वाला 
रूप है और जो देश-काल-क्रिया का स्थान होता है, इसको क्षेत्रज्ञ कहा जाता है । वह क्षेत्रज्ञ रूप 
वासनाओं की कल्पना करता रहता है और अहंकार को प्राप्त होता है । जब वह अहंकार कोई विशेष 
निर्णय करने वाला होता है, तब उसे बुद्धि कहा जाता है विशेष निर्णय से कलंकी बुद्धि भी संकल्पो 
के आकारवाली होकर मनन का स्थान रूप 'मन' बनती हे । फिर वह मन बहुत से विकल्पों से युक्त 
होकर इन्द्रियत्व को प्राप्त करता है । हाथ-पैर आदि अवयवों से युक्त जो शरीर है, उसे ही ज्ञानी लोग 
इन्द्रियाँ कहते हैं । 


एवं जीवो हि संकल्पवासनारज्जुवेष्टितः । 

दुःखजालपरीतात्मा क्रमादायाति नीचताम्‌ ॥1 27॥ 

इति शक्तिमयं चेतो घनाहङ्कारतां गतम्‌। 

कोशकारक्रिमिरिव स्वेच्छया याति बन्धनम्‌ ॥1 2 8॥ 

स्वयं कल्पिततन्मात्राजालाभ्यन्तरवर्ति च | 

परां विवशतामेति शरृङ्खलाबद्धसिंहवत्‌ ॥1 29॥ 

क्वचिन्मनः क्वचिद्बुद्धः क्वचिज्ज्ञानं क्वचित्‌ क्रिया । 

'क्वचिदेतदहंकारः क्वचिच्चित्तमिति स्मृतम्‌ ॥130॥ 

इस प्रकार संकल्पों की वासनामय डोरियों से आविष्ट (आवृत्त) रहकर जीव दुःखों के जालों में 

घिरा हुआ ही रहता है और धीरे-धीरे निम्नता (निचले स्तर) को प्राप्त हो जाता है | इस प्रकार मूलतः 
तो शक्तिमय चैतन्य ही प्रगाढ अहंकार को प्राप्त होता है । और रेशम के कीड़े की तरह अपनी ही इच्छा 
से बन्धन को प्राप्त करता रहता है । अपने आपके द्वारा ही कल्पित की गई तम्मात्राओं (विषयों) के 
समूह के बीच रहकर वह चैतन्य श्रृंखलाओं से बँधे हुए सिंह की भाँति अत्यन्त पराधीनता को प्राप्त हो 
जाता है । यह मन ही किसी काल में ज्ञान, किसी काल में क्रिया, किसी काल में अहंकार और किसी 
काल में चित्त कहा जाता है । 


क्वचित्‌ प्रकृतिरित्युक्तं क्वचिन्मायेति कल्पितम्‌ । 
क्वचिन्मलमिति प्रोक्तं क्वचित्‌ कर्मेति संस्मृतम्‌ ॥1 31॥ 
क्वचिद्रन्ध इति ख्यातं क्वचित्‌ पुर्यष्टकं स्मृतम्‌ । 

प्रोक्तं क्वचिदविद्येति क्वचिदिच्छेति सम्मतम्‌ ॥1 32॥ 
इमं संसारमखिलमाशापाशविधायकम्‌ । 
दधदन्तःफलैहींनं वटधाना वटं यथा ॥133॥ 


91 





92 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


चिन्ताऽनलशिखादरधं कोपाजगर चर्वितम्‌ । 
कामाब्धिकल्लोलरतं विस्मृतात्मपितामहम्‌ ॥134॥ 


और भी, कभी वह प्रकृति, कभी माया, कभी मैल और कभी कर्ग के नाम से कहा जाता है। 
कभी वह बन्धन के रूप में कहा जाता है, तो कभी अष्टपुरी के नाम से जाना जाता है । कभी उसे 
अविद्या कहा जाता है, तो कभी उसे इच्छा के रूप में भी माना जाता है । आशा के फन्दे खड़े करने 
वाले इस सारे संसार को वह धारण करता है । जिस प्रकार वटबीज वटवृक्ष को धारण करता है, उसी 
प्रकार यह सारे संसार को धारण किए हुए तो है, परन्तु यह संसार किसी फल से तो रहित ही है। 
चिन्तारूपी अग्नि की शिखाओं से यह संसार जला ही करता हे । क्रोधरूपी अजगर इसे चबाया ही 
करता है, कामरूपी सागर की तरंगें इसमें उछलती ही रहती हैं और यह मन (जीव) अपने पितामह रूप 
आत्मस्वरूप को तो भूल ही गया है। 


समुद्धर मनो ब्रह्मन्‌ मातङ्गमिव कर्दमात्‌ । 

एवं जीवाश्रिता भावा भवभावनयाऽऽहिताः ॥135॥ 
ब्रह्मणा कल्पिताकारा लक्षशोऽप्यथ कोटिशः । 
संख्याऽतीताः पुरा जाता जायन्तेऽद्यापि चाभितः ॥136॥ 
उत्पत्स्यन्तेऽपि चैवान्ये कणौघा इव निर्झरात्‌ । 

केचित्‌ प्रथमजन्मानः केचिज्जन्मशताधिकाः ॥137॥ 
केचिच्चासंख्यजन्मानः केचिद्‌ द्वित्रिभवान्तराः । 

केचित्‌ किन्नरगन्धर्वविद्याधरमहोरगाः ॥1 3 8॥ 


. हे ब्राह्मण ! कीचड़ में फँसे हुए हाथी को जैसे बहुत बल से बाहर निकाला जाता है, वैसे ही 
इस अपने मन को तुम संसार में से बाहर खींच निकालो | क्योंकि कीचड़ की तरह सांसारिक भाव 
अनेकानेक रूप से जीव को घेरे हुए हैं ब्रह्म के द्वारा उनके लाखों और करोड़ों की संख्या में आकार 
कल्पित किए जाते हैं । ऐसे कई आकार पहले भी जन्म ले चुके हैं और आज भी चारों ओर वे जन्म 
लिया ही करते हैं । जिस प्रकार झरने से जलबिन्दु जन्म लिया करते हैं, वैसे ही भविष्य में और भी 
उत्पन्न हुआ ही करेंगे । कुछ पहले जन्मे हैं, कुछ सैकड़ों बार जन्मे है, कुछ असंख्य रूपों में जन्मे हैं 
कुछ दो-तीन जन्मों का अन्तर रखकर जन्मते हैं, इनमें कुछ किन्नर, गंधर्व, विद्याधर, बड़े सर्प हुए हैं। 

केचिदर्केन्दुवरुणास्त्र्यक्षाधोक्षजपदाजाः । 
केचिदब्राह्मणभूपालवैश्यशूद्रगणाः 


: स्थिताः ॥139॥ 


केचित्तृणौषधीवृक्षफलमूलपतङ्गका [काः । 

केचित्‌ कदम्बजम्बीरसालतालतमालकाः ॥1 401 | 
केचिन्महेन्द्रमलयसह्यमन्दरमेरवः । 

केचित्‌ :॥141॥ 

"क चद्विशालाः ककुभः केचिन्नद्यो महारयाः । 
विहायस्युच्चकैः केचिन्निपतनत्युत्पतन्ति च ॥1 4 2॥ 


कुछ सूर्य, चन्द्र वरुण, रुद्र, विष्णु और ब्रह्मा हुए हैं। और कुछ बात 
में जन्मे है , क्षत्रिय, वैश्य और 
गट समुदाय रूप मंजन हैं। कुछ तो घास, ओषधि, वकष, फल, मूल तथा जुगनुओं के रूप में 


४, 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 93 


जन्मे हैं और कुछ तो कदम्ब, जम्बीर, साल, ताल और तमाल नाम के वृक्षों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। 
तो कुछ महेन्द्र, मलय, सह्याद्रि, मन्दर और मेरु पर्वत हुए हैं। तो कुछ क्षाससमुद्र, क्षीरसमुद्र, 
घृतसमुद्र, इक्षुसमुद्र आदि हुए हें । कुछ विशाल दिशाएँ हुए हैं तो कुछ बड़े वेगवाली नदियाँ हुए हैं । 
कुछ आकाश में उछलते हैं और कुछ गिरते हैं। 
कन्डुका इव हस्तेन मृत्युनाऽविरतं हताः । 
भुक्त्वा जन्मसहस्त्राणि भूयः संसारसंकटे ॥143॥ 
पतन्ति केचिदबुधाः सम्प्राप्यापि विवेकिताम्‌ । 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्नमात्मतत्त्वं स्वशक्तितः ॥144॥ 
लीलयैव यदादत्ते दिक्कालकलितं वपुः । 
तदेव जीवपर्यायवासनावेशतः परम्‌ ॥145॥ 


कुछ आकाश में गेंद की तरह उछलते-गिरते और दिन-प्रतिदिन मृत्यु से मारे जाते हें । कुछ 
मूर्ख लोग तो विवेक पदार्थ को प्राप्त करके भी हजारों जन्म लेते हैं और फिर से संसारसंकट में गिर 
पड़ते हैं । आत्मतत्त्व तो दिशा, काल आदि से अव्याप्य (अप्रमेय) है । वह अपनी शक्ति से लीलामात्र 
में दिशा और काल से परिमित जो रूप धारण करता है, वही वासनाओं के आवेश से जीव का 
पर्यायरूप बन जाता है । 


मनः सम्पद्यते लोलं कलनाकलनोन्मुखम्‌। 

कलयन्ती मनःशक्तिरादौ भावयति क्षणात्‌ ॥146॥ 

आकाशभावनामच्छां शब्दबीजरसोन्मुखीम्‌ । 

ततस्तद्घनतां यातं घनस्पन्दक्रमान्मनः ॥147॥ 

भावयत्यनिलस्पन्दं स्पर्शबीजरसोन्मुखम्‌ । 

ताभ्यामाकाशवाताभ्यां दृढाभ्यासवशात्ततः ॥148॥ 

शब्दस्पर्शस्वरूपाभ्यां संघर्षाज्जन्यतेऽनलः । 

रूपतन्मात्रसहितं त्रिभिस्तैः सह सम्मितम्‌ ॥1 49॥ 

यह मन चंचल है और सदैव संकल्प-विकल्पों में तत्पर रहता हे । संकल्प-विकल्प करती हुई 

यह मनःशक्ति पहले क्षण में तो आकाश की निर्मल भावना को धारण करती है । वह भावना शब्दरूप 
बीज के रस में तत्पर होती है । बाद में वह मन घनस्पन्दनो के क्रम से घनता को प्राप्त करता हे । और 
स्पर्शरूप बीज के स्पर्शयुक्त वायु के स्पन्दन की भावना करता है । इसके बाद दृढ अभ्यास के कारण 
से उस शब्दरूप आकाश का और स्पर्शरूप वायु का घर्षण होता है । उस परस्पर घर्षण से अग्नि उत्पन्न 
होती है और इससे रूपतन्मात्रा भी तीनों (आकाश, वायु और अग्नि) के साथ उत्पन्न हो जाती है । 

मनस्तादृग्गुणगतं रसतन्मात्रवेदनम्‌ । 

क्षणाच्चेतत्यपां शैत्यं जलसंवित्ततो भवेत्‌ ॥1 50॥ 


ततस्तादृग्गुणगतं मनो भावयति क्षणात्‌ । 
गन्धतन्मात्रमेतस्माद्धूमिसंवित्ततो भवेत्‌ ॥151॥ 


अथेत्थंभूततन्मातरवेष्टितं तनुतां जहत्‌ । 
वपुर्वह्विकणाकारं स्फुरितं व्योम्नि पश्यति ॥152॥ 





94 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अहङ्कारकलायुक्ते बुद्धिबीजसमन्वितम्‌ । 
तत्ुर्यष्टकमित्युक्तं भूतहत्पदाषट्पदम्‌ ॥1 53॥ 
आकाश-वायु-अग्नि के तीनौं गुणों को प्राप्त हुआ मन रसतन्मात्रा का अनुभव करता है। 

इसलिए उसी क्षण में वह जल की शीतलता को जान जाता है । इस कारण से उसे जल का अनुभव 
(ज्ञान) हो जाता है । फिर उन चारों पूर्वोक्त गुणों को प्राप्त हुआ मन क्षणभर में गन्ध की भावना करता 
है । अतः इस गन्धतन्मात्रा की भावना से उसे पृथ्वी का अनुभव (ज्ञान) होता है । इस प्रकार पाँचों भूतों 
की तन्मात्राओ से आवेष्टित होने के बाद मन अपनी सूक्ष्मता को छोड देता है । इसलिए वह अग्निकण 
जैसे आकार वाले शरीर के रूप में अपने आपको आकाश में प्रकाशित होता हुआ देखता है । अहंकार 
की कला से युक्त, बुद्धिरूप बीज के साथ होकर यही मन 'अष्टपुर' कहा जाता है । सभी प्राणियों के 
हृदयरूपी कमल में यह मन भ्रमर की तरह हे । 

तस्मिस्तु तीव्रसंवेगाद्भावयद्भासुरं वपुः । 

स्थूलतामेति पाकेन मनो बिल्वफलं यथा ॥154॥ 

मूषास्थट्ठुतहेमाभं स्फुरितं विमलाम्बरे । 

संनिवेशमथादत्ते तत्तेजः स्वस्वभावतः ॥1 55॥ 

ऊर्ध्व शिरःपिण्डमयमधः पादमयं तथा । 

पार्श्वयोर्हस्तसंस्थानं मध्ये चोदरधर्मिणम्‌॥1 56॥ 

कालेन स्फुटतामेत्य भवत्यमलविग्रहम्‌ । 

बुद्धिसत्त्वबलोत्साहविज्ञानैश्वर्यसंस्थितः ॥1 57॥ 


वह हृदयस्थ मन उसमें तीव्र वेग से तेजस्वी शरीर की भावना करता है । अत: बिल्वफल की 
तरह परिपक्व होकर वह स्थूलता को प्राप्त करता हे । बाद में दीपपात्र में रखे गए पिघले हुए सोने को 
तरह प्रकाशित और स्वच्छ आकाश में चमकता हुआ वह तेज अपने सहज स्वभाव से ही आकार धारण 
करता है । ऊपर के भाग में मस्तक पिण्डरूप तथा नीचे के भाग में पैरों का आकार तथा दो पार्श्वो की 
ओर दोनों हाथों की आकृति और बीच में पेट का दृश्य उसमें उत्पन्न होता है । फिर कूछ समय के बाद, 
वह स्पष्ट अभिव्यक्ति को प्राप्त करके निर्मल शरीर के रूप में होता है और उसमें बुद्धि, सत्त्व, बल, 
उत्साह, विज्ञान तथा ऐश्वर्य स्थान लेते हैं । 


स एव भगवान्‌ ब्रह्मा सर्वलोकपितामहः । 

अवलोक्य वपुर््रह्मा कान्तमात्मीयमुत्तमम्‌ ॥1 58॥ 
चिन्तामभ्येत्य भगवांस्त्रिकालामलदर्शनः । 

एतस्मिन्‌ परमाकाशे चिन्ात्रैकात्मरूपिणि ॥159॥ 
अदृष्टपारपर्यन्ते प्रथमं किं भवेदिति । 

इति चिन्तितवान्‌ ब्रह्मा सद्योजातामलात्मदृक्‌ ॥160॥ 
अपश्यत्‌ सर्गवृन्दानि समतीतान्यनेकशः । 

स्मरत्यथो स सकलान्‌ सर्वधर्मगुणक्रमात्‌ ॥161॥ 


वही सर्व लोकों के पितामह ब्रह्माजी हैं । अपने सुन्दर और उत्तम शरीर को देखकर ब्रह्माजी को 
विचार आया। यद्यपि उन भगवान्‌ को तीनों काल का निर्मल ज्ञान तो था, फिर भी केवल एक 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 95 


चिदात्मरूप परमाकाश में उन्हें कोई किनारा या अन्त नहीं दिखाई दिया । इसलिए वे विचार में पड़ गए 
कि इसमें पहला क्या होना चाहिए 2 सोचने पर उन्हें तुरन्त ही निर्मल आत्मदृष्टि प्रकट हुई । भूतकाल 
की अनेक सृष्टियों के समूह. उन्होंने देखे और उन सबके गुणों और धर्मों को सकल क्रम का उन्हे 
(ब्रह्माजी को) स्मरण हो आया। 
लीलया कल्पयामास चित्राः सङ्कल्पतः प्रजाः । 
नानाऽऽचारसमारम्भा गन्धर्वनगरं यथा ॥162॥ 
तासां स्वर्गापवर्गार्थ धर्मकामार्थसिद्धये । 
अनन्तानि विचित्राणि शास्त्राणि समकल्पयत्‌ ॥1 63॥ 
बाद में उन्होंने केवल संकल्प से ही (केवल लीलामात्र में, देखते ही देखते) गन्धर्वनगर की तरह 
अनेक प्रकार के आचारों को करने वाली तरह-तरह की प्रजाएँ उत्पन्न कर दीं और उन्हें स्वर्ग और मोक्ष 
की प्राप्ति कराने वाले तथा धर्म, अर्थ, काम की सिद्धि कराने के लिए अनेक अद्भुत शास्त्र भी रच' 
दिए । 
विरञ्चिरूपान्मनसः कल्पितत्वाज्जगत्स्थितेः । 
तावत्स्थितिरियं प्रोक्ता तन्नाशे नाशमाप्नुयात्‌ ॥164॥ 
न जायते न प्रियते क्वचित्‌ किञ्जित्‌ कदाचन । 
परमार्थेन विप्रेन्द्र मिथ्या सर्व तु दृश्यते ॥165॥ 
कोशमाशाभुजङ्भानां संसाराडम्बरं त्यज । 
असदेतदिति ज्ञात्वा मातृभावं निवेशय ॥166॥ 
गन्धर्वनगरस्यार्थे भूषितेऽ भूषिते तथा । 
अविद्यांशे सुतादौ वा कः क्रमः सुखदुःखयोः ॥1 67॥ 
इस प्रकार इस ब्रह्मारूपी मन से इस जगत्‌ की स्थिति कल्पित की गई है | इसलिए जहाँ तक 
उसकी स्थिति है, वहीं तक जगत्‌ की भी स्थिति हैं और उस ब्रह्मरूप मन का नाश होने पर जगत्‌ का 
भी नाश होता है । हे ब्राह्मण ! वास्तविक (पारमार्थिक) दृष्टि से तो किसी भी देश में और किसी भी 
काल में कोई मरता भी नहीं है और कोई जन्मता भी नहीं है । क्योंकि सब मिथ्या ही है, ऐसा दिखाई 
देता है । इस संसार का आडम्बर आशारूपी साँपों का निवासस्थान ही हे । इसलिए तुम इसका त्याग 
ही कर दो | और “यह असत्‌ ही है'- ऐसा जानकर इसमें मातृभाव (कारणमात्र भाव) ही रखो । पुत्र 
आदि अविद्या के अंश हैं और गन्धर्वनगर के ही वे पदार्थ हैं। उन्हें शोभित किया जाए या न किया 
जाए, उनके सम्बन्ध में सुख-दुःख का भला क्या क्रम हो सकता है ? (अर्थात्‌ कोई नहीं) । 


धनदारेषु वृद्धेषु दुःखं युक्तं न तुष्टता । 

वृद्धायां मोहमायायां कः समाश्चासवानिह ॥1 68॥ 
यैरेव जायते रागो मूर्खस्याधिकतां गतैः । 

तैरेव भोगैः प्राज्ञस्य विराग उपजायते ॥1 69॥ 
अतो निदाघ तत्त्वज्ञ व्यवहारेषु संसृतेः । 


ष्टं नष्टमुपेक्षस्व प्राप्तं प्राप्तमुपाहर ॥1 70॥ 
अनागतानां भोगानामवाञ्छनमकृत्रिमम्‌। 
आगतानां च संभोग इति पण्डितलक्षणम्‌ ॥1 71॥ 








96 उपनिषत्सझयनम्‌ 


धन और स्त्रियौ के बढ़ जाने पर तो दु:खी होना चाहिए । प्रसन्न तो होना ही नहीं चाहिए क्योंकि 
मोह-माया के बढ़ जाने से यहाँ भला किसने शान्ति प्राप्त की है ? भोगों की अधिकता हो जाने से मूर्खों 
को जहाँ आनन्द होता है, वहीं उसी भोगाधिक्य से ज्ञानी को वैराग्य हो जाता है । इसलिए हे तत्त्वज्ञानी 
निदाघ ! संसार के व्यवहार में जिन-जिन पदार्थों का नाश हुआ हो उसकी अपेक्षा करो और जो यदृच्छा 
से मिल या हो उसको स्वीकार कर लो । जो भोग नहीं मिले हैं, उनकी स्वाभाविक चिन्ता नहीं करनी 
चाहिए और मिले हुए पदार्थों का समुचित उपयोग करना चाहिए । यह पंडित का लक्षण हे । 


शुद्धं सदसतोर्मध्यं पदं बुद्ध्वाउवलम्ब्य च । 
सबाह्याभ्यन्तरं दृश्यं मा गृहाण विमुञ्च मा ॥172॥ 
यस्य चेच्छा तथाऽनिच्छा ज्ञस्य कर्मणि तिष्ठतः । 

न तस्य लिप्यते प्रज्ञा पद्मपत्रमिवाम्बुभिः ॥173॥ 
यदि ते नेन्द्रियार्थश्रीः स्पन्दते हृदि वै द्विज । 

तदा विज्ञातविज्ञेयः समुत्तीर्णो भवार्णवात्‌ ॥174॥ 
उच्चैःपदाय परया प्रद्भया वासनागणात्‌ । 
पुष्पादगन्धमपोह्यारं चेतोवृत्तिं पृथक्कुरु ॥1 7 5॥ 


सत्‌ और असत्‌ की माथापच्ची छोड़कर बीच का जो सदसन्निरपेक्ष शुद्ध पद है, इसी को जानकर 
उसी का अवलम्बन करो और बाद में बाह्म-आभ्यन्तर दृश्यों को स्वीकार भी मत करो और त्याग भी 
मत करो । (“में ब्रह्म हूँ” ऐसा अवलम्बन करके फिर स्वीकार-अस्वीकार का कोई प्रश्‍न ही नहीं उठता ।) 
कर्म में प्रवृत्त जिस ज्ञानी की ज्ञान सम्बन्धी इच्छा का होना या न होना--कुछ भी नहीं होता । जैसे 
कमलपत्र जल से लिप्त नहीं होता, वैसे ही ऐसे ज्ञानी पुरुष की बुद्धि कर्म से लिप्त नहीं होती | (फिर 
तो ज्ञान की इच्छा होने का प्रश्‍न ही कहाँ है ?) हे ब्राह्मण ! तुम्हारे हृदय में जब इन्द्रियों के विषयों 
की सुन्दरता का ख्याल ही स्फुरित नहीं होगा, तब तुम जानने योग्य सब कुछ जान जाओगे और इस 
संसाररूपी सागर में से तुम पार पहुँच जाओगे । जिस प्रकार पुष्प में से गन्ध दूर किया जाए, उसी प्रकार 
ऊँचे आसन पर आरूढ़ होने के लिए तुम अपनी चितवृत्तियों को वासनाओं के समूह से अलग ही कर 
डालो । 


संसाराम्बुनिधावस्मिन्‌ वासनाऽम्बुपरिप्लुते । 

ये प्रज्ञानावमारूढास्ते तीर्णाः पण्डिताः परे ॥1 7 6॥ 

न त्यजन्ति न वाञ्छन्ति व्यवहारं जगद्गतम्‌। 
सर्वमेवानुवर्तन्ते पारावारविदो जनाः ॥177॥ 
अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य सत्तासामान्यरूपिणः । 
चितश्चैत्योन्मुखत्वं यत्तत्‌ संकल्पाङ्कुरं विदुः ॥1 78॥ 
लेशतः प्राप्तसत्ताकः स एव घनतां शनैः । 

याति चित्तत्वमापूर्य दृढं जाड्याय मेघवत्‌ ॥1 7 9॥ 


यह संसाररूपी समुद्र वासनारूपी जल से भरा हुआ है । बहुत से पण्डित प्रज्ञारूपी नौका में 
बैठकर उसे पार कर गए हैं। पारावार को जानने वाले पण्डित लोग जगत्‌ के व्यवहार को छोड़ नहीं 
देते और साथ ही साथ चाहते भी तो नहीं हैं वे तो सबका अनुसरण मात्र करते हैं । आत्मतत्त्व अनन्त 
है । वह सामान्य सत्तास्वरूप है । ऐसे इस चैतन्य की विषयोन्मुखता जो होती है उसी को ज्ञानी लोग 


पञ्चमोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 97 


संसार का अंकुर कहते हैं । इस अंकुर (विषयाभिमुखता) का लेशमात्र भी जिसने प्राप्त किया हो, तो 
वह लेशमात्र धीरे-धीरे घनता को प्राप्त करता है (अस्तित्व को प्राप्त कर लेता है) और चितूतत्त्व को 
अपने में भरकर (या अपने से ढँककर) मेघ की तरह व्याप्त कर जड़ता को प्राप्त करा देता है । 

भावयन्ति चितिश्चैत्यं व्यतिरिक्तमिवात्मनः । 

संकल्पतामिवायाति बीजमङ्कुरतामिव ॥180॥ 

संकल्पनं हि संकल्पः स्वयमेव प्रजायते । 

वर्धते स्वयमेवाशु दुःखाय न सुखाय यत्‌ ॥181॥ ८ 

मा संकल्पय संकल्पं मा भावं भावय स्थितौ । 

संकल्पनाशने यत्तो न भूयोऽननुगच्छति॥182॥ 

भावनाऽभावमात्रेण संकल्पः क्षीयते स्वयम्‌ । 

संकल्पेनैव संकल्पं मनसैव मनो मुने॥183॥ 

जब चैतन्य, विषयों को अपने से अलग होने की भावना करता है, तब जैसे बीज में से अंकुर 

फूट निकलता है, वैसे ही वह चिति संकल्प का रूप धारण करता है। तो इस प्रकार की भावना 
(संकल्पन) ही संकल्प है । ये संकल्प आप-ही-आप उत्पन्न होते हैं, एवं आप-ही-आप शीघ्र ही बढ़ते 
रहते हैं । बाद में वे दुःखदायी ही होते हैं, सुखदायी कभी नहीं होते । इसलिए संकल्प मत करो । और 
अपनी स्वरूपस्थिति में किसी भी प्रकार की भावना मत करो । क्योंकि संकल्पों का नाश करने में 
सावधान रहने वाला मनुष्य फिर से उसका अनुसरण नहीं करता । संकल्प की भावना का केवल अभाव 
होने से ही संकल्प आप ही आप नष्ट हो जाता है । इस प्रकार हे मुनि ! तुम संकलपों से ही संकल्पं 
का और मन से ही मन का नाश करो । (अर्थात्‌ मन से ही मन को मारो ।) 


छित्त्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं किमेतावति दुष्करम्‌ । 
यथैवेदं नभः शून्यं जगच्छून्यं तथैव हि॥184॥ 
तण्डुलस्य यथा चर्म यथा ताम्रस्य कालिमा । 
नश्यति क्रियया विप्र पुरुषस्य तथा मलम्‌ ॥185॥ 
जीवस्य तण्डुलस्येव मलं सहजमप्यलम्‌ । 
नश्यत्येव न संदेहस्तस्मादुद्योगवान्‌ भवेत्‌ ॥1 86॥ 
इति महोपनिषत्‌ । 
इति पञ्जमोऽध्यायः 
इस प्रकार मन को काट कर तुम अपने स्वरूप में ही स्थित रहो | इसमें कौन सी कठिन बात 
है ? (यह तो बहुत ही सरल है ।) जिस प्रकार यह आकार शून्य है, उसी प्रकार यह जगत्‌ भी तो शून्य 
ही है हे ब्राह्मण ! जिस तरह तण्डुल का छिलका और ताँबे की कालिमा प्रयत्न करने पर दूर हो जाती 
भी क्रिया से नष्ट हो जाती है । यह जीव तण्डुल जैसा 


है, उसी प्रकार हे ब्राह्मण ! पुरुष की मलिनता र 
है । यद्यपि उसका मैल तो स्वाभाविक ही है, तथापि वह नष्ट तो होता ही है, इसमें किसी प्रकार का 


सन्देह नहीं है । इसलिए उद्योगी होना चाहिए, ऐसा यह उपनिषत्‌ कहती है । 
यहाँ पाँचवाँ अध्याय पूरा होता है। 
र 


73o तृ ० 











98 ० उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


षष्ठोऽ ध्यायः 


अन्तरास्थां परित्यज्य भावश्रीं भावनामयीम्‌ । 
योऽसि सोऽसि जगत्यस्मिन्‌ लीलया विहरानघ ॥1॥ 
सर्वत्राहमकर्तेति दूढभावनयाऽनया । 

परमामृतनाम्नी सा समतैवावशिष्यते ॥2॥ 
खेदोल्लासविलासेषु स्वात्मकर्तृतयैकया । 

स्वसङ्कल्पे क्षयं याते समतैवावशिष्यते ॥3॥ 

समता सर्वभावेषु याऽसौ सत्यपरा स्थितिः । 
तस्यामवस्थितं चित्तं न भूयो जन्मभारभवेत्‌ ॥4॥ 


हे निष्कलंक ! तुम तो जो हो वही हो । इसलिए भावना को और भीतर की भावरूप भरी हुई 
सुन्दरता का और उस पर की आस्था का त्याग करके आनन्द से इस जगत्‌ में विहार करो । सर्वत्र मैं 
कर्ता नहीं हँ--इस प्रकार की दृढ भावना से जो परिणामरूप शेष रहता है, वह “अमृता” नामधारी 
समता ही है । अपने आत्मा में 'कर्तापन हे'--इस प्रकार की भावना से तो खेद के ही उल्लासविलास 
होते हैं । इसलिए अपने कर्ृत्वरूप संशय के नाश हो जाने से केवल समता ही शेष रह जाती है । सर्व 
पदार्थों के ऊपर समता हो जाएं यही सत्यपरायण स्थिति है । उसमें स्थिर रहने वाला चित्त कभी पुनर्जन्म 
नहीं पाता । 


अथवा सर्वकर्तृत्वमकर्तृत्वं च वै मुने । 

सर्व त्यक्त्वा मनः पीत्वा योऽसि सोऽसि स्थिरो भव ॥5॥ 
शेषस्थिरसमाधानो येन त्यजसि तत्त्यज । 
चिन्मनःकलनाऽऽकारं प्रकाशतिमिरादिकम्‌ ॥6॥ 

वासनां वासितारं च प्राणस्पन्दनपूर्वकम्‌। 

समूलमखिलं त्यक्त्वा व्योमसाम्यः प्रशान्तधीः ॥7॥ 
हृदयात्‌ सम्परित्यज्य सर्ववासनपङ्कयः । 

स्तिष्ठति गतव्यग्रः स मुक्तः परमेश्वरः ॥8॥ 


अथवा हे मुनि ! कर्तृत्व या अकर्तृत्व--सब कुछ छोड़कर तुम अपने मन को ही पी जाओ | 

और फिर बाद में जो बचा रहता है, वही तुम हो, इस प्रकार से स्थिर हो जाओ । इस तरह उस शेष 
रहे तत्त्व में स्थिर और समाहित हो जाने के बाद, जिसके द्वारा तुमने उस कर्तृत्व-अकर्तृत्व को छोड़ 
दिया है उसका भी त्याग कर दो । (मन के द्वारा त्याग किया था, तो मन को ही छोड़ दो ।) क्योंकि 
आखिर तो चैतन्य ने ही मन का आकार धारण किया है और वही (चैतन्य ही) प्रकाश और अन्धकार 
है । इसलिए वासना और वासना करने वाले का--दोनों का प्रयत्नपूर्वक समूल त्याग कर दो । इसके 
बाद आकाश जैसा होकर अत्यन्त शान्त बुद्धिवाले बन जाओ । वासनाओं की सभी सूचियों को हृदय 
में से निकालकर व्यग्रतारहित होकर जो रहता है, वही मुक्त और सर्वेश्वर है । 

दृष्टं द्रष्टव्यमखिलं भ्रान्तं भ्रान्त्या दिशो दश । 

युक्त्या वै चरतो ज्ञस्य संसारो गोष्पदाकृतिः ॥9॥ 


षष्ठो5ध्याय:] महोपनिषत्‌ (63) 


सबाह्याभ्यन्तरे देहे ह्यध ऊर्ध्व च दिक्षु च । 

इत आत्मा ततोऽप्यात्मा नास्त्यनात्ममयं जगत्‌ ॥1 0॥ 
न तदस्ति न यत्राहं न तदस्ति न तन्मयम्‌ । 
किमन्यदभिवाञ्छामि सर्व सच्चिन्मयं ततम्‌ ॥11॥ 
समस्तं खल्विदं ब्रह्म सर्वमात्मेदमाततम्‌। 

अहमन्य इदं चान्यदिति भ्रान्तिं त्यजानघ ॥1 2॥ 


99 


देखने योग्य तो सब देख लिया है और दशों दिशाओं में घूमकर सब जगह बहुत ही भ्रमण कर 
लिया है--ऐसा समझकर विचरण करते हुए ज्ञानी का संसार गाय के पदचिह जैसा बहुत ही छोटा हो 
जाता है । बाहर, भीतर, देह में, ऊपर, नीचे, दिशाओं में, इस ओर और उस ओर- सर्वत्र आत्मा ही 
है । आत्मा से विहीन जगत्‌ तो है ही नहीं । ऐसा कुछ भी नहीं है कि जहाँ में न होऊं, ऐसा कुछ भी 
नहीं है कि जो आत्ममय न हो । मैं और क्या चाह सकता हूँ भला ? सब कुछ सत्‌ है, सब कुछ चैतन्य 
से व्याप्त है । यह सब ब्रह्म ही है । आत्मा ही ब्रह्मरूप में फैला है । इसलिए हे निष्कलंक ! मैं अलग 


हूँ और यह अलग है, ऐसी भ्रान्ति को छोड़ ही दो! 
तते ब्रह्मघने नित्ये सम्भवन्ति न कल्पिताः । 


न शोकोऽस्ति न मोहोऽस्ति न जराऽस्ति न जन्म वा ॥13॥ 


यदस्तीह तदेवास्ति विज्वरो भव सर्वदा । 
यथाप्राप्तानुभवतः सर्वत्रानभिवाञ्छनात्‌ ॥1 4॥ 
त्यागादानपरित्यागी विज्वरो भव सर्वदा । 

यस्येदं जन्म पाश्चात्यं तमाश्वेव महामते ॥1 5॥ 
विशन्ति विद्या विमला मुक्ता वेणुमिवोत्तमम्‌। 
विरक्तमनसां सम्यक्‌ स्वप्रसङ्गादुदाहृतम्‌ ॥1 6॥ 


नित्य ब्रह्म सघन रूप से व्याप्त है । इसलिए कल्पित पदार्थों का तो कोई संभव (सत्ता) ही नहीं 
है। शोक भी नहीं है, मोह भी नहीं है, वृद्धावस्था भी नहीं है, जन्म भी नहीं हैं, एवं मरण भी नहीं 
है। जो यहाँ है, वही सर्वत्र है। इसलिए जो कुछ यदृच्छया प्राप्त हो, उसका अनुभव करके सर्वत्र 
इच्छारहित होकर सर्वकाल में संतापरहित हो जाओ । हे महाबुद्धिमान्‌ ! जिसका यह जन्म अन्तिम ही 
है, उसमें निर्मल विद्याएँ शीघ्र ही उत्तम बाँस में मोती की तरह प्रविष्ट हो जाती हैं और वे मुक्त होते हैं; 


यह बात प्रसंगोपात्त अच्छी तरह से कही गई है। 
दर्टुर्ृश्यसमायोगात्‌ प्रत्ययानन्दनिश्चयः । 
यस्तं स्वमात्मतत्त्वोत्थे निष्पन्दं समुपास्महे ॥1 7॥ 
द्रष्टदर्शनदश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह। 
दर्शनप्रत्ययाभासमात्मानं समुपास्महे ॥1 8॥ 
इयोरमध्यगतं नित्यमस्तिनास्तीति पक्षयोः । 


प्रकाशनं प्रकाशानामात्मानं समुपास्महे ॥19॥ 











100 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


दृश्य के योः से द्रष्टा को जो अनुभव होता है, जो आनन्द का निश्चय होता है, वह आत्मतत्त्व 
से ही उत्पन्न होता हे इसीलिए उस स्वात्मतत्त्व से उत्पन्न हुए निश्चय को हम अच्छी तरह से उपासना 
करते हें । द्रष्टा, दृश्य और दर्शन का वासनासहित त्याग करके दर्शन तथा अनुभव के आभासरूप 
आत्मा की हम ठीक प्रकार से उपासना करते हैं। है” और "नहीं हे'--इन दोनों पक्षों के बीच में जो 
नित्यरूप में अवस्थित है, वही प्रकाशों का भी प्रकाशक आत्मा है । हम समुचित रूप से उसकी 
उपासना करते हें । 


सन्त्यज्य हृद्गुहेशानं देवमन्यं प्रयान्ति ये । 

ते रत्नमभिवाञ्छन्ति त्यक्तहस्तस्थकौस्तुभाः ॥20॥ 
उत्थितानुत्थितानेतानिन्द्रियारीन्‌ पुनः पुनः । 
हन्याद्विवेकदण्डेन वत्रेणेव हरिर्गिरीन्‌ ॥21॥ 


जो मनुष्य अपनी हृदयगुहा में ही अवस्थित ईश्वर को छोड़कर अन्य देवों के पास जाता है, वह 

अपने हृदय में (हाथ में ही) रहे हुए कौस्तुभमणि का त्याग करके अन्य रत्नों को चाहता हुआ-सा ही 
है । ये इन्द्रियरूपी शत्रु खड़े हुए हों, या न खड़े हुए हों तो भी विवेकरूपी लाठी से उन्हें बार-बार, 
जैसे इन्द्र अपने वत्र से पर्वतों को मारा करता है, वैसे ही मारते रहना चाहिए । 

संसाररात्रिदुःस्वप्ने शून्ये देहमये भ्रमे । 

` सर्वमेवापवित्रं तददृष्टं संसृतिविभ्रमम्‌ ॥2 2॥ 

अज्ञानोपहतो बाल्ये यौवने वनिताहतः । 

शेषे कलत्र चिन्ताऽऽर्तः किं करोति नराधमः ॥2 3॥ 

सतोऽसत्ता स्थिता मूर्ध्नि रम्याणां मूर्ध्न्यरम्यता । 

सुखानां मूर्ध्नि दुःखानि किमेकं संश्रयाम्यहम्‌ ॥24॥ 

येषां निमेषणोन्मेषौ जगतः प्रलयोदयौ । 

तादूशाः पुरुषा यान्ति मादृशां गणनैव का ॥2 5॥ 


यह देह का भ्रम, संसाररूपी रात्रि के एक दुष्ट स्वप्न जैसा ही शून्य रूप है । उसमें सब कुछ 

अपवित्र ही हैं और इसी के कारण संसाररूपी यह भ्रान्ति फैली हुई है । अधम पुरुष बचपन में अज्ञान से 
घिरा हुआ होता है । वह जवानी में खरी से घिरा हुआ रहता है । और शेष उम्र में वह खरी की चिन्ता से 
घिरा रहा करता है । वह क्या कर सकता है ? सत्‌ पर असत्ता सवार हो गई है । रम्य पर अरम्यता फैल 
गई है | सुखों पर दुःख चढ़े हुए हैं, तो में क्या करू ? तो मैं किस एक ही चीज का आश्रय ले सकता 
हूँ 2 जिनकी आँख की पलकों के केवल मिलन-उन्मीलन से ही जगत्‌ का प्रलय और प्रादुर्भाव हो सकता 
है, ऐसे पुरुष भी यहाँ से चले ही जाते हैं, तब भला मेरी तो क्या गिनती हो सकती है ? 

संसार एव दुःखानां सीमान्त इति कथ्यते । 

तन्मध्ये पतिते देहे सुखमासाद्यते कथम्‌ ॥26॥ 

प्रबुद्धोऽस्मि प्रबुद्धोऽस्मि दुष्टश्नोरोऽयमात्मनः । 

मनो नाम निहन्म्येनं मनसाऽस्मि चिरं हृतः ॥271 

मा खेद भज हेयेषु नोपादेयपरो भव । 

हेयादेयदृशौ त्यक्त्वा शेषस्थः सुस्थिरो भव ॥2 8॥ 


कहा जाता हे कि यह संसार ही दु:खो का सीमान्त (सीमा का अन्त) हे और इसी के बीच में 

यह देह पड़ा हुआ है । अब सुख भला किस तरह प्राप्त हो सकता है ? पर अब मैं समझ चुका हुँ । 
अब मैं जाग उठा हूँ । आत्मा का दुष्ट चोर यह मन ही हे । इसलिए बस, उसी का नाश कर दूँ। क्योंकि 
वह मुझे लम्बे काल तक चोरता ही आया हे । त्याज्य पदार्थों के बारे में खेद न करो और ग्राह्य पदार्थों 
को ग्रहण करने के लिए भी तुम तत्पर न बनो । त्याज्यता और ग्राह्मता की दोनों दृष्टियों को छोड़कर 
शेष बीच की स्थिति में रहकर अत्यन्त स्थिर बन जाओ । 

निराशता निर्भयता नित्यता समता ज्ञता । 

निरीहता निष्क्रियता सौम्यता निर्विकल्पता ॥29॥ 

धृतिर्मैत्री मनस्तुष्टिर्मृदुता मृदुभाषिता । 

हेयोपादेयनिर्मुक्ते ज्ञे तिष्ठन्त्यपवासनम्‌॥30॥ 

गृहीततृष्णाशबरीवासनाजालमाततम्‌। 

संसारवारिप्रसृतं चिन्तातन्तुभिराततम्‌॥31॥ 

अनया तीक्ष्णया तात छिन्धि बुद्धिशलाकया । 

वात्ययेवाम्बुदं जालं छित्त्वा तिष्ठ तते पदे ॥३2॥ 


त्याज्य और ग्राह्य दृष्टि से रहित हुए ज्ञानी में निराशा, निर्भयता, नित्यता, समता, ज्ञानित्व, 
निःस्पृहता, निष्क्रियता, सौम्यता, निर्विकल्पता, धैर्य, मित्रता, मन का परितोष, कोमलता और 
मृदुभाषिता--ये सभी देशपार हुए होते हैं (अर्थात्‌ होते ही नहीं है) तृष्णारूपी भीलनी ने वासनारूपी 
विशाल जाल को पकड़ा है और वह संसाररूपी पानी के ऊपर फैली हुई हे । वह जाल चिन्तारूपी 
डोरियों से भरा हुआ (बुना हुआ) है, उसको तुम इस बुद्धिूपी छुरी से काट डालो । हे तात ! जिस 
प्रकार वायु बादलों को बिखेर देता है, उसी तरह तुम उस जाल को काटकर आत्मा के बहुत विशाल 
पद में अपना स्थान ले लो। 


मनसैव मनश्छित्त्वा कुठारेणेव पादपम्‌ । 

पदं पावनमासाद्य सद्य एव स्थिरो भव ॥33॥ 

तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्वपन्‌ जाग्रन्निवसन्नुत्पतन्‌ पतन्‌ । 

असदेवेदमित्यन्तं निश्चित्यास्थां परित्यज ॥34॥ 

दृश्यमाश्रयसीदं चेत्‌ तत्‌ सच्चित्तोऽसि बन्धवान्‌ । 

दृश्यं सन्त्यजसीदं चेत्‌ तदाऽचित्तोऽसि मोक्षवान्‌॥35॥ 

नाहं नेदमिति ध्यायंस्तिष्ठ त्वमचलाचलः । 

आत्मनो जगतश्चानतद्रष्टदूश्यदशाऽन्तरे ॥36॥ 

जिस तरह कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा जाता है, उसी तरह मन से ही मन को काटकर पवित्र पद 

को प्राप्त करके तुम तुरन्त ही स्थिर हो जाओ । खड़े रहते, चलते, सोते, जागते, उठते, जाते समय 
भी, 'यह सब असत्‌ ही है'--ऐसा निश्चय करके उन सबकी आस्था को छोड़कर ही रहो | यदि तुम 
इस दृश्य का आश्रय करोगे तो चिन्ताओं से युक्त होकर बन्धन को प्राप्त करोगे । और यदि इस दृश्य 
का ठीक तरह से त्याग करोगे, तो चिन्तारहित होकर मोक्ष को प्राप्त करोगे। द और जगत्‌ में 
क्रमश: द्रष्टा और दृश्य की स्थिति होती है । इन दोनों के बीच में में नहीं हूँ, और यह नहीं है 
ऐसा ध्यान करते हुए तुम पर्वत की तरह अचल ही रहो । 











102 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


दर्शनाख्यं स्वमात्मान सर्वदा भावयन्‌ भव । 
स्वाद्यस्वादकसन्त्यक्ते स्वाद्यस्वादकमध्यगम्‌ ॥371 

स्वदनं केवलं ध्यायन्‌ परमात्ममयो भव । 

अवलम्ब्य निरालम्बं मध्येमध्ये स्थिरो भव ॥38॥ 

रज्जुबद्धा विमुच्यन्ते तृष्णाबद्धा न केनचित्‌ । 

तस्मान्निदाघ तृष्णां त्वं त्यज सङ्कल्पवर्जनात्‌ ॥39॥ 
एतामहंभावमयीमपुण्यां छित्त्वाऽनहंभावशलाकयैव । 

स्वभावजां भव्यभवान्तभूमौ भव प्रशान्ताखिलभूतभीतिः ॥40॥ 


'दर्शन' नामक अपने आत्मा की तुम सदैव भावना करते रहो | स्वादनीय और स्वादक--दोनों 
को छोड़कर स्वादनीय (स्वाद लेने योग्य वस्तु) और स्वादक (स्वाद लेने वाले) के बीच में जो “स्वाद' 
नामक वस्तु है, केवल उसी स्वाद का ही तुम ध्यान करो और परमात्मामय हो जाओ । निरवलम्ब स्थिति 
का आश्रय करके बीच-बीच में स्थिर होते रहो हे निदाघ ! रज्जुओं से बँधे हुए लोग छूट जाते हैं 
पर तृष्णा से बँधे हुए लोग नहीं छूट सकते । इसलिए संकल्पों को छोड़कर तृष्णा का त्याग कर दो। 
यह अपवित्र तृष्णा अहंभावमय है । इसलिए “अहंभावाभाव' रूप छुरी से उसे काटकर स्वभावजन्य और 
भव्य भवान्तकारी भूमि पर तुम रहो, क्योंकि वहाँ तुम अखिल प्राणियों की भीति से बचकर रहोगे | 


अहमेषां पदार्थानामेते च मम जीवितम्‌ । 
नाहभेभिर्विना किञ्चिन्न मयैते विना किल ॥41॥ 
इत्यन्तर्निश्चयं त्यक्त्वा विचार्य मनसा सह । 

नाहं पदार्थस्य न मे पदार्थ इति भाविते ॥42॥ 
अन्तःशीतलया बुद्ध्या कुर्वतो लीलया क्रियाम्‌। 

यो नूनं वासनात्यागो ध्येयो ब्रह्मन्‌ प्रकीर्तितः ॥43॥ 
सर्व समतया बुद्धया यः कृत्वा वासनाक्षयम्‌। 

जहाति निर्ममो देहं नेयोऽसौ वासनाक्षयः ॥44॥ 
अहंकारमयीं त्यक्त्वा वासनां लीलयैव यः । 

तिष्ठति ध्येयसंत्यागी स जीवन्मुक्त उच्यते ॥45॥ 


“इन पदार्थो का मैं हुँ “यह मेरा जीवन है', “इसके सिवा मैं कुछ भी नहीं हूँ” और “मेरे बिना यह 
कुछ भी नहीं है'- ऐसे अन्तस्‌ के निश्चय को छोड़कर मन के साथ ऐसा ही विचार (निश्चय) करे 
कि--मैं इन पदार्थों का नहीं हूँ और ये पदार्थ भी मेरे नहीं हैं।' ऐसी भी भावना किया करो | भीतर 
में विलसित प्रत्यग्भावयुक्त बुद्धि से केवल लीलाभाव से ही क्रिया करने वाले का जो वासनात्याग है, 
वह ध्यानाहं है, ऐसा कहा गया है । हे ब्राह्मण ! समानतायुक्त बुद्धि से वासनाओं का सम्पूर्ण नाश करके 
मनुष्य ममतारहित होता हे और सदा के लिए देह का त्याग करता हे, इसलिए उस वासना का त्याग 
करना ही सुयोग्य है । जो मनुष्य अहंकारमय वासना का पहले लीलाभाव में ही त्याग करके अन्त में 
ध्येय वस्तु को भी छोड़कर रहता है वह जीवन्मुक्त कहलाता है | 

निर्मूलं कलनां त्यक्त्वा वासनां यः शमं गत: | ` 
ज्ञेयत्यागमिमं विद्धि मुक्तं तं. ब्राह्मणोत्तमम्‌ ॥4७॥ 


षष्ठोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 103 


द्वावेतौ ब्रह्मतां यातौ द्वावेतौ विगतज्वरौ । 

आपतत्सु यथाकालं सुखदुःखेष्वनारतौ ॥47॥ 
संन्यासियोगिनौ दान्तौ विद्धि शान्तौ मुनीश्वर । 
ईप्सितानीप्सिते न स्तो यस्यान्तर्व्िदृष्टिषु ॥48॥ 
सुषुप्तवद्यश्चरति स जीवन्मुक्त उच्यते । 
हर्षामर्षभयक्रोधकामकार्पण्यदृष्टिभिः ॥4 9॥ 


भावनारूप वासना का मूल से ही त्याग करके जो मनुष्य शम को प्राप्त करता है, वही वास्तव 

में उसका त्याग है, ऐसा जानना चाहिए और उसी मनुष्य को तुम्हें ब्रह्मनिष्ठो में श्रेष्ठ मानना चाहिए, 
उसी को उत्तम मुक्त जानना चाहिए । हे मुनीश्वर ! जो संन्यासी और योगी यथासमय आया करते हुए 
सुखों और दुःखों में आसक्त नहीं होते और संतापरहित ही रहते हैं, वे दोनों (संन्यासी और योगी) ब्रह्म 
को प्राप्त हो गए हैं। वे ही दमनशील हैं, वे ही शान्त हैं, ऐसा तुम जानों। जिसकी भीतर की 
(पारमार्थिक) दृष्टि में न कुछ चाहा हुआ होता है और न कुछ अनचाहा-सा ही होता है और जो सदा 
सुषुप्ति में ही रहता हो, इस तरह वर्तन करता है, इस प्रकार से विचरण करने वाले को जीवन्मुक्त कहा 
जाता है । (और भी--) वह वासना-तृष्णा से रहित होते हुए हर्ष, ईर्ष्या, भय, क्रोध, कामना तथा 
कृपणता को दृष्टि से-- 

न हृष्यति ग्लायति यः परामर्शविवर्जितः । 

बाह्मार्थवासनोद्धूता तृष्णा बद्धेति कथ्यते ॥50॥ 

सर्वार्थवासनोन्मुक्ता तृष्णा मुक्तेति भण्यते । 

इदमस्तु ममेत्यन्तमिच्छां प्रार्थनयाउन्विताम्‌ ॥51॥ ४: 

तां तीक्ष्णश्रृङ्कलां विद्धि दुःखजन्मभयप्रदाम्‌ । 

तामेतां सर्वभावेषु सत्स्वसत्सु च सर्वदा ॥52॥ 
हर्षित भी नहीं होता और ग्लानि को भी नहीं प्राप्त करता । बाह्य विषयों की तृष्णा से उत्पन्न हुई 
वासना को “बद्ध तृष्णा” कहते हैं और सर्व विषयों की तृष्णा से मुक्त वासना को 'मुक्त तृष्णा कहा जाता 
है । यह वस्तु मेरी हो जाए^-ऐसी माँग के साथ जो अत्यन्त तीव्र इच्छा होती है, उसी को तुम तीक्ष्ण 
शृंखला समझो । सभी विषयों में वे वास्तव में हों या न हों, पर उन पर की तृष्णा को तुम तीव्र सॉकल 
समझो । 

संत्यज्य परमोदारं पदमेति महामना: । 

बन्धास्थामथ मोक्षास्थां सुखदुःखदशामपि ॥53॥ 

त्यक्त्वा सदसदास्थां त्वं 

जायते निश्चयः साधो पुरुषस्य चतुर्विधः ॥54॥ 

ऐसी उस तीव्र श्रृंखला को छोड़कर महात्मा पुरुष और भी उदार बन जाता है | चाहे वह बन्ध 


की आस्था हो, चाहे मोक्ष की आस्था हो या चाहे सुख-दुःख को दशा ही घोव चया 


हुआ जा सकता है ।) सत्‌ या असत्‌ के ऊपर की किसी भी प्रकार की आस्था को छोड़कर तुम अक्षुब्ध 


सागर की तरह शान्त बने रहो | हे साधु! पुरुष का निथय इत ता प्रकारें का हो सकता है । 











104 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


आपादमस्तकमहं मातापितृविनिर्मितः । 

इत्येको निश्चयो ब्रह्मन्‌ बन्धायासविलोकनात्‌ ॥55॥ 
अतीतः सर्वभावेभ्यो वालाग्रादप्यहं तनुः । 

इति द्वितीयो मोक्षाय निश्चयो जायते सताम्‌ ॥56॥ 
जगज्जालपदार्थात्मा सर्व एवाहमक्षयः । 

तृतीयो निश्चयश्चोक्तो मोक्षायैव द्विजोत्तम ॥57॥ 

“पैर से मस्तक तक में मातापिता के द्वारा निर्मित हुआ हुँ“--यह प्रथम निश्चय है । हे ब्राह्मण ! 
इसमें बन्धन तथा आयास देखने में आते हैं । मैं सर्व पदार्थों से परे हूँ, और बाल की नोक से भी सूक्ष्म 
हूँ--ऐसा दूसरा निश्चय सज्जनों को मोक्ष देने वाला होता हे । हे उत्तम ब्राह्मण ! इस जगत्‌ के जाल 
और पदार्थो का मैं ही आत्मा हुँ, में ही स्वस्वरूप अविनाशी आत्मा हूँ--ऐसा तीसरा निश्चय भी मोक्ष 
देने वाला कहा जाता है। 


अहं जगद्वा सकलं शून्यं व्योम समं सदा । 

एवमेष चतुर्थोऽपि निश्चयो मोक्षसिद्धिदः ॥58॥ 
एतेषां प्रथमः प्रोक्तस्तृष्णया बन्धयोग्यया । 
शुद्धतृष्णास्त्रयः स्वच्छा जीवन्मुक्ता विलासिनः ॥59॥ 
सर्व चाप्यहमेवेति निश्चयो यो महामते । 

तमादाय विषादाय न भूयो जायते मतिः ॥60॥ 


मैं अथवा जगत्‌, यह सब सदैव शून्य आकाश जैसा ही है'--यह चौथा निश्चय भी मोक्ष की 
सिद्धि कराने वाला है । इन चारों में जो पहला निश्चय है, वह बन्धनयोग्य तृष्णा के कारण से होता है । 
शेष के तीन निश्चय तृष्णा से रहित होते हैं उन निश्चयों को करने वाले मनुष्य स्वच्छ, जीवन्मुक्त और 
आत्मतत्व में ही विलास करने वाले होते हैं हे परमबुद्धिशाली ! 'मैं ही सब कुछ हुँ'--ऐसे निश्चय 
को स्वीकार करके फिर बुद्धि कदापि खिन्न नहीं हो सकती | 


शून्यं तत्‌ प्रकृतिर्माया ब्रह्म विज्ञानमित्यपि । 
शिवः पुरुष ईशानो नित्यमात्मेति कथ्यते ॥611 


उसी परमतत्त्व को लोकायतिक और बौद्ध आदि 'शून्य' कहते हें और प्राकृत लोग 
(भौतिकवादी) उसे 'प्रकृति' कहते हैं उसी को विज्ञानवादी बौद्ध 'विज्ञान' कहते हैं और उसी को शैव- 
सम्प्रदाय वाले शिव” कहकर पुकारते हैं | सांख्य लोग उसे पुरुष कहते हैं, योगी लोग उसे ईश्वर 
कहते हैं। लेकिन अद्वैती लोग ऐसा कहते हैं कि उन लोगों ने जो ब्रह्म के बारे में कल्पनाएँ की हैं वे 
सब माया ही है । वास्तव में तो वह अद्वैत ब्रह्म ही एक तत्त्व है । 


्वैताद्वैतसमुद्धूतैजंगन्निर्माणलीलया । 
परमात्ममयी शक्तिरद्वैतेव विजृम्भते ॥62॥ 
सर्वातीतपदालम्बी परिपूर्णैकचिन्मयः । 


नोद्देगी न च तुष्टात्मा संसारे नावसीदति ॥6३॥ 


रेत और अद्वैत में से उत्पन्न हुए पदार्थों के द्वारा जगत्‌ की रचनारूपी लीला करके वह 
परमात्ममय अद्वेतशक्ति ही विलास कर रही है । सभी से परे रहे हुए उस परमतत्त्व का आश्रय करने 


षष्ठोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 105 


वाला मनुष्य, स्वयं केवल परिपूर्ण ब्रह्ममय बना हुआ, उद्वेग नहीं करता हुआ और प्रसन्नस्वरूप वह 
दिखाई नहीं देने वाला ज्ञानी मनुष्य संसार में कभी भी खिन्न नहीं होता । 
प्राप्तकर्मकरो नित्यं श्रुमित्रसमानदृक्‌ । 
ईहितानीहितैर्मुक्तो न शोचति न काङ्क्षति ॥64॥ 
सर्वस्याभिमतं वक्ता चोदितः पेशलोक्तिमान्‌। 
आशयज्ञश्च भूतानां संसारे नावसीदति ॥65॥ 
स्वयं उपस्थित हुए कर्मा को करता रहने वाला, शत्रु और मित्र पर सदैव समान दृष्टि रखने वाला 
और इच्छा तथा अनिच्छा--दोनों से मुक्त पुरुष शोक नहीं करता और कभी किसी से कुछ आकांक्षा 
भी नहीं रखता | सभी को प्रिय वचन कहने वाला और किसी से प्रेरित होने पर ही प्रिय वचनों को 
बोलने वाला एवं प्राणियों के आशयों को जानने वाला इस संसार में कभी दु:खी नहीं होता । 
पूर्वा दृष्टिमवष्टभ्य ध्येयत्यागविलासिनीम्‌ । 
जीवन्मुक्ततया स्वस्थो लोके विहर विज्वरः ॥6 6॥ 
अन्तःसंत्यक्तसर्वाशो वीतरागो विवासनः। 
बहिःसर्वसमाचारो लोके विहरः विज्वरः ॥67॥ 
बहिःकृत्रिमसंरम्भो हृदि संरम्भवर्जितः । 
कर्ता बहिरकर्ताऽन्तर्लोके विहर शुद्धधीः ॥68॥ 
त्यक्ताहंकृतिराश्वस्तमतिराकाशशोभनः । 
अगृहीतकलङ्काङ्को लोके विहर शुद्धधीः ॥69॥ 
यदि तुम जीवन्मुक्ति चाहते हो तो बाह्य दृष्टि को छोड़कर उसके पहले की ब्रह्मदृष्टि का अवलम्बन 
करो और जीवन्मुक्त दशा में स्वस्थ होकर, तापरहित होकर विहार करते रहो । भीतर की सभी आशाओं 
को छोड़कर वीतराग और वासनारहित होकर बाहर के सभी आचारों का आचरण करते हुए ही संतापों 
से रहित होकर लोक में विहार करते रहो । बाहर केवल दिखावे का आवेश करते हुए भी भीतर में तो 
आवेश से रहित ही होकर रहो | उसी प्रकार बाहर कर्तारूप दिखाई पड़ने पर भी अन्तस्‌ में अकर्ता ही 
रहकर शुद्ध बुद्धि से इस लोक में विहार करते रहो। अहंकार का त्याग करके शान्त बुद्धिवाला बनकर 
आकाश जैसा निर्मल बन जाओ और कलंक का एक दाग भी लगने न देकर शुद्ध बुद्धि से लोक में 
विहार करते रहो | 
उदारः पेशलाचारः सर्वाचारानुवृत्तिमान्‌। 
अन्तःसङ्गपरित्यागी बहिःसंभारवानिव ॥70॥ 
अन्तर्ैराग्यमादाय बहिराशोन्मुखेहितः । 
अयं बन्धुरयं नेति कलना लघुचेतसाम्‌ ॥71॥ 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌ । 
भावाभावविनिरमुक्तं जरामरणवर्जितम्‌ ॥7 2॥ 
55रम्यं नीरागं पदमाश्रय । 
i स्वच्छा निष्कामा विगतामया ॥7 3॥ 
उदार और सुन्दर आचारवाले होकर तुम बाहर के सभी आचारों ॥। 102 कति स 
से तो संग के त्यागी ही रहकर बाहर की सामग्रियों का मानो स्वीकार क ’ 








106 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ही करो और अन्तस्‌ में वैराग्य को ही स्वीकार करके बाहर की आशाओ में मानो तत्पर हुए हो, ऐसी 
चेष्टा वाले हो जाओ । यह स्वजन है और यह पराया है, ऐसी गणना तो निम्न कोटि के मन वालों की 
होती है, उदार (उदात्त) चित्त वालों के लिए तो यह समग्र वसुधा ही कुटुम्ब के समान होती है । इसलिए 
भाव-अभाव से रहित और जरा-मरण आदि से रहित, जिसमें वासना प्रशान्त हो चुकी हे ऐसे तथा राग 
(आसक्ति) रहित परम पद का ही आश्रय कर लो । यही ब्राह्मी स्थिति है । वही सभी कामनाओं से रहित 
और निष्कलंक हे । 

आदाय विहरन्नैवं संकटेषु विमुह्यति । 

वैराग्येणाथ शास्त्रेण महत्त्वादिगुणैरपि ॥74॥ 

यत्संकल्पहरार्थ तत्‌ स्वयमेवोन्नयेन्मनः । 

वैराग्यात्‌ पूर्णतामेति मनोनाशवशानुगम्‌ ॥7 5॥ 

आशया रिक्ततामेति शरदीव सरोऽमलम्‌ । 

तमेव मुक्तविरसं व्यापारौघं पुनः पुनः ॥7 6॥ 

दिवसे दिवसे कुर्वन्‌ प्राज्ञः कस्मान्न लज्जते । 

चिच्चैत्यकलितो बन्धस्तन्मु्तौ मुक्तिरुच्यते ॥77॥ 


इस प्रकार की ब्राह्मी स्थिति को धारण करके विहार करने वाला मनुष्य संकटों में भी मोह को 

प्राप्त नहीं होता | जो मन वैराग्य, शास्त्र एवं महत्ता आदि गुणों से संकल्पत्याग रूप विषयवाला बन 
जाता है, वह आप ही आप उन्नति को प्राप्त कर लेता है और नाश के वश में होता हुआ भी वह वैराग्य 
के द्वारा पूर्णता को प्राप्त कर लेता है वह मन अनेक मनोवृत्तिवाला होने पर भी अन्त में ब्रह्यातिरिक्त 
कुछ है ही नहीं'--इस प्रकार की आशा (ज्ञान) के कारण, शरद ऋतु में जिस तरह आकाश स्वच्छ 
हो जाता है उसी तरह वृत्तिविहीन (स्वच्छ) हो जाता है । ऐसा मनोरहित महात्मा उसी व्यापारसमूह को 
बार-बार मुक्त किया हुआ और रसहीन ही मानता है और फिर भी दिन-प्रति-दिन उसे करते रहने में 
भला क्यों लज्जित नहीं होगा ? चित्‌ और चैत्य (जगत्‌) का संयोग ही बन्धन है और दोनों का अलग 
होना ही मुक्ति है। 

चिदचैत्याऽखिलात्मेति सर्वसिद्धान्तसंग्रहः । 

एतन्निश्रयमादाय विलोकय च धियेच्छया ॥78॥ 

स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानमानन्दं पदमाप्स्यसि । 

चिदहं चिदिमे लोकाश्चिदाशाश्चिदिमाः प्रजाः ॥79॥ 

दृश्यदर्शननिर्मुक्तः | 

नित्योदितो निराभासो द्रष्टा साक्षी चिदात्मकः ॥80॥ 

: चैत्यनिर्मुक्तचिद्वूपं पूर्णज्योतिःस्वरूपकम्‌ | 

संशान्तसर्वसंवेद्यं संविन्मात्रमहं महत्‌ ॥81॥ 

संशान्तसर्वसंकल्पः प्रशान्तसकलैषणः । 

निर्ति्ल्पपदं गत्वा स्वस्थो भव मुनीश्वर ॥82॥ इति । 


विषयों से (सगत्‌ से) रहित जो आत्मा है, वही चैतन्य है, वही आत्मा है, ऐसा सर्वसिद्धान्तों 
का सारसंग्रह है। इस निश्चय को स्वीकार करके अपनी तेजस्वी वि से रे की 
(अनुसन्धान) किया करो, जिससे तुम स्वयं आप-ही-आप आनन्दरूप आत्मपद को प्राप्त करोगे । मैं 
चैतन्य हुँ, थि लोग चैतन्य हैं, थे दिशाएँ चैतन्य है' और 'ये प्रजाएँ भी चैतन्य हैं'--इस प्रकार से 


रह 


षष्ठोऽध्यायः] महोपनिषत्‌ (63) 107 


दृश्य का दर्शन छूट जाएगा और तुम केवल आत्मरूप ही बन जाओगे । क्योंकि चैतन्य ही तो आत्मा 
है । वह सदोदित है, वह आभासरहित है, वह द्रष्टा है, वह साक्षी है | विषयों से रहित, चैतन्यरूप, 
ूर्णज्योतिस्वरूप, पूर्णतया शान्त और सभी अनुभवगम्य पदार्थ जिसमें शान्त हो गए हें, “ऐसा मैं 
केवल संविद्रूप (श्रेष्ठ अनुभूतिज्ञानवान्‌) हूँ'--इस प्रकार हे मुनीश्वर ! सभी संकल्पों को शान्त करके 
सभी इच्छाओं का शमन करके निर्विकल्प पद को प्राप्त करके तुम स्वस्थ हो जाओ। 

य इमां महोपनिषदं ब्राहमणो नित्यमधीते अश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति । 

अनुपनीत उपनीतो भवति । सोऽग्निपूतो भवति । स वायुपूतो भवति। 

स सूर्यपूतो भवति। स सोमपूतो भवति। स सत्यपूतो भवति। स 

सर्वपूतो भवति। स सर्वैर्देवेज्ञातो भवति। स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो 

भवति । स सर्वर्दिवैरनुध्यातो भवति । स सर्वक्रतुभिरिष्टवान्‌ भवति | 

गायत्र्याः षष्टिसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । इतिहासपुराणानां 

रुद्राणां शतसहस्त्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । प्रणवानामयुतं जप्तं 

भवति | आचक्षुषः पङ्किं पुनाति । आसप्तमान्‌ पुरुषयुगान्‌ पुनाति । 

इत्याह भगवान्‌ हिरण्यगर्भः। जाप्येनामृतत्वं च गच्छतीति 

महोपनिषत्‌ ॥83॥ 

इति षष्ठोऽध्यायः । 


इति महोपनिषत्समाप्ता । 


०... 


छड पाका कण 


यदि कोई ब्राह्मण इस उपनिषद्‌ का नित्य अध्ययन करता है, वह श्रोत्रिय न हो तो भी श्रोत्रिय 
बन जाता है । उपनयन संस्कार से रहित हो, तो भी उपनयन संस्कार वाला बन जाता है । वह अग्नि 
जैसा पवित्र, वायु जैसा पवित्र, सूर्य जैसा पवित्र, चन्द्र जैसा पवित्र, सत्य जैसा पवित्र और सभी तरह 
से पवित्र हो जाता हैं । वह सभी देवों के द्वारा जाना जाता है । वह सभी तीर्थो में स्नान किया हुआ माना 
जाता है । सभी देव उसका ध्यान करते हैं । वह सभी यज्ञं का करने वाला माना जाता है। उसे साठ 
हजार गायत्री मंत्र के जप का पुण्यफल मिलता है । उसे लाखों इतिहासों और पुराणों को पढ़ने का और 
जपने का पुण्य मिल जाता है । वह दस हजार ओंकार का जप करने वाला माना जाता है । और वह 
अपनी दृष्टि जहाँ तक दूर जाती हो, वहाँ तक की पूरी पंक्ति को कछ कर देने वाला होता है । वह 
अपने पहले की और अपने बाद की सात-सात पीढियो के अपने वंशजों को पवित्र कर देता है | ऐसा 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने कहा है । इसलिए इस उपनिषद्‌ का जप करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता हे, ऐसी 

यह उपनिषद्‌ है | यहाँ उपनिषद्‌ का छठा अध्याय पूरा होता है । 

इस प्रकार महोपनिषत्‌ समाप्त होती है। 


ष्ण 


शान्तिपाठः 


` ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
723 








(64) शारीरकोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


शुक्लयजुर्वेदीय परंपरा की इस छोटी उपनिषद्‌ में केवल तत्त्व परिगणना ही है; यथा-- 
पंच महाभूतो से बने इस शरीर में कठिन भाग पृथ्वी का, प्रवाह जल का, गरमी तेज का, 
स्फुरण वायु का और खालीपन आकाश का अंश है । कर्णादि ज्ञानेन्द्रियाँ और शब्दादि विषय 
क्रमशः महाभूतों में से उत्पन्न हुए | मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को अन्तःकरण चतुष्टय 
कहते हें । शरीर में चर्म-केशादि पृथ्वी का, मूत्रवीर्यादि जल का, भूख-प्यास तेज का, गत्यादि 
वायु का और काम-क्रोधादि आकाश का अंश है । सत्य-अहिंसादि सात्त्विक, कर्तृत्वादि 
अभिमान राजस और निद्रादि तामस गुण हैं । जाग्रत्‌-स्वण-सुषुप्ति-तुर्य--ये आत्मा की चार 
अवस्था हैं । पाँच महाभूतों के साथ मन-बुद्धि-अहंकार के मिलने से आठ प्रकार की प्रकृत्ति 
होती है । ज्ञानेन्द्रियाँ (5), कमेन्द्रियाँ (5), प्राण (5) और मन-बुद्धि (2)--ये मिलकर लिंग- 
शरीर होता हे । प्रकृति, महत्‌, अहंकार, मन, तन्मात्रा (5), ज्ञानेन्द्रियाँ, (5) कर्मेंन्द्रियाँ (5) 
और महाभूत (5)--ये मिलकर चौबीस तत्व होते हैं । पुरुष चौबीसों तत्त्वो से परे हे । 


ww 


शान्तिपाठः 
ॐ सह नाववतु । सह नौ भुनक्तु । सह वीर्य करवावहै ॥ 
तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॥ 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


हे पूर्णब्रह्म परमात्मा ! आप हम दोनों (गुरु-शिष्य) की साथ-साथ रक्षा करें | हम दोनों का साथ: 


साथ पालन करें | हम दोनों साथ-साथ शान्ति प्राप्त करें । हम दोनों द्वारा प्राप्त की गई विद्या तेजोमयी 
हो | हम दोनों आपस में कभी द्वेष न करें | 


हे परमात्मन्‌! हमारे त्रिविध (आधिभौतिक, आधिदैविक, आध्यात्मिक) तापों की शान्ति हो । 


३ॐ अथातः पृथिव्यादिमहाभूतानां समवायं शरीरम्‌। यत्‌ कठिनं सा 
पृथिवी यदद्रवं तदापो यदुष्णं तत्तेजो यत्‌ संचरति स वायुर्यत्‌ सुषिरं 
तदाकाशम्‌ ॥1॥ 


पृथिवी आदि पाँच महाभूतों का समुच्चय ही यह शरीर है। इस शरीर में जो ठोस पदार्थ है 


वह पृथ्वी तत्त्व है, जो प्रवाहमान्‌ पदार्थ है वह जलतत्व है, जो उष्णता है वह अग्नितत्त्व है, जो 
गतिशीलता (अर्था [ सतत स्फुरण) है, वह वायु तत्त्व है और जो सुषिर (खाली, छिद्र) है वह 
आकाशतत्त्व है । 


श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि । श्रोत्रमाकाशे वायौ त्वगग्नौ चक्षुरप्सु जिह्वा 
पृथिव्यां घाणमिति | एवमिन्द्रियाणां यथाक्रमेण शब्दस्पर्शरूपरस- 
गन्धाश्चैते विषयाः पृथिव्यादिमहाभूतेषु क्रमेणोत्पन्नाः ।।2 ॥ 


शारीरकोपनिषत्‌ (64) 109 


श्रोत्र आदि ज्ञानेन्द्रिया हे । आकाशतत्त्व से श्रोत्रेन्द्रिय, वायुतत्त्व से त्वगिन्द्रिय, अग्नितत्त्व से 
चक्षुरिन्द्रिय, जलतत्त्व से जिह्वा तथा पृथ्वी तत्त्व से प्राणेन्द्रिय हे । और इसी प्रकार इन्द्रियों के अपने- 
अपने विषय शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पृथ्वी आदि भूतों से यथाक्रम उत्पन्न हुए हैं । 
वाक्याणिपादपायूपस्थाख्यानि कर्मेन्द्रियाणि । तेषां क्रमेण वचनादान- 
गमनविसर्गानन्दाश्चैते विषयाः पृथिव्यादिमहाभूतेषु क्रमेणोत्पन्नाः ॥3॥ 
वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ (जननेन्द्रिय)--ये पाँच कमेंनद्रियाँ कही जाती हैं। इन 
कर्मेन्द्रियों के विषय क्रमश: बोलना, लेन-देन करना, चलना, छोड़ना और आनन्द प्राप्त करना है । वे 
भी पृथ्वी आदि महाभूतों से ही उत्पन्न होते हैं । 
मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तमित्यन्तःकरणचतुष्टयम्‌। तेषां क्रमेण संकल्प- 
विकल्पाध्यवसायाभिमानावधारणास्वरूपाश्चैते विषयाः । मनःस्थानं 
गलान्तं बुद्धेर्वदनमहंकारस्य हृदयं चित्तस्य नाभिरिति ॥4॥ 
मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार- इन चारों को 'अन्तःकरण-चतुष्टय' की संज्ञा दी गई है । इनके 
विषय क्रमशः इस प्रकार हैं-(मन का) संकल्प-विकल्प, (बुद्धि का) निश्चय, (चित्त का) अवधारणा 
या स्मृति तथा (अहंकार का) अभिमान । मन का क्षत्र गले का अन्तिम भाग, बुद्धि का क्षेत्र मुख, चित्त 
का क्षेत्र नाभि तथा अहंकार का क्षेत्र हृदय बताया गया है । 
अस्थिचर्मनाडीरोममांसाश्चेति पृथिव्यंशाः । मू्त्रश्लेष्मरक्तशुक्रस्वेदा 
अबंशाः । क्षु्तृष्णाऽऽलस्यमोहमैथुनान्यग्नेः । प्रचारणविलेखनस्थूला- 
क्युन्मेषनिमेषादि वायोः । कामक्रोधलोभमोहभयान्याकाशस्य ॥5॥ 
अस्थि, त्वचा, नाड़ी, रोंगटे और मांस जो शरीर में हैं वह पृथ्वीतत्त्व का अंश है । जो मूत्र, 
कफ, रक्त, वीर्य और पसीना हैं, वे जलतत्व के अंश है । भूख, प्यास, आलस्य, मोह और मैथुन 
ये अग्नितत्त्व के अंश हैं । फैलना, चलना, गति करना, उड़ना, पलकों का मिलन-उन्मीलन करना, 
ये सब वायु तत्त्व के अंश हैं और काम, क्रोध, लोभ, भय, मोह आदि सब आकाशतत्त्व के अंश हैं | 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पृथिवीगुणाः । शब्दस्पर्शरूपरसाश्चापां गुणाः । 
शब्दस्पर्शरूपाण्यग्निगुणाः । शब्दस्पर्शाविति वायुगुणौ । शब्द एक 
आकाशस्य ॥6॥ 
शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध--ये पाँचौं पृथ्वी के गुण कहे गए है । शब्द, स्पर्श, रूप और 
रस--ये चार जल तत्त्व के गुण कहे गए है । शब्द, स्पर्श और रूप--ये तीन अग्नितत्त्व (तेजतत्त्व) 
के गुण कहे गए है । शब्द और स्पर्श--ये दो वायु तत्व के गुण कहे गए हैं और शब्द--यह एक गुण 
आकाश का कहा गया है | 


सात्तिविकराजसतामसलक्षणानि त्रयो गुणाः ॥7॥ 

सात्त्विक, राजस और तामस- इन तीन लक्षणों से युक्त तीन गुण कहे जाते हैं। 
अहिंसा सत्यमस्तेयब्रह्मचरयापरिग्रहाः । 
अक्रोधो गुरुशुश्रूषा शौचं संतोष आर्जवम्‌ ॥8॥ 











110 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अमानित्वमदम्भित्वमास्तिकत्वमहिंस्तरता । 
एते सर्वे गुणाः ज्ञेयाः सात्विकस्य विशेषतः ॥9॥ 
अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अक्रोध (क्रोध का अभाव), गुरु 
की सेवा-शुश्रूषा करना, पवित्रता, सन्तोष, सरलता, अमानित्त्व का भाव, दम्भ का अभाव, आस्तिकता, 
हिंसक न बनना--ये सब गुण मुख्यरूप से सात्त्विक स्वभाव वाले मनुष्यों में होते हैं । 


अहं कर्ताऽस्म्यहं भोक्ताऽस्म्यहं वक्ताऽभिमानवान्‌ । 

एते गुणा राजसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवित्तमैः ॥1 0॥ 

निद्राऽऽलस्ये मोहरागौ मैथुनं चौर्यमेब च । 

एते गुणास्तामसस्य प्रोच्यन्ते ब्रह्मवादिभिः ॥11॥ 

मैं कर्ता हँ, “मैं भोक्ता हूँ” में वक्ता हूँ'-इस तरह के अभिमानयुक्त गुण राजसी प्रकृति वाले 

मनुष्यों के बताए गए हैं और निद्रा, आलस्य, मोह, आसक्ति, मैथुन और चोरी करना--ये सब गुण 
तामसी प्रकृति वाले मनुष्यों के ब्रह्मवादियों के द्वारा बताए गए हें । (अर्थात्‌ तत्त्वज्ञानियों का यह कहना 
है अतः सत्य है|). 

ऊर्ध्वं सात्त्विको मध्ये राजसोऽधस्तामस इति ॥121 

सम्यञ्ज्ञानं सात्विकम्‌। धर्मज्ञानं राजसम्‌। तिमिरान्धं ताम- 

समिति ॥1 3॥ 


सर्वश्रेष्ठ उच्च पद सात्त्विक गुण को कहा गया है । राजस गुण को मध्यम तथा तांमस गुण को 
अधम कहा गया है । सत्य (ब्रह्म) का ज्ञान सात्त्विक है, धर्म का ज्ञान राजस है और अन्धकार से युक्त 
जो अधर्ममूढता है, उसे ही तामस ज्ञान कहा जाता हे । 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितुरीयमिति चतुर्विधा अवस्था: । ज्ञानेन्द्रियकर्मेन्द्रि- 
यान्तःकरणचतुष्टयं चतुर्दशकरणयुक्तं जाग्रत्‌ । अन्तःकरणचतुष्टयैरेव 
संयुक्तः स्वप्नः । चित्तैककरणा सुषुप्तिः । केवलजीवसंयुक्तमेव तुरीय- 
मिति ॥1 4॥ 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय--ये चार अवस्थाएँ हैं । जाग्रदवस्था में पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच 
कर्मेन्द्रिय और चार अन्तःकरण (मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार)--ये चौदह करण सक्रिय रहते हैं। 
स्वप्नावस्था चार अन्तःकरण सम्मिलित रूप में क्रियाशील रहते हैं । सुषुप्तावस्था में केवल चित्त ही 
एकमात्र करण का काम करता है । तुरीयावस्था में तो केवल जीवात्मा ही एकमात्र शेष रह जाता है | 


उन्मीलितनिमीलितमध्यस्थजीवपरमात्मनोर्मध्ये जीवात्मा क्षेत्रज्ञ इति 
विज्ञायते ॥1 5॥ 


खुले हुए और बन्द किए गए नेत्रो के बीच की स्थिति में जीव वो या सकळ 
जो जीवात्मा है, उसे क्षेत्रज्ञ नाम से पहचाना गया है | र परमात्मा--दो 


बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपञ्चकैर्मनसा थिया । 
शरीरं सप्तदशभिः सूक्ष्मं तल्लिङ्गमुच्यते ॥1 ८॥ 


शारीरकोपनिषत्‌ (64) 111 


ज्ञानेन्द्रिय (5), कर्मेन्द्रिय (5), प्राण (5) और मन-बुद्धि (2)--इन सत्रह तत्त्वो का सूक्ष्मस्वरूप 
लिंगशरीर कहा गया है, ऐसा समझना चाहिए । 
मनोबुद्धिरहंकारः खानिलाग्निजलानि भू: । 
एताः प्रकृतयस्त्वष्टौ विकाराः षोडशापरे ॥17॥ 
मन, बुद्धि, अहंकार, आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी--ये आठ प्रकृति के विकार कहे 
गए हैं । इनके अलावा भी सोलह विकार और ज्यादा भी बताए गए हैं । 
शरोत्रं त्वक्चक्षुषी जिह्वा घ्राणं चैव तु पञ्चमम्‌ । 
पायूपस्थौ करौ पादौ वाक्चैव दशमी मता ॥18॥ 
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धस्तथैव च । 
त्रयोविंशतिरेतानि तत्त्वानि प्रकृतानि तु ॥19॥ 
चतुर्विशतिरव्यक्तं प्रधानं पुरुषः परः ॥ इत्युपनिषत्‌ ॥20॥ 
इति शारीरकोपनिषत्समाप्ता । 


४ अर 
५4257 


श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्वा तथा प्राण--ये ज्ञानेन्द्रियरूप पाँच विकार तथा गुदा, उपस्थ, हाथ, पैर 
और वाक्‌--ये पाँच कमेंन्द्रियरूप विकार तथा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध--ये पाँच--ये सभी तथा 
उपर्युक्त मन आदि आठ विकार मिलकर के कुल प्रकृति के तेईस तत्त्व होते है । चौबीसवें तत्त्व को 
'अव्यक्त' या “प्रधान' या प्रकृति’ कहा जाता है । और पचीसवाँ पुरुष तो इन सभी से परे हे । इस तरह 
कुल मिलाकर पचीस तत्त्वों के समूह वाला यह विश्व ब्रह्माण्ड हे यही यह शारीरक उपनिषत्‌ है । 
इस प्रकार शारीरकोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
ww 


शान्तिपाठः 
ॐ सह नाववतु । सह नौ......-मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
करे 














(65) योगशिखोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


इस कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषत्‌ में हिरण्यगर्भ तथा महादेव के संवाद के रूप में तत्त्वज्ञान 
और योग कीं बहुत-सी बातें बताई गई हैं | छः अध्यायवाली इस लम्बी उपनिषद्‌ में मोक्ष के 
साधनरूप ज्ञान और योग--इन दो मार्गों की, विशेषत: योग की विस्तृत चर्चा की गई है । जीव 
जो कि सुख-दुःख, काम-क्रोध, जन्ममृत्यु आदि दोषयुक्त है, उसे 'शिव' बनाने के ये दो मार्ग 
हैं । इन दो मार्गों के अनुसरण से जीव के उपर्युक्त सभी दोष दूर हो जाते हैं और वह शिव बन 
जाता है । इस पूरी उपनिषद्‌ में आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रा, आदि योग की सभी क्रियाओं 
का तथा चक्रों, नाड़ियों आदि का अत्यन्त सविस्तार एवं विशद वर्णन किया गया है, जोकि 
उपनिषद्‌ का पूर्ण ध्यान से अभ्यास करने पर ही मालूम हो सकता है | उपनिषत्‌ साधक को 
उपदेश देते हुए पहले यह कहती है कि साधक को पद्मासन करके, नासाग्र दृष्टि करके, हाथ- 
पैरों को स्थिर रख कर, बैठना चाहिए और बाद में मन को एकाग्र करके प्रणव का चिन्तन 
करना चाहिए, तथा हृदय में दीपशिखा जैसे ब्रह्म का ध्यान करना चाहिए । हमारे इस शरीर में 
मेरुदण्डरूप एक स्तम्भ है, नौ दरवाजे हैं, तीन मुख्य नाड़ीरूप तीन खूँटे हैं तथा पाँच प्राण 
रूप पाँच देव हैं । जब साधक पापरहित हो जाता है, तब इस योग के द्वारा संसार को काटता 
है और पहा का अनुभव प्राप्त करता है । 


७) 


शान्तिपाठः 
3० सह नाववतु । सह नौ.......मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 


प्रथमोऽ ध्यायः 


सर्वे जीवाः सुखैः खैर्मायाजालेन वेष्टिताः । 
तेषां मुक्तिः कथं देव कृपया वद्‌ शंकर ॥1॥ 
सर्वसिद्धिकरं मार्ग मायाजालनिकृन्तनम्‌ । 
जन्ममृत्युजराव्याधिनाशनं सुखदं वद्‌ ॥2॥ इत्ति ॥ 
हे शंकर ! सभी जीव माया के जाल के द्वार सुखों और द:खों में फंसे हें । उनकी 
दुःखों में फैसे (घिरे) हुए हैं । उन 
मुक्त (4. हो य म छ Fa 5 बताइए । जो मार्ग सर्व की सिद्धि करने वाला हो, 
मार्ग माया के जाल को काटने वाला हो, जो जन्म, मृत्यु, जरा और पीड़ाओं करने वाला 
न anu ine जज रा और पीड़ाओं का नाश कर 
हिरण्यगर्भः पप्रच्छ स होवाच महेश्वर: । 
नानामाईैस्तु दुष्प्रापं कैवल्यं परमं पदम्‌ ॥31 


प्रथमोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 113 


सिद्धमार्गेण लभते नान्यथा पदासम्भव । 

पतिताः शास्त्रजालेषु प्रज्ञया तेन मोहिताः ॥4॥ 

स्वात्मप्रकाशरूपं तत्‌ किं शास्त्रेण प्रकाश्यते । 

निष्कलं निर्मलं शान्तं सर्वातीतं निरामयम्‌ ॥5॥ 

इस प्रकार का प्रश्‍न हिरण्यगर्भ (ब्रह्माजी) ने जब शंकर जी से पूछा, तब वे महेश्वर बोले कि हे 

पद्मज ! यह कैवल्य का परमपद तरह-तरह के मार्गो के द्वारा तो नहीं प्राप्त किया जा सकता है । इसके 
लिए तो एक जो श्रुतिसिद्ध मार्ग है, इसी के द्वारा वह परमपद प्राप्त किया जा सकता है, अन्य मार्गों 
से नहीं | फिर भी लोग ऐसे हैं कि अपनी बुद्धि से साधन-चतुष्टय भूलकर ही शास्त्रो के जाल में पड़े 
(फँसे) हैं और उससे मोहित होते रहते हैं । किन्तु शास्र द्वार सही रूप में जो प्रकाशित होता है, वह 
तो अंशरहित, निष्कलंक, शान्त, सबसे परे, निर्दोष तत्त्व हे । 

तदेव जीवरूपेण पुण्यपापफलेर्वृतम्‌ । 

परमात्मपदं नित्यं तत्‌ कथं जीवतां गतम्‌ ॥6॥ 

तत्त्वातीतं महादेव प्रसादात्‌ कथये श्वर । 

सर्वभावपदातीतं ज्ञानरूपं निरञ्जनम्‌ ॥7॥ 


वही परमतत्त्व पुण्यो और पापों के फलों से आवृत होकर जीवदशा को प्राप्त हुआ है । तब 
ब्रह्माजी ने पूछा कि--हे महादेव ! परन्तु वह सभी तत्तवं से परे रहने वाला नित्य तत्त्व भला जीव दशा 
को प्राप्त ही कैसे हो गया ? हे ईश्वर ! कृपा करके आप मुझे यह बताइए । वह तत्त्व तो सर्वस्वभाव 
से रहित ही कहा गया हे । 
वायुवत्‌ स्फुरितं स्वस्मिंस्त्राहंकृतिरुत्थिता । 
पञ्चात्मकमभूत्‌ पिण्डं धातुबद्धं गुणात्मकम्‌ ॥8॥ 
सुखदुःखैः समायुक्तं जीवभावनया कुरु। , 
तेन जीवाभिधा प्रोक्ता विशुद्धे परमात्मनि ॥9॥ 
तब महादेव ने उत्तर दिया--यद्यपि वह सर्वस्वभाव से रहित है, निरंजन (मलिनतारहित) है । 
तथापि आकाश में जैसे यों ही स्वभावत: वायु स्मुरि #होता है, उसी प्रकार उसमें अहंकार उत्पन्न हो 
गया और उसी से एक पंचात्मक पिण्ड उत्पन्न हुआ । वह पिण्ड धातुओं (पदार्थो) से बद्ध था और 
त्रिगुणात्मक था अथवा वह पंच धातुओं से युक्त पिण्ड उन-स धातुओं के गुण वाला था और सुखों 


तथा दुःखों से भरा हुआ था। उसमें जीव की भावना से प्रश करने से उस विशुद्ध परमात्मा का भी 
'जीव' नाम पड़ गया । 


कामक्रोधभयं चापि मोहलोभमथो रजः । 
जन्म मृत्युश्च कार्पण्यं शोकस्तन्द्रा क्षुधा तृषा Won 
तृष्णा लज्जा भयं दुःखं विषादो हर्ष एव च। 


एभिदेबिर्विनिर्मुक्तः स जीवः शिव उच्यते ॥1 1॥ 
जीव और मलिनता, जन्म, मृत्यु, कृपणता, 
यह जो जीव है, वह काम, क्रोध, भय, मोह, लोभ 
शोक, तन्द्रा, भूख, प्यास, तृष्णा, लज्जा, मव, दुःख, खिन्नता, हर्ष इत्यादि ये जो दोष हैं, उनसे 
विनिर्मुक्त हो जाए तो वही जीव शिव ही कहा जाता है। 


8 उ०तृ० 














114 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तस्माद्दोषविनाशार्थमुपायं कथयामि ते । 

ज्ञानं केचिद्वदन्त्यत्र केवलं तन्न सिद्धये ॥1 2॥ 

योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवतीह भो । 

योगोऽपि ज्ञानहीनस्तु न क्षमो मोक्षकर्मणि ॥1 3॥ 

तस्माज्ज्ञानं च योगं च मुमुक्षुरवृढमभ्यसेत्‌ । 

ज्ञानस्वरूपमेवादौ ज्ञेयं ज्ञानैकसाधनम्‌॥14॥ 

इसलिए उन दोषों के निवारण के लिए में तुम्हें उपाय बतला रहा हँ । कुछ लोग कहते हैं कि 

उन दोषों को दूर करने के लिए ज्ञान ही एक उपाय है | पर वह योग से विहीन केवल ज्ञान तो उपाय 
नहीं है । अरे ! योग के बिना ज्ञान भला कैसे मोक्षदायक हो सकता है ? और ज्ञान के बिना अकेला 
योग भी तो मोक्षरूप कार्यसिद्धि के लिए समर्थ नहीं हो सकता । इसलिए मुमुक्षु को ज्ञान और योग-- 
दोनों का दृढ अभ्यास करना चाहिए । पहले ज्ञान का स्वरूप मुमुक्षु को जान लेना चाहिए क्योंकि जो 
ज्ञेय है, वह केवल ज्ञान से ही प्राप्त किया जा सकता है । 


अज्ञानं कीदृशं चेति प्रविचार्य मुमुक्षुणा । 

ज्ञातं येन निजं रूपं कैवल्यं परमं पदम्‌॥1 5॥ 
असौ दोषैर्विनिर्मुक्तः कामक्रोधभयादिभिः । 
सर्वदोषैर्वृतो जीवः कथं ज्ञानेन मुच्यते ॥1 6॥ 
स्वात्मरूपं यथा ज्ञानं पूर्ण तद्व्यापकं तथा । 
'कामक्रोधादिदोषाणां स्वरूपान्नास्ति भिन्नता ॥1 7॥ 
पश्चात्‌ तस्य विधिः किं नु निषेधोऽपि कथं भवेत्‌ । 
विवेकी सर्वदा मुक्तः संसारभ्रमवर्जितः ॥1 8॥ 
परिपूर्णस्वरूपं तत्‌ सत्यं कमलसम्भव । 

सकलं निष्कलं चैव पूर्णत्वाच्च तदेव हि ॥19॥ 


और साथ ही अज्ञान भी कैसा होता है, इस तरह अज्ञान के स्वरूप का भी अच्छी तरह विचार 

करके ही जिस मुमुक्षु ने अपने कैवल्यरूप परमपद को जान लिया है, वह मुक्त हो जाता है । परन्तु 
ब्रह्माजी फिर पूछते हैं कि- यह काम, क्रोध, भय आदि से घिरा हुआ जीव मुक्त कैसे हो सकता है ? . 
तब महादेव ने उत्तर देते हुए कहा कि--मुक्त होता है क्योंकि स्वरूप ज्ञान तो पूर्ण और सर्वव्यापक 
ही है । इसका अर्थ तो यह हुआ कि काम, क्रोध आदि दोष भी उस सर्वव्यापक तत्त्व (स्वात्मरूप) से 
भिन्न तो हैं ही नहीं ।' (उस व्यापक में ही तो वे हैं |) तब ब्रह्मा ने पूछा कि--यदि उस सर्वव्यापक से 
ये दोष अभिन्न ही हैं अर्थात्‌ हैं ही नहीं, तो फिर उनके निषेध और विधि का प्रश्‍न ही कहाँ उठ सकता 
है ?' तब शंकर बोले--टीक है (उसका विधि-निषेध न होने पर भी) जो विवेकी मनुष्य है, उसके 
लिए तो ऐसा विधिनिषेध का प्रश्न नहीं है, क्योंकि वह तो सदैव मुक्त होता है और उसको तो स्वात्मा 
में संसार के भ्रम का अभाव ही रहता है। हे कमलसंभव ब्रह्मा जी ! क्योंकि वह जो सत्य, परिपूर्ण 
स्वरूप, निरवयव और सकल ब्रह्म है वही अपनी पूर्णता से ही युक्त होता हे । 

कलिना स्फूर्तिरूपेण संसारभ्रमतां गतम्‌ । 

निष्कलं निर्मलं साक्षात्‌ सकलं गगनोपमम्‌ ॥20॥ 


प्रथमो5 ध्याय:] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 115 


उत्पत्तिस्थितिसंहारस्फूर्तिज्ञानविवर्जितम्‌ । 

एतद्रूपं समायातः स कथं मोहसागरे ॥21॥ 

निमज्जति महाबाहो त्यक्त्वा विद्यां पुनःपुनः । 

सुखदुःखादिमोहेषु यथा संसारिणां स्थितिः ॥22॥ 

तथा ज्ञानी यदा तिष्ठेद्वासनावासितस्तदा । 

तयोर्नास्ति विशेषोऽत्र समा संसारभावना ॥231 

ज्ञानं चेदीदृशं ज्ञातमञ्ञानं कोदृशं पुनः । ही 

ज्ञाननिष्ठो5विरक्तो5पि धर्मज्ञोऽविजितेन्द्रियः ॥241 

वह आकाश जैसा व्यापक निरवयव अपरोक्ष ब्रह्म गतिशील, स्फुरणशील कलि-मोह से 

संसाररूपी भ्रम को प्राप्त हुआ हे । तब ब्रह्माजी ने फिर पूछा कि-“पारमार्थिक रूप से तो यह ब्रह्म 
उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय, गतिशीलता आदि के ज्ञान से रहित हे, तो फिर वह ऐसे स्वरूपवाला ब्रह्म 
मोहरूपी सागर में कैसे पड़ गया ? हे महाबाहो ! विद्या को (अपने निज रूप को) भूलकर बार-बार 
सुख-दुःखादि स्थितियों में पड़ जाना तो संसारियों की ही स्थिति है । ब्रह्म में ऐसा क्यों होता हे ?” 
तब महादेवजी ने उत्तर दिया कि--“ठीक है, यह जैसे सुख-दु:ख की स्थितियों में बार-बार आ पड़ना 
संसारियों की स्थिति है, वैसे ही ज्ञानी (ब्रह्मज्ञानी) भी वासनाओं से वासित होकर सुख-दुःख में आ 
पड़ता हे । वासना के बारे में ज्ञानी-संसारी का कोई भेद नहीं हे । (यहाँ ज्ञानी का अर्थ आभासज्ञानी 
मानना चाहिए) इस आभासज्ञानी की और संसारी मनुष्य की सांसारिक भावना तो समान ही होती है। 
इस आभासज्ञानी का ज्ञान ऐसा है तो फिर अज्ञान कैसा होता है ? (वह भी तो ऐसा ही है) वह 
योगविहीन तथाकथित ज्ञानी तो वैराग्यहीन, धर्मज्ञ होते हुए भी असंयमी इन्द्रियों वाला ही होता है ।” 


विना देहेऽपि योगेन न मोक्षं लभते विधे । 

अपक्वाः परिपक्वाश्च देहिनो द्विविधाः स्मृताः ॥25॥ 
अपक्वा योगहीनास्तु पक्वा योगेन देहिनः । 

सर्वो योगाग्निना देहो ह्मजडः शोकवर्जितः ॥26॥ 
जडस्तु पार्थिवो ज्ञेयो ह्यपक्वो दुःखदो भवेत्‌ । 
ध्यानस्थोऽसौ तथाप्येवमिन्दरियैविंबशो भवेत्‌॥27॥ 

“हे विधि ! इस देह में योग के बिना केवल ज्ञानमात्र से तो मोक्ष नहीं मिल सकता । देहधारी 
प्राणी दो प्रकार के होते हैं--एक पक्व हैं, दूसरे अपक्व हैं। उनमें जो योग से रहित (केवल ज्ञानमात्र 
से युक्त) हैं वे अपक्व हैं और जो देहधारी योग से युक्त होते हैं वे पक्व माने गए हैं । योगरूपी अग्नि 
से यह पूरा देह अजड अर्थात्‌ चैतन्यमय और शोक से रहित हो जाता है और जो जड (योगरहित) 
पार्थिव देह अपक्व होता है, वह तो दुःखकारक ही होता है । वह ध्यान करने के लिए बैठा हो तो भी 
इन्द्रियों के द्वारा विवश (पराधीन) हो जाता है (यहाँ कहने का तात्पर्य कि योग के बिना ध्यानादि 
संभव नहीं है । केवल विनियोगविहीन जानकारी मात्र का कोई अर्थ नहीं) । 

तानि गाढं नियम्यापि तथाप्यन्यैः प्रबाध्यते । 
शीतोष्णसुखदुः ॥2 
अन्यैर्नानाविधैर्जविः शस्त्राग्निजलमारुतै: । 
शरीरं पीडयते तैस्तैश्चितं संक्षुभ्यते ततः ॥29॥ 














116 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तथा प्राणविपत्तौ तु क्षोभमायाति मारुतः । 

ततो दुःखशतेर्व्याप्तं चित्त क्षुब्धं भवेन्नणाम्‌ ॥30॥ 
देहावसानसमये चित्ते यद्यद्विभावयेत्‌ । 

तत्तदेव भवेज्जीव इत्येवं जन्मकारणम्‌ ॥31॥ 


उन इन्द्रियों को यथासंभव दृढतापूर्वक वश में लाना चाहिए । और भी, मनुष्य इन्द्रियों के 

अतिरिक्तःशीतता, उष्णता तथा मानसिक सुखों और दुःखों से पीड़ित रहा करता है । तरह-तरह के 
अन्यान्स जीवों के द्वारा तथा शस्रो से, जल से, वायु से और ऐसे-ऐसे अनेकों से पीड़ित रहा करता 
है और इससे उसका चित्त संक्षुब्ध हुआ करता है । इस प्रकार के सैंकड़ों दुःखों से अज्ञानी जनों का चित्त 
क्षुब्ध हो जाता है और प्राणों की विपत्ति में प्राणवायु (दम) घुँट जाता है देह के अवसान के समय में 
मनुष्य चित्त में जो-जो भावनाएँ करता है, उन-उन भावनाओं के अनुसार जीव जन्म लेता है। वे 
अन्तिम भावनाएँ ही उसके जन्म के कारणभूत होती हैं । 

देहान्ते किं भवेज्जन्म तन्न जानन्ति मानवाः । 

तस्माज्ज्ञानं च वैराग्यं जीवस्य केवलं श्रमः ॥32॥ 

पिपीलिका यथा[दा] लग्ना देहे ध्यानाद्विमुच्यते । 

असौ किं वृश्चिकैर्दष्टो देहान्ते वा कथं सुखी ॥33॥ 


इस देह के अन्त के बाद कौन-सा जन्म मिलेगा, यह आभास ज्ञानी मनुष्य जानते नहीं है । 

इसलिए योग से रहित केवल जानकारी का ज्ञान और वैराग्य तो अर्थविहीन परिश्रम ही है । ध्यान में 
बैठे हुए जिस मनुष्य का ध्यान एक चीटी के काटने से भी छूट जाता है, वह पुरुष के मृत्यु के समय 
में बिच्छुओं के डंक मारने की-सी पीड़ा होने पर किस तरह सुखी हो सकता है भला ? 

तस्मान्मूढा न जानन्ति मिथ्यातर्केण वेष्टिताः । | 

अहंकृतिर्यदा यस्य नष्टा भवति तस्य वै ॥341 

देहस्त्वपि भवेन्नष्टो व्याधयश्चास्य किं पुनः । 

जलाग्निशस्त्रखातादिबाधा कस्य भविष्यति ॥3 5॥ 

यदा यदा परिक्षीणा पुष्टा चाहंकृतिर्भवेत्‌ । 

तमनेनास्य नश्यन्ति प्रवर्तन्ते रुगादयः ।।3७॥ 

कारणेन विना कार्य न कदाचन विद्यते । 

अहंकारं विना तद्वद्देहे दुःखं कथं भवेत्‌ ॥37॥ 


इस बात को मिथ्या तर्क से घिरे हुए लोग समझ नहीं सकते कि जब अहंकार (मैं-मेरा) ही नष्ट 

हो जाता है, तब देह भी वास्तव में नष्ट ही हों जाता है । (भले ही वह बाहर से दिखाई दे रहा हो ।) 

और तब तो फिर पीड़ाएँ होंगी किसको ? तब तो फिर जल, अग्नि, श्र और खाई आदि की बाधाएँ 

भला किसको होंगी ? (किसी को नहीं होंगी । ज्ञानी अर्थात्‌ वास्तविक योगयुक्त ज्ञानी का तो पारमार्थिक 

देह ही नहीं हे) जब-जब पहले का परिक्षीण अहंकार बढ़ जाता हे, तब इस देहाभिमान के दोष से मनुष्य 

के शरीर के रोग प्रवर्तित हो जाते हैं। क्योंकि कारण के बिना तो कार्य की उत्पत्ति बिल्कुल ही संभव 
नहीं है । तो फिर अहंकाररूप कारण के बिना तो देह में दु:ख कैसे उत्पन्न हो सकता है ? 





प्रथमोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 117 


शरीरेण जिताः सर्वे शरीरं योगिभिर्जितम्‌ । 

तत्‌ कथं कुरुते तेषां सुखदुःखादिकं फलम्‌ ॥38॥ 

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः कामक्रोधादिकं जितम्‌ । 

तेनैव विजितं सर्व नासौ केनापि बाध्यते ॥39॥ 

महाभूतानि तत्त्वानि संहतानि क्रमेण च । 

सप्तधातुमयो देहो दग्धो योगाग्निना शनैः ॥40॥ 

देवैरपि न लक्ष्येत योगिदेहो महाबलः । 

भेदबन्धविनिर्मुक्तो नानाशक्तिधरः परः ॥41॥ 

इस शरीर के द्वारा सब जीते जा सकते हैं और उस शरीर को ही ब्रह्मात्मैक्य जानने वाले योगियों 

ने जीत लिया है तो फिर वह शरीर सुख-दुःखादि फल कैसे उत्पन्न कर सकता है ? ऐसे योगी ने तो 
इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, काम, क्रोध आदि सब कुछ जीत ही लिया है, तो फिर सब कुछ उसी ने जीत 
लिया है । अत: वह तो किसी घे जीता नहीं जा सकता उस योगी ने अपने योगाग्नि से क्रमश: पाँच 
महाभूत और अन्य सब तत्त्व एकत्रित किए और यह सप्त धातु से बना देह, यह सब कुछ धीरे-धीरे 
जला ही दिया है । ऐसा वह योगियों का महाबलशाली देह सूक्ष्मता के कारण देवों के द्वारा भी नहीं देखा 
जा सकता, क्योंकि वह भेदों के सभी प्रकार के बन्धनों से मुक्त हो चुका है और सबसे परे है, वह 
विविध शक्तियों को धारण किए हुए है। 

यथाकाशस्तथा देह आकाशादपि निर्मलः । 

सूक्ष्मात्‌ सूक्ष्मतरो दृश्यः स्थूलात्स्थूलो जडाजडः ॥4 2॥ 

इच्छारूपो हि योगीन्द्रः स्वतन्त्रस्त्वजरामरः । 

क्रीडते त्रिषु लोकेष लीलया यत्रकुत्रचित्‌ ॥43॥ 

अचिन्त्यशक्तिमान्‌ योगी नानारूपाणि धारयेत्‌ । 

संहरेच्च पुनस्तानि स्वेच्छया विजितेन्द्रियः ॥44॥ 

नासौ मरणमाप्नोति पुनर्योगबलेन तु । 

हठेन मृत एवासौ मृतस्य मरणं कुतः ॥45॥ 

इस योगी का देह तो जैसा आकाश होता है, वैसा ही होता है । वह तो आकाश ७2. ८ 

होता हे । वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर है । वह स्थूल-अस्थूल, जड़-अजड़ न्यात सत्याचा SFE 
दृष्टिभेद से हो सकता है । (अर्थात्‌ सर्वसापेक्षताओ से परे और अनिर्वचनीय है ।) क्योंकि वह योगीन्द्र 
तो अपनी इच्छानुसार रूप धारण कर सकता है । वह स्वतंत्र है, वह अजर है, अमर है । तीनों लोकों 
में वह अपनी इच्छानुसार जहाँ कहीं भी सिर्फ लीला के लिए ही क्रीड़ा करता हुआ घूमता है । वह योगी 
अचिन्त्य (अकल्पनीय) शक्तियों से सम्पन्न होता है और भाँति-भाँति के रूप धारण कर सकता है। और 
उन्हीं रूपों को फिर अपनी इच्छानुसार समेट भी सकता है । वह जितेन्द्रिय होता हे । वह ती 
को प्राप्त नहीं होता फिर भी अपने हठयोग से वह मर ही जाता है, तो मरे हुए का मरण व हो 
सकता हे ? 

मरणं यत्र सर्वेषां तत्रासौ परिजीवति । 

यत्र जीवन्ति मूढास्तु तत्रासौ मृत एव वै ॥46॥ 


118 _ उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


कर्तव्यं नैव तस्यास्ति कृतेनासौ न लिप्यते । 

जीवन्मुक्तः सदा स्वच्छः सर्वदोषविवर्जितः ॥47॥ 

विरक्ता ज्ञानिनश्चान्ये देहेन विजिताः सदा । 

ते कथं योगिभिस्तुल्या मांसपिण्डाः कुदेहिनः ॥4 8॥ 

देहान्ते ज्ञानिभिः पुण्यात्‌ पापाञ्च फलमाप्यते । 

ईदृशं तु भवेत्‌ तत्तद्‌ भुक्त्वा ज्ञानी पुनर्भवेत्‌ ॥4 9॥ 

जहाँ पर सभी प्राणियों का मरण होता है, वहाँ यह योगीन्द्र जीवित ही रहता है और जहाँ पर 

सभी प्राणी (सभी मूढ़ लोग) जीवित होते हैं, वहाँ यह मरा हुआ ही है । ऐसे योगी के लिए कोई कर्तव्य 
नहीं होता और कर्मा से वह लिप्त भी नहीं होता | वह तो जीवन्मुक्त होता है, सदा विशुद्ध ही होता 
है और सभी दोषों से रहित ही होता है । लेकिन कुछ लोग वैराग्यवान्‌ तो हैं, और जानकारी भी रखते 
हैं फिर भी योगरहित होने से सदैव अपने देह के द्वारा जीते जाते हैं (वे देह के वश में ही आ जाते 
हैं) । ऐसे वे लोग भला इन योगियों के समान कैसे हो सकते हें | वे तो केवल मांस के पिण्ड ही है 
और वे मलिन देहवाले ही हैं । ऐसे आभासज्ञानियों के द्वारा देह के अन्त के बाद, उनके किए गए पुण्य 
और पाप के द्वारा फल प्राप्त किए जाते ही हैं, और ऐसे उस-उस फल को भोगने के लिए उनको फिर 
जन्म लेना पड़ता ही है। 


पश्चात्‌ पुण्येन लभते सिद्धेन सह संगतिम्‌ । 

ततः सिद्धस्य कृपया योगी भवति नान्यथा ॥50॥ 
ततो नश्यति संसारो नान्यथा शिवभाषितम्‌ । 
योगेन रहितं ज्ञानं न मोक्षाय भवेद्विधे॥51॥ 
ज्ञानेनैव विना योगो न सिध्यति कदाचन । 
जन्मान्तरैश्च बहुभिर्योगो ज्ञानेन लभ्यते ॥52॥ 


बाद में, उस आभासञ्ञानी को किसी पुण्य से जीवन्मुक्त का संग हो जाने से, उस सिद्ध योगी 

की कृपा से वह आभासज्ञानी भी योगी बन सकता है, इसके अतिरिक्त तो उसके लिए कोई अन्य उपाय 
नहीं है ऐसा योगी हो जाने पर उस आभासञ्ञानी का संसार नष्ट हो जाता हे । इसके अतिरिक्त तो कोई 
चारा नहीं है, ऐसा शिवजी ने कहा है । हे विधि ! (ब्रह्माजी !) योग से रहित ज्ञान मोक्षदायक हो ही 
नहीं सकता और ज्ञान के बिना योग भी सिद्ध नहीं हो सकता । (दोनों की आवश्यकता अनिवार्य है) 
और बहुत जन्म-जन्मान्तरों से ज्ञान के बाद योग की प्राप्ति हो सकती है । 

जञानं तु जन्मनैकेन योगादेव प्रजायते । 

तस्माद्योगात्‌ परतरो नास्ति मार्गस्तु मोक्षदः ॥53॥ 

प्रविचार्य चिरं ज्ञानं मुक्तोऽहमिति मन्यते । 

.. किमसौ मननादेव मुक्तो भवति तत्क्षणात्‌ ॥54॥ 
पश्चाज्जन्मान्तरशतैर्योगादेव विमुच्यते । 
न तथा भवतो योगाज्जन्ममृत्यू पुनःपुनः ॥5 5॥ 


योग से ज्ञान तो एक ही जन्म द्वारा उत्पन्न हो सकता हे । इसलिए योग से अधिक उत्तम मार्ग 


तो मोक्षदायक कोई है ही नहीं । ठीक है, लम्बे समय तक ज्ञान का अच्छी तरह से मनुष्य मनन करती 





प्रथमोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 119 


रहता है, परन्तु क्या मननरूप लक्षण ही से मनुष्य मुक्त हो जाता है ? (नहीं हो जाता) किन्तु मनन 
के बाद, सैंकड़ों जन्मो के ऐसे परिश्रम से जब योग की प्राप्ति होती है, तब उस योग से ही मनुष्य मुक्ति 
को प्राप्त कर सकता है । इसलिए उस योग की साधना से (हे ब्रह्मा !) आपके जन्म-मरण बार-बार नहीं 
होंगे । 

प्राणापानसमायोगाच्चन्द्रसूर्यैकता भवेत्‌ । 

सप्तधातुमयं देहमग्निना रज्ञयेद्‌ धुबम्‌ ॥56॥ 

व्याधयस्तस्य नश्यन्ति छेदखातादि का कथा । 

तदासौ परमाकाशरूपो देह्यवतिष्ठति ॥57॥ 

किं पुनर्बहुनोक्तेन मरणं नास्ति तस्य वै । 

देहिवद्‌ दृश्यते लोके दग्धकर्पूरवत्‌ स्वयम्‌ ॥58॥ 

यह प्राण और अपान को समान (संयत) करने का योग है । इससे सूर्य और चन्द्र (दोनों 

नाड़ियों) की एकता की जाती है । इस योग के अनुष्ठाता की सभी व्याधियाँ दूर हो जाती हैं तब काटने 
या खात (खाई) आदि की तो बात ही क्या है ? (ऐसी व्याधियाँ तो अवश्य ही नष्ट हो जाएँगी।) तब 
तो वह योगी परमाकाश जैसा व्यापक और शुद्ध होकर रहता है। और अधिक तो क्या कहा जाए 2 
ऐसे योगी का मरण होता ही नहीं है । ऐसा योगी लोक में तो सामान्य देहधारी जैसा मालूम होता है, 
परन्तु वास्तव में तो वह स्वयं केवल जले हुए कर्पूर जैसा ही (जागतिक अस्तित्वहीन) होता हे । 

चित्तं प्राणेन सम्बद्धं सर्वजीवेषु संस्थितम्‌ । 

रज्ज्वा यद्वत्‌ सुसम्बद्धः पक्षी तद्वदिदं मनः ॥59॥ 

नानाविधैर्विचारैस्तु न बाध्यं जायते मनः । 

तस्मात्‌ तस्य जणोपायः प्राण एव हि नान्यथा ॥60॥ 

तर्कैर्जल्पैः शास्त्रजालैर्युक्तिभिर्मन्त्रभेषजैः । 

न बशो जायते प्राणः सिद्धोपायं विना विधे ॥61॥ 

सभी प्राणियों में जो चित्त है, वह प्राण के साथ सम्बद्ध (जुड़ा हुआ) है। जिस प्रकार रस्सी से 

पक्षी बाँधा गया हो, उसी प्रकार से चित्त प्राणों से बँधा हुआ ही है । तरह-तरह के विचारमात्र करने से 
कहीं यह मन साध्य (वश में आने वाला) नहीं होता अथवा तो उन विचारों से मन बाध्य ह 
नहीं होता | इसीलिए इस मन के जय का उपाय प्राण के ऊपर जय प्राप्त करना ही है । प्राणजय 


बिना मनोजय का अन्य कोई उपाय नहीं है । तको से, बकवास करने से, शाख्रों के जालो से या अन्य 


किन्ही युक्तियों से, मंत्रों से या औषधियों से हे ब्रह्माजी ! यह प्राण सिद्ध (योग) के उपाय के बिना वश 


में आ ही नहीं सकता। 
उपायं तमविज्ञाय योगमार्गे प्रवर्तते । 
खण्डज्ञानेन सहसा जायते 'क्लेशवत्तरः ॥०2॥ 
योऽजित्वा पवनं मोहाद्योगमिच्छति योगिनाम्‌। 
सोऽपक्वं कुम्भमारुह्य सागरं तर्तुमिच्छति ॥6३॥ 
यस्य प्राणो विलीनोऽन्तः साधके जीविते सति । 
पिण्डो न पतितस्तस्य चित्तं दोषैः प्रबाधते ॥64॥ 





120 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इस सिद्धमार्ग की अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त किए बिना ही जो मनुष्य केवल छिछलेपन से 
ही योग का यदि अनुष्ठान करने लगता है, तब तो ऐसे खण्डित (अधूरे) ज्ञान से वह अधिक क्लेश 
प्राप्त करने वाला होता है । जो मनुष्य प्राण पर विजय प्राप्त किए बिना ही मोहवशात्‌ इन बड़े योगियों 
के मार्ग पर चलने का साहस करता है, वह तो कच्चे घड़े पर बैठकर सागर को पार करना चाहता हो, 
ऐसा होता है। जब साधक जीवित है, फिर भी जिसका प्राण भीतर में विलीन हो गवा हो, उसका 
देहपिण्ड तो अभी गिरा नहीं है, ऐसे साधक का मन दोषों से दूषित हो जाता है । (अर्थात्‌ प्राण पर 
जिसने विजय प्राप्त न की हो और प्राण और अन्तस्‌ दोनों जुड़े हुए ही हों, प्राणों से मनरूपी पक्षी बँधा 
ही हो उसका चित्त दोषपूर्ण ही होता है ।) 


शुद्धे चेतसि तस्यैव स्वात्मज्ञानं प्रकाशते । 
तस्माज्ज्ञानं भवेद्योगाज्जन्मनैकेन पदाज ॥65॥ 
तस्माद्योगं तमेवादौ साधको नित्यमभ्यसेत्‌। 
मुमुक्षुभिः प्राणजयः कर्तव्यो मोक्षहेतवे ॥66॥ 
योगात्‌ परतरं पुण्यं योगात्‌ परतरं शिवम्‌ । 
योगात्‌ परतरं सूक्ष्मं योगात्‌ परतरं न हि ॥67॥ 


हे पद्मज ब्रह्माजी ! उसी दोषयुक्त चित्तवाले पुरुष का चित्त जब शुद्ध हो जाता है, तब उसके 

अपने आत्मा का ज्ञान प्रकाशित हो जाता हे । इस तरह योग से एक ही जन्म में ज्ञान प्राप्त हो जाता 
है । इसलिए साधक को चाहिए कि वह उस योग का ही पहले अभ्यास करे । मुमुक्षुओं को तो मोक्ष 
को प्राप्ति के लिए पहले प्राणजय ही कर लेना चाहिए । योग से अधिक श्रेष्ठ कोई पुण्य नहीं है, योग 
से अधिक श्रेष्ठ कोई कल्याण नहीं है, योग से अधिक श्रेष्ठ कोई सूक्ष्म तत्त्व नहीं है, योग से श्रेष्ठ कुछ 
नहीं है । 

योऽपानप्राणयोरैक्यं रजसो रेतसस्तथा । 

सूर्याचन्द्रमसो यागो जीवात्मपरमात्मनोः ॥68॥ 

एवं हि द्वन्द्वजालस्य संयोगो योग उच्यते । 

अथ योगशिखां वक्ष्ये सर्वज्ञानेषु चोत्तमाम्‌ ॥69॥ 


जो प्राण और अपान का ऐक्य है, जो रजस्‌ और वीर्य का ऐक्य है, जो सूर्य और चन्द्र का 

(दोनों नाड़ियों का) योग है, इसी तरह जो जीवात्मा और परमात्मा का योग होता है , अर्थात्‌ जो इस 
द्वन्द्व जाल का योग (मिलन) ऐक्य होता है, वही योग कहलाता है । अब मै तुम्हें सब ज्ञानों में उत्तम 
ऐसी योगशिखा का ज्ञान कहूँगा । 

यदानुध्यायते मन्त्रं गात्रकम्पोऽथ जायते । 

आसनं पद्मकं बद्ध्वा यच्चान्यदपि रोचते ॥7 0॥ 

नासाग्रे दृष्टिमारोप्य हस्तपादौ च संयतौ । 

मनः सर्वत्र संगृह्य ॐकारं तत्र चिन्तयेत्‌ ॥71॥ 

ध्यायते सततं प्राज्ञो हत्कृत्वा परमेश्वरम्‌ । 

एकस्तम्भे नवद्वारे त्रिस्थूणे पञ्चदैवते ॥72॥ 

ईदृशेतु शरीरे वा मतिमान्नोपलक्षयेत्‌ । 

आदित्यमण्डलाकारं रश्मिज्वालासमाकुलम्‌ ॥73॥ 


प्रथमोऽध्यायः] . योगशिखोपनिषत्‌ (65) 121 


पद्मासन या अन्य कोई मननसन्द आसन लगाकर, नाक के अग्र भाग में दृष्टि को स्थिर करके हाथों 

और पैरों को समुचित रखते हुए, चारों ओर से मन का निरोध करके 3%कार का चिन्तन और ध्यान करना 
चाहिए । जब पहली बार मंत्र का ध्यान किया जाता है, तब शरीर में कँपकँपी पैदा हो जाती है । ध्यान करते 
समय वह ध्यानी (ज्ञानी) को नवद्वार वाले, एक स्तंभवाले, ब्र्माशिवादि देवतावाले और तीन स्थूण 
(खम्भों की नींव) वाले (कर्म) ऐसे इस शरीर के बारे में बुद्धिमान को किसी प्रकार का विचार नहीं करना 
चाहिए । किरणों को ज्वालाओं से भरा हुआ जो आदित्य (सूर्य) के मंडल का आकार है-- 

तस्य मध्यगतं वह्निं प्रज्चलेद्दीपवर्तिवत्‌ । 

दीपशिखा तु या मात्रा सा मात्रा परमेश्वरे ॥74॥ 
--उस सूर्यमण्डल में एक वहिमण्डल है (आदित्यमण्डल के बीच वह्निमण्डल है) और उसके मध्य 
में दीपशिखा हे । उस दीपशिखा को जो मात्रा है, जो उसका स्वरूप है, परमेश्वर में भी वही मात्रा है 
(कहने का तात्पर्य यह है कि उस दीपशिखा में साधक को परमेश्वर की भावना करनी चाहिए । यहाँ पर 
परमेश्वर की सूक्ष्मता बताई है और पिण्ड की मूलाधारस्थ दीपशिखा का साम्य बताया है ।) 


भिन्दन्ति योगिनः सूर्य योगाभ्यासेन वै पुनः । 

द्वितीयं सुषुम्नाद्वारं परिशुभ्रं समर्पितम्‌ ॥7 5॥ 

'कपालसम्पुटं पीत्वा ततः पश्यति तत्पदम्‌ । 

अथ तद्‌ ध्यायते जन्तुरालस्याच्च प्रमादतः ॥76॥ 

यदि त्रिकालमागच्छेत्‌ स गच्छेत्‌ पुण्यसम्पदम्‌ । 

पुण्यमेतत्‌ समासाद्य संक्षिप्य कथितं मया ॥77॥ = 

उस दीपशिखा की कृपा से योगी लोग अपने योगाभ्यास के बल से सूर्यमण्डल को भेद करके 

उस पद को (परमेश्वर के पद को) प्राप्त करते हैं । यह संन्यासयोगी की बात है जो केवल योगी होते 
है, वे विशुद्ध दूसरे द्वार को (सुषुम्ना के द्वार को) कुण्डलिनी के द्वारा भेदकर उस मार्ग से वहाँ अवस्थित 
कपालसम्पुट में (सहस्रार चक्र में) प्रवेश करके वहाँ सूर्य-चन्द्र-अग्नि से उत्पन्न अमृत को पीकर, तब 
बाद में उस पद को (तुरीय को अथवा तुरीयातीत को) वह में ही हूँ इस प्रकार देखते हैं । ऐसा करने 
में अशक्त मनुष्य यदि आलस्य से या प्रमाद से अथवा भेदबुद्धि से भी इस ब्रह्म का ध्यान करे, ऐसा 
ध्यान करने वाला प्राणी (मुनि) हर रोज तीन काल ऐसा ध्यान करता है तो वह ह पुण्य से महेन्द्र 
आदि के ऐश्वर्य की पुण्यसरम्पाति को प्राप्त करता है। यह बात मैंने तुम्हें संक्षेप में कही । 


लब्धयोगो5थ बुध्येत प्रसन्नं परमेश्वरम्‌ । 

जन्मान्तरसहस्त्रेषु यदा क्षीणं तु किल्बिषम्‌ ॥7 8॥ 

तदा पश्यति योगेन संसारोच्छेदनं महत्‌ । 

अधुना संप्रवक्ष्यामि योगाभ्यासस्य लक्षणम्‌ ॥7 9॥ 

मरुज्जयो यस्य सिद्धः सेवयेत्‌ तं गुरुं सदा । 

गुरुवक्त्रप्रसादेन' कुर्यात्‌ प्राणजयं बुधः ॥80॥ gs की 

मनुष्य ने कही जाने वाली विधि के अनुसार) इस याग प्राप्त कर ली है, 

वह ह को द लेता है। लेकिन वह तो तभी हो सकता है कि जब के पाप 
क्षीण हो जाएँ और इस संसार का बिल्कुल विच्छेद ही हो जाए। अस्तु, अब में तुम्हें योगाभ्यास का 








122 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


पहले लक्षण बता रहा हूँ । जिस मनुष्य ने पहले अपने आप प्राण जय कर लिया हो, उसे सर्वप्रथम तो 
गुरु के पास ही जाना चाहिए और उनकी सेवासंगति करनी चाहिए । तब गुरुमुख की कृपा से ही उपदेश 
लेकर प्राणजय करना चाहिए | 

वितस्तिप्रमितं दैर्घ्यं चतुरङगुलविस्तृतम्‌ । 

मृदुलं धवलं प्रोक्तं वेष्टनाम्बरलक्षणम्‌ ॥81॥ 

एक बेत (बारह अंगुल) लम्बा और चार अंगुल चौड़ा कोमल और सफेद ऐसा वस्न लेकर 

सरस्वती नाड़ी के मस्तक को आवेष्टित करके ब्राह्म मुहूर्त में उठकर एक मुहूर्त के समय तक निर्भय- 
ता से उसे चलाना चाहिए । (इस मंत्र में वेष्टन वस्र का वर्णन ही है, बाकी का अर्थ अध्याहार है ।) 


निरुध्य मारुतं गाढं शक्तिचालनयुक्तितः । 

अष्टधा कुण्डलीभूतामृज्वीं कुर्यात्तु कुण्डलीम्‌ ॥82॥ 

पायोराकुञ्जनं कुर्यात्‌ कुण्डलीं चालयेत्‌ तदा । 

मृत्युवक्त्रगतस्यापि तस्य मृत्युभयं कुतः ॥83॥ 

एतदेव परं गुह्यं कथितं तु मया तव । 

वञ्रासनगतो नित्यमूर्ध्वाकुञ्चनमभ्यसेत्‌ ॥84॥. 

उस सरस्वती नाड़ी के चालन के बाद, शक्ति के चालन की युक्ति से वायु का गाढ निरोध करके 

आठ गोल घुमाव (ऐंठन) करके अवस्थित उस कुण्डलिनी को सीधा करना चाहिए । और फिर गुदा का 
संकोच करके उस कुण्डली का चालन करना चाहिए अर्थात्‌ उसे हिलाना चाहिए । ऐसा करने वाले 
साधक को मौत के मुंह में जाकर भी भला भय कहाँ से हो सकता है ? अर्थात्‌ नहीं हो सकता । हे 
ब्रह्माजी ! यही परम गोपनीय बात मैंने आपको बताई है । ऐसे आकुंचन के बाद वज्रासन में स्थित होकर 
साधक को इसका प्रतिदिन अभ्यास करना चाहिए | 


वायुना ज्वलितो वह्लिः कुण्डलीमनिशं दहेत्‌ । 

सन्तप्ता साग्निना जीवा शत्तिस्त्रैलोक्यमोहिनी ॥85॥ 
प्रविशेच्चन्द्रदण्डे तु सुषुम्नावदनान्तरे । 

वायुना वह्निना सार्धे ब्रह्माग्रन्थिं भिनत्ति सा ॥86॥ 
विष्णुग्रन्थिं ततो भित्त्वा रुद्रग्रन्थौ च तिष्ठति । 

ततस्तु कुम्भकैर्गाढं पूरयित्वा पुनः पुनः ॥87॥ 


फिर उस आकुंचन से उत्पन्न वायु से अग्नि प्रज्वलित होता है जो हमेशा ही कुण्डलिनी को 

जलाता (तपाता) रहता है | तब उस अग्नि से जीव संतप्त हो उठते हैं इसके बाद वह नाड़ी चन्द्रदण्ड 
में प्रवेश करती है । और वह (ताप की शान्ति के लिए चन्द्र जैसे शीतल) सुषुम्ना के मुख तक जाती 
है । वहाँ जाकर वह प्राणवायु के साथ वहि से ब्रह्मग्रन्थि का भेदन करती है । (यह ब्रहाग्रन्थि मूलाधार 
के प्रवेश मार्ग में कपाटरूप = अवरोधरूप है) और इसके बाद (अनाहत के कपाटरूप) विष्णुग्रन्थि को 
भी भेदकर आज्ञा ९5पाट में रुद्रग्रन्थि में रहती है । इसके बाद इस रुद्रग्रन्थि के भेदन के लिए गाँठरूप 
से वायु को बार-बार भीतर खींचकर कुंभकों का अभ्यास करना चाहिए । 

अथाभ्यसेत्‌ सूर्यभेदमुज्जायीं चापि शीतलीम्‌। 

भस्त्रां च सहितो नाम स्याच्चतुष्टयकुम्भकः ॥8 8॥ 


प्रथमो5ध्याय:] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 123 


बन्धत्रयेण संयुक्तः केवलप्राप्तिकारकः । 
अथास्य लक्षणं सम्यक्‌ कथयामि समासतः ॥89॥ 
अब उन कुम्भकों का भेद बताते हुए प्रथम कुंभकचतुष्टय के बारे में जताते हैं कि कुंभक के चार 
भेद होते हैं-सूर्य, उज्जायी, शीतला और भाखिक । उन चारों कुम्भकों का अभ्यास करना चाहिए । 
ऐसा अभ्यास करने वाला साधक तीनों बन्धों से (मूलबन्ध आदि बन्ध जो पहले कहे जा चुके हैं युक्त 
होना चाहिए । ऐसा होने पर ही वह परमपद की प्राप्ति कराने वाला होता हे । अब मैं कुम्भक के इन 
चारों भेदों के लक्षण संक्षेप में और स्पष्टता से बताता हूँ । 
एकाकिना समुपगम्य विविक्तदेशं 
प्राणादिरूपममृतं परमार्थतत्त्वम्‌ । 
लघ्वाशिना धृतिमता परिभावितव्यं 
संसाररोगहरमौषधमद्वितीयम्‌ ॥9०॥ 
(उससे पहले यह सर्वसामान्य लक्षण सुन लो कि--) अकेले ही किसी एकान्त प्रदेश में जाकर 
मिताहारी तथा धैर्यशील साधक को उस संसाररूपी रोगों को दूर करने वाले ओषध के समान 
प्राणादिरूप अद्वितीय परमार्थ तत्त्व की भावना करनी चाहिए । 


सूर्यनाड्या समाकृष्य वायुमभ्यासयोगिना । 
विधिवत्‌ कुम्भकं कृत्वा रेचयेच्छीतरश्मिना ॥91॥ 
उदरे बहुरोगघ्नं क्रिमिदोषं निहन्ति च । 
मुहुर्मुहरिद कार्य सूर्यभेदमुदाहृतम्‌ ॥92॥ 
सर्वयोगों के सर्वसामान्य लक्षण को सुनकर अब सूर्यकुम्भक का लक्षण सुनो । उस अभ्यासयोगी 
को चाहिए कि वह पहले सूर्यनाड़ी के द्वारा वायु को खींचे । (पूरक करे ।) बाद में विधिपुर (सर कुंभक) 
करके चन्द्रनाड़ी से उसका रेचन करे | ऐसा यह सूर्यकुम्भक पेट के बहुत से रोगों को दूर करने वाला 
होता है । यह कृमि के दोष (रोग) को भी दूर कर देता है । इस कुम्भक को बार-बार करते ही रहना 
चाहिए । इस प्रकार के कुंभक को सूर्यकुंभक कहा जाता है। 
नाड़ीभ्यां वायुमाकृष्य कुण्डल्याः पार्श्वयोः क्षिपेत्‌ । 
धारयेदुदरे पश्चाद्रेचयेदिडया सुधीः ॥93॥ 
कण्ठे कफादिदोषघ्नं शरीराग्निविवर्धनम्‌। 
नाडीजलापहं धातुगतदोषविनाशनम्‌ ॥94॥ 
अब उज्जयीकुंभक का लक्षण इस प्रकार है--दोनों सूर्य-चन्द्र नाड़ियों से वायु को भीतर 


खौंचकर दोनों पारशवो में उसको फेंकना गैर बाद में उस वायु को पेट में रखना 
खींचकर कुण्डलिनी के दोनों पार्थ में उसका फेंकना चाहिए । ओर बाद स 
चाहिए | फिर इडा नाड़ी के द्वारा बुद्धिमान साधक को रेचन करना चाहिए । यह ; कण्ठ 
में कफ आदि दोषों को दूर करने वाला होता है । यह शरीर में अग्नि (उष्णता) को बढ़ाने वाला होता 
है तथा नाड़ी जल को तथा धातुगत दोष आदि का निवारण करने वाला होता है । 

गच्छतस्तिष्ठतः कार्यमुज्जास्याख्यं तु कुम्भकम्‌ 

मुखेन वायुं संगृह्ण॒ घ्राणरन्धैण रेचयेत्‌ ॥95॥ 








124 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


शीतलीकरणं चेदं हन्ति पित्तं क्षुधां तृषम्‌ । 
स्तनयोरथ भस्त्रेव लोहकारस्य वेगतः ॥96॥ 
रेचयेत्‌ पूरयेद्वायुमाश्रमं देहगं धिया । 

यथा श्रमो भवेद्देहे तथा सूर्येण पूरयेत्‌ ॥97॥ 


यह उपर्युक्त उज्जयीकुम्भक उठते-बैठते भी करते रहना चाहिए । अब शीतलीकुंभक का लक्षण 
यह है कि मुख से वायु को खींचकर नथुने से उसका रेचन करना चाहिए । इसको शीतलीकरण कहा 
जाता हे । यह कुंभक पित्त का, क्षुधा का और तृषा का नाश कर देता हे । (अब भस्त्रिकाकुंभक का 
लक्षण यह है कि--) जैसे लोहार की कोठ में भत्र (धमनी) वेग से चलती है उसी प्रकार दोनों स्तनों 
में देहस्थित वायु का पूरक और रेचन वेगपूर्वक करना चाहिए । ऐसा श्रमपूर्वक करना चाहिए । ऐसा 
करने में देह में श्रम होगा तब सूर्यनाड़ी से पूरक करना चाहिए । तथा-- 


कण्ठसंकोचनं कृत्वा पुनश्चन्द्रेण रेचयेत्‌ । 
वातपित्तश्लेष्महरं शरीराग्निविवर्धनम्‌ ॥98॥ 
कुण्डलीबोधकं वक्त्रदोषघ्नं शुभदं सुखम्‌ । 
ब्रह्ममाडीमुखान्तःस्थकफाद्यर्गलनाशनम्‌ ॥99॥ 
सम्यरबन्धसमुद्भूतं ग्रन्थित्रयविभेदकम्‌। 


विशेषेणैव कर्तव्यं भस्त्राख्यं कुम्भकं त्विदम्‌ ॥100॥ 


कण्ठ का संकोच करके बाद में चन्द्रनाड़ी से रेचन करना चाहिए । यह भख्रिका कुंभक वात, पित्त 
और कफ को दूर करने वाला है, यह शरीर की उष्णता को बढ़ाने वाला है, यह कुण्डलिनी को जगाने 
बाला है, मुख के दुर्गन्धादि दोषों को दूर करने वाला है, कल्याणकारी और सुखकारी है । वह ब्रह्मनाड़ी 
के मुख के आगे इकट्ठे हुए कफ आदि अवरोधों को नाश करने वाला है । सम्यग्बन्ध से उत्पन्न हुए इस 
भस्निकाकुंभक से तीनों ग्रन्थियों का (बरहाग्रन्थि, विष्णुग्रन्थि और रुद्रग्रन्थि का) भी भेदन हो जाता है | 
यह भस्रकुभक विशेष ध्यान देकर करना चाहिए । 


बन्धत्रयमथेदानी प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌। 

नित्यं कृतेन तेनासौ वायोर्जयमवाप्नुयात्‌ ॥1 01॥ 
चतुर्णामपि भेदानां कुम्भके समुपस्थिते । 
बन्धत्रयमिदं कार्य वक्ष्यमाणं मया हि तत्‌ ॥1 02॥ 
प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीयोट्टीयणाभिधः । 
जालंधरस्तृतीयस्तु लक्षणं कथयाम्यहम्‌ ॥103॥ 


(अब उन चार कुंभकों के अंगरूप में जो तीन बन्ध हैं, उनके बारे में कहते हैं-_) मैं उन तीन 
बन्धं के लक्षण क्रमशः कहता हूँ--इन बन्थों के सदैव करते रहने से साधक प्राण पर विजय पा लेता 
है । कुंभक के उपर्युक्त चारों भेदों को करते समय यह बन्धत्रय (तीन बन्ध) करने चाहिए । मैं अभी उनके 
विषय में कह रहा हूँ तीन बन्धो में पहले को 'मूलबन्ध' कहते है, दूसरे बन्ध को 'उड्डीयाणबन्ध' कहते 
हैं, और तीसरे बन्ध को जालन्धरबन्ध' कहते हैं । अब मैं उनके लक्षण कह रहा ह 

गुदं पाष्ण्या तु संपीड्य पायुमाकुञ्जयेद्‌ बलात्‌ । 
वारं वारं यथा चोर्ध्वं समायाति समीरणः ॥104॥ 


प्रथमोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 125 


प्राणापानौ नादबिन्दू मूलबन्धेन चैकताम्‌ । 
गत्वा योगस्य संसिद्धिं यच्छतो नात्र संशयः ॥105॥ 


लिंगस्थान और गुदा के रन्ध्र को एड़ी के द्वारा दबाकर हठपूर्वक वायु को रोकना चाहिए । जिस 
प्रकार वह वायु ऊपर ही ऊपर आता हो, ऐसा करना चाहिए (ऐसी भावना करनी चाहिए) । प्राण और 
अपान--दोनों तथा 'नाद-बिन्दू' अर्थात्‌ बुद्धि और मन मूलबन्ध के साथ एकता को प्राप्त कर लें, तब 
वे योगसिद्धि को प्राप्त करते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का सन्देह नहीं करना चाहिए । 
कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तूड्टियाणकः । 
बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यतः ॥1 06॥ 
तस्माडुट्डीयणाख्योऽयं योगिभिः समुदाहृतः । 
उड्डियाणं तु सहजं गुरुणा कथितं सदा ॥107॥ 
अभ्यसेत्‌ तदतन्द्रस्तु वृद्धोऽपि तरुणो भवेत्‌ । 
नाभेरूर्ध्वमधश्चापि ताणं कुर्यात्‌ प्रयत्मतः ॥1 08॥ 
कुंभक के अन्त में और रेचक के प्रारंभ में यह उड्डीयाणबन्ध करना चाहिए । इस बन्ध में सुषुम्णा 
में प्राण उड्डयन करता है, इसलिए उसे 'उड़ीयाण' ऐसा योगियों के द्वारा नाम दिया गया हे । इस 
उड्डीयाणबन्ध को तो गुरु ने सहज रूप से कह दिया है । साधक को अतन्द्रित रहकर इस बन्ध का 
अभ्यास करना चाहिए । इसके अभ्यास से वृद्ध व्यक्ति भी युवा हो जाता हे । इसमें नाभि को ऊपर के 
भाग में और नीचे के भाग में बलपूर्वक खींचना चाहिए । 
षण्मासमभ्यसेन्मृत्युं जयत्येव न संशयः । 
पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालंधराभिधः ॥109॥ 
कण्ठसंकोचरूपोऽसौ वायुमार्गनिरोधकः । 
कण्ठमाकुञ्च्य हृदये स्थापयेद्‌ दृढमिच्छया ॥1 1 0॥ 
बन्धो जालंधराख्योऽयममृताप्यायकारकः । 
अधस्तात्‌ कुञ्चनेनाशु 'कण्ठसंकोचने कृते ॥1 1 1॥ 
इस उड्डीयाणबन्ध को जो छः मास तक करेगा, वह मृत्यु को जीत लेगा, ह इसमें कोई संदेह नहीं 
है । अब पूरक के अन्त में करने लायक बन्ध को जालन्धरबन्ध कहते हैं । यह कंठ का संकोचन करके 
किया जाता है और वायुमार्ग का निरोध किया जाता है । यह जालन्धरबन्ध अमृत को भर देने वाला 
है। वह कण्ठ का आकुंचन करके ठोडी को कण्ठकूप में दृढतापूर्वक लगाने से होता है। 


मध्ये पश्चिमताणेन स्यात्‌ प्राणो ब्रह्मनाडिगः । 
बञ्रासनस्थितो योगी चालयित्वा तु कुण्डलीम्‌ ॥1 1 2॥ 
कुर्यादनन्तरं भस्त्र कुण्डलीमाशु बोधयेत्‌ । 
भिद्यन्ते ग्रन्थयो वंशे तप्तलोहशलाकया ॥1 13॥ 
तथैव पृष्ठवंशे स्याद्‌ ग्रन्थिभेदस्तु वायुना । 
'पिपीलिकायां लग्नायां कण्डूस्तत्र प्रवर्तते ॥1 14॥ 
खींचने में जाता है तीन बन्धों से प्रयुक्त 
में ओर खींचने से वह वायु ब्रह्मनाड़ी में जाता है । अब 
उस 11 4122 2 कुण्डली को घुमाकर बाद में उसे जगाना चाहिए । इससे तपे हुए लोहे 





126 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


की सलाई से जैसे बाँस की ग्रन्थियाँ भेदी जाती हैं, वैसे ही वायु से पृष्ठवंश की ग्रन्थियाँ टूट जाती हैं। 
और तब जैसे चींटी ने डंक मारा हो इस तरह की खुजली होने लगती है । 
सुषुम्नायां तथाभ्यासात्‌ सततं वायुना भवेत्‌ । 
रुद्रग्रन्थिं ततो भित्त्वा ततो याति शिवात्मकम्‌ ॥115॥ 
चन्द्रसूर्यौ समौ कृत्वा तयोर्योगः प्रवर्तते । 
गुणत्रयमतीतं स्याद्‌ ग्रन्थित्रमविभेदनात्‌ ॥1 1 6॥ 
शिवशक्तिसमायोगे जायते परमा स्थितिः । 
यथा करी करेणैव पानीयं प्रपिबेत्‌ सदा ॥117॥ 


इस प्रकार सुषुम्ना में अभ्यास करते-करते प्राणवायु से रद्रग्रन्थि को भेदकर शिवात्मकत्व को 
पराप्त करता है । इस प्रकार तीन ग्रन्थियों के भेदन से त्रिगुणों से अतीत हुआ जा सकता हे । इसमें 
सूर्यचन्द्र समान होकर उनका मिलन हो जाता है । तात्पर्य यह है कि यहाँ ब्रह्मरन्ध्रगत तुरीय ही शिव 
है, शक्ति कुण्डलिनी है । उन दोनों के योग से ही परमस्थिति सहज निर्विकल्पावस्था होती है । शिव- 
शक्ति के योग से परम स्थिति उत्पन्न होती है । अब सुषुम्ना से प्राणोदक पीने की जो बात है, उसका 
दृष्टान्त दिया जाता है कि जैसे हाथी अपनी सूँड़ से ही पानी पीता हे वैसे ही-- 


सुषुम्नावञ्रनालेन पवमानं ग्रसेत्‌ तथा । 
वञ्रदण्डसमुद्भूता.मणयश्चैकविंशतिः ॥1 1 8॥ 
सुषुम्नायां स्थिताः सर्वे सूत्रे मणिगणा इव । 
मोक्षमार्गे प्रतिष्ठानात्सुषुम्ना विश्वरूपिणी ॥1 1 9॥ 
यथैव निश्चितः कालक्चन्द्रसूर्यनिबन्धनात्‌ । 

आपूर्य कुम्भितो वायुर्बहिर्नो याति साधके ॥1 20॥ 
पुनःपुनस्तद्वदेव पश्चिमद्वारलक्षणम्‌ । 

पूरितस्तु स तदद्वारैरीषत्कुम्भकतां गतः ॥1211 
प्रविशेत्‌ सर्वगात्रेषु वायुः पश्चिममार्गतः । 

रेचितः क्षीणतां याति पूरितः पोषयेत्‌ ततः ॥1 2 2॥ 


--सुषुम्नारूपी वञ्रनाल से सुषुम्ना प्राणरूपी पानी को पोती है । सुषु्नाश्रित वज्रदण्ड (वीणादण्ड) में 
इक्कीस मणि (चने जैसे मांसपिण्ड) हैं । वे सूत्र में मणियों के समूह की भाँति सुषुम्ना में अवस्थित हैं । 
इन मणियों का मोक्षमार्ग में प्रतिष्ठान होने से (मूलाधार से लेकर ब्रह्मरन्र तक प्रतिष्ठित होने से) यह 
सुषुम्ना विश्वरूपिणी हो जाती है । सूर्य और चन्द्र के निबन्धन से (परिमाण से) जैसे काल का निश्चय 
(निर्णय) किया जाता है, यह काल सुषुम्ना में विलीन हो जाता है । (सुषुम्ना काल को खा जाती है, 
क्योंकि) साधक इस सुषुम्ना में वायु को भरता है (पूरक करता है) और वह जब सुषुम्ना में कुंभित हो 
जाता है, फिर वह वायु बाहर निकलता ही नहीं (कि जिससे श्वासोच्छ्वास के द्वारा कालगणना हो 
सके) | (यदि प्रमाद से वह कुंभित वायु बाहर निकल भी जाए तो) फिर-फिर से उसी प्रकार सुषुम्ना 
से प्राण को भरकर (पूरक करके) फिर कुंभक करना चाहिए । इसे 'पश्चिमद्वारलक्षण” कहा गया है । इस 
प्रकार फिर से पूरित वायु (पश्चिमद्वार से पूरितवायु) प्रारंभ में ईषत्कुंभकता (थोड़ी कुंभकता) को प्राप्त 
` होता है । बाद में वह प्राणवायु पश्चिममार्ग से सभी गात्रं में प्रविष्ट हो जाता है। और यदि काल-कर्म 





प्रथमोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 127 


के संयोग से सुषुम्ना के द्वारा रेचित वायु क्षीणता को प्राप्त करे, तो वह पूरित वायु शरीर का पोषण 
करता है । 

यत्रैव जातं सकलेवरं मनस्तत्रैव लीनं कुरुते स योगात्‌ । 

स एव मुक्तो निरहंकृतिः सुखी मूढा न जानन्ति हि पिण्डपातिनः ॥1 23॥ 

चित्तं विनष्टं यदि भासितं स्यात्‌ तत्र प्रतीतो मरुतोऽपि नाशः । 

न चेद्यदि स्यान्न तु तस्य शास्त्रं नात्मप्रतीतिर्न गुरुर्न मोक्षः ॥1 24॥ 

जम्बुको रूधिरं यद्वदूबलादाकृष्यति स्वयम्‌ । 

ब्रह्मनाडी तथा धातून्‌ सन्तताभ्यासयोगतः ॥1 25॥ 

अनेनाभ्यासयोगेन नित्यमासनबन्धतः । 

चित्तं विलीनतामेति बिन्दुर्नो यात्यधस्तथा ॥1 2 6॥ 

वह योगी का मन जहाँ से (अधिष्ठानरूप ब्रह्म से) इस शरीर के साथ जन्मा है, उसे वहीं (ब्रह्म 

में ही) अपने योग के द्वारा लीन कर देता है । वही मुक्त है, वही निरहंकारी है, वही सुखी है । यह बात 
जो नहीं जानते, वे तो मूढ़ ही हैं और शरीरों में (स्थूल-सूक्ष्म-कारणरूपों में) हो पड़े हुए हैं । जब चित्त 
अपने अधिष्ठान में लीन हो जाता है, तब प्रतीत होते हुए प्राणवायु का भी विलय हो जाता हे । ऐसा 
यदि नहीं हुआ तो उसके लिए शास्त्र भी व्यर्थ हैं, गुरु भी व्यर्थ है, मोक्ष भी व्यर्थ है । उसको अपने 
आत्मा की सही प्रतीति नहीं हो सकती । (ऐसे मूढ़ को प्रबोधित करने के लिए आगे कहते हैं 
कि-_) जिस प्रकार सियार बलपूर्वक खींचकर लहू को ले लेता है, उसी तरह सुषुम्ना नाड़ी शरीर के 
धातुओं को बलपूर्वक खींचकर खा जाती है (बाद में इसीलिए ब्रहाज्ञान होता है) | सतत अभ्यास से 
वह ब्रह्मनाडी बाहर के पदार्थों अर्थात्‌ उनके प्रबोधक धातुओं को ग्रास कर ही लेती है । आसनबन्ध के 
साथ इस प्रकार के योग के नित्य अभ्यास से चित्त विलीन हो जाता है और बिन्दु का अधःपात भी नहीं 
होता । 

रेचकं पूरकं मुक्त्वा वायुना स्थीयते स्थिरम्‌ । 

नाना नादाः प्रवर्तन्ते संस््रवेच्चन्द्रमण्डलम्‌ ॥1 27॥ 

नश्यन्ति क्षुत्पिपासाद्याः सर्वदोषास्ततस्तदा । 

स्वरूपे सच्चिदानन्दे स्थितिमाप्नोति केबलम्‌ ॥1 28॥ 

जब रेचक और पूरक--दोनों को छोड़कर वायु कुंभक में ही स्थिर हो जाता है, तब तरह-तरह 

के नाद उत्पन्न होने लगते हैं, एवं चन्द्रमण्डल से खाव होने लगता है। पब भूख ७४५७ नष्ट हो 
जाती हैं, सभी दोष नष्ट हो जाते हैं। वह योगी तब केवल अपने स्वरूप में ही (सच 


आत्मतत्त्व में ही) अपनी स्थिति को पा लेता है। 
कथितं तु तव प्रीत्या ह्ोतदभ्यासलक्षणम्‌। 
मन्त्रो लयो हठो राजयोगान्तोऽभूमिकाः क्रमात्‌ ॥ 2 9॥ 
एक एव चतुर्धाऽयं महायोगोऽभिधीयते । 
हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः ॥1 30॥ 











128 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


हंसहंसेति मन्त्रोऽयं सर्वेर्जविश्व जप्यते । 

गुरुवाक्यात्‌ सुषुम्नायं विपरीतो भवेज्जपः ॥131॥ 
सोऽहं सोऽहमिति यः स्यान्मन्त्रयोगः स उच्यते । 
प्रतीतिमन्त्रयोगाच्च जायते पश्चिमे पथि॥132॥ 
हकारेण तु सूर्यः स्यात्‌ सकारेणेन्दुरुच्यते । 
सूर्याचन्द्रमसोरैक्यं हठ इत्यभिधीयते ॥133॥ 


इस प्रकार मैने तुम्हें प्रेम से इस अभ्यास का लक्षण सुनाया । अब मैं तुम्हें महायोग सुना रहा हूँ 
कि यह महायोग वास्तव में तो एक ही है, परन्तु इसकी भूमिकाएँ क्रमश: मंत्रयोग, लययोग, हठयोग 
और राजयोग--ऐसी हैं | (इनमें पहला मंत्रयोग बताते हैं कि--) पहले हकार से श्वास बाहर जाता है 
और सकार से वह फिर से भीतर.आता है । इस तरह सभी जीवों के द्वारा, हंस हंस'--इस प्रकार का 
मंत्र तो जपा ही जा रहा होता. है | फिर यदि गुरु के वाक्य द्वारा सुषुम्ना में “सोऽहं” 'सोऽहं'--ऐसा 
विपरीत क्रम से जब यह जप होता है, तब उसे “मंत्रयोग' कहा जाता है । (अब पूर्वोक्त योगभूमिका में 
दूसरे लययोग को बाद में रखकर पहले हठयोग बताते हैं--) उपर्युक्त प्रतीति-युक्त मंत्र के योग से 
पश्चिम मार्ग में हकार से सूर्य लिया जाता है, और सकार से चन्द्र लिया जाता है । उन सूर्य और चन्द्र 
का ऐक्य (एकीभूतता) ही हठ कहा जाता है । (ऐक्ययोग ही हठयोग है |) 


हठेन गृह्यते जाड्यं सर्वदोषसमुद्भवम्‌। 

क्षेत्रज्ञः परमात्मा च तयोरैक्यं यदा भवेत्‌ ॥1 34॥ 
तदैक्ये साधिते ब्रह्मंश्चित्तं याति विलीनताम्‌। 

पवनः स्थैर्यमायाति लययोगोदये सति॥135॥ 
लयात्‌ सम्प्राप्यते सौख्यं स्वात्मानन्दं परं पदम्‌ । 
योनिमध्ये महाक्षेत्रे जपाबन्धूकसन्निभम्‌ ॥1 3७॥ 
रजो वसति जन्तूनां देवीतत्त्वं समावृत्तम्‌ । 

रजसो रेतसो योगाद्राजयोग इति स्मृतः ॥137॥ 


परन्तु हठयोग से जड़ता आ जाती है और उससे सभी दोष उत्पन्न हो जाते हैं | वास्तव में तो 

नाड़ियों के ऐक्य के बदले क्षेत्रज्ञ (जीव) और परमात्मा का ऐक्य ही जब हो, तब चित्त का विलय हो 
जाता है । जब ऐसे 'लययोग' का उदय होता है, तब प्राणवायु स्थिर हो जाता है । इस लययोग से 
अपनी आत्मा में परमानन्द की प्राप्ति का परमसुख प्राप्त किया जाता है । (अब राजयोग का लक्षण कहा 
जाता है--) महाक्षेत्ररूप योनि में जपाकुसुम जैसी कान्तिवाला देवी का तत्त्वरूप (शक्तिस्वरूप) रजस्‌' 
विद्यमान होता है । उसके साथ (रजस्‌ के साथ) जब रेतस्‌ (वीर्य) का योग (जो शिश्न स्थान में रहता 
है) होता है तब उसे राजयोग” कहा जाता है । (अर्थात्‌ शिवशक्तियोग से राजयोग होता है ।) 

अणिमादिपदं प्राप्य राजते राजयोगतः । 

प्राणापानसमायोगो ज्ञेयं योगचतुष्टयम्‌ ॥1 3 8॥ 

संक्षेपात्‌ कथितं ब्रह्मन्‌ नान्यथा शिवभाषितम्‌ । 

क्रमेण प्राप्यते प्राप्यमभ्यासादेव नान्यथा ॥ 139॥ 

एकेनैव शरीरेण योगाभ्यासाच्छनै: शनै: । 

चिरात्‌ सम्प्राप्यते मुक्तिर्मकटक्रम एव सः ॥1 4 o॥ 


प्रथमोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 129 


इस राजयोग से अणिमादि सिद्धियों को प्राप्त करके योगी शोभायमान हो जाता है । मंत्रादि चार 

योगों का एक समान तत्त्व तो प्राण और अपान का योग कर देना ही है । (एक ही बात में चारों का 
पर्यवसान हो जाता है) हे ब्रह्मन्‌ ! यह मैने तुम्हें सब संक्षेप में बता दिया । शिव का कथन कभी अन्यथा 
(विपरीत = असत्य) नहीं हो सकता परन्तु इसकी सिद्धि तो अभ्यास करते रहने से ही धीरे-धीरे प्राप्त 
की जा सकती है, नहीं तो यह योग सिद्धिदायक नहीं हो सकता । योग के अभ्यास से इस एक ही शरीर 
के द्वारा धीरे-धीरे लम्बे समय के बाद ही सिद्धि प्राप्त की जा सकती है । यहाँ जल्दबाजी नहीं चलती | 
यह बन्दरों को वश करने जैसा है। 

योगसिद्द्रि विना देहः प्रमादाद्यदि नश्यति । 

पूर्ववासनया युक्तः शरीरं चान्यदाप्नुयात्‌ ॥141॥ 

ततः पुण्यवशात्‌ सिद्धो गुरुणा सह सङ्गतः । 

पश्चरिमद्वारमार्गेण जायते त्वरितं फलम्‌ ॥142॥ 

पूर्वजन्मकृताभ्यासात्‌ सत्वरं फलमश्नुते । 

एतदेव हि विज्ञेयं तत्‌ काकमतमुच्यते ॥143॥ 

नास्ति काकमतादन्यदभ्यासाख्यमतः परम्‌ । 

तेनैव प्राप्यते मुक्तिर्नान्यथा शिवभाषितम्‌ ॥144॥ 


इस योगी की योगफल को प्राप्त करने से पहले ही यदि प्रमाद से देह नष्ट हो जाए तो यह योगी 
पूर्व की वासना से युक्त होने से दूसरे शरीर को प्राप्त करता है और वहाँ पुण्यो के फलस्वरूप गुरु की 
संगति प्राप्त करके पश्चिम द्वार के मार्ग से सिद्ध होता है और योग का (पूर्वकृत योग का) यहाँ नए शरीर 
में त्वरित फल पा लेता है । पूर्वजन्म में कृत अभ्यास का फल ऐसा ही है--यह महेश्वर का मत है । 
(काक = महेश्वर) इस काकमत से (महेश्वर के मत से) दूसरा कोई अभ्यास नाम का उत्तम फल नहीं 
है और उसी से मुक्ति मिल सकती है । शिव का कथन अन्यथा (असत्य) हो ही नहीं सकता । 


हठयोगक्रमात्‌ काष्ठा सह जीवलयादिकम्‌। 

नाकृतं मोक्षमार्ग स्यात्‌ प्रसिद्धं पश्चिमं विना ॥1 45॥ 

आदौ रोगाः प्रणश्यन्ति पश्चाज्जाडयं शरीरजम्‌ । 

ततः समरसो भूत्वा चन्द्रो वर्षत्यनारतम्‌॥146॥ 

धातूंश्च संग्रहेद्वह्विः पवनेन समं ततः। 

नाना नादाः प्रवर्तन्ते मार्दवं स्यात्‌ कलेवरम्‌ ॥1 47॥ 

हठयोग के अनुष्ठान से सिद्ध पश्चिमद्वार का महापथ जो मोक्षमार्ग होता है, उसके बिना तो 

योगी के सामने कोई विकल्प ही नहीं होता । (अर्थात्‌ उस महापथ मोक्षमार्ग के लिए तो हठयोग 
आवश्यक है ही) पहले (इस योग की अभ्यास दशा में ही) सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, बाद में शरीर 
में उत्पन्न हुआ आलस्यादि जाड्य (जड़ता) का नाश हो जाता है। इसके बाद चन्द्र निरन्तर अमृत- 
घाराएँ बरसाता रहता है। इसके बाद मूलाधारस्थ अग्नि प्राणवायु के साथ होकर धातुओं का संग्रह 
करता है (अर्थात्‌ बलवृद्धि और वीर्यस्तंभन करता है । तब तरह-तरह के नाद उठने लगते हैं और 
शरीर बालक की तरह कोमल हो जाता है। 

जित्वा वृष्ट्यादिकं जाड्यं खेचरः स भवेन्नरः । 

सर्वज्ञोऽसौ भवेत्‌ कामरूपः पवनवेगवान्‌॥148॥ ` 


9 उ०तृ० 





130 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


क्रीडते त्रिषु लोकेषु जायन्ते सिद्धयोऽखिलाः । 

कर्पूरे लीयमाने किं काठिन्यं तत्र विद्यते ॥149॥ 
अहंकारक्षये तद्वहेहे कठिनता कुतः । 

सर्वकर्ता च योगीन्द्रः स्वतन्त्रोऽनन्तरूपवान्‌ ॥1 50॥ 


तदनन्तर जैसे बादल जड़ता को छोड़कर इच्छा रूपधारी बन जाता है, वैसे वह योगी जड़ता को 
छोड़कर आकाशविहारी बन जाता है, सर्वज्ञ बन जाता है, इच्छानुसार रूप धारण करने वाला बन जाता 
है, पवन जैसे वेग वाला बन जाता है, वह तीनों लोकों में यथेष्ट लीला करता है, वह सभी सिद्धियो 
से युक्त हो जाता है। उसका अहंकार क्षीण हो जाता है, अतः उसमें कठिनता कैसे रह सकती है ? 
कर्पूर का जब लय हो जाता है, तब उसमें कठिनता रह सकती है क्या ? (अर्थात्‌, नहीं रह सकती) 
तब वह योगीन्द्र (सिद्धयोगी) सर्वकर्ता होता है, स्वतंत्र होता है और अनन्त रूपों को धारण करने वाला 
हो जाता है। 


जीवन्मुक्तो महायोगी जायते नात्र संशयः । 

द्विविधाः सिद्धयो लोके कल्पिताकल्पितास्तथा ॥151॥ 
रसौषधिक्रियाजालमन्त्राभ्यासादिसाधनात्‌ । 

सिध्यन्ति सिद्धयो यास्तु कल्पितास्ताः प्रकीर्तिताः ॥1 521 
अनित्या अल्पवीर्यास्ताः सिद्धयः साधनोद्भवाः । 

साधनेन विनाप्येबं जायन्ते स्वत एव हि॥153॥ 


ऐसा महायोगी तब जीवन्मुक्त हो जाता है, इसमें किसी प्रकार सन्देह नहीं है । इस लोक में दो 

प्रकार की सिद्धियाँ होती हैं-एक कल्पित तथा दूसरी अकल्पित । इनमें जो सिद्धियाँ रस, औषधि, 
क्रियाकाण्ड, मंत्रजप या अभ्यास से प्राप्त की जा सकती हैं, वे कल्पित नाम से कही गई हैं । ये सब 
कल्पित सिद्धियाँ अनित्य, कम शक्तिवाली होती हैं क्योंकि वे किसी न किसी साधन से उत्पन्न की गई 
होती हैं | परन्तु कुछ सिद्धियाँ ऐसी भी हैं, जो साधन के बिना ही स्वयं उत्पन्न होती हैं । 

स्वात्मयोगैकनिष्ठेषु स्वातन्त्र्यादी श्वरप्रिया: । 

प्रभूताः सिद्धयो यास्ताः कल्पनारहिताः स्मृताः ॥1 54॥ 

सिद्धा नित्या महावीर्या इच्छारूपाः स्वयोगजाः । 

चिरकालात्‌ प्रजायन्ते वासनारहितेषु च ॥155॥ 

तास्तु गोप्या महायोगात्‌ परमात्मपदेऽव्यये । 

विना कार्य सदा गुप्तं योगसिद्धस्य लक्षणम्‌ ॥1 56॥ 


परन्तु स्वात्मनिष्ठ योगियों में स्वातन्र से (स्वयं ही) जो ईश्वरप्रिय सिद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, वे 

अकल्पनीय और कारणरहित होती हैं । ऐसी सिद्धियाँ नित्य हे और बहुत बलवती होती हैं और इच्छा 
के अनुरूप उपयोग की जाने वाली होती हैं ये सिद्धियाँ योग से जन्म लेती हैं । और वे लम्बे समय 
के बाद ही उत्पन्न होती हैं और वासना से रहित साधकों (सिद्धो) में ही उत्पन्न होती हैं । ऐसे अव्यय 
परमात्मपद में स्थित सिद्ध योगी को चाहिए कि वह इन सिद्धियो को गोपनीय ही रखे | कारण के बिना 
उन सिद्धियों का वह उपयोग न करे। यही योगसिद्ध पुरुष का लक्षण है । 

यथाकाशं समुद्दिश्य गच्छद्भिः पथिकैः पथि । 

नाना तीर्थानि दूश्यन्ते नाना मार्गस्तु सिद्धयः ॥1 571 





प्रथमो5 ध्याय:] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 131 


स्वयमेव प्रजायन्ते लाभालाभविवर्जिते । 
योगमार्गे तथैवेदं सिद्धिजालं प्रवर्तते ॥1 581 
परीक्षकैः स्वर्णकारैर्हेम संप्रोच्यते यथा । 
सिद्धिभिर्लक्षयेत्‌ सिद्धं जीवन्मुक्तं तथैव च ॥159॥ 
अलौकिकगुणस्तस्य कदाचिद्‌ दृश्यते ध्रुवम्‌ । 
सिद्धिभिः परिहीनं तु नरं बद्धं तु लक्षयेत्‌ ॥160॥ 
जिस तरह आकाश को लक्ष्य करके चलने वाले पथिकों को मार्ग में भाँति-भाँति के तीर्थस्थान 
दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार योगी को ये सिद्धियाँ विविध मार्ग वाली यदृच्छया दिखाई देती हैं । लाभ- 
अलाभ से रहित इस योगमार्ग में स्वयमेव यह सिद्धियो का समूह उत्पन्न होता है । जिस प्रकार परीक्षक 
सुनारों के द्वारा सोने की कसौटी करके उसे खरा प्रमाणित किया जाता है, वैसे ही किसी भी सिद्ध पुरुष 
की कसौटी सिद्धियो के द्वारा ही की जानी चाहिए | जीवन्मुक्त की भी वैसे ही कसौटी करनी चाहिए । 
यदि वह सिद्ध और जीवन्मुक्त है तो कभी न कभी तो उसमें अलौकिक गुण अवश्य ही दिखाई पड़ेगा । 
जो ऐसी सिद्धियो से रहित है, उसे तो बद्ध ही समझ लेना चाहिए । 
अजरामरपिण्डो यो जीवन्मुक्तः स एव हि। 
पशुकुक्कुटकीटाद्या मृतिं सम्प्राप्नुवन्ति वै ॥1 61॥ 
तेषां किं पिण्डपातेन मुक्तिर्भवति पद्मज । 
न बहिः प्राण आयाति पिण्डस्य पतनं कुतः ॥162॥ 
पिण्डपातेन या मुक्तिः सा मुक्तिर्न तु हन्यते । 
देहे ब्रह्मत्वमायाते जलानां सैन्धवं यथा ॥1 63॥ 
उस जीवन्मुक्त का शरीर तो अजर और अमर (जरावस्था और मरण से रहित) होता है । (जन्म 
और) मरण तो पशुओं, कुक्कुटो और कीड़ों आदि का होता है । हे ब्रह्माजी ! उन जीवन्मुक्तो को क्या 
'शरीर के पतन से ही मुक्ति होती है ? जब उनके प्राण शरीर से बाहर निकलते ही नहीं, तब शरीर का 
मरण ही कैसे हो सकता है ? जब पानी में नमक डालने से वह पानीमय ही हो जाता है, इसी तरह 
योगी का पूरा देह ही ब्रह्मत्व को प्राप्त हो जाता है । तब पिण्डदान करने से तो उसके द्वारा प्राप्त मुक्ति 
का ही घात नहीं हो जाता क्या ? (अर्थात्‌ हो ही जाता है) । 


अनन्यतां यदा याति तदा मुक्तः स उच्यते । 
विमतानि शरीराणि इन्द्रियाणि तथैव च ॥164॥ 
ब्रह्म देहत्वमापन्नं वारि बुद्बुदतामिव । 
दशद्वारपुरं देहं दशनाडीमहापथम्‌ ॥1 ०5॥ 
इस तरह वह योगी (जीवन्मुक्त) जब अनन्यता को प्राप्त हो जाता है, तब वह मुक्त ही कहा जाता 


है। अन्यो की दृष्टि से विमत (हैं या नहीं) ऐसी जो इन्द्रियं हे और तरह-तरह के जो शरीर हैं, वह. 


तो देहत्व को प्राप्त ब्रह्म हैं, जैसे पानी बुदबुदों को प्राप्त करता रहता है। ह को दस द्वारें वाला 
नगर कहा गया है। इस नगर में दस ताड़ियों के रूप में दस बड़े मार्ग भी हैं। और 


दशभिर्वायुभिर्व्याप्तं दशेन्द्रियपरिच्छदम्‌ । 
षडाधारापवरकं षडन्वयमहावनम्‌ ॥1 6 6॥ 





132 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


चतुःपीठसमाकीर्ण चतुराम्नायदीपकम्‌ । 
बिन्दुनादमहालिङ्गं शिवशक्तिनिकेतनम्‌ ॥1 67॥ 


--ऐसा यह देह दस वायुओं से घिरा हुआ है । इसमें दश इन्द्रियों का ढक्कन है, छः आधाररूप चत्र 
के पर्दो वाला और षडन्वयरूप (पाँच महाभूत और मन) से सम्बद्ध है । इसमें चार पीठ हैं और चार 
वेदोंरूपी दीपक प्रकाशित हैं और इसी शरीर में बिन्दु (मन), नाद (बुद्धि) और उसकी (बुद्धि की) 
हजारों वृत्तियों के भावों और अभावों का प्रकाशक महालिंग (प्रत्यक्‌ चैतन्य) भी इस शरीर में हे । और 
यही शरीर शिव-शक्ति का निवासस्थान भी है । (यहाँ सामान्य शरीर पिण्ड और सिद्ध का अपिण्ड 
दोनों का शिवालयत्व कहा गया है ।) 


देहं शिवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌ । 
गुदमेद्रान्तरालस्थं मूलाधारं त्रिकोणकम्‌ ॥1 68॥ 
शिवस्य जीवरूपस्य स्थानं तद्धि प्रचक्षते। . 
यत्र कुण्डलिनी नाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता ॥169॥ 
यस्मादुत्पद्यते वायुर्यस्माह्वहनिः प्रवर्तते । 
यस्मादुत्पद्यते बिन्दुर्यस्मान्नादः प्रवर्तते ॥1 7 0॥ 


इस प्रकार यह देह सभी प्राणियों के लिए सिद्धिदायक कहा गया है । अब जो इस देह को छः 
चक्रों के आधाररूप पर्दो वाला कहा गया है इसके विषय में कहते हैं कि गुदा और शिश्न के बीच के 
भाग में जो त्रिकोणाकार चक्र है, वह मूलाधार चक्र कहलाता है | वह जीवरूप बने हुए शिव का स्थान 
कहा जाता है । वहाँ कुण्डलिनी नाम की पराशक्ति प्रतिष्ठित हुई है । उसमें से वायु (प्राण) उत्पन्न होता 
है और उसमें से ही अग्नि (तेज) उत्पन्न होता है, उसमें से बिन्दु उत्पन्न होता है और उसमें से ही नाद 
उत्पन्न होता है । 


यस्मादुत्पद्यते हंसो यस्माहुत्पद्यते मनः । 
तदेतत्‌ कामरूपाख्यं पीठं कामफलप्रदम्‌ ॥1 7 1॥ 
. स्वाधिष्ठानाह्वयं चक्रं लिङ्गमूले षडस्रके । 
नाभिदेशे स्थितं चक्रं दशारं मणिपूरकम्‌ ॥1 7 21 
द्वादशारं महाचक्रं हृदये चाप्यनाहतंम्‌। 
तदेतत्‌ पूर्णगिर्याख्यं पीठं कमलसम्भव ॥173॥ 
कण्ठकूपे विशुद्धयाख्यं यच्चक्रं षोडशास्त्रकम्‌ । 
पीठं जालन्धरं नाम तिष्ठत्यत्र सुरेश्वरः ॥1 7 4॥ 
(पहले जो चतुष्पीठ--चार पीठों की बात कही है उसके बारे में कहते हैं कि) जिसमें 
“हंस' उत्पन्न होता है, जिससे मन उत्पन्न होता है, वह इच्छित फल देने वालो 'कामरूप' नाम का 
जो पीठ है, वहाँ पर, लिंग के मूल में, छ: दल वाला स्वाधिष्ठान चक्र' स्थित है। इसके बाद 
नाभि के प्रदेश में दश अरों वाला मणिपूरक' नाम का चक्र अवस्थित है। इसके बाद हृदय 
में बारह अरों वाला जो चक्र है, वह अनाहत चक्र है, वह महीचक्र है और हे कमली 
ब्रह्माजी ! उसके स्थान को पूर्णगिरि' नामक पीठे कहा जाता है । कण्ठकूप में (कण्ठ के स्थान में) 
जो चक्र है, उसे विशुद्धचक्र' नाम दिया गया है और उस पीठ (स्थान) का नाम “जालन्धरपीठ' है, 
वहाँ सुरेश्वर (इन्द्र) का निवास है | 


द्वितीयोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 133 


आज्ञा नाम भ्रुवोर्मध्ये द्विदलं चक्रमुत्तमम्‌ । 

उड्याणाख्यं महापीठमुपरिष्टात्‌ प्रतिष्ठितम्‌ ॥1 75॥ 

चतुरस्त्रं धरण्यादौ ब्रह्मा तत्राधिदेवता । 

अर्धचन्द्राकृतिजलं विष्णुस्तस्याधिदेवता ॥176॥ 

त्रिकोणमण्डलं बह्वी रुद्रस्तस्याधिदेवता । 

वायोर्मिम्बं तु षट्कोणमीश्वरोऽस्याधिदेवता ॥1 771 

आकाशमण्डलं वृत्तं देवतास्य सदाशिवः । 

नादरूपं भ्रुवोर्मध्ये मनसो मण्डलं विटुः ॥178॥ 

इति प्रथमोऽध्यायः । 
दो भौहों के बीच एक उत्तम दो दलों वाला 'आज्ञाचक्र' नाम का चक्र स्थित हे । उसके पीठ को 
उड्याण महापीठ कहा जाता है, उस पर वह चक्र प्रतिष्ठित है । धरणि आदि में चार कोने हैं, उसके 
अधिदेवता ब्रह्मा हैं । जल जो अर्धचन्द्राकृति है, उसके अधिदेवता विष्णु हैं जो त्रिकोणमण्डल वह्नि 
है, उसके अधिदेवता रुद्र हैं । जो वायु का षट्कोण बिम्बाकार हे, उसके अधिदेवता ईश्वर हैं । जो गोल 
आकाशमण्डल है, उसके अधिदेवता सदाशिव हैं और जो दोनों भौहों के बीच नादमण्डल है, वह मन 
का मण्डल है। 
यहाँ प्रथम अध्याय पूरा हुआ । 
Es 


द्वितीयोऽध्यायः 


पुनर्योगस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि शंकर । 
येन विज्ञानमात्रेण खेचरीसमतां ब्रजेत्‌ ॥1॥ 
श्रृणु ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्यामि गोपनीयं प्रयत्नतः । 
द्वादशाब्दं तु शुश्रूषां यः कुयांदप्रमादतः ॥2॥ - 
तस्मै वाच्यं यथातथ्यं दान्ताय ब्रह्मचारिणे । 
पाण्डित्यादर्थलो भाद्वा प्रमादाद्यः प्रयच्छति ॥३॥ 
तेनाधीतं श्रुतं तेन तेन सर्वमनुष्ठितम्‌ । 
मूलमन्त्रं विजानाति यो विद्वान्‌ गुरुदर्शितम्‌ ॥4॥ 
तब फिर से ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा-- हि शंकर ! में फिर से योग का माहात्म्य सुनना 
चाहता हूँ कि.जिसके ज्ञानमात्र से मनुष्य सूर्य के समान तेजस्विता को प्राप्त करता है।” तब शिवजी 


ने कहा--“ हे ब्रह्माजी ! सुनो ! मैं बता रहा हूँ। परन्तु यह अत्यन्त गोपनीय ज्ञान है । जो जिज्ञासु 


प्रमाद्रहित की सेवा-शुश्रूषा करे और दमनशील ब्रह्मचारी रहे उसी 
Pr क से, धन के लोभ से जो यदि किसी अनधिकारी 


को यह ज्ञान देना चाहिए | पाण्डित्य-प्रदर्शन से, प्रमाद 
को देता है, तो वह क्षीण ही हो जाता है । परन्तु यदि अधिकारी गुरुमुख से यथाविधि यह ज्ञान प्राप्त 


करता है तो वह विद्वान्‌ गुरु के द्वारा बताए गए मूलमंत्र को (मर्म को) जान लेता है । 








134 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


शिवशक्तिमयं मन्त्रं मूलाधारात्‌ समुत्थितम्‌ । 

तस्य मन्त्रस्य वै ब्रह्मन्‌ श्रोता वक्ता च दुर्लभः ॥5॥ 
एतत्‌ पीठमिति प्रोक्तं नादलिङ्गं मदात्मकम्‌ । 

तस्य विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भवेज्जनः ॥6॥ 


यह मंत्र शिवशक्तिमय है (यह मंत्र प्रणवमंत्र या नादमंत्र होना चाहिए) | इस मंत्र का वक्ता (मैं 

स्वयं) और श्रोता भी दुर्लभ है । यह मंत्र मूलाधार से उत्पन्न हुआ है । इस मंत्र के स्वरूप को पीठ कहा 
गया है । (क्योंकि मंत्रार्थ जो ब्रह्म है, वह तो सबका अधिकरण [पीठ] है ।) वह नादलिंग है, वह 
- मदात्मक है (मेरा स्वरूप ही है) । इसको अच्छी तरह से जान लेने से मनुष्य जीवन्मुक्त हो जाता है । 
(प्रणव नादब्रह्म है और ब्रह्म का ही स्वरूप है) | 

अणिमादिकमैश्चर्यमचिरादेव जायते । 

मननात्‌ प्राणनाच्चैव मड्रूपस्यावबोधनात्‌ ॥7॥ 

मन्त्रमित्युच्यते ब्रह्मन्‌ मदधिष्ठानतोऽपि वा । 

मूलत्वात्‌ सर्वमन्त्राणां मूलाधारात्‌ समुद्भवात्‌ ॥8॥ 


और इस मंत्र के रहस्य को जान लेने से अणिमादि सिद्धियाँ (ऐश्वर्य) थोड़े ही समय में मिल जाते 
हैं । इस मंत्र के मनन से और जप-साधन से ही मेरा (ब्रह्म का) स्वरूप जाना जा सकता है, इसीलिए 
इसे “मंत्र' (मूलमंत्र) कहा गया है। हे ब्रह्माजी ! इसे मन्त्र इसलिए भी कहा जाता है कि मेरा यह 
अधिष्ठान है, अथवा इसका मैं अधिष्ठान हूँ । अथवा यह सभी मंत्रों का मूलमंत्र है । यह मूलाधार से 
उत्पन्न हुआ है । (ऐसे कई कारणों से इसे मंत्र' या “मूलमंत्र' कहा गया है ।) 
मूलस्वरूपलिङ्गत्वान्मूलमन्त्र इति स्मृतः । 
सूक्ष्मत्वात्‌ कारणत्वाच्च लयनाद्गमनादपि ॥9॥ 
इस मंत्र को मूलमंत्र कहने के और भी कारण हैं--यह मूलस्वरूप है और लिङ्गस्वरूप है, यह 
सूक्ष्म है, सबका कारण है, सबका लय-स्थान है, सबकी गति यहीं से होती है, यही नादलिंग है । 
लक्षणात्‌ परमेशस्य लिङ्गमित्यभिधीयते । 
सन्निधानात्‌ समस्तेषु जन्तुष्वपि च सन्ततम्‌ ॥10॥ 
सूचकत्वाच्च रूपस्य सूत्रमित्यभिधीयते । 
महामाया महालक्ष्मीर्महादेवी सरस्वती ॥11॥ 
आधारशक्तिरव्यक्ता यया विश्वं प्रवर्तते । 
सूक्ष्माभा बिन्दुरूपेण पीठरूपेण वर्तते ॥1 21 


इस महामंत्र प्रणव में परमेश्वर के ही लक्षण दिए जाते हैं इसलिए यह 'लिग' भी कहा जाता है । और 
` समस्त प्राणियों में भी उसका सतत सानिध्य होने के कारण और स्वरूप का सूचक होने के कारण इसे 
“सूत्र' भी कहते हैं । प्रणव ही सबकी प्रकृति है उसे ही महामाया, महालक्ष्मी, महादेवी और सरस्वती कही 
जाता है । यही अव्यक्त सर्वाधाररूप शक्ति है, इसी से सारे विश्व का प्रवर्तन होता है । वही बिन्दु के (मन 
के) रूप में सूक्ष्म कान्तिवाली होते हुए भी कामाख्यादि चारं पीठो के रूप में होती हे.। 


बिन्दुपीठं विनिर्भिद्य नादलिङ्गमुपस्थितम्‌ । 
प्राणेनोच्चार्यते ब्रह्मन्‌ षण्मुखीकरणेन च ॥1 3 ॥ 








द्वितीयोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 135 


गुरूपदेशमार्गेण सहसैव प्रकाशते । 

स्थूलं सूक्ष्मं परं चेति त्रिविधं ब्रहाणो वपुः ॥14॥ 

पञ्चब्रह्ममयं रूपं स्थूलं वैराजमुच्यते । 

हिरण्यगर्भ सूक्ष्मं तु नादं बीजत्रयात्मकम्‌ ॥1 5॥ 

हे ब्रह्माजी ! प्राणापानादि व्यापार से जो 'सोऽहम्‌' का उच्चारण होता है, उसमें विद्यमान त्याज्य 

अंश को अर्थात्‌ बिन्दुपीठ को, जो कि व्यक्ताव्यक्तात्मक है, उसको गुरु के उपदेश द्वारा षण्मुखीकरण 
(भेदन) करके योगी को स्पष्टरूप से ब्रह्म के स्थूल, सूक्ष्म और परम--ये तीनों प्रकार के रूप स्पष्ट हो 
जाते हैं | इन रूपों में जो स्थूल रूप है वह तो पंच ब्रह्ममय (भूतमय ?) रूप हे | उसे 'वैराज' कहा 
जाता है । और जो सूक्ष्म रूप है, वह हिरण्यगर्भरूप है, उसमें बीजचैतन्य का भी समावेश हो जाता 
है । और वह अकारादि तीन बीजों वाला भी होता है । 


परं ब्रह्म परं सत्यं सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ । 
अप्रमेयमनिर्देश्यमवाङमनसगोचरम्‌ ॥16॥ 
शुद्धं सूक्ष्मं निराकारं निर्विकारं निरञ्जनम्‌ । 
अनन्तमपरिच्छेद्यममनूपममनामयम्‌ ॥17॥ 


आत्ममन्त्रसदाभ्यासात्‌ परतत्त्वं प्रकाशते । 
तदभिव्यक्तिचिह्वानि सिद्धिद्वाराणि मे श्रृणु ॥1 8॥ 


उस सूक्ष्मरूप के बाद अब परमरूप का वर्णन किया जाता है । वह परंब्रह्म ही परम सत्‌ तत्त्व 

है । उसका लक्षण सत्‌, चित्‌ और आनन्द है । वह प्रमाणों का विषय नहीं है, वह किसी को बताया 
नहीं जा सकता, वह वाणी और मन से परे है (जो न कहा जा सकता है, न सोचा जा सकता है) वह 
शुद्ध है, सूक्ष्म है, आकाररहित है, विकारहित है, निष्कलंक है । उसकी कोई सीमा नहीं है, इसका 
विभागीकरण नहीं हो सकता, उसकी किसी से समानता नहीं हो सकती । वह दोषरहित हे । वह 
आत्ममंत्र के (प्रणवमंत्र के और महावाक्यों के) सदैव अभ्यास करने से प्रकाशित होता है (स्वत: नहीं) । 
(प्णवमंत्र के श्रवण-मनन-निदिध्यासन के साथ अनुसन्धानपूर्वक अभ्यास से ब्रह्म का साक्षात्कार होता 
है) । अब उस ब्रहासाक्षात्कार के चिहों को मैं बता रहा हूँ उन्हें सुनो | ये चिह 3 के द्वारूप हैं। 

दीपज्चालेन्दुखद्योतविद्युन्क्षत्रभास्वराः । 

दृश्यन्ते सूक्ष्मरूपेण सदा युक्तस्य योगिनः ॥1 9॥ 

अणिमादिकमैश्वर्यमचिरात्‌ तस्य जायते । 

नास्ति नादात्‌ परो मन्त्रो न देवः"स्वात्मनः परः ॥20॥ 

नानुसंधेः परा पूजा न हि तृप्तेः परं सुखम्‌। 

गोपनीयं प्रयत्नेन सर्वदा सिद्धिमिच्छता ॥21॥ 

मद्भक्त एतद्विज्ञाय कृतकृत्यः सुखी भवेत्‌। 

यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 

तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥2 2॥ इति । 

इति द्वितीयोऽध्यायः । 

योगपरायण योगी को दीपक, ज्वाला, चळ, खद्योत, विद्युत्‌ या नक्षत्र जैसी कान्तियाँ 

(तेज रेखाएँ) सदैव सूक्ष्मरूप से दिखाई देती हैं और उसको अणिमा आदि सिद्धियों का ऐश्वर्य शीघ्र ही 











136 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


प्राप्त हो जाता है । (ये परतत्त्वसाक्षात्कारी के चिह् हैं।) इसलिए नादानुसन्धान से उत्तम कोई मंत्र नहीं 
है और अपने आत्मा के अतिरिक्त उत्तम कोई देव नहीं है । उसके आत्मानुसन्धान के अतिरिक्त अन्य 
कोई उत्तम पूजा नहीं हे और उससे मिलती हुई तृप्ति के समान कोई उत्तम सुख भी नहीं है । इसलिए 
सिद्धि प्राप्त करने की इच्छा वाले साधक को यह मंत्र बहुत प्रयत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए । मेरे 
कहे हुए इस ज्ञान को जानकर मेरा भक्त कृतकृत्य और सुखी होगा । जिस साधक को देव में परम 
श्रद्धाभक्ति हो और जैसी श्रद्धाभक्ति देव में हो वैसी ही गुरु में भी हो, उसी महात्मा को ये सब कही गई 
बातें स्पष्ट रूप में प्रकाशित होती हैं । 


यहाँ दूसरा अध्याय पूरा हुआ । 
श्र 


तृतीयोऽ ध्यायः 


यन्नमस्य चिदाख्यातं यत्‌ सिद्धीनां च कारणम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण जन्मबन्धात्‌ प्रमुच्यते ॥1॥ 
अक्षरं परमो नादः शब्दब्रह्मेति कथ्यते । 
मूलाधारगता शक्तिः स्वाधारा बिन्दुरूपिणी ॥2॥ 
तस्यामुत्पद्यते नादः सूक्ष्मबीजादिवाङकुरः । 

तां पश्यन्तीं विदुर्विश्रं यया पश्यन्ति योगिनः ॥३॥ 
हृदये व्यज्यते घोषो गर्जत्पर्जन्यसन्निभः । 

तत्र स्थिता सुरेशान मध्यमेत्यभिधीयते ॥4॥ 


जो यन्नमस्य चित्‌' (यत्‌ = जो, नमस्य = ऐक्य) कहा गया है, उसका अनुभव करके योगियों 

के द्वारा अपने शिष्यों को कहा गया है अर्थात्‌ योगी अपने शिष्यों के चिदतिरिक्त कुछ नहीं है--ऐसा 
जो ऐक्य का उपदेश देते हैं, और जो सभी सिद्धियों का कारण (मूल स्रोत) है और जिसके केवल ज्ञान 
प्राप्त करने से ही जन्म-बन्धन से छुटकारा मिल जाता है, वह अक्षर है, वह परमनाद-स्वरूप है, उसे 
शब्दब्रह्म कहा जाता है । ऐसा अपररूप बना हुआ यह नादब्रह्म मूलाधार में अवस्थित जो पराशक्ति है 
(चित्सामान्यात्मक जो बिन्दु नामक अव्यक्तरूप जो नादधारा रूप कोई शक्ति है) उसमें नाद उत्पन्न होता 
है, जैसे सूक्ष्म बीज में से अंकुर फूटता हो; उसे 'पश्यन्ती” कहा जाता है । योगी लोग उसी के द्वारा 
जगत्‌ को देखते हैं । जब गरजते बादलों जैसा उसका घोष हृदय में अभिव्यक्त होता है तब हे देवों के 
शासक ब्रह्माजी ! उसको 'मध्यमा' ऐसा नाम दिया जाता है | 

प्राणेन च त्वराख्येन प्रथिता वैखरी पुनः । 

'शाखापल्ल्वरूपेण ताल्वादिस्थानघड्नात्‌ ॥5॥ 

अकारादिक्षकारान्तान्यक्षराणि समीरयेत्‌ । 

अक्षरेभ्यः पदानि स्युः पदेभ्यो वाक्यसम्भवः ॥6॥ 

सर्वे वाक्यात्मका मन्त्रा वेदशास्त्राणि कृल्नशः | 

पुराणानि च काव्यानि भाषाश्च विविधा अपि ॥7॥ 
सप्तस्वराश्च गाथाश्च सर्वे नादसमुद्धवा: । 
एषा सरस्वती देवी सर्वभूतगुहाश्रया ॥81 


तृतीयोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 137 


वायुना वहियुक्तेन प्रेर्यमाणा शनैः शनैः । 
'ह्वित्रिवर्णपदैर्वाक्यैरित्येवं बर्तते सदा ॥9॥ 


वही पश्यन्ती जब स्वराख्य प्राण के साथ शाखा-पल्लवादि रूप ताजु-कण्ठ-दन्तादि स्थानों के 

साथ टकराती है, तब अकार से लेकर क्षकार तक के अक्षरों का उच्चारण होता है । उन अक्षरों से पद 
बनते हैं और पदों से वाक्यों की उत्पत्ति होती हे । ये जो मन्त्र, वेद, शास्त्र, पुराण, काव्य और सभी 
तरह-तरह की भाषाएँ हैं, वे सभी वाक्यात्मक ही हैं ये सात स्वर और गाथाएँ नाद से उत्पन्न हुई हैं । 
यह सरस्वती देवी सभी प्राणियों के भीतर हृदय में निवास कर रही हैं | वह अग्निसहित वायु के द्वारा 
जब प्रेरित होती है, तब धीरे-धीरे दो-तीन अक्षरों वाले वाक्यों से इस प्रकार सदा प्रकट हुआ करती 
है । [अथवा पाठान्तर के अनुसार- विशिष्ट वर्णो से (वाक्यों से) प्रकट हुआ करती है | 

य इमां वैखरीं शक्तिं योगी स्वात्मनि पश्यति । 

स वाक्सिद्धिमवाप्नोति सरस्वत्याः प्रसादतः ॥1 0॥ 


देवी सरस्वती के अनुग्रह से जो योगी इस वैखरी शक्ति को अपने आत्मा में देख लेता है, वह 
वाणी की सिद्धि प्राप्त कर लेता हे । 


वेदशास्त्रपुराणानां स्वयं कर्ता भविष्यति । 

यत्र बिन्दुश्च नादश्च सोमसूर्याग्निवायवः ॥1 1॥ 

इन्द्रियाणि च सर्वाणि लयं गच्छन्ति सुव्रत । 

वायवो यत्र लीयन्ते मनो यत्र विलीयते ॥1 2॥ 

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः । 

यस्मिन्‌ स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥1 3॥ 

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवया । 

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥14॥ 

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्‌ बुद्धिग्राह्ममतीर्द्रियम्‌ । 

एतत्‌ क्षराक्षरातीतमनक्षरमितीर्यते ॥1 5॥ 

वह मनुष्य वेद-शाख्नों और पुराणों का कर्ता होगा। परम अक्षर का स्वरूप तो यह है कि, हे 

सुव्रत ! वहाँ तो बिन्दु, नाद, चन्द्र, सूर्य, अग्नि, वायु एवं सभी इन्द्रियों का लय हो जाता हे । जहाँ 
सभी वायु विलीन हो जाते हैं, मन का भी जहाँ विलय हो जाता है । जिसे प्राप्त करके और उससे 
अधिक लाभ को साधक ज्यादा नहीं समझता, जिसमें अवस्थित योगी को बड़े से बड़े दुःख से भी 


विचलित नहीं किया जा सकता, जहाँ योग के सेवन से निरुद्ध किया हुआ चित्त शान्त हो जाता है, 


जहाँ आत्मा ही आत्मा को देखकर आला में ही परितुष्ट हो जाता है, जो आत्यन्तिक सुखरूप है, जिसे 


इन्द्रियों के द्वारा ग्रहण किया नहीं जा सकता, जिसे बुद्धि ही सिर्फ ग्रहण कर सकती है, जो क्षर और 
अक्षर दोनों से परे हैं, उसे (परमाक्षर को) “अनक्षर कहा जाता है। 

क्षरः सर्वाणि भूतानि सूत्रात्माक्षर उच्यते । 

अक्षरं परमं ब्रह्म निर्विशेषं निरञ्जनम्‌ ॥1 6॥ 

अलक्षणमंलक्ष्यं तदप्रतर्क्यमनूपमम्‌ । क 


जा ल 


1. 'तद्विवर्तपदैः' इति पाठान्तरम्‌ । 





138 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


आधारं सर्वभूतानामनाधारमनामयम्‌ । 
अप्रमाणमनिर्देश्यमप्रमेयमतीन्द्रियम्‌ ॥1 8॥ 
अस्थूलमनणुहुस्वमदीर्घमजमव्ययम्‌ । 
अशब्दस्पर्शरूपं तदचक्षुःश्रोत्रनामकम्‌ ॥1 9॥ 
सर्वज्ञं सर्वगं शान्तं सर्वेषां हदये स्थितम्‌ । 
सुसंवेद्यं गुरुमतात्‌ सुदुर्बोधमचेतसाम्‌ ॥20॥ 


वह अनक्षर अथवा परमाक्षर तत्त्व निर्विशेष और निष्कलंक है । जो क्षरतत्त्व है वह तो सभी भूत 

हें और जो अक्षरतत्त्व है वह सूत्रात्मा है (इस तरह क्षर, अक्षर और परमाक्षर [या अनक्षर] की बात हुई) । 
क्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम अक्षर रूप ब्रह्म है वह तो विशेषतारहित और निष्कलंक है | वह 
परमाक्षर किसी लक्षण से रहित है और इसलिए वह लक्ष्य भी नहीं बन सकता । कोई तर्क उसके विषय 
में किया नहीं जा सकता, वह अनुपम है, असीम है, अविभाज्य है, अचिन्त्य है, अतिनिर्मल है, वह 
सभी प्राणियों का आधाररूप है, पर उसका कोई आधार नहीं है, वह दोषरहित है, किसी प्रमाण के द्वारा 
वह सिद्ध नहीं किया जा सकता, वह किसी को बताया नहीं जा सकता, वह नापा नहीं जा सकता, वह 
इन्द्रियों से परे है, वह स्थूल नहीं है, अणु भी नहीं है, हस्व भी नहीं है, दीर्घ भी नहीं है, वह जन्मरहित 
है, वह अव्यय (अक्षय) है, वह शब्द-स्पर्श-रूप से रहित है, वह चक्षु-श्रत्र से रहित है, उसका कोई 
नाम नहीं है, वह सर्वज्ञ है, सर्वगामी है, शान्त है, सभी के हृदयों में अवस्थित है, गुरु के द्वारा उपदेश 
दिए जाने से बहुत अज्ञानी मनवालों को भी उसकी स्पष्ट अनुभूति हो सकती हे । 

निष्कलं निर्गुणं शान्तं निर्विकारं निराश्रयम्‌ । 

निर्लेपकं निरापायं कूटस्थमचलं धुवम्‌ ॥21॥ 

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमःपारे प्रतिष्ठितम्‌ । 

भावाभावविनिर्मुक्तं भावनामात्रगोचरम्‌ ॥2 2॥ 

भक्तिगम्यं परं तत्त्वमन्तर्लनिन चेतसा । 

भावनामात्रमेवात्र कारणं पदासम्भव ॥23॥ 

यथा देहान्तरप्राप्तिकारणं भावना नृणाम्‌ । 

विषयं ध्यायतः पुंसो विषये रमते मनः ॥241 


वह निरंश (अंशरहित) है, निर्गुण है, शान्त है, विकाररहित है, उसका कोई आश्रय (आधार) 
नहीं है, वह सबसे अलिप्त है, उसका कभी नाश नहीं होता, वह कूटस्थ (साक्षीमात्र) है, वह अचल 
है, वह शाश्वत (स्थायी) है, वह ज्योतियों की भी ज्योति है, वह अन्धकार से परे प्रतिष्ठित हुआ 
(तमोतीत) है, वह भाव और अभाव--दोनों से परे है, वह केवल भावना से ही जाना जा सकता है | 
हे कमलोद्भव ब्रह्मा ! वह अन्तर्लीन चित्त से भक्ति के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकने वाला परमतत्त्व 
है । इसको प्राप्त करने का कारण (हेतु) केवल भावना ही है । जैसे मनुष्यों के लिए अन्य देह की प्राप्ति 
का कारण केवल भावना ही होती है और विषयों का ध्यान करते रहने वाले पुरुषों का मन तो विषयों 
में ही घूमता रहता है न ? 


मा £ नुस्मरतश्चित्तं मय्येवात्र विलीयते । 

सर्वज्ञत्वं परेशत्वं सर्वसम्पूर्णशक्तिता । 

अनन्तशक्तिमत्त्वं च ममाऱुस्मरणाद्भवेत्‌ ॥25॥ इत्ति । 
इति तृतीयोऽध्यायः । 





चतुर्थोऽ ध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 139 


उसी प्रकार मेरा स्मरण करते रहने वाले का चित्त तो मुझमें ही विलीन होगा । अत: मेरा अनुस्मरण 
करने वाले को सर्वज्ञता, परमेश्वरता, सर्वसंपूर्णशक्तिमत्ता और अनन्तशक्तिमत्ता आदि 4 | १ 
यहाँ इस प्रकार तृतीय अध्याय पूरा होता है । 
अ 
चतुर्थोऽध्यायः 
चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्भेदो युक्तो न कर्हिचित्‌ । 
जीवत्वं च तथा ज्ञेयं रज्ज्वां सर्पग्रहो यथा ॥1॥ 
रज्ज्वज्ञानात्‌ क्षणेनैव यद्दद्रज्जुर्हि सर्पिणी । 
भाति तद्वच्चितिः साक्षाद्विश्राकारेण केवला ॥2॥ 
चैतन्य तो एकरूप ही है, उसमें भेद करना तो किसी भी रीति से योग्य है ही नहीं । जिस प्रकार 
किसी रस्सी में भ्रम से माने गए सर्प के ख्याल को छोड़ ही देना चाहिए, उसी प्रकार चैतन्य में जो 
जीवभाव हो गया है, उसे छोड़ ही देना चाहिए । जिस प्रकार रज्जु के आज्ञान से ही रज्जु क्षण में नागिन 
हो जाती है ठीक उसी प्रकार केवल चैतन्य ही विश्व के आकार से भासित होता हे । 
उपादानं प्रपञ्चस्य ब्रह्मणोऽन्यन्न विद्यते । 
तस्मात्‌ सर्वप्रपञ्जोऽयं ब्रह्मैवास्ति न चेतरत्‌ ॥३॥ 
व्याप्यव्यापकता मिथ्या सर्वमात्मेति शासनात्‌ । 
इति ज्ञाते परे तत्त्वे भेदस्सावसरः कुतः ॥4॥ 
ब्रह्मणः सर्वभूतानि जायन्ते परमात्मनः । 
तस्मादेतानि ब्रह्मैव भवन्तीति विचिन्तय ॥5॥ 
ब्रह्मैव सर्वनामानि रूपाणि विविधानि च । 
कर्माण्यपि समग्राणि बिभर्तीति विभावय ॥6॥ 
सुवर्णाज्जायमानस्य सुवर्णत्वं च शाश्वतम्‌ । 
ब्रहाणो जायमानस्य ब्रह्मत्वं च तथा भवेत्‌ ॥7॥ 
इस प्रपंच (जगत्‌) का उपादान कारण ब्रहम के अतिरिक्त और कोई नहीं है । इसलिए यह सारा 
प्रपंच (पूरा जगत्‌) ब्रह्मरूप ही है, कोई दूसरा है ही नहीं । यहाँ जो व्याप्य और व्यापक का विचार 
प्रवर्तमान है, वह तो मिथ्या ही है, क्योंकि शार तो ऐसा ही कहता है कि सब कुछ आत्मा ही है (कोई 
अन्य है ही नहीं कि जिससे व्याप्यव्यापक भाव हो सके) । इस परमतत्त्व को सर्वव्यापक और एकमात्र 
रूप से जब जान लिया जाय, तो फिर व्याप्यव्यापकता के लिए कोई स्थान ही कैसे रहेगा ? परमात्मा 
स्वरूप ब्रह्म से इन सर्वभूतों की उत्पत्ति होती है। इसलिए ये सभी ब्रह्मरूप ही हैं, ऐसा विचार करो । 
ये सब जो नाम है, रूप है, ये तरह-तरह के कार्य है, इन सबको ब्रह्म ही धारण करता हे, ऐसा तुम 
चिन्तन करो । ऐसी विभावना (अवधारणा) करो । जो वस्तु सोने से निर्मित होती रतत कायी 
स्थायी रहता ही है, इसी तरह ब्रह्म से उत्पन्न हुए इसे सारे जगत्‌ में ब्रह्मत्व तो स्थायी हे ही । 


स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा जीवात्मपरमात्मनोः । 
यस्तिष्ठति विमूढात्मा भयं तस्यापि भाषितम्‌ ॥8॥ 





140 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


यदज्ञानाद्‌ भवेद्‌ द्वैतमितरत्‌ तत्‌ प्रपश्यति । 
आत्मत्वेन तदा सर्व नेतरत्‌ तत्र चाण्वपि ॥9॥ 
जो विमूढ अन्तःकरण वाला पुरुष जीव और परमात्मा में थोड़ा-सा भी अन्तर (भेद) करके 
देखता है, उसको भय होता ही है, ऐसा कहा गया है । जिस अज्ञान से द्वैत पैदा होता है और जो मनुष्य 
एक-दूसरे को अलग-अलग देखता है, उसी को जब ज्ञान हो जाता है, तब वह सबको आत्मरूप से 
ही देखता है । तब तो एक अणु भी उसके लिए आत्मा से अलग नहीं होता (सब आत्मा ही होता है) । 


अनुभूतो5प्ययं लोको व्यवहारक्षमो$पि सन्‌ । 
असद्रूपो यथा स्वप्न उत्तरक्षणबाधितः ॥10॥ 
स्वप्ने जागरितं नास्ति जागरे स्वप्नता न हि । 
द्वयमेव लये नास्ति लयोऽपि ह्यनयोर्न च ॥11॥ 
त्रयमेव भवेन्मिथ्या गुणत्रयविनिर्मितम्‌। 

अस्य द्रष्टा गुणातीतो नित्यो ह्येष चिदात्मकः ॥1 2॥ 
यद्दन्मृदि घटभ्रान्तिः शुक्तौ हि रजतस्थितिः । 
तद्ठद्ब्रह्मणि जीवत्वं वीक्षमाणे विनश्यति ॥1 3॥ 


यद्यपि यह लोक (संसार) अनुभव में आता है, व्यवहार के लिए भी वह सत्य-सा लगता है फिर 
भी वह स्वप्न जैसा ही है क्योंकि एक अनुभव के बाद दूसरे अनुभव से वह पूर्वानुभव बाधित हो जाता 
है इसलिए यह असत्‌ रूप ही है। स्वप्नावस्था में जाग्रदवस्था नहीं होती और जाग्रदवस्था में 
स्वप्नावस्था नहीं होती और लयावस्था में (अथवा सुषुप्ति में) वे दोनों नहीं होतीं । और इन दोनों के 
अस्तित्व का लय भी तो नहीं होता | वास्तव में ये तीनों अवस्थाएँ मिथ्या ही हैं, तीनों सत्त्वादि गुणों 
के द्वारा ये बनाई गई हैं । इस अवस्थात्रय का द्रष्टा तो तीनों गुणों से परे है, वह नित्य है और 
चैतन्यस्वरूप है । जिस तरह मिट्टी में घड़े की भ्रान्त होती है और सीप में रजत का भ्रम होता है, उसी 
प्रकार ब्रह्म में जीवत्व को देखने वाला मनुष्य विनष्ट हो जाता है। 


यथा मृदि घटो नाम कनके कुण्डलाभिधा । 

शुक्तौ हि रजतख्यातिर्जीबशब्दार्थता परे ॥14॥ 

यथैव व्योम्नि नीलत्वं यथा नीरं मरुस्थले । 

पुरुषत्वं यथा स्थाणौ तद्वद्विश्वं चिदात्मनि ॥1 5॥ 

यथैव शून्यो वेतालो गन्धर्वाणां पुरं यथा । 

यथाकाशे द्विचन्द्रत्वं तद्वत्‌ सत्ये जगत्स्थितिः ॥16॥ ` 
यथा तरङ्गकल्लोलैर्जलमेव स्फुरत्यलम्‌। 

'घटनाम्ना यथा पृथ्वी पटनाम्ना हि तन्तवः ॥1 7॥ 


जिस प्रकार मिट्टी में ही घड़े का और कनक में ही कुण्डल का नाम दिया जाता हे और जैसे सीप 
में ही रजत का भाप लिया जाता है, वैसे ही परमात्मा में जीवत्व शब्द का व्यवहार किया जाता है | 
जिस प्रकार आळा श में नीलत्व होता है, जिस प्रकार मरुमरीचिका में पानी होता है, जिस प्रकार खम्भै 
में पुरुषत्व होता है, ठीक इसी प्रकार चिदात्मा में जगत्‌ की स्थिति है । (अर्थात्‌ वास्तव में है ही नहीं !) 
जिस प्रकार वेताल शून्यरूप ही होता है, जिस प्रकार आकाश में गन्धर्वनगरी होती है, जिस तरह 
आकाश में दो चन्द्र होते हैं, इसी प्रकार सत्यरूप ब्रहम में जगत्‌ की स्थिति है । (अर्थात्‌ जगत्‌ का कोई 


पञ्चमोञध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 141 


अस्तित्व ही नहीं हे ।) जिस प्रकार तरंगों के कल्लोल से केवल जल ही स्फुरित होता है, जैसे घट के 
नाम से पृथ्वी ही कही जाती है, जैसे वस्न के नाम से तन्तु ही कहे जाते हैं, उसी तरह-- 

जगन्नाम्ना चिदाभाति सर्व ब्रहौव केवलम्‌ । 

यथा वन्ध्यासुतो नास्ति यथा नास्ति मरौ जलम्‌ ॥1 8॥ 

यथा नास्ति नभोवृक्षस्तथा नास्ति जगत्स्थितिः । 

गृह्यमाणे घटे यद्न्मृत्तिका भाति वै बलात्‌ ॥19॥ 

वीक्ष्यमाणे प्रपञ्चे तु ब्रहौवाभाति भासुरम्‌ । 

सदैवात्मा विशुद्धोऽस्मि ह्यशुद्धो भाति वै सदा ॥20॥ 
--जगत्‌ के नाम से चिदात्मा ही प्रकाशित हो रहा है । सब जगह यह चिदात्मा ब्रह्म ही तो है | जिस 
प्रकार बन्ध्यापुत्र का कोई अस्तित्व नहीं होता, जिस प्रकार मरुभूमि में कोई जल का अस्तित्व नहीं 
होता, जिस प्रकार आकाश में वृक्ष का अस्तित्व नहीं होता, इसी तरह जगत्‌ का कोई अस्तित्व ही नहीं 
है । जिस प्रकार घट को देखने पर मिट्टी बलपूर्वक दिखाई ही पड़ती है, उसी प्रकार जब जगत्‌ देखा 
जाता है तो बलात्‌ तेजोमय ब्रह्म दिखाई ही पड़ता है । वास्तव में तो अस्मि का वाचक (अहम्‌) आत्मा 
सत्‌ और विशुद्ध ही है जो सदा अशुद्ध (जगत्‌) रूप में प्रतीत होता है । 

यथैव द्विविधा रज्जुज्ञानिनोऽज्ञानिनोऽनिशम्‌। 

`यथैव मृन्मयः कुम्भस्तद्वददेहोऽपि चिन्मयः ॥21॥ 

आत्मानात्मविवेकोऽयं मुधैव क्रियते बुधैः । 

सर्पत्वेन यथा रज्जू रजतत्वेन शुक्तिका ॥22॥ 

विनिर्णीता विमूढेन देहत्वेन तथात्मता । 

घटत्वेन यथा पृथ्वी जलत्वेन मरीचिका ॥23॥ 

गृहत्वेन हि काष्ठानि खड्गत्वेनैव लोहता । 

तद्ठदात्मनि देहत्वं पश्यत्यज्ञानयोगतः ॥24॥ इति । 

इति चतुर्थोऽध्यायः । 


जिस प्रकार ज्ञानी की और अज्ञानी की दृष्टि से रस्सी दो प्रकार की हो जाती है और जिस प्रकार मिट्टी 
से बना घड़ा भी दो प्रकार का हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञानी और अज्ञानी की दृष्टि में चित्स्वरूप यह देह 
भी दो प्रकार का हो जाता है । ज्ञानियो के द्वारा आत्मा और अनात्मा का ape (भेद) किया जाता है, 
वह तो गलत ही किया जाता है, क्योंकि रस्सी में सर्प की तरह और सीप में रजत की तरह वह तो मिथ्या 
ही है । उसमें सत्य का निर्णय तो मूढ़ों के द्वारा ही किया जाता है । मूढ़ ही हित को देहरूप में और पृथ्वी 
को घटरूप में या मरीचिका को जलरूप में मानता है । के वह लकड़ियों को गृहरूप में, लोहे को खड्ग 
के रूप में मानता है, वैसे ही अज्ञान के योग से वह देह में आत्मत्व को मानता है । 

इस तरह यहाँ चौथा अध्याय पूरा होता है । 
Es 


पञ्चमोऽध्यायः 


पुनर्योगं प्रवक्ष्यामि गह्य बहास्वरू गक") 
समाहितमना भूत्वा श्रृणु ब्रह्मन्‌ यथाक्रमम्‌ WIN 


142 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


दशद्वारपुरं देहं दशनाडीमहापथम्‌ । 

दशभिर्वायुभिर्व्याप्तं दशेन्द्रियपरिच्छदम्‌ ॥2॥ 

षडाधारापवरकं षडन्वयमहावनम्‌ । 

चतुष्पीठसमाकीर्ण चतुराम्नायदीपकम्‌ ॥3॥ 

बिन्दुनादमहालिङ्गविष्णुलक्ष्मीनिकेतनम्‌ । 

देह विष्णवालयं प्रोक्तं सिद्धिदं सर्वदेहिनाम्‌ ॥4॥ 

शिवजी ने आगे कहा कि--हे ब्रह्माजी ! मैं और भी क्रमानुसार गोपनीय ब्रह्मस्वरूप के विषय में 

कह रहा हूँ । उसे सावधान मन से सुनो । यह देह दस द्वारों (दश इन्द्रियों) वाला नगर है, इसमें दस 
नाड़ीरूप बड़े-बड़े मार्ग बने हैं | इसमें दश वायु व्याप्त है और यह दश इन्द्रियों से व्याप्त हे । छः 
(चक्रोंरूपी) आधारों से वह घिरा हुआ है । इसमें छ: अन्वय रूप बड़े वन (मन्त्र-लय-हठ-राज-भावना- 
सहज--इन योग सम्प्रदाय रूप वन) बनाये गये हैं | इसमें कामरूपादि पूर्व वर्णित चार पीठ हैं, इसमें 
वेदरूपी दीपक जगमगा रहे हैं । बिन्दु, नाद, महालिंग, विष्णु और लक्ष्मी का यह निवासस्थान है । इस देह 
को विष्णु का घर कहा जाता है । यह सभी देहधारियों के लिए सिद्धिदायक बताया गया है । 


गुदमेढ़ान्तरालस्थं मूलाधारं त्रिकोणकम्‌ । 
शिवस्य जीवरूपस्य स्थानं तद्द्रि प्रचक्षते ॥5॥ - 
यत्र कुण्डलिनी नाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता । 
सस्माहुत्पद्यते वायुर्यस्माद्वह्विः प्रवर्तते ॥6॥ 
यस्माहुत्पद्यते बिन्दुर्यस्मान्नादः प्रवर्तते । 
यस्माहुत्पद्यते हंसो यस्माहुत्पद्यते मनः ॥7॥ 
तदेतत्‌ कामरूपाख्यं पीठं कामफलप्रदम्‌ । 
स्वाधिष्ठानाह्ृयं चक्रं लिङ्गमूलं षडस्त्रकम्‌ ॥8॥ 


गुदा और मेढ़ (लिंग) के बीच के प्रदेश में तीन कोनों वाला मूलाधार चक्र स्थापित है । उसको 

जीवरूप बने हुए शिव का स्थान कहा जाता हे । वहाँ पर कुण्डलिनी नाम की पराशक्ति प्रतिष्ठित हे । 
इसमें से पहले वायु. (प्राण) उत्पन्न होता है, वायु से अग्नि पैदा होता है। फिर उस अग्नि से बिन्दु 
उत्पन्न होता है और बिन्दु से नाद उत्पन्न होता है । उस नाद से हंस उत्पन्न होता है और हंस से मन 
उत्पन्न होता है । इसे कामरूप' नाम का पीठ कहा जाता है । क्योंकि वह हमारी कामनाओं का फल 
देने वाला है । फिर जरा ऊपर लिंग के मूल में स्वाधिष्ठान नाम का चक्र है । वह छ: दलों वाला है | 

नाभिदेशे स्थितं चक्रं दशास्त्रं मणिपूरकम्‌ । 

द्वादशारं महाचक्रं हृदये चाप्यनाहतम्‌ ॥9॥ 

तदेतत्‌ पूर्णगिर्याख्यं पीठं कमलसम्भव । 

कण्ठकूपे विशुद्धाख्यं यच्चक्रं षोडशास्त्रकम्‌ ॥10॥ 

पीठं जालन्धरं नाम तिष्ठत्यत्र चतुर्मुख । 

आज्ञा नाम भ्रुवोर्मध्ये द्विदलं चक्रमुत्तमम्‌ ॥11॥ 

उड्याणाख्यं महापीठमुपरिष्टात्‌ प्रतिष्ठितम्‌ । 

स्थानान्येतानि देहेऽस्मिञ्छक्तिरूपं प्रकाशते ॥1 2॥ 


पञ्चमोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 143 


नाभि के प्रदेश में रहा हुआ दश दल वाला चक्र मणिपूरक कहा जाता हैं । और बारह दलों वाला 
अनाहत नाम का महाचक्र हृदय में स्थापित है । हे कमलसंभव ब्रह्मा जी ! वह यह पूर्णगिरि नाम का 
पीठ है । कण्ठकूप में विशुद्ध चक्र नाम का चक्र है। वह चक्र सोलह दलवाला हे । हे चतुर्मुख 
ब्रह्माजी ! यहाँ पर जालन्धर नामक पीठ अवस्थित हे | दो भौंहों के बीच आज्ञाचक्र है, वह दो दल 
वाला है । वह उत्तम चक्र है, यहाँ उड्याण नाम का महापीठ ऊपर के भाग में स्थित हे । ये सब इस 
देह में बने हुए स्थान हैं, इनमें शक्तिरूप प्रकाशित होता है। 


स चतस्त्रधरण्यादौ ब्रह्मा तत्राधिदेवता । 
अर्धचन्द्राकृति जलं विष्णुस्तस्याधिदेवता ॥1 3॥ 
त्रिकोणमण्डलं बह्वी रुद्रस्तस्याधिदेवता । 
वायोर्बिम्बं तु षट्कोणं सङ्कुर्षोऽत्राधिदेवता ॥14॥ 
आकाशमण्डलं वृत्तं श्रीमन्नारायणोऽत्राधिदेवता । 
नादरूपं भ्रुवोर्मध्ये मनसो मण्डलं विदुः ॥1 5॥ 
शाम्भवस्थानमेतत्ते वर्णितं पद्मसम्भव । 

अतः परं प्रवक्ष्यामि नाडीचक्रस्य निर्णयम्‌ ॥1 6॥ 


चार कोने वाली धरणी आदि में ब्रह्मा अधिदेवता हैं, जो अर्धचन्द्राकृति जल है, उसके 
अधिदेवता विष्णु हैं, त्रिकोण मण्डलाकार वहि है और उसके अधिदेवता रुद्र है । जो षट्कोण 
बिम्बाकार वायु है, उसके अधिदेवता संकर्षण हे । गोलाकार आकाशमण्डल के अधिदेवता श्रीमन्‌- 
नारायण हैं । और दोनों भौहों के बीच नादरूप मन का मण्डल कहा गया है । यह जो शांभव स्थान हे 
उसका वर्णन तो हे पद्मसंभव ब्रह्मा जी ! में पहले ही (प्रथम अध्याय में ही) आपके समक्ष कह चुका 
हूँ। अब आगे मैं नाड़ीचक्र का निर्णय कहूँगा। 
मूलाधारत्रिकोणस्था सुषुम्ना द्वादशाडजुला । 
मूलार्धच्छिन्नवंशाभा ब्रह्मनाडीति सा स्मृता ॥1 7॥ 
इडा च पिङ्गला चैव तस्याः पार्श्वद्वये गते । 
विलम्बिन्यामनुस्यूते नासिकान्तमुपागते ॥1 8॥ 
इडायां हेमरूपेण वायुर्वामेन गच्छति । 
पिङ्गलायां तु सूर्यात्मा याति दक्षिणपार्श्चतः ॥1 9॥ 
विलम्बिनीति या नाडी व्यक्ता नाभौ प्रतिष्ठिता । 
तत्र नाड्यः . समुप्पन्नास्तिर्यगूध्वमधोमुखाः ॥20॥ 
मूलाधार में आधा बाँस काटा गया हो ऐसे आकार (आभा) वाली, मूलाधार के त्रिकोणाकार 
सुषुम्ना नाम की नाड़ी है, उसे ब्रह्मनाडी भी कहा 


में अवस्थित अंगुल के परिमाणवाली सुषुम्त 1 हैं । वे दोनों 
दिशा म की यो में इडा और पिंगला नाम की दो नाड़ियाँ हैं। वे दोनों नाड़ियाँ 


नाडी में अनुस्यूत (पिरोयी हुई) हैं और वे दोनों नाडियाँ नासिका के अन्तभाग-- 
र गा । वाम नथुने से इडा में हेमरूप से (सूर्य नाड़ी से) प्राणवायु पहले आता है। 
सिक के टशिण भाग मे दलित न कर है: अब मि 


नाम की नाड़ी है, वह व्यक्त होकर नाभि प्रदेश में प्रतिष्ठित हुई है, उसके थोड़े ऊपर के भाग में नीचे 
मुख किए हुए नाड़ियाँ उत्पन्न हुई हैं। 














144 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तन्नाभिचक्रमित्युक्तं कुक्कुटाण्डमिव स्थितम्‌ । 
गान्धारी हस्तिजिहा च तस्मान्नेत्रद्वयं गते ॥21॥ 
पूषा चालम्बुसा चैव श्रोत्रद्ठयमुपागते । 

शूरा नाम महानाडी तस्मादभ्रूमध्यमाश्रिता ॥2 2॥ 
विश्वोदरी तु या नाडी सा भुङ्क्तेऽन्नं चतुर्विधम्‌ । 
सरस्वती तु या नाडी सा जिह्वान्तं प्रसर्पते ॥23॥ 
राकाहूया तु या नाडी पीत्वा च सलिलं क्षणात्‌ । 
क्षुतमुत्पादयेद्‌ घ्राणे श्लेष्माणं संचिनोति च ॥24॥ 


उस स्थान को नाभिचक्र कहा जाता है । कुक्कुट (मुर्गी) के अण्डे को तरह उसका आकार है। 
वहाँ से गान्धारी और हस्तिजिह्वा नाम की दो नाड़ियाँ दोनों आँखों तक पहुँची हुई हैं और पूषा तथा 
अलम्बुसा नाम की दो नाड़ियाँ दोनों कानों तक पहुँची हुई हैं । शूरा नाम को एक महानाड़ी उससे उत्पन्न 
होकर दोनों भौहों के बीच में पहुँची हुई है जो विश्वोदरी नाम की नाड़ी है, वह चारों प्रकार के अन्न 
लेह्य, चोष्य, पेय और खाद्य को ग्रहण करती है | जो सरस्वती नाम की नाड़ी है, वह जीभ के अन्त 
तक फैली हुई है और जो राका नाम की नाडी है, वह पानी पीकर एक क्षण में छींक को पैदा कर देती 
है और कफ को एकत्रित करती है। : 


कण्ठकूपोद्भवा नाडी शङ्कन्याख्या त्वधोमुखी । 
अन्नसारं समादाय मूर्ध्नि सञ्चिनुते सदा ॥25॥ 
नाभेरधोगतास्तिस्त्रो नाडयः स्युरधोमुखाः । 

मलं त्यजेत्‌ कुहूर्नाडी मूत्रं मुञ्चति वारुणी ॥26॥ . 
'चित्राख्या सीचिनी नाडी शुक्लमोचनकारिणी । 
नाडीचक्रमिति प्रोक्तं बिन्दुरूपमतः श्रृणु ॥27॥ 


रांखिनी नाम की नाड़ी कण्ठकूप से उत्पन्न होती है, वह नीचे मुख किए हुए है। वह अन्न के 

सारतत्त्व को इकट्ठा करके सदा मस्तक में रख देती है । नाभि के नीचे के भाग में तीन नाड़ियाँ हैं ये 
सब अधोमुखी हैं । इनमें से जो कुहू नाम की नाड़ी है, वह मल का त्याग करती है और जो वारुणी 
नाम की नाड़ी है, वह मूत्र का त्याग करती है । सीवनी के स्थान में जो चित्रा नाम की नाडी है, वह 
शुक्ल (शुक्र) का मोचन करने वाली है । इसको नाड़ीचक्र कहा गया है । अब में तुम्हें बिन्दुरू 
सुनाऊंगा, इसे सुनो । 

स्थूलं सूक्ष्मं परं चेति त्रिविधं ब्रह्मणो वपुः । 

स्थूलं शुक्लात्मकं बिन्दुः सूक्ष्मं पञ्ञाग्निरूपकम्‌ ॥2 8॥ 

सोमात्मकः परः प्रोक्तः सदा साक्षी सदाच्युतः । 

पातालानामधोभागे कालाग्निर्यः प्रतिष्ठितः ॥2 9॥ 

स मूलाग्निः शरीरेऽग्निर्यस्मान्नादः प्रजायते । 

बडवाग्निः शरीरस्थो ह्यस्थिमध्ये प्रवर्तते ॥30॥ 


स्थूल, सूक्ष्म और पर--इस प्रकार के ब्रह्म के तीन रूप होते है । इनमें जो स्थूलरूप है, वह 
शुक्लस्वरूप (शुक्रस्वरूप) बिन्दु के रूप में होता है और जो सूक्ष्म रूप है वह पंचाग्निरूप है, जो 
पररूप है, वह सोमात्मक है, वह सदा साक्षीस्वरूप है, वह अच्युत (शाश्वत) है । जो पंचाग्नि रूप कही 





पञ्चमोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 145 


गया है, वह पातालों के नीचे जो कालाग्नि प्रतिष्ठित है, वही मूलाग्नि इस शरीर में भी हे । इससे नाद 
उत्पन्न होता हे । शरीर में अवस्थित यह वडवाग्नि अस्थियों के बीच रहकर फैलता है। (अर्थात्‌ 
कालाग्नि ही नादाधार अग्नि होकर शरीर में रहता हे ।) 

काष्ठपाषाणयोर्वह्िह्मस्थिमध्ये प्रवर्तते । 

काष्ठपाषाणजो वह्निः पार्थिवो ग्रहणीगतः ॥31॥ 

अन्तरिक्षगतो वल्लिर्वैद्युतः स्वान्तरात्मकः । 

नभःस्थः सूर्यरूपोऽग्निर्नाभिमण्डलमाश्रितः ॥32॥ 

विषं वर्षति सूर्योऽसौ स्त्रवत्यमृतमुन्मुखः । 

तालुमूले स्थितश्चन्द्रः सुधां वर्षत्यधोमुखः ॥3 3॥ 

श्रूमध्यनिलयो बिन्दुः शुद्धस्फटिकसंनिभः । 

महाविष्णोश्च देवस्य तत्‌ सूक्ष्मं रूपमुच्यते ॥341 

काष्ठ और पाषाण से जन्मा हुआ अग्नि अस्थियो में प्रवर्तित होता है । काष्ठ और पाषाण से 

उत्पन्न वह पार्थिव अग्नि ही ग्रहणीगत (योषागत) स्त्री में स्थित होता है । और जो अन्तरिक्ष में रहने 
वाला वैद्युत अग्नि है, वही अपने अन्तर का स्वरूप लिए हुए है । आकाश में रहने वाला जो सूर्यरूप 
अग्नि है, वही नाभिमंडल में स्थित है । यह सूर्य विष बरसाता है, पर उन्मुख (अभिमुख) होकर वह 
अमृत का स्राव करता है । तालुप्रदेश में रहने वाला चन्द्र नीचे मुख करके सुधा बरसाता है । दोनों भौहों 
के बीच में रहने वाला बिन्दु शुद्ध स्फटिक जैसी कान्तिवाला होता है और वह महाविष्णु देव का रूप 
समझा जाता हे । 

एतत्‌ पञ्जाग्निरूपं यो भावयेद्‌ बुद्धिमान्‌ धिया । 

तेन भुक्तं च पीतं च हुतमेव न संशयः ॥35॥ 

सुखसंसेवितं स्वप्नं सुजीर्णमितभोजनम्‌ । 

शरीरशुद्धिं कृत्वादौ सुखमासनमास्थितः ॥36॥ 

प्राणस्य शोधयेन्मार्ग रेचपूरककुम्भकैः । 

गुदमाकुञ्चय यत्नेन मूलशक्तिं प्रपूजयेत्‌ ॥37॥ 

जो बुद्धिमान मनुष्य अपनी बुद्धि से इस पंचाग्निरूप की भावना करता है, उसका खाया-पिया 

सब हवन किया हुआ ही हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है । इस प्रकार जो सुख से निद्रा लेता 


है, जो पाचक और कम आहार लेता है, ऐसे आहारादि से शरीरशुद्धि करने वाले मनुष्य को चाहिए 
कि वह रेचक, पूरक और कुंभक के द्वारा पहले प्राणशक्त के मार्ग को शुद्ध कर ले और फिर गुदा का 
संकोच करते हुए प्रयत्नपूर्वक मूलशक्ति को पूजे (जगाए)। 

नाभौ लिङ्गस्य मध्ये तु उडयाणाख्यं च बन्धयेत्‌। . 

उट्डीय याति तेनैव शक्तितोड्याणपीठकम्‌ ॥38॥ 

कण्ठं सङ्कोचयेत्‌ किञ्रिद्दन्धो जालन्धरो ह्ययम्‌ । 

बन्धयेत्‌ खेचरीमुद्रा दृढचित्तः समाहितः ॥3१॥ 

कपालविवरे जिह्वा प्रविष्टा विपरीतगा । 

भुवोरन्तर्गता दृष्टिमुद्रा भवति खेचरी ॥40॥ 


10 3० तृ ० 

















146 | उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


नाभि और लिंग के बीच के प्रदेश में उड्याणबन्ध करना चाहिए । इसी से प्राण उड़कर शक्ति 

से उड्याणपीठ तक जाता है । जब थोड़ा-सा कण्ठ का संकोच किया जाता है, तब जालन्धरबन्ध बनता 
है । दृढ मन वाले (स्थिर बुद्धि वाले) साधक को उसके बाद खेचरी मुद्रा करनी चाहिए । इसमें जीभ 
को उल्टा करके कपाल की गुहा में (कपाल के छिद्र में) उसको प्रवेश कराना चाहिए और दृष्टि दोनों 
भौहों के बीच स्थिर रखनी चाहिए । इस तरह खेचरी मुद्रा होती है । 

खेचर्या मुद्रितं येन विवरं लम्बिकोर्ध्वतः । 

न पीयूषं पतत्यग्नौ न च वायुः प्रधावति ॥41॥ 

न क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यं प्रजायते । 

न च मृत्युर्भवेत्‌ तस्य यो मुद्रां वेत्ति खेचरीम्‌ ॥42॥ 


जिसने खेचरी से अपने कण्ठविवर को ऊँचे लम्बी जीभ करके मुद्रित कर दिया है (बन्द कर 
दिया है), ऐसे उसका अमृत अग्नि में नहीं गिरता (नष्ट नहीं होता) और वायु दौड़ता नहीं है (प्राणवायु 
असंयत नहीं रहता) । उसे क्षुधा, तृष्णा, निद्रा, आलस्य आदि कुछ उत्पन्न नहीं होता । जो इस खेचरी 
मुद्रा को जानता है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती । 
ततः पूर्वापरे व्योम्नि द्वादशान्तेऽच्युतात्मके । 
उड्याणपीठे निर्ढनद्वे निरालम्बे निरञ्जने ॥43॥ 
-ततः पङ्कजमध्यस्थं चन्द्रमण्डलमध्यगम्‌ । | 
नारायणमनुध्यायेत्‌ स्त्रवन्तममृतं सदा ॥44॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌. दृष्टे परावरे ॥4 5॥ 


इसके बाद खेचरी मुद्रा के बारह (वर्ष) के अन्त में उड्याण पीठ में, द्वन्द्ररहित, अब्नलम्बन 

रहित, अच्युतात्मक--शाश्वत (सहंखाराकाश में) पर और अपर आकाश में, कमल पर विराजमान, 
चन्द्रमण्डल के मध्य में स्थित, सर्वदा अमृत का स्राव करने वाले नारायण का ही ध्यान करते रहना 
चाहिए । इससे हृदय की ग्रन्थियाँ टूट जाती हैं । जब उन परात्पर नारायण का ही दर्शन हो गया तब 
सभी संशय भी मिट जाएंगे । ऐसे नारायण के साक्षात्कारी के सभी कर्म भी क्षीण हो जाते हैं । 

अथ सिद्धि प्रवक्ष्यामि सुखोपायं सुरेश्वर । 

जितेन्द्रियाणां शान्तानां जितश्रासविचेतसाम्‌ ॥4 6॥ 

नादे मनोलयं ब्रह्मन्‌ दूरश्रवणकारणम्‌ । 

बिन्दौ मनोलयं कृत्वा दूरदर्शनमाप्नुयात्‌ ॥47॥ 

कालात्मनि मनो लीनं त्रिकालज्ञानकारणम्‌। 

परकायमनोयोगः परकायप्रवेशकृत्‌ ॥48॥ 

अमृतं चिन्तयेन्मूर्ध्नि क्षुत्तृषाविषशान्तये । 

पृथिव्यां धारयेच्चितं पातालगमनं भवेत्‌ ॥49॥ 


अब हे सुरेश्वर ! उन जितेन्द्रिय, शान्त, प्राणों को जीतने वाले और मन को वश में रखने बाले 
योगियों के सुख के उपाय को और उनकी सिद्धि को मैं तुम्हें कहूँगा । हे ब्रह्माजी ! नाद में जब मन ता 
लय हो जाता है, तब वह दूरश्रवण की सिद्धि का कारण बनता है । इसके बाद बिन्दु में मन का लय 





पञ्चमोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 147 


करके योगी दूरश्रवण की सिद्धि प्राप्त कर सकता है । मन जब कालात्मा में लीन हो जाता है, तब वह 
त्रिकाल ज्ञान का कारण होता है । और अन्य के शरीर में मन का योग करने से वह अन्य के शरीर में 
प्रवेश (परकायप्रवेश) कर सकता है । भूख, प्यास और विष की शान्ति के लिए मस्तिष्क में अमृत की 
भावना करनी चाहिए ओर पृथ्वी में चित्त को धारणा करने से पाताल में गमन हो सकता हे । 

सलिले धारयेच्चितं नाम्भसा परिभूयते । 

अग्नौ संधारयेच्चित्तमग्निना दह्यते न सः ॥50॥ 

वायौ मनोलयं कुर्यादाकाशगमनं भवेत्‌ । 

आकाशे धारयेच्चित्तमणिमादिकमाप्नुयात्‌ ॥51॥ 

विरादरूपे मनो युञ्जन्‌ महिमानमवाप्नुयात्‌। 

चतुर्मुखे मनो युञ्जन्‌ जगत्सृष्टिकरो भवेत्‌ ॥52॥ 

वह यदि जल में चित्त की अवधारणा (लय) करता है, तो जल से कभी पराभव प्राप्त नहीं करता 

और अगर वह अग्नि में चित्त की अवधारणा (लय) करता है, तो अग्नि से वह कभी जलता नहीं है । 
यदि वह वायु में चित्त की अवधारणा करता है (लय कर देता है), तो वह आकाश में गमन कर सकता 
है और यदि वह आकाश में चित्त की अवधारणा करता है, तो उसे अणिमादि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती 
हैं । यदि वह अपने मन को विराट्रूप में जोड़ (एकाकार कर) देता है, तब तो वह महिमा महत्तत्त्व को 
पाता है और यदि चतुर्मुख ब्रह्मा के साथ अपने चित्त की एकात्मता करता है, तब तो वह सृष्टि का कर्ता 
ही हो जाता है। 


इन्द्रूपिणमात्मानं भावयन्‌ मर्त्यभोगवान्‌ । 
विष्णुरूपे महायोगी पालयेदखिलं जगत्‌ ॥53॥ 
रुद्ररूपे महायोगी संहरत्येव तेजसा । 
नारायणे मनो युञ्जन्‌ नारायणमयो भवेत्‌ । 
वासुदेवे मनो युञ्जन्‌ सर्वसिद्धिमवाप्तुयात्‌ ॥5॥ 
यथा संकल्पयेद्योगी योगयुक्तो जितेन्द्रियः । 
तथा तत्तदवाप्नोति भाव एवात्र कारणम्‌ ॥55॥ 
अपने आपको इन्द्ररूप में भावना करने वाला सभी मर्त्य भोगों का भोगने वाला होता है और 


अपने को विष्णु के रूप में भावना करने वाला महायोगी बन जाता है और अखिल जगत्‌ का पालन 


करने वाला बन जाता है । अपने आत्मा की रुद्र रूप में भावना करने वाला महायोगी बनता है और वह 


म में जोडने वाला नारायणमय ही बनता 
अपने तेज से जगत्‌ का संहार करता है । अपने मन को नारायण में जोड 
है । और वासुदेव में मन को जोड्ने वाला सभी प्रकार की सिद्धियाँ प्राप्त करता है । योगयुक्त जितेन्द्रिय 
योगी तो अपने संकल्पौं के अनुसार जो-जो भाव जिस-जिस सिद्धि को प्राप्त कराता है उस-उस को 


प्राप्त कर ही लेता है । 
गुरूर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुगुरुदेवः सदाशिवः । 
न गुरोरधिकः कश्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥56॥ 
दिव्यज्ञानोपदे्टारं देशिकं परमेश्वरम्‌ । 


पूजयेत्‌ परया भक्त्या तस्य ज्ञानफलं भवेत्‌ ॥57॥ 





148 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


यथा गुरुस्तथैवेशो यथैवेशस्तथा गुरुः । 
पूजनीयो महाभक्त्या न भेदो विद्यतेऽनयोः ॥5 8॥ 
नाद्वैतवादं कुर्वीत गुरुणा सह कुत्रचित्‌ । 
अद्वैतं भावयेद्भक्त्या गुरोर्दैवस्य चात्मनः ॥59॥ 
गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सदाशिव देव हैं । (अच्युत है ?) गुरु से बढ़कर तीनों 
लोकों में कोई है ही नहीं | दिव्य परमज्ञान का उपदेश करने वाले परम मार्गदर्शक, परमेश्वरस्वरूप, गुरु 
को सदैव परमभक्ति के साथ पूजना चाहिए, तभी ज्ञान का फल प्राप्त किया जा सकता है । जैसे गुरु 
` हैं वैसे ही ईश्वर हें और जैसे ईश्वर हैं, वैसे ही गुरु हैं । बड़ी भक्ति से वे पूजनीय हैं । उन दोनों के बीच 
हम तो कोई भेद नहीं जानते | ईश्वर और गुरु की अद्वैतता की बात कभी गुरु के आगे नहीं करनी 
चाहिए, किन्तु उस अद्वैत की भावना मन में तो नित्य रखनी ही चाहिए । गुरु, देव और स्वयं का अद्वैत 
भाव मन में हमेशा रखना चाहिए । 
योगशिखां महागुह्यं यो जानाति महामतिः । 
न तस्य किञ्चरिदज्ञातं त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥60॥ 
न पुण्यपापे नास्वस्थो न दुःखं न पराजयः । 
न चास्ति पुनरावृत्तिरस्मिन्‌ संसारमण्डले ॥61॥ 
जो महाबुद्धिशाली मनुष्य योगशिखा के इस परमगुह्य ज्ञान को जानता हैं उसके लिए तीनों 
लोकों में कोई भी बात अनजानी नहीं रह जाती । उस पर पुण्य-पाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ; वह 
कभी अस्वस्थ नहीं होता | उसको कभी न दुःख होता है, न कभी उसकी पराजय ही होती है । इस 
संसार मण्डल में उसे फिर कभी आना नहीं पड़ता । 
सिद्धौ चित्तं न कुर्वीत चञ्चलत्वेन चेतसः । 
तथा विज्ञाततत्त्वोऽसौ मुक्त एव न संशयः ॥62॥ इत्युपनिषत्‌ । 
इति पञ्चमोऽध्यायः । 
चित्त की चंचलता से प्रेरित होकर कभी भी सिद्धि प्राप्त करने की बुद्धि नहीं करनी चाहिए । ईस 


प्रकार जिसने तत्त्व को जान लिया है वह मुक्त ही है, इसमें कोई संशय नहीं हे । ऐसा यह उपनिषद्‌ 
कहती है । 


यहाँ पर पाँचवाँ अध्याय पूरा होता है । 
र 


षष्ठोऽ ध्यायः 


उपासनाप्रकारं मे ब्रूहि त्वं परमेश्वर । 

येन विज्ञानमात्रेण मुक्तो भवति संसृतेः ॥1॥ 
-उपासनाप्रकारं ते रहस्यं श्रुतिसारकम्‌। 
हिरण्यगर्भ वक्ष्यामि श्रुत्वा सम्यगुपासय ॥2॥ 
सुषुम्नायै कुण्डलिन्यै सुधायै चन्द्रमण्डलात्‌ । 
मनोन्मन्यै नमस्तुभ्यं महाशक्त्यै चिदात्मने ॥3॥ 





षष्ठोऽध्यायः] ,  गयोगशिखोपनिषत्‌ (65) 149 


ब्रह्माजी ने कान है परमेश्वर ! अब आप मुझे उपासना का प्रकार बताइए, कि जिसके ज्ञानमात्र 
से मनुष्य संसार से छुटकारा पा सकता हे ।”” तब शंकर ने कहा-- हि हिरण्यगर्भ ! सभी वेदों के 
साररूप उपासना प्रकार को में तुम्हें बता रहा हूँ, उस परम रहस्य को सुनकर तुम उसकी अच्छी तरह 
से उपासना करो । उपासना का मंत्र यह है--“चिदात्मरूप, महाशक्तिरूप, चन्द्रमण्डल से निकली 
सुधारूप, मनोन्मनी कुण्डलिनी सुषुम्नारूप तुमको मैं नमस्कार करता हूँ।” 
शतं चैका च हदयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानमभिनिःसृतैका । 
तयोर्ध्वमायन्नमृतत्वमेति विष्वङ्ङन्या उत्क्रमणे भवन्ति ॥4॥ 
एकोत्तरं नाडिशतं तासां मध्ये परा स्मृता । 
सुषुम्ना तु परे लीना विरजा ब्रह्मरूपिणी ॥5॥ 
इडा तिष्ठति वामेन पिङ्गला दक्षिणेन तु । 
तयोर्मध्ये परं स्थानं यस्तद्वेद स वेदवित्‌ ॥6॥ 
हदयप्रदेश में एक सौ एक नाड़ियाँ स्थित हैं उनमें से एक मूर्धा (व्रहारन्ध्) तक पहुँची हुई है । 
उस नाड़ी के द्वारा ऊपर चढते हुए मनुष्य अमृतत्व को प्राप्त करता है । अन्य जो नाड़ियाँ हैं वे वहाँ 
से निकलकर शरीर में सर्वत्र फैल गई हैं । इस शरीर में एक सौ एक नाड़ियाँ हैं, उनमें से यह मुख्य 
नाड़ी (परा नाड़ी) है, वह सुषुम्ना है, वह परत्व में लीन, ब्रह्मरूपिणी और विरजा है । इस सुषुम्ना 
के बाँय भाग में इडा नाडी है और दाहिने भाग में पिंगला नाड़ी स्थित है । इन दोनों के बीच में सुषुम्ना 
का परम स्थान है | उसे जो जानता है वह वेदों का जानकार माना जाता है। 
प्राणान्‌ संधारयेत्‌ तस्मिन्‌ नासाभ्यन्तरचारिणः । 
भूत्वा तत्रायतप्राणः शनैरेव समभ्यसेत्‌ ॥7॥ 
गुदस्य पृष्ठभारेऽ स्मिन्‌ वीणादण्डः स देहभृत्‌ । 
दीर्घास्थिदेहपर्यन्तं ब्रह्मनाडीति कथ्यते ॥8॥ 
तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्म ब्रह्मनाडीति सूरिभिः । 
इडापिङ्गलयोर्मध्ये सुषुम्ना सूर्यरूपिणी ॥9॥ 
इडा-पिंगला के बीच के उस स्थान में, नाक के भीतर संचार करते हुए प्राणवायुओं को धारण 
करना चाहिए.। इसमें साधक को वहाँ प्राणों को धीरे-धीरे आयत बढ़ाते-बढ़ाते आगे गति करानी 
चाहिए। इस शरीर में गुदा के पीछे के भाग में देह ग करने वाला पूरे देहपर्यन्त एक लम्बी 
अस्थि स्थित है, वह वीणादण्ड है । उसे ब्रह्मनाड़ी कहते हैं । उसके अन्त में बहुत छिद्रों वाला जो सूक्ष्म 
स्थान है, उसे ही विद्वान्‌ लोग ब्रह्मनाड़ी कहते हैं । इडा और पिंगला के बीच में सूर्यरूपिणी सुषुम्ना 
नाड़ी है । 
सर्व प्रतिष्ठितं तस्मिन्‌ सवंगं सर्वतोमुखम्‌ । 
तस्य मध्यगताः सूर्यसोमाग्निपरमेश्वराः ॥10॥ 
भूतलोका दिशः क्षेत्राः समुद्राः पर्वताः शिलाः । 
दीपाश्च निम्नगा वेदाः : ॥11॥ 


स्वरमन्त्रपुराणानि गुणाश्चैते च सर्वशः । 
बीजं बीजात्मकस्तेषां क्षेत्रज्ञः प्राणवायवः ॥1 2॥ 














150 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इस पूर्वोक्त सुषिर (सूक्ष्म छिद्रयुक्त स्थान) में चारों ओर मुखवाला सर्वत्र गतिशील यह सब कुछ 

प्रतिष्ठित हुआ है । इसके बीच के प्रदेश में सूर्य, सोम, अग्नि और परमेश्वर स्थित हें । सभी भूतो के 
लोक, सभी दिशाएँ, सभी क्षेत्र, समुद्र, पर्वत, शिलाएँ, द्वीप, नदियाँ, शास्त्र, विद्या, कला, अक्षर, 
स्वर, मंत्र, पुराण और सभी गुण--इन सबके बीज इसमें हैं, वह क्षेत्रज्ञ सबका बीजरूप हे । इसमें सभी 
प्राणवायु विद्यमान हैं । । 

सुषुम्नान्तर्गतं विश्वं तस्मिन्‌ सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

नानानाडीप्रसवगं सर्वभूतान्तरात्मनि ॥1 3॥ 

ऊर्ध्वमूलमधःशाखं वायुमार्गेण सर्वगम्‌ । 

द्विसप्ततिसहस्त्राणि नाडयः स्युर्वायुगोचराः ॥14॥ 

सर्वमार्गेण सुषिरास्तिर्यज्ञः सुषिरात्मकाः । 

अधश्चोर्ध्वं च कुण्डल्याः सर्वद्वारनिरोधनात्‌ ॥1 5॥ 


सारा विश्व इस सुषुम्ना के अन्तर्गत है । इसी में सब कुछ प्रतिष्ठित है इसी में से तरह-तरह 

की नाड़ियाँ उत्पन्न होती हैं और अन्य सभी भूत उत्पन्न होते हें । इसका मूल ऊपर की ओर है और 
शाखाएँ निम्न भाग में हैं । वायु के मार्ग से वह सभी जगह गति करता है । बहत्तर हजार नाड़ियाँ वायु 
की गोचर (विषय) बनी हुई हे । ये नाडियाँ सभी मागों में छिद्र वाली हैं, तिरछी हैं, छिद्रात्मक हैं 
कुण्डलिनी के ऊपर-नीचे के सभी द्वारें का निरोध होने से वे इसी प्रकार की हुई हैं । 

वायुना सह जीवोर्ध्वज्ञानान्मोक्षमवाप्नुयात्‌ । 

जञात्वा सुषुम्नां तद्भेदं कृत्वा पायुं च मध्यगम्‌ ॥1 61 

कृत्वा तु चैन्दवस्थाने घ्राणरन्धे निरोधयेत्‌। 

द्विसप्ततिसहस्त्राणि नाडीद्वाराणि पञ्जरे ॥17॥ 

सुषुम्ना शाम्भवी शक्तिः शेषास्त्वन्ये निरर्थकाः । 

हल्लेखे परमानन्दे तालुमूले व्यवस्थिते ॥1 8॥ 

अत ऊर्ध्व निरोधे तु मध्यमं मध्यमध्यमम्‌ । 

उच्चारयेत्‌ परां शक्तिं ब्रह्मरन्धनिवासिनीम्‌ । 

यदि भ्रमरसृष्टिः स्यात्‌ संसारभ्रमणं त्यजेत्‌ ॥1 9॥ 


जीव शक्तिरूप (कुण्डलिनीरूप) प्राणवायु के सहारे ऊर्ध्व का ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त 
करता है । योगी को सुषुम्ना को और उसके भेद को जानकर, पायु को मध्य में रखकर, प्राणवायु का मध्य 
में निरोध करने से यह फल होता है । इस शरीररूपी पंजर में बहत्तर हजार नाड़ी द्वार हैं । उनमें सुषुम्ना ही 
शांभवी शक्ति है । शेष सब तो निरर्थक हैं । उन नाड़ियों के भ्रूमध्य में आए हुए ऐन्दव स्थान में, प्राण के 
छेद में, हल्लेख में, तालुमूल में व्यवस्थित परमात्मा में निरोध कर देना चाहिए और फिर सके भी आगे 
निरोध करते-करते मध्यम का (अर्थात्‌ तुरीय का) और मध्यमध्यम को (अर्थात्‌ तुर्यतुरीय को) लक्ष्य करके 
पराशक्ति का उच्चारण करना चाहिए । (षोडशमात्रा के समय तक प्रणवप्रकृति का उच्चारण करना 
चाहिए) । वह पराशक्ति बहस्त्र में रहती है (क्योंकि सोलह संख्यापूरक मात्रा पराभूमि है अत: उसका 


आसन ब्रह्मरन्ध्र है) । वहाँ पर भी यदि भ्रमर दृष्टि हो (कामसंकल्पादि ष्टि 
रहकर संसारभ्रमण को धैर्य से छोड़ देना चाहिए । सृष्टि हो), तो आज्ञाचक्र को ही पकड़े 


षष्ठोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 151 


गमागमस्थं गमनादिशून्यं चिद्रूपदीपं तिमिरान्धकारम्‌ । 
पश्यामि ते सर्वजनान्तरस्थं नमामि हंसं परमात्मरूपम्‌ ॥20॥ 
अनाहतस्य शब्दस्य तस्य शब्दस्य यो ध्वनिः । 

ध्वनेरन्तर्गतं ज्योतिर्ज्योतिषोऽन्तर्गतं मनः । 

तन्मनो विलयं याति तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥211 


इसके बाद, अन्तःकरणवृत्तियों के आने-जाने को प्रकाशित करने वाले और स्वयं वास्तव में 

गमनादि से रहित और गाढ़ अन्धकार के सामने चिद्रूप दीपशिखा जैसे, सभी मनुष्यों के अन्तसू में 
स्थित परमात्मरूप हंस का मैं ध्यान करता हूँ। जो अनाहत शब्द की ध्वनि है, उसकी भी जो ध्वनि 
है, उस ध्वनि के भीतर ज्योति है, उस ज्योति के भीतर मन है । वह मन भी जहाँ विलय होता है, वही 
विष्णु का परमपद है (यह परमात्म ध्यान है) । 

केचिद्वदन्ति चाधारं सुषुम्ना च सरस्वती । 

आधाराज्जायते विश्वं विश्वं तत्रैव लीयते ॥2 2॥ 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन गुरुपादं समाश्रयेत्‌ । 

आधारशक्तिनिद्रायां विश्वं भवति निद्रया ॥23॥ 

तस्यां शक्तिप्रबोधेन त्रैलोक्यं प्रतिबुध्यते । 

आधारं यो विजानाति तमसः परमश्नुते ॥24॥ 

तस्य विज्ञानमात्रेण नरः पापैः प्रमुच्यते ॥25॥ 


कुछ लोग सरस्वती और सुषुम्ना को विश्व का आधार मानते हैं । उस आधार से ही विश्व उत्पन्न 
होता है और आधार में ही लय हो जाता है। इसलिए सभी प्रयतनं से गुरुचरणों का आश्रय लेना 
चाहिए । क्योंकि उस आधारशाक्त की निद्रा में यह विश्व भी निद्रा से युक्त हो गया है । (गुरुकृपा द्वारा) 
उस शक्ति का जागरण हो जाने से तीनों लोक जाग्रत्‌ हो जाते हैं | जो मनुष्य इस आधार को जान लेता 
है, वह तमस्‌ के परे जो तत्त्व है, उसे प्राप्त कर लेता है । उसके विज्ञान मात्र से ही मनुष्य सभी पापों 
से मुक्त हो जाता हे । 
आधारचक्रमहसा विद्युत्ुअसमप्रभा । 
तदा मुक्तिर्न सन्देहो यदि तुष्टः स्वय गुरुः ॥26॥ 
आधारचक्रमहसा पुण्यपापे निकृन्तयेत्‌ 
आधारवातरोधेन लीयते गगनान्तरे ॥27॥ 
आधारवातरोधेन शरीरं कम्पते यदा । 
आधारवातरोधेन योगी नृत्यति सर्वदा । 
आधारवातरोधेन विश्व तत्रैव दृश्यते ॥28॥ 
यदि गुरु स्वयं परितुष्ट हो जाए तब तो उस आधारचक्र के तेज से विद्युत्पुंज के समान आभावाली 
मुक्ति हो ही जाती है, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । आधारचक्र के तेज से वह पुण्य और पाप 
को देता है । आधारवात के रोध से (आधाखहा में प्राणादि का विलय कर देने से) सब कुछ 
रा स हो जाता है, उससे मानो शरीर काँपने लगता है, उससे योगी सदैव नाचने लगता है, 


उसी आधारवात के रोध से सारा विश्व उस आधार में ही दिखाई देता है। 





152 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सृष्टिराधारमाधारमाधारे सर्वदेवताः । 

- आधारे सर्ववेदाश्च तस्मादाधारमाश्रयेत्‌ ॥2 9॥ 
आधारे पश्चिमे भागे त्रिवेणीसंगमो भवेत्‌ । 
तत्र स्नात्वा च पीत्वा च नरः पापात्‌ प्रमुच्यते ॥30॥ 
आधारे पश्चिमं लिङ्गं कवाटं तत्र विद्यते । 
तस्योद्घाटनमात्रेण मुच्यते भवबन्धनात्‌ ॥31॥ 
आधारपश्चिमे भागे चन्द्रसूर्यौ स्थिरौ यदि । 
तत्र तिष्ठति विश्वेशो ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत्‌ ॥32॥ 


यह सृष्टि अपने आधार को (परमतत्त्व को) अवलम्बित करके ही आधाररूप बनी है । इसी मूल 
आधार में सभी देवता हैं, इसी आधार पर सब वेद भी अवलम्बित हैं । इसलिए इस मूल आधार का 
ही आश्रय लेना चाहिए । इस मूलाधार के पश्चिम भाग में इडा, पिंगला और सुषुम्ना का त्रिवेणी संगम . 
होता है । वहाँ स्नान करके, पानी पीकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाता है । उस आधार के पश्चिमलिंग 
(अत्यक्चैतन्य) और उसका कवाट (आवरक ग्रन्थित्रय) आया हुआ है । उस आवरण का उद्घाटन करने 
मात्र से मनुष्य भवबन्धन से मुक्त हो जाता हे । उस मूलाधार के पश्चिम भाग में (सुषुम्ना में) यदि चन्द्र 
और सूर्य अवस्थित रहे हों (स्थिर रहें) तो वहाँ विश्वेश्वर प्रतिष्ठित हो जाते हैं | उस विश्वेश का ध्यान 
करने से योगी ब्रह्ममय हो जाता हे । 


आधारपश्चिमे भागे मूर्तिस्तिष्ठति संज्ञया । 

षट्‌ चक्राणि च निर्भिद्य ब्रह्मरन्धाद्बहिर्गतम्‌ ॥3३॥ 
वामदक्षे निरुद्धन्ति प्रविशन्ति सुषुम्नया । 

ब्रह्मरन्थं प्रविश्यन्ति ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥३4॥ 


आधार के पश्चिम भाग में ब्रह्मादि की (उस-उस चक्र के अलंकारभूत) जो मूर्तियाँ हैं, उनका 
ध्यान करते हुए साधक छः चक्रों को भेदकर ब्रहारन्ध्र से (सुषुम्नारन्ध्र से) पहले जो बाहर था, ऐसे प्राण 
को वाम-दक्ष में (इडा और पिंगला में) सर्वप्रथम तो रोकता है (प्राण का निरोध करता है) और बाद में 


सुषुम्ना के द्वारा क्रमशः वे प्राणादि ब्रह्मर्ध्र में सहस्रारचक्र से उज्ज्वल तुरीय को प्राप्त होते हैं। इस 
प्रकार वे लोग परमगति को प्राप्त करते हैं। 


सुषुम्नायां यदा हंसः अध ऊर्ध्वं प्रधावति । 
सुषुम्नायां यदा प्राणं भ्रामयेद्यो निरन्तरम्‌ ॥३5॥ 
सुषुम्नायां यदा प्राणः स्थिरो भवति धीमताम्‌। 
सुषुम्नायां प्रवेशेन चन्द्रसूर्यौ लयं गतौ ॥36॥ 
तदा समरसं भावं यो जानाति स योगवित्‌ । 
सुषुम्नायां यदा यस्य प्रियते मनसो रयः ॥371 


जब सुषुम्ना में यह प्राण ऊपर-नीचे दौड़ता रहता है और सुषुम्ना में 
दधान षुम्ना में जब मनुष्य प्राण को निरन्तर 
घुमाता ही रहता है, इसके विपरीत जिन बुद्धिमानों का प्राण सुषुम्ना में स्थिर रहता है और जब सुषुम्ना 
में प्रवेश करके सूर्य और चन्द्र विलीन हो गए हों । तब जो मनुष्य समरस (चिद्घन) भाव को जान लेता 
है, वह यथार्थ योग को जानने वाला है । तब ऐसे मनुष्य के मन का वेग सुषुम्ना में मर जाता है । | 


- षष्ठोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 153 


सुषुम्नायां यदा योगी क्षणैकमपि तिष्ठति । 
सुषुम्नायां यदा योगी क्षणार्धमधितिष्ठति ॥3 8॥ 
सुषुम्नायां यदा योगी सुलग्नो लवणाम्बुवत्‌ । 
सुषुम्नायां यदा योगी लीयते क्षीरनीरवत्‌ ॥39॥ 
भिद्यते च तदा ग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते परमाकाशे ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥40॥ 


योगी सुषुम्ना में एक क्षणभर भी रहता है, योगी सुषुम्ना में आधा क्षण भी यदि रहता है और 
योगी सुषुम्ना में पानी में नमक की तरह अच्छी तरह से संलग्न होकर रहे, तो उन सभी कालों में वह 
दूध में पानी की तरह मिला ही रहता है । उस समय उसकी जीव (इसके भेद) की ग्रन्थि दूट जाती है, 
उसके सभी संशय कट जाते हैं, परमाकाश में वे सब क्षीण हो जाते हैं ऐसे योगी परमगति को प्राप्त 
करते हैं । 


गङ्गायां सागरे स्नात्वा नत्वा च मणिकर्णिकाम्‌ । 

मध्यनाडीविचारस्य कलां नार्हन्ति षोडशीम्‌ ॥41॥ 

श्रीशैलदर्शनान्मुक्तिर्वाराणस्यां मृतस्य च । 

केदारोदकपानेन मध्यनाडीप्रदर्शनात्‌ ॥42॥ 

अश्वमेधसहस्राणि वाजपेयशतानि च । 

सुषुम्नाध्यानयोगस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥4 3॥ 

सुषुम्नायां यदा गोष्टीं यः कश्चित्‌ कुरुते नरः । 

स मुक्तः सर्वपापेभ्यो निःश्रेयसमवाप्नुयात्‌ ॥44॥ 

गंगा में और सागर में स्नान किया जाए, और मणिकर्णिका पर स्नान और नमन किया जाए, तो भी 

वह इस मध्यमनाड़ी सुषुम्ना के चिन्तन की सोलहवीं कु जितना भी पुण्यप्रद नहीं होता । श्रीशैल के 
दर्शन से मुक्ति मिलती है, काशी में मरण से मुक्ति मिलती है, केदार के जल के पीने अ भी मुक्ति मिलती 
है और मध्यमनाड़ी (सुषुम्ना) के दर्शन से भी वैसी ही मुक्ति मिल जाती है । हजारों अश्वमेध यज्ञ किए 
जाएँ, सैंकड़ों वाजपेय यज्ञ किए जाएँ, लेकिन वे सब सुषुम्ना के ध्यान की कला जैसे भी 
स्वल्पांश में भी योग्य नहीं ठहर सकते । जो कोई भी मनुष्य सदैव सुषुम्ना के विषय म विचार-विमर्श 
करता रहता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता हे और निःश्रेयस की प्राप्ति कर लेता हे । 


सुषुम्नैव परं तीर्थ सुषुम्नैव परो जपः । 
सुषुम्नैव परं ध्यान सुघुम्मैव परा गतिः ॥45॥ 
अनेकयञ्चदानानि ब्रतानि नियमानि च | 
सुषुम्नाध्यानलेशस्य कलां नाईन्ति षोडशीम्‌ ॥46॥ 
परम तीर्थ है, सुषुम्ना ही परम जम है, सुषुम्ना ही परम ध्यान है, सुषुम्ना ही परम 
गति क दान, ब्रत, नियम, ये सब सुपुम्ना के थोड़े से ध्यान की भी सोलहवीं कला 


(सोलहवें भाग) के बराबर नहीं हो सकते । 


ब्रह्मरन्थे महास्थाने बर्तते सततं शिवा । 
चिच्छक्तिः परमा देवी मध्यमे सुप्रतिष्ठिता ॥47॥ 





154 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


मायाशक्तिर्ललाटाग्रभांगे व्योमाम्बुजे तथा । 
नादरूपा परा शक्तिर्ललाटस्य तु मध्यमे ॥48॥ 
भागे बिन्दुमयी शक्तिर्ललाटस्यापरांशके । 
बिन्दुमध्ये च जीवात्मा सूक्ष्मरूपेण वर्तते ॥49॥ 
हृदये स्थूलरूपेण मध्यमे न तु मध्यमे ॥50॥ 


ब्रह्मरन्ध्र के बड़े स्थान में सदैव चिति शक्ति रहती है । वह मंगलकारिणी देवी मध्यनाड़ी में 
सुषुम्ना में सुप्रतिष्ठित होती है । जो माया शक्ति है, वह ललाट के आगे के भाग में है । और आकाश 
(हदयाकाश) के कमल में नादरूप पराशक्ति है, तथा ललाट के बीच के भाग में बिन्दुमयी शक्ति 
अवस्थित हैं और ललाट के ऊपर भाग में बिन्दु के बीच स्थूल रूप में जीवात्मा रहता है । वह जीव 
मध्यम हृदय में रहता है पर वह भोहों के मध्य में सरकता नहीं है । 


प्राणापानवशो जीवो ह्यधश्चोर्ध्वं च धावति । 
वामदक्षिणमार्गेण चञ्चलत्वान्न दृश्यते ॥51॥ 
आक्षिप्तो भुजदण्डेन यथोच्चलति कन्दुकः । 
प्राणापानसमाक्षिप्तस्तथा जीवो न विश्रमेत्‌ ॥5 2॥ 
अपानः कर्षति प्राणं प्राणोऽपानं च कर्षति । 
हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्‌ पुनः ॥531 
हंसहंसेत्यमुं मन्त्रं जीवो जपति सर्वदा । | 
तद्विद्वानक्षरं नित्यं यो जानाति स योगवित्‌ ॥54॥ 


जीव प्राण और अपान के वश में आकर ऊपर ओर नीचे बाँए और दाँयें मार्ग पर दौड़ता ही रहता 

है, पर वह चंचल होने से देखा नहीं जा सकता । जिस तरह हाथ से उछाली गई गेंद एकदम उछलती 
है, उसी प्रकार प्राण और अपान से फेंका गया यह जीव कभी भी आराम प्राप्त नहीं करता । अपान प्राण 
को खींचता रहता है और प्राण अपान को खींचता रहता है। हकार से प्राण बाहर निकलता है और 
सकार से फिर भीतर प्रवेश करता है । इस प्रकार जीव 'हंस हंस'--ऐसा मंत्र जपता रहता है । इस 
अक्षर को जो विद्वान्‌ जानता है, वह नित्य योगविद्‌ ही है । 

कन्दोर्ध्वे कुण्डली शक्तिर्मुक्तिरूपाथ योगिनाम्‌ । 

बन्धनाय च मूढानां यस्तां वेत्ति स योगवित्‌ ॥55॥ 


जब यह कुण्डली अपने स्थान (कन्द) से ऊपर जाती है, तब यह कुण्डलिनी शक्ति योगियों के 
लिए मुक्तिरूप होती है । और अपने स्थान को नहीं छोड़ने वाली यह मूढ़ों की कुण्डलिनी बन्धन- 
कारक ही होती है, ऐसा जो जानता है, वह योगवित्‌ कहा जाता है । 


भूर्भुवःस्वरिमे लोकाश्चन्द्रसूर्यार्निदेवताः । 

यासु मात्रासु तिष्ठन्ति तत्‌ परं ज्योतिरोमिति ॥56॥ 
तरर: कालास्त्रयोः देवास्त्रयो लोकास्त्रयः स्वरा: । 

त्रयो वेदाः स्थिता यत्र तत्‌ परं ज्योतिरोमिति ॥57॥ 


भूः, भुवः और स्वः-ये तीन लोक हैं और चन्द्र, सूर्य और अग्नि उनके देवता है । और 
सब जिन मात्राओं.में रहते हैं, उन मात्राओं से युक्त परम ज्योति ओम! है । तीन ड हँ, र 


षष्ठोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 155 
य 10 हैं, तीन स्वर हैं, तीन वेद हैं--ये सब जिसमें रहते हैं, वह परम ज्योतिस्वरूप 
चित्ते चलति संसारो निश्चलं मोक्ष उच्यते । 
तस्माच्चित्तं स्थिरीकुर्यात्‌ प्रज्ञया परया विधे ॥58॥ 
चित्तं कारणमर्थानां तस्मिन्‌ सति जगत्त्रयम्‌ । 
तस्मिन्‌ क्षीणे जगत्‌ क्षीणं तच्चिकित्स्यं प्रयत्नतः ॥59॥ 
जब चित्त चलता रहता है, तभी संसार होता है, और जब चित्त निश्चल हो जाता है, तब मोक्ष 
होता है । हे विधि ! इसलिए बड़ी तीक्ष्ण (परम) बुद्धि से चित्त को वश में लाना चाहिए । सभी विषयों 
का कारण चित्त ही है । यह चित्त है इसीलिए तो ये तीन लोक (जगत्‌) हैं । चित्त के क्षीण हो जाने से 
सारा जगत्‌ क्षीण हो जाता है, इस बात का प्रयत्नपूर्वक विचार करते रहना चाहिए । 
मनोऽहं गगनाकारं मनोऽहं सर्वतोमुखम्‌ । 
मनोऽहं सर्वमात्मा च न मनः केवलः परः ॥60॥ 
मनः कर्माणि जायन्ते मनो लिप्यति पातकैः । 
मनश्चेठुन्मनीभूयान्न पुण्यं न च पातकम्‌ ॥61॥ 
मनसा मन आलोक्य वृत्तिशून्यं यदा भवेत्‌ । 
ततः परं परब्रह्म दूश्यते च सुदुर्लभम्‌ ॥62॥ 
मनसा मन आलोक्य मुक्तो भवति योगवित्‌ । 
मनसा मन आलोक्य उन्मन्यन्तं सदा स्मरेत्‌ ॥6३॥ 
मैं तो गगनाकार व्यापक मन हूँ, मैं तो चारों ओर मुखवाला मन हु, मैं तो सर्वरूप मन हूँ, यह 
मन नहीं, केवल एक परम पुरुष ही है, वह मैं हूँ | जो कर्म उत्पन्न होते हैं, वह मन ही हे जो पापों 
से लिप्त होता है, वह मन ही है । वह मन यदि 'उन्मन' हो जाए (मनरहित हो जाए) तो फिर न कोई 
पुण्य है, न कोई पाप ही है । जब मनुष्य मन से ही मन को देखकर मन को वृत्तियो से शून्य बना देता 
हे, तब वह परम दुर्लभ प्म दिखाई देता है। योग को जानने वाला साधक मन को मन से ही देखकर 
मुक्त हो जाता है । मन से मन को जहाँ तक उन्मनीभाव हो वहाँ तक हमेशा देखते रहना चाहिए, स्मरण 
(चिन्तन) करते रहना चाहिए । 
मनसा मन आलोक्य योगनिष्ठः सदा भवेत्‌। 
मनसा मन आलोक्य दूश्यन्ते प्रत्यया दश ॥64॥ 
यदा प्रत्यया दृश्यन्ते तदा योगीश्वरो भवेत्‌ ॥65॥ 
िन्दुनादकलाज्योतिरबिन्दु्ुबतारक Et 
शान्तं च तदतीतं च परं ब्रह्म तदुच्यते ॥66॥ 
न से भत का अवलोकन करते हुए हमेशा योगनिछ रहना चाहिए । मन र मन से देखते हुए 
कप देते हैं, जब ऐसा प्रत्यय दीख पड़ता है, तब साधक योगीश्वर हो जाता 
दश प्रत्यय जब एक दिखाई देते और शान्ततत्त्व--जो उन सबसे अतीत है वह 
है | बिन्दु, नाद, कला, ज्योति, र ड जीय द प्रत्यय पहले थे वह पजहा ही है त द 
रजम कहा जाता है। अपने अज्ञान की हि गै SRR SN 


प्रत्यय जब होता है, तब ब्रह्ासाक्षात्कार होता है, यह यहाँ तात्पर्य है । 





156 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


हसत्युल्लसति प्रीत्या क्रीडते मोदते तदा । 

तनोति जीवनं बुद्धया बिभेति सर्वतो भयात्‌ ॥67॥ 
रोधते बुध्यते शोके मुह्यते नवसम्पदा । 

कम्पते शन्नुकार्येषु कामेन रमते हसन्‌ ॥6 8॥ 

स्मृत्वा कामरतं चित्तं विजानी यात्‌ कलेवरे । 

यत्र देशे वसेद्वायुश्चित्तं तद्दसते धुवम्‌ ॥69॥ 
मनश्चन्द्रो रविर्वायुर्ृष्टिरग्निरुदाहतः । 

बिन्दुनादकला ब्रह्मन्‌ विष्णुब्रह्मेशदेवताः ॥7 0॥ 


प्राण और चित्त के अनिवार्य साहचर्य से मनुष्य हँसता है, उल्लसित होता है, प्रेम से खेलता हे, 
आनन्द करता है, बुद्धि से जीवन को आगे बढ़ाता है, चारों ओर भय से डरता रहता है, शोक से रुकता 
है, नवीन संपदा से और शोक से मोहित होता है, शत्रुं के कार्यो में कापता है, कामना में हँसता हुआ 
रमण करता है, शरीर में कामना में रत इस चित्त को स्मृति से जान लेना चाहिए, कि जिस प्रदेश में 
वायु बसता है, उसी प्रदेश में चित्त भी अवश्य ही बसता है | मन चन्द्र है, वायु सूर्य है, और दृष्टि 
अग्नि है, ऐसा कहा गया है । हे ब्रह्माजी.! इसी प्रकार बिन्दु, नाद और कला भी क्रमश: ब्रह्मा, विष्णु 
और महेश देवता ही हैं । 


सदा नादानुसन्धानात्‌ संक्षीणा वासना भवेत्‌ । 
निरञ्जने विलीयेत मरुन्मनसि पद्मज ॥71॥ 

यो वै नादः स वै बिन्हुस्तद्वै चित्तं प्रकीर्तितम्‌ । 
नादो बिन्दुश्च चित्तं च त्रिभिरैक्यं प्रसाधयेत्‌ ॥7 2॥ 
मन एव हि बिन्दुश्च उत्पत्तिस्थितिकारणम्‌ । 
मनसोत्पद्यते बिन्दुर्यथा क्षीरं घृतात्मकम्‌ ॥7 3॥ 


सदैव नादानुसन्धान करते रहने से वासना एकदम क्षीण हो जाती है । हे ब्रह्माजी ! तब निरंजन 

(निष्कलंक) मन में वायु विलीन हो जाता है । जो नाद है वही बिन्दु है और वही चित्त है नाद, बिन्दु 
और चित्त--इन तीनों का ऐक्य साधना चाहिए । और मन ही बिन्दु है, वह उत्पत्ति और स्थिति का 
कारण है । मन से ही बिन्दु की उत्पत्ति होती है । जैसे दूध घृतमय (घृत का कारण) है, वैसे ही मन 
बिन्दु का कारण है। 

षट्‌ चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्‌ सुखमण्डलम्‌ । 

प्रविशेद्वायुमाकृष्य तथैवोर्ध्वं नियोजयेत्‌ ॥74॥ 

वायुं बिन्दु तथा चक्रं चित्तं चैव समभ्यसेत्‌ । 

समाधिनैकेन समममृतं यान्ति योगिनः ॥75 ॥ 


छ: चक्रों को जानकर (भेदकर) सुख मण्डल में (मनोविलय) में प्रवेश 
वतच करना चाहिए । इसके 
लिए वायु को भीतर खींचकर उसका ऊपर के प्रदेश में विनियोजन करना चाहिए | वायु, बिन्दु, चक्र 
और चित्त का अच्छी तरह अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करके योगी लोग एक ही समाधि के द्वारा 
समरूप अमृत को प्राप्त करके कृतकृत्य हो जाते हैं| 


यथाग्निर्दारुमध्यस्थो नोत्ति्ठेन्मथनं विना । 
विना चाभ्यासयोगेन ज्ञानदीपस्तथा न हि ॥76॥ 





षष्ठोऽध्यायः] योगशिखोपनिषत्‌ (65) 


घटमध्ये यथा दीपो बाह्यो नैव प्रकाशते । 

भिन्ने तस्मिन्‌ घटे चैव दीपज्वालावभासते ॥77॥ 

स्वकायं घटमित्युक्तं यथा जीवो हि तत्पदम्‌ । 

गुरुवाक्यसमं भिन्ने ब्रह्मज्ञानं प्रकाशते ॥78॥ 

कर्णधारं गुरु प्राप्य तद्वाक्यं प्लववद्दृढम्‌ । 
अभ्यासवासनाशक्त्या तरन्ति भवसागरम्‌ ॥7 9॥ इत्युपनिषत्‌ । 


157 


इति षष्ठोऽध्यायः । 
इति योगशिखोपनिषत्समाप्ता । 


He 


जिस तरह काष्ठ में रहने वाला अग्नि मन्थन के बिना प्रकट नहीं होता, इसी प्रकार अभ्यासरूपी 
योग के बिना ज्ञानरूपी दीपक प्रज्वलित नहीं हो सकता । जिस तरह घड़े के बीच में रखा गया दीपक 
घट से बाहर प्रकाश नहीं देता और उसी घड़े को फोड़ देने से दीप की ज्वाला दिखाई पड़ती है उसी 
प्रकार हमारा शरीर घड़े जैसा कहा गया है और जीव ही तत्पद है और गुरुवाक्य के समान भेदन से 
ही वह ब्रह्म (जो जीवरूप में पहले प्रकाशित नहीं था वही) प्रकाशित हो उठता है । इसलिए कर्णधार- 
रूप गुरु के पास जाकर उनके वाक्यरूपी नाव में अभ्यास के संस्कारों से युक्त होकर शिष्य लोग इस 
भवसागर को पार कर जाते हैं। 

यहाँ छठा अध्याय पूरा हुआ होता है । 
इस प्रकार योगाशिखोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
ww 


शान्तिपाठः 


ॐ सह नाववतु । सह नौ““मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 





(66) तुर्यातीतावधूतोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


शुक्लयजुवेदीय इस उपनिषद्‌ में केवल एक बड़ी कण्डिका में आदिनारायण और 
ब्रह्माजी के संवाद के रूप में तुर्यातीत-अवधूत का आचारविचार, वर्तन आदि बताया है । इस 
उपनिषत्‌ को तुर्यातीतोपनिषत्‌' भी कहते हैं । आदिनारायण के बताए हुए इस मार्ग पर चलकर 
व्यक्ति अपने जीवन का परमलक्ष्य (मोक्ष) प्राप्त कर सकता है | उपनिषत्‌ के अन्त में इस 
उपनिषत्‌ की महत्ता का कथन है । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं" पूर्णमेबावशिष्यते । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (पैंगलोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 


अथ तुरीयातीतावधूतानां कोऽयं मार्गस्तेषां का स्थितिरिति सर्वलोक- 
पितामहो भगवन्तं पितरमादिनारायणं परिसमेत्योवाच | तमाह भगवान्‌ 
नारायणः । योऽयमवधूतमार्गस्थो लोके दुर्लभतरो न तु बाहुल्यो यद्येको 
भवति स एव नित्यपूतः, स एव वैराग्यमूर्तिः, स एव ज्ञानाकारः, स एव 
वेदपुरुष इति ज्ञानिनो मन्यन्ते । महापुरुषो यस्तच्चित्तं मय्येवावतिष्ठते । 
अहं च तस्मिन्नेवावस्थितः । सोऽयमादौ तावत्‌ क्रमेण कुटीचको बहूद- 
कत्वं प्राप्य, बहूदको हंसत्वमवलम्ब्य, हंसः परमहंसो भूत्वा, स्वरूपानु- 
सन्धानेन सर्वप्रपञ्ज॑ विदित्वा, दण्डकमण्डलुकटिसूत्रकौपीनाच्छादनं 
स्वविध्युक्तक्रियादिकं सर्वमप्सु संन्यस्य, दिगम्बरो भूत्वा, विवर्णजीर्ण- 
वल्कलाजिनपरिग्रहमपि सन्त्यज्य, तदूर्ध्वममन्त्रवदाचरन्‌, क्षौराभ्यङ्ग- 
स्नानोर्ध्वपुण्डादिकं विहाय, लौकिकवैदिकमप्युपसंहत्य, सर्वत्र पुण्या- 
पुण्यवर्जितो ज्ञानाज्ञानमपि विहाय, शीतोष्णसुखदुःखमानावमानं 
निर्जित्य, वासनात्रयपूर्वकं निन्दाऽनिन्दागर्वमत्सरदम्भदर्पेच्छा्वेषक्ाम- 
क्रोधलो भमोहहर्षामर्षासूयात्मसंरक्षणादिकं दधवा, स्ववपुः कुणपा- 
'कारमिव पश्यन्‌, अयत्नेनानियमेन लाभालाभौ समो कृत्वा, गोवृत्त्या 
प्राणसन्धारणं कुर्वन्‌ यत्‌ प्राप्तं तेनैव निर्लोलुपः, सर्वविद्यापाण्डित्य- 
प्रपञ्च भस्मीकृत्य, स्वरूपं गोपयित्वा, ज्येष्ठाज्येष्ठत्वानपलापक: 
सर्वोत्कृषटत्वसर्वात्मकत्वाह्वतं कल्पयित्वा, मत्तो व्यतिरिक्त: कश्चिन्ाः 
न्योऽस्तीति भावयन्‌, देवगुह्यादिधनमात्मन्युपसंहत्य, दुःखेन नोद्विग्नः, 


सुखेन नानुमोदकः, रागे निःस्पृहः, सर्वत्रशुभाशुभयोरनभिस्नेहः, 





तुर्यातीतावधूतोपनिषत्‌ (66) 159 


सर्वेन्द्रियोपरमः, स्वपूर्वापन्नाश्रमाचारविद्याधर्मप्राभवमननुस्मरन्‌, त्यक्त- 
वर्णाश्रमाचारः, सर्वदा दिवानक्तसमत्वेनास्वप्नः, सर्वत्र सर्वदा संचार- 
शीलः, देहमात्रावशिष्टः, जलस्थलकमण्डलुः , सर्वदानुन्मत्तो बालोन्मत्त- 
पिशाचवदेकाकी संचरन्‌, असंभाषणपरः स्वरूपध्यानेन निरालम्बम- 
वलम्व्य, स्वात्मनिष्ठानुकूल्येन सर्व विस्मृत्य, तुरीयातीतोऽवधूतवेषेणा- 
द्वैतनिष्ठापरः, प्रणवात्मकत्वेन देहत्यागं करोति यः सोऽवधूतः स 
कृतकृत्यो भवतीत्युपनिषत्‌ ॥1॥ 


इति लुर्यातीतावधूतोपनित्समाप्ता । 


सर्वलोक के पितामह ब्रह्मा जी ने भगवान्‌ आदिनारायण पिता के पास जाकर पूछा कि 

“तुरीयातीत अवधूतों का यह कौन-सा मार्ग है और उनकी स्थिति कैसी होती है ?” तब भगवान्‌ 
नारायण ने कहा कि--जो यह अवधूत के मार्ग में रहता है, वह तो इस लोक में दुर्लभ है, उन 
(अवधूतों) का बाहुल्य नहीं होता। और यदि एकाध कहीं मिलता है, तो वह तो सदैव पवित्र होता है, 
वही वैराग्यमू्ति होता है, वही ज्ञानस्वरूप होता है, वही देवपुरुष होता है, ऐसा ज्ञानी लोग मानते हैं । 
वह महापुरुष होता है, उसका चित्त मुझमें ही रहता है और में भी तो उसी में रहा हुआ हूँ । वह यह 
पहले तो कुटीचक होता है, उसमें से बहूदकत्व प्राप्त करके और बहूदक होकर हंसत्व को प्राप्त करके 
और हंस से फिर परमहंस होकर के स्वरूपानुसन्धान से इस सभी जगत्‌ को जानकर दण्ड, कमण्डलु, 
कटिमेखला, कौपीन, आच्छादनवस्र और अपनी विधि की (योग्य) क्रिया आदि का सबका पानी में 
संन्यास (त्याग) करके दिगम्बर (निर्वन) होकर, रंगहीन, पुराने फटे-फूटे वल्कल, चर्म, आदि के 
परिग्रह को भी छोड़कर इसके बाद मंत्ररहित को तरह आचरण करता हुआ, क्षौर, अभ्यंग, स्नान, 
ऊर्ध्वपुण्ड़ आदि को छोड़कर, लौकिक-वैदिक सब कुछ समेटकर पुण्य-अपुण्य से रहित और सर्वत्र 
ज्ञान-अज्ञान को.भी छोड़कर, शीत, उष्ण, सुख, दुःख, मान, अपमान आदि पर विजय प्राप्त करके, 
तीनों वासनाओं के साथ निन्दा, अनिन्दा, गर्व, मत्सर, दम्भ, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अमर्ष, 
असूया, आत्मरक्षण आदि को जलाकर अपने शरीर को मुदें की तरह मानते हुए प्रयत्न और नियम के 
बिना लाभ और अलाभ को समान बनाकर, गोवृत्ति से (जो कुछ मिल जाए उसी से) ही प्राणों को 
टिकाए रखकर निलॉलुप होकर, सर्वविद्या और पाण्डित्य के प्रपंच को भस्म करके, अपने वास्तविक 
स्वरूप को छिपाकर, पहले के छोटे-बड़े के भाव को दिखावे को दूर न करते हुए अपने में ही 
सर्वोत्कृष्टता और सर्वात्मकत्वरूप अद्वैत की कल्पना (भावना) करके “मेरे सिवा अन्य कोई है ही 
नहीं'--ऐसा मानते हुए वह देव, गुरु आदि को अपने ही भीतर समेटकर दुःख में खिन्न के ओर 
सुख में असन्न भी नहीं होता । वह कही राग-आसक्ति नहीं करता । वह सभी जगह (शुभ कर रे 
में) स्नेह नहीं रखता । वही सभी इन्द्रियों के उपरम वाला (संयम वाला) होता है | वह अपने पूः 
आश्रम धर्म, विद्या; प्रभाव आदि का स्मरण नहीं करता और वर्णाश्रम के आचारों का परित्याग कर देता 
है! व्ह रात और दिन को समान मानता है | अत: बिना निद्रा के ee करता रहता है। 
वह शरीरमात्र से ही यहाँ अवशिष्ट है । शेष वास्तव में तो वह ब्रह्मरूप ही हो गया हुआ हे । जलाशय 








| 160 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ही उसका कमण्डलु होता है । यों भीतर तो वह सदा अनुन्मत्त ही रहता है, परन्तु, बाहर से वह बालक, 
उन्मत्त और पिशाच की तरह अकेला ही घूमता रहता है । वह किसी से कुछ भी बोलता नहीं है । अपने 
स्वरूप के ध्यान में वह निरालम्ब (पखह्य) का अवलम्बन करके अपनी आत्मनिष्ठा के योग्य ही शेष | 
का सब कुछ भूलकर जो तुरीयातीत अवधूत का वेश धारण करके सतत अद्वैत निष्ठापरायण रहता है । 
और प्रणवभाव में निमज्जन करता हुआ अपने देह का त्याग करता है और कृतकृत्य हो जाता है । यही 
इस उपनिषत्‌ का प्रतिपादन है । 


इस प्रकार तुर्यातीतावधूतोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 








w 
शान्तिपाठः 


अँ 











(67) संन्यासोपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 

यह सामवेदीय उपनिषद्‌ दो अध्यायो में बँटी हुई है । प्रथम अध्याय में संन्यास का 
स्वरूप और उसकी ग्रहण-पद्धति तथा आचार आदि का विशद विवरण है । दूसरा अध्याय 
बहुत बड़ा है जिसमें साधनचतुष्टय से लेकर संन्यासाधिकार का विशद वर्णन है । इसमें 
संन्यासी के चार प्रकार बताए हें-1. वैराग्य संन्यासी, 2. ज्ञान संन्यासी, 3. ज्ञान-वैराग्य 
संन्यासी और 4. कर्म संन्यासी । और आगे चलकर छ; प्रकार के संन्यासियों का क्रम बताया 
गया है । ये हे--कुटीचक, बहूदक, हंस, परमहंस, तुरीयातीत और अवधूत । इसी के अनुपात 
में उपनिषत्कार ने आत्मज्ञान की स्थिति और स्वरूप भी बताया है । संन्यासी के आचरण एवं 
यदृच्छया प्राप्त भोजन में परितोष आदि का भी कथन किया गया हे । आत्मचिन्तन, प्रणवजप 
आदि से युक्त मनुष्य को मोक्ष का अधिकारी कहा गया है । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानिःते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (महोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमोऽ ध्यायः 


हरि ॐ अथातः संन्यासोपनिषदं व्याख्यास्यामः । योऽनुक्रमेण संन्य- 
स्यति स संन्यस्तो भवति। कोऽयं संन्यास उच्यते ? कथं संन्यस्तो 
भवति ? य आत्मानं क्रियाभिर्गुप्तं करोति मातरं पितरं भार्या पुत्रान्‌ 
बन्धूननुमोदयित्वा ये चास्यर्त्विजस्तान्‌ सर्वाश्च पूर्ववदवृणीत्वा वैश्चा- 
नरेष्टिं निर्वपेत्‌ । सर्वस्वं दद्यात्‌ यजमानस्य । गा ऋत्विजः । सर्वैः पात्रैः 
समारोप्य यदाहवनीरो गार्हपत्ये वान्वाहार्यपचने सभ्यावसथ्ययोश्च 
प्राणापानव्यानोदानसमानान्‌, सर्वान्‌ सर्वेषु समारोपयेत्‌ । सशिखान्‌ 
केशान्‌ विसृज्य यज्ञोपवीतं छित्त्वा पुत्र दृष्टा, त्वं यज्ञस्त्वं hs 
मन्त्रयेत्‌ । यद्यपुत्रो भवत्यात्मानमेवेमं ध्यात्वाऽनवेक्षमाणः | 
वा दिशं प्रत्रजेत्‌ । चतुर्षु वर्णेषु भैक्षचर्य चरेत्‌ । पाणिपात्रेणाशनं 
कुर्यादौषधवदशनमाचरेदौषधवदशनं प्राशनीयाद्यथालाभमश्नीयात्‌. 
प्राणसंधारणार्थं यथा मेदोवृद्धिर्न जायते । कृशो भूत्वा ग्राम एकरात्रम्‌, 
नगरे पञ्चरात्रम्‌, चतुरो मासान्‌ वार्षिकान्‌ ग्रामे वा hg वसेत्‌ | 
पक्षा वै मासो इति द्वौ मासौ वा वसेत्‌। विशीर्णवस्त्रं वल्कलं वा 


11 उ०त० 








162 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


प्रतिगृह्णीयात्‌, नान्यत्‌ प्रतिगृह्णीयात्‌, यद्यशक्तो भवति क्लेशतस्तप्टते 
तप इति । यो वा एवं क्रमेण संन्यस्यति, यो वा एवं पश्यति, किमस्य 
यज्ञोपवीतं कास्य शिखा कथं वास्योपस्पर्शनमिति । तं होवाच । 
इदमेवास्य यज्ञोपवीतं यदात्मध्यानम्‌, या विद्या सा शिखा, नीरैः 
सर्वत्रावस्थितैः कार्यं निर्वर्तयन्नुदरपात्रेण । जलतीरे निकेतनम्‌ । ब्रह्म- 
वादिनो वदन्त्यस्तमित आदित्ये कथं चास्योपस्पर्शनमिति । तान्‌ होवाच 
यथाहानि तथा रात्रौ नास्य नक्तं न दिवा । तदप्येतदृषिणो क्तम्‌ । सकृदिवा 
हैवास्मै भवतीति । य एवं विद्वानेतेनात्मानं सन्धत्ते ॥1॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः । 


अब हम संन्यासोपनिषद्‌ की व्याख्या कर रहे हैं | जो मनुष्य क्रमानुसार जगत्‌ का त्याग करता 
है, वह संन्यासी होता है । यह संन्यास क्या है ? संन्यास कैसे होता है जो आत्मोन्नति के लिए माता- 
पिता, पत्ली-पुत्र, तथा भाई की अनुमति लेकर पूर्वोक्त क्रियाओं को छोड़ देता है, जो नित्य के 
नियमानुसार ऋत्विजों को मान-सम्मान देते हुए वैश्वानरयाग करता हो, उसे इस पावन प्रसंग पर सब 
कुछ का दान कर देना चाहिए । और ऋज्चिज को पात्रों के साथ उस सभी सामग्री का होम कर देना 
चाहिए । संन्यासी को चाहिए कि वह आहवनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि--तीनों अग्नियों तथा सभ्य 
और आवसथ्य अग्नि को प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान--इन पाँचौं वायुओं में आरोपित कर 
दे। उसे शिखासहित केशों का मुण्डन करा देना चाहिए। उपवीत को छोड़ देना चाहिए । पुत्र को 
देखकर कहना चाहिए कि तुम यज्ञरूप हो, तुम सर्वस्वरूप हो ।' यदि पुत्र न हो तो उसे अपनी आत्मा 
को ही ऐसा उपदेश देकर पूर्व या उत्तर दिशा में चला जाना चाहिए । चारों वणों से भिक्षा स्वीकार करनी 
चाहिए । भोजन को औषधि मानना चाहिए । हाथ को ही पात्र बनाकर उसमें खाना चाहिए । जितना 
मिले उतना ही खाना चाहिए । केवल प्राणधारण की दृष्टि से ही खाना चाहिए, कि जिससे चर्बी न बढे । 
दुबले-पतले शरीर वाले रहकर उसे गाँव में एक रात, नगर में पाँच रात रहना चाहिए । चातुर्मास में 
एक ही गाँव या नगर में रुक जाना चाहिए | अथवा तो पखवारे को ही मास मानकर दो महीनों तक 
ठहर जाना चाहिए | फटे-पुराने वसतो को या वल्कल को ही धारण करना चाहिए । अन्य वस्र नहीं 
रखना चाहिए । अशक्त होकर भी इसे सहना तप कहा जाता है । जो इस प्रकार क्रम से संन्यासी होता 
है उसके लिए तो क्या यज्ञोपवीत ? क्या शिखा ? कैसा आचमन ? इन प्रश्नों के उत्तर ये हैं कि 
आत्मध्यान ही संन्यासी का यज्ञोपवीत है, विद्या ही उसकी शिखा (चोटी) हे, सभी जगह में प्राप्त जल 
के लिए पेट ही उस संन्यासी का पात्र है तथा जलाशय का तट ही उसका आश्रयस्थान होता है । 
ब्रह्मवादी लोग कहते हैं, कि उसके लिए सूर्य का अस्ताचल की ओर गमन करने पर आचमन किस 
आत्मानुसन्धान में ही लगा रहता हे उसके लिए सदैव दिन हये धक ह कट 

न ही है, ऐसा ऋषि ने कहा है | 


यहा प्रथम अध्याय पूरा हुआ । 
र 


द्वितीयोऽध्यायः] संन्यासोपनिषत्‌ (67) 163 


द्वितीयोऽध्यायः 


चत्वारिंशत्संस्कारसंपन्नः सर्वतो विरक्तश्चित्तशुद्धिमेत्याशासूये्ष्याहङ्कारं 
दग्ध्वा साधनचतुष्टयसम्पन्न एव संन्यस्तुमर्हति ॥1॥ 


चालीस संस्कारों से युक्त, सभी तरह (पूर्णरूप) से विरक्त, चित्तशुद्धि को प्राप्त करके आशा, 
असूया, ईर्ष्या और अहंकार को जलाकर चार साधनों (विवेक, वैराग्य, षट्सम्पत्ति और मुमुक्षुत्व) से 
युक्त होकर मनुष्य संन्यास का अधिकारी बन सकता है । 
संन्यासे निश्चयं कृत्वा पुनर्न च करोति यः। 
स कुर्यात्‌ कृच्छमात्रं तु पुनः संन्यस्तुमर्हति ॥2॥ 
संन्यासं पातयेद्यस्तु पतितं न्यासयेत्तु यः । 
संन्यासविघ्नकर्ता च त्रीनेतान्‌ पतितान्‌ विदुः ॥3॥ 
जो साधक संन्यास लेने का एक बार निश्चय करके फिर संन्यास नहीं लेता, वह बड़े-बड़े तपत्रत 
करके ही बाद में संन्यास लेने योग्य बनता है । जो संन्यासी अपने पतन से संन्यास का पतन कर 
डालता है (संन्यास को लज्जास्पद बनाता है) और जो ऐसे पतित गिरे हुए को संन्यास की दीक्षा देता 
है, वह अथवा जो संन्यासधर्मग्रहण में बाधा डालता हे वह--ये तीनों बड़े पापी समझे जाते हैं । 
अथ षण्डः पतितोऽङ्गविकलः स्त्रैणो बधिरोऽर्भको मूकः पाषण्डश्चक्री 
लिङ्गी कुष्ठी. वैखानसहरद्विजौ भृतकाध्यापकः शिपिविष्टोऽनग्निको 
नास्तिको वैराग्यवन्तोऽप्येते न संन्यासाहांः। संन्यस्ता यद्यपि 
महावाक्योपदेशे नाधिकारिणः ॥4॥ 


नपुंसक, पतित, विकलांग, खी जैसे स्वभावाला, बधिर, बालक, बकवास करने वाला, 
पाखण्डी, कुचक्र (कौभाण्ड) करने वाला, कोढ़ी, वैखानस और भ्रष्ट ब्राह्मण, वेतनभोगी अध्यापक, 
अजितेन्द्रिय, अग्निहोत्र से वंचित और नास्तिक--ये लोग विरक्त हो गए हों, तो भी संन्यास दीक्षा के 
लिए योग्य नहीं हैं | यदि उन्हें संन्यास कदाचित्‌ दिया भी जाए, तो भी वे महावाक्यों के उपदेश के 
लिए तो अधिकारी हैं ही नहीं । 
आरूढपतितापत्यं कुनखी श्यावदन्तकः । 
क्षयी तथाङ्गविकलो नैव संन्यस्तुमर्हति ॥5॥ 
संप्रत्यवसितानां च महापातकिनां तथा । 
ब्रात्यानामभिशस्तानां संन्यासं नैव कारयेत्‌ ॥6॥ 
। 
सत्यशौचपरिश्रष्टं संन्यासं नैव कारयेत्‌ । 
एते नार्हन्ति संन्यासमातुरेण विना क्रमम्‌ ॥7 ॥ | 
आरूढ़ होकर पतित हुए मनुष्य की सन्तान, निकृष्ट नख से व मैले दुर्गन्धी दाँत वाले, 
क्षयरोगी, विकलांग, आदि लोग संन्यास धर्म की दीक्षा लेने योग्य न हैं। जो मनुष्य ब्रत, यज्ञ, तप, 
दान, होम और स्वाध्याय से रहित हैं, सत्य और पवित्रता से रहित है, ऐसे मनुष्यों को संन्यास की दीक्षा 
नहीं देनी चाहिए । परन्तु ऐसे लोग यदि चाहें तो आतुर संन्यासी हो सकते हैं, परन्तु संन्यास के 


नियमानुसार तो ऐसे लोग संन्यासी नहीं हो सकते | 





1 
i 


164 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ॐ भूः स्वाहेति शिखामुत्पाट्य यज्ञोपवीतं बहिर्न निवसेत्‌ । यशो बलं 
ज्ञानं वैराग्यं मेधां प्रयच्छेति यज्ञोपवीतं छित्त्वा ॐ भूः स्वाहेत्यप्सु वस्त्रं 
कटिसूत्रं च विसृज्य संन्यस्तं मयेति त्रिवारमभिमन्त्रयेत्‌ ॥8॥ 

“3 भूः स्वाहा’ यह मंत्र पढ़कर शिखा (चोटी) को पहले दूर कर दे । उस समय यज्ञोपवीत को 
यों ही रहने दे | बाद में--हे यज्ञ! आप हमें यश, बल, ज्ञान, वैराग्य और मेधा दो'--ऐसा मंत्र 
कहकर यज्ञोपवतीत को काटकर बाद में “३% भू: स्वाहा'--इस मंत्र को बोलकर वस्न और कटि- 
मेखला को पानी में विसर्जित करके “मैंने संन्यास ले लिया” इस मंत्र का तीन बार उच्चारण करे | 


संन्यासिनं द्विजं दृष्टा स्थानाच्चलति भास्करः । 
एष मे मण्डलं भित्त्वा परं ब्रह्माधिगच्छति ॥9॥ 
षष्टिं कुलान्यतीतानि षष्टिमागामिकानि च । 
कुलान्युद्धरते प्राज्ञः संन्यस्तमिति यो वदेत्‌ ॥1 0॥ 
ये च संतानजा दोषा ये दोषा देहसंभवाः । 
प्रैषाग्निनिर्दहेत्‌ सर्वास्तुषार्निरिव काञ्चनम्‌ ॥1 1॥ 
सखा मा गोपायेति दण्डं परिग्रहेत्‌ ॥1 2॥ 


संन्यासी बने हुए द्विज को देखकर सूर्य भी अपने स्थान से चलायमान होने लगता है । क्योंकि 

उसे लगता है कि कहीं यह द्विज (संन्यासी) मेरे मण्डल को भेदकर ब्रह्म को प्राप्त हो जाएगा। जो 
ब्राह्मण संन्यासी, “में संन्यासी हो गया हुँ-ऐसा स्वीकृति-कथन करता है, वह अपने से पहले की 
साठ पीढ़ियों को और आने वाली साठ पीढ़ियों को भवसागर से पार करा देता है । संन्यासी के जो 
संततिजन्य दोष हैं और जो अपने शरीरजन्य दोष हँ, उन सभी को वह जैसे तुषों से उत्पन्न किया गया 
अग्नि सुवर्ण की मलिनता को दूर कर देता हे, वैसे ही दूर कर देता हे । और हि सखा ! तुम हमारी 
रक्षा करो'--ऐसा कहकर दण्ड को धारण करना चाहिए । 

दण्डं तु वैणवं सौम्यं सत्वचं समपर्वकम्‌ । 

पुण्यस्थलसमुत्पन्नं नानाकल्मषशोधितम्‌ ॥1 3॥ 

अदग्धमहतं कीटैः पर्वग्रन्थिविराजितम्‌ । 

नासादध्नं शिरस्तुल्यं भ्रुवोर्वा बिभृयाद्यतिः ॥1 4॥ 

दण्डात्मनोस्तु संयोगः सर्वथा तु विधीयते । 

न दण्डेन विना गच्छेदिषुक्षेपत्रयं बुधः ॥1 5॥ ` 


वह दण्ड उत्तम बॉस का होना चाहिए | वह सीधा, छालसहित, समसंख्यायुक्त गाँठों वाला होना 
चाहिए । वह किसी पवित्र स्थान में उगा होना चाहिए । उसमें किसी भी प्रकार का दाग-धब्बा आदि नहीं 
होना चाहिए | वह जला हुआ और कीड़ों आदि के द्वार खाया हुआ भी नहीं होना चाहिए । वह गाँठों 
के साथ होना चाहिए । और लम्बाई में वह नासिका या शिखा या भोंहों तक की लम्बाई वाला होना 
चाहिए । 


जगज्जीवनं जीवनाधारभूतं मा ते मा मन्त्रयस्व 
न सर्वदा सर्वसौम्येति 
कमण्डलुं परिगृह्य योगपट्टाभिषिक्तो भूत्वा यथासुखं विहरेत्‌ ॥1 6॥ 





द्वितीयोऽध्यायः] संन्यासोपनिषत्‌ (67) 165 


संन्यासी कमण्डलु को हाथ में लेते हुए यह (मंत्र) कहे कि--“हे सौम्य ! तुम तो जगत्‌ के 
जीवन के आधारभूत जल को धारण करने वाले हो। तुम मुझसे मंत्रणा करते रहो ।” यह कहकर 
कमण्डलु को हाथ में लेकर योगपट्ट में सुशोभित होकर सुखानुभव करते हुए हुए यत्र-तत्र कहीं भी 
विहार करे । 
त्यज धर्ममधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज । 
उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्‌ त्यज ॥17॥ 
संन्यासी को सभी प्रकार के धर्म और अधर्म का, सत्य और असत्य का त्याग ही कर देना 
चाहिए । और इसके बाद जिस मन से धर्माधर्म और सत्यासत्य का त्याग कर दिया है, उस मन का 
भी त्याग ही कर देना चाहिए । 


वैराग्यसंन्यासी ज्ञानसंन्यासी ज्ञानवैराग्यसंन्यासी कर्मसंन्यासी चेति 
चातुर्विध्यमुपागतः ॥1 8॥ 
संन्यासी के चार भेद बताए गए हे--(1) वैराग्य संन्यासी, (2) ज्ञान संन्यासी, (3) ज्ञानवैराग्य 
संन्यासी और (4) कर्म संन्यासी । 
तद्यथेति । दृष्टानुश्रविकविषयवैतृष्ण्यमेत्य प्राक्पुण्यकर्म॑वशात्‌ संन्यस्तः, 
स वैराग्यसंन्यासी ॥19॥ 
दृष्ट (जागतिक) और आनुश्रविक (श्रुतिकथित) विषयों में ठृष्णारहित होकर तथा पूर्वजन्मो के 
पुष्यकर्मो के परिणामस्वरूप वैराग्य उत्पन्न होने के कारण जो मनुष्य संन्यासधर्म ग्रहण कर लेता है, वह 
वैराग्य संन्यासी कहा जाता है। 
शास्त्रज्ञानात्‌ उापपुण्यलोकानुभवश्रवणात्‌ प्रपञ्चो परतो देहवासनां 
शास्त्रवासनां लोकवासनां च त्यक्त्वा वमनान्नमिव प्रवृत्तिं सर्वा हेयां 
मत्वा साधनचतुष्टयसम्पन्नो यः संन्यस्यति, स एव ज्ञानसंन्यासी ॥20॥ 
शास्रं का ज्ञान प्राप्त करके पापपुण्यादि सांसारिक विषयों को सुनकर जो 'जगत्मपंच से उपरत 
हो गया हो (परे हो गया हो) और दैहिक वासना (पुत्र-धन-कीर्ति की वासना) तथा शाखवासना तया 
लोकव्यवहार की वासना छोड़कर सभी प्रकार की सांसारिक प्रवृत्तियो को वमन किए हुए अन्न की भाँति 
त्याज्य मानकर साधनचतुष्टय से (विवेक, वैराग्य, षट्संपत्ति और मुमुक्षुत्व से) युक्त होकर जो संन्यास 
लेता है, वह ज्ञानसंन्यासी कहा जाता है । 
क्रमेण सर्वमभ्यस्य सर्वमनुभूय ज्ञानवैराग्याभ्यां स्वरूपानुसन्धानेन देह- 
मात्रावशिष्टः संन्यस्य जातरूपधरो भवति, स ज्ञानवैराग्य 
संन्यासी ॥21॥ 
जो मनुष्य क्रमानुसार सभी का अभ्यास करके सभी प्रकार के अनुभव लेकर बाद के और 
वैराग्य के दवारा परमतत्त्व को भली भाँति जानकर देहमात्र को ही जगत में रहा हुआ मानकर जो सन्लाल 
धर्म ग्रहण करता है, उसे ज्ञानवैराग्य संन्यासी कहा जाता है। 
ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भूत्वा वानप्स्थाश्रममेत्य वैराग्याभावेऽप्याश्रम- 
क्रमानुसारेण यः संन्यस्यति, स कर्मसंन्यासी ॥22॥ 


166 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ--इन तीनों आश्रमों का क्रमानुसार पालन करने के बाद वैराग्य 
परिपक्व न होने पर भी शाख्रों के नियमानुसार संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए, ऐसा मानकर जो 
संन्यास लेता है उसे कर्म संन्यासी कहा जाता हे । 


स संन्यासः षड्विधो भवति कुटीचकबहूदकहंसपरमहंसतुरीयाती ता- 
वधूताश्चेति ॥23॥ 


यह संन्यास छ: भेद वाला होता है-(1) कुटीचक, (2) बहूदक, (3) हंस, (4) परमहंस, (5) 
तुरीयातीत और (6) अवधूत । 


कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती दण्डकमण्डलुधरः कौपीनशाटीकन्थाधरः 
पितृमातृगुर्वाराधनपरः पिठरखनित्रशिक्यादिमात्रसाधनपर एकत्रान्नाद- 
नपरः श्रेतोर्ध्वपुण्ड्धारी त्रिदण्डः ॥24॥ 


कुटीचक संन्यासी अपने शरीर पर शिखा और यज्ञोपवीत को धारण किए रहता हे । इसके 
अतिरिक्त वह दण्ड, कमण्डलु , कौपीन, चादर और कन्था (गुदड़ी) को भी धारण करता है । वह 
माता-पिता और गुरु की आराधना करता रहता है । बटलोई, कुदाली और छीका--बस इतने ही 
उपकरण वह अपने साथ रखता है। वह एक ही जगह पर भोजन करने वाला होता है । वह श्वेत 
ऊर्ध्वपुण्ड को धारण करता है और त्रिदण्ड को भी धारण करता हे । 


बहूदकः शिखादिकन्थाधरसित्रपुण्ड्धारी कुटीचकवत्‌ सर्वसमो मधुकर” 
वृत्त्याष्टकवलाशी ॥25॥ 


बहूदक प्रकार का संन्यासी चोटी आदि को तथा कन्था (गुदड़ी) और त्रिपुण्ड को धारण किए 
रहता है । शेष तो सभी तरह पूर्वोक्त कुटीचक की तरह भिक्षा आदि से आजीविका चलाता है और वह 
केवल आठ ग्रास ही भोजन करता है। 


हंसो जटाधारी त्रिपुण्ड्ोर्ध्वपुण्ड्धार्यसंक्लप्तमाधूकरान्नाशी कौपीन- 
खण्डतुण्डधारी ॥26॥ 


और हंस प्रकार का संन्यासी जटाधारी होता है, वह ऊर्ध्वपुण्ड़ और त्रिपुण्ड--दोनों को धारण 
करता है । वह किसी अनजाने स्थान से ही भिक्षा माँगकर प्राप्त हुआ अन्न खाता है। वह शरीर पर 
केवल कौपीन ही धारण करता है। 


परमहंसः शिखायज्ञोपवीतरहितः पञ्ऋगृहेषु करपात्र्येककोपीनधारी 


शाटीमेकामेकं वैणवं दण्डमेकशाटीधरो वा भस्मोद्धलनपरः 
सर्वत्यागी ॥27॥ टर 


_ परमहंस संन्यासी शिखा और यज्ञोपवीत से रहित होता है । वह केवल पाँच घरों में भिक्षा को 
ह हाथरूपी 2 में ही खाता है । वह अपने पास एक चादर, एक लंगोटी और एक बाँस का दण्ड 
ही केवल रखता हे । अथवा शरीर पर भस्म लगाकर केवल और 

; ओं एक चादर पास र्‌ 
सभी वस्तुओं का त्याग कर देता है । दर ही अपने पास रखता है 


तुरीयातीतो गोमुखवृत्त्या फलाहारी, 
मात्रावशिष्टो दिगम्बरः अ गृहत्रये, देह- 








द्वितीयो5 ध्याय:] संन्यासोपनिषत्‌ (67) 167 


00 संन्यासी तो सब कुछ छोड देने वाला होता है । वह गोमुखवृत्ति वाला (यदृच्छया जो 
कुछ आ मिले उससे आजीविका चलाने वाला) होता हे । अथवा तीन घरों से फलों या अन्न की भिक्षा 
से आजीविका चलाता है ps अपना शरीर निर्वस्त्र (नग्न) ही रखता है । वह अपने शरीर को मरे हुए 
कौ तरह जान करके किसी तरह जीवन को वृत्ति को निभाता रहता हे । 

अवधूतस्त्वनियमः पतिताभिशस्तवर्जनपूर्वकं सर्ववर्णेष्वजगरवृत्त्याहार- 

परः स्वरूपानुसन्धानपरः ॥2 9॥ 

` 'अवधूत' नामक संन्यासी किसी भी तरह के नियम को नहीं मानता । पतित और निन्दित लोगों 

को छोड़कर अन्य सभी से वह आहार प्राप्त करके खाता है । वह अपने स्वरूप की खोज में ही सतत 
लगता रहता है । (वह सोचता रहता हे कि) 

जगत्‌ तावदिदं नाहं सवृक्षतृणपर्वतम्‌ । 

यद्‌ बाह्यं जडमत्यन्तं तत्‌ स्यां कथमहं विभुः । 

कालेनाल्पेन विलयी देहो नाहमचेतनः ॥30॥ 

“यह जो वृक्ष, घास और पर्वत वाला जगत्‌ है, वह मैं नहीं हूँ । जो बाह्य दिखाई पड़ता है, वह 
तो सब कुछ अति जड़ ही है। मैं व्यापक भला वह कैसे हो सकता हूँ। अत्यल्प काल में ही नष्ट हो 
जाने वाला अचेतन देह भी तो मैं नहीं हो सकता” । 


जडया कर्णशष्कुल्या कल्यमानक्षणस्थया । 
शून्याकृतिः शून्यभवः शब्दो नाहमचेतनः ॥31॥ 
त्वचा क्षणविनाशिन्या प्राप्योऽप्राप्योऽयमन्यथा । 
चित्प्रसादोपलब्धात्मा स्पर्शो नाहमचेतनः ॥3 2॥ 
लब्धात्मा जिह्नथ तुच्छो लोलया लोलसत्तया । 
स्वल्पस्पन्दो द्रव्यनिष्ठो रसो नाहमचेतनः ॥33॥ 
दृश्यदर्शनयोर्लीनं क्षयि क्षणविनाशिनोः । 

केवले द्रष्टरि क्षीणं रूपं नाहमचेतनः ॥34॥ 
नासया गन्धजडया क्षयिण्या परिकल्पितः । 
पेलवोऽनियताकारो गन्धो नाहमचेतनः ॥35॥ 

“मैं (संन्यासी) केवल एक क्षणमात्र ही ठहरने वाला जडरूप शब्द (कर्णशष्कुली) जो स्वरूप 
(आत्मस्वरूप) से बिल्कुल शून्यस्वरूप वाला हे, वह अचेतन में नहीं हूँ | क्षण में नष्ट और में पैदा 
होने वाली इस त्वचा से भी में अलग ही हूँ । में वह जड (अचतेन) स्पर्श भी नहीं हूँ । में तो चैतन्य 
के प्रभाव से आत्मानुभूति करता हूँ। चाञ्चल्ययुक्त नन और मनोयुक्त जीभ द्वारा उत्पन्न तुच्छ 
स्पन्दनशक्ति वाला रस भी मैं नहीं हूँ | इसी तरह दृश्य और दर्शन के विलीन हो जाने से नष्ट हो जाने 
वाला अचेतन (जड) अनुभव भी मैं नहीं हूँ | पदार्थ और प्राणेन्द्रिय द्वारा परिकल्पित जो गन्ध है, वह 
भी तुच्छ है और जड ही है, वह में नहीं हु । 

निर्ममो5मननः शान्तो गतपञ्चेन्द्रिय्षमः । 
शुद्धचेतन एवाहं 'कलाकलनवर्जितः ॥36॥ 
चैत्यवर्जितचिन्मात्रमहमेषो 





168 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सबाह्याभ्यन्तरव्यापी निष्कलो5हं निरञ्जनः । 
निर्विकल्पचिदाभास एक एवास्मि सर्वगः ॥37॥ 
मयैव चेतनेनेमे सर्वे घटपटादयः । 

सूर्यान्ता अवभास्यन्ते दीपेनेवात्मतेजसा ॥38॥ 
मयैवैताः स्फुरन्तीह विचित्रेन्द्रियपङक्तयः । 
तेजसान्तःप्रकाशेन यथाग्निकणपडःक्तयः ॥3 9॥ 


“मैं (संन्यासी) ममत्वहीन हूँ, में मननरहित हूँ, में शान्त हूँ, पाँच इन्द्रियों के भ्रम से विहीन हूँ, 
मैं शुद्धचैतन्य ही हूँ, मैं निरंश और निष्कलंक हुँ, में चैत्य (जागतिक विषयों से) रहित हूँ, मैं केवल 
चैतन्यात्मा ही हूँ, में सबका प्रकाशक हूँ, में बाहर और भीतर के सभी पदार्थों में व्याप्त हूँ" मैं कलारहित 
निरंजन, निर्विकल्प, चिद्घन, सर्वत्र व्याप्त रहने वाला आत्मतत्त्व ही हूँ। मुझ एक चेतन से ही घट- 
पट आदि ये सूर्य से लेकर सब पदार्थ, जिस प्रकार दीपक से पदार्थ प्रकाशित किए जाते हैं, उसी तरह 
प्रकाशित किए जाते हैं | सभी इन्द्रियों की विचित्र एवं तरह-तरह की वृत्तियाँ मेरे ही अन्तःकरण के 
प्रकाश से उत्पन्न होती हैं, मानों अग्नि से चिनगारियाँ निकल रही हो । 


अनन्तानन्दसंभोगा परोपशमशालिनी । 

शुद्धेयं चिन्मयी दृष्टिजयत्यखिलदृष्टिषु ॥4 0॥ 
सर्वभावान्तरस्थाय चैत्यमुक्तचिदात्मने । 
प्रत्यक्चैतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥411 
विचित्राः शक्तयः स्वच्छाः समा या निर्विकारया । 
चिता क्रियन्ते समया कलाकलनमुक्तया ॥42॥ 
कालत्रयमुपेक्षित्र्या हीनायाश्चेत्यबन्धनैः । 
चितश्चैत्यमुपेक्षित्र्याः समतैवावशिष्यते ॥4 3॥ 


यह पवित्र चिन्मय दृष्टि, अनन्त है, आनन्द को भोग करने वाली, परम शान्ति देने वाली, शुद्ध 
और अन्य सभी दृष्टियों पर विजय प्राप्त करने वाली है । मेरा यह मुक्तात्मा सभी पदार्थों में अनुस्यूत 
और व्यापक है, वह चैत्य--जागतिक विषयों से मुक्त है, वह प्रत्यक्‌ चैतन्यस्वरूप है, ऐसे स्वयं को 
ही मैं बार-बार नमस्कार करता हँ । कला (अंश) और कल्पना से शून्य ऐसी चित्शक्ति से ही ये सब 
विचित्र, निर्मल और समान शक्तियाँ उत्पन्न होती हैं। यह चित्शक्ति तीनों कालों में सर्वाधिक शक्ति से 
युक्त और दृश्य जगत्‌ के बन्धनों से मुक्त है । ऐसी चित्शक्ति में समता ही अवशिष्ट रहती है । 
सा हि वाचामगम्यत्वादसत्तामिव शाश्चतीम्‌ । 
नैरात्म्यसिद्धात्मदशामुपयातैव शिष्यते ॥44॥ 
ईहानीहामयैरन्तर्या चिदावलिता मलै: । 
सा चिन्नोत्पतितुं शक्ता पाशबद्धेव पक्षिणी ॥4 5 ॥ 
इच्छाद्ठेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन जन्तवः । 
धराविवरमग्नानां कीटानां समतां गता: ।46॥ 
वह वाणी से नहीं कही जा सकती | इसलिए वह शाश्वत 


असत्ता (शुन्य न्य भाँति निरात्मता 
की ही सिद्धि हो, ऐसी शेष रहती है (तात्पर्य यह है कि ज्ञानी की आत्मकल्पना 2 छ 


द्वितीयोउध्याय:] संन्यासोपनिषत्‌ (67) 169 


कल्पना--दोनों इसमें से दूर हो गई है, ऐसी निष्प्रतियोगिक ब्रह्म की स्थिति को ही यहाँ नैरात्म्य 
सिद्धान्त की दशा कहा हे ॥) जो चितूशक्ति इच्छा और अनिच्छा में अवस्थित है व्ह मलों से 
आच्छादित है, वह जाल में फँसी हुई पक्षिणी की तरह अक्षम है । इसलिए इच्छा-द्वेष से उत्पन्न हुए 
द्रो के मोह से विवश ये तुच्छ प्राणी मानो धरती के छिद्रं में कीड़े ही हों, ऐसी समानता को प्राप्त 
हो गए हैं । 

आत्मने$स्तु नमो मह्ममविच्छिन्नचिदात्मने । 

परामृष्टोऽस्मि बुद्धोऽस्मि प्रोदितो5स्म्यचिरादहम्‌ ॥47॥ 

उद्धतोऽस्मि विकल्पेभ्यो योऽस्मि सोऽस्मि नमोऽस्तु मे । 

तुभ्यं मह्यमनन्ताय मह्यं तुभ्यं चिदात्मने ॥48॥ 

नमस्तुभ्यं परेशाय नमो मह्यं शिवाय च | 

तिष्ठन्नपि हि नासीनो गच्छन्नपि न गच्छति । 

शान्तोऽपि व्यबहारस्थः कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥49॥ 

सुलभश्वायमत्यन्तं सुञ्ञेयश्चाप्तबन्धुवत्‌। 

शरीरपदाकुहरे सर्वेषामेव षट्पदः ॥50॥ 


मुझ अविच्छिन्न चिदात्मा को नमस्कार हो । मैं निरन्तर परम प्रत्यक्ष, प्रबुद्ध और सदोदित ही हूँ। 
मैं उद्धृत (परे) हूँ, अर्थात्‌ विकल्पों से अतीत हूँ, मैं जो हूँ सो हूँ, कैसे भी मुझे नमस्कार हो । तुम्हे 
और मुझे तथा मुझे और तुम्हें-दोनों चिदात्मा को नमस्कार हो । परमेश्वर ऐसे तुझे नमस्कार हो, शिव 
ऐसे मुझे नमस्कार हो, जो बैठते हुए भी नहीं बैठता और जाता हुआ भी नहीं जाता । जो शान्त होते 
हुए भी व्यवहारों में रहा हुआ होता है और जो काम करता हुआ भी लिप्त नहीं होता । यह आत्मा 
है, इसलिए सुज्ञेय भी है और आत्मीय बन्धु जैसा है। और शरीररूपी कमलपु में वह भ्रमर 
जैसा है । 


न मे भोगस्थितौ वाञ्छा न मे भोगविसर्जने । 
यदायाति तदायातु यत्‌ प्रयाति प्रयातु तत्‌ ॥51॥ 
मनसा मनसि च्छिन्ने निरहंकारतां गते । 
भावेन गलिते भावे स्वस्थस्तिष्ठामि केवलः ॥52॥ 
निर्भावं निरहंकारं निर्मनस्कं निरीहितम्‌। 
केवलास्मन्दशुद्धात्मन्येव तिष्ठति मे रिपुः ॥53॥ 
तृष्णारज्जुगणं छित्त्वां मच्छरीरकपञ्जरात्‌। 
न जाने क्क गतोड्डीय निरहंकारपक्षिणी ॥54॥ 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
यः समः सर्वभूतेषु जीवितं तस्य शोभते ॥55॥ य 
मुझे भोग की अवस्था में भी कोई वांछा नहीं है और भोग के अभाव में भी कु हो 
जो आए वह भले ही आए और जो जाए तो भले ही जाता रहे । मन से १. ne 
निरहंकारता को वह प्राप्त होगा, और जब भाव से भाव गलित हो गया है, तब हि वर 
में ही अकेला अवस्थित रहता हुँ । मैं भावशून्य, अहंकारशून्य, मनःशूत्य) चेष्टा पून र HE 
केबल एकमात्र शुद्ध आत्मस्वरूप ही हुँ । कोई 
निरहंकारितारूपी पक्षिणी तृष्णारूपी रस्सी के समूह को 


170 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जिसमें अहंकार का कोई भाव नहीं है, जिसकी बुद्धि विषयो में लिप्त नहीं होती, जो सभी प्राणियो में 

समानता से रहता है, उसका जीवन शोभायमान होता है । 
योऽन्तःशीतलया बुद्धया रागद्वेषविमुक्तया । 
साक्षिवत्‌ पश्यतीदं हि जीवितं तस्य शोभते ॥56॥ 
येन सम्यकू परिज्ञाय हेयोपादेयमुज्झता । 
चित्तस्यान्तेऽर्पितं चित्तं जीवितं तस्य शोभते ॥57॥ 
ग्राह्मग्राहकसम्बन्धे क्षीणे शान्तिरुदेत्यलम्‌ । 
स्थितिमभ्यागता शान्तिर्मोक्षनामाभिधीयते ॥5 8॥ 
भृष्टबीजोपमा भूयो जन्माङ्कुरविवर्जिता । 
हृदि जीवद्विमुक्तानां शुद्धा भवति वासना ॥59॥ 
पावनी परमोदारा शुद्धसत्त्वानुपातिनी । 
आत्मध्यानमयी नित्या सुषुप्तिस्थेव तिष्ठति ॥6०॥ 


जो मनुष्य रागद्वेषरहित और भीतर में शीतल (शान्त) बुद्धि से इस सारे जगत्‌ को एक साक्षी 
की भाँति ही देखता है, उसका जीवन शोभायमान होता है । जिसने पूर्णज्ञान को प्राप्त करके 'हेय' और 
“उपादेय? की बुद्धि को त्याग दिया है, और जिसने अपने चित्त को चित्त के भीतर ही अर्पित कर दिया 
है, उसका जीवन शोभायमान होता है । ग्राह्य और ग्राहक का सम्बन्ध विनष्ट हो जाने के बाद स्थायी 
शान्ति का उदय होता है । अतः इस स्थिति को ही मोक्ष नामक प्राप्तशान्ति कहा गया है । ऐसे 
जीवन्मुक्त की शुद्ध वासना को दग्धबीज की उपमा दी जाती है | दग्धबीज जैसे अंकुर प्रकट करने में 
असमर्थ होता है, वैसे ही उनकी पवित्र वासना सांसारिक अंकुरों को प्रकट नहीं करती । यह पतितपावन 
परमोदार शुद्ध सत्त्व को ही आत्मसात्‌ करने वाली जीवन्मुक्त की वासना आत्मध्यानसम्पन्न और अपने 
नित्य स्वरूप में ही सर्वदा प्रतिष्ठित होने वाली होती है । 


चेतनं चित्तरिक्तं हि प्रत्यक्‌ चेतनमुच्यते । 
निर्मनस्कस्वभावत्वान्न तत्र कलनामलम्‌ ॥61॥ 
सा सत्यता सा शिवता सावस्था पारमात्मिकी । 
सर्वज्ञता सा संतृप्तिर्ननु यत्र मनः क्षतम्‌ ॥62॥ 
प्रलपन्‌ विसृजन्‌ गृहृ्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
निरस्तमननानन्दः संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌ ॥6३॥ 
मल॑ संवेद्यमुत्सृज्य मनो निर्मूलयन्‌ परम्‌ । 
आशापाशानलं छित्त्वा संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌ ॥6 4॥। 
अशुभाशुभसंकल्पः संशान्तोऽस्मि निरामयः । 
नष्टेष्टानिष्टकलनः संविन्मात्रपरोऽस्म्यहम्‌ ॥65॥ 
जब चैतन्त्रतत्त्व चित्त से शून्य हो जाए, तभी ग 
जब उसका स्व5 (चेतन का स्वरूप) निर्मनस्क [ह 1000 लाजतच कहा जाता हे । 


स्क (मनोरहित) हो जाता है तब उसमें प्रकार 
का मोह आकलित (शामिल) नहीं होता है । वही सत्यता है, वही Ess ss 
अवस्था है, वही सर्वशता है, वही स्पत है कि जहाँ मन खण्डित (बँटा हुआ, विभक्त) नहीं होता 
अर्थात्‌ एक समान ही रहता है । (उसमें मेरे-तेरे का भेद नहीं होता |) यद्यपि मैं दिखावे में बकवास 


रह 





द्वितीयोऽध्यायः] संन्यासोपनिषत्‌ (67) 171 


करता हूँ, छोड़ता हूँ, लेता हूँ, आँखों को खोलता-बन्द किया करता हूँ फिर भी में पारमार्थिक रूप से 
तो वह संवित्‌ ही हुँ कि जो समस्त मनोभावों को निरस्त किए हुए है और जो आनन्दस्वरूप है । जो 
संवेदनीय मल है, उसका त्याग करके मैं अपने मन को उखाड़ दूँगा (क्योंकि दोषों की संवेदनीयता का 
ही दूसरा नाम मन है) । आशारूपी फन्दों को काटकर मैं बस, केवल संविदरूप ही हूँ। शुभ और 
अशुभ संकल्पों से रहित होकर मैं परम शान्त और स्वस्थ स्थिति में हँ । इष्टानिष्ट भावना को छोड़कर 
मैं केवल “संवित्‌-चित्‌' आत्मस्वरूप ही हो गया हूँ। 

आत्मतापरते त्यक्त्वा निर्विभागो जगत्स्थितौ । 

वञ्रस्तम्भवदात्मानमवलम्ब्य स्थिरोऽस्म्यहम्‌ ॥66॥ 

निर्मलायां निराशायां स्वसंवित्तौ स्थितोऽस्म्यहम्‌ । 

इंहितानीहितैर्मुक्तो हेयोपादेयवर्जितः ॥67॥ 

ळदान्तस्तोषमेष्यामि स्वप्रकाशपदे स्थितः । 

'कदोपशान्तमननो धरणीधरकन्दरे ॥68॥ 

समेष्यामि शिलासाम्यं निर्विकल्पसमाधिना । 

निरंशध्यानविश्रान्तिमूकस्य मम मस्तके । 

कदा तार्ण करिष्यन्ति कुलायं वनपत्रिणः ॥69॥ 

संकल्पपादपं तृष्णालतं छित्त्वा मनोवनम्‌ । 

विततां भुवमासाद्य विहरामि यथासुखम्‌ ॥70॥ 


आत्मता और परता (“मेरा और तेरा") के भाव से मुक्त होकर, बँटवारे का भाव इस जगत्‌ में 
छोड़कर वत्र के खम्भे की तरह केवल एक आत्मा का ही अवलम्बन करके मैं स्थिर होकर रहा हूँ। 
आशारहित स्वच्छ स्वसंवित्‌ (अपने आत्मा) में स्थिर होकर मैं अवस्थित हूँ । में इष्ट और अनिष्ट से भी 
मुक्त हो चुका हूँ. और त्याज्य और ग्राह्य के विषय से भी मैं मुक्त हो चुका हूँ । मुझे अन्तिम (शाश्वत) 
संतोष कब होगा ? मैं स्वप्रकाश आत्मा के स्थान में अवस्थित हो गया हूँ.। अब मेरे मन की शान्ति 
कब होगी ? मैं अब किसी पर्वत की गुफा में निर्विकल्प समाधि के द्वारा शिला जैसी स्थिरता (पत्थर 
की समानता) को कब प्राप्त करूंगा ? अंशरहित निष्कल ब्रह्म का ध्यान करते हुए विश्रान्त और मूक 
बने हुए मेरे मस्तक पर वन के पक्षी भला कब अपने घोंसले बनाएँगे ? ऐसा निश्चल में कब बन 
सकूँगा ? और मैं तृष्णारूपी लता वाले और संकल्परूप वृक्षों वाले मनोवन को कब काट सकूँगा ? 


पदं तदनु यातोऽस्मि केवलोऽस्मि जयाम्यहम्‌। 

निर्वाणोऽस्मि निरीहोऽस्मि निरंशोऽस्मि निरीप्सितः ॥71॥ 

स्वच्छतोर्जितता सत्ता हृद्यता सत्यता ज्ञता। 

आनन्दितोपशमता सदा प्रमुदितोदिता । 

पूर्णतोदारता सत्या कान्तिसत्ता सदैकता ॥72॥ 

इत्येवं चिन्तयन्‌ भिक्षुः स्वरूपस्थितिमञ्जसा । 

निर्विकल्पस्वरूपञ्ञो निर्विकल्पो बभूव ह ॥73॥ 

उस मनोवन को काटकर मैं इस विशाल घरती प्र यथेच्छ विहार कर रहा द में उस मनि 

पद का ही स्वरूप केवल (अद्वैत) अविनाशी ही हँ। दावर धात किए हुए हूँ, में निर्वाणरूप हूँ, में 
अहंभाव या एषणा से रहित हूँ, में अखण्ड (अविभाज्य) हूँ, में इच्छारहित हूँ, में स्वच्छता, वीर्यवत्ता, 


172 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सत्ता, सत्यता और ज्ञानता--सब कुछ हो गया हूँ । इस प्रकार संन्यासी को आनन्द, उपशम, प्रसन्नता, 
पूर्णता, उदारता, सत्य, अद्वैतता, प्रमुदिता और उदिता आदि की भावना करते हुए अपने स्वरूप में 
प्रतिष्ठित रहना चाहिए । निर्विकल्प स्वरूप की पूर्णतया जानकारी प्राप्त करके स्वयं निर्विकल्परूप बने 
रहना चाहिए । 


आतुरो जीवति चेत्‌ क्रमसंन्यासः कर्तव्यः | न शूद्रस्त्रीपतितोदक्या 
संभाषणम्‌ | न यतेर्देवपूजा नोत्सवदर्शनम्‌ । तस्मान्न संन्यासिन एष 
लोकः । आतुरकुटीचकयोर्भूलोकभुवर्लोकौ । बहूदकस्य स्वर्गलोकः । 
हंसस्य तपोलोकः । परमहंसस्य सत्यलोकः । तुरीयातीतावधूतयोः 
स्वात्मन्येव कैवल्यं स्वरूपानुसंधानेन भ्रमरकीटन्यायवत्‌ ॥7 4॥ 


आतुर संन्यासी यदि संन्यास लेने की इच्छा से जीवित रहे तो उसे तभी क्रमसंन्यास प्राप्त करने 
का प्रयत्न करना चाहिए | शूद्र, स्री, पदभ्रष्ट तथा रजस्वला से कभी संभाषण नहीं करना चाहिए । 
संन्यासी को कभी देवपूजन और किसी उत्सव में कभी जाना नहीं चाहिए | इसलिए यह लोक व्यवहार 
संन्यासी के लिए नहीं है । आतुर संन्यासी के लिए भूलोक और कुटीचक के लिए भुवलोंक होता है । 
बहूदक का स्वर्गलोक होता है, हंस का तपोलोक और परमहंस का स्थान सत्यलोक होता है। 
तुरीयातीत तथा अवधूत कोटि के लोग भ्रमर और कीट की तरह अपने स्वरूप की खोज करते हुए 
केवल आत्मतत्त्व के रूप में प्रतिष्ठित हो जाते हैं । 


स्वरूपानुसन्धानव्यतिरिक्तान्यशास्त्राभ्यास उष्टकुङकुमभारवद्‌व्यर्थः । न 
योगशास्त्रप्रवृत्तिर्न सांख्यशास्त्राभ्यासो न मन्त्रतन्त्रव्यापारो नेतरशास्त्र- 
प्रवृत्तिर्यतेरस्ति; अस्ति चेच्छवालंकारवत्‌। कर्माचारविद्यादूरः । न 
परिव्राट्‌ नामसंकीर्तनपरः । यद्यत्‌ कर्म करोति तत्तत्फलमनुभवति । 
एरण्डतैलफेनवत्‌. सर्व परित्यजेत्‌। न देवताप्रसादग्रहणम्‌। न बाह्य- 
देवाभ्यर्चनं कुर्यात्‌ ॥7 5॥ 


स्वरूपानुसन्धान के बिना अन्य शास्रों का अभ्यास संन्यासी के लिए ऊंट के ऊपर केसर कुंकुम 
का भार लादने जैसा ही व्यर्थ है । योगशास्त्र में भी उसकी प्रवृत्ति नहीं होती सांख्यशास्त्र का अभ्यास 
भी उसके लिए आवश्यक नहीं है । और अन्य किसी मंत्रतंत्रादि में भी उसकी प्रवृत्ति होना योग्य नहीं 
है । यदि कोई संन्यासी ऐसा करता है, तो वह मृत के ऊपर आभूषणों को लगाने के बराबर है तथा 
संन्यासी के कर्म तथा विद्या के अनुकूल वह नहीं है । यह परिखाजक नामसंकीर्तन-परायण भी नहीं 
होता । क्योंकि वह जो-जो कर्म करता है, उसका फल तो उसे भोगना ही होगा | इसलिए एरण्ड (रेडी) 
के तैल की फेन की तरह उसे सब कुछ छोड़ ही देना चाहिए । संन्यासी को किसी भी देवी-देवता का 
प्रसाद नहीं ग्रहण करना चाहिए | और किसी बाह्य देवता का पूजन भी नहीं करना चाहिए । 


स्वव्यतिरिक्तं सर्व त्यक्त्वा मधुकरवृत्त्याहारमाहरन्‌ 

कृशो भूत्वा मेदो- 
वृन्द्रिमकुर्वन्‌ विहरेत्‌। माधूकरेण वा कालं 
नयेत्‌ ॥76॥ 


संन्यासी को अपने सिवा अन्य सभी वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए ह 
ए । और अपने हाथरूपी 
पात्र से मधुकरवृत्ति (भिक्षावृत्ति) से आजीविका चलानी चाहिए, जिससे कि उसके जज तती 


| 


द्वितीयोऽध्यायः] संन्यासोपनिषत्‌ (67) 173 


जाए । तथा उसको निरन्तर भ्रमण (विचरण) ही करते रहना चाहिए । अपने हाथरूपी पात्र के द्वारा तथा 
मुखरूपी पात्र द्वारा भिक्षा लेकर (खाकर) जीवन बिताना चाहिए । 


. आत्मसंमितमाहारमाहरेदात्मवान्‌ यतिः । 
आहारस्य च भागौ द्वौ तृतीयमुदकस्य च । 
वायोः संच्रणार्थाय चतुर्थमवशेषयेत्‌ ॥77॥ 
भैक्षेण वर्तयेन्नित्यं नैकान्नाशी भवेत्‌ क्वचित्‌ । 
निरीक्षन्ते त्वनुद्विग्नास्तदगृहं यत्नतो वञ्रेत्‌ ॥7 8॥ 
पञ्जसप्तगृहाणां तु भिक्षामिच्छेत्‌ क्रियावताम्‌ । 
गोदोहमात्रमाकाङक्षेन्निष्क्रान्तो न पुनर्त्रजेत्‌ ॥7 9॥ 
नक्ताद्टरश्रोपवास उपवासादयाचितः । 
अयाचिताद्वरं भैक्षं तस्माद्भैक्षेण वर्तयेत्‌ ॥80॥ 
नैव सव्यापसव्येन भिक्षाकाले विशेद्‌ गृहान्‌। 
नातिक्रामेद्‌ गृहं मोहाद्यत्र दोषो न विद्यते ॥81॥ 


संन्यासी को अपने आहार के परिमाण में ही भिक्षा माँगनी चाहिए । उसको (पेट के चार भाग 
करके) दो भाग भोजन के लिए रखना चाहिए, एक भाग पानी के लिए तथा एक भाग हवा के आने- 
जाने के लिए रखना चाहिए। संन्यासी को हमेशा भिक्षावृत्ति के ऊपर ही आधार रखना चाहिए । और 
हमेशा एक ही घर से भोजन नहीं करना चाहिए | जो लोग शान्त भाव से उसकी राह देखकर बैठे हुए 
हों, उन्हीं के यहाँ प्रयत्नपूर्वक जाना चाहिए । संन्यासी को पाँच-सात सदाचारी गृहों से भिक्षा लेनी 
चाहिए और गाय के दोहने में जितना समय लगता हे उतने ही समय तक प्रतीक्षा करनी चाहिए । और 
जहाँ से एक बार भिक्षा ली हो, वहाँ फिर से नहीं जाना चाहिए । रात्रि में भोजन की अपेक्षा तो उपवास 
कर लेना ही अच्छा है । और उपवास की अपेक्षा अयाचित (बिना माँगे मिलने वाली) भिक्षा अधिक 
अच्छी है और अयाचित से भी माँगकर खाना अधिक अच्छा है । इसलिए जहाँ तक बन सके, भिक्षा 
का ही आश्रय लेना चाहिए । भिक्षा के समय दाहिने-बाँएँ मार्ग से घर में प्रवेश नहीं करना चाहिए । जिस 
घर में कोई दोष न हो, उस घर को भूल या मोह से नहीं छोड़ना चाहिए--वहाँ भिक्षा लेनी चाहिए । 


श्रोत्रियान्न॑ न भिक्षेत श्रद्धाभक्तिनहिष्कृतम्‌। 

्रात्यस्यापि गृहे भिक्षेच्छूद्धाभक्तिपुरस्कृते ॥82॥ 

माधूकरमसंक्लप्तं प्राक्प्रणीतमयाचितम्‌। 

तात्कालिकं चोपपन्नं भैक्षं पञ्चविधं स्मृतम्‌ ॥83॥ 

मनःसंकल्परहितांस्त्रीन्‌ गृहान्‌ पञ्च सप्त वा । 

मधुमक्षिकवत्‌ कृत्वा माधूकरमिति स्मृतम्‌ ॥84॥ 

प्रातःकाले च पूर्वेद्यर्यद्धक्तैः प्रार्थितं मुहुः । 

तद्भैक्षं प्राक्प्रणीतं स्यात्‌ स्थितिं कुर्यात्‌ तथापि च ॥85॥ 

केन निमन्त्रितम्‌। 
अयाचितं तु तद्धैक्षं भोक्तव्यं च मुमुक्षुभिः ॥8 6॥ क 2. 
भी श्रद्धा-भक्ति से रहित हो, तो उसके यहाँ इस सं भिक्षा नहीं 

चाहिए गम लिए कोटि का संस्कारहीन मनुष्य) भी यदि श्रद्धा भक्ति से युक्त हो तो वहाँ भिक्षा 


174 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


लेनी चाहिए । संन्यासियों की भिक्षा पाँच प्रकार की कही गई हे--(1) पहले संकल्पित न किया गया 
हो ऐसा माधूकर, (2) प्राक्ग्रणीत, (3) अयाचित, (4) तात्कालिक, (5) उपपन्न । इनमें असंकल्पित 
माधूकर यह है कि मन में किसी भी प्रकार का संकल्प किए बिना किन्हीं तीन, पाँच या सात घरों में 
से मधुमक्खी की तरह थोड़ी-थोड़ी भिक्षा लेना । 'प्रावप्रणीत' उसे कहते हैं जिसमें प्रातःकाल में या 
पिछले दिन कोई भी मनुष्य भक्तिपूर्वक भिक्षा के लिए निवेदन करे तो उसके यहाँ भिक्षा ली जाती हे । 
“अयाचित' वह है जिसमें भिक्षा के लिए विचरण करते समय ही यदि कोई निमंत्रण करे तो वहाँ बिना 
माँगे ही भिक्षा मिल जाती है। 


उपस्थानेन यत्‌ प्रोक्तं भिक्षार्थं ब्राह्मणेन तत्‌ । 
तात्कालिकमिति ख्यातं भोक्तव्यं यतिभिः सदा ॥87॥ 
सिद्धमन्नं यदा नीतं ब्राह्मणेन मठं प्रति । 

उपपन्नमिति प्राहुर्मुनयो मोक्षकाङ्क्षिणः ॥88॥ 
चरेन्माधूकरं भैक्षं यतिर्म्लेच्छकुलादपि । 

एकान्नं न तु भुञ्जीत बृहस्पतिसमादपि । 
याचितायाचिताभ्यां च भिक्षाभ्यां कल्पयेत्‌ स्थितिम्‌ ॥89॥ 
न वायुः स्पर्शदोषेण नारिनिर्दहनकर्मणा । 

नापो मूत्रपुरीषाभ्यां नान्नदोषेण मस्करी ॥90॥ 

विधूमे सन्नमुसले व्यङ्घारे भुक्तवज्जने । 

कालेऽपराह्ने भूयिष्ठे भिक्षाचरणमाचरेत्‌ ॥91॥ 


भिक्षा के लिए निकलते हुए संन्यासी को यदि बीच में ही कोई ब्राह्मण उसके समीप में आकर 

भिक्षा (भोजन) के लिए कहे, तो उसे “तात्कालिक” भिक्षा कहते हैं, वह भिक्षा संन्यासियों को सदा ग्रहण 
कर लेनी चाहिए । यदि कोई मनुष्य तैयार भिक्षा लेकर मठ (आश्रम) में दे जाए, तो उसे 'उपपन्न' भिक्षा 
कहा जाता हे । यदि संन्यासी को विशेष भिक्षा की आवश्यकता पड़ जाए, तो उसे म्लेच्छ के यहाँ भी 
भिक्षा माँग लेनी चाहिए । किन्तु कभी भी एक ही स्थान से भिक्षा ग्रहण नहीं करनी चाहिए, भले ही 
वह यजमान बृहस्पति जैसा क्यों न हो ? इस प्रकार संन्यासी को याचित तथा अयाचित भिक्षा द्वारा 
अपना जीवननिर्वाह चलाना सर्वथा उचित है । सभी जगह स्पर्श करते हुए भी वायु स्पर्श दोषों से दूषित 
नहीं होता, सब कुछ जलाते हुए भी अग्नि दहन कार्यो से दूषित नहीं होता, सभी मल-मूत्रों को बहा 
ले जाने पर भी जल उनके मल से मलिन नहीं होता, ठीक उसी प्रकार संन्यासी किसी भी अन्न से दूषित 
नहीं होता । अग्निधूम और मुसल की आवाज से रहित और जहाँ अग्नि बुझकर समाप्त हो गया हो 
वहाँ, तथा घर के सभी लोग जहाँ भोजन कर चुके हों वहाँ, मध्याह काल के बाद ही संन्यासी को भिक्षा 
माँगनी चाहिए । 

अभिशस्तं च पतितं पाषण्डं देवपूजकम्‌ । 

वर्जयित्वा चरेद्‌ भक्षं, सर्ववर्णेषु चापदि ॥92॥ 

घृतं श्वमूत्रसदृशं मधु स्यात्‌ सुरया समम्‌। 

तैलं सूकरमूत्रं स्यात्‌ सूपं लशुनसंमितम्‌ ॥9३॥ 

माषापूपादि गोमांसं क्षीरं मूत्रसमं भवेत्‌। 

तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन घृतादीन्‌ वर्जयेद्यतिः । 





द्वितीयोऽध्यायः] संन्यासोपनिषत्‌ (67) 175 


घृतसूपादिसंयुक्तमन्नं नाद्यात्‌ कदाचन ॥94॥ 

पात्रमस्य भवेत्पाणिस्तेन नित्यं स्थितिं नयेत्‌। 

पाणिपात्रश्चरन्‌ योगी नासकृद्‌ भैक्षमाचरेत्‌ ॥95॥ 

आस्येन तु यदाहारं गोवन्मृगयते मुनिः । 

तदा समः स्यात्‌ सर्वेषु सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥96॥ 

आपत्तिकालीन स्थिति में संन्यासी निन्द्य परिवार एवं पतित, पाखण्डी, पदच्युत और देवपूजक 

को छोड़कर समस्त वर्ण जातियों से भिक्षा ले सकता है । संन्यासी के लिए घी कुत्ते के मूत्र समान है, 
शहद मदिरा के समान है, तैल शूकर के मूत्र के समान है, तथा लहसुन, सूप, अपूप (मालपुआ), उड़द 
आदि सब गोमांस के बराबर है । इसलिए बहुत प्रयत्न (सावधानी) पूर्वक घी आदि को छोड़ देना 
चाहिए । घी एवं मसालेदार पक्वान्नादि को कभी नहीं खाना चाहिए | संन्यासी के लिए उसका हाथ ही 
भोजनग्रहण का पात्र होता है । उसे हाथरूपी पात्र से ही भोजन ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार संन्यासी 
को दिन में एक बार ही भोजन ग्रहण करना चाहिए | जो मुनि गाय की तरह मुख से ही आहार करता 
है, अर्थात्‌ कुछ संग्रह नहीं कर रखता, वह अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है । 


आज्यं रुधिरमिव त्यजेदेकत्रान्नं पललमिव गन्धलेपनमशुद्धलेपनमिव 

क्षारमन्त्यजमिव वत्त्रमुच्छिष्टपात्रमिवाभ्यङ्गं स्त्रीसङ्गमिव मित्राह्णादकं 

मूत्रमिव स्पृहां गोमांसमिव ज्ञातचरदेशं चण्डालवाटिकामिव स्त्रियमहि- 

मिव सुवर्ण कालकूटमिव सभास्थलं शमशानस्थलमिव राजधानीं 

कुम्भीपाकमिव शबपिण्डवदेकत्रान्नम्‌। न देवतार्चनम्‌। प्रपञ्चवृततिं 

परित्यज्य जीवन्मुक्तो भवेत्‌ ॥971॥ 

घी को लहू के समान तथा एकत्रित किए हुए अन्न को मांस के समान मानकर छोड़ देना चाहिए । 

गन्ध-लेपनादि को गन्दी वस्तु के तुल्य, नमक को अन्त्यज के तुल्य, वस्न को जूठे पात्र क तुल्य, तेल- 
मालिश को खीसंग के तुल्य, मित्रों के मजाक को मूत्र के तुल्य, घमण्ड को गोमांस के तुल्य, परिचित 
मित्रो के घर की भिक्षा को चाण्डाल के तुल्य, खी को सर्पिणी के तुल्य, सुवर्ण को कालकूट के तुल्य, 
सभा आदि को शमशान के तुल्य, राजधानी को कुम्भीपाक नरक के तुल्य, एक ही घर के भोजन को 
मृतकपिण्ड के तुल्य जानकर इन सबका परित्याग कर देना चाहिए । उसको देवताओं का पूजन-अर्चन 
कभी नहीं करना चाहिए । सांसारिक प्रपज्ञों को छोड़कर उसे जीवन्मुक्त हो जाना चाहिए । 

आसनं पात्रलोपश्च संचयः शिष्यसंचयः । 

दिवास्वापो वृथालापो यतेर्बन्धकराणि षट्‌ ॥१8॥ 

बर्षाभ्योऽन्यत्र यत्‌. स्थानमासनं तदुदाहृतम्‌ । 

संग्रहः ॥9०॥ 

यतेः संव्यवहाराय पात्रलोपः स उच्यते । 

गृहीतस्य तु दण्डादेर्ट्वितीयस्य परिग्रहः ॥1 001 

कालान्तरोपभोगार्थं संचयः परिकीर्तितः । 

शुश्रूषालाभपूजार्थे यशोऽर्थं वा परिग्रहः ॥101॥ 

(शिष्याणां न तु कारुण्याच्छिष्यसंग्रह ईरितः । 

विद्या दिवा प्रकाशत्वादविद्या रात्रिरुच्यते ॥102॥ 


176 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


आसन, बरतन की चाह, संचय करना, शिष्य बनाना, दिन में सोना और बेकार की बातें 
करना-ये छः प्रकार के कार्य संन्यासी को बन्धन में डालने वाले हें । वर्षा के अलावा सभी स्थान 
आसन ही हैं, ऐसा कहते हें । पूर्व में बताए गए कुम्हड़े से बनाए गए एकमात्र पात्र का ही उसे संग्रह 
करना चाहिए । यति के व्यवहार के लिए इसी को 'पात्रलोप' कहा जाता है । अपना दण्ड खो जाने पर 
दूसरे का दण्ड ले लेना ही “परिग्रह” है । कालान्तर (भविष्य) में उपभोग के लिए संग्रह करके रखने का 
नाम ही “संचय” है । सेवा-शुश्रूषा, लाभ, यश, मान-पूजा आदि के लिए प्रयत्न करना ही परिग्रह कहा 
जाता है । आत्मज्ञान के लिए करुणापूर्वक जो शिष्य आए उसे ही शिष्य बनाना चाहिए, उसके 
अतिरिक्त शिष्यों को बनाए रखने को शिष्यसंग्रह कहा जाता हे । प्रकाशक होने से विद्या ही दिवस कहा 
जाता है और अविद्या रात्रि कही जाती हे । 


विद्याभ्यासे प्रमादो यः स दिवास्वाप उच्यते । 
आध्यात्मिकीं कथां मुक्त्वा भिक्षावार्ता विना तथा । 
अनुग्रहं परिप्रश्‍नं वृथाजल्पोऽन्य उच्यते ॥103॥ 
एकान्नं मदमात्सर्य गन्धपुष्पविभूषणम्‌ । 
ताम्बूलाभ्यञ्जने क्रीडा भोगाकाङक्षा रसायनम्‌ ॥104॥ 
कत्थनं कुत्सनं स्वस्ति ज्योतिश्च क्रयविक्रयम्‌ । 

क्रिया कर्मविवादश्च गुरुवाक्यविलङ्गनम्‌॥105॥ 
संधिश्च विग्रहो यानं मञ्चकं शुक्लवस्त्रकम्‌ । 
शुक्रोत्सर्गो दिवा स्वापो भिक्षाधारस्तु तैजसम्‌ ॥106॥ 
विषं चैवायुधं बीजं हिंसां तैक्ष्णयं च मैथुनम्‌ । 

त्यक्तं संन्यासयोगेन गृहधर्मादिकं व्रतम्‌ ॥107॥ 
गोत्रादि चरणं सर्व पितृमातृकुलं धनम्‌। 

प्रतिषिद्धानि चैतानि सेवमानो व्रजेदधः ॥108॥ 


विद्याभ्यास में प्रमाद करना ही दिवास्वप्न कहा जाता है। आध्यात्मिक कथा को छोड़कर भिक्षा 
की बात करना और अनुग्रह परिप्रश्न को छोड़कर इधर-उधर की जो बातें कही जाएँ, वही बकवास है । 
एकान्न, मत्सर, घमण्ड, गन्ध, पुष्प, आभूषण, ताम्बूल खाना, तैलमर्दन करना, क्रीड़ा करना, भोगों 
की इच्छा करना, रसायन का सेवन, खुशामद, निन्दा-कुशलप्रश्‍न आदि करना, खरीदने-बेचने की बातें 
करना, क्रियाकर्म, वादविवाद, गुरुवाक्य का उल्लंघन, सन्धि-विग्रह की बातें, पलंग, सफेद वस्र, 
वीर्य- त्याग, दिन में सोना, भिक्षापात्र, सुवर्ण, विष, शस्र, जीवहिंसा, क्रोध तथा मैथुन--इन सारी 
बातों को संन्यासी को छोड़ ही देना चाहिए । गृहस्थियों के धर्म-ब्रत गोत्रादि के आचारण जो हैं तथा 
जो माता- पिता और कुल की सम्पत्ति है, वह संन्यासी के लिए निषिद्ध माने गए हैं | इन सभी का सेवन 
करने से संन्यासी को नीच गति की प्राप्ति होती है। 


सुजीर्णोऽपि सुजीर्णासु विद्वान्‌ स्त्रीषु न विश्वसेत्‌ । 
सुजीर्णास्वपि कन्थासु सज्जते जीर्णमम्बरम्‌ ॥109॥ 
स्थावरं जङ्गमं बीजं तैजसं विषमायुधम्‌। 
षडेतानि न ॥110॥ 














द्वितीयोऽध्यायः] संन्यासोपनिषत्‌ (67) 177 


नैवाददीत पाथेयं यतिः किञ्चिदनापदि । 

पक्कमापत्सु गृह्णीयाद्याबदन्नं न लभ्यते ॥111॥ 

नीरुजश्च युवा चैव भिक्षुर्नावसथे वसेत्‌ । 

परार्थं न प्रतिग्राह्यं न दद्याच्च कथञ्चन ॥1 1 2॥ 

दैन्यभावात्तु भूतानां सौभगाय यतिश्चरेत्‌ । 

पक्क वा यदि वाऽपक्वं याचमानो ब्रजेदधः ॥1 1 3॥ 

वृद्धावस्था को प्राप्त हुए विद्वान्‌ संन्यासी को वृद्ध स्री के ऊपर भी विश्वास नहीं करना 

चाहिए । क्योंकि पुरानी-फटी-टूटी गुदड़ी पर तो पुराना वस्त्र ही लगाया जाता है । स्थावर, जंगम, 
बीज, सुवर्ण विष, आयुध जैसी छ: वस्तुओं को तो संन्यासी मूत्र और विष्टा के तुल्य समझकर, 
त्याज्य मानकर उन्हें कभी ग्रहण न करे । आपत्तिकाल को छोड़कर रास्ते में उपयोग के लिए तो 
संन्यासी को अपने पास कुछ भी नहीं रखना चाहिए। कुसमय के वश यदि अन्न प्राप्त न हो, तो 
पका हुआ अन्न प्राप्त कर लेना चाहिए । स्वस्थ तथा युवा संन्यासी को तो कभी भी किसी के भी घर 
में रुकना नहीं चाहिए । और अन्य किसी की कोई भी वस्तु नहीं लेनी चाहिए। संन्यासी को अन्य 
भूत (प्राणियों) के कल्याण के लिए दया का आचरण करना चाहिए । पका हुआ या फिर बिना पका 
हुआ अन्न माँगने से संन्यासी निम्न कोटि (अधोगति) को प्राप्त हो जाता है । (अर्थात्‌ संन्यासी को 
अपनी इच्छा से कुछ माँगना नहीं चाहिए ।) 

अन्नपानपरो भिक्षुर्वस्त्रादीनां प्रतिग्रही । 

आविकं वानाविकं वा तथा पट्टपटानपि ॥1 14॥ 

प्रतिगृह्य यतिश्चैतान्‌ पतत्येव न संशयः । 

अद्वैतं नावमाश्रित्य जीवन्मुक्तत्वमाप्नुयात्‌ ॥1 1 5॥ 

वाग्दण्डे मौनमाति्ठेत्‌ कायदण्डे त्वभोजनम्‌। 

मानसे तु कृते दण्डे प्राणायामो विधीयते ॥1 16॥ 

कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते । 

तस्मात्‌ कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥1 17॥ 

रथ्यायां बहुवस्त्राणि भिक्षा सर्वत्र लभ्यते । 

भूमिः शय्यास्ति विस्तीर्णा यतयः केन दुःखिताः ॥1 1 8॥ 

खाने-पीने के पदार्थों की निरन्तर चाह रखने वाला और ऊनी या बिना ऊन के सूती आदि कपड़ों 

और रेशमी वख्नों आदि को स्वीकार करने से संन्यासी का अवश्य ही अधःपतन हो जाता है | उसे तो 
अद्रैतरूपी नौका में बैठकर जीवन्मुक्ति की अवस्था प्राप्त कर लेनी चाहिए । यदि वाणी को दण्ड देना 
हो, तो संन्यासी को चाहिए कि वह मौन ही रहे । अगर शरीर को दण्ड देना हो तो उसे भोजन नहीं 
करना चाहिए । और यदि मन को दण्ड देना हो तो उसे प्राणायामादि करना चाहिए । सभी प्राणी अपने 
कर्मों के द्वारा ही बन्धन में बँधते हैं, और विद्या (ज्ञान) के द्वारा मुक्ति प्राप्त करते है । इसलिए ज्ञानवान्‌ 
संन्यासी सदैव कर्मों से मुक्त ही रहते है । छोटी-छोटी गतिला जाते 
भिक्षा भी सभी जगह प्राप्त हो ही जाती है और सोने के लिए भी पृथ्वी Ce न.कहीं न्या स्थान मिल 
ही जाते है तो फिर भला संन्यासी को किस बात का दुःख CETERA 


12 उ० तृ 0 


178 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


प्रपञ्चमखिलं यस्तु ज्ञानाग्नौ जुहुयाद्यतिः । 

आत्मन्यरनीन्‌ समारोप्य सोऽग्निहोत्री महायतिः ॥1 1 9॥ 
प्रवृत्ति द्विविधा प्रोक्ता मार्जारी चैव वानरी । 
ज्ञानाभ्यासवतामोतुर्वानरी भाक्तमेव च ॥120॥ 

नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयान्न चान्यायेन पृच्छतः । 

जानन्नपि हि मेधावी जडवल्लोक आचरेत्‌ ॥1 21॥ 
सर्वेषामेव पापानां संघाते समुपस्थिते । 

तारं द्वादशसाहस्त्रमभ्यसेच्छेदनं हि तत्‌ ॥1 2 2॥ 

सस्तु द्वादशसाहस्रं प्रणवं जपतेऽन्वहम्‌ । 

तस्य द्वादशभिर्मासैः परं ब्रह्म प्रकाशते ॥1 23॥ इत्युपनिषत्‌ । 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 
इति संन्यासोपनित्समाप्ता । 


“>+ 


संन्यासी को सभी प्रकार के प्रपंच को (जागतिक पदार्थो को) ज्ञानरूपी अग्नि में भस्म ही कर 
डालना चाहिए । जो संन्यासी अपने अन्तरात्मा में ज्ञानरूपी अग्नि को समारोपित कर लेता है, वह 
सच्चे अर्थो में ज्ञानी और सही रूप में अग्निहोत्री होता है । संन्यासियों की प्रवृत्ति दो प्रकार की होती 
है । एक तो मार्जारी और दूसरी होती है वानरी । जो संन्यासी ज्ञान का अभ्यास करते हैं, इनकी वृत्ति 
मुख्यतया मार्जारी होती है और गौण रूप से वानरी होती है । किसी व्यक्ति के पूछे बिना संन्यासी को 
कुछ बोलना ही नहीं चाहिए । और यदि कोई अन्याय और अनीति से पूर्ण प्रश्‍न करे, तो भी उसे कुछ 
नहीं बोलना चाहिए । स्वयं ज्ञानवान्‌ होते हुए भी संन्यासी को जनसाधारण के सामने मूढ़ की तरह ही 
रहना चाहिए । यदि किसी कारणवशात्‌ पापप्रसंग उपस्थित हो जाए, तो बारह हजार की संख्या में 
तारकमंत्र का जाप करना चाहिए तथा उस पाप को नष्ट कर देना चाहिए । जो संन्यासी प्रतिदिन बारह 
हजार प्रणवमंत्र का जाप करता है, उसे बारह मास के भीतर ही पखह्य का साक्षात्कार हो जाता है | 
ऐसा यह उपनिषत्‌ कहती है । 


यहाँ दूसरा अध्याय पूरा हुआ । 
इस प्रकार संन्यासोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
ww 


शान्तिपाठः 


३% आप्यायन्तु ममाङ्गानि““ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


ह 











(68) परमहंसपरिव्राजकोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


अथर्ववेद से सम्बद्ध इस गद्यात्मक उपनिषद्‌ में पाँच बड़े गद्यपरिच्छेद (गद्य कण्डिकाएँ) 
हैं। इन गद्य अनुच्छेदों में परमहंस परित्राजक के लक्षण, परित्रजन के अधिकारी, परित्रज्या- 
प्राप्ति की विधि आदि का विवेचन है । यह उपनिषद्‌ पितामह ब्रह्मा तथा आदिनारायण के 
संवादरूप में है । उपनिषत्‌ का कहना है कि व्यक्ति को वर्णाश्रमधर्म का पालन करना चाहिए 
और क्रमश: अन्त में संन्यास ग्रहण करना चाहिए । नारायण ने संन्यास-ग्रहण की विधि और 
संन्यासी की दिनचर्या पर भी प्रकाश डाला है । ब्रह्माजी के पुनः पूछने पर नारायण ने ब्रह्मप्रणव 
का रहस्य भी समझाया हे और बाद में उसका फल भी बताया है | 


6) 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः" देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 

अथ पितामहः स्वपितरमादिनारायणमुपसमेत्य प्रणम्य पप्रच्छ | भगवन्‌ 

त्वन्मुखाद्वर्णाश्रमधर्मक्रमं सर्व श्रुतं विदितमवगतम्‌। इदानीं परमहंस- 

परित्राजकलक्षणं वेदितुमिच्छामि। कः परिव्रजनाधिकारी ? कीदृशं 

परित्राजकलक्षणम्‌? कः परमहंसः ? परिव्राजकत्वं कथम्‌? तत्‌ सर्व मे 

ब्रूहीति । स होवाच भगवानादिनारायणः ॥1॥ 

एक बार पितामह ब्रह्मा अपने पिता आदिनारयण के पास जाकर उन्हें प्रणाम करके पूछने लगे 

कि “हे भगवन्‌ ! आपके मुख से वर्णाश्रम धर्म का सब क्रम तो मैंने अच्छी तरह से सुन लिया, जान 
लिया और समझ लिया है । अब मैं परमहंस परित्राजक के धर्म को (लक्षण को) जानना चाहता हूं | 
परिव्रजन कर्म का अधिकारी कौन है ? परित्राजक का लक्षण कैसा होता है ? परमहंस कौन होता है ? 
परिव्राजकत्व कैसे प्राप्त होता है ? पए सब आप मुझे बताइए ।” तब भगवान्‌ आदिनारायण ने कहा-- बि 

सदगुरुसमीपे सकलविद्यापरिश्रमज्ञो भूत्वा विद्वान्‌ सर्वमैहिकामुष्मिक- म ह 

सुखश्रमं ज्ञात्वैषणात्रयवासनात्रयममत्वाहंकारादिक न वमनान्नमिव हेय- ड 

मध्चिगम्य मोक्षमार्गैकसाधनो ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत्‌। गृहाद्वनी 

भूत्वा प्रव्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌ गृहाद्वा वनाद्वा । अथ 

पुनरव्रती वा व्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वोत्सन्ाग्निरनग्निको वा 

यदहरेव विरजेत्‌ तदहरेव प बुद्ध्वा सर्वसंसारेषु विरक्तो 

गृही वानप्रस्थो वा पितरं मातर 
स शिष्यं सहवासिनं वानुमोदयित्वा तद्धैके प्राजापत्यामेवेष्टि 








180 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


कुर्वन्ति । तदु तथा न कुर्यात्‌ । आग्नेय्यामेव कुर्यात्‌ । अग्निर्हि प्राणः । 
प्राणमेवैतया करोति । त्रैधातवीयामेव कुर्यात्‌ । एतयैव त्रयो धातवो 
यदुत सत्त्वं रजस्तम इति । ३ 

अयं ते योनिऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः । 

तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिम्‌ ॥ 


इत्यनेन मन्त्रेणाग्निमाजिघ्रेत्‌ । एष वा अग्नेर्योनिर्यः प्राणं गच्छ स्वां 
योनिं गच्छ स्वाहेत्येबमेवैतदाह । ग्रामाच्छोत्रियागारादग्निमाहृत्य स्ववि- 
ध्युक्तक्रमेण पूर्ववदर्निमाजिघ्नेत्‌। यद्यातुरो वाग्निं न विन्देदप्सु जुहु- 
यात्‌। आपो वै सर्वा देवताः, सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति 
हुत्वादधृत्य प्राश्नीयात्‌ साज्यं हविरनामयम्‌। एष विधिर्वीराध्वाने 
वाऽनाशके वापां प्रवेशे वाग्निप्रवेशे वा महाप्रस्थाने वा। यद्यातुरः 
स्यान्मनसा वाचा वा संन्यसेत्‌ । एष पन्थाः ॥2॥ 


सकल भौतिक विद्याओं को केवल व्यर्थ परिश्रम मानने वाले साधक को यहाँ जगत्‌ के और परलोक 
के सुखों को परिश्रमरूप ही जानकर, पुत्र-लोक-वित्त इन तीन एषणाओं तथा देह-मन-बुद्धिजन्य तीन 


वासनाओं तथा ममत्व और अहंकार को वमन किए हुए अन्न की तरह त्याज्य समझकर मोक्षमार्गरूप एक . 


ही साधनवाला होकर पहले ब्रह्मचर्य समाप्त करके गृहस्थ बनना चाहिए । बाद में गृहस्थ से वानप्रस्थ होकर 
संन्यासी बनना चाहिए । अथवा अन्य प्रकार से ब्रह्मचर्याश्रम से या गृहस्थी से ही संन्यास ले लेना चाहिए । 
जो कोई व्रती हो या अब्रतधारी हो, स्नातक हुआ हो या अस्नातक ही रहा हो, सदा अग्निहोत्र करने वाला 
हो या अग्निहोत्र न भी करता हो, परन्तु जिस दिन पर वैराग्य आ जाए, उसी दिन प्रत्रजन कर देना 
चाहिए । ऐसा जानकर सारे संसार से विरक्त हुआ चाहे ब्रह्मचारी हो, या गृहस्थ हो, या वानप्रस्थी हो, तो 
अपने माता, पिता, पुत्र, खरी, स्वजन आदि की अनुमति लेकर या उनमें से यदि कोई न हो, तो शिष्य और 
सहवासी की भी अनुमति लेकर संन्यासाश्रम में जाना चाहिए । कुछ लोग पहले प्राजापत्य यज्ञ करते हैं 
परन्तु उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, केवल आग्नेय दृष्टि ही करनी चाहिए । “अग्नि ही प्राण है, उस 
अग्नि के द्वारा ही प्राण क्रिया करता हे”--इस भाव से त्रैधातवी दृष्टि करनी चाहिए । सत्त्व-रज-तम, ये 
ही त्रिधातु हें । बाद में इस मंत्र से अग्नि को सूँघना चाहिए कि हे अग्निदेव ! यह प्राण आपका कारणरूप 
है । यह जानते हुए आप इसमें प्रवेश करें | आप प्राण से जन्मे हैं, इसलिए हमें आप प्रकाश और बुद्धि 
दीजिए | हे अग्निदेव ! आप अपने योनिस्थल प्राण में प्रविष्ट हों । अपने उत्पत्तिस्थल में जाए । 
“स्वाहा'--इस प्रकार ऐसा कहा गया है । गाँव के किसी श्रोत्रिय के घर से अग्नि लाकर पूर्वोक्त विधि से 
अग्नि को सूँघना चाहिए | यदि आतुरतापूर्ण भाव हो और अग्नि उपलब्ध न हो, तो जल में ही हवन कर 
लेना चाहिए । जल ही समस्त देवताओं का स्वरूप है, समस्त देवताओं के निमित्त हवन कर रहा हुँ 
ऐसा भाव करके स्वाहासहित आहुति देनी चाहिए । बाद में, हवन किए हुए पदार्थ को लेकर घी के साथ 
हवि को खाना चाहिए | इस विधि का प्रयोग वीरमार्ग या अनशन द्वारा शरीर छोड़ने के क्रम में या 


जलप्रवेश में या अग्निप्रवेश में या महाप्रस्थान में किया जाता है यदि आतुरता ना 
। वाणी 
से ही संन्यास की विधि कर लेनी चाहिए । यह मार्ग है । तुरता हो तो मन से अथवा 


स्वस्थक्रमेणैव चेदात्मश्राद्धं विरजाहोमं 
कृत्वा, अग्निमात्मन्यारोप्य, 
लौकिकवैदिकसामर्थ्य स्वचतुर्दशकरणप्रवृत्तिं च पुत्रे समारोप्य तदभावे 


परमहंसपरित्राजकोपनिषत्‌ (68) 181 


शिष्ये वा तदभावे स्वात्मन्येव वा, ब्रह्मा त्वं यज्ञस्त्वमित्यभिमन्त्र्य 

ब्रह्मभावनया ध्यात्वा, सावित्रीप्रवेशपूर्वकमप्सुसर्वविद्यार्थस्वरूपां 

ब्राह्मण्याधारां वेदमातरं क्रमाद्‌ व्याहतिषु त्रिषु प्रविलाप्य, व्याहृतित्रयम- 

कारोकारमकारेषु प्रविलाप्य, तत्सावधानेनापः प्राश्य, प्रणवेन शिखा- 

मुत्कृष्य, यज्ञोपवीतं छित्त्वा, वस्त्रमपि भूमौ वाप्सु वा रिसृज्य, ॐ भूः 

स्वाहा, ॐ भुवः स्वाहा, ॐ सुवः स्वाहेत्यनेन जातरूपधरो भूत्वा , स्त्रं 

रूपं ध्यायन्‌, पुनः पृथक्‌ प्रणवव्याहृतिपूर्वकं मनसा वचसापि संन्यस्तं 

मया संन्यस्तं मया संन्यस्तं मयेति मन्द्रमध्यमतारध्वनिभिस्त्रि- 

वारत्रिगुणीकृतप्रेषोच्चारणं कृत्वा, प्रणवैकध्यानपरायणः सन्नभयं 

सर्वभूतेभ्यो मत्तः स्वाहेत्यूर्ध्वबाहुर्भूत्वा, ब्रह्माहमस्मीति तत्त्वमस्यादि- 

महावाक्यार्थस्वरूपानुसन्धानं कुर्वचुदीचीं दिशं गच्छेज्जातरूपधर- 

श्वरेत्‌ । एष संन्यासः ॥3-1॥ 

स्वस्थ क्रम से आत्मश्राद्ध तथा विरजा होम करके अग्नि को आत्मा में आरोपित करके अपने 

लौकिक तथा वैदिक सामर्थ्य का और अपनी चौदह करण प्रवृत्ति का अपने पुत्र में आरोपण करना ' 
चाहिए । यदि पुत्र न हो तो अपने शिष्य में और शिष्य न हो तो अपनी आत्मा में ही आरोपण करना 
चाहिए । बाद में ब्रह्मा त्वं यज्ञस्त्वम्‌'इस मंत्र का उच्चारण करके ब्रह्म का भावनापूर्वक ध्यान करके 
सावित्री में प्रवेश करना चाहिए | फिर सर्वविद्या को अर्थस्वरूप और ब्राह्मण्य की आधाररूप वेदमाता 
गायत्री को तीन व्याहतिपूर्वक (भूः भुवः स्वः बोलकर) पानी में विलीन कर देना चाहिए । और इन तीनों 
व्याहतियों को अकार, उकार और मकार में ( में) विलीन कर देना चाहिए । बाद में सावधान होकर 
पानी पीना चाहिए । इसके बाद ॐ मंत्र का उच्चारण करते हुए शिखा का त्याग करके यज्ञोपवीत को 
काट देना चाहिए और कपड़ों का धरती या पानी में त्याग कर देना चाहिए, और “३% भूः स्वाहा, ३% 
भुवः स्वाहा, ३% स्वः स्वाहा'--ऐसा बोलते हुए शिशु की तरह निर्दोष और निर्दश बनकर अपने 
स्वरूप का ध्यान करना चाहिए । बाद में प्रणव और व्याहतिपूर्वक पृथक्‌ रूप से मन और वाणी द्वारा 
मैंने संन्यास लिया, मैंने संन्यास लिया, मैंने संन्यास लिया'--ऐसा तीन बार मन्द्र, मध्य और तारू 
सप्तक की ध्वनि से तीन गुना प्रेष उच्चारण करना चाहिए । इसके बाद प्रणव का उच्चारण करते हुए 
भुजा उठाकर बोलना चाहिए कि मैं समस्त प्राणियों को अभयदान देता हँ । बाद में बोलना चाहिए 
कि 'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ), “तत्त्वमसि' (तुम वही हो) और इन्हीं महावाक्यो का चिन्तन करता 
हुआ अपने वास्तविक स्वरूप के अनुसन्धान के लिए निर्लिप्त होकर उसे उत्तर दिशा की ओर चलना 
चाहिए और बालक की तरह भ्रमण करते रहना चाहिए । इसी को संन्यासधर्म कहा जाता हे । 


तदधिकारी न भवेद्यदि, गृहस्थप्रार्थनापूर्वकमभयं सर्वभूतेभ्यो मत्तः सर्व 
` प्रवर्तते सखा मा गोपायौजः सस्र योऽसीन्द्रस्य वज्रोऽसि वार्त्रघ्नः शर्म 
मे भव यत्पापं तन्निवारयेत्यनेन मन्त्रेण प्रणवपूर्वकं सलक्षणं वैणबं दण्डं 
कटिसत्रं कौपीनं कमण्डलुं विवर्णवस्त्रमेकं परिगृह्य, सदगुरुमुपगम्य, 
नत्वा, गुरुमुखात्‌. तत्त्वमसीति महावाक्यं प्रणवपूर्वकमुपलभ्य, अथ 
जीर्णवस्त्रवल्कलाजिनं धृत्वा, अथ जलावतरणमूर्ध्वगमनमेकभिक्षां 


परित्यज्य, त्रिकालस्तानमाचरन्‌, वेदान्तश्रबणपूर्वकं प्रणवानुष्ठानं 
कुर्वन्‌, ब्रहममार्गे सम्यक्‌ सम्पन्नः, स्वाभिमतमात्मनि गोपयित्वा, 


182 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


निर्ममोऽध्यात्मनिष्ठः, कामक्रोधलोभमोहमदमात्सर्यदम्भदर्पाहङ्कारा- 
सूयागर्वेच्छाद्वेषहर्षामर्षममत्वादींश्च हित्वा, ज्ञानवैराग्ययुक्तो वित्तस्त्री- 
पराङ्मुखः शुद्धमानसः सर्वोपनिषदर्थमालोच्य, ब्रह्मचर्यापरिग्रहाहिंसा- 
सत्यं यत्मेन रक्षञ्जितेन्द्रियो बहिरन्तःस्नेहवर्जितः, शरीरसन्धारणार्थं 
चतुर्षु वर्णेष्वभिशस्तपतितवर्जितेषु पशुरद्रोही भैक्षमाणो ब्रह्मभूयाय 
भवति ॥3-2॥ 


यदि कोई इस विधि का (दिगम्बर विधि का) अधिकारी न हो, तो उसके लिए दूसरी विधि बताते 
हें-उस गृहस्थ को सर्वप्रथम प्रार्थना करके सभी प्राणियों को अभय देना चाहिए । इस मंत्र से कहना 
चाहिए कि “हे सखा ! तुम मेरे बल का रक्षण करो । तुम वृत्रासुर को मारने वाले इन्द्र का वज्र हो, मेरे 
लिए शान्तिदाता हो, मुझे पापमुक्त करो”-प्रणवपूर्वक इस मंत्र को कहकर अच्छे निर्दोष बाँस का 
दण्ड, कटिसूत्र, कौपीन, कमण्डलु और एक गेरुआ वस्र धारण करके सद्गुरु के पास जाकर उन्हे 
प्रणाम करके उनसे प्रणवपूर्वक 'तत्त्वमसि' (वह तुम्हीं हो) इस महावाक्य का उपदेश प्राप्त करना 
चाहिए । तदुपरान्त फटा-टूटा वस्र या मृगचर्म आदि धारण करना चाहिए । जल में उतरना, वृक्ष पर 
चढ़ना, एक ही घर को भिक्षा पर निर्भर रहना--आदि का त्याग करना चाहिए । त्रिकाल स्नान का 
आचरण करते हुए वेदान्त का श्रवण और प्रणव का अनुष्ठान करना चाहिए | इस तरह ब्रह्ममार्ग का 
पूरा ज्ञान प्राप्त करके अपने मन को अपने ही भीतर रखकर अपने आपको ममतारहित और 
अध्यात्मनिष्ठ ही बनाए रखना चाहिए | काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, दम्भ, दर्प, अहंकार, असूया, 
गर्व, इच्छा, द्वेष, हर्ष, अमर्ष, ममत्व आदि का परित्याग करके ज्ञान वैराग्य से युक्त होकर कांचन और 
कामिनी से विमुख होकर शुद्ध मन से समग्र उपनिषदों की समालोचना करके ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, 
अहिंसा, सत्य आदि को प्रयत्नपूर्वक रक्षा करते हुए जितेन्द्रिय बनना चाहिए । बाहर और भीतर से 
रागरहित बनकर शरीर-रक्षण के लिए चारों वर्णो में केवल पतितों को छोड़कर किसी भी वर्ण के 
सदाचारी गृहस्थ से निर्वैर होकर इस तरह भिक्षा लेनी चाहिए कि जिस तरह पशु किसी भेदभाव के बिना 
आहार ग्रहण करता है | ऐसा करने वाला सबमें ब्रह्मभाव ही रखता है । 


सर्वेषु कालेषु लाभालाभौ समौ कृत्वा, करपात्रमाधूकरेणान्नमश्नन्‌, 
मेदोवृद्द्रिमकुर्वन्‌, कृशीभूत्वा, ब्रह्माहमस्मीति भावयन्‌, गुर्वर्थं ग्राम- 
मुपेत्य, क्षुवशीलोऽष्टौ मास्येकाकी चरेत्‌, द्वावेवाचरेत्‌ । यदालम्बुद्धि- 
भवेत्‌ तदा कुटीचको वा बहूदको वा हंसो वा परमहंसो वा तत्तनमन्त्र- 
पूर्वकं कटिसूत्रं कौपीनं दण्डं कमण्डलुं सर्वमप्सु विसृज्याथ जातरूप- 
धरञ्चरेत्‌ । ग्रामैकरात्र तीर्थ त्रिरात्रं पहने पञ्चरात्र क्षेत्रे सप्तरात्रमनिकेतः 
स्थिरमतिरनग्निसेबी निर्विकारो नियमानियममुत्सृज्य प्राणसन्धारणार्थम- 
यमेव लाभालाभौ समौ कृत्वा गोवृत्त्या भैक्षमाचरन्नुदकस्थलकमण्डलु- 
रबाधकरहस्यस्थलवासो न पुनर्लाभालाभरतः शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः 
सर्वत्र भूतलशयनः क्षौरकर्मपरित्यक्तो मुक्तचातुर्मास्यव्रतनियमः 
शुक्लध्यानपरायणोथ््रीपुत्रपराङमुखोऽनुनमत्तऽपयुन्मत्तवदाचन्नव्यत्त- 
लिङ्गोऽव्यक्ताचारो दिवानक्तसमत्वेनास्वप्न स्वरूपानुसन्धानब्रह्मप्रणव- 


ध्यानमार्गेणावहितः संन्यासेन देहत्यागं न 
करोति स 
भवति ॥3-3॥ परमहंसपरिव्राजको 





परमहंसपरिव्राजकोपनिषत्‌ (68) 183 


जप सभी कालों में लाभ-हानि को समान मानता हुआ वह अपने हाथ में ही थोड़ी भिक्षा ग्रहण कर ले । 

देह को स्थूल न बनाकर, कृश शरीर वाला होकर. मं ब्रह्म हुँ--ऐसा भाव रखते हुए वह आठ महीने तक 

गुरु के लिए भिक्षा माँगने का अडिग निश्चय करे और अकेला ही भ्रमण करता रहे अथवा गुरु-शिष्य दोनों 

भ्रमण करते रहें । जब उसे अच्छी तरह से पूरा ज्ञान हो जाए तब उसे कुटीचक या बहूदक या हंस या 

परमहंस होकर, मंत्रपूर्वक कटिसूत्र, कौपीन, कमण्डलु, आदि सभी वस्तुओं को जल में बहाकर 

(छोड़कर) बच्चे की तरह सर्वत्र भ्रमण करते रहना चाहिए । इस विचरण-काल में गाँव में एक रात्रि, तीर्थ 

में तीन रात्रि, नगर में पाँच रात्रि तथा क्षेत्र में सात रात्रि तक ही निवास करना चाहिए । इस तरह उसे 

अनिकेत, स्थिरबुद्धि, अग्निरहित, निर्विकार, नियम-अनियम परित्यागी, लाभ-हानि में समान चित्त वाला 

होना चाहिए । मात्र प्राणधारण वृत्ति से ही भिक्षा माँगनी चाहिए । जलाशय को ही अपना कमण्डलु मानना 

चाहिए । उसे बाधारहित किसी एकान्त स्थान में ही रहना चाहिए । उसे लाभ-हानि का विचार नहीं करना 
चाहिए । उसे भूमि पर ही सोना चाहिए, उसे क्षौरकर्म (हजामत) को छोड़ देना चाहिए । चातुर्मास आदि 
ब्रतों और नियमों से भी उसे मुक्त रहना चाहिए । उसे केवल सात्त्विक ध्यान में ही संलग्न रहना चाहिए । 

धन, संपत्ति, खी और नगर से उसे हमेशा विमुख ही रहना चाहिए । स्वयं ज्ञान से भरा हुआ होने पर भी 
उसे बाहर तो पागल की तरह ही व्यवहार करना चाहिए । उसे अपने लिंग और आचार को प्रकट नहीं होने 
देना चाहिए । ऐसा संन्यासी दिन और रात को समानभाव से देखता है, इसलिए रात को भी जाग्रत्‌ 
अवस्था में ही रहा करता है । जो निज के स्वरूपानुसन्धान में और प्रणव के ध्यान में मग्न होकर 
संन्यासमार्ग के द्वारा देह का परित्याग करता है, वह परमहंसपरित्राजक होता है । 


भगवन्‌ ब्रह्मप्रणवः कीदृश इति ब्रह्म पृच्छति । स होवाच नारायणः । 
ब्रह्मप्रणवः षोडशमात्रात्मकः सोऽवस्थाचतुष्टयचतुष्टयगोचरः । जाग्रद- 
बस्थायां जाग्रदादिचतस्त्रोऽवस्थाः, स्वप्ने स्वप्नादिचतस्त्रोऽवस्थाः, 
सुषुप्तौ सुषुप्त्यादिचतस्त्रोऽवस्थाः, तुरीये तुरीयादिचतस्त्रोऽवस्था 
भवन्तीति । व्यष्टिजाग्रदवस्थायां विश्वस्य चातुर्विध्यं विश्वविश्वो 
विश्चतेजसो विश्वप्राज्ञो विश्वतुरीय इति । व्ष्टिस्वप्नावस्थायां तैजसस्य 
चातुर्विध्यं तैजसविश्वस्तैजसतैजसस्तैजसप्राज्ञस्तैजसतुरीय इति। 
सुषुप्त्यवस्थायां प्राज्ञस्य चातुर्विध्यं प्राज्ञविश्वः प्राज्तैजसः प्राज्ञप्राज्ञः 
प्राज्ञतुरीय इति । तुरीयावस्थायां तुरीयस्य चातुर्विध्यं तुरीयविश्वस्तुरीय- 
तैजसस्तुरीयप्राज्ञस्तुरीयतुरीय इति | एते क्रमेण घोडशमात्रारूढा: । 
अकारे जाग्रद्विश्व उकारे जाग्रत्तैजसो मकारे जाग्रत्माज्ञ अर्धेमात्रायां 
जाग्रत्तुरीयः, बिन्दौ स्वप्नविश्वः, नादे स्वप्नतैजसः, कलायां स्वप्नप्रा्ञः, 
कलातीते स्वप्नतुरीयः, शान्तौ सुषुप्तविश्वः, शान्त्यतीते तत र 
उन्मन्यां सुषुप्तप्रासः, मनोन्मन्यां सुषुप्ततुरीयः, तुर्या तुरीयविश्वः, 
मध्यमायां तुरीयतैजसः, पश्यन्त्याँ तुरीयप्राज्ञः, पराया तुर्यतुरीयः । 
जाग्रन्मात्राचतुष्टयमकारांशं स्वप्नमात्राचतुष्ट्यमुकाराश सुषुप्तिमात्रा- 
चतुष्टयं मकारांशं तुरीयमात्राचतुष्टयमर्धमात्राशम्‌ । अयमेव ब्रह्मप्रणवः । 
स परमहंसतुरीयातीतावंधूतैरुपास्य । ,॥ तेनैव ब्रह्म प्रकाशते तेन 


विदेहमुक्तिः ॥4॥ 


184 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ब्रह्माजी ने आदिनारायण से पूछा-- हे भगवन्‌ ! ब्रह्मप्रणव.कैसा होता है ?” तब आदिनारायण 
ने कहा--ब्रह्मग्रणव सोलह मात्राओं वाला होता है । चारों अवस्थाओं में प्रत्येक अवस्था की चार-चार 
स्थितियाँ होने से कुल मिलाकर सोलह मात्राएँ होती हैं । जाग्रत्‌ अवस्था में मुख्य जाग्रत्‌ के साथ अन्य 
तीन अवस्थाएँ, स्वप्नावस्था में मुख्य स्वप्नावस्था के साथ अन्य तीन अवस्थाएँ, सुषुप्ति में भी मुख्य 
सुषुप्ति के साथ शेष की तीन अवस्थाएँ और तुरीय में भी मुख्य तुरीयावस्था के साथ शेष तीन के मिलने 
सै कुल सोलह अवस्थाएँ होती हें । व्यष्टि जाग्रदवस्था में विश्व के चार रूप होते हैं--विश्वविश्व, 
विश्वतैजस, विश्वप्राज्ञ और विश्वतुरीय । इस प्रकार व्यष्टि स्वप्नावस्था में तैजस के भी चार रूप होते हैं-- 
तेजसविश्व, तैजसतेजस, तैजसप्राज्ञ और तैजसतुरीय । इसी प्रकार सुषुप्ति अवस्था में व्यष्टिप्राज्ञ के भी 
चार रूप होते हैं--प्राज्ञविश्व, प्राज्ञतेजस, प्राज्ञप्राज्ञ और प्राज्ञतुरीय | और इसी प्रकार तुरीयावस्था में 
तुरीय के भी चार भेद होते हैं--तुरीयविश्व, तुरीयतैजस, तुरीयप्राज्ञ और तुरीयतुरीय । इस प्रकार यह 
ब्रह्मप्रणण षोडशमात्रात्मक होता है । अकार में जाम्रत्‌-विश्व, उकार में जाग्रत्‌-तैजस और मकार में 
जाग्रत्‌-प्राज्ञ होता है | अर्धमात्रा में जाग्रत्‌-तुरीय, बिन्दु में स्वप्न-विश्व, नाद में स्वप्नतैजस, कला में 
स्वप्नप्राज्ञ और कलातीत में स्वप्नतुरीय होता हे । शान्ति में सुषुप्तविश्व, शान्त्यतीत में सुषुप्ततैजस, 
उन्मनी में सुषुप्तप्रा्ञ और मनोन्मनी अवस्था में सुषुप्ततुरीय होता है । तुरीया (वैखरी) में तुरीयविश्व, 
मध्यमा में तुरीयतैजस, पश्यन्ती में तुरीयप्राज्ञ और परा में तुरीयतुरीय होता है | प्रणव--3% कार के 


अकारांश में जाग्रत्‌ अवस्था की चार मात्राएँ हैं, उकारांश में स्वप्नावस्था की चार मात्राएँ हैं, मकारांश 
में सुषुप्तावस्था की चार मात्राएँ हैं और अर्धमात्रा में तुरीयावस्था की चार मात्राएँ हैं । यही ब्रह्मप्रणव है । 
यह ब्रह्मणणव ही परमहंस तुरीयातीत अवधूतों का उपास्य है । इसी के द्वारा ब्रह्म प्रकाशित होता है और 


इसी से विदेहमुक्त प्राप्त होती है । 


भगवन्‌ कथमयज्ञोपवीत्यशिखी सर्वकर्मपरित्यक्तः ? कथं ब्रह्मनिष्ठा- 
परः ? कथं ब्राह्मणः ? इति ब्रह्मा पृच्छति। स होवाच विष्णुः । भो 
भोऽर्भक यस्यास्त्यद्वैतमात्मज्ञानं तदेव यज्ञोपवीतम्‌ | तस्य ध्याननिष्ठैव 
शिखा । तत्कर्म पवित्रम्‌ । स सर्वकर्मकृत्‌ स ब्राह्मणः स ब्रह्मनिष्ठापरः 
स देवः स ऋषिः स तपस्वी स श्रेष्ठः स एव सर्वज्येष्ठः स एव जगद्गुरुः 
स एवाहं विद्धि । लोके परमहंसपरिव्राजको दुर्लभतर: । यद्येकोऽस्ति स 
एव नित्यपूतः स एव वेदपुरुषः । महापुरुषो यस्तच्चित्तं मय्येवावतिष्ठते । 
अहं च तस्मिन्नेवावस्थितः । स एव नित्यतृप्तः | स शीतोष्णसुखदुःख- 

मानावमानवर्जितः । स निन्दामर्षसहिष्णुः । स षडूमिंवर्जितः षड्भाव- 

विकारशून्यः । स ज्येष्ठाज्येषठव्यवधानरहितः । स स्वव्यतिरेकेण नान्य- 

द्रष्टा । आशाम्बरो न नमस्कारो न स्वाहाकारो न स्वधाकारश्च न 
विसर्जनपरो निन्दास्तुतिव्यतिरिक्तो न मन्त्रतन्त्रोपासको देवान्तरध्यान- 

शून्यो लक्ष्यालक्ष्यनिवर्तकः सर्वोपरतः स सच्चिदानन्दाद्वयचिद्घनः 

सम्पूर्णानन्दैकबोधो ब्रह्मैवाहमस्मीत्यनवरतं ब्रह्मप्रणवानुसन्धानेन यः 

कृतकृत्यो भवति स ह परमहंसपरित्राडित्युपनिषत्‌ ॥5॥ 

इति परमहंसपरिव्राजकोपनित्समाप्ता । 


> 





परमहंसपरित्राजकोपनिषत्‌ (68) 185 


ब्रह्मा ने फिर पूछा--भुगवन्‌ ! यज्ञोपवीतरहित, शिखारहित, सर्वकर्मपरित्यागी भी कैसे 
ब्रह्मनिष्ठ ओर ब्राह्मण हो सकता|है ?” तब विष्णु ने कहा--अरे बालक ! अद्वैतरूप आत्मज्ञान ही 
उसका यज्ञोपवीत हे और ध्याननिष्ठा ही उसकी शिखा है | वह अपने सत्कमों से पवित्र हो जाता है 
सभा कमो को वह कर चुका है । वह ब्राह्मण है, वह ब्रह्मनिष्ठ है, वह ब्रह्मपरायण है, वह देव है, वह 
ऋषि है, वह तपस्वी है , वह श्रेष्ठ है । वह सर्वज्येष्ठ है , वह जगद्गुरु है | वह में (विष्णु) ही हूँ ऐसा 
जानना चाहिए । इस लोक में परमहंस परिव्राजक दुर्लभ ह । यदि एकाध होता है तो वह नित्यपावन 
और वेदपुरुष हे । मुझमें ही चित्त को अवस्थित रखने वाला वह महापुरुष है, मैं उसी में रहता हूँ | वही 
नित्यतृप्त होता है । सर्दी-गर्मी, मानापमान और सुख-दु:खादि से वह रहित होता है | वह निन्दा और 
क्रोध को सहन कर लेने वाला होता हे वह छ: ऊर्मियों से रहित होता है, वह छ: भावविकारों से भी 
शून्य ही होता है । उसकी दृष्टि में छोटे-बड़े का कोई भेदभाव नहीं रहता । (वह समदर्शी होता है ।) 
वह सभी जगह अपने आत्मा के सिवा अन्य कुछ भी नहीं देखता | दिशाएँ ही उसका वस्त्र होती हैं । 
वह नमस्कार, स्वाहाकार, स्वधाकार और विसर्जनादि कुछ भी नहीं करता, निन्दा-स्तुति से वह परे 
रहता है । वह मंत्र-तंत्र-उपासना कुछ भी नहीं करता । किसी अन्य देव का ध्यान भी नहीं करता | वह 
लक्ष्यालक्ष्य से रहित और सभी से उपरत ही हो जाता हे । वह सच्चिदानन्द, अद्वैत, चिद्घन और संपूर्ण 
आनन्द के बोधयुक्त, मैं ब्रह्म हूँ---ऐसी निरंतर भावना ही रखने वाला है । जो प्रणवब्रह्म के अनुसन्धान 
से कृतकृत्य हो जाता है । उसे ही परमहंसपरिप्राजक कहा जाता है, ऐसा यह उपनिषत्‌ कहती है । 

इस प्रकार परमहंसपरिब्राजकोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
(७) 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः""देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


(69) अक्षमालिकोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


ऋग्वेद परम्परा की यह उपनिषद्‌ गद्यात्मक है । जिसे विद्वानों ने छोटी-मोटी सोलह 
कण्डिकाओं में विभक्त किया है । यह उपनिषद्‌ प्रजापति ब्रह्मा और कार्तिकेय के संवाद 
के रूप में है । इसमें अक्षमाला के विषय में कहा गया है । अक्षमाला का लक्षण, उसके 
भेद, उसके सूत्र, गूँथने की रीति, उसका वर्ण, उसकी अधिष्ठाता देवता--आदि बहुत 
कुछ कहा गया है । इसके उपरान्त भी अक्षमाला में ब्रह्मादि की भावना, उसके शोधन की 
प्रक्रिया, उसके प्रत्येक अक्ष में विशिष्ट मंत्र का संयोजन, देवता, मंत्र, विद्या और तत्त्व 
का सामीप्य पाने के लिए जपादि बताए गए हैं, अक्षमाला की स्तुति भी की गई है । और 
अन्त में उपनिषत्‌ की फलश्रुति भी कही गई है । 
w 


शान्तिपाठः 


ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितमाविरावीर्म एधि । 
वेदस्य म आणीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेनाधीतेनाहोरात्रान्सन्दधाम्यृतं 
वदिष्यामि । सत्यं वदिष्यामि । तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु 
वक्तारमवतु वक्तारम्‌ ॥ 


ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


हे परमात्मन्‌ ! मेरी वाणी मन में स्थिर हो, मन वाणी में स्थिर हो । हे प्रकाशरूप परमात्मन्‌ ! 
मेरे लिए तुम प्रकट हो । (हे वाणी और हे मन !) तुम मेरे लिए वेदविषयक ज्ञान को लाने वाले हो । 
मेरा श्रुतज्ञान मेरे से कभी विस्मृत न हो । इस स्वाध्याय से मैं दिनों और रात्रियों को एक कर दूँ. में : 
परमसत्य ही बोलूँगा | सत्य ही बोला करूंगा । वह ब्रहम मेरी रक्षा करे । वह ब्रह्म आचार्य की रक्षा करे, 
रक्षा करे मेरी और रक्षा करे आचार्य की | 


3 त्रिविध तापों की शान्ति हो । 


अथ प्रजापतिगुहं पप्रच्छ भो भगवन्‌ अक्षमालाभेदविधिं ब्रूहीति । सा 
किंलक्षणा कतिभेदा अस्याः कति सूत्राणि कथं घटनाप्रकारः के वर्णाः 
का प्रतिष्ठा कैवास्याधिदेवता किं फलं चेति ॥1॥ 


एक समय प्रजापति ने गुह से (कार्तिकेय से) पूछा-- हि भगवन्‌ ! 
न्‌! आप कृपा करके अक्षमाला 
की भेदविधि कहिए, कि इसका लक्षण क्या है ? इसके भेद कितने हैं ? इसके सूत्र कितने हैं ? पिरोने 


के प्रकार कैसे हः हैं ? कौन से अक्षर हैं ? क्या प्रतिष्ठा है ? कौन इसकी अधिदेवता है ? और 
इसका फल क्या होता है ?' र 


तं गुहः प्रत्युवाच-प्रवालमौक्तिकस्फटिकशङ्खरजताष्टापदचन्दनपुत्र 
Tr ज्‌ = 
जीविकान्ने रुद्राक्षा इति आदिकषान्तमूर्तिसंविधानुभावाः । सौवर्ण राजतं 





अक्षमालिकापनिषत्‌ (69) 187 


ताम्रं चेति सूत्रत्रयम्‌ । तद्विवरे सौवर्ण तहक्षपार्श्चै राजतं तद्वामे ताम्रं 
तन्मुखे मुखं तत्पुच्छे पुच्छं तदन्तरावर्तनक्रमेण योजयेत्‌ ॥2॥ 
तब गुह ने उत्तर में उनसे कहा कि हे ब्रह्मन्‌ ! यह अक्षमाला प्रवाल, मोती, स्फटिक, शंख, 
चाँदी, सुवर्ण, चन्दन, पुत्रजीविका, कमल और रुद्राक्ष--इन दस प्रकार की बनती है । ये 'अ' से लेकर 
'क्ष' तक के अक्षरों से विधिपूर्वक धारण की जाती हैं सोने, चाँदी और ताँबे से मिश्रित तीन सूत्र होते 
हैं । इन तीन सूत्रों में सोना मनको के सामने के मुखविवर में होता है और चाँदी दाहिने भाग में होती 
है, तथा ताँबा बाँयें हिस्से में | उसे मुख में मुख तथा पूँछ के साथ पूँछ के क्रम में नियोजित करना 
चाहिए । 
यदस्यान्तरं सूत्रं तद्ब्रह्म । यह्क्षपार्श्चे तच्छैवम्‌। यद्वामे तद्वैष्णवम्‌ । 
यन्मुखं सा सरस्वती । यत्‌ पुच्छं सा गायत्री । यत्‌ सुषिरं सा विद्या । या 
ग्रन्थिः सा प्रकृतिः । ये स्वरास्ते धवला: । ये स्पर्शास्ते पीताः । ये परास्ते 
रक्ताः ॥३॥ 
जो इसके अन्दर का सूत्र है, वही ब्रह्म है जो दाहिने भाग में है, वही शेव है । जो बाँयें हिस्से 
में है, वही वैष्णव है । जो मुख है वही सरस्वती है, और जो पूँछ है वह गायत्री है । जो छिद्र है वह 
विद्या है । जो गाँठ है वह प्रकृति है । जो स्वर हैं वे धवल (श्वेत) हैं । जो स्पर्श (व्यञ्जन) हैं, वे पीले 
हैं। जो परा अर्थात्‌ तम और सत्‌ से भिन्न हैं वे लाल रंग के हैं। 
अथ तां पञ्जभिरगव्यैरमृतैः पञ्जभिर्गव्यैस्तनुभिः शोधयित्वा पञ्चभिर्गव्यै- 
गन्धोदकेन संस्नाप्य तस्मात्‌ सोङ्कारेण पत्रकूर्चेन स्नपयित्वाऽष्टभिर्गन्धै- 
रालिप्य सुमनःस्थले निवेश्याक्षतपुष्पैराराध्य प्रत्यक्षमादिक्षान्तेर्वर्णि- 
भावयेत्‌ ॥4॥ 
इसके बाद उस माला को पाँच गायों के दूध से तथा पंचगव्य से--गोमूत्र, गोमय, गोदुग्ध, 
गोदधि और गोघृत से-शोधित करके फिर से पंचगव्य और गन्धमिश्रित जल से ठीक तौर से स्नान 
करवाकर ३ कार का उच्चारण करते हुए पत्तों के कूर्च से (कूची से) जल छिड़ककर आठ प्रसिद्ध 
गन्धों से उसका लेपन करना चाहिए । और पुषित स्थान पर उसे प्रतिष्ठित करना चाहिए । और बाद 
में अक्षत-पुष्पादि के द्वारा उसका पूजन करना चाहिए । हरएक अक्ष (मनके) को अ से लेकर 'क्ष' तक 
के अक्षरों द्वारा क्रमशः भावित करना चाहिए । 
ओमङ्कार मृत्युञ्जय सर्वव्यापक प्रथमेऽक्षे प्रतितिष्ठ। ओमाङ्कारा- 
कर्षणात्मक सर्वगत द्वितीयेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमिङ्कार पुष्टिदाक्षोभकर 
तृतीयेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमीङ्कार वाक्ग्रसादकर निर्मल चतुर्थेक्षे प्रतितिष्ठ । 
ओमुङ्कार सर्वबलप्रद सारतर पञ्चमेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमूङ्कारोच्चाटनकर 
दुःसह षछठेऽक्षे प्रतितिष्ठ। ओमृङ्कार संक्षोभकर चञ्चल सप्तमेऽक्षे 
प्रतितिष्ठ । ओमृङ्कार सम्मोहनकरोज्ज्वलाष्टमेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओम्लङ्कार 
विद्वेषणकर मोहक नवमेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओम्लृङ्कार मोहकर दशमेऽक्षे 
प्रतितिष्ठ ओमेङ्कार सर्ववश्यकर शुद्धसत्त्वैकादशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । 
ओभैङ्कार शुद्धसात्त्विक पुरुषवश्यकर द्वादशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । 


188 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ओमोङ्काराखिलवाङ्मय नित्यशुद्ध त्रयोदशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमौङ्कार 
सर्ववाङ्मय वश्यकर शान्त चतुर्दशेऽक्षे प्रतितिष्ठ। ओमङ्कार 
गजादिवश्यकर मोहन पञ्चदशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ओमःकार मृत्युनाशनकर 
रौद्र षोडशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ कङ्कार सर्वविषहर कल्याणद सप्तदशेऽक्षे 
प्रतितिष्ठ । ॐ खङ्कार सर्वक्षोभकर व्यापकाष्टादशेऽक्षे प्रतितिष्ठ | ३» 
गङ्कारे सर्वविघ्नशमन महत्तरैकोनविंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ। ॐ घङ्कार 
सौभाग्यद स्तम्भनकर विंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ। ॐ ङङ्कार सर्वविषनाश- 
करोग्रैकविंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ। 3७ चङ्काराभिचारघ्न क्रूर द्वाविंशे- 
ऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ छङ्कार भूतनाशकर भीषण त्रयोबिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । 
3 जङ्कार कृत्याऽऽदिनाशकर दुर्धर्ष चतुर्विशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ झङ्कार 
भूतनाशकर पञ्चविंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ जङ्कार मृत्युप्रमथन षड्विशेऽक्षे 
प्रतितिष्ठ । ॐ टङ्कार सर्वव्याधिहर सुभग सप्तविंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ३% 
ठङ्कार चन्द्ररूपाष्टाविंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ 3७ डङ्कार गरुडात्मक विषघ्न 
शोभनैकोनत्रिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ ढङ्कार सर्वसंपत्प्रद सुभग त्रिंशेऽक्षे 
प्रतितिष्ठ । ॐ णङ्कार सर्वसिद्धिप्रद मोहकरैकत्रिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ | ॐ 
तङ्कार धनधान्यादिसम्पत्प्रद प्रसन्न द्वात्रिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । 3७ थङ्कार 
धर्मप्राप्तिकर निर्मल त्रयस्त्रिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । 3० दङ्कार पुष्टिवृद्धिकर 
प्रियदर्शन चतुस्त्रिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ। ॐ धङ्कार विषज्वरनिघ्न विपुल 
पञ्चत्रिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ नङ्कार भुक्तिमुक्तिप्रद शान्त षद्त्रिंशेऽक्षे 
प्रतितिष्ठ । ॐ पङ्कार विषविघ्ननाशन भव्य सप्तत्रिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ 
फङ्काराणिमादिसिद्धिप्रद ज्योतीरूपाष्टत्रिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ। 3७ बङ्कार 
सर्वदोषहर शोभनैकोनचत्वारिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ। ॐ भङ्कार भूत- 
प्रशान्तिकर भयानक चत्वारिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ। ॐ मङ्कार विद्वेषि- 
मोहनकरैकचत्वारिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ। ॐ यङ्कार सर्वव्यापक पावन 
द्विचत्वारिशे$क्षे प्रतितिष्ठ । ॐ रङ्कार दाहकर विकृत त्रिचत्वारिशेऽक्ष 
प्रतितिष्ठ । ॐ लङ्कार विश्वंभर भासुर चतुश्चत्वारिंशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ 
वङ्कार सर्वाप्यायनकर निर्मल पञ्चचत्वारिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ शङ्कार 
सर्वफलप्रद पवित्र षट्चत्वारिंशेक्षे प्रतितिष्ठ । ॐ घङ्कार धर्मार्थकामद 
धवल सप्तचत्वारिशेऽकषे प्रतितिष्ठ । ॐ सङ्कार सर्वकारण सार्ववर्णि- 
काष्टचत्वारिशेऽक्षे प्रतितिष्ठ। ॐ हङ्कार सर्ववाङ्मय निर्मलैकोन- 
पञ्चाशदक्षे प्रतितिष्ठ। ॐ ळङ्कार सर्वशक्तिप्रद प्रधान पज्ञाशदक्षे 
प्रतितिष्ठ । ॐ क्षङ्कार परापरतत्त्वज्ञापक परंज्योतीरूप शिखामणौ 
प्रतितिष्ठ ॥5॥ 
हे अकार ! तुम मृत्युंजय हो, सर्वव्यापी हो, इस प्रथम मनके में आकार 
तुम आकर्षणात्मक और सर्वगत हो इस द्वितीय मनके er र हओ be आकार! 
पुष्टिदायक और क्षोभरहित हो, इस तीसरे मनके में ENT तुम 
3 नक मे प्रतिष्ठित हो जाओ। हे ईकार ! तुम वाणी को 





अक्षमालिकोपनिषत्‌ (69) 189 


प्रासादिक बनाने वाले और निर्मल हो, इस चौथे मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ । हे उकार ! तुम सभी 
को बल देने वाले तथा सारतत्वो में अधिक हो, पाँचवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ | हे ऊकार ! तुम 
उच्चाटनकारक और असह्य हो, छठे मनके में प्रतिष्ठित हो हे ऋकार ! तुम चित्त को क्षुभित करने 
वाले और चंचल हो, सातवें अक्ष में स्थापित हो । हे ऋकार ! तुम संमोहक और उज्ज्वल हो, आठवें 
अक्ष में स्थापित हो । हे लकार ! तुम विद्वेषकारक और मोहक हो, नवम अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ । 
हे लृकार ! तुम मोहक हो दसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो । हे एकार ! तुम सबको वश में करने वाले और 
शुद्ध सत्त्वमय हो, ग्यारहवें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ ! हे ऐकार ! तुम शुद्ध, सात्त्विक और पुरुषों 
को वश में लाने वाले हो, बारहवें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ ! हे ओकार ! तुम अखिल वाङ्मयरूप 
और नित्यशुद्ध हो, तेरहवें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ । हे औकार ! तुम सभी वाङमय को वश में 
करने वाले तथा शान्त हो, तुम चौदहवें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ | हे अंकार ! तुम हाथी आदि 
सबको वश में लाने वाले हो, तुम पंद्रहवें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ | हे अ:कार ! तुम मृत्युनाशक 
और रौद्र हो, सोलहवें मनके में प्रतिष्ठित हो । हे सर्वविष को हरने वाले और कल्याणकारी ककार ! 
तुम सत्रहवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो । हे सबको क्षुब्ध करने वाले व्यापक खकार ! तुम अठारहवें मनके में 
प्रतिष्ठित हो हे गकार ! तुम सभी विघ्नों को शान्त करने वाले हो, और बड़े से भी बड़े हो, तुम 
उन्नीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो । हे घकार ! तुम सौभाग्यकारी और गति को रोकने वाले हो, तुम बीसवें 
अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ | हे डकार ! तुम सभी प्रकार के विषों का नाश करने वाले और उग्र हो, 
तुम एक्कीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो हे चकार ! तुम अभिचारों (जादू-टोनों) के नाशक और उग्र हो, 
तुम बाईसवें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ । हे छकार ! तुम भूतनाशकारी और भयंकर हो, तेईसवें मनके 
- में प्रतिष्ठित हो । हे जकार ! तुम डाकिनी आदि के नाशक ओर दुर्धर्ष हो, चौबीसवें मनके में प्रतिष्ठित 
हो जाओ । हे झकार ! तुम भूतनाशक हो, पच्चीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ । हे जकार ! तुम मृत्यु 
को मथने वाले हो, तुम छब्बीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ । हे टकार ! तुम सर्वपीडाहर और अच्छे 
भाग्यवाले हो, तुम सत्ताईसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो जाओ | हे ठकार ! तुम चन्द्ररूप हो, अद्टाइसवें 
मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ | हे डकार ! तुम गरुडरूप हो, विषों को दूर करने वाले हो और सुन्दर 
हो, तुम उनतीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ । हे ढकार ! तुम सभी संपत्ति को देने वाले और सुन्दर 
हो, तुम तीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो। हे णकार ! तुम सर्वसिद्धि को देने वाले और मोहकारक हो, 
तुम इकतीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो हे तकार ! तुम धनधान्यादि संपत्ति को देने वाले और प्रसन्न हो, . 
तुम बत्तीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो हे थकार ! तुम धर्मप्राप्तिकारक और निर्मल हो, तुम तैंतीसवें मनके 
में प्रतिष्ठित हो । हे दकार ! तुम पुष्टि और वृद्धि करने वाले हो, तुम चौंतीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो। 
हे धकार ! तुम विष और ज्वर को दूर करने वाले हो और विपुल हो, तुम पैंतीसतें अक्ष में प्रतिष्ठित 
हो जाओ । हे नकार ! तुम भोग और मुक्ति देने वाले हो और शान्त हो, तुम छत्तीसवें मनके में प्रतिष्ठित 
हो जाओ। हे पकार ! तुम विष की पीडा का नाश करने वाले और भव्य हो, तुम सैंतीसवें अक्ष में 
प्रतिष्ठित हो जाओ | हे फकार ! तुम अणिमादि सिद्धि देने वाले और ज्योतिरूप हो, तुम अड़तीसवें 
में जा । तुम सभी दोषों को दूर करने वाले और सुन्दर हो, तुम - 
मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ। हे बकार! तु तो झी 
उनचालीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो हे भकार ! तुम भूतों की शान्ति करने वाले और भयानक हो, तुम 
८ दा लिलि । तम विद्वेष करने वालों में मोह उत्पन्न करने वाले हो, तुम 
चालीसवें अक्ष में प्रतिष्ठित हो हे मकार ! तुम होत तत वात ६ 
एकतालीसवें मनके में प्रतित हो। हे यार तुम सर्वव्यापक अर 1 वी Bee 
में प्रतिष्ठित हो । हे रकार ! तुम दाहक और विकृत हो, तुम तिरालीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो | हे 


190 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


लकार ! तुम विश्वंभर और तेजस्वी हो, तुम चौवालीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो हे वकार ! तुम 
सर्वदोषहर और निर्मल हो, पेंतालीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो । हे शकार ! तुम सर्वफलदायक और 
पवित्र हो, छियालीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ । हे षकार ! तुम धर्म-अर्थ-काम को देने वाले और 
श्वेत (उज्ज्वल) हो, तुम सैंतालीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो। हे सकार ! तुम सबके कारण और 
सार्ववर्णिक हो, तुम अड़तालीसवें मनके में प्रतिष्ठित हो हे हकार, तुम तो सर्ववाङमय और निर्मल 
हो, तुम उनचासवें मनके में प्रतिष्ठित हो हे ळकार ! तुम सर्वशक्तिमान और मुख्य हो, पचासवें अक्ष 
में प्रतिष्ठित हो हे क्षकार ! तुम पर और अपर तत्त्व को बताने वाले हो, परमज्योतिरूप हो, तुम 
शिखामणि में अर्थात्‌ मेरुमाला के मुख्य मनके में प्रतिष्ठित हो जाओ | 


अथोवाच ये देवाः पृथिवीषदस्तेभ्यो नमो भगवन्तोऽनुमदन्तु शोभायै 
पितरोऽनुमदन्तु शोभायै ज्ञानमयीमक्षमालिकाम्‌ ॥6॥ 


उन्होंने बाद में कहा कि पृथ्वी में भ्रमण करने वाले जो देवता हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं । हे 
भगवन्तो, मेरे द्वारा इस माला के स्वीकार की अनुमति दें । इसकी प्रतिष्ठा के लिए पितृगण भी अनुमति 
दें । इस ज्ञानरूपिणी अक्षमाला को प्राप्त करने के लिए पितरों की स्वीकृति हो । 


अथोवाच ये देवा अन्तरिक्षसदस्तेभ्य ३० नमो भगवन्तोऽनुमदन्तु 
शोभायै पितरोऽनुमदन्तु शोभायै ज्ञानमयीमक्षमालिकाम्‌ ॥7॥ 


और कहा कि अन्तरिक्ष के निवासी देवों को नमस्कार हो। वे भी पितरों के साथ ही साथ इस 
अक्षमाला में प्रतिष्ठित हों । इस ज्ञानमयी माला को शोभा के लिए वे भी अपनी अनुमति प्रदान करें । 


अथोवाच ये देवा दिविषदस्तेभ्यो नमो भगवन्तोऽनुमदन्तु शोभायै 
पितरोऽनुमदन्तु शोभायै ज्ञानमयीमक्षमालिकाम्‌ ॥8॥ 


और कहा कि स्वर्ग में निवास करने वाले देवता भी इस ज्ञानस्वरूपिणी अक्षमाला में प्रतिष्ठित 
हों और वे देव सब वरदायक होकर पितरों के साथ ही इस माला की शोभा (प्रतिष्ठा) के लिए अपनी 
अनुमति प्रदान करें । 


अथोवाच ये मन्त्रा या विद्यास्तेभ्यो नमस्ताभ्यश्चोन्नमस्तच्छक्तिरस्याः 
प्रतिष्ठापयति ॥॥9॥ 


अथोवाच ये ब्रह्माविष्णुरद्रास्तेभ्यः सगुणेभ्य ३७ नमस्तद्वीर्यमस्याः 
प्रतिष्ठापयति ॥1 0॥ 


आगे कहा कि इस लोक में जितने मंत्र हैं और जितनी विद्याएँ हैं, उन्हें नमस्कार हो । उन सभी 
का शक्तिसमूह इस माला को प्रतिष्ठापित (शोभित) करे | आगे कहा कि--जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश 
हैं, उन्हें नमस्कार हो, नमस्कार हो, उनकी शक्ति इस माला को प्रतिष्ठा प्रदान करे । (उनका वीर्य 
पराक्रम-तेज इस माला में शामिल हो) । 


अथोवाच ये सांख्यादितत्त्वभेदास्तेभ्यो नमो वर्तध्वं विरोधे निव- 
र्तध्वम्‌ ॥1 1॥ 


अथोवाच ये शैवा वैष्णवाः शाक्ताः शतसहस्त्रशस्तेभ्यो नमो नमो 
भगवन्तोऽनुमदन्त्वनुगृह्नन्तु ॥1 2॥ 





अक्षमालिकोपनिषत्‌ (69) 191 


जो सांख्य आदि दर्शनों में तत्त्वों के भेद किए गए हैं, उन्हें नमस्कार हो ! (हे तत्त्वो) आप सब 
बुद्धि प्रदान करें विरोध का शमन करें । और आगे कहा कि--जो शैव, शाक्त, वैष्णव लोग सैंकड़ों 
वर्षों से यहाँ निवास कर रहे हैं, उन सबको भी बार-बार नमस्कार है | हे भगवन्तो ! हमको अनुमति 
दें, हम पर अनुग्रह करें । 
अथोवाच याश्च मृत्योः प्राणवत्यस्ताभ्यो नमो नमस्तेनैतां मृडयत 
मृडयत ॥13॥ 


पुनरेतस्यां सर्वात्मकत्वं भावयित्वा भावेन पूर्वमालिकामुत्पाद्यारभ्य 
तन्मयीं महोपहारैरुपहत्यादिक्षान्तैरश्चैरक्षमालामष्टोत्तरशतं स्पृशेत्‌ ॥1 4॥ 
आगे बोले कि--मृत्यु की जो आश्रित शक्तियाँ हैं, उन्हें भी नमस्कार हो, आप मेरी इस 

वन्दनस्तुति से प्रसन्न हों । इस अक्षमालिका के द्वार आप उपासकों को सुख प्रदान करें, सुख प्रदान ही 
करें । फिर उस अक्षमालिका में सार्वत्रिकता की (सर्वात्मिकता की) भावना करके और उसी भावना से 
आधी माला को पिरोकर और आधी में (पचास मनकों में) उसी प्रकार की भावना करके माला को पूर्ण 
करे (इस प्रकार सौ की संख्या पूर्ण करे) । और बाकी के जो आठ मनके बचे हैं उनमें अ, क, च, ट, 
त, प, य, श--इस अष्टवर्ग को पूर्वोक्त क्रम से नियोजित करे | इस प्रकार मनकों की संख्या एक सौ 
आठ हो जाती है । (मेरु में तो क्ष ही रहेगा ।) 

अथ पुनरुत्थाप्य प्रदक्षिणीकृत्योनमस्ते भगवति मन्त्रमातृकेऽक्षमाले 

सर्वचशंकर्योनमस्ते भगवति मन्त्रमातृकेऽक्षमालिकेऽशेषस्तम्भिन्यों- 

नमस्ते भगवति मन्त्रमातृकेऽक्षमाले उच्चाटन्योंनमस्ते भगवति 

मन्त्रमातृकेऽक्षमाले विश्चामृत्यों मृत्युंजयस्वरूपिणी सकलोहीपिनि 

सकललोकरक्षाधिके सकललोकोज्जीविके सकलोत्पादिके दिवा- 

प्रवर्तिके रात्रिप्रवर्तिके नद्यन्तरं यासि देशान्तरं यासि द्वीपान्तरं यासि 

लोकान्तरं यासि सर्वदा स्फुरसि सर्वहृदि वासयसि । नमस्ते परारूपे 

नमस्ते पश्यन्तीरूपे नमस्ते मध्यमारूपे नमस्ते वैखरीरूपे सर्वतत्त्वात्मिके 

सर्वविद्याऽऽत्मिके सर्वशक्त्यात्मिके सर्वदेवात्मिके वसिष्ठेन मुनिना- 

5ऽराधिते विश्वामित्रेण मुनिनोपसेव्यमाने नमस्ते नमस्ते ॥1 51 


(स्तुति के बाद) उसे उठाकर प्रदक्षिणा करके फिर से हाथ जोड़कर कहना चाहिए कि--हे 
भगवती मंत्रमातृके ! हे अक्षमाला, तुम सभी को वश करने वाली हो, तुम्हे प्रणाम हो । हे मंत्रमातृका, 
हे अक्षमाला, तुम सबकी गति की अवरोधक और उच्चाटन करने वाली त तुम्हें प्रणाम । हे 
मंत्रमातृका, हे अक्षमाला, तुम्हीं सबका पृत्युस्करू 7 और क भी हो, तुम्हीं सबको उद्दीपित करने 
वाली हो, साथ ही साथ तुम सब लोगों की रक्षा करने वाली हो, संपूर्ण विश्व को प्राणदात्री हो, सब कुछ 
उत्पन्न करने वाली हो, तुम रात-दिन की प्रवर्तक, और एक नदी से अन्य नदी में, एक देश से अन्य 
देश में, एक द्वीप से दूसरे द्वीप में, एक लोक से दूसरे लोक में यथेच्छ जाने वाली हो । तुम सभी स्थलों 
मे हद ससरत उती हो RR 20 कत आओ और 
बैखरी--इन चारों प्रकार की वाणियों के रूप में हो । तुम्हें बार-बार नमस्कार हो । तुम समस्त तत्त्वरूपों 


192 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


को धारण किए हुए हो । सर्व विद्याओं और सर्व शक्तियों की अधिष्ठात्री और सर्वदेवगणों की आराध्या 
हो | तुम वसिष्ठादि मुनियों से वन्दित, विश्वामित्र द्वारा उपसेव्यमान हो, तुम्हें बार-बार नमस्कार हो | 
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं 
नाशयति । तत्‌ सायं प्रातः प्रयुञ्जानः पापोऽपापो भवति । एवमक्ष- 
मालिकया जप्तो मन्त्रः सद्यः सिद्धिकरो भवतीत्याह भगवान्‌ गुहः 
प्रजापतिमित्युपनिषत्‌ ॥1 6॥ 
इत्यक्षमालिकोपनिषत्समाप्ता । 


र 


इस उपनिषत्‌ का प्रातःकाल में पाठ करने वाला मनुष्य रात्रि में किए पापों से मुक्त होता है । और 
सायंकाल में पाठ करने वाला दिन में किए गए पापों से मुक्त होता है । जो सायं-प्रात: दोनों काल इसका 
निरन्तर पाठ करता है, वह बड़ा पापकृत्य करने वाला हो, तो भी पापमुक्त हो जाता है | भगवान्‌ गुह 
ने प्रजापति से अन्त में यही कहा कि इस प्रकार की अभिमंत्रित अक्षमाला से जपा हुआ मंत्र शीघ्र 
फलदायक (सिद्धिदायक) होता है । ऐसी यह उपनिषत्‌ है । 


इस प्रकार अक्षमालिकोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 
शान्तिपाठः 


ॐ वाङ्मे मनसि"वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । (पूर्ववत्‌) 
३ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र 


(70) अव्यक्तोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


सामवेद परंपरा की यह उपनिषद्‌ गद्यात्मक है | अर्थ और विषय की सरलता के लिए 
इसे सात खण्डों में व्यवस्थित किया गया है । प्रत्येक खण्ड में भी उपविभाजित कण्डिकाएँ हैं | 
इसी उपनिषत्‌ का दूसरा नाम अव्यक्तनृर्सिहोपनिषत्‌ भी हे | इसमें कहा गया है कि उत्पत्ति के 
पूर्व कुछ था ही नहीं, केवल चेतन था । उसे छोटा-बड़ा, रूप-अरूप, कुछ नहीं कहा जा 
सकता--ऐसा अज्ञेय आनंदरूप कुछ था । उसने अपने दो भाग किए--एक पुरुष हुआ और 
दूसरा माया । फिर एक सुवर्णाण्ड-ख्रद्वाण्डरूप अण्डा हुआ । उसमें से ब्रह्मा हुए । उन्होने 
अपने बारे में बहुत सोचा | तब आकाशवाणी हुई । ब्रह्मा ने तप करके वाणी का स्वरूप जाना । 
फिर ब्रह्मा ने विष्णु के दर्शन किए । महाविष्णु ने उन्हें व्यक्त का (उनके कर्तव्य का) स्वरूप 
समझाया । महाविष्णु के उपदेशानुसार सब कुछ करके ही ब्रह्म इस जगत्‌ की सृष्टि करने में 
समर्थ हुए । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्कानि""ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (महोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमः खण्डः 
पुरा किलेदं न किञ्चनासीन्न द्योर्नान्तरिक्षं न पृथिवी केवलं ज्योतीरूपम- 
नाद्यनन्तमनण्वस्थूलरूपमरूपं रूपवदविज्ञेयमानन्दमयमासीत्‌ ॥1 .1 ॥ 
पहले यह कुछ था ही नहीं । न द्युलोक था, न अन्तरिक्ष था। न पृथिवी ही थी । केवल एक 
ज्योतिरूप, अनादि, अनन्त, अनणु, अस्थूल, न रूपी न अरूपी, अविज्ञेय और आनन्दमय कुछ था | 
तदनन्यत्तदद्वेधाभूद्धरितमेकं रक्तमपरम्‌ । तत्र यद्रक्तं तत्‌ पुंसो रूपमभूत्‌ । 
यद्धरितं तन्मायायाः । तौ समागच्छतः । तयोर्वीर्यमिवमनन्दत्‌ । तद- 
वर्धत । तदण्डमभूद्धैमम्‌। तत्‌ परिणममानमभूत्‌ । ततः परमेष्ठी व्यजा- 


यत ॥1.2॥ 
वह जो था, उसने अपने दो भाग किए | उन भागों में जो लाल था वह पुरुष का रूप था और 


दोनों वीर्य की तुष्टि हुई । 
वह माया का रूप था। उन दोनों का मिलन हुआ । उनके वीर हन्‌ तुष्टि हुई. 
८ 2 दी वह सोने का अण्डा हुआ। उसका परिणमन होने लगा। उसमें से परमेष्ठी 


(ब्रह्मा) उत्पन्न हुए । 
13 उतत 


194 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सोऽभिजिज्ञासत किं मे कुलं किं मे कृत्यमिति। तं ह वागदृश्य- 

मानाभ्युवाच, भो भो प्रजापते त्वमव्यक्ताहुत्पन्नोऽसि व्यक्तं ते कृत्य- 

मिति । किमव्यक्तं यस्मादहमासिषम्‌। किं तद्वयक्ते यन्मे कृत्यमिति । 

सात्रवीदविज्ञेयं हि तत्‌ सौम्य तेजः । यदविज्ञेयं तदव्यक्तम्‌ । तच्चेज्जि- 

ज्ञाससि मामवगच्छेति। स होवाच कैषा त्वं ब्रह्मवाग्वदसि 

शंसात्मानमिति । सा त्वब्रवीत्तपसा मां जिज्ञासस्वेति । स ह सहस्त्रं समा 

ब्र्मचर्यमध्युवासाध्युबास ॥1 .3॥ 

इति प्रथमः खण्डः । 
उसे जिज्ञासा हुई-- मेरा कुल क्या है ? मेरा यहाँ कार्य क्या हे ?' तब उन्हें अदृश्य वाणी ने 

बताया-- हे प्रजापति, तुम अव्यक्त से उत्पन्न हुए हो । अव्यक्त से व्यक्त करना तुम्हारा कार्य हैं! । ब्रह्मा 
ने पूछा--'वह अव्यक्त क्या है कि जिससे मैं उत्पन्न हुआ हूँ ? और व्यक्त क्या है कि जो मेरा कार्य 
है ?' तब उस वाणी ने कहा--हे सोम्य, वह एक अविज्ञेय तेज है। और जो अविज्ञेय है, वही 
अव्यक्त है । तुम्हें उसको जानने की इच्छा हो तो, मुझे पहचान लो ।' तब ब्रह्मा ने कहा-- तुम कौन 
हो ? तुम अपने आपको ब्रह्मवाणी कहकर अपनी प्रशंसा कर रही हो ?' तब उस वाणी ने कहा-- तुम 
मुझे तप करके ही जान लो ।' तब ब्रह्माजी ने एक हजार वर्ष ब्रह्मचर्यपूर्वक तप किया । 


यहाँ प्रथम खण्ड पूरा हुआ । 
अ 


द्वितीयः खण्डः 


अथापश्यदृचमानुष्टुभीं परमां विद्यां यस्याङ्गान्यन्ये मन्त्राः यत्र ब्रह्म 
प्रतिष्ठितं विश्वेदेवा[वेदाः?] प्रतिष्ठिताः। यस्तां न वेद किमन्यैर्वेदैः 
करिष्यति ॥2.1॥ 


वहाँ ब्रह्मा ने आनुष्टुभी ऋचा को देखा | वह परम विद्या है, अन्य मंत्र उसके अंग हैं, उसमें ब्रह्म, 
सर्वदेव (अथवा सर्ववेद) प्रतिष्ठित हैं । जो उसको नहीं जानता वह अन्य वेदों का भला क्या करेगा ? 


तां विदित्वा स च रक्तं जिज्ञासयामास । तामेवमनूचानां गायन्नासिष्ट । 
सहस्त्रं समा आद्यन्तनिहितोङ्कारेण पदान्यगायत्‌ | सहस्त्रं समास्तथैवा- 
क्षरशः । Hl Sai श्रियालिङ्गितं सुपर्णरथं शेषफणाच्छा- 
त् मृगमुखं नरवपुषं शशिसूर्यहव्यवाहनात्मकनयनत्रयम्‌ ॥2.2॥ 
उसे जानकर प्रजापति ने रक्त (पुरुष) को जानने की इच्छा की। तब तप से प्रादुर्भूत उस 
आनुष्टुभी को वे गाते रहे । ब्रह्मा ने एक हजार वर्ष तक प्रारंभ में और अन्त में '3%कार' को बोलकर 
उसे गाया । और po हजार EE उसे अक्षरश: गाया | तब उन्होंने लक्ष्मी द्वारा आलिंगित सुपर्ण 
(गरुड) रूपी स्थवाले, शेषनाग के फणों से ढँके हुए मुकुटवाले, मृग (सिंह) जैसे मुखवाले, सूर्य, चन्द्र 
और अग्नि के तीन नयनों वाले नरपुंगव को देखा | ” 
ततः प्रजापतिः प्रणिपपात नमो नम इति। तयैवर्चाथ तमस्तौत्‌ । 
उग्रमित्याह उग्रः खलु वा एष मृगरूपत्वात्‌ । वीरमित्याह वीरो वा एष 
वीर्यवत्त्वात्‌ । महाविष्णुमित्याह महतां वा अयं महान्‌ रोदसी व्याप्य 





तृतीय: खण्ड:] अव्यक्तोपनिषत्‌ (70) 195 


स्थितः । ज्वलन्तमित्याह ज्वलन्निव खल्वसाववस्थितः । सर्वतोमुख- 
मित्याह सर्वतः खल्वयं मुखवान्‌ विश्वरूपत्वात्‌ । नृसिंहमित्याह यथा 
यजुरेवैतत्‌ । भीषणमित्याह भीषो वा अस्मादादित्य उदेति भीतश्चन्द्रमा 
भीतो वायुर्वाति भीतोऽग्निर्दहति भीतः पर्जन्यो वर्षति । भद्रमित्याह भद्रः 
खल्वयं श्रिया जुष्टः । मृत्योर्मृत्युमित्याह मृत्योर्वा अयं मृत्युरमृतत्वं 
प्रजानामन्नादानाम्‌ । नमामीत्याह यथा यजुरेवैवत्‌। अहमित्याह यथा 
यजुरेवैतत्‌ ॥2.3॥ 
इति द्वितीयः खण्डः । 
तब प्रजापति मे उन्हें नमो नम: कहकर प्रणाम किया और उसी सार्थ ऋचा से उनको स्तुति की । 
उन्हें 'उग्र” कहा क्योंकि वे सिंहरूप से उग्र हैं । उन्हें 'वीर' कहा क्योंकि वे वीर्यवत्ता से वीर हैं । बड़ों से 
भी वे बड़े हें और धरती एवं स्वर्ग को व्याप्त कर रहे हैं इसलिए उन्हं विष्णु” कहा । उन्हें “ज्वलंत कहा 
क्योंकि वे जलते हुए से अवस्थित हैं । उन्हें विश्वतोमुख” कहा क्योंकि वे सभी ओर सहीरूप से मुख किए 
हुए हैं क्योकि वे तो विश्वरूप हैं । उन्हें 'नृसिह' कहा क्योंकि यजुर्वेद भी इन्हें प्रतद्‌ विष्णुस्तवते' आदि 
मंत्रों से इसी प्रकार कहता है । उन्हें भीषण' कहा क्योंकि इनसे डरा हुआ सूर्य उदित होता है और इनसे 
डरा हुआ चन्द्र भी उदित होता है, इनसे डरा हुआ वायु बहता है और इनसे डरा हुआ ही अग्नि जलता 
है, इनसे डरा हुआ मेघ बरसता है । इन्हें 'भद्र' कहा क्योंकि लक्ष्मी को धारण करने वाले वे कल्याणकारी 
ही हैं। इन्हें मृत्युमृत्यु' कहा क्योंकि वे मृत्यु के भी मृत्यु अर्थात्‌ वे अन्न खाने कै की मृत्यु के 
भी मृत्यु हैं । इन्हें “नमामि” कहा क्योंकि वे यजुर्वेद (यज्ञस्वरूप) ही हैं । मंत्र में इन्हें अहम्‌ कहा क्योंकि 
वैदेश्च सर्वैरहमेव वेद्य:' इत्यादि में इन्हें अहम्‌' कहा गया हे । 
यहाँ द्वितीय खण्ड पूरा हुआ । 
अँ 
तृतीयः खण्डः 
अथ भगवांस्तमब्रवीत्‌ प्रजापते प्रीतोऽहं किं तवेप्सितं तद्ददामि शंसेति । 
स होवाच भगवन्नव्यक्ताहुत्पन्नोऽस्मि व्यक्तं मम कृत्यमिति पुराश्रावि । 
तत्राव्यक्तं भवानित्यज्ञायि। व्यक्तं मे कथयेति। व्यक्त तै विश्व 
चराचरात्मकम्‌ । यद्वथज्यते तद्वयक्तस्य व्यक्तत्वमिति ॥3.1॥ 
ऐसी स्तुति के बाद भगवान्‌ ने उनसे कहा-- हे प्रजापति ! मैं तुम पर प्रसन्न हुआ हूँ । तुम 
अपना जो अभीष्ट हो, माँग लो ।” तब प्रजापति ने कहा-- है भगवन्‌ ! 6 से उत्पन्न हुआ हॅ । 
और मेरा कार्य व्यक्त है, ऐसा मैंने पहले सुना है । इसमें अव्यक्त तो आप हें ऐसा जान लिया है | अब 
मुझे व्यक्त क्या है, यह बताइए” । तब भगवान्‌ ने कहा कि- व्यक्त यह 0 विश्व है । जो व्यक्त 
(प्रकाशित) दिखाई देता है, वही (दिखाई देना ही) व्यक्त का व्यक्तत्व हे । 
होवाच न शक्नोमि जगत्‌ स्रष्ठुमुपायं मे कथयेति । तमुवाच पुरुषः 
न शृणु सष्टेरुपायं परमं यं विदित्वा सर्व ज्ञास्यसि सर्वत्र शक्ष्यसि 
सर्व करिष्यसि । मय्यर्नौ स्वात्मानं हविर्ध्यात्वा तयैवानुष्टुभर्चा । ध्यान- 


यज्ञोऽयमेव ॥3-2॥ त 
तब प्रजापति ने कहा कि इस व्यक्त के सर्जन के लिए मैं कोई उपाय नहीं जानता । यह आप 


196 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


मुझे बताइए । तब भगवान्‌ ने कहा- हे प्रजापति ! पुरुष ही सृष्टि के लिए परम उपाय है । उसी को 
जानकर तुम सब कुछ जान सकोगे, सभी जगह सब कुछ कर सकोगे । मेरे स्वरूप अग्नि (पुरुष रूप 
अग्नि) में अपने आपको हवि के रूप में ध्यान करके अथवा तो इस आनुष्टभी ऋचा से ध्यान करके 
तुम यह सर्जन कर सकोगे । यही ध्यानयज्ञ है । 

एतद्वै महोपनिषद्देवानां गुह्यम्‌। न ह वा एतस्य साम्ना नर्चा न 

यजुषार्थोऽनुविद्यते । य इमां वेद स सर्वान्‌ कामानवाप्य सर्वान्‌ लोकान्‌ 

जित्वा मामेवाभ्युपैति । न च पुनरावर्तते य एवं वेदेति ॥3.3॥ 

इति तृतीयः खण्डः । 
यह देवों की अत्यन्त गोपनीय उपनिषत्‌ है । इस ध्यानयोग का अर्थ साम से, ऋचा से, यजुस्‌ 
से भी नहीं जाना जा सकता । जो इसे जानता हे, वह सभी अभीष्ट इच्छाओं को पूर्ण करके सभी लोकों 
को जीतकर मुझे ही प्राप्त हो जाता है और फिर से यहाँ नहीं लौटता । जो इसे जानता है, वह यह फल 
पाता है | 
यहाँ तृतीय खण्ड पूरा हुआ । 
६ 


चतुर्थः खण्डः 
अथ प्रजापतिस्तं यज्ञाय वसीयांसमात्मानं मन्यमानो मनोयज्ञेनेजे । 
सप्रणवया तयैवचां हविर्ध्यात्वात्मानमात्मन्यर्नौ जुहुयात्‌ । सर्वमजानत्‌ 
सर्वत्रा-शकत्‌ सर्वमकरोत्‌ ॥4.1॥ 
यं एवं विद्वानिमं ध्यानयज्ञमनुति्ठेत्‌ स सर्वज्ञोऽनन्तशक्तिः सर्वकर्ता 
भवति । स सर्वान्‌ लोकान्‌ जित्वा ब्रह्म परं प्राप्नोति ॥4.21 
इति चतुर्थः खण्डः । 
तब प्रजापति ने अपने आपको यज्ञ के लिए ही रहने वाला मानकर मनोयज्ञ से यज्ञ किया | 
प्रणवपूर्वक उसी आनुष्टुभी ऋचा से अपने आपको हविष्य के रूप में ध्यान करके उसने आत्मरूप अग्नि 
में अपना होम कर दिया। तब उसने सब कुछ जान लिया, उसमें सब कुछ करने की शक्ति आ गई । 
और सब कुछ कर दिया। जो विद्वान्‌ इस प्रकार ध्यानयज्ञ का अनुष्ठान करता है, वह सर्वज्ञ, 
अनन्तशक्तिमान्‌ और सर्वकर्ता बनता है । वह सभी लोकों को जीतकर पखह्म को प्राप्त करता है। 
यहाँ चतुर्थ खण्ड पूरा हुआ । 
र 


पञ्चमः खण्ड: 


अथ प्रजापतिर्लोकान्‌ सिसृक्षमाणस्तस्या एव विद्याया यानि त्रिंशद- 
क्षराणि a । अथ द्वे द्वे अक्षरे ताभ्यामुभयतो दधार । 





पञ्चम: खण्ड:] अव्यक्तोपनिषत्‌ (70) 197 


अब लोकों का सर्जन करने की इच्छावाले प्रजापति ने उसी आनुष्ट्भी विद्या के जो तीस अक्षर थे, 
उन्हीं से तीन लोकों को बनाया । और बाद में दो-दो अक्षरों से उन भू: आदि तीन लोकों को धारण किया । 
उसी ऋचा के बत्तीस अक्षरों से उसने देवों का निर्माण किया । सभी देवों में से एक इन्द्र हुआ । इसलिए 
इन्द्र देवों का अधिक (श्रेष्ठ) बना । जो ऐसा जानता है, वह अपने समान लोगों से अधिक बनता ह 
तस्या एकादशभिः पा[प]दैरेकादश रुद्रान्‌ निर्ममे । तस्या एकादशभि- 
रेकादशादित्यान्‌ निर्ममे। सर्वैव स विष्णुरभवत्‌। तस्माद्विष्णु- 
रादित्यानामधिकोऽभवत्‌। य एवं वेद समानानामधिको भवेत्‌। स 
चतुर्भिश्चतुर्भिरक्षरैरष्टौ वसूनजनयत्‌ ॥5.2॥ 
उसके ग्यारह अक्षरों से उसने ग्यारह रुद्रों को उत्पन्न किया और ग्यारह अक्षरों से ग्यारह आदित्यों 
को उत्पन्न किया । उन सबसे विष्णु हुए । इसी से विष्णु आदित्यों से अधिक हुए । जो इस प्रकार जानता 
है, वह अपने समकक्षों से अधिक होता है इसके बाद उसने चार-चार अक्षरों से आठ वसुओं को 
उत्पन्न किया | 


स तस्या आदेर्द्दादशभिरक्षरेब्राह्मणमजनयत्‌ । दशभिर्दशभिर्विटक्षत्रे । 
तस्माद्ब्राह्मणो मुख्यो भवति । एवं तन्मुख्यो भवति य एवं वेद । तूष्णीं 
शूद्रमजनयत्‌ तस्माच्छूद्रो निर्विद्योऽभवत्‌ ॥5.3॥ 

न वा इदं दिवा न नक्तमासीदव्यावृत्तम्‌। स प्रजापतिरानुष्टुभाभ्या- 
मर्धर्चाभ्यामहोरात्रावकल्पयत्‌ ॥5.4॥ 


प्रजापति ने उस आनुष्टभी के पहले बारह अक्षरों से ब्राह्मण को उत्पन्न किया । और फिर दश- 

दश अक्षरों से क्षत्रियों और वैश्यों को उत्पन्न किया | इसलिए ब्राह्मण मुख्य समझा जाता है । जो इस 
प्रकार जानता है वह मुख्य होता है | प्रजापति ने मौन रहकर शूद्र को उत्पन्न किया । इसलिए शूद्र 
विद्यारहित होता है । उस समय इस सृष्टि का अधिकरण (आधार) रूप न दिन था न रात्रि। वह उस 
समय कल्पनाविरल ही था। बाद में प्रजापति ने आनुष्टुभी दो अर्ध ऋचाओं से दिवस और रात्रि की 
कल्पना (रचना) की है । 

ततो व्यैच्छत्‌। व्येवास्मा उच्छति। अथो तम एवापहते । ऋग्वेदमस्या 

आद्यात्‌ पादादकल्पयत्‌। यजुर्द्वितीयात्‌। साम तृतीयात्‌ । अथर्वाङ्गि- 

रसश्चतुर्थात्‌। यदष्टाक्षरपदा तेन गायत्री । यदेकादशपदा तेन त्रिष्ठुप्‌ । 

यच्चतुष्पदा तेन जगती । यदद्वात्रिंशदक्षरा तेनानुष्टुप्‌। सा वा एषा 

सर्वाणि छन्दांसि या इमां सर्वाणि छन्दांसि वेद । सर्व जगदानुष्टुभ 

एवोत्पन्न-मनु्ठुप्रतिष्ठितं प्रतितिष्ठति यश्चैवं वेद ॥5.5॥ 

इति पञ्चमः खण्डः । 


प्रजापति ने विशेष इच्छा की। इस प्रकार चिन्ता करते हुए उसे जो सृष्टि का आवर्तन 
कला 22% ही भिन्न (उच्छित्र) हो जाता है । इसलिए तम ही उच्छिन्न हुआ, पर 
सृष्टिकर्तव्यता का ज्ञान तो वेसा ही रहा | पहले पाद से उसने ऋग्वेद की रचना की, दूसरे से 
यजुर्वेद की, तीसरे से सामवेद की और चौथे से अथर्व (अथर्वागिरस) की रचना की । जो अष्टाक्षर 
पद है इससे गायत्री, जो ग्यारह अक्षरें के पद वाली है उससे त्रष्ठुभ, जो चतुष्पद है उससे जगती, 
जो बत्तीस अक्षरों के पदवाली है उससे अगु की रचना की । इस प्रकार उसने सभी छन्दों की 


198 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


रचना को । जो इसे जान लेता है, वह सभी छन्दों को जान लेता है । यह सारा जगत्‌ उस आनुष्टभी 
से ही उत्पन्न हुआ है और उस आनुष्ठुभ्‌ में ही प्रतिष्ठित हुआ है । जो इस प्रकार जानता है, वह भी 
उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है । 
यहाँ पाँचवाँ खण्ड पूरा हुआ । 
शर 
षष्ठः खण्ड: 


अथ यदा प्रजाः सृष्टा न जायन्ते प्रजापतिः कथं न्विमाः प्रजाः सृजेयमिति 
चिन्तयच्नुग्रमितीमामृचं गातुमुपाक्रामत्‌। ततः प्रथमपादाठुग्ररूपो देवः 
प्रादुरभूत्‌ एकः श्यामः पुरतो रक्तः पिनाकी स्त्रीपुंसरूपस्तं विभज्य स्त्रीषु 
तस्य स्त्रीरूपं पुंसि च पुंरूपं व्यधात्‌। स उभाभ्यामंशाभ्यां सर्व- 
मादि[वि|ष्टः । ततः प्रजाः प्रजायन्ते। य एवं वेद प्रजापतेः सोऽपि 
ज्यम्बक इमामृचमुद्गायन्नुद््रथितजटाकलापः प्रत्यग्ज्योतिष्यात्मन्येव 
रन्तारमिति ॥6.1॥ 


जब प्रजापति के द्वारा सृष्ट प्रजा निर्व्यापार (अनुत्पादक) रही, सब ब्रह्मा (प्रजापति) ने 'मैं कैसे 
उत्पादनशील प्रजा को उत्पन्न करूं ?' यह सोचते हुए उग्रम्‌” इत्यादि पदोंवाली ऋचा को गाना आरंभ 
किया । इसके बाद पहले पाद से एक उग्ररूप देव प्रकट हुए | उनका वर्ण श्याम था, आगे का वर्ण 
लाल था ! हाथ में पिनाक (धनुष) था। उस एक में से ही स्री और पुरुष के रूपों का विभाजन करके 
स्त्रियों में उसका ख्रीरूप और पुरुषों में उसका पुरुषरूप प्रविष्ट किया और उन उमा और महेश्वररूप दोनों 
अंशों को ही इसका आदेश दिया। इसके बाद ये प्रजाएँ प्रजननशील हुई । प्रजापति के विषय में जो 
इस प्रकार से जानता है, वह भी त्र्यम्बक (तीन आँखों वाले), पिनाक धनुष को धारण किए हुए, 
नृसिह-सा होकर इस ऋचा को गाते हुए उन्नत जटाधारी प्रत्यक्‌ ज्योतिस्वरूप आत्मा में ही रमण करने 
वाला होता है। 


इन्द्रो वै किल देवानामानुजावर आसीत्‌ । तं प्रजापतिरब्रवीद्गच्छ देवा- 
नामधिपतिर्भवेति । सोऽगच्छत्‌ । तं देवा ऊचुरानुजावरोऽसि त्वमस्माकं 
कुतस्तवाधिपत्यमिति । स प्रजापतिमभ्येत्योवाचेमं देवा ऊचुरनुजा- 
वरस्य कुतस्तवाधिपत्यमिति तं प्रजापतिरिन्द्र त्रिकलशैरमृतपूर्णैरा- 
चुष्टुभाभिमन्त्रितैरभिषिच्य तं सुदर्शनेन दक्षिणतो ररक्ष पाञ्जजन्येन 
वामतो द्वयेनैव सुरक्षितोऽभवत्‌ । रौक्मे फलके सूर्यवर्चसि मन्त्रमानुष्टुभं 
विन्यस्य तदस्य कण्ठे प्रत्यमुञ्चत्‌ । ततः सुदुर्निरीक्षोऽ$भवत्‌। तस्मै 
विद्यामानुष्टुभीं प्रादात्‌ । ततो देवास्तमाधिपत्यायानुमेनिरे । स स्वराड- 
भूत्‌। य एवं वेद स्वराङ्‌ भवेत्‌ | सोऽमन्यत पृथिवीमिमां कथं जयेय- 
मिति। स प्रजापतिमुपाधावत्‌। तस्मात्‌ प्रजापतिः कमठाकारमिन्द्र- 


नागभुजगेन्द्राधारं भद्रासनं प्रादात्‌। स पृथिवीमभ्यजयत्‌ । ततः 
उभयोर्लोकयोरधिपतिरभूत्‌ । य एवं पृथिवी यत्‌। ततः स 


पृथिवीं जयति ॥6.2॥ 


सप्तम: खण्ड:] अव्यक्तोपनिषत्‌ (70) 199 
इन्द्र देवों का एक छोटा भाई था । उससे प्रजापति ने कहा--'जाओ, देवों के अधिपति बन 

जाओ | वह वहाँ गया, तो देवों ने उससे कहा कि--क्या तुम हमारे छोटे भाई हो ? तुम भला 
अधिपति कैसे बन गए ?' तब इन्द्र ने प्रजापति के पास जाकर कहा कि--'ये देव तो कहते हैं कि 
अनुजावर (एक छोटा भाई) भला अधिपति कैसे हो सकता है ?' तब प्रजापति ने इन्द्र को अनुष्टुभ्‌ से 
अभिमंत्रित और अमृत से भरे तीन कलशों से अभिषेक करवाया और उसे दाहिने भाग में सुदर्शन के 
द्वार और बाँयें भाग में पांचजन्य के द्वारा सुरक्षित किया । इस प्रकार बाँयें-दाहिने दोनों ओर से वह 
सुरक्षित हो गया और सूर्य के जैसे तेजवाले सुवर्ण पीठ में (उसे बिठाकर) उसके कण्ठ में आनुष्टुभ्‌ मंत्र 
पहना दिया | तब वह बहुत दुर्निरीक्ष्य (असह्य प्रभाव वाला) हो गया। फिर उसे आनुष्टुभी विद्या 
सिखाई । तब कहीं देवों ने उसके आधिपत्य की अनुमति दी | तब वह स्वराट्‌ हो गया । जो इस प्रकार 
जानता है, वह स्वराट्‌ हो जाता हे । उस (इन्द्र) ने सोचा कि मैं सारी पृथ्वी को किस तरह जीत लूँ ? 
उसने तो प्रजापति के ऊपर ही आक्रमण कर दिया । इसलिए प्रजापति ने उसे कमठ के आकार वाला 
इन्द्रनाग नाम के भुजगेन्द्र के आधार वाला भद्रासन दिया । बाद में उसने पृथ्वी को जीता | इसके बाद 
वह स्वर्ग-पृथ्वी--दोनों लोकों का अधिपति हुआ | जो इस प्रकार से जानता है, वह भी दोनों लोकों 
का अधिपति बन जाता है, वह पृथ्वी को जीत लेता है । 

यो वा अप्रतिष्ठितं शिथिलं भ्रातृव्येभ्यः परमात्मानं मन्यते स एत- 

मासीनमधितिष्ठेत्‌ प्रतिष्ठितोऽशिथिलो भ्रातृव्येभ्यो वसीयान्‌ भवति 

यश्चैवं वेद यश्चैवं वेद ॥6.3॥ 

इति षष्ठः खण्डः । 
जो कोई भी मनुष्य अपने प्रतिकूल भाइयों से अपने आत्मा को अप्रतिष्ठित और शिथिल मानता 

है, अर्थात्‌ जो कोई अन्तःकरणादि से अलग ही आत्मा को देहादि में आत्माभिमान से शिथिल (जीव) 
भाव को प्राप्त हुआ मान लेत। है और अपने को प्रत्यक्‌ पद में अप्रतिष्ठित मान लेता है, वह विद्वान्‌ 
उसको इस जगत्‌ के अधिष्ठान के रूप में अपने ही महिमा में अवस्थित ऐसे परमात्मा के रूप में जान 
लेता है । वह विद्वान्‌ अद्वैतभाव से भं ब्रह्म हूँ. (इस भाव से) प्रतिष्ठित हो जाता है, वह अपने 


७ 


अन्त:करणादि चचेरे भाइयों से अशिथिल रहता हे और अपनी ही महिमा में निवास करने वाला हो 
जाता है । जो ऐसा जानता है, वह वैसा ही हो जाता हैं। 
यहाँ छठा खण्ड पूरा हुआ | 


सप्तमः खण्डः 


य इमां विद्यामधीते स सर्वान्‌ वेदानधीते । स सर्वैः ऋतुभिर्यजते । स 
सर्वतीर्थेषु स्नाति। स महापातकोपपातकैः प्रमुच्यते । स ब्रह्मवर्चसं 
महदाप्नुयात्‌ । आब्रह्मणः पूर्वानाकल्पांश्रोत्रांश्च वंश्यान्‌ पुनीते । 
नैनमपस्मारादयो रोगा आदिधैयुः । सयक्षाः सप्रेतपिशाचा अप्येनं स्पृष्टा 
दृष्टा श्रुत्वा वा पापिनः पुण्याँल्लोकानवाप्ुशुः । चिन्तितमात्रादस्य 
सर्वेऽर्थाः सिध्येयुः । पितरमिवैन सर्वे मन्यन्ते । राजानश्चास्यादेश- 
कारिणो भवन्ति। न चाचार्यव्यतिरिक्तं श्रेयांसं दृष्टा नमस्कुर्यात्‌ । न 


200 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


चास्माइुपावरोहेत्‌ । जीवन्मुक्तश्च भवति । देहान्ते तमसः परं धाम 
प्राप्तुयात्‌ । यत्र विराण्‌ नृंसिहोऽवभासते तत्र खलूपासते । तत्स्व- 
रूपध्यानपरा मुनय आकल्पान्ते तस्मिन्नेवात्मनि लीयन्ते। न च 
पुनरावर्तन्ते ॥7.1॥ 


जो इस विद्या को जानता है, वह सभी वेदों का अध्ययन करता ही है, वह सभा यज्ञों से यजन 
करता ही है, उसने सभी तीर्था में स्नान कर लिया ही है--ऐसा समझना चाहिए | वह सभी महापातकों 
और उपपातकों से मुक्त हो जाता है, वह बड़े ब्रह्मवर्चस्‌ को प्राप्त कर लेता है, वह सुब्राह्मण अपने पूर्व 
के पूर्वजों को और भविष्य के वंशजो को पवित्र कर देता है । ऐसे मनुष्य को अपस्मार आदि रोग नही 
होते । यक्षों के साथ जो भूत, पिशाच आदि पापी योनि वाले जीव हैं, वे भी ऐसे मनुष्य को देखकर, 
सुनकर, उसका स्पर्श करके पुण्यलोकों की प्राप्ति कर लेते हैं | इस मनुष्य के केवल चिन्तनमात्र से ही 
सभी पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं । सभी लोग इसे पितातुल्य ही मानते हैं | राजा लोग भी इसके आज्ञाकारी 
हो जाते हैं । बिना आचार्य के किसी भी श्रेय को देखकर नमस्कार नहीं करना चाहिए । इस मार्ग से कभी 
नीचे नहीं उतरना चाहिए । ऐसा आदमी जीवन्मुक्त हो जाता है । वह इस देह के छूटने के बाद परमधाम 
को प्राप्त हो जाता है । जहाँ विराट्‌ नृसिंह दिखाई देते हैं, उस हद तक उपासना करते रहना चाहिए । 
उनके स्वरूप के ध्यान में परायण मुनि लोग कल्प का अन्त होने पर उसी आत्मा में लीन हो जाते है 
और फिर से वह मनुष्य लौटकर यहाँ नहीं आता। 


न चेमां विद्यामश्रहधानाय बूयान्नासूयावते ना[न]नूचानाय नाविष्णु- 
भक्ताय नानृतिने नातपसे नादान्ताय नाशान्ताय नादीक्षिताय नाधर्म- 
शीलाय न हिंसकाय नाब्रह्मचारिण इत्येषोपनिषत्‌ ॥7.2॥ 
इति सप्तमः खण्डः । 
इत्यव्यक्तोपनिषत्समाप्ता । 
मलन - 
जिसमें श्रद्धा न हो, उसे यह विद्या नहीं देनी (पढानी) चाहिए । असूयायुक्त को भी नहीं देनी 
चाहिए | जो वेद न पढ़ा हो, जो विष्णु का भक्त न हो, जो मुनि न हो, जिसने तप न किया हो, जो 


दमनशील न हो, जो शान्त न हो, जो दीक्षित न हो, जो अधर्मशील हो, जो हिंसक हो, जो ब्रह्मचारी 
न हो, उसे नहीं देनी चाहिए । 


यहाँ सातवाँ खण्ड पूरा हुआ | 
इस प्रकार अव्यक्तोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 


शान्तिपाठ: 


ॐ आप्यायन्तु ममाड्ञानि--ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


रः 


(71) एकाक्षरोपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 

कृष्णयजुर्वेद को परंपरा की इस उपनिषद्‌ में तेरह मंत्र हैं| उपनिषद्‌ का कहना है कि 
अकार एकाक्षर परमात्मरूप है । वह परमात्मा विश्व का कारण, लोकों का पति और रक्षक है । 
वही हिरण्यगर्भ, व्यापक, पुराणपुरुष, प्राण, गरुड, रुद्र, इन्द्र, माता, विधाता, पवन, विष्णु, 
वराह, रात्रि, दिवस, भूत, भविष्य, क्रिया और काल हे । वह परमात्मा ही क्रक्‌ आदि वेदों को 
प्रकट करते हैं । और वही परमात्मा वसुदेवता, दैत्य, खी, पुरुष, कुमार, कुमारी, वरुण, वर्ष, 
अग्नि, यम आदि भी हैं। उसको जो मनुष्य जान लेता है, वह बुद्धि से परे होकर स्थिर रूप 
में अवस्थित हो जाता हे । 

९७ 


शान्तिपाठ: 
ॐ सह नाववतु । सह नौ“मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
एकाक्षरं त्वक्षरे तोऽसि सोमे सुषुम्नया चेह दृढी न एकः । 
त्वं विश्वभूर्भूतपतिः पुराणः पर्जन्य एको भुवनस्य गोप्ता ॥1॥ 
हे भगवन्‌ ! आप शाश्वत (अच्युत) सोम हैं पज्ह्म के रूप में आप हैं । आप सुषुम्ना में अपनी 
सत्ता से प्रतिष्ठित हैं (अर्थात्‌ सुषुम्नामार्ग से सहस्रार तक आप प्रतिष्ठित हे) । आप अविनाशी तथा 
एकाक्षर में स्थित रहने वाले हैं । आप ही विश्व के कारणरूप हैं, प्राणीमात्र के स्वामी आप हैं, आप ही 
पुराणपुरुष और सभी में विद्यमान हैं, आप ही पर्जन्यादि रूपों के द्वारा सबका रक्षण करते हैं। 
विश्वे निमग्नः पदवीः कवीनां त्वं जातवेदो भुवनस्य नाथः । 
अजातमग्रे स॒ हिरण्यरेता यज्ञस्त्वमेवैकविभुः पुराणः ॥2॥ 
में संजीवर्न में रहते हैं। आप ही कवियों 
आप ही निखिल विश्व के कण-कण में संजीवनी शक्ति के र र 
(ऋषियों) की गहरी दृष्टि के आश्रयभूत हैं | आप ही समस्त लीः की रक्षा करने वाले हैं। आप क 
हिरण्यरेता (अग्नि) के स्वरूप हैं। आप ही यज्ञ के स्वरूप भी है । आप ही एकमात्र विराट्‌ और पूण 
पुरुष हैं | कक 
: प्रसूतिर्भुवनस्य योनिर्व्याप्तं त्वया एकपदेन विश्वम्‌। 
CT स्वगर्भे कुमार एको विशिखः सुधन्वा ॥३॥ 
धागे में मनके की तरह आप ही समस्त विश्व में प्राणरूप से व्याप्त हैं। आप ही जगदुत्पत्ति के 
कारण हैं, आपने इस विश्व को एक ही कदम से नाप लिया है। आप ही विश्व का उतत्तिकेनदर ८ be 
ही अच्छे धनुष को धारण करने वाले कुमार कार्तिकेय के स्वरूप को धारण किए हुए हैं। आप ही जगत्‌ 


के रक्षणकर्ता हैं । 


202 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


वितत्य बाणं तरुणार्कवर्ण व्योमान्तरे भासि हिरण्यगर्भः । 
भासा त्वया व्योम्नि कृतः सुताक्ष्यस्त्वं वै कुमारस्त्वमरिष्टनेमिः ॥4॥ 


आप ही हिरण्यगर्भ के रूप में तरुणसूर्य की कान्तिवाले बाण को खोंचकर आकाश के अन्तराल 
में दिखाई पड़ रहे हैं। आपने अपने तेज से आकाश में मानो परमतेजस्वी गरुड जैसा सूर्य प्रकाशित 
कर रखा है । आप ही अनवरुद्ध गति वाले कार्तिकेय हैं अथवा भलीभाँति सभी विघ्नों का नियमन करने 
वाले हैं । 


त्वं वञ्रभृद्भूतपतिस्त्वमेव कामः प्रजानां निहितोऽसि सोमे । 
स्वाहा स्वधा यच्च वषट्‌ करोति रुद्रः पशूनां गुहया निमग्नः ॥5॥ 


वज्र को धारण करने वाले इन्द्ररूप में आप ही हैं, भूतपति महेश्वर के रूप में भी तो आप ही 
हें । आप ही समस्त प्रजाओं में काम हैं, आप ही चन्द्रलोक में पितृओं के रूप में हैं | स्वाहा, स्वधा 
और वषट्कार भी तो आप ही हैं, आप ही रुद्र हैं, और आप ही सभी प्राणियों की हृदयगुहा में 
अवस्थित होकर रहते हैं । 
धाता विधाता पवनः सुपर्णो विष्णुर्वराहो रजनी रहश्च । 
भूतं भविष्यत्प्रभवः क्रियाश्च कालः क्रमस्त्वं परमाक्षरं च ॥6॥ 


हे भगवन्‌ ! आप ही धाता (धारण करने वाले) हैं, आप ही विधाता (बनाने वाले) हें । आप ही 
गरुड, विष्णु, वाराह, रात्रि ओर दिवस भी हैं। एकान्त भी आप हैं, भूत और भविष्य काल भी आप 
ही हैं । सभी का उद्भवस्थान आप हैं । क्रियाएँ और कालक्रम भी आप हैं | अनिवाशी परमाक्षर ३%कार 
भी आप ही हैं। 


ऋचो यजूंषि प्रसवन्ति वक्त्रात्‌ सामानि सम्राङ्वसुरन्तरिक्षम्‌ । 
त्वं यज्ञनेता हुतभुग्विभुश्च रुद्रास्तथा दैत्यगणा वसुश्च ॥7॥ 


आप ही के मुँह से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद आदि प्रकट होते हैं । आप ही सम्राट हैं, आप 
ही वसु हैं, आप ही अन्तरिक्ष रूप हैं । आप ही यज्ञं के नेता हैं और आप ही हवि को खाने वाले भी 
हैं। आप व्यापक हैं । दैत्यों के समूह भी तो आप ही हैं और सर्वव्यापक वसु भी आप ही हैं। 


स एष देवोऽम्बरगश्च चक्रे अन्येऽभ्यधिष्ठेत तमो निरुन्ध्यः । 
हिरण्मयं यस्य विभाति सर्व व्योमान्तरे रश्मिमिमं सुनाभिः ॥8॥ 


वही यह देव आकाश में रहा हुआ है, चक्र (सूर्यमण्डल) और अन्य स्थानों में अधिष्ठित है तथा 
अन्धकार (और आज्ञानान्धकार को) नाश करते हुए प्रतिष्ठित है । जिस विराट पुरुष के हृदयरूपी 
आकाश में ब्रह्माण्ड को अपने गर्भ में धारण करने वाली सुनाभि (श्रेष्ठ नाभिरूपी केन्द्र) अर्थात्‌ माया, 
जो रहती है, वह भी आप ही हैं। 


स सर्ववेत्ता भुवनस्य गोप्ता नाभिः प्रजानां निहिता जनानाम्‌ । 
प्रोता त्वमोता विचितिः क्रमाणां प्रजापतिश्छन्दमयो विगर्भ: ॥9॥ 
वही विर ८. ब्रह्म सब कुछ जानने वाला और त्रिभुवन का रक्षण करने वाला है | वही सभी 
प्राणियों का आधारकेन्द्र (नाभिकेन्द्र) है । अन्तर्यामी के रूप में वही सर्वत्र ओत-प्रोत है। वही 


विविध गतियों का विश्रामस्थल है। वही विगर्भ (विष्णु के गर्भ) में प्रजापतिरूप में रहते है और 
वेदरूप भी वही हैं। 


s 





एकाक्षरोपनिषत्‌ (71) 203 


सामैश्चिदन्तो विरजश्च बाहुं हिरण्मयं वेदविदां वरिष्ठम्‌ । 
यमध्वरे ब्रह्मविदः स्तुवन्ति सामैर्यजुर्सि: क्रतुभिस्त्वमेब ॥10॥ 
श्रेष्ठ वेदज्ञ ज्ञानीजन उस श्रेष्ठ पुरुष को साम आदि वेदों से भी नहीं जान पाते । क्योंकि वह तो 
रजोगुण से परे है, वह तो सुवर्ण कान्तिवाले हैं । ब्रह्मवेत्ताजन यज्ञों में यजुर्वेद के मंत्रों से तथा सामवेदी- 
जन सामवेद के मंत्रों से जिसकी स्तुति कर रहे हैं वे विराट्‌ पुरुष आप ही तो हैं । 
त्वं स्त्री पुमांस्त्वं च कुमार एकस्त्वं वै कुमारी ह्यथ भूस्त्वमेव । 
त्वमेव धाता वरुणश्च राजा त्वं वत्सरोऽग्न्यर्यम एव सर्वम्‌ ॥11॥ 
हे भगवन्‌ ! आप ही स्त्री हैं और आप अकेले ही पुरुष हैं, आप ही कुमार हैं और आप अकेले 
ही कुमारी हें । आप ही पृथ्वी हैं, आप ही सबको धारण करने वाले हैं, आप ही वरुण हैं, आप ही 
सम्राट्‌ (राजा) हैं, आप ही संवत्सर हँ, आप ही अग्नि हैं, आप ही सूर्य हैं, आप ही सब कुछ हें । 
मित्रः सुपर्णश्चन्द्र इन्द्रो वरुणो रुद्रस्त्वष्टा विष्णुः सविता गोपतिस्त्वम्‌। 
त्वं विष्णुर्भूतानि तु त्रासि दैत्यांस्त्वयाऽऽवृतं जगदुद्भवगर्भः ॥1 2॥ 
हे पुरुषोत्तम ! सूर्य, गरुड, चन्द्र, वरुण, रुद्र, प्रजापति, विष्णु, सविता, इन्द्रियाध्यक्ष या 
गोपति--जो भी कहे जाते हैं, वह सब आप ही हैं। आप ही विष्णु का रूप धारण करके समग्र 
मानवजाति को दैत्यों के भय से रक्षण करने वाले हैं। आप ही जगत्‌ की उत्पत्ति का गर्भस्थान 
(मूलकारण) हैं । आप से ही यह सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड ढँका हुआ है । 
त्वं भूर्भुवः स्वस्त्वं हि स्वयंभूरथ विश्वतोमुखः । 
य एवं नित्यं वेदयते गुहाशयं प्रभुं पुराणं सर्वभूतं हिरण्मयम्‌ । 
हिरण्मयं बुद्धिमतां परां गतिं स बुद्धिमान्‌ बुद्धिमतीत्य तिष्ठति॥ 
इत्युपनिषत्‌ ॥1 3॥ 
इत्येकाक्षरोपनिषत्समाप्ता । 


अनाथ नकदी 


आप ही स्वयंभू और विश्वतोमुख हैं । आप ही भूः, भुवः, स्व: आदि लोको में प्रतिष्ठित हैं। जो 
भी मनुष्य अपने हृदयरूपी गुहा के क्षेत्र में निवास करते हुए पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष को 
प्रणवस्वरूप और प्रकाशस्वरूप मानता है, वह पुरुष ब्रह्मवेत्ताओ की परम गति को प्राप्त कर लेता है-- 
वह अज्ञान से आवृत भ्रम बुद्धि को पार कर देता है । यही इस उपनिषद्‌ का रहस्यमय ज्ञान है । 


इस प्रकार एकाक्षरोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
ww. 


शान्तिपाठः 
ॐ सह नाववतु । स नौ" मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अ 


(72) अन्नपूर्णोपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 


यह अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ काफी बड़ी है, इसमें पाँच बड़े-बड़े अध्याय हैं । अन्नपूर्णा के 
- वरदान से तत्त्वज्ञानप्राप्ति को लेकर इसे अन्नपूर्णोपनिषद्‌ कहा गया है । अन्नपूर्णा का मंत्र इसमें 
प्रथम आया है । इस मंत्र की उपासना से देवी प्रसन्न होकर तत्त्वज्ञान देती हैं । इसमें पाँच प्रकार 
के भ्रम बताए गए हैं, उन पाँचों को दूर करने से ही चित्त ब्रह्मकार हो सकता है । इसमें जीव 
और ब्रह्म की एकता के बारे में उदाहरणसहित विशद चर्चा की गई है | बाद में एक कथा भी 
दी गई हे । और उस कथा के माध्यम से भी मन की चंचलता, उसे वश में लाने का उपाय, 
जीवन्मुक्त की स्थिति और विदेहमुक्ति का वर्णन किया गया है । आगे कहा गया है कि तत्त्वज्ञान, 
मनोनाश और वासनाक्षय--इन तीनों के लिए एक साथ ही प्रयत्न करना चाहिए । और इसके 
लिए संगत्याग, देहात्मादि भ्रम का त्याग और सहज प्राणायाम की आवश्यकता बताई गई है । 
इसके पाँचवें अध्याय में सात भूमिकाएँ भी बताई गई हैं । इनमें मुमुक्षा, विचारणा, भावना-- 
ये तीन जाग्रदवस्था हैं और विलायिनी भूमिका स्वप्नावस्था है, क्योंकि उस भूमिका में जगत्‌ 
स्वप्न सा दीखता है । पाँचवीं संविन्मया भूमिका अर्धसुषुष्ति और आनन्दैकाकारा है । छठी तुर्या 
असंवेदन है । और सातवीं तुर्यातीत है। इस प्रकार इसमें सर्वापलापी आत्मस्थता का-- 
अध्यात्मशास्त्र के मुख्य सिद्धान्त का वर्णन है | 


® 
शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः"""देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 


ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा । 
स्वस्ति न स्ताक्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॥ 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
महान्‌ कीर्तिशाली इन्द्र हमारा कल्याण करें । सर्वज्ञ पूषा देवता हमारा कल्याण करें | अरिष्टनेमि 
(अप्रतिहतगति) गरुडदेव और बृहस्पति हमारा कल्याण करे | 
हमारे त्रिविधतापों की शान्ति हो | 


प्रथमोऽ ध्यायः 


2 


हरि ३% । 

मिद्याघो नाम योगीन्द्रः ऋभुं ब्रह्मविदां वरम्‌ । 
प्रणम्य दण्डवदभूमावुत्थाय स पुनर्मुनिः ॥1॥ 
आत्मतत्त्वमनुब्रूहीत्येवं पप्रच्छ सादरम्‌ । 
'कयोपासनया ब्रह्न्नीदृशं प्राप्तवानसि ॥2॥ 


प्रथमोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 205 


तां मे ब्रूहि महाविद्यां मोक्षसाम्राज्यदायिनीम्‌ । 
निदाघ त्वं कृतार्थोऽसि शृणु विद्यां सनातनीम्‌ ॥३॥ 
निदाघ नाम के एक योगीन्द्र ने योगवेत्ताओं में श्रेष्ठ ऐसे ऋभु को धरती पर गिरकर प्रणाम 
किया | ओर फिर खड़े होकर उस मुनि ने उनसे आदरपूर्वक पूछा कि “मुझे आत्मतत्त्व का उपदेश 
दीजिए । हे ब्राह्मण ! कौन-सी उपासना से आपने यह तत्त्वज्ञान (आत्मज्ञान) प्राप्त किया है ? मोक्ष का 
साम्राज्य देने वाली उस विद्या का मुझे भी उपदेश दीजिए ।” यह सुनकर ऋभु ने कहा--“हे निदाघ ! 
तुम कृतार्थं हो तुम अब उस सनातन विद्या को सुनो ।” 
यस्या विज्ञानमात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यसि । 
मूलशङ्गाटमध्यस्था बिन्दुनादकलाऽऽश्रया ॥4॥ 
नित्यानन्दा निराधारा विख्याता विलसत्कचा । 
विष्टपेशी महालक्ष्मीः कामस्तारो नतिस्तथा ॥5॥ 
भगवत्यन्नपूर्णेति ममाभिलषितं ततः । 
अन्नं देहि ततः स्वाहा मन्त्रसारेति विश्रुता ॥6॥ 
सप्तविंशतिवर्णात्मा योगिनीगणसेविता ॥7॥ 
जिसका ज्ञानमात्र हो जाने से तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे | वह विद्या मूल मंत्रोरूपी दरवाजो के 
बीच में अवस्थित है | वह बिन्दु, नाद और कला का आश्रयरूप है, वह नित्य आनन्दरूप है, उसका 
कोई आश्रय (आधार) नहीं हे । वह सुविख्यात, शोभायमान केशवाली, जगत्‌ की ईश्वरी और 
महालक्ष्मीस्वरूप है । उसमें प्रथम कामनादायी बीजमंत्र 3३७ कार! और “नम:'-ये दो पद हें । और 
इसके बाद, “भगवति अन्नपूर्णे मम अभिलषितं'--ये पद आते हैं । और इसके भी बाद अनं देहि' ये 
पद हैं । और बाद में 'स्वाहा' पद आता है । यह विद्या सभी मंत्रों की साररूप के नाम से सुविख्यात 
है । इस मंत्र के सत्ताईस अक्षर होते हैं और योगिनियों के समूह इसकी उपासना करते हैं । 
ऐं हीं सौः श्रीं क्लीं ॐ नमो भगवत्यन्नपूर्णे ममाभिलषितमन्नं देहि 
स्वाहा । 
इति पित्रोपदिष्टोऽस्मि तदादिनियमस्थितः । 
कृतवान्‌ स्वाश्रमाचारो मन्त्रानष्ठानमन्वहम्‌ ॥8॥ 
एवं गते बहुदिने प्रादुरासीन्ममाग्रतः । 
अन्नपूर्णा विशालाक्षी स्मयमानमुखाम्बुजा ॥9॥ 
वह पूरा मंत्र इस प्रकार से है--एं हीं सौं श्री क्लीं ॐ नमो भगवति अन्नपूर्णे ममाभिलषितमन्न 
देहि स्वाहा ।' इस महाविद्या का मुझे मेरै पिता ने उपदेश दिया था। तब से लेकर में नियम में रहा ओर 
अपने आश्रमधर्मो का पालन करते हुए मैं प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करने का अनुष्ठान ee रहा | 
ऐसा करते-करते बहुत दिन बीत गए । तब मेरे आगे अन्नपूर्णा देवी प्रकट हुई, जो हँसते हुए 
मुखकमलवाली तथा विशाल नेत्र वाली थीं | 
तां दृष्टा दण्डबद्धूमौ नत्वा प्राञ्जलिरास्थितः । 
अहो वत्स कृतार्थोऽसि वरं वरय मा चिरम्‌ ॥10॥ 
एवमुक्तो विशालाक्ष्या मयोक्तं मुनिपुङ्गव । 
आत्मतत्त्वं मनसि मे प्रादुर्भवतु पार्वति ॥1 1॥ 


तथैवास्त्विति मामुक्त्वा तत्रैवान्तरधीयत । 
तदा मे मतिरुत्पन्ना जगद्वैचित्र्मदर्शनात्‌ ॥1 2॥ 


206 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


उन्हें देखकर भूमि पर दण्डवत्‌ प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर मैं खड़ा रह गया । तब उन्होंने 

कहा कि-- हे पुत्र ! तुम कृतार्थ हो चुके हो ! वरदान माँग लो ! विलम्ब मत करो ।' जब विशाल नेतरो 
वाली उन देवी ने ऐसा कहा, तब हे मुनिश्रेष्ठ ! मैंने माँगा कि 'हे पार्वती ! मेरे मन में आत्मतत्त्व प्रकट 
हो।' तब “तथैवास्तु' (“ऐसा ही होगा”) यह कहकर वे देवी वहीं अदृश्य हो गई । इसलिए उसी समय 
मुझे जगत्‌ की विचित्रता के दर्शन होने लगे और मेरी बुद्धि इस प्रकार की हो गई । 

भ्रम: पञ्चविधो भाति तदेवेह समुच्यते । 

जीवेश्वरौ भिन्नरूपाविति प्राथमिको भ्रमः ॥13॥ 

आत्मनिष्ठं कर्तृगुणं वास्तवं वा द्वितीयकः । 

शरीरत्रयसंयुक्तजीवः सङ्गी तृतीयकः ॥14॥ 

जगत्कारणरूपस्य विकारित्वं चतुर्थकः । 

'कारणाद्धिञ्जजगतः सत्यत्वं पञ्चमो भ्रमः । 

पञ्चभ्रमनिवृत्तिश्च तदा स्फुरति चेतसि ॥1 5॥ 

बिम्बप्रतिबिम्बदर्शनेन भेदभ्रमो निवृत्तः। स्फटिकलोहितदर्शनेन 

पारमार्थिककर्तृत्वश्रमो निवृत्तः । घटमठाकाशदर्शनेन सङ्घीति भ्रमो 

निवृत्तः । रज्जुसर्पदर्शनेन कारणाद्धिन्नजगतः सत्यत्वभ्रमो निवृत्तः । 

'कनकरुचकदर्शनेन विकारित्वभ्रमो निवृत्तः ॥15-1॥ 

तदा प्रभृति मच्चित्त ब्रह्माकारमभूत्‌ स्वयम्‌ । 

निदाघ त्वमपीत्थं हि तत्त्वज्ञानमवाप्नुहि ॥1 6॥ 


जो पाँच प्रकार का भ्रम दिखाई देता है, वही यहाँ कहा जा रहा है-- जीव और ईश्वर अलग- 
अलग रूपवाले हे'--यह पहला भ्रम है । 'आत्मा में कर्तृत्व का गुण है और वह वास्तविक है'--यह 
दूसरा भ्रम है । जीव तीन शरीरों से युक्त है और संगयुक्त.है'--यह तीसरा भ्रम है । जगत्‌ का कारण 
विकारी होता है'--यह मानना चौथा भ्रम है, और “जगत्‌ उसके कारण से अलग है और वास्तविक 
सत्य है'--यह पाँचवाँ भ्रम है । ये पाँचों भ्रम इस प्रकार दूर हो सकते हे--जब बिम्ब और प्रतिबिम्ब 
को देखा जाता है तब दोनों की भिन्नता को व्यर्थ देखकर प्रथम भ्रम की निवृत्ति होती है । स्फटिकमणि 
में दिखाई देती हुई लालिमा पुष्पादि के सामीप्य से ही है, ऐसा सोदाहरण देखने से आत्मा में वास्तविक 
कर्तापन देखने का दूसरा भ्रम चला जाता है । घटाकाश, मठाकाश आदि आकाशों में घट-मठ आदि 
उपाधियों का कोई संग नहीं है, इस उदाहरण को देखने से आत्मा में लिप्ता के तीसरे भ्रम की निवृत्ति 
हो जाती है । रस्सी में दीखने वाला साँप सही नहीं होता, यह देखने से, जगत्‌ अपने कारण से अलग 
हे'-ऐसा चौथा भ्रम भी चला जाता है और सुवर्ण आभूषणों से अलग नहीं होता--यह देखकर 
जगत्कारण के विकारी होने का भ्रम भी चला जाता है। इस प्रकार जब पाँचों प्रकार के मेरे भ्रम दूर हो 
गए, तब से लेकर मेरा चित्त आप ही आप ब्रह्माकार होने लगा। हे निदाघ ! तुम भी उसी प्रकार से 
इस तत्त्वज्ञान को प्राप्त कर लो ।' 


निदाघः प्रणतो भूत्वा ऋभुं पप्रच्छ सादरम्‌ । 

ब्रूहि मे श्रद्दधानाय ब्रह्मविद्यामनुत्तमाम्‌ ॥1 7॥ 
तथेत्याह ऋभुः प्रीतस्तत्त्वज्ञानं वदामि ते । 
महाकर्ता महाभोक्ता महात्यागी भवानघ । 
स्वस्वरूपानुसन्धानमेवं कृत्वा सुखी भव ॥1 8॥ 





प्रथमोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 207 


नित्योदितं विमलमाद्यमनन्तरूपं ब्रह्मास्मि नेतरकलाकलनं हि किञ्चित्‌ । 
क भावय निरञ्जनतामुपेतो निर्वाणमेहि सकलामलशान्तवृत्तिः ॥1 9॥ 
बाद में निदाघ ने प्रणाम करके आदरपूर्वक ऋभु से पूछा कि मुझ श्रद्धालु को सर्वोत्तम ब्रह्मविद्या 
का उपदेश दीजिए । तब “बहुत अच्छा'--ऐसा कहकर प्रसन्न होकर ऋभु ने कहा कि में तुम्हें तत्त्वज्ञान 
का उपदेश दे रहा हूँ---हे निदाघ ! तुम महाकर्ता, महाभोक्ता और महात्यागी हो जाओ और इस प्रकार 
का अनुसन्धान करके सुखी बने रहो । तुम ऐसी भावना करो कि 'मैं तो नित्योदित, निर्मल, आद्य और 
अनन्तरूप ब्रह्म ही हूँ और सोचो कि दूसरे दिखाई देने वाले जो अंश हैं, वे हैं ही नहीं। और ऐसी 
भावना करते-करते निरंजन भाव प्राप्त कर लो तथा संपूर्ण निर्मल होकर शान्तवृत्ति वाले होकर 
निर्वाणपद को प्राप्त कर लो ।' 


यदिदं दृश्यते किञ्चरित्‌ तत्तन्नास्तीति भावय । 

यथा गन्धर्वनगरं यथा वारि मरुस्थले ॥20॥ 
यत्तु नो दृश्यते किञ्चिद्यन्नु किञ्चिदिव स्थितम्‌ । 
मनःषष्ठन्द्रियातीतं तन्मयो भव वै मुने॥21॥ 
अविनाशि चिदाकाशं सर्वात्मकमखण्डितम्‌ । 

नीरन्ध्रं भूरिवाशेषं तदस्मीति विभावय ॥22॥ 


जैसे वास्तव में गन्धर्वनगर है ही नहीं, जैसे मरुमरीचिका में वास्तविक जल है ही नहीं, ठीक 

उसी प्रकार यह दिखाई देने वाला जगत्‌ वास्तव में है ही नहीं--ऐसा सोचते ही रहो । हे मुनि! जो 
परमतत्त्व दिखाई नहीं देता, परन्तु पारमार्थिक रूप से कुछ सत्तात्मक है और वह मन और छहों इन्द्रियो 
से परे है, तुम उस तत्त्वरूप हो जाओ । चैतन्याकाश अविनाशी, सर्वस्वरूप, अखण्डित और जल की 
तरह छिद्ररहित है । तुम ऐसा मानो कि 'मैं वही पूर्ण चैतन्यस्वरूप हूँ ।' 

यदा संक्षीयते चित्तमभावात्यन्तभावनात्‌। 

चित्सामान्यस्वरूपस्य सत्तासामान्यता तदा ॥23॥ 

नूनं चैत्यांशरहिता चिद्यदाऽऽत्मनि लीयते । 

असद्रूपवदत्यच्छा सत्तासामान्यता तदा ॥24॥ 

दृष्टिरेषा हि परमा सदेहादेहयोः समा । 

मुक्तयोः सम्भवत्येव तुर्यातीतपदाभिधा ॥2 5॥ 

सभी वस्तुओं के अभाव की भावना करते-करते जब चित्त का नाश हो जाता है, तब केवल 

चैतन्य की सत्तामात्र ही अवशिष्ट रह जाती है । अंशरहित विषयज्ञान जब आत्मा में लीन हो जाता है. 
तब सापेक्ष सत्ता रहित (असत्ता जैसी ही) एक सत्ता रह जाती है । यही परमदृष्टि देहधारी मुक्त मनुष्य 
में और विदेहमुक्त में समान ही रहती है । इसी का नाम तुर्यातीत पद है। 

व्युत्थितस्य भवत्येषा समाधिस्थस्य चानघ । 

ज्ञस्य केवलमञ्ञस्य न भवत्येव बोधजा ॥26॥ 

अनानन्दसमानन्द मुग्धमुग्धमुखद्युतिः । 

'चिरकालपरिक्षीणमननादिपरिभ्रमः । 

पदमासाद्यते पुण्यं प्रज्ञयैवैकया तथा ॥27॥ 


208 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


हे निर्दोष ! यह ज्ञानजन्य दृष्टि तो समाधि से उठे हुए योगी में अथवा तो समाधि में ही अवस्थित 
किसी ज्ञानयोगी में ही होती है । अज्ञानी को यह दृष्टि नहीं होती । उस दृष्टि में लौकिक-सापेक्ष आनन्द 
के अभाव जैसा आनन्द होता है और उस योगज्ञानी के मुख की कान्ति तो मुग्ध से भी मुग्ध जैसी होती 
है । उसमें लम्बे अरसे की मनन आदि की भ्रान्ति भी नष्ट हुई होती हे । यह पवित्र पद तो केवल एक 
प्रज्ञा के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है । 


इमं गुणसमाहारमनात्मत्वेन पश्यतः । 
अन्तःशीतलया याऽसौ समाधिरिति कथ्यते ॥28॥ . 
अवासनं स्थिरं प्रोक्तं मनोध्यानं तदेव च । 

तदेव केवलीभानं शान्ततैव च तत्‌ सदा ॥2 9॥ 
तनुवासनमत्युच्चैः पदायोद्यतमुच्यते । 

अवासनं मनोऽकर्तृपदं तस्मात्तवाप्यते ॥30॥ 
घनवासनमेतत्तु चेतःकर्तृत्वभावनम्‌ । 

सर्वदुःखप्रदं तस्माद्वासनां तनुतां नयेत्‌ ॥31॥ 


जो मनुष्य भीतर की शान्त-शीतल स्थिति द्वारा इस गुणसमुदाय को केवल अनात्मरूप से ही 

देखता है, वह दर्शन उसकी समाधि अवस्था कही जाती है उसी को वासनारहित स्थिर मनोध्यान कहा 
जाता है । उसी को केवलीभान भी कहा जाता है वही शान्तता है । जो मन कम वासना वाला होता है, 
वह उच्च पद के लिए उद्यत माना जाता हे । जब सभी मनोवृत्तियाँ नष्ट हो जाती हैं, तब आत्मा में 
अकर्तापन आ जाता है (समझा जाता है) | जब चित्त में बहुत सी वासनाएँ रहती हैं तभी आत्मा की 
कर्तृत्वभावना वाला चित्त होता है | ऐसा चित्त सभी दुःखों का देने वाला है, इसलिए सभी वासनाओं 
का त्याग ही कर देना चाहिए । 

चेतसा सम्परित्यज्य सर्वभावात्मभावनाम्‌। 

सर्वमाकाशतामेति नित्यमन्तर्मुखस्थितेः ॥3 2॥ 

यथा विपणगा लोका विहरन्तोऽप्यसत्समाः । 

असंबन्धात्तथा ज्ञस्य ग्रामोऽपि विपिनोपमः ॥33॥ 

अन्तर्मुखतया नित्यं सुप्तो बुद्धो व्रजन्‌ पठन्‌ । 

पुरं जनपदं ग्राममरण्यमिव पश्यति ॥३4॥ 

अन्तःशीतलतायां तु लब्धायां शीतलं जगत्‌ । 

अन्तस्तृष्णोपतप्तानां दावदाहमयं जगत्‌ ॥35॥ 

भवत्यखिलजन्तूनां यदन्तस्तद्बहिः स्थितम्‌ ॥3 6॥ 


सभी विषयों से चित्त की आत्मभावना को (मै' भेरा' को) छोड़कर जो पुरुष नित्य अन्तर्मुखी 
वृत्तिवाला हो जाता है, उसे यह सब कुछ आकाश की तरह सर्वविषयशून्य ही दिखाई पड़ता है । (उसे 
कुछ नहीं दीखता ।) जैसे बाजार में बहुत लोग आते-जाते है, परन्तु उनके साथ सम्बन्ध नहीं होने से 
वे सब नहीं के बराबर ही दीखते हैं। वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि से गाँव भी, सम्बन्ध नहीं होने से, वन 
जैसा ही है । वह ज्ञानी नित्य अन्तर्मुख होता है, इसलिए सोते हुए, जागते हुए, जाते हुए और स्पष्ट 
बोलते हुए भी वह गाँव को जंगल जैसा ही मानता है | अंतस्‌ में जब शीतलता प्राप्त होती है, तब 
जगत्‌ शीतल (अस्तित्वहीन) हो जाता है। और अन्तस्‌ में तृष्णा (वासनाओ से तपे हुए मनुष्यों के 


लिए तो जगत्‌ दावानल से जलता हुआ ही दिखाई देता है । क्योकि समे 
होता है, वैसा ही बाहर निकल आता है | सभी प्राणियो में जैसा अन्तस्‌ 





प्रथमोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 209 


यस्त्वात्मरतिरेवान्तः कुर्वन्‌ कर्मेन्द्रिये: क्रिया: । 

न वशो हर्षशोकाभ्यां स समाहित उच्यते ॥37॥ 

आत्मवत्‌ सर्वभूतानि परद्रव्याणि लोष्टवत्‌ । 

स्वभावादेव न भयाद्यः पश्यति स पश्यति ॥38॥ 

अद्यैव मृतिरायातु कल्पान्तनिचये न वा। 

नासौ कलङ्कमाप्नोति हेम पङ्कगतं यथा ॥39॥ 

जो पुरुष अन्तस्‌ में केवल आत्मा के साथ ही रमण करता रहता है, वह कर्मेन्द्रियं के द्वारा 

क्रियाएँ भले ही करता रहे, परन्तु वह हर्ष या शोक के वश में नहीं आता । ऐसा पुरुष ही समाधिनिष्ठ 
कहा जाता है । जो मनुष्य किसी डर के मारे नहीं, किन्तु स्वभाव के ही कारण सभी मनुष्यों को अपने 
समान मानता है और पराये धन को मृत्पिण्ड (मिट्टी के ढेले) जैसा मानता है वही सही दृष्टि से देखता 
है। ऐसे मनुष्य का मरण आज ही हो या कल्प के बाद भी न हो, कीचड़ में पड़े हुए सोने की भाँति 
वह कलंक को प्राप्त नहीं होता । 


कोऽहं कथमिदं किं वा कथं मरणजन्मनी । 
विचारयान्तरे वेत्थं महत्तत्फलमेष्यसि ॥40॥ 
विचारेण परिज्ञातस्वभावस्य सतस्तव । 
मनःस्वरूपमुत्सृज्य शममेष्यति विज्वरम्‌ ॥41॥ 
बिज्चरत्वं गतं चेतस्तव संसारवृत्तिषु । 
न निमज्जति तदद्नह्मन्‌ गोष्पदेष्विव वारणः ॥4 2॥ 
कृपणं तु मनो ब्रह्मन्‌ गोष्पदेऽपि निमज्जति । 
कार्ये गोष्पदतोयेऽपि विशीर्णो मशको यथा ॥43॥ 
भैं कौन हूँ ? यह क्या और कैसा है ये जन्म-मरण किस कारण से होते हैं ?' यह सब तुम 
अन्तस्‌ में सोचते ही रहो । ऐसा करने से तुम मोक्षरूपी महान्‌ फल को प्राप्त करोगे । चिन्तन-मनन के 
द्वारा तुम जब अपने निजी स्वरूप को पहचान लोगे, तब तुम्हारा मन अपना मनोरूप छोड़ देगा और 
वह मन तब सन्तापरहित बन जाएगा और शान्ति को प्राप्त होगा। हे ब्राह्मण ! जब तुम्हारा मन 
संतापरहित हो जाएगा, तब जैसे गाय के पदचिह में भरे पानी में हाथी नहीं डून सकता, वैसे ही 
सांसारिक व्यापारों में वह नहीं डूबेगा । परन्तु हे ब्राह्मण ! जैसे मच्छर गाय के पदचिह् जैसे गडढे में 
भी डूब ही जाता है, वैसे ही दैन्ययुक्त मन गोपद जितने पानी में भी फँस ही जाता है। 
यावद्यावन्सुनिश्रेष्ठ स्वयं सन्त्यज्यतेऽखिलम्‌। 
तावत्तावत्‌ परालोकः परमात्मैव शिष्यते ॥44॥ 
यावत्‌ सर्व न सन्त्यक्त तावदात्मा न लभ्यते । 
शेष आत्मेति कथ्यते ॥45॥ 
आत्मावलोकनार्थ तु तस्मात्‌ सर्व परित्यजेत्‌ 
सर्व सन्त्यज्य दूरेण यच्छिष्टं तन्मयो भव ॥46॥ 
सर्व किञ्जिदिदं दृश्यं दृश्यते यज्जगद्गतम्‌। 
चिन्निष्पन्दांशमात्रं तत्नान्यत्‌ किंचन शाश्वतम्‌ ॥47॥ 
हे श्रेष्ठमुनि जैसे-जैसे आप ही आप सब छोड़ दिया जाता है, वैसे-वैसे प्रकाशरूप परमात्मा 
ही अवशिष्ट रूप में दिखाई देता रहता है । परन्तु जहाँ तक यह सब छूट नहीं सकता, वहाँ तक तो 


14 उ०तृ० 


210 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


आत्मा नहीं मिलता, क्योंकि सभी वस्तुओं का त्याग कर देने पर ही जो अवशिष्ट रहता हे, वही आत्मा 
होता हे इसलिए आत्मा का दर्शन करने के लिए सब कुछ का त्याग कर देना चाहिए । और सब कुछ 
का त्याग करने पर जो शेष रहे, उसी के साथ तुम तन्मय हो जाओ | जगत्‌ के अन्दर यह जो कुछ 
भी दृश्य दिखाई दे रहा हे यह तो उस चैतन्य की लीला का एक अंशमात्र ही है। अत: उसके अतिरिक्त 
तो कुछ भी सनातन नहीं है । । 


समाहिता नित्यतृप्ता यथाभूतार्थदर्शिनी । 

ब्रह्मन्‌ समाधिशब्देन परा प्रज्ञोच्यते बुधैः ॥4 8॥ 
अक्षुब्धा निरहंकारा इनद्रेष्वननुपातिनी । 

प्रोक्ता समाधिशब्देन मेरोः स्थिरतरा स्थितिः ॥4 9॥ 
निश्चिता विगताभीष्टा हेयोपादेयवर्जिता । 

ब्रह्मन्‌ समाधिशब्देन परिपूर्णा मनोगतिः ॥50॥ 
केवलं चित्प्रकाशांशकल्पिता स्थिरतां गता । 

तुर्या सा प्राप्यते दृष्टिर्महद्धिर्वेदवित्तमैः ॥51॥ 


हे ब्राह्मण ! एकाग्र और नित्यतृप्त तथा याथात्म्यदर्शिनी श्रेष्ठ प्रज्ञा को ही विद्वान्‌ लोग समाधि 
कहते हैं । क्षोभरहित, अहंकाररहित, राग-द्वेषादि द्वन्द्ों से विमुख, मेरुपर्वत जैसी जो अचल स्थिति है, 
उसी को समाधि' कहा गया हे | हे ब्राह्मण ! निश्चयात्मक, प्रेयस्‌ को छोड़ने वाली, हेय-उपादेय से 
रहित और परिपूर्ण--ऐसी जो मन:स्थिति है, उसे ही समाधि कहा गया है | जो दृष्टि केवल चैतन्य के 
अंशों से ही बनी हो, जिसे स्थिरता प्राप्त हो गई हो, उसे तुर्या दृष्टि कहते हैं और बड़े वेदज्ञानी पुरुष 
द्वारा ही प्राप्त की जाती है । 


अटूरगतसादृश्या सुषुप्तस्योपलक्ष्यते । 

मनोऽहङ्कारविलये सर्वभावान्तरस्थिता ॥52॥ 

समुदेति परानन्दा या तनुः पारमेश्वरी । 

मनसैव मनश्छित्त्वा सा स्वयं लभ्यते गतिः ॥53॥ 

तदनु विषयवासनाविनाशस्तदनु शुभः परमस्फुटप्रकाशः । 

तदनु च समतावशात्‌ स्वरूपे परिणमनं महतामचिन्त्यरूपम्‌ ॥54॥ 
अखिलमिदमनन्तमात्मतत्त्वं दृढपरिणामिनि चेतसि स्थितोऽन्तः । 
बहिरुपशमिते चराचरात्मा स्वयमनुभूयत एब देवदेवः ॥55॥ 


यह अवस्था लगभग सुषुप्ति जैसौ होती है। मन और अहंकार का नाश होने पर ही इसका 
अनुभव हो सकता है । यह अवस्था सभी मानवों के भीतर अस्तित्व रखती ही है। जब परमानन्द 
स्वरूप परमेश्वर प्रकट होते हैं, तब मन के द्वार ही मन को काटकर अपने आप ही यह अवस्था प्राप्त 
की जाती है । और उसके बाद ही विषय वासनाएँ नष्ट होती हैं । और फिर उसके बाद ही परमप्रकाश 
(परमोत्तम प्रकाश) स्पष्ट हो जाता है, और उसी के बाद समता से स्वरूप में परिणत हुआ जाता है । 
बड़े-बड़े लोगों के लिए भी इसका स्वरूप अचिन्त्य है । यह सब अनन्त आत्मतत्त्व ही है । यह आत्मा 
दृढ़ परिणामी चित्त के भीतर ही अवस्थित रहा है । जिस समय यह चित्त बाहर के विषयों की ओर जाना 
बन्द कर देता है, उसी समय वह देवों का देव अपने आप ही चराचर के आत्मा के रूप में अनुभव 
में आ जाता है । 





द्वितीयोञ्ध्याय:] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 211 
असक्तं निर्मलं चित्तं युक्तं संसार्यविस्फुटम्‌। 
सक्तं तु दीर्घतपसा मुक्तमप्यतिबद्धवत्‌ ॥56॥ 
अन्तःसंसक्तिनिर्मुक्तो जीवो मधुरवृत्तिमान्‌। 
बहिः कुर्वन्नकुर्वन्‌ वा कर्ता भोक्ता न हि क्वचित्‌ ॥57॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः । 
संसारी होने पर भी चित्त यदि आसक्ति से रहित हो और निर्मल हो, तो स्पष्टरूप से वह मुक्त 
ही है, पर यदि वही चित्त लम्बी तपश्चर्या से युक्त हो और फिर भी आसक्तियुक्त हो, तो वह बिल्कुल 
ही बद्ध जैसा है इसलिए भीतर की आसक्ति से रहित जीव मधुर वृत्तिवाला होता है और वह यदि कोई 
भी कार्य करे या न करे तो भी किसी भी काल में न कर्त्ता होता है, न भोक्ता ही होता हे । 
यहाँ प्रथम अध्याय पूरा हुआ । 


ई 


द्वितीयोऽध्यायः 


निदाघः उवाच 

सङ्गः कीदृश इत्युक्तः कश्च बन्धाय देहिनाम्‌ । 

कश्च मोक्षाय कथितः कथं त्वेष चिकित्स्यते ॥1॥ 

देहदेहिविभागैकपरित्यागेन भावना । 

देहमात्रे हि विश्वासः सङ्घो बन्धाय कथ्यते ॥2॥ 

तब निदाघ ने कहा--'संग किसे कहा जाता है ? कैसा संग प्राणियों को बन्धन में डालने वाला 

होता है ? और कौन-सा संग मोक्ष देने वाला होता है ? संग को दूर करने का उपाय क्या है ?' तब ऋभु 
बोले-“शरीर अलग है और आत्मा अलग है' इस प्रकार के भेद विचार का त्याग करके, केवल शरीर 
ही आत्मा है'--ऐसा मानकर उस पर ही भरोसा करना, ऐसा संग बन्धनकारक होता है । 


सर्वमात्मेदमत्राहं किं वाञ्छामि त्यजामि किम्‌। 

इत्यसङ्घस्थितिं विद्धि जीवन्मुक्ततनुस्थिताम्‌ ॥3॥ 

नाहमस्मि न चान्योऽस्ति न चायं न च नेतरः । 

सोऽसङ्ग इति सम्प्रोक्तो ब्रह्मास्मीत्येव सर्वदा ॥4॥ 

नाभिनन्दति नैष्कर्म्य न कर्मस्वनुषज्यते । 

सुसमो यः परित्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥5॥ 

सर्वकर्मफलादीनां मनसैव न कर्मणा । 

निपुणो यः परित्यागी सोऽसंसक्त इति स्मृतः ॥6॥ 
“यह सब कुछ जब आत्मा ही है, तो में किस वस्तु का त्याग करू और किसको चाहु ?” ऐसी 
' भावना को तुम असंग स्थिति जानो । ऐसी स्थिति जीवन्मुक्तो को होती है। “मैं भी नहीं हूँ, दूसरा भी 
नहीं है, यह भी नहीं है, वह भी नहीं है, केवल में ब्रह्म ही हॅ. --इस प्रकार अनुभव जो मनुष्य सर्वकाल 
में करता ही रहता है उसे संगरहित कहा जाता है । जो मनुष्य कर्मरहितता (निष्कर्मण्यता) पसंद नहीं 
करता और साथ ही साथ कर्मों में आसक्त भी नहीं होता और बहुत ही समान भावाला होकर सभी का 





212 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


परित्याग कर देता है, उसे 'आसक्तिरहित' कहा जाता है । जो निपुण (कुशल) मनुष्य मन से ही अपने 
सभी कर्मा के फलादि को छोड़ देता है, पर कर्मों को नहीं छोड़ता उसे आसक्तिरहित कहा जाता है । 

असङ्कल्पेन सकलाश्चेष्टा नाना विजृम्भिताः । 

चिकित्सिता भवन्तीह श्रेयः सम्पादयन्ति हि ॥7॥ 

न सक्तमिह चेष्टासु न चिन्तासु न वस्तुषु । 

न गमागमचेष्टासु न कालकलनासु च ॥8॥ 

केवलं चिति विश्रम्य किञ्चिच्चैत्यावलम्ब्यपि । 

सर्वत्र नीरसमिह तिष्ठत्यात्मरसं मनः ॥9॥ 

व्यवहारमिदं सर्व मा करोतु करोतु वा । 

अकुर्वन्‌ वाऽपि कुर्वन्‌ वा जीवः स्वात्मरतिक्रियः ॥10॥ 


जो अनेक प्रकार की चेष्टाएँ उत्पन्न होती रहती हैं, उन्हें असंकल्प से दूर किया जा सकता है। 
और उसी असंकल्परूप उपाय से ऐसे लोग इस लोक में कल्याण को (मोक्ष को) प्राप्त कर सकते हैं । 
मन इस लोक की चिन्ताओं में लगा न हो, किसी भी पदार्थ (विषय) में चिपक न गया हो, जाने-आने 
की चेष्टाओं में भी उसका लगाव न हो, काल की गति के साथ भी उसका कोई संपर्क न हो और वह 
केवल चैतन्य में ही विश्रान्ति पाकर अन्य किसी भी विषय का थोड़ा-सा भी आश्रय न करता हो; इस 
तरह सभी जगहों में भले वह नीरस हो परन्तु वह केवल आत्मा में तो रसयुक्त ही रहता है । भले ही 
वह इस संसार के सभी व्यवहार करता हो अथवा न भी करता हो, तो भी जीव को अपने आत्मा में 
रमण करने की क्रिया तो चालू ही रखनी चाहिए । 


अथवा तमपि त्यक्त्वा चैत्यांशं शान्तचिद्घनः । 
जीवस्तिष्ठति संशान्तो ज्वलन्मणिरिवात्मनि ॥11॥ 
चित्ते चैत्यदशाहीने या स्थितिः क्षीणचेतसाम्‌ । 
सोच्यते शान्तकलना जाग्रत्येव सुषुप्ता ॥1 2॥ 


अथवा तो विषय के उस अंश का भी परित्याग करके शान्त और चैतन्यमय बनकर जीव अपने 
ही प्रकाश से प्रकाशित (स्वयंप्रकाश) मणि की तरह अत्यन्त शान्त रहता है। चित्त जब जगत्‌ के 
विषयों की दशा से रहित हो जाता है, तब जो मनोरहित लोगों की स्थिति होती है, वैसी ही उसकी 
स्थिति हो है । उसे शान्तकलना (शान्तवासना) कहा जाता है और उसे जाग्रत्‌ में भी सुषुप्तावस्था 
कहा गया है। 


एषा निदाघ सौषुप्तस्थितिरभ्यासयोगतः । 

प्रौढा सती तुरीयेति कथिता तत्त्वकोविदैः ॥13॥ 

अस्यां तुरीयावस्थायां स्थितिं प्राप्याविनाशिनीम्‌ । ` 
आनन्दैकान्तशीलत्वादनानन्दपदं गतः ॥14॥ 
अनानन्दमहानन्दकालातीतस्ततोऽपि हि । 

मुक्त इत्युच्यते योगी तुर्यातीतपदं गतः ॥1 5॥ 
परिगलितसमस्तजन्मपाशः सकलविलीनतमोमयाभिमानः | 
'परमरसमयीं परात्मसत्तां जलगतसैन्धवखण्डवन्महात्मा ॥1 6॥ 


essen, ----- 





द्वितीयोऽध्यायः ] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 213 


हे निदाघ ! ऐसी सुषुप्ति की अवस्था जब अभ्यास से परिपक्व बन जाती है, तब तत्त्ववेत्ता लोग 

उसे 'तुरीयावस्था' कहते हैं । इस तुरीयावस्था में अविनाशी की स्थिति पाकर केवल एक निरपेक्ष आनन्द 
का ही परिचय पाकर वह 'अनानन्द' स्थिति को पाता है (क्योंकि आनन्द भी सप्रतियोगिक और सापेक्ष 
शब्द हे, यहाँ जब निष्नतियोगिक और निरपेक्ष अनुभव होता है, उसे आनन्द' शब्द से व्यवहत करना 
योग्य नहीं है, यह यहाँ तात्पर्य है।) इस प्रकार अनानन्द, महानन्द और कालातीत बनने के बाद 
तुर्यातीतपद को प्राप्त हुआ योगी मुक्त कहा जाता है । ऐसा हो जाने के बाद उसके सभी जन्मरूपी 
बन्धन टूट जाते हैं । अज्ञानमय सकल अभिमान नष्ट हो जाता है । जल में डाले हुए नमक के गठठे 
की तरह वह महात्मा परम रसमय परम सत्ता को प्राप्त हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है । 

जडाजडदृशोर्मध्ये यत्तत्त्वं पारमार्थिकम्‌ । 

अनुभूतिमयं तस्मात्‌ सारं ब्रहोति कथ्यते ॥17॥ 

दृश्यसंवलितो बन्धस्तन्मुक्तौ मुक्तिरुच्यते । 

द्रव्यदर्शनसम्बन्धे याऽनुभूतिरनामया ॥1 8॥ 

तामवष्टभ्य तिष्ठ त्वं सौषुप्तीं भजते स्थितिम्‌ । 

सैव तुर्यत्वमाप्नोति तस्यां दृष्टिं स्थिरां कुरु ॥19॥ 

आत्माऽस्थूलो न चैवाणुर्न प्रत्यक्षो न चेतरः । 

न चेतनो न च जडो न चैवासन्न सन्मयः ॥20॥ 

नाहं नान्यो न चैवैको न चानेकोऽट्टयोऽव्ययः । 

यदिदं दृश्यतां प्राप्तं मनःसर्वेन्द्रियास्पदम्‌ ॥21॥ 


जड़ एवं चेतन के बीच जो अनुस्यूत तत्त्व हे, वह पारमार्थिक है, वह अनुभवमय है, इसलिए 
इसे ही साररूप ब्रह्मतत्त्व कहा जाता है। दृश्यों के साथ मिश्रित हो जाना ही बन्धन है और उनसे 
छुटकारा पा लेना ही मुक्ति ह । द्रव्य (विषय) का जब दर्शनसम्बन्ध होता है, तब भी जो निर्दोष 
(निर्लिप्त) केवल अनुभवरूप रहता है, उसी स्थिति का आश्रय करके तुम रहो । जो मनुष्य ऐसी 
सुषुप्तिमय अवस्था को प्राप्त होता है, वही तुरीयपद की स्थिति को प्राप्त होता है । इसलिए तुम उसी 
स्थिति में अपनी दृष्टि को स्थिर करके रहो । आत्मा स्थूल भी नहीं है और सूक्ष्म भी नहीं है । वह प्रत्यक्ष 
भी नहीं है और परोक्ष भी नहीं है । चेतन भी नहीं है, जड़ भी नहीं है । असत्‌ भी नहीं है, और सत्‌ 
भी नहीं है। वह भै भी नहीं है और अन्य' भी नहीं है। वह एक भी नहीं है और अनेक भी नहीं 


_ है। वह तो अद्वैत, अविनाशी और निर्विकार है । जो यह सब दृश्यरूप हुआ है, वह तो सब इन्द्रियों 


का स्थान (केन्द्र) मन ही है। 
दृश्यदर्शनसम्बन्धे यत्सुखं पारमार्थिकम्‌ । 
तदतीतं पदं यस्मात्तन्न किञ्चिदिवैव तत्‌ ॥221 
न मोक्षो नभसः पृष्ठे न पाताले न भूतले । 
सर्वाशासंक्षये चेतःक्षयो मोक्ष इतीष्यते ॥23॥ 
मोक्षो मेऽस्त्विति चिन्ताऽन्तर्जाता चेदुत्थितं मनः । 
मननोत्थे मनस्येष बन्धः सांसारिको दृढः ॥24॥ 
तदमार्जनमात्रं हि महासंसारतां गतम्‌। 
तत्प्रमार्जनमात्रं तु मोक्ष इत्यभिधीयते ॥2 5॥ 


214 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


दृश्य और दर्शन का सम्बन्ध (ऐक्य) होने से जो पारमार्थिक सुख का अनुभव होता है, वही पद 
सबसे परे (सर्वातीत) होता है । और उससे जो सुख होता है, वह पारमार्थिक और उच्चतम (परे का) 
पद हे । इसलिए वह ऐसा लगता हे कि मानो कुछ भी न हो । मोक्ष कहीं आकाश के पृष्ठ में नही है, 
वह पृथ्वी पर भी नहीं है और पाताल में भी नहीं हे । बस, सभी आशाओं का नाश हो जाता हे, वही 
मोक्ष है । “मेरा मोक्ष हो'--ऐसी जो एक तरस (तड़पन) दिल में उठती है, तो बस, मन को उड़ान शुरू 
हो ही गई ऐसा समझो | और अगर मन अन्यान्य विचारों में लग गया, तो वही संसार का दृढ़ बन्धन 
हो जाता है । उसका मार्जन नहीं करना ही संसारता को प्राप्त होना कहलाता है और उसका मार्जन कर 
देना ही मोक्ष है । 


आत्मन्यतीते सर्वस्मात्सर्वरूपे$थ वा तते । 

को बन्धः कश्च वा मोक्षो निर्मूलं मननं कुरु ॥2 6॥ 
अध्यात्मरतिराशान्तः पूर्णः पावनमानसः । 
प्राप्तानुत्तमवि्रान्तिर्न किञ्चिदिह वाञ्छति ॥27॥ 
सर्वाधिष्ठानसन्मात्रे निर्विकल्पे चिदात्मनि । 

यो जीवति गतस्नेहः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥2 8॥ 
नापेक्षते भविष्यच्च वर्तमाने न तिष्ठति । 

न संस्मरत्यतीतं च सर्वमेव करोति च ॥29॥ 


आत्मा सबसे पर और सर्वव्यापक एवं सर्वरूप है, तब फिर बन्धन कहाँ रहा ? और तब तो फिर 
मोक्ष भी क्या है ? इसलिए तुम अपने मन को ही निर्मूल बना दो । जो पुरुष अपने आत्मा में ही रमण 
करने वाला होता है, जो शान्त है और पवित्र मन वाला है, जो संपूर्ण रूप से शान्ति को प्राप्त कर चुका 
होता है, वह इस लोक में कुछ भी नहीं चाहता । जो मनुष्य सर्व के अधिष्ठानरूप सत्यस्वरूप निर्विकल्प 
चिदात्मा में ही रमण कर रहा हो, उसकी सभी प्रकार की आसक्ति समाप्त हो जाती है और वह 
“जीवन्मुक्त' कहा जाता है | उसे भविष्य की कोई चिन्ता नहीं होती | वह वर्तमान पर कोई आधार नहीं 
रखता । वह अपने भूतकाल को भी कभी याद नहीं करता और सब कुछ किया करता है । 


अनुबन्धपरे जन्तावसंसर्गमनाः सदा । 

भक्ते भक्तसमाचारः शठे शठ इव स्थितः ॥30॥ 
बालो बालेषु वृद्धेषु वृद्धो धीरेषु धैर्यवान्‌ । 

युवा यौवनवृत्तेषु दुःखितेषु सुदुःखधीः ॥३1॥ 
धीरधीरुदितानन्दः पेशलः पुण्यकीर्तनः । 

प्राज्ञः प्रसन्नमधुरो दैन्यादपगताशयः ॥3 2॥ 
अभ्यासेन परिस्पन्दे प्राणानां क्षयमागते । 

मनः प्रशममायाति निर्वाणमवशिष्यते ॥3 3॥ 


उस पुरुष के प्रति अन्य प्राणी यदि उससे आसक्त रहें, तो भी उसका मन तो सदैव नि:संग 
(आसक्तिरहित) ही रहता है । वह अपने भक्त के प्रति भक्त जैसा आचरण करता है और शठ के प्रति 
मानो शठ हो ऐसा वर्ताव करता है । बालकों में बालक और वृद्ध में वृद्ध तथा धैर्यशील पुरुषों में वह 
धैर्यशील की तरह तथा युवाओ में युवा की तरह व्यवहार करता है तथा दु:खियो के प्रति अत्यन्त दुःखी 





द्वितीयोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 215 
वृत्तिवाला होता हे | ऐसा पुरुष धीरबुद्धि वाला, उदित आनन्द वाला, कोमल, पवित्र, कीर्तिशाली, 
बुद्धिमान, प्रसन्न और माधुर्यपूर्ण होता है । उसका आशय दैन्यरहित ही होता हे । जब अभ्यास के द्वारा 
प्राण की गति का नाश होता है, तब मन शान्ति को प्राप्त करता है और तब निर्वाण (मुक्ति) का स्थान 
ही अवशिष्ट रह जाता है। 

यतो वाचो निवर्तन्ते विकल्पकलनान्विताः । 

'विकल्पसंक्षयाज्जन्तोः पदं तदवशिष्यते ॥3 4॥ 

अनाद्यन्तावभासात्मा परमात्मेह विद्यते । 

इत्येतन्निश्चयं स्फारं सम्यञ्ज्ञानं विदुर्बुधाः ॥३5॥ 

यथाभूतात्मदर्शित्वमेतावद्‌ भुवनत्रये । 

यदात्मैव जगत्सर्वमिति निश्चित्य पूर्णता ॥3 6॥ 

सर्वमात्मैव कौ दृष्टौ भावाभावौ क्व वा गतौ । 

क्व बन्धमोक्षकलने ब्रह्मैवेदं विजृम्भते ॥37॥ 

विकल्पों (भेदों) को करती हुई वाणी जहाँ से (जिस परमपद से) वापस लौट जाती है, वही 

पद, जब प्राणियों के विकल्प समाप्त हो जाते हैं, तब उन्हें प्राप्त हो जाता है । विकल्पों के नाश से 
वही परमपद शेष रह जाता है । 'आदि-अन्तरहित प्रकाशस्वरूप परमात्मा ही है, इसके अतिरिक्त 
कुछ भी नहीं है!--इस प्रकार के प्रज्वलित और निश्चयात्मक ज्ञान को ही विद्वान्‌ लोग सम्यक्‌ ज्ञान 
कहते हैं । यह सारा जगत्‌ केवल आत्मा ही है'--ऐसा निश्चय करके पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए । 
तीनों लोको में ऐसी दृष्टि रखना ही पारमार्थिक दृष्टि है । जब यह सब आत्मा ही है तब भाव और 
अभाव कहाँ रहेंगे ? (उनके लिए जगह ही नहीं है) वे दोनों कहाँ हैं ? कहाँ रहते हैं (अर्थात्‌ कहीं 
भी नहीं) | जब सर्वत्र ब्रह्म ही का प्रकाश फैला हुआ है, तब बन्ध और मोक्ष की गणना भी तो कहाँ 
और किस तरह हो सकती है ? 

सर्वमेकं परं व्योम को मोक्षः कस्य बन्धता । 

ब्रह्मेदं बृहिताकारं बृहदबृहदवस्थितम्‌ ॥3 8॥ 

दूरादस्तमितद्वित्वं भवात्मैव त्वमात्मना । 

सम्यगालोकिते रूपे काष्ठपाषाणवाससाम्‌ ॥3 9॥ 

मनागपि न भेदोऽस्ति क्वासि संकल्पनोन्मुखः । 

आदावन्ते च संशान्तस्वरूपमविनाशि यत्‌ ॥40॥ 

चस्तूनामात्मनश्चैतत्तन्मयो भव सर्वदा । 


्वैताट्वैतसमुद्भेदैर्जरामरणविश्रमै ॥411 


यह सब एक उत्कृष्ट आकाश ही है । तो इसमें मोक्ष कौन सा है और बन्धन भी किसको है ? 
विशाल आकारयुक्त यह ब्रह्म तो बड़े से भी बड़ा और सर्वत्र व्याप्त ही है । जब काष्ठ, पत्थर या वस्र 
का स्वरूप भली भाँति दिखाई देता है, तब द्वैतभाव दूर से ही विनष्ट हो जाता है। और फिर "मैं 
एकरूप आत्मा ही शेष रह जाता है । कहीं भी कुछ भी भेद नहीं है, तो फिर तुम क्यों व्यर्थ ही संकल्प- 
विकल्प करने में तत्पर होते हो ? जो अत्यन्त शान्त और विनाशरहित है वही आदि में और अन्त में 
उपस्थित रहता है इन सभी वस्तुओं का और तुम्हारा स्वरूप भी तो वही है । तुम सर्वदा वह स्वरूपमय 


216 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ही हो जाओ । तरंगों के रूप में सागर ही दिखाई देता है । इस तरह द्वैत-अद्वैत से तथा जरा-मरण आदि 
से उत्पन्न भ्रान्तियों वाले सभी चित्तों में भी वास्तव में आत्मा ही प्रकाशित होता है । 


स्फुरत्यात्मभिरात्मैव चित्तैरब्धीव वीचिभिः । 
आपत्करञ्जपरशुं पराया निर्वृतेः पदम्‌ ॥42॥ 
शुद्धमात्मानमालिङ्गय नित्यमन्तःस्थया धिया । 

यः स्थितस्तं क आत्मेह भोगो बाधयितुं क्षमः ॥431 
कृतस्फारविचारस्य मनोभोगादयोऽरयः । 

मनागपि न भिन्दन्ति शैलं मन्दानिला इव ॥44॥ 
नानात्वमस्ति कलनासु न वस्तुतोऽन्त- 

र्नानाविधासु सरसीव जलादिवान्यत्‌। 
इत्येकनिश्रयमयः पुरुषो विमुक्त 

इत्युच्यते समवलोकितसम्यगर्थः ॥4 5॥ इति । 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 


पूर्वोक्त तरंगवीचिन्याय से आत्मा ही आत्माओं के द्वारा स्फुरित होता है । इसलिए आपत्तिरूपी 


करंज के पेड़ को काट डालने के लिए कुल्हाड़ी के समान तथा परमनिवृत्ति के स्थान रूप परमात्मा को 
भेंटकर जो पुरुष अपनी अंतःस्थ बुद्धि के साथ रहता है, उसे भला कौन सा और आत्मा का भोग इस 
लोक में बाधा पहुँचाने के लिए समर्थ है ? (अर्थात्‌ कोई नहीं |) जैसे मन्द पवन पर्वत को हिला नहीं 
- सकते वैसे ही इस प्रदीप्त (प्रज्ज्वल) विचार वाले पुरुष को धन के भोग आदि रूपी शत्रु थोड़ा भी हिला 
नहीं सकते | अनेकता तो केवल विविध प्रकार के संकल्पों में ही रहती है | विविध तालाबों में जिस 
तरह पानी के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता, उसी तरह उन सभी के अन्दर भी आत्मा के अलावा 
और कुछ भी नहीं है । इस प्रकार के निश्चय में दृढ़ हुए मनुष्य को विनिर्मुक्त कहा जाता है । क्योंकि 
उसने परमपदार्थ रूप परमात्मा को जान लिया होता है। 


महामुनि कैसा होता है ? किस योग का 


तब निदाघ ने पूछा कि-“जीवन्मुक्ति 


यहाँ दूसरा अध्याय पूरा होता है । 
अँ 


तृतीयोऽध्यायः 
विदेहमुक्तेः किं रूपं तद्वान्‌ को वा महामुनिः । 
कं योगं समुपस्थाय प्राप्तवान्‌ परमं पदम्‌ ॥1॥ 
सुमेरोर्वसुधापीठे माण्डव्यो नाम वै मुनिः । . 
कौण्डिन्यात्तत्त्वमास्थाय जीवन्मुक्तो भवत्यसौ ॥2॥ 


जीवन्मुक्तिदशां प्राप्य कदाचिद्‌ब्रह्मवित्तमः । 
सर्वेन्द्रियाणि संहर्तु मनश्चक्रे महामुनिः ॥३॥ 
बद्धपद्मासनस्तिषठन्र्धोन्मीलितलोचनः 


४1] 
बाह्यानाभ्यन्तरांश्रैव स्पर्शान्‌ परिहरञ्छनैः ॥4॥ 


गुत का स्वरूप क्या है ? उस मुक्ति को प्राप्त किया हुआ 
अवलम्बन करके वह उस परमपद को प्राप्त करता है ? तब 





तृतीयोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 217 
क्रभु ने कहा कि सुमेरु पर्वत की तलहटी में माण्डव्य नाम के एक ऋषि रहते थे । उन्होंने कौण्डिन्य 
मुनि के पास से तत्त्व को जाना था और जीवन्मुक्त हो गए थे । ब्रह्मवेत्ताओ में श्रेष्ठ उन महामुनि ने 
जीवन्मुक्त की दशा प्राप्त करने के बाद किसी समय सभी इन्द्रियो का संहार करने का विचार किया । 
उन्होंने पद्मासन लगाया, आँखें अधखुली रखकर वे आसन पर बैठे । और बाद में बाहर के और भीतर 
के सभी विषयों का त्याग करने लगे। 

ततः स्वमनसः स्थैर्य मनसा विगतैनसा । 

अहो नु चञ्जलमिदं प्रत्याहतमपि स्फुटम्‌ ॥5॥ 

पटादूघटमुपायाति घटाच्छकटमुत्कटम्‌। 

चित्तमर्थेषु चरति पादपेष्विव मर्कटः ॥6॥ 

पञ्च द्वाराणि मनसा चक्चुरादीन्यमून्यलम्‌। 

बुद्धीन्द्रियाभिधानानि तान्येवालोकयाम्यहम्‌ ॥7॥ 

हन्तेन्द्रियगणा यूयं त्यजताकुलतां शनैः । 

चिदात्मा भगवान्‌ सर्वसाक्षित्वेन स्थितोऽस्म्यहम्‌ ॥8॥ 

इसके बाद पापरहित हुए मन के द्वारा अपने मन की स्थिरता प्राप्त करके उन्होंने निश्चय किया 

कि अहो ! सही बात यह है कि यह मन ही चञ्चल है । मैने उसे बहुत ही प्रयत्न करके स्थिर किया है 
फिर भी जैसे वानर एक पेड़ से दूसरे पेड पर कूदता ही रहता है, वैसे वह घड़े से कपड़े और कपड़े 
से छकड़े की ओर कूदता ही रहता है इसलिए मन के इन पाँच इन्द्रियरूपी द्वारों को ही मैं मन के 
द्वारा ठीक तौर से देख लूँ । ये द्वार ज्ञानेन्द्रिय कहलाते हैं । ऐसा सोचकर उन्होने इन्द्रियों को सम्बोधित 
करके कहा--“तुम इन्द्रियों के समूह अपनी आकुलता को धीरे-धीरे छोड़ दो, क्योंकि में भगवान्‌ 
चिदात्मा हुँ. । और मैं सर्व के साक्षी-रूप में ही अवस्थित रहा हूँ । 


तेनात्मना बहुज्ञेन निर््ञाताश्चक्षुरादयः । 

परिनिर्वामि शान्तोऽस्मि दिष्ट्याऽस्मि विगतज्वरः ॥9॥ 

स्वात्मन्येवावतिष्ठेऽहं तुर्यरूपपदेऽनिशम्‌। 

अन्तरेव शशामास्य क्रमेण प्राणसन्ततिः ॥1 0॥ 

ज्वालाजालपरिस्पन्दो दग्धेन्धन इवानलः । 

उदितोऽस्तं गत इव ह्यस्तं गत इवोदितः ॥1 1॥ 

समः समरसाभासस्तिष्ठामि स्वच्छतां गतः । 

प्रबुद्धोऽपि सुषुप्तिस्थः सुषुप्तिस्थः प्रबुद्धवान्‌ ॥1 21 

अब उस सर्वज्ञ आत्मा के द्वारा चक्षु आदि तुम इन्द्रियाँ मुझे दिखाई ही नहीं पड़ती । मैंने अब 

चारों ओर से निर्वाण प्राप्त कर लिया है । में अब शान्त हो गया हँ । और बहुत अच्छा हुआ है कि में 
सन्ताप से रहित हो गया हुँ। मैं निरन्तर अपने आत्मस्वरूप में ही अवस्थित रहा करता हूँ। यही 
तुरीयपद है । इस जीव की प्राणपरम्परा भी इसी में क्रमश: शान्त हो चुकी है। जैसे अग्नि प्रथम तो 
ज्वालाओं की ही गतिवाला होता है, परन्तु लकड़ियाँ जल जाने पर अभी उदीयमान-सा (प्रदीप्तवान्‌- 
सा) ही दिखाई देता है, ऐसी ही मेरी भी स्थिति है। स्वच्छता को प्राप्त करके मैं समान रूपवाला हो 
गया हूँ। और समानतारूप रस का आभास बन गजा हुँ । जागता हूँ और सोता हूँ तथा सोता हुँ और 
जागता हूँ । (जैसे अग्नि उस अवस्था में बार-बार जलता-बुझता रहता है ।) 


218 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तुर्यमालम्ब्य कायान्तस्तिष्ठामि स्तम्भितस्थितिः । 
सबाह्याभ्यन्तरान्‌ भावान्‌ स्थूलान्‌ सूक्ष्मतरानपि ॥1 3॥ 
त्रैलोक्यसम्भवांस्त्यक्त्वा संकल्पैक विनिर्मितान्‌ । 

सह प्रणवपर्यन्तदीर्घनिःस्वनतन्तुना ॥14॥ 
जहाविन्द्रियतन्मात्रजालं खग इवानिलः । 
ततोऽङ्गसंविदं स्वच्छां प्रतिभासमुपागताम्‌ ॥1 5॥ 
सद्योजातशिशुज्ञानं प्राप्तवान्‌ मुनिपुङ्गवः । 

जहौ चितञ्चैत्यदशां स्पन्दशक्तिमिवानिलः ॥1 61 


मैं इस शरीर में तुर्यपद का आश्रय करके ही रह रहा हुँ'-इस प्रकार का अनुभव कर वह मुनि 
निश्चल स्थिति में रहे । उन्होंने इन बाह्य और आभ्यन्तर सभी विषयों का त्याग कर दिया । ये सभी विषय 
तो केवल संकल्पों से ही उत्पन्न होते हैं और त्रैलोक्य में बाहर और भीतर वे संकल्पजनित ही सभी 
विषय हैं । और बाद में उस मुनि ने प्रणव तक के दीर्घ नादरूपी तन्तु से इन्द्रियों का तथा तन्मात्राओं 
के समूह का भी त्याग कर दिया था। और आकाश में बहते वायु जैसे बनकर स्वच्छ प्रतिभास को प्राप्त 
हुए अंगविज्ञान को भी छोड़ दिया था । बाद में वह मुनिश्रेष्ठ तुरन्त जन्मे हुए बच्चे जैसे ज्ञान को (निर्दोष 
और निर्देश को) प्राप्त हुए और वायु जिस तरह अपनी स्पन्दनशक्ति छोड़ देता हो, उस प्रकार उनके 
चित्त ने विषयाकार वृत्ति को छोड़ दिया था। 


चित्सामान्यमथासाद्य सत्तामात्रात्मकं ततः । 
सुषुप्तपदमालम्ब्य तस्थौ गिरिरिवाचलः ॥17॥ 
सुषुप्तस्थैर्यमासाद्य तुर्यरूपमुपाययौ । 

निरानन्दोऽपि सानन्दः सच्चासच्च बभूव सः ॥1 81 
ततस्तु सम्बभूवासौ यदिरिरामप्यगोचरम्‌ । 
यच्छून्यवादिनां शून्यं ब्रह्म ब्रह्मविदां च यत्‌ ॥19॥ 
विज्ञानमात्रं विज्ञानविदां यदमलात्मकम्‌। 

पुरुषः सांख्यदृष्टीनामीश्वरो योगवादिनाम्‌ ॥20॥ 


बाद में सापान्य चैतन्यस्वरूप को (केवल चैतन्य को) प्राप्त करके और केवल सत्तास्वरूप 

सुषुप्ति के पद का आश्रय करके पर्वत की तरह अचल रह गए । और इस प्रकार सुषुप्ति को स्थिरता 
को प्राप्त करने के बाद तुरीय स्वरूप को ग्राप्त हो गए । इस प्रकार वे आनन्दसहित और आनन्दरहित 
भी और सत्‌ भी तथा असत्‌ भी--दोनों अवस्थाओं को प्राप्त हुए । बाद में तो जो वाणी का भी, 
अविषय है, जो शूऱ्यवादियों का शून्य है, जो ब्रह्मवेत्ताओं का ब्रह्म है और विज्ञानवेत्ताओं का जो निर्मल 
स्वरूप विज्ञानमात्र है, सांख्यदृष्टिवालों का जो पुरुष है, योगवादियों का जो ईश्वर है, और 

शिवः शैवागमस्थानां कालः । 

यत्‌. सर्वशास्त्रसिद्धान्तं यत्‌ सर्वहृदयानुगम्‌ ॥21॥ 

यत्‌ गर्व सर्वगं वस्तु यत्तत्त्वं तदसौ स्थितः । 

यदनुक्तमनिष्पन्द॑ दीपकं . तेजसामपि ॥22॥ 

स्वानुभूत्यैकमानं च यत्तत्त्वं तदसौ स्थितः । 

` यदेकं चाप्यनेकं च साञ्जनं च निरञ्जनम्‌ । 


चतुर्थोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 222 


यत्‌ सर्व चाप्यसर्व च यत्तत्त्वं तदसौ स्थितः ॥23॥ 

अजममरमनाद्यमाद्यमेकं पदममलं सकलं च निष्कलं च । 

स्थित इति स तदा नभःस्वरूपादपि विमलस्थितिरीश्वरः क्षणेन ॥24॥ इति । 

इति तृतीयोऽध्यायः । 
शैवागमियों में जो शिव है, कालैकवादी (काल को ही सर्वोत्तम मानने वालों) का जो काल हे, 

सभी शाख्रों का जो सिद्धान्त है, जो सभी के हदयों में अनुगत (अनुस्यूत) है, जो सर्वस्वरूप है, जो 
सर्वव्यापी पदार्थ है, उसी के रूप में वे मुनि अवस्थित रहे । जिस तत्त्व को अभी तक किसी ने किसी 
विशेष तत्त्व के रूप में कहा ही नहीं है, और जो तत्त्व किसी भी चेष्टा से रहित हैं, जो तेज को भी 
प्रकाशित करने वाला है, जो तत्त्व केवल अनुभव से ही प्रमाणित होता है, उस तत्त्व के रूप में वे मुनि 
रहे । और जो तत्त्व एक भी है और अनेक भी है, जो अंजनस्वरूप भी है और निरंजन भी है, जो सर्व 
भी है और असर्व भी है उस तत्त्व के स्वरूप में भी वे मुनि रहे । और जो जन्मरहित है, मरणरहित है, 
अनादि भी है, आदि भी है, जो एकमात्र है, जो निर्मल, सर्वस्वरूप और निरवयव है, जो कला-सहित 
और कलारहित भी है, उसी पद में वे रहे । इस प्रकार उस समय क्षणभर में आकाश के स्वरूप से भी 
निर्मल स्थिति वाले होकर वे मुनि ईश्वर बन गए । 


यहाँ तीसरा अध्याय पूरा हुआ । 
चतुर्थोऽ ध्यायः 


जीवन्मुक्तस्य किं लक्ष्म ह्याकाशगमनादिकम्‌। 

तथा चेन्मुनिशार्दूल तत्र नैव प्रलक्ष्यते ॥1॥ 
अनात्मविदमुक्तोऽपि नभोविहरणादिकम्‌ । 
दरव्यमन्त्रक्रियाकालशक्त्याऽऽप्नोत्येव स द्विजः ॥2॥ 
नात्मज्ञस्यैष विषय आत्मज्ञो ह्यात्ममात्रदृक्‌ । 
आत्मनाऽऽत्मनि सन्तृप्तो नाविद्यामनुधावति ॥3॥ 

ये ये भावाः स्थिता लोके तानविद्यामयान्‌ विदुः । 
त्यक्ताविद्यो महायोगी कथं तेषु निमज्जति ॥4॥ 


तदनन्तर निदाघ ने पुनः पूछा कि--'हे मुनिश्रेछ ! जीवन्मुक्त का लक्षण क्या हे ? यदि उसका 
लक्षण आकाशगमनादि सिद्धियाँ हो, तो वह तो उसमें दीखता नहीं है ।' तब ऋभु ने कहा कि--जो 
द्विज आत्मा को नहीं जानता हो और मुक्त भी न हुआ हो, वह भी तो द्रव्य, मंत्र, काल और क्रिया की 
शक्तियों से गगनविहार आदि का सामर्थ्य रख ही सकता है । आत्मा को जानने वाले का यह कोई विषय 
नहीं है । आत्मा को जानने वाला तो केवल आत्मा को ही देखता रहता है । वह तो अपने आत्मा से 
अपने ही आत्मा में संतृप्त ही रहता है । इसलिए वह आकाशगमनादि अविद्या की ओर दौड़ता ही नहीं । 
इस लोक के जो-जो भाव हैं उन्हें ज्ञानी लोग अविद्यामय ही मानते हैं । इसलिए जिसने अविद्या को 
छोड़ दिया हो, ऐसा महायोगी उन अविद्यामय भावों में भला क्यों डूबेगा ? 


220 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


यस्तु मूढो5ल्पबुद्धिर्वा सिद्धिजालानि वाञ्छति । 

स सिद्धिसाधनैयागैस्तानि साधयति क्रमात्‌ ॥5॥ 
द्रव्यमन्त्रक्रियाकालयुक्तयः साधुसिद्धिदाः । 
परमात्मपदप्राप्तौ नोपकुर्वन्ति काश्चन ॥6॥ 
यस्येच्छा विद्यते काचित्स सिद्धिं साधयत्यहो । 
निरिच्छोः परिपूर्णस्य नेच्छा सम्भवति क्वचित्‌ ॥7॥ 
सर्वेच्छाजालसंशान्तावात्मलाभो भवेन्मुने । 

स कथं सिद्धिजालानि नूनं वाञ्छत्यचित्तकः ॥8॥ 


जो मनुष्य मूढ़ और अल्पबुद्धिवाला होता है, वही केवल सिद्धियो के समूहों की इच्छा करता है, 

और उन सिद्धियों के साधनरूप योगों से उन्हें सिद्ध करता है । द्रवयों, मन्त्रों, काल और क्रियाओं की 
युक्तियाँ उत्तम सिद्धियो को तो देने वाली हैं, परन्तु परमात्मपद की प्राप्ति के लिए तो वे किसी काम 
की नहीं होतीं । जिस मनुष्य को किसी भी प्रकार की इच्छा हो, वही उन आश्चर्यकारक सिद्धियों को प्राप्त 
करता है, परन्तु जो इच्छारहित हो गया हो, जो परिपूर्ण बन गया हो, उसकी तो किसी भी विषय में 
इच्छा होना संभव ही नहीं है हे मुनि ! सभी इच्छाओं के जाल जब बिल्कुल ही शान्त (नष्ट) हो जाते 
हैं, तभी आत्मलाभ हो सकता है, और ऐसा आत्मलाभ होने से चित्तरहित बना हुआ ज्ञानी सिद्धियो के 
समूहों को भला क्यों चाहेगा ? 

अपि शीतरुचावर्के सुतीक्ष्णेऽपीन्दुमण्डले । 

अप्यधः प्रसरत्यग्नौ जीवन्मुक्तो न विस्मयी ॥9॥ 

अधिष्ठाने परे तत्त्वे कल्पिता रज्जुसर्पवत्‌ । 

कल्पिताश्चर्यजालेषु नाभ्युदेति कुतूहलम्‌ ॥1 0॥ 


सूर्य कदाचित्‌ शीतल कान्ति वाला हो जाए, चन्द्रमण्डल कदाचित्‌ अतितीक्ष्ण (उष्ण किरणों 

वाला) हो जाए और अग्नि कदाचित्‌ निम्नगामी ज्वालाओं वाला हो जाए, फिर भी जीवन्मुक्त कदापि 
विस्मय को प्राप्त करने वाला नहीं हो सकता । रस्सी में साँप की तरह ही सभी पदार्थ उस सर्वाश्रयभूत 
परमतत्त्व में कल्पित ही हैं । इसलिए कल्पित आश्चयों के समूह में कुतूहल हो ही नहीं सकता । 

ये हि विज्ञातविज्ञेया वीतरागा महाधियः । 

विच्छिन्नग्रन्थयः सर्वे ते स्वतन्त्रास्तनौ स्थिताः ॥111 

सुखदुःखदशाधीरं साम्यान्न प्रोद्धरन्ति यम्‌ । 

निश्चासा इव शैलेन्द्रं चित्तं तस्य मृतं विदुः ॥12॥ 

आपत्कार्पण्यमुत्साहो मदो मान्द्यं महोत्सवः । 

यं नयन्ति न वैरूप्यं तस्य नष्टं मनो विढुः ॥1 3॥ 


जिन महान्‌ बुद्धिशाली वीतराग पुरुषों ने सच्ची ज्ञेय वस्तु जान ली है, उनकी अविद्यारूपी गाँठ 
तो कट चुकी हो गी है, इसलिए वे सब तो इस शरीर में स्वतंत्र रूप से ही (देह की किसी अपेक्षा के 
बिना ही) निवास करते रहे हैं । जिस प्रकार श्वासोच्छवास की वायु पर्वतं को हिला नहीं सकती, उसी 
प्रकार सुख-दुःख में धैर्यशाली रहने वाले उस पुरुष को वे अवस्थाएँ साम्यभाव की अवस्था से विचलित 
नहीं कर सकती । ज्ञानी लोग उसके चित्त को मरा हुआ मानते है । आपत्ति समय की दीनता, उत्साह, 


की 


चतुर्थोऽध्यायः] अन्नपूणोपनिषत्‌ (72) >) 


मद, मन्दता और बड़े-बड़े उत्सव भी जिसको विरूप या विकृत नहीं बना सकते, उसके मन को ज्ञानी 
लोग नष्ट मन' (मरा हुआ मन”) कहते हें । 

द्विविधश्चित्तनाशो5स्ति सरूपोऽरूप एव च । 

जीवन्मुक्तौ सरूपः स्यादरूपो देहमुक्तिगः ॥1 4॥ 

चित्तसत्तेह दुःखाय चित्तनाशः सुखाय च । 

चित्तसत्तां क्षयं नीत्वा चित्तं नाशमुपानयेत्‌ ॥1 5॥ 

मनस्तां मूढतां विद्धि यदा नश्यति साऽनघ । 

चित्तनाशाभिधानं हि तत्स्वरूपमितीरितम्‌ ॥1 6॥ 

मैत्र्यादिभिर्गुणैर्युक्ते भवत्युत्तमवासनम्‌। 

भूयोजन्मविनिर्मुक्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः ॥17॥ 

चित्त का नाश दो प्रकार का होता है । एक है सरूप और दूसरा है अरूप । उनमें से सरूपनाश 

जीवन्मुक्ति में होता है। और अरूपनाश विदेहमुक्ति में होता हे । चित्त का अस्तित्व इस लोक में 
दुःखदायी है । और चित्त का नाश सुखदायी हे । इसलिए चित्त का अस्तित्वपूर्वक नाश कर देना 
चाहिए । हे निर्दोष निदाघ ! मनस्त्व ही मूढ़ता है, ऐसा समझना चाहिए | इसलिए जब उस 'मनस्त्व' 
का नाश हो जाता है, तभी चित्तनाश की सही स्थिति कही गई है । जीवन्मुक्त का मन मैत्री, करुणा, 
आदि गुणों से युक्त तथा उत्तम वासनाओं से युक्त होता है | वह पुनर्जन्म से छूट गया होता है। 

सरूपोऽसौ मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते । 

निदाघारूपनाशस्तु वर्ततेऽदेहमुक्तिके ॥18॥ 

विदेहमुक्त एवासौ विद्यते निष्कलात्मकः । 

समग्राग्र्यगुणाधारमपि सत्त्वं प्रलीयते ॥19॥ 

विदेहमुक्तौ विमले पदे परमपावने । 

विदेहमुक्तिविषये तस्मिन्‌ सत्त्वक्षयात्मके ॥20॥ 

चित्तनाशे विरूपाख्ये न किञ्चिदिह विद्यते । 

न गुणा नागुणास्तत्र न श्रीर्नाश्रीर्न लोकता ॥21॥ 

हे निदाघ ! जीवन्मुक्त के मन का वह नाश उत्तमवासनासहित होने से 'सरूप' कहा जाता है | 

परन्तु विदेहमुक्त के मन का नाश वासनारहित होने से 'अरूप' कहलाता र । वह विदेहमुक्त 
अवयवरहित केवल आत्मस्वरूप ही होता है । क्योंकि विदेहमुक्ति की उस स्थिति में समग्र श्रेष्ठ गुणों 
का आधार अन्तःकरण ही नष्ट हो जाता है । विदेहमुक्ति तो परम पवित्र और निर्मल पद हे । उसमें 
(सत्त्वक्षयात्मक उस अवस्था में) विरूप (अरूप) चित्तनाश जब हो जाता है, व उसमें कुछ भी शेष 
नहीं रहता । वहाँ गुण भी नहीं होते और अगुण भी तो नहीं होते । लक्ष्मी भी नहीं होती और अलक्ष्मी 
भी नहीं होती | लोक भी वहाँ नहीं होते । 

न चोदयो नास्तमयो न हर्षामर्षसंविदः । 

न तेजो न तमः किञ्चिन्न सन्ध्यादिनरात्रयः । 

न सत्ता नापि चासत्ता न च मध्यं हि तत्‌ पदम्‌ ॥22॥ 

ये हि पारं गता बुद्धेः संसाराङम्बरस्य च । 

तेषां तदास्पदं स्फारं पवनानामिवाम्बरम्‌ ॥2 3॥ 


222 | उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


संशान्तदुःखमजडात्मकमेकसुप्त- 
मानन्दमन्थरमपेतरजस्तमो यत्‌ । 
आकाशकोशतनवोऽतनवो महान्त- 

स्तस्मिन्‌ पदे गलितचित्तलवा भवन्ति ॥24॥ 

हे निदाघ महाप्राज्ञ निर्वासनमना भव । 
बलाच्चेतः समाधाय निर्विकल्पमना भव ॥25॥ 


उस विदेहमुक्तावस्था में (मन के अरूपनाश की अवस्था में) न उदय होता है, न अस्त होता हे । 

न हर्ष का भान होता है, न शोक का भान रहता है । वहाँ तेज भी नहीं होता, अन्धकार भी नहीं होता । 
सन्ध्या नहीं होती, दिन नहीं होता, रात्रि भी नहीं होती । सत्ता भी नहीं होती और असत्ता भी नहीं होती । 
वह पद किसी के बीच में नहीं होता जो लोग बुद्धि से और संसार के आडम्बरों से परे पहुँच चुके हों 
(बुद्धि और सांसारिक प्रपंच का जिन्होंने अतिक्रमण कर दिया हो), उन्हीं लोगों का यह प्रदीप्त स्थान 
है, जैसे कि पवनों का स्थान आकाश होता है । इस अवस्था में दुःखों का आत्यन्तिक शमन होता है । 
जड़ता का वह स्वरूप ही नहीं है, उसमें केवल सुषुप्ति ही होती हे । वह आनन्द से व्याप्त है, रजोगुण 
और तमोगुण उससे दूर हट गए होते हैं। ऐसे विदेहमुक्त लोग आकाश के कोश जैसा सूक्ष्मातिसूक्ष्म 
शरीर के साथ होकर भी उससे रहित होकर रहते हें, उनके चित्त का एक अंश भी अवशिष्ट नहीं रहा 
होता, ऐसे महापुरुष ही उस पद में अपनी स्थिति करते हैं हे निदाघ ! तुम भी वैसे ही वासनारहित 
हो जाओ और बलपूर्वक चित्त को एकाग्र करके विकल्परहित मनवाले हो जाओ | 

यज्जगद्भासकं भानं नित्यं भाति स्वतः स्फुरत्‌। 

स एव जगतः साक्षी सर्वात्मा विमलाकृतिः ॥2 6॥ 

प्रतिष्ठा सर्वभूतानां प्रज्ञानघनलक्षणः । 

तद्विद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुखाद्ठयम्‌॥27॥ 

एकं ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवेन्मुनिः ॥2 8॥ 

सर्वाधिष्ठानमडन्ड परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

सच्चिदानन्दरूपं तदवाङ्‌मनसगोचरम्‌ ॥2 9॥ 


जगत्‌ का प्रकाशक और स्वयंस्फुरित जो अविनाशी है, उसका भान तो सदैव हुआ ही करता है । 
वह भानस्वरूप जो है, वही जगत्‌ का साक्षी है और विशुद्ध चैतन्यरूप सर्वात्मा है । वह सभी प्राणियों 
और भूतों का अधिष्ठान (आधार) और अवलम्बन है । सघन ज्ञानस्वरूपता ही उसका लक्षण है । वह 
ब्रह्म है और वही विद्या का (जानने का) विषय है (अर्थात्‌ वही ज्ञान और वही ज्ञेय है ।) वही सत्य 
(सत्‌), ज्ञान (चित्‌) और सुख (आनन्द) स्वरूप है । मैं बरह्म ही हूँ-ऐसा अनुभव करने वाला मुनि 
कृतकृत्य हो जाता है । अद्वैत ब्रह्म तो सनातन और सर्वाधिछान है । वह सच्चिदानन्दस्वरूप है और 
वह वाणी और मन का विषय नहीं हो सकता | 


न तत्र चन्द्रार्कवपुः प्रकाशते न वान्ति वाताः सकला देवताश्च । 
स एष देवः कृतभावभूतः स्वयं विशुद्धो विरजः प्रकाशते ।।30॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥31॥ 

द्वौ सुपर्णौ शरीरेऽस्मिन्‌ जीवेशाख्यौ सह स्थितौ । 

तयोर्जीवः फलं भुङ्के कर्मणो न महेश्वर: ॥32॥ 


चतुर्थोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 223 


केवलं साक्षिरूपेण विना भोगो महेश्वर: । 
प्रकाशते स्वयं भेदः कल्पितो मायया तयो: । 
चिच्चिदाकारतो भिन्ना न भिन्ना चित्त्वहानितः ॥33॥ 


उसमें सूर्य अथवा चन्द्र का शरीर प्रकाशित नहीं होता । उसमें वायु नहीं बहते । यही देव सकल 

देवताओं का स्वरूप है । प्रत्येक पदार्थ तथा प्रत्येक भूत उसी ने बनाया हे । फिर भी वह स्वयं अत्यन्त 
शुद्ध और रजोगुण से रहित होकर प्रकाशित हो रहा है जब उस परात्पर परमात्मा के दर्शन हो जाते 
हें तब हृदय की गाँठ टूट जाती है, सभी संदेह कट जाते हैं, और सभी कर्मो का क्षय हो जाता है। 
इस शरीर में जीव और ईश्वररूपी दो पक्षी एक ही साथ निवास कर रहे हें । उनमें से जीव कर्मा का 
फल भोगता है और ईश्वर कर्म के फल नहीं भोगता । वह महेश्वर भोगरहित रहकर केवल साक्षीरूप से 
प्रकाशित हो रहा है | माया के कारण से ही उन जीव-ईश, दोनों में भेद कल्पित किया गया है । चैतन्य 
या ज्ञान के आधार पर वे दोनों अलग नहीं हैं । केवल माया के ही कारण से ज्ञान की (चित्त्व की) हानि 
हो जाने से ही उन दोनों में भेद दिखाई दे रहा है। 

तर्कतश्च प्रमाणाच्च चिदेकत्वव्यवस्थितेः । 

चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुह्यति ॥34॥ 

अधिष्ठानं समस्तस्य जगतः सत्यचिद्घनम्‌ । 

अहमस्मीति निश्चित्य वीतशोको भवेन्मुनिः ॥35॥ 

स्वशरीरे स्वयंज्योतिःस्वरूपं सर्वसाक्षिणम्‌ । 

क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययाऽऽवृत्ताः ॥36॥ 

तर्क और श्रुति के प्रमाण से जब चैतन्यरूप में सबक्री एकता सिद्ध हो जाती है और उस 

चैतन्यरूप की पूर्णता का जब ज्ञान हो जाता है, तब ज्ञानी शोक नहीं करता और टब उसे मोह भी 
उत्पन्न नहीं होता । “समग्र जगत्‌ का अधिष्ठान और सत्यस्वरूप चैतन्य गैं ही हूँ-ऐसा निश्चय हो जाने 
के बाद वह मुनि शोकरहित हो जाता है । जिनके रागादि दोष नष्ट हो गए हों, ऐसे वे लोग अपने शरीर 
में स्वयंज्योतिस्वरूप सर्व के साक्षी को देखते हैं, परन्तु माया से ढँके हुए लोग उसको देख नहीं सकते । 


तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 

नानुध्यायाद्बहून्‌ शब्दान्‌ वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥37॥ 

बाल्येनैव हि तिष्ठासेन्निविंद्य ब्रह्मवेदनम्‌ । 

ब्रह्मविद्यां च बाल्यं च निर्विद्य मुनिरात्मवान्‌ ॥3 8॥ 

धैर्यशील ब्राह्मण उस आत्मतत्त्व को जानकर ही प्रज्ञा अर्थात्‌ विशिष्ट ज्ञान को प्राप्त करता हे । 

वह अनेक शब्दों का विचार किया नहीं करता । क्योंकि वह तो केवल वाणी को थकाने » ही 
विलास है । ब्रह्म-ज्ञान का अनुभव करके शैशव में (बालसहज स्वभाव में) ही रहना योग्य है, क्योंकि 
ब्रह्मविद्या और शिशुसहजता का अनुभव करके ही मुनि आत्मवेत्ता बन जाते हैं । 

अन्तर्लीनसमारम्भः शुभाशुभमहाङकुरम्‌। 

संसृतिव्रततेर्बीज शरीरं विद्धि भौतिकम्‌ ॥39॥ 

भावाभावदशाकोशं दुःखरत्नसमुदगकम्‌। 


बीजमस्य शरीरस्य चित्तमाशावशानुगम्‌॥40॥ 


224 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तिब्रततिधारिणः । 

एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयो दृढभावना ॥41॥ 

यदा प्रस्पन्दते प्राणो नाडीसंस्पर्शनोद्यतः । 

तदा संवेदनमयं चित्तमाशु प्रजायते ॥42॥ 

इस भौतिक शरीर में ही सब कार्यकलाप कूट-कूट कर भरा है, शुभ-अशुभ सबका बड़ा अंकुर 

भी यही है और संसाररूपी वल्ली का बीज भी यह भौतिक शरीर ही है, ऐसा तुम जानो । इस भौतिक 
शरीर का बीज चित्त है क्योंकि वही भाव और अभाव की दशाओं का कोश है । दुःखरूपी रत्नों का वह 
उद्गम स्थान है । और आशा (तृष्णा) के वशीभूत लोगों का ही वह अनुसरण करता है । इस चित्तरूप 
वृक्ष के दो बीज हैं--एक है प्राणों की चेष्टा और दूसरा है दृढ़ भावना । जिस समय प्राणवायु नाड़ियों का 
स्पर्श करने के लिए तत्पर होकर चेष्टा करता है, तब उसी समय संवेदनात्मक चित्त शीघ्र ही उत्पन्न हो 
जाता है। 


सा हि सर्वगता संवित्‌ प्राणस्पन्देन बोध्यते । 
संवित्संरोधनं श्रेयः प्राणादिस्पन्दनं वरम्‌ ॥4३॥ 
योगिनश्चित्तशान्त्यर्थ कुर्वन्ति प्राणरोधनम्‌। . 
प्राणायामैस्तथा ध्यानैः प्रयोगैर्युक्तिकल्पितैः ॥44॥ 
चित्तोपशान्तिफलदं परमं विद्धि कारणम्‌ । 

सुखदं संविदः स्वास्थ्यं प्राणसंरोधनं विदुः ॥45॥ 
दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 

यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥46॥ 


यह संवेदन तो सभी में रहता है, प्राण की चेष्टा उसे जगाती है | इसलिए प्राणादि की चेष्टा न 
होना ही अच्छी बात है, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए । योगी लोग चित्त की शान्ति के लिए प्राणावरोधन 
करते हैं | वे प्राणायामों से, ध्यान से तथा अन्य कल्पित युक्तियों से कल्पित प्रयत्नों द्वारा प्राणों को 
रोकने का प्रयत्न करते हैं | इसलिए प्राणचेष्टा को रोकना ही चित्तशान्ति को रोकने वाला श्रेष्ठ उपाय 
है, ऐसा तुम्हें समझना चाहिए । और योगी लोग भी उसी को संवेदन का सुखदायी कारण जानते हैं। 
आगे-पीछे का और कोई भी विचार छोड़कर ही किसी पदार्थ को दृढ़ भावना से पकड़े रहने का नाम 
ही वासना है । (विचार किए बिना वस्तु पर आसक्ति ही वासना है |) 


यदा न भाव्यते किञ्चिद्धेयोपादेयरूपि यत्‌ । 
स्थीयते सकलं त्यक्त्वा तदा चित्तं न जायते ॥47॥ 
अवासनत्वात्सततं यदा न मनुते मनः। 

अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥48॥ 

यदा न.भाव्यते भावः क्वचिज्जगति वस्तुनि । 

तदा हृदम्बरे शून्ये कथं चित्तं प्रजायते ॥49॥ 
यदभावनमास्थाय यदभावस्य भावनम्‌ । 
यद्यथावस्तुदर्शित्वं तदचित्तत्वमुच्यते ॥50॥ 


त्याज्य और ग्राह्म--दोनों का कुछ भी विचार किए बिना ही जब सब कुछ छोड़ ही दिया जाता 
है, तब उस स्थिति में चित्त उत्पन्न ही नहीं होता। वासनारहित होने से चित्त जब विचार करना बन्द ही 


चतुथोध्याय:] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 225 
कर देता है, तब 'मनोराहित्य' उत्पन्न होता है (निर्मनस्कता = अमनस्कता उत्पन्न होती है) और वही 
परम उपशम देने वाला होता हे । जगत्‌ की किसी भी वस्तु के प्रति यदि भावना ही उत्पन्न न हो, तो 
फिर हृदय के शून्य आकाश में चित्त उत्पन्न ही कैसे हो सकता है ? (अर्थात्‌ उत्पन्न हो ही नहीं 
सकता ।) तो इस त्याज्य भावना का आश्रय करके पदार्थो के अभाव की ही कल्पना करनी चाहिए और 
जो वस्तु जिस स्वरूप में वास्तव में हो उस पारमार्थिक स्वरूप में उसे देखना ही 'अचित्तत्व' 
(चित्तराहित्य) कहा जाता हे । 

सर्वमन्तः परित्यज्य शीतलाशयवर्ति यत्‌ । 

वृत्तिस्थमपि तच्चित्तमसद्रपमुदाहृतम्‌ ॥51॥ 

भ्रष्टबीजोपमा येषां पुनर्जननवर्जिता । 

वासनारसनाहीना जीकन्मुक्ता हि ते स्मृताः 11521 

सत्त्वरूपपरिप्राप्तचित्तास्ते ज्ञानपारगाः । 

अचित्ता इति कथ्यन्ते देहान्ते व्योमरूपिणः ॥53॥ 

संवेद्यसंपरित्यागात्‌ प्राणस्पन्दनवासने । 

समूलं नश्यतः क्षिप्रं मूलच्छेदादिव ट्ठुमः ॥54॥ 


जो चित्त अंतस्‌ से सब कुछ छोड़ देता है और शीतल आशय (शान्त वृत्ति) वाला होता है और 

बाहर भले ही वृत्तियो के व्यापार में दिखाई देता है, फिर भी वह चित्त असत्‌' रूप ही है। जिनकी 
वासनाएँ भुने हुए बीज के समान पुन: अंकुरणक्षमता से शून्य हो गई हों, जिनसे पुनर्जन्म हो ही नहीं 
सकता, ऐसी रसनारहित वासनावाले ही जीवन्मुक्त कहे जाते हैं । ऐसे लोगों ने अपने चित्त में परमसत्त्व 
की (परमात्मा की) प्राप्ति कर ली होती है, वे लोग ज्ञान के पार तक पहुँचे हुए हैं, उन्हीं को “अचित्त” 
(चित्तरहित) कहा जाता है | देह के गिर जाने के बाद वे आकाशरूप (ब्रह्मरूप) हो जाते हैं । संवेद्य 
पदार्थ का परित्याग होने से प्राणों का स्पन्दन और वासना-दोनों का मूलसहित नाश हो जाता है, जैसे 
वृक्ष का समूल उच्छेद हो जाता हे । 

पूर्वदृष्टमदृष्टं वा यदस्याः प्रतिभासते । 

संविदस्तत्‌ प्रयत्नेन मार्जनीयं विजानता ॥55॥ 

तदमार्जनमात्रं हि महासंसारतां गतम्‌ । 

तत्प्रमार्जनमात्रं तु मोक्ष इत्यभिधीयते ॥56॥ 

अजडोऽगलितानन्दस्त्यक्तसंवेदनो भव ॥57॥ 

संविद्वस्तुदशालम्बः सा यस्येह न विद्यते । 

सोऽसंविदजडः प्रोक्त. कुर्वन्‌ कार्यशतान्यपि ॥58॥ 

ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पहले देखा हुआ और न ८. हुआ तो कुछ इस संविद्‌ में 

प्रतिभासित होता है, उस सबको प्रयत्नपूर्वक छोड़ दें | उसको नहीं छोड़ना ही तो बड़े संसार के रूप 
में खड़ा हो गया है । और केवल उसको हटाया जाना ही मोक्ष कहलाता है । तुम अजड़ (चैतन्यरूप) 
और अक्षीण आनन्दवाले तथा सभी संवेदनों को छोड़ने वाले ही बन जाओ । जिस मनुष्य में संविद्‌ नहीं 
है, संविद्‌ की दशा का आलम्बन भी नहीं है, वह मनुष्य असंविद्‌ और अजड़ (चेतन्यरूप) कहा जाता 
है । भले ही वह सैकड़ों कार्य करता रहता हैं । 


संवेद्येन हृदाकाशे मनगपि न लिप्यते । 
यस्यासावजडा संविज्जीवन्मुक्तः स 'कथ्यते ॥59॥ 


15 उ०्तृ० 


226 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


यदा न भाव्यते किद्ञिन्निर्वासनतया55त्मनि । 
बालमूकादिविज्ञानमिव च स्थीयते स्थिरम्‌ ॥6०॥ 
तदा जाड्यविनिर्मुक्तमसंवेदनमाततम्‌ । 

आश्रितं भवति प्राज्ञो यस्माद्भूयो न लिप्यते ॥61॥ 
समस्ता वासनास्त्यक्त्वा निर्विकल्पसमाधितः । 
तन्मयत्वादनाद्यन्ते तदप्यन्तर्विलीयते ॥62॥ 


जिस मनुष्य के हृदयाकाश में संवेद्य पदार्थो के द्वारा कुछ भी लेप नहीं किया जा सकता, उसी की 
संविद्‌ अजड़ (चैतन्यरूप) कही जाती है और वह जीवन्मुक्त कहा जाता है । आत्मा के वासनारहित हो 
जाने पर जब कुछ भी भावित (अनुभूत) नहीं होता और बालक या गूँगे की तरह ही जब स्थिर ही रहा 
जाता है तभी जड़ता से मुक्त (चैतन्यमय) असंवेदन का विस्तार होता है । ऐसे चैतन्यमय असंवेदन का 
आश्रय करने वाला प्राज्ञपुरुष फिर से उसमें लिप्त नहीं होता। समस्त वासनाओं का त्याग करके 
निर्विकल्प समाधि के द्वारा उसमें तल्लीन हो जाने से वह भी अनादि और अनन्त तत्त्व में विलीन हो 
जाता है । (वह अजड़ असंवेदन का चैतन्य में लीन हो जाता है ।) 


तिष्ठन्‌ गच्छन्‌ स्पृशन्‌ जिघ्रन्नपि तल्लेपवर्जितः । 
अजडो गलितानन्दस्त्यक्तसंवेदनः सुखी ॥6३॥ 
एतां दृष्टिमवष्टभ्य कष्टचेष्टायुतोऽपि सन्‌ । 
तरेदुःखाम्बुधेः पारमपारगुणसागरः ॥64॥ 
विशेषं सम्परित्यज्य सन्मात्रं यदलेपकम्‌। 

एकरूपं महारूपं सत्तायास्तत्पदं विदुः ॥6 5॥ 
'कालसत्ता कलासत्ता वस्तुसत्तेयमित्यपि । 
विभागकलनां त्यक्त्वा सन्मात्रैकपरो भव ॥66॥ 


खड़ा रहता, चलता, स्पर्श करता, सूँघता--कुछ भी करता हुआ वह ऐसे संवेदनों से लिप्त 

होता ही नहीं । वह अजड़ (चैतन्यमय) है, विषयसंवेदनों का उसका आनन्द निर्गलित हो गया होता 
है । उसकी सभी संवेदनाएँ छूट जाती हैं और वह सुखी हो जाता है । इस दृष्टि का आश्रय करके वह 
अपार गुणों का सागर बन जाता है । फिर उस पर हजारों कष्ट भी आ पड़ें, तो भी वह उस दुःखरूपी 
सागर को अवश्य ही पार कर जाता है । विशेष का त्याग करके सामान्य सत्तामात्र का (एकरूपता का) 
निलेपभाव का, सत्स्वरूप का जो पद है उसे ही सत्ता का महारूप कहा जाता है । कालसत्ता, कलासत्ता 
और वस्तुसत्ता- इन तीनों विभागीय सापेक्ष ज्ञान का त्याग करके तुम केवल एक सत्तारूप ही हो 
जाओ। 

सत्तासामान्यमेवैकं भावयन्‌ केवलं विभुः । 

परिपूर्णः परानन्दी तिष्ठापूरितदिग्भरः ॥67॥ 

सत्तासामान्यपर्यन्ते यत्तत्‌ कलनयोज्झितम्‌। 

पदमाद्यमनाद्यन्तं तस्य बीजं न विद्यते ॥68॥ 

तत्र संलीयते संविन्निर्विकल्पं च तिष्ठति । 

भूयो न वर्तते दुःखे तत्र लब्धपदः पुमान्‌ ॥6१॥ 

तद्धेतुः सर्वभूतानां तस्य हेतुर्न विद्यते । 

स सारः सर्वसाराणां तस्मात्‌ सारो न विद्यते ॥70॥ 





चतुर्थोऽध्यायः] अन्नपूणोपनिषत्‌ (72) 227 


केवल एक ही सत्तासामान्य का निश्चय करते हुए तुम व्यापक, परिपूर्ण और परमानन्दरूप होकर 
इन दिशाओं को अपने रूप से ही भर दो । इस सत्तासामान्य के अन्त में जो कुछ भी अविभाज्य 
अविज्ञेय-सा हे, वह आद्यपद हे और जिसका अनुभव किया जाता है, उसका कोई आदि भी नहीं है, 
अन्त भी नहीं है ओर उसका कोई बीज नहीं हे । सभी ज्ञान उसमें पूर्णतया लय हो जाते हें । उस पद 
में स्थान प्राप्त करके पुरुष निर्विकल्प हो जाता हे और फिर से दु:ख में वह नहीं आता । वह परमपद 
सर्वभूतों का कारण हे, परन्तु उसका अपना कोई भी कारण नहीं हे । वह सारतत्त्वो का भी सार हे । 
उससे श्रेष्ठ कोई सार हे ही नहीं । 
तस्मिश्चिद्दर्पणे स्फारे समस्ता वस्तुदृष्टयः । 
इमास्ताः प्रतिबिम्बन्ति सरसीव तटट्ठुमाः ॥71॥ 
तदमलमरजं तदात्मतत्त्वं तदवगतावुपशान्तिमेति चेतः । 
अवगतविगतैकतत्स्वरूपो भवभयमुक्तपदोऽसि सम्यगेव ॥7 2॥ 
एतेषां दुःखबीजानां प्रोक्तं यद्यन्मयोत्तरम्‌ । 
तस्य तस्य प्रयोगेण शीघ्रं तत्‌ प्राप्यते पदम्‌ ॥73॥ 
सत्तासामान्यकोटिस्थे द्रागित्येव पदे यदि । 
पौरुषेण प्रयत्नेन बलात्‌ सन्त्यज्य वासनाम्‌ ॥7 4॥ 
स्थिति बध्नासि तत्त्वज्ञ क्षणमप्यक्षयात्मिकाम्‌ । 
क्षणेऽस्मिन्नेव तत्‌ साधु पदमासादयस्यलम्‌ ॥75॥ 
जैसे सरोवर के तीर पर स्थित वृक्ष सरोवर में प्रतिबिम्बित होते हैं, वैसे ही उस दर्पण जैसे स्वच्छ 
चमकते हुए चैतन्य में ये सभी वस्तुएँ, प्रतिबिम्बित होती हैं । वह आत्मतत्त्व रजोविहीन और निर्मल है । 
उसका ज्ञान हो जाने पर चित्त शान्ति प्राप्त करता हे । उसका स्वरूप जानकर तुम भी संसार के भय 
से अच्छी प्रकार विनिर्मुक्त हो चुके हो । इन दुःखबीजों को दूर करने के जो-जो उपाय मैंने तुमसे कहे 
हैं, उनका तथाकथित प्रयोग करने से उस-उस प्रकार का फल मिलता है । बड़े पुरुषार्थ एवं प्रयत्न से 
वासनाओं का त्याग करके सामान्य सत्ता से परे जो अवस्थित है, उस पद में यदि तुम क्षणभर भी 
'असूया' स्थिति को प्राप्त करोगे, तो हे तत्त्वज्ञ निदाघ ! तुम उसी क्षण उस परमतत्त्व को संपूर्णतया 
प्राप्त कर लोगे । 
सत्तासामान्यरूपे वा करोषि स्थितिमादरात्‌। 
तत्किञ्चिदधिकेनेह यत्रेनाप्नोषि तत्‌ पदम्‌ ॥76॥ 
' संवित्तत्त्वे कृतध्यानो निदाघ यदि तिष्ठसि । 
तद्यत्नेनाधिकेनोच्चैरासादयसि तत्‌ पदम्‌ ॥77॥ 
वासनासम्परित्यागे यदि यत्नं करोषि भोः । 
यावद्विलीनं न मनो न तावद्वासनाक्षयः ॥78॥ 
न क्षीणा वासना यावच्चित्तं तावन्न शाम्यति । 
यावन्न तत्त्वविज्ञानं तावच्चित्तशमः कुतः ॥79॥ 
अथवा सत्ता के सामान्य रूप में भी तुम आदरपूर्वक अपनी स्थिति करोगे, तब सा थोड़ा-ज्यादा 
प्रयत्न करने पर तुम उस (परात्पर तत्त्व) को प्राप्त कर सकोगे । हे निदाघ ! यदि तुम संवित्‌ तत्त्व में 


228 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ही ध्यानपरायण रहोगे तो भी अधिक प्रयत्न करने से उस परम पद को प्राप्त कर सकोगे । हे निदाघ ! 
यदि तुम वासनाओं के परित्याग में प्रयत्न करोगे तो भी जहाँ तक मन विलीन नहीं होगा, वहाँ तक तो 
वासनाओं का क्षय होगा ही नहीं और जहाँ तक वासनाएँ क्षीण नहीं हो जातीं, तब तक चित्त शान्त नहीं 
होता । और जब तक तत्त्वज्ञान न हो, तब तक तो चित्त का शमन भी कैसे होगा ? 


यावन्न चित्तोपशमो न तावत्तत्त्ववेदनम्‌ । 

यावन्न वासनानाशस्तावत्तत्त्वागमः कुतः ॥80॥ 
यावन्न तत्त्वसंप्राप्तिन तावद्वासनाक्षयः । 

तत्त्वज्ञानं मनोनाशो वासनाक्षय एव च ॥81॥ 
मिथः कारणतां गत्वा दुःसाधानि स्थितान्यतः । 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेतत्‌ समाचर ॥82॥ 
वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते । 

समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मताः ॥83॥ 


जहाँ तक वासनाओं का नाश नहीं हो जाता, वहाँ तक तत्त्वज्ञान की जानकारी केसे मिलेगी ? 
जहाँ तक तत्त्वज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, वहाँ तक वासनाओं का क्षय भी तो नहीं होगा । इस प्रकार 
तत्त्वज्ञान, मनोनाश और वासनाक्षय- ये तीनों के कारण परस्पराश्रित हैं, इसलिए ये तीनों दुःसाध्य रहे 
हैं । अत: पहले भोग की इच्छा को ही दूर फेककर बाद में इन तीनों का साथ में ही आचरण करना 
चाहिए । हे बुद्धिशाली निदाघ ! वासनाक्षय, मनोनाश और विज्ञान-इन तीनों का एक साथ ही लम्बे 
समय तक अभ्यास करते रहने पर वे फलदायक होते हें, ऐसा माना जाता है। 


त्रिभ्िरेभिः समभ्यस्तैर्हदयग्रन्थयो दृढाः । 
निःशेषमेव त्रुट्यन्ति बिसच्छेदाद्गुणा इव ॥84॥ 
वासनासम्परित्यागसमं प्राणनिरोधनम्‌। 
विदुस्तत्त्वविदस्तस्मात्तदप्येवं समाहरेत्‌ ॥85॥ 
वासनासम्परित्यागाच्चित्तं गच्छत्यचित्तताम्‌ । 
प्राणस्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुरु ॥86॥ 
प्राणायामदूढाभ्यासैर्युक्त्या च गुरुदत्तया । 
आसनाशनयोगेन प्राणस्पन्दो निरुध्यते ॥87॥ 


इन तीनों का एक साथ अच्छी तरह से अभ्यास किए जाने पर हदय की गाँठें चाहे कितनी भी 
दृढ़ क्यों न हों, सभी टूट ही जाती हैं, जैसे पुष्प के बिसतन्तु के छेदन से सभी और तन्तु टूट ही जाते 
हैं । तत्त्वज्ञानी लोग वासनाक्षय जैसा (वासना के परित्याग जैसा) उत्तम प्राणनिरोध का साधन बताते हैं 
इसलिए उसका भी अभ्यास करते ही रहना चाहिए । वासनाओं का भली भाँति त्याग कर देने से चित्त, 
“अचित्तता' को ग्राप्त हो जाता है । और फिर प्राण के स्पन्दन का निरोध हो जाने के बाद तुम जो चाहो 
वह कर सकते हो । 


निःसङ्गव्यवहारत्वाद्भवभावनवर्जनात्‌ । 
शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न प्रवर्तते ॥88॥ 

'यः प्राणपवनस्पन्दश्चित्तस्पन्दः स एव हि । 
प्राणस्यन्दजये यत्नः कर्तव्यो धीमतोच्चकैः 891 





पञ्चमोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 229 


न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌ । 
शुद्धां संविदमाश्रित्य वीतरागः स्थिरो भव ॥9०॥ 
व्यवहार के निःसंग हो जाने से, संसार की_भावना का त्याग हो जाने से और शरीर की भी 
विनाशाशीलता का दर्शन हो जाने से वासना उत्पन्न नहीं होती । जो प्राणवायु का स्पन्दन है, वही चित्त 
का भी स्पन्दन है । इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को बहुत बल लगाकर प्राणों के स्पन्दन के ऊपर विजय 
प्राप्त कर लेनी चाहिए । अनिन्दित (दोषरहित) युक्ति के बिना मन जीता नहीं जा सकता । इसलिए शुद्ध 
संवित्‌ का आश्रय लेकर तुम स्थिर हो जाओ। 
संवेद्यवर्जितमनुत्तममाद्यमेकं 
संवित्पदं विकलनं कलयन्‌ महात्मन्‌ । 
ह्यद्येव तिष्ठ कलनारहितः क्रियां तु 
कुर्वन्नकर्तृपदमेत्य शमोदितश्रीः ॥91॥ 
मनागयि विच्गरेण चेतसः स्वस्य निग्रहः । 
पुरुषेण कृतो येन तेनाप्तं जन्मनः फलम्‌ ॥92॥ 
इति चतुर्थोऽध्यायः । 


हे महात्मा ! विषयों से रहित, सर्वोत्तम, आद्य और एकमात्र पद का, किसी भी संकल्प के बिना 
तुम अपने हृदय में ध्यान करते ही रहो | और सभी संकलपों से रहित होकर ही सभी क्रियाएं करते रहो, 
जिससे कर्तृरहित पद स्वयं आकर तुममें उपशम की शोभा बढ़ा देगा। जिस पुरुष ने अपने चित्त को 
विचारपूर्वक थोड़ा सा भी वश में किया है, उसने इस जन्म का फल प्राप्त कर लिया है, ऐसा मानना 
चाहिए । 

यहाँ चौथा अध्याय पूरा हुआ । 
अ 
पञ्चमोऽ ध्यायः 


गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 

न विचारपरं चेतो यस्यासौ मृत उच्यते ॥1॥ 

सम्यग्ज्ञानसमालोकः पुमान्‌ ज्ञेयः समः स्वयम्‌ । 

न बिभेति न चादत्ते वैवश्यं न च दीनताम्‌ ॥2॥ 

अपवित्रमपथ्यं च विषसंसर्गदूषितम्‌ । 

भुक्तं जरयति ज्ञानी क्लिन्नं नष्टं च मृष्टवत्‌ ॥3॥ 

सङ्गत्यागं विदुर्मोक्षे सङ्गत्यागादजन्मता । 

सङ्गं त्यज त्वं भावानां जीवन्सुक्तो भवानघ ॥4॥ 

चलते हुए, खड़े रहते हुए, जागते हुए या सोते भी जिसका चित्त विचार में तत्पर नहीं रहता, 

वही मरा हुआ माना जाता है । और उत्तम ज्ञानरूप, प्रकाशयुक्त पुरष स्वय ही ७010 बन जाता हे । 
फिर वह डरता नहीं है । वह पराधीन भी नहीं होता और दैन्य को भी प्राप्त नहीं होता । ज्ञानी पुरुष तो 
अपवित्र, अपथ्य, जहर के संसर्ग से दूषित, उच्छिष्ट और बिगड़े हुए अन्न को भी मिष्टान्न मानकर पचा 


230 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


डालता है । हे निर्दोष निदाघ ! संग के त्याग को ही मोक्ष कहा जाता है और संग का त्याग करने से 
ही जन्मरहित दशा प्राप्त की जा सकती है । इसलिए तुम सब पदार्थों का (भावों का) संग छोड़कर 
जीवन्मुक्त ही हो जाओ। | 

भावाभावे पदार्थानां हर्षामर्षविकारदा । 

मलिना वासना यैषा सा सङ्ग इति कथ्यते ॥5॥ 

जीवन्मुक्तशरीराणामपुनर्जन्मकारिणी । 

मुक्ता हर्घविषादाभ्यां शुद्धा भवति वासना ॥6॥ 

दुःखैर्न ग्लानिमायासि हृदि हृष्यसि नो सुखैः । 

आशावैवश्यमुत्सृज्य निदाघासङ्कतां व्रज ॥7॥ 

दिक्कालाद्यनवच्छिन्नमदृष्टोभयकोटिकम्‌ । 

चिन्मात्रमक्षयं शान्तमेकं ब्रह्मास्मि नेतरत्‌ ॥8॥ 


किसी पदार्थ के होने पर हर्ष और नहीं होने पर शोक, इस प्रकार विचार करने वाली वह मलिन 

वासना जो है, वही संग कही जाती है । जिनके शरीर जीवन्मुक्त हुए होते हैं, उनकी शुद्ध वासना 
पुनर्जन्म को नहीं देने वाली तथा हर्ष और खेद से रहित होती है । हे निदाघ ! तुम दुःखों से ग्लानि को 
प्राप्त हो और सुखों से हृदय में हर्ष भी प्राप्त न करो | इस प्रकार से आशाओं के अधीनत्व को 
छोड़कर असंगता को प्राप्त कर लो । जो चैतन्य दिशाओं और काल से नापा नहीं जा सकता, जिसका 
न ओर है न छोर है-दोनों अन्त जिसके किसी ने देखे नहीं हैं, वह केवल चैतन्यमात्र एक शान्त ब्रह्म 
ही मैं € और कुछ में हूँ ही नहीं । 

इति मत्वाऽहमित्यन्तर्मुक्तामुक्तवपुः पुमान्‌। 

एकरूपः प्रशान्तात्मा मौनी स्वात्मसुखो भव ॥9॥ 

नास्ति चित्तं न चाविद्या न मनो न च जीवकः । 

ब्रहौवैकमनाद्यन्तमब्धिवत्‌ प्रविजृम्भते ॥1 0॥ 


मैं ब्रह्म हूँ" ऐसा अंतस्‌ में मानकर अपनी दृष्टि से मुक्त और अन्यो की दृष्टि से अमुक्त शरीर 
वाले तुम बन जाओ । तुम अपने अंतस्‌ में तो एकरूप प्रशान्तात्मा, मौनी और अपने आत्मा में ही सुख 
प्राप्त करने वाले हो जाओ | चित्त है ही नहीं, अविद्या है ही नहीं, मन भी नहीं है, जीव भी नहीं है, 
केवल अनादि अनन्त ब्रह्म ही सर्वत्र सागर की तरह उछल रहा है । 
देहे यावदहंभावो दृश्येऽस्मिन्‌ यावदात्मता । 
यावन्ममेदमित्यास्था तावच्चित्तादिविभ्रमः ॥1 11 
अन्तर्मुखतया सर्व चिद्वह्ौ त्रिजगत्तृणम्‌ । 
जुह्ृतोन्तर्निवर्तन्ते मुने चित्तादिविभ्रमाः ॥1 2॥ 
चिदात्माऽस्मि निरंशोऽस्मि परापरविवर्जिंतः । 
रूपं स्मरन्निजं स्फारं मा स्मृत्या सम्मितो भव ॥13॥ 
देह में जहाँ तक अहंकार की भावना रहती है, और जहाँ तक इस दृश्य जगत्‌ में आत्मता की 
भावना रहती है, जहाँ तक “यह मेरा है'- इस बात में आस्था रहती है, वहीं तक चित्त आदि का विभ्रम 
भी रहता है । परन्तु, अन्तर्मुख होकर इन तीनों जगतों का सब कुछ चैतन्यरूपी अग्नि में एक तिनके 


पञ्चमोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 231 


की ही तरह होम कर देने वाले मुनि के लिए तो यह चित्त आदि का भ्रम भीतर में ही वापस चला जाता 
है । “मैं चिदात्मा हूँ, अंशरहित हूँ, पर-अपर के भेद से रहित हँ इस प्रकार तुम अपने निजी स्वरूप 
का स्मरण किया करो | और इस प्रकार व्यापक स्मरण करके शान्त हो जाओ। 

अध्यात्मशास्त्रमन्त्रेण तृष्णाविषविषूचिका । 

क्षीयते भावितेनान्तः शरदा मिहिका यथा ॥14॥ 

परिज्ञाय परित्यागो वासनानां य उत्तमः । 

सत्तासामान्यरूपत्वात्तत्‌ कैवल्यपदं विदुः ॥1 5॥ 

यत्रास्ति वासना लीना तत्‌ सुषुप्तं न सिद्धये । 

निर्बीजा वासना यत्र तत्तुर्य सिद्धिदं स्मृतम्‌ ॥16॥ 

वासनायास्तथा बल्नेऋणव्याधिद्विषामपि । 

स्नेहवैरविषाणां च शेषः स्वल्पोऽपि बाधते ॥1 7॥ 

अध्यात्मशास्त्र के मनन से (अन्तःकरण में चिन्तन करने से) तृष्णारूपी जहरीली विषूचिका उसी 

प्रकार क्षीण हो जाती है, जिस प्रकार शरद्‌ ऋतु के आने से बादल बिखर जाते हैं । वासनाओं का त्याग 
ही उत्तम त्याग है, ऐसा जानकर ही कैवल्यपद को महात्मा लोग जानते हैं क्योंकि, यह सब सामान्य 
सत्तारूप ही है । (अर्थात्‌ सामान्य सत्तात्मक होने से किसी विशेषता का अस्तित्व ही नहीं है ।) जिस 
सुषुप्ति में वासना लीन हो गई है किन्तु बीजरूप में अभी विद्यमान ही है, ऐसी सुषुप्ति किसी भी प्रकार 
की सिद्धि देने वाली नहीं होती । परन्तु, जहाँ वासना निर्बीज ही हो चुकी हो वह तुर्यावस्था ही 
सिद्धिदायक है । वासना, अग्नि, ऋण, रोग, द्वेष, स्नेह, वैर, विष का स्वल्पांश भी बाकी रह गया हो 
तो वह पीड़ाकारक होता है । 


निर्दग्धवासन'तीजः सत्तासामान्यरूपवान्‌ । 

सदेहो वा विदेहो वा न भूयो दुःखभाग्भवेत्‌ ॥1 8॥ 

एतावदेवाविद्यात्वं नेदं ब्रह्मेति निश्चयः । 

एष एव क्षयस्तस्या ब्रहोदमिति निश्चयः ॥1 9॥ 

ब्रह्म चिद्ब्रह्म भुवनं ब्रह्म भूतपरम्परा । 

ब्रह्माहं ब्रह्म चिच्छन्रुर्ब्रह्य चिन्मित्रबान्धवाः ॥20॥ 

ब्रहैव सर्वमित्येव भाविते ब्रह्म वै पुमान्‌। 

सर्वत्राबस्थितं शान्तं चिदब्रह्मेत्यनुभूयते ॥21॥ 

जिस मनुष्य का वासनाबीज जल गया हो और जो सत्तासामान्य का ही स्वरूप स्वयं हो गया हो, 

वह चाहे देह में स्थित हो या देह से रहिंत हो गया हो, किसी भी स्थिति में वह पुनः जन्ममरणादि रूप 
दुःखों को भोगने वाला नहीं होता । यह ब्रहम नहीं है'--ऐसा निश्चयपूर्वक मानना ही अविद्या का 
परिमाण (कद) है । और “यह सब ब्रह्ममय ही हे'--ऐसा निश्चय ही अविद्या का क्षय है | क चित्‌ ही 
वह ब्रह्म है, यह भुवन भी ब्रह्म है, यह प्राणियों की परंपरा भी ब्रह्म हे मैं भी ब्रह्म हूँ, शत्रु में रही हुई 
चिति भी ब्रह्म है, चैतन्यरूप मित्र और सगे-सम्बन्धी भी सभी ब्रह्म हैं, यह सब-कुछ ब्रह्म है'--ऐसी 
भावना करने वाला मनुष्य ब्रह्म ही बन जाता है । और चैतन्यरूप शान्त ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त ही है, 


ऐसा वह अनुभव करता है । 


232 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


असंस्कृताध्वगालोके मनस्यन्यत्र संस्थिते । न 
या प्रतीतिरनागस्का तच्चिद्ब्रह्मास्मि सर्वगम्‌ ॥2 2॥ 
प्रशान्तसर्वसङ्कल्पं विगताखिलकौतुकम्‌ । 
विगताशेषसंरम्भं चिदात्मानं समाश्रय ॥123॥ 

एवं पूर्णधियो धीराः समा नीरागचेतसः । 

न नन्दन्ति न निन्दन्ति जीवितं मरणं तथा ॥24॥ 
प्राणोऽयमनिशं ब्रह्मन्‌ स्पन्दशक्तिः सदागतिः । 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे प्राणोऽसावूर्ध्वगः स्थितः ॥25॥ 


असंस्कारी पथिक जैसे ज्ञान वाला यह मन जब अन्यत्र (बाह्यन्द्रियरहित स्वरूप में) रहा हो और 
उस समय जो निर्दोष प्रतीति (अनुभव) होती है, वही सर्वव्यापक चैतन्यस्वरूप ब्रह्म मै हूँ । जिसमें सभी 
संकल्प पूर्णतया शान्त हो गये होते हैं, सभी प्रकार के कौतुक जिसमें से चले गए हों, सभी प्रकार के 
आडम्बर और आवेश भी जिसमें से दूर हो गए हों, उस चैतन्यमय आत्मा का ही तुम आश्रय कर लो | 
इस प्रकार जो पूर्ण बुद्धिशाली है, जो धैर्यशील है, जो समभावी हैं, रागरहित मनवाले हैं, वे जीवन 
की प्रशंसा नहीं करते (जीवन को नहीं चाहते) और मरण की निन्दा भी नहीं करते । हे ब्राह्मण ! यह 
प्राण तो सतत गतिशील और सदा चेष्टारूप शक्तिवाला है । और बाहर-भीतर, सभी जगह देह में वह 
ऊर्ध्वगति करने वाला ही सर्वदा अवस्थित रहता हे । 


अपानोऽप्यनिशं ब्रह्मन्‌ स्पन्दशक्तिः सदागतिः । 
सबाह्याभ्यन्तरे देहे अपानोऽयमवाक्‌ स्थितः ॥2 6॥ 
जाग्रतः स्वपतश्चैव प्राणायामो य उत्तमः । 

प्रवर्तते ह्यभिज्ञस्य तत्तावच्छेयसे श्ृणु ॥27॥ 
द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं बाह्यमाक्रमतां ततः । 
प्राणानामङ्गसंस्पर्शो यः स पूरक उच्यते ॥2 8॥ 
अपानश्चन्द्रमा देहमाप्याययति सुव्रत । 

प्राणः सूर्योऽग्निरथ वा पचत्यन्तरिदं वपु: ॥29॥ 


हे ब्राह्मण ! अपानवायु भी निरन्तर चेष्टायुक्त शक्तिवाला तथा सतत गतिशील ही है । देह के बाहर 

के और भीतर के भाग में यह अपान नीची गति करने वाला होता है । विवेकी जनों का सोते और जागते 
समय में प्राणायाम चालू ही रहता है पहले तुम अपने कल्याण के लिए उस प्राणायाम को सुनो । बारह 
अंगुल तक के बाहर के प्रदेश में जाकर बाद में जो प्राणवायु भीतर खींचा जाता है, वह “पूरक” नाम से 
कहा जाता है । हे उत्तमत्रती ! अपान चन्द्र का रूप है, वह शरीर को पुष्ट करता है । और जो प्राण है वह 
सूर्य है ? अथवा अग्नि है, वह शरीर के भीतर रहकर पाचन क्रिया करता है । 

प्राणक्षयसमीपस्थमपानोदयकोटि गम्‌ । 

अपानप्राणयोरैक्यं चिदात्मानं समाश्रय ॥30॥ 

अपानोऽस्तङ्गतो यत्र प्राणो नाभ्युदितः क्षणम्‌। 

कलाकलङ्करहितं तच्चित्तत्त्तं समाश्रय ॥311 

नापानोऽस्तङ्गतो यत्र प्राणश्चास्तमुपागतः । 

जासाग्रगमनावर्त तच्चित्तत्त्वमुपाश्रय ॥३2॥ 


पञ्चमोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 233 
प्राण को जो 0 गो न अ ga चोर 
तो हो गया है, पर प्राण अभी क्षणभर केलिए चोळ ल रे ताप के 

? म ए उदित नहीं हुआ हे, वही निष्कल और निष्कलंक चैतन्य 
है । तुम उसी तत्त्व का आश्रय करके रहो । जिसमें अपान का अस्त नहीं हो गया हे और प्राण का ही 
अस्त हो गया हे उस स्थिति में चैतन्य नाक की नोक पर घूमता रहता है । उस चित्‌ तत्त्व का तुम 
आश्रय कर लो। 

आभासमात्रमेवेदं न सन्नासज्जगत्त्रयम्‌ । 

इत्यन्यकलनात्यागं सम्यग्ज्ञानं विदुर्बुधाः ॥३३॥ 

आभासमात्रकं ब्रह्मन्‌ चित्तादर्शकलङ्कितम्‌ । 

ततस्तदपि सन्त्यज्य निराभासो भवोत्तम ॥34॥ 

भयप्रदमकल्याणं धैर्यसर्वस्वहारिणम्‌ । 

मनःपिशाचमुत्सार्य योऽसि सोऽसि स्थिरो भव ॥35॥ 

चिद्व्योमेव किलास्तीह परापरविवर्जितम्‌। 

सर्वत्रासम्भवच्चैत्यं यत्‌ कल्पान्तेऽवशिष्यते ॥3 6॥ 

“ये तीनों जगत्‌ सत्य भी नहीं हैं और असत्य भी नहीं है, वे केवल आभासमात्र ही हैं'--इस 
प्रकार जो भेदज्ञान का त्याग है, उसे ही ज्ञानी लोग सम्यग ज्ञान कहते हैं । यह सब आभास ही है । चित्त 
के दर्पण में कलंक-सा लगा है। ऐसे आभास का त्याग करके तुम आभासरहित हो जाओ। यह 
मनरूपी पिशाच भय उत्पन्न करने वाला है, अकल्याणकारी है, हमारे सभी प्रकार के धैर्य का नाश कर 
देने वाला है, इसको उखाड़कर फेंक दो और फिर तो तुम निजी रूप में जो हो वही होकर स्थिर हो 
जाओ | यहाँ केवल चिदाकाश ही रहा हुआ हे । इसमें पर-अपर के कोई भेद कहीं नहीं होते | कई 
कल्पनाओं के बाद भी चिदाकाश ही केवल शेष रहता हे | 


वाज्छाक्षणे तु या तुष्टिस्तत्र वाञ्छैव कारणम्‌ । 

तुष्टिस्त्वतुष्टिपर्यन्ता तस्माद्वाञ्छां परित्यज ॥37॥ 

आशा यातु निराशात्वमभावं यातु भावना । 

अमनस्त्वं मनो यातु तवासङ्गेन जीवतः ॥38॥ 

वासनारहितैरन्तरिन्द्रियैराहरन्‌ क्रियाः । 

न विकारमवाप्नोषि खवत्‌ क्षोभशतैरपि ॥39॥ 

चित्तोन्मेषनिमेषाभ्यां संसारप्रलयोदयौ । 

वासनाप्राणसंरोधादनुन्मेषं मनः कुरु ॥40॥ 

किसी इच्छा की पूर्ति के समय जो सन्तोष होता है, उसका कारण वह इच्छा ही होती है और 

वह सन्तोष भी आने वाले असन्तोष तक का ही होता है । इसलिए तुम इच्छा का ही त्याग कर दो। 
जब तुम संगरहित होकर ही जीओगे, तब तुम आशाओं से मुक्त (आशारहित) हो जाओगे । अपने सभी 
भावों से रहित अभावरूप हो जाओगे और तुम्हारा मन मनोराहित्य को प्राप्त हो 221. तुम्हारे भीतर 
वासनाशून्य की स्थिति बन जाएगी । फिर इन्द्रियों के द्वारा तुम भले कितनी ही क्रियाएँ करो, तब भी 
सैंकड़ों क्षोभकारक विषयों से भी तुम आकाश की तरह lo ही रहोगे । चित्त के ही जन्ममरण 
से संसार का उदय-अस्त होता है। इसलिए वासनाओं और प्राणों को रोककर तुम अपने मन को 


जन्मरहित ही कर दो | 


234 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


प्राणोन्मेषनिमेषाभ्यां संसृतेः प्रलयोदयौ ।. 
तमभ्यासप्रयोगाभ्यामुन्मेषरहितं कुरु ॥41॥ 
मौर्ख्योन्मेषनिमेषाभ्यां कर्मणां प्रलयोदयौ । 
तद्ठिलीनं कुरु बलादगुरुशास्त्रार्थसङ्घमैः ॥42॥ 
असंवित्स्पन्दमात्रेण याति चित्तमचित्तताम्‌ । 
प्राणानां वा निरोधेन तदेव परमं पदम्‌ ॥431 
दृश्यदर्शनसम्बन्धे यत्‌ सुखं पारमार्थिकम्‌ 
तदन्तैकान्तसंवित्त्या ब्रह्मदृष्ट्याऽवलोकय ॥44॥ 


इसी प्रकार प्राण के उदय तथा अस्त से ही संसार का उदय और प्रलय होता है, इसलिए 

अभ्यास और प्रयोग से पहले प्राण को ही तुम उदयरहित बना दो | और मूर्खता के उदय और अस्त 
के साथ ही क्रमशः कर्मों का उदय तथा अस्त होता है इसलिए गुरु तथा शाख्रों के अर्थो के माध्यम 
से (उनके समागम के द्वारा) तुम उस मूर्खता का बलपूर्वक नाश कर दो | विषयों का अनुभवराहित्य 
ही चारों ओर स्फुरित हो रहा हे । सर्वत्र संवदेनशून्यता ही स्फुरित होती है, चित्त अचित्तता को प्राप्त 
हो जाता है । वह, अथवा जो प्राणों के निरोध से प्राप्त होता है वही परमपद है । दृश्यदर्शन के सम्बन्ध 
से जो सुख होता है, उसे एकान्त (केवल) संवित्‌ के द्वारा ही ब्रह्मदृष्टि से पारमार्थिक रूप में देखो । 

यत्र नाभ्युदितं चित्तं तद्वै सुखमकृत्रिमम्‌ । 

क्षयातिशयनिर्मुक्तं नोदेति न च शाम्यति ॥45॥ 

यस्य चित्तं न चित्ताख्यं चित्तं चित्तत्त्वमेव हि । 

तदेव तुर्यावस्थायां तुर्यातीतं भवत्यतः ॥46॥ 

संन्यस्तसर्वसङ्कल्पः समः शान्तमना मुनिः । 

संन्यासयोगयुक्तात्मा ज्ञानवान्‌ मोक्षवान्‌ भव ॥47॥ 

सर्वसङ्कल्पसंशान्तं प्रशान्तघनवासनम्‌। 

न किञ्चिद्भाबनाकारं यत्तद्‌ब्रह्म परं विदुः ॥48॥ 


जिसमें चित्त का उदय ही न हुआ हो, वही सच्चा सुख है और वह पारमार्थिक तत्त्व नाश से 

पूर्णतया रहित है । इसलिए न उसका उदय होता है, और न उसका नाश ही होता है । चित्त, चित्त' 
नाम से नहीं रहता । पर 'चित्त', 'चैतन्यस्वरूप' हो जाता है । इसी कारण से तुर्यावस्था में वह तुर्यातीत 
बन जाता है । इसलिए तुम सर्वसंकल्पों को छोड़कर सर्वत्र समभावयुक्त और प्रशान्त चित्तयुक्त मुनि बन 
जाओ । इस प्रकार के संन्यास योग से पूर्ण अन्तःकरण वाले होकर तुम ज्ञानवान और मोक्षवान हो 
जाओ । जिसके सभी संकल्प शान्त (नष्ट) हो गये हैं, गाढ़ वासनाएँ भी शान्त हो चुकी हैं, और जो 
किसी भी भावना के आकारवाला नहीं होता, उसे ही ज्ञानी लोग पखह्य कहते हैं । 

सम्यग्ज्ञानावरोधेन नित्यमेकसमाधिना । 

सांख्य एवावबुद्धा ये ते सांख्या योगिनः परे ॥49॥ 

प्र णाद्यनिलसंशान्तौ युक्त्या ये पदमागताः । 

अनामयमनाद्यन्तं ते स्मृता योगयोगिनः ॥50॥ 

उपादेयं तु सर्वेषां शान्तं पदमकृत्रिमम्‌ । 

एकार्थाभ्यसनं प्राणरोधश्चेतःपरिक्षयः ॥51॥ 


पञ्चमोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 235 


एकस्मिन्नेव संसिद्धे संसिद्धयन्ति परस्परम्‌ । 
अविनाभाविनी नित्यं जन्तूनां प्राणचेतसी ॥52॥ 
जो लोग सम्यग्‌ ज्ञान पर बल देते हुए नित्य एक ही प्रकार के मन के समाधान द्वारा बोध प्राप्त 
किए हुए होते हैं, वे 'सांख्य' कहे जाते हैं। और जो शेष (इसके अतिरिक्त) हैं, वे 'योगी' कहे जाते 
हैं। प्राण आदि वायुओं की ठीक तरह से शान्ति होने के बाद जो लोग युक्तियों के द्वारा उस आदि- 
अन्तरहित पद को प्राप्त होते हैं, उन्हें (उस निर्दोष पद को प्राप्त करने वालों को) 'योगयोगी” के नाम 
से कहा जाता है । इन सभी प्रकार के लोगों का प्राप्य पद तो शान्तपद ही होता है और उनके अभ्यास 
का लक्ष्य भी तो एक ही होता है, परन्तु एक वर्ग प्राणों का निरोध करता है, और दूसरा वर्ग चित्त का 
नाश करता है । इन दोनों में से एक की सिद्धि भी यदि अच्छी तरह से हो तो परस्पर दोनों सिद्ध हो 
जाते हें क्योंकि प्राणियों में प्राण और चित्त, दोनों एक-दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते । 
आधाराधेयवच्चैते एकभावे विनश्यतः । 
कुरुतः स्वविनाशेन कार्य मोक्षाख्यमुत्तमम्‌॥53॥ 
सर्वमेतद्धिया त्यक्त्वा यदि तिष्ठसि निश्चलः । 
तदाऽहंकारविलये त्वमेव परमं पदम्‌॥54॥ 
महाचिदेकैवेहास्ति महासत्तेति योच्यते । 
निष्कलङ्का समा शुद्धा निरहङ्काररूपिणी ॥55॥ 
सकृद्विभाता विमला नित्योदयवती समा । 
सा ब्रह्मा परमात्मेति नामभिः परिगीयते ॥56॥ 
ये दोनों ही परस्पर आधार-आधेय जैसे ही हैं । दोनों में से एक का भी अभाव होने पर दूसरा 
नष्ट हो ही जाता है । अर्थात्‌ दोनों नष्ट हो जाते हैं। और दोनों अपना नाश करके मोक्ष नाम का उत्तम 
कार्य सिद्ध पर देते हैं । इसलिए यदि तुम इस सर्वजगत्‌ का बुद्धि से त्याग करके निश्चल रहोगे, तो 
अहंकार का नाश हो जाने पर तुम स्वयं ही परमपद स्वरूप हो जाओगे । इस सृष्टि में महान्‌ चैतन्य तो 
एक ही है, उसे 'महासत्ता' कहा जाता है। वह निष्कलंक है, सर्वत्र समरस है, शुद्ध है और 
अहंकारशून्य स्वरूप वाला है । वह एक ही बार शाश्वतरूप से (अनादिरूप से) प्रकाशित है, वह निर्मल 
है, वह सदोदित है, वह समरस है, वह ब्रह्म ऐसे ऐसे अनेक नामों से कहा जाता है । 
सैबाहमिति निश्चित्य निदाघ कृतकृत्यवान्‌ । 
न भूतं न भविष्यच्च चिन्तयामि कदाचन ॥57॥ 
दृष्टिमालम्ब्य तिष्ठामि वर्तमानामिहात्मना । 
इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्यामि सुन्दरम्‌ ॥58॥ 
न स्तौमि न च निन्दामि आत्मनोऽन्यन्नहि क्वचित्‌ । 
न तुष्यामि शुभप्राप्तौ न खिद्याम्यशुभागमे ॥59॥ 
मं वीतशोकमस्तसमीहितम्‌। 
मनो मम मुने शान्तं तेन जीवाम्यनामयः ॥60॥ 
हे निदाघ ! “वह चैतन्य मैं ही हँ-ऐसा ds मैं कृतकृत्य हो गया हुँ । में इसलिए 
भूतकाल और भविष्यकाल का विचार ही नहीं करता । मैं केवल वर्तमान की ही दृष्टि का अवलम्बन 


FPS SN 


236 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


करके आत्मस्वरूप में ही अवस्थित हो रहा हूँ । “आज मैंने यह पाया है, कल मैं उस सुन्दर वस्तु को 
पाऊंगा'--ऐसा विचार मैं नहीं करता । मैं कभी किसी की स्तुति नहीं करता और किसी की निन्दा भी 
नहीं करता क्योंकि आत्मा से अलग कहीं भी कुछ भी है ही नहीं । इसी कारण से किसी शुभ की प्राप्ति 
होने पर संतुष्ट नहीं होता और किसी अशुभ को प्राप्ति होने पर खेद भी नहीं करता । हे मुनि ! मेरा मन 
शान्त हो चुका है । उसकी चपलता पूर्णतया प्रशान्त हो चुकी हे । मेरा शोक दूर हो गया है और 
इच्छाओं का अस्त हो गया है | इसलिए मैं निर्दोष जीवन जी रहा हूँ । 

अयं बन्धुः परश्चायं ममायमयमन्यकः । 

इति ब्रह्मन्‌ न जानामि संस्पर्श न ददाम्यहम्‌ ॥6 1॥ 

बासनामात्रसंत्यागाज्जरामरणवर्जितम्‌ । 

सवासनं मनोऽज्ञानं ज्ञेयं निर्वासनं मनः ॥62॥ 

चित्ते त्यक्ते लयं याति द्वैतमेतच्च सर्वतः । 

शिष्यते परमं शान्तमेकमच्छमनामयम्‌॥6३॥ 

अनन्तमजमव्यक्तमजरं शान्तमच्युतम्‌। 

अद्वितीयमनाद्यन्तं यदाद्यमुपलम्भनम्‌ ॥64॥ 

एकमाद्यन्तरहितं चिन्मात्रममलं ततम्‌ । 

खखादप्यतितरां सूक्ष्मं तदब्रह्मास्मि न संशयः ॥65॥ 


हे ब्राह्मण ! “यह भाई (स्वजन) है, वह पराया है, यह मेरा है, यह अलग है'--ऐसा तो मैं 
जानता ही नहीं और इस प्रकार की भावना को मैं अपने भीतर घुसने ही नहीं देता। सभी वासनाओं का 
त्याग करने से जरामरणरहित पद की प्राप्ति होती है। वासनाओं से युक्त मन ही अज्ञान है और 
वासनारहित मन ही एकमात्र ज्ञेय तत्त्व है चित्त का त्याग करने से यह सब चारों ओर का द्वैत नष्ट हो 
जाता है, और परम, शान्त, एक, अद्वैत, निर्मल और निर्दोष तत्त्व ही शेष रह जाता है । जो अनन्त, 
अजन्मा, अव्यक्त, जरारहित, शान्त, अस्खलित, अद्वितीय, अनादि, अनन्त, और आद्य उपलम्भ है, 
जो केवल चैतन्यरूप, निर्मल, व्यापक, आकाश से भी अधिक सूक्ष्म है, वही ब्रह्म मैं हूँ, इसमें. कोई 
सन्देह नहीं है । 


दिक्कालाद्यनवच्छिन्नं स्वच्छं नित्योदितं ततम्‌। 
सर्वार्थमयमेकार्थ चिन्मात्रममलं भव ॥66॥ 
सर्वमेकमिदं शान्तमादिमध्यान्तवर्जितम्‌। 
भावाभावमजं सर्वमिति मत्वा सुखी भव ॥67॥ 
न बद्धोऽस्मि न मुक्तोऽस्मि ब्रह्मैवास्मि निरामयम्‌ । 
द्वैतभावविमुक्तोऽस्मि सच्चिदानन्दलक्षणः । 

एवं भावय यत्नेन जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥68॥ 
17पर्थवृन्दे देहादिधिया संत्यज्य दूरतः । 
आशीतलान्तःकरणो नित्यमात्मपरो भव ॥69॥ 


इसलिए दिशा और काल आदि से जो नापा नहीं जा सकता, जो स्वच्छ, नित्य और सदोदित 
है, जो व्यापक, सर्वपदार्थमय और एक अर्थरूप ही है ऐसे निर्मल चिन्मात्ररूप तुम हो जाओ | यह सब 


पञ्चमोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 237 


एक तत्त्व ही है कि जो शान्त, आदि-मध्य-अन्तरहित है, और जो भाव और अभाव--दोनों का स्वरूप 
है, यह जो जन्मरहित है, ऐसे तुम होकर सुखी बन रहो । भै बद्ध भी नहीं हूँ, मुक्त भी नहीं हूँ, मैं तो 
केवल निर्दोष ब्रह्म ही हूँ, में द्वैतभाव से रहित हूँ, मैं सच्चिदानन्दस्वरूप वाला हूँ-इस प्रकार की मन 
में तुम प्रयत्नपूर्वक भावना करो, इससे तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे । इस पदार्थसमूह में देहादि बुद्धि का 
दूर से ही त्याग करके अनन्त शीतल अन्त:करण वाले बनकर सर्वदा आत्मा में ही परायण (तत्पर) बने 
रहो । 

इदं रम्यमिदं नेति बीजं ते दुःखसन्ततेः । 

तस्मिन्‌ साम्याग्निना दग्धे दुःखस्यावसरः कुतः ॥70॥ 

शास्त्रसज्जनसम्पर्कैः प्रज्ञामादौ विवर्धयेत्‌ ॥71॥ 

क्रतं सत्यं परं ब्रह्म सर्वसंसारभेषजम्‌ । 

अत्यर्थममलं नित्यमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ॥7 2॥ 

तथा$स्थूलमनाकाशमसंस्पृश्यमचाक्षुषम्‌ । 

न रसं न च गन्धाख्यमप्रमेयमनूपमम्‌ ॥73॥ 

आत्मानं सच्चिदानन्दमनन्तं ब्रह्म सुव्रत । 

अहमस्मीत्यभिध्यायेद्ध्येयातीतं विमुक्तये ॥74॥ 

“यह अच्छा है और यह अच्छा नहीं हे'--ऐसा मानना ही दुःखों की परंपरा का बीज है। 
इसलिए समभावरूप अग्नि से यदि वह बीज ही जल जाए, तो फिर दुःख का अवसर ही कहाँ है ? 
हे उत्तमव्रती ! पहले तो शास्त्रों और सज्जनो के संग से प्रज्ञा का संवर्धन करना चाहिए । और बाद में 
अपने आत्मा को ही सत्य, ब्रह्मरूप, सर्वसंसार का औषध, अतिशय निर्मल, नित्य, आदि-मध्य- 
अन्तरहित, अस्थूल, आकाशरहित, स्पर्श का अविषय, चक्षु का अविषय, रसहीन, गन्धहीन, प्रमाणों 
का अविषय, उपमारहित और अनन्त हे--ऐसा मानकर अपने आपका ही में ब्रह्म हूँ--इस प्रकार 
चिन्तन करते रहना चाहिए | जिससे ध्येयातीत होकर मुक्ति का अधिकारी बना जा सकता है । 


समाधिः संविदुत्पत्तिः परजीवैकतां प्रति । 

नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः ॥75॥ 

एकः सन्‌ भिद्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः । 

तस्मादद्वैत एवास्ति न प्रपञ्चो न संसृतिः ॥76॥ 

यथाऽऽकाशो घटाकाशो महाकाश इतीरितः । 

तथा भ्रान्तेर्द्रिधा प्रोक्तो ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना ॥77॥ 

यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा । 

योगिनोऽव्यवधानेन तदा सम्पद्यते स्वयम्‌ ॥78॥ 

जीवात्मा और परमात्मा की एकता विषयक ज्ञान की उत्पत्ति को ही समाधि कहा जाता है । क्योंकि 

एक ही आत्मा नित्य, सर्वगत, कूटस्थ और निष्कलंक है । वह एक ही माया की भ्रान्ति के कारण भिन्न- 
भिन्न प्रकार का हो गया है । पारमार्थिक रूप से तो वह भिन्न है ही नहीं । अत: आत्मा तो अद्वैत स्वरूप 
ही है । यह प्रपंचरूप (संसाररूप) नहीं है । जैसे आकाश एक ही है, फिर भी उपाधि के भेद से 


238 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


“घटाकाश' 'महाकाश' ऐसा कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार एक ही आत्मा भ्रान्ति के रूप से ही 
“जीवात्मा 'परमात्मा'--इस प्रकार कहा जाता है । जब योगी के मन में एक ही चैतन्य सर्वव्यापी और 
सदा अस्खलित रूप से प्रकाशित होता है, तब वह स्वयं ही चैतन्यस्वरूप बन जाता है । 


यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येव हि पश्यति । 
सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥79॥ 
यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति । 
एकीभूतः परेणासौ तदा भवति केवलः ॥80॥ 
शास्त्रसज्जनसम्पर्कवैराग्याभ्यासरूपिणी । 

प्रथमा भूमिकैषोक्ता मुमुक्षुत्वप्रदायिनी ॥81॥ 
विचारणा द्वितीया स्यात्‌ तृतीया साङ्गभावना । 
विलाविनी चतुर्थी स्याद्वासनाविलयात्मिका ॥8 2॥ 


जब वह योगी सभी प्राणियों को अपने आत्मा में ही देखता है और अपने आत्मा को सभी 
प्राणियों में देखता है, तब वह ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है । समाधि में स्थित वह योगी जब सभी प्राणियों 
को नहीं देखता और स्वयं परमतत्त्व के साथ एकीभूत हो जाता है, तब वह केवल चेतन्यरूप बन जाता 
है । शाख्रों और सज्जनो के संग के द्वारा उत्पन्न वैराग्य के अभ्यासरूप मुमुक्षुत्व को उत्पन्न करने वाली 
यह प्रथम भूमिका होती है । दूसरी भूमिका विचारणा की होती है और तीसरी भूमिका का नाम 'सांग- 
भावना? है । चौथी भूमिका को 'विलायिनी' कहा जाता है । यह भूमिका 'वासनाओं का विलय' स्वरूप 


होती है । 


शुद्धसंविन्मयाऽऽनन्दरूपा भवति पञ्चमी । 
अर्धसुप्तप्रबुद्धाभो जीवन्मुर्तोऽत्र तिष्ठति ॥8 3॥ 
असंवेदनरूपा च षष्ठी भवति भूमिका । 
आनन्दैकघनाकारा सुषुप्तसदूशी स्थितिः ॥84॥ 
तुर्यावस्थोपशान्ता सा मुक्तिरेव हि केवला । 

समता स्वच्छता सौम्या सप्तमी भूमिका भवेत्‌ ॥85॥ 
तुर्यातीता तु याऽऽवस्था परा निर्वाणरूपिणी । 
सप्तमी सा परा प्रौढा विषयो नैव जीवताम्‌ ॥86॥ 


पाँचवीं भूमिका शुद्ध ज्ञानमय और आनंदमय होती है । इस अवस्था में जीवन्मुक्त आधा जागा 
हुआ और आधा सोया हुआ रहता है। छठी भूमिका असंवेदनरूप होती है । वह सघन (समरस), 
एकमात्र आनन्दरूप और सुषुप्तावस्था जैसी (तुर्य) स्थिति होती है । और सातवीं भूमिका तुर्यातीत की 
है, वह बिल्कुल ही शान्त होती है, केवल मुक्तिरूप ही होती है, उसमें समता, निर्मलता, सौम्यरूप 
होता है । और उससे भी आगे उसी अवस्था की निर्वाण स्वरूप जो तुर्यातीत अवस्था है, वह (ऊपरी 
स्तर की) सातवीं भूमिका है, वह तो परम प्रौढ़ अवस्था है, वह जीते जी प्राप्त करने का विषय नहीं 
है । (तुर्य जीवन्मुक्त को प्राप्य और तुर्यातीत विदेहमुक्त को प्राप्य है ।) 
पूर्वावस्थात्रयं तत्र जाग्रदित्येव संस्थितम्‌ । 
चतुर्थी स्वप्न इत्युक्ता स्वप्नाभं यत्र वै जगत्‌ ॥87॥ 


पञ्चमोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 239 


आनन्दैकघनाकारा सुषुप्ताख्या तु पञ्चमी । 

असंवेदनरूपा तु षष्टी तुर्यपदाभिधा ॥88॥ 

तुर्यातीतपदावस्था सप्तमी भूमिकोत्तमा । 

मनोवचोभिरग्राह्या स्वप्रकाशसदात्मिका ॥89॥ 

अन्तः प्रत्याहतिवशाच्चैत्यं चेन्न विभावितम्‌ । 

मुक्त एव न संदेहो महासमतया तया ॥90॥ 

इन सातौं में पहली तीन अवस्थाएँ जाग्रत्‌ अवस्था से युक्त ही रहती हैं । चौथी अवस्था को 

स्वप्नावस्था कहा गया है, क्योंकि उसमें जगत्‌ स्वप्न जैसा दीखता है । परन्तु पाँचवीं अवस्था तो 
सुषुप्तावस्था ही कही जाती है क्योंकि उसमें तो केवल आनन्दमय आकार ही होता है। और छठी 
भूमिका असंवेदनरूप होती है, वह तुर्यपदा नाम से कही गई हे । सातवीं भूमिका तुर्यातीत अवस्था 
वाली है वह सर्वोत्तम है, मन और वाणी से उसका ग्रहण नहीं किया जा सकता । क्योंकि वह 
स्वयंप्रकाश आत्मस्वरूप ही होती है । यदि इन्द्रियों को अन्तःकरण में खींच लिया गया हो और उसके 
कारण यदि कोई भी विषय दिखाई न पड़ा रहा हो, तो ऐसी महान्‌ समता के कारण मनुष्य मुक्त ही हो 
जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं । 

न प्रिये न च जीवामि नाहं सन्नाप्यसन्मयः । 

अहं न किञ्जिच्चिदिति मत्वा धीरो न शोचति ॥91॥ 

अलेपकोऽहमजरो नीरागः शान्तवासनः । 

निरंशोऽस्मि चिदाकाशमिति मत्वा न शोचति ॥92॥ 

अहंमत्या विरहितः शुद्धो बुद्धोऽजरोऽमरः । 

शान्तः शमसमाभास इति मत्वा न शोचति ॥9३॥ 

तृणाग्रेष्वम्बरे भानौ नरनागामरेषु च । 

यत्तिष्ठति तदेवाहमिति मत्वा न शोचति ॥94॥ 

मैं मरता भी नहीं, जीता भी नहीं, में सत्‌ भी नहीं हूँ और असत्‌ भी नहीं हूँ, मैं कुछ और भी 

नहीं, केवल चैतन्य ही हूँ--ऐसा मानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता । मैं निर्लेप हूँ, जरामरणरहित 
हुँ, रागरहित हूँ, मेरी वासनाएँ शान्त हो गई हैं, में निरंश और चिदाकाशमय हूँ, ऐसा मानकर ज्ञानी 
मनुष्य शोक नहीं करता । “में अहंबुदध से रहित हूँ, मैं शुद्ध, बुद्ध, अजर, शान्त हूँ, मैं शम का स्वरूप 
हूँ, शम का तेजरूप ही हुँ”--ऐसा मानकर ज्ञानी शोक नहीं करता । किसी तिनके की नोक पर, 
आकाश में, सूर्य में, मनुष्यों में, हाथियों में और देवों में जो तत्त्र है, वह मैं ही हूँ, ऐसा मानकर ज्ञानी 
कभी शोक नहीं करता है । 

भावनां सर्वभावेभ्यः समुत्सृज्य समुत्थितः । 

अवशिष्टं परं ब्रह्म केवलोऽस्मीति भावय ॥95॥ 

बाचामतीतविषयो विषयाशादशोज्झितः । 

परानन्दरसाक्ुब्धो रमते स्वात्मनाऽऽत्मनि ॥१6॥ 


सर्वकर्मपरित्यागी नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
न पुण्येन च पापेन नेतरेण च लिप्यते ॥97॥ 


240 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


स्फटिकः प्रतिबिम्बेन यथा नायाति रञ्जनम्‌ । 
तज्ज्ञः कर्मफलेनान्तस्तथा नायाति रञ्जनम्‌ ॥98॥ 


सभी पदार्थों पर भावना का त्याग करके तुम खड़े हो जाओ | और “सबका त्याग करने के बाद 
जो शेष रहा है, वही पखह्य मै हूँ-एऐसी भावना करो | वह धीर योगी वाणी का विषय नहीं होता, 
वह विषयों की आशाओं की दशा से दूर हुआ होता है, वह परानन्द का रसरूप है, वह अक्षुब्ध भाव 
से अपने आत्मा में आत्मा के द्वारा ही रमण करता रहता है । सभी कर्मो का परित्याग करने वाला वह 
हमेशा ही परितुष्ट रहता है, वह अनिकेत होता है, वह पुण्य से, पाप से या अन्य किसी से भी लिप्त 
नहीं होता । जैसे स्फटिकमणि अपने में प्रतिबिम्ब पड़ने से स्वयं नहीं रंगा जाता वैसे ही आत्मज्ञानी कर्मा 
के फलों से भीतर से लिप्त नहीं हो जाता। 


विहरन्‌ जनतावृन्दे देवकीर्तनपूजनैः । 

खेदाह्वादौ न जानाति प्रतिबिम्बगतैरिव ॥99॥ 
निःस्तोत्रो निर्विकारश्च पूज्यपूजाविवर्जितः । 
संयुक्तश्च वियुक्तश्च सर्वाचारनयक्रमैः ॥1 0 0॥ 
तनुं त्यजतु वा तीर्थे श्वपचस्य गृहेऽथ वा । 
ज्ञानसम्पत्तिसमये मुक्तोऽसौ विगताशयः ॥101॥ 
सङ्कल्पत्वं हि बन्धस्य कारणं तत्‌ परित्यज । 

मोक्षो भवेदसंकल्पात्‌ तदभ्यासं धिया कुरु ॥102॥ 


वह ज्ञानी लोगों के समूहों में देवकीर्तन या पूजन के द्वारा विहार तो करता रहता है, परन्तु उन 
सबके मानो अपने में केवल प्रतिबिम्ब ही पड़े हैं, ऐसा मानकर वह हर्ष या शोक का (खेद का) अनुभव 
नहीं करता । वह उन पूजा-स्तुतियों से रहित भी रहता है, वह निर्विकार रहता है, पूज्यों के प्रति 
पूज्यबुद्धि से भी रहित हो जाता है । और सभी आचार और नीतिनियमों के साथ भी रहता है और उनसे 
रहित होकर भी रहता है । वह ज्ञानी ज्ञानसम्पत्त के काल में (ज्ञानी अवस्था में) अपना शरीर किसी तीर्थ 
,में छोड़ दे या तो किसी चाण्डाल के घर में छोड़ दे, परन्तु इससे उसका किसी भी प्रकार का आशय 
नहीं होता | कोई भी संकल्प ही बन्धन का कारण होता है, इसलिए पहले तुम संकल्पों का ही त्याग 
कर दो, क्योंकि असंकल्प से ही मोक्ष होता है । इसलिए तुम बुद्धिपूर्वक उसी का अभ्यास करो | 
सावधानो भव त्वं च ग्राह्मग्राहकसड़मे । 
अजस्रमेव संकल्पदशाः परिहरन्‌ शनैः ॥1 03॥ 
मा भव ग्राह्यभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव | 
भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्मयो भव ॥104॥ 
किञ्चिच्चेद्रोचते तुभ्यं तद्बद्धोऽसि भवस्थितौ । 
न किञ्चिद्रोचते चेत्ते तन्मुक्तोऽसि भवस्थितौ ॥105॥ 
अस्मात्‌ पदार्थनिचयाद्यावत्‌ स्थावरजङ्गमात्‌ । 
तृणादेर्देहपर्यन्तान्मा किञ्चित्तत्र रोचताम्‌ ॥106॥ 


निरन्तर धीरे-धीरे तुम संकल्प का त्याग करते रहो और विषयों तथा विषयग्राहकों के सम्पर्क के 
विषय में सावधान रहो । तुम ग्राह्य पदार्थों में भाव वाले बनो और अपने में ग्राहक भावना भी न रखो । 
सभी प्रकार की भावनाओं को छोड़कर जो अवशेष रहे, उसी तत्त्व में परायण हो जाओ | यदि किसी 


पञ्चमोऽध्यायः] अन्नपूर्णोपनिषत्‌ (72) 24] 


भी पदार्थ में तुम्हारी स्पृहा है, तब तो तुम संसार की स्थिति में बद्ध ही हो गए । अगर तुम्हें कहीं भी 
स्पृहा ही नहीं रही, तब तुम संसार की स्थिति से मुक्त हो चुके हो। एक तिनके से लेकर इस सारे 
स्थावर-जंगम समूह में से तुमको कुछ भी अच्छा नहीं लगना चाहिए । 

अहंभावानहंभावौ त्यक्त्वा सदसती तथा । 

यदसक्तं समं स्वच्छं स्थितं तत्तुर्यमुच्यते ॥1 07॥ 

या स्वच्छा समता शान्ता जीवन्मुक्तव्यवस्थितिः । 

साक्ष्यवस्था व्यवहतौ सा तुर्या कलनोच्यते ॥108॥ 

नैतज्जाग्रन्न च स्वप्नः संकल्पानामसंभवात्‌ । 

सुषुप्तभावो नाऽप्येतदभावाज्जडतास्थितेः ॥109॥ 

शान्तसम्यक्प्रबुद्धानां यथास्थितमिदं जगत्‌। 

विलीनं तुर्यमित्याहुरबुद्धानां स्थितं स्थिरम्‌ ॥1 1 0॥ 

अहंभाव और अनहंभाव--दोनों को छोड़कर एवं सत्‌ और असत्‌--इन दोनों को भी छोड़कर 

जो निर्लिप्त है, समरस है, निर्मल है उसी को तुर्य कहा जाता है । जीवन्मुक्त की जो निर्मल, समरस 
और शान्त अवस्था है, जो कि व्यवहार में भी साक्षीरूप ही होती है, वही यह तुर्यावस्था है । वह 
अवस्था जाग्रत्‌ भी नहीं है, संकल्पों का अभाव होने से स्वप्न भी नहीं है, और जड़तायुक्त स्थिति न 
होने से जो सुषुप्ति भी नहीं है जो लोग शान्त होकर उत्तम ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, उनकी दृष्टि में तो 
यह सारा जगत्‌ अपने मूल स्वरूप में (कारणरूप में) जैसा था, वैसा ही अभी भी है। और वे तो यहाँ 
तक कह देते हैं कि तुरीय भी विलीन हो गया है । परन्तु जो अज्ञानी हं उन्हीं की दृष्टि से यह जगत्‌ 
स्थिर (वास्तविक) है । 


अहंकारकलात्यागे समतायाः समुद्गमे । 

विशरारौ कृते चित्ते तुर्यावस्थोपतिष्ठते ॥1 11॥ 

सिद्धान्तोऽध्यात्मशास्तराणां सर्वापह्ृव एव हि । 

नाविद्याऽस्तीह नो माया शान्तं ब्रहोदमक्लमम्‌ ॥1 1 21 

शान्त एव चिदाकाशे स्वच्छे शमसमात्मनि । 

समग्रशक्तिखचिते ब्रह्मेति कलिताभिधे ॥1 1 3॥ 

सर्वमेव परित्यज्य महामौनी भवानघ । 

निर्वाणवान्‌ निर्मननः क्षीणचित्तः प्रशान्तधीः ॥1 1 4॥ 

जब अहंकार के अंशों का नाश हो जाता है और समभाव का उदय होता है तब चित्त का विनाश 

किया जाता है और तुर्यावस्था उपस्थित हो जाती है। 'सभी पदार्थों का अभाव ही हे'-ऐसा 
अध्यात्मशास्त्र का सिद्धान्त है । इसलिए यहाँ न कोई अविद्या है, न कोई माया ही है, परन्तु शान्त और 
श्रमरहित केवल ब्रह्म ही है। चैतन्यरूप आकाश शान्त, स्वच्छ, शमतुल्य, स्वरूपी और समग्र शक्तियों 
से व्याप्त है । इसी को त्रह्म' ऐसा नाम दिया गया है । इसलिए हे दोषरहित निदाघ ! उसी ब्रह्म में सर्व 
का त्याग करके तुम , निर्वाणयुक्त, ममतारहित, नष्ट चित्तवाले और शान्त बुद्धिवाले हो 


जाओ । 


आत्मन्येवास्स्व शान्तात्मा मूकान्धबधिरोपमः । 
नित्यमन्तर्मुखः स्वच्छः स्वात्मनाऽन्तःः प्रपूर्णंधीः ॥1 1 5॥ 


16 3० तृ ० 


242 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जाग्रत्येव सुषुप्तस्थः कुरु कर्माणि वै द्विज । 

अन्तः सर्वपरित्यागी बहिः कुरु यथा55गतम्‌ ॥1 16॥ 
चित्तसत्ता परं दुःखं चित्तत्यागः परं सुखम्‌ । 
अतश्चित्तं चिदाकाशे नय क्षयमवेदनात्‌ ॥1 17॥ 
दृष्टा रम्यमरम्यं वा स्थेयं पाषाणवत्‌ सदा । 
एतावताऽऽत्मयत्नेन जिता भवति संसृतिः ॥1 18॥ 


इस ब्रह्म के स्वरूप में ही शान्तरूप, मूक, बधिर और अन्ध के समान तथा अन्तर्मुख होकर तुम 

रहो । और निर्मल बनकर अपने आत्मा के द्वारा ही अन्तर में परिपूर्ण बुद्धिवाले हो जाओ । हे द्विज ! 
जाग्रत्‌ अवस्था में रहते हुए भी तुम मानो सुषुप्ति में ही रहे हो, इस तरह कर्म करो । और अंतर से सब 
कुछ का त्याग करके बाहर अपनी इच्छानुसार या चाहे जिस प्रकार भी काम किया करो । चित्त का 
अस्तित्व ही परम दुःख है, और चित्त का त्याग ही परम सुख है । इसलिए अनुभवों के अभाव द्वारा 
चित्त का चिदाकाश में विलय कर दो | सुन्दर या असुन्दर वस्तु को देखकर हमेशा पत्थर की तरह ही 
रहा करो | बस, इतना ही केवल आत्मप्रयत्न करने से सारा संसार जीता जा सकता है। 

वेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पप्रचोदितम्‌। 

नाप्रशान्ताय दातव्यं न चाशिष्याय वै पुनः ॥1 1 9॥ 

अन्नपूर्णोपनिषदं योऽधीते गुर्वनुग्रहात्‌ । 

स जीवन्मुक्तता प्राप्य ब्रह्मैव भवति स्वयम्‌ ॥1 20॥ इत्युपनिषत्‌ । 

इति पञ्चमोऽध्यायः । 
इत्यन्नपूर्णोपनिषत्समाप्ता । 


त - , 


वेदान्त का यह परम गोपनीय ज्ञान पुराने कल्प में बहुत प्रेरणा (प्रचार करने) देने वाला रहा 
है | यह ज्ञान अति अशान्त मनुष्य को नहीं देना चाहिए। और जो शिष्य न बना हो, उसको भी 
नहीं देना चाहिए | जो मनुष्य गुरु की कृपा प्राप्त करके इस अन्नपूर्णोपनिषत्‌ का अध्ययन करता है, 
वह अपने आप ही जीवन्मुक्त का पद प्राप्त करके ब्रह्मस्वरूप हो जाता हे । इस प्रकार यह उपनिषत्‌ 
समाप्त होती है। 

यहाँ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ । 
इस प्रकार अन्नपूर्णोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिःदेवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३ॐ स्वस्ति न इन्द्रो बृहस्पतिर्दधातु । (पर्ववत्‌) 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


53 


(73) सूर्योपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 

यह उपनिषत्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है । इस गद्यात्मक उपनिषत्‌ में सूर्य और ब्रह्म का 
ऐक्य प्रतिपादित किया गया है । पहले उपनिषत्‌ के ऋषि, देवता, छन्द आदि का उल्लेख 
किया गया हे, बाद में सूर्य और आत्मा की एकता बताई है । बाद में सूर्य के तेज से पृथ्वी- 
सृष्टि आदि का निर्माण बताया गया हे । आदित्य की स्तुति, आदित्य का ब्रह्मत्व, सूर्याशक्षरी 
मंत्र, अन्त में मंत्रजाप और उसकी फलश्रुति भी बताई गई है । यहाँ विशेषता यह है कि मंत्रजाप 
का मुहूर्त भी बताया है । हस्त नक्षत्र स्थित सूर्य हो, आश्विन मास हो, तब जप करना अच्छा 
माना गया है | इस मुहूर्त में जप करने वाला मृत्यु को पार कर जाता है । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्र कर्णेभिः"देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में द्रष्टव्य है । 
अथ सूर्याथर्वा्धिरसं व्याख्यास्यामः । ब्रह्मा ऋषिः | गायत्री छन्दः । 
आदित्यो देवता। हंसः सोऽहमग्निनारायणयुक्तं बीजम्‌। हृल्लेखा 
शक्तिः । वियदादिसर्गसंयुक्तं कीलकम्‌ । चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धयर्थे जपे 
विनियोगः । षट्स्वरारूढेन बीजेन षडङ्गम्‌ । रक्ताम्बुजसंस्थितं सप्ता- 
श्वरथिनं हिरण्यवर्णं चतुर्भुजं पद्मदयाभयवरदहस्तं॑ कालचक्रप्रणेतारं 
शरीसूर्यनारायणं य एवं वेद स वै ब्राह्मणः ॥1॥ 
यहाँ अब सूर्य से सम्बद्ध अथर्वाङ्गिरस मंत्रों को हम व्याख्या करते हैं । इसके ऋषि ब्रह्मा हैं 
गायत्री छन्द है और आदित्य देवता है । और अग्निनारायण से युक्त हंसः” 'सोऽहम्‌' यह बीज है उ 
“हल्लेखा' (औत्सुक्य) इसकी शक्ति है । आकाशादिसंसर्ग से युक्त कीलक है । चारों प्रकार के पुरुष 
की सिद्धि के लिए इसका विनियोग है । षट्‌ स्वरों के ऊपर बीज के साथ प्रतिष्ठित हुए छ: गुणों से 
युक्त, लाल कमल पर अवस्थित, षडंगयुक्त, सात घोड़ों वाले रथ पर आरूढ़, सुवर्ण जैसी कान्तिवाले, 
चार हाथ वाले, चारों हाथों में से दो से कमल और दो से वसमुद्रा और अभयमुद्रा को धारण करने वाले 
कालचक्र के प्रे सूर्यनारायण को जो जानता है, वही ब्रह्मवेत्ता है । 
ॐ भूर्भुवः स्वः । तत्सवितुवरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः 
प्रचोदयात्‌ ॥2॥ म 
में जो भूः, भुव: और स्वः में (अर्थात्‌ तीनों लोक में) व्याप्त परमात्मा है, वे समस्त 
सृष्टि IN ऐसे सवितादेव के सर्वोत्तम तेज का हम ध्यान करते हैं, जो सवितादेव 
हमारी बुद्धियों को (श्रेष्ठ मार्गो की ओर बढ़ने की) प्रेरणा दें। 


244 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषश्च । सूर्याद्वै खल्विमानि भूतानि जायन्ते । 
सूर्याद्यज्ञः पर्जन्योऽन्नमात्मा ॥3॥ 


सूर्य ही इस जड़ और चेतन सृष्टि के आत्मा है । सूर्य से ही इन सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती 
है । सूर्य से ही यज्ञ, वर्षा, अन्न और आत्मा का आविर्भाव होता है । [ 


नमस्त आदित्य । त्वमेव प्रत्यक्षं कर्मकर्ताऽसि। त्वमेव प्रत्यक्षं 
ब्रह्माऽसि । त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि । त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि । त्वमेव 
प्रत्यक्षमृगसि । त्वमेव प्रत्यक्षं यजुरसि । त्वमेव प्रत्यक्षं सामासि । त्वमेव 
प्रत्यक्षमथर्वाऽसि । त्वमेव सर्वं छन्दोऽसि ॥4॥ 


हे सूर्यदेव ! आपको नमस्कार हो । आप ही प्रत्यक्ष कर्मो के कर्ता हैं, आप ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हैं 
आप ही प्रत्यक्ष विष्णु हैं, आप ही प्रत्यक्ष रुद्र हैं, आप ही प्रत्यक्ष ऋग्वेद हैं, आप ही प्रत्यक्ष यजुर्वेद 
हैं, आप ही प्रत्यक्ष सामवेद हैं, आप ही प्रत्यक्ष अथर्ववेद हैं, आप ही सर्वछन्द रूप हैं। 


आदित्याद्वायुर्जायते । आदित्याद्धूमिर्जायते । आदित्यादापो जायन्ते । 
आदित्याज्ज्योतिर्जायते । आदित्याद्व्योम दिशो जायन्ते । आदित्याद्देवा 
जायन्ते । आदित्याद्वेदा जायन्ते । आदित्यो वा एष एतन्मण्डलं तपति । 
असावादित्यो ब्रह्म। आदित्योऽन्तःकरणमनोबुद्धिचित्ताहकाराः । 
आदित्यो वै व्यानः समानोदानोऽपानः प्राणः । आदित्यो वै श्रोत्रत्वक्‌- 
चक्षूरसनघ्राणाः । आदित्यो वै वाक्याणिपादपायूपस्थाः । आदित्यो वै 
शब्दस्मर्शरूपरसगन्धाः । आदित्यो वै वचनादानागमनविसर्गानन्दाः । 
आनन्दमयो ज्ञानमयो विज्ञानमय आदित्यः ॥5॥ 


इसी आदित्य से वायु उत्पन्न होता है, आदित्य से पृथ्वी उत्पन्न होती है, आदित्य से जल उत्पन्न 
होता है, आदित्य से तेज उत्पन्न होता है, आदित्य ही से आकाश और दिशाएँ उत्पन्न होती हैं, आदित्य 
से देव उत्पन्न होते हैं, आदित्य से वेद उत्पन्न होते हें, आदित्य से ही यह सारा ब्रह्माण्ड तपता है । यह 
आदित्य ब्रह्म है, आदित्य ही मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, आदित्य ही व्यान, समान, उदान, 
अपान और प्राण है । आदित्य ही, श्रवण, त्वक्‌, चक्षु, रसना और घ्राण--ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हे । 
आदित्य ही वाक्‌, पाणि, पाद, पायू और उपस्थ-ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं । आदित्य ही शब्द, स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध- यै पाँच तन्मात्रा हैं। आदित्य ही वचन, आदान, गमन, मलविसर्जन और 
_आनन्दरूप- यै कर्मेन्द्रियो के विषय हैं । यही आदित्य ज्ञानमय, विज्ञानमय तथा आनन्दमय है । 


नमो मित्राय भानवे मृत्योर्मा पाहि । भ्राजिष्णवे विश्वहेतवे नमः । 
सूर्याद्भवन्ति भूतानि सूर्येण पालितानि तु। ` ० 
सूर्ये लयं प्राप्नुवन्ति यः सूर्यः सोऽहमेव च ॥ 

_ चक्षुर्नो देवः सविता चक्षुर्न उत पर्वतः । 
चक्षुर्धाता दधातु नः ॥ 
आदित्याय विद्महे सहस्त्रकिरणाय धीमहि । 
तन्नः सूर्यः प्रचोदयात्‌ ॥ 
सविता पुरस्तात्‌ सविता पश्चात्तात्‌ सवितोत्तरात्तात्‌ सविताऽधरात्तात्‌ । 
सविता नः सुवतु सर्वतातिं सविता नो रासतां दीर्घमायुः ॥6॥ 


मित्रस्वरूप सूर्यदेव को नमस्कार हो । हे देव ! आप हमें मृत्यु से बचाइए | विश्व के कारणरूप 
तेजस्वी सूर्यदेव को नमस्कार हो । ये सभी प्राणी सूर्य से ही उत्पन्न होते हैं, सूर्य से ही पालित-पोषित 


सूर्योपनिषत्‌ (73) 2/6 


किए जाते हैं और सूर्य में लय हो जाते हैं जो यह सूर्य है, वह मैं ही हूँ । ये सवितादेव ही हमारा नेत्र 
है, यह सवितादेव ही हमारा पर्वत (ऊर्जा से भरपूर बना देने वाला चक्षु) है। सबको धारण करने वाले 
ये सवितादेव हमें चक्षु प्रदान करें अर्थात्‌ देखने की शक्ति दें । हम आदित्य को जानते हैं । हजारों किरणों 
वाले उन सवितादेव का हम ध्यान करते हैं । वे सूर्यदेव हमें प्रेरणा दें । हमारे. आगे, पीछे, उत्तर में, 


बाँयें, दायें, सभी ओर सवितादेव ही हैं । वे सवितादेव हमें लम्बी आयु दें, हमें सार्वत्रिकता का अभीष्ट 
पदार्थ प्रदान करें । 


ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्म । घृणिरिति द्वे अक्षरे । सूर्य इत्यक्षरद्दयम्‌ । आदित्य 
इति त्रीण्यक्षराणि । एतस्यैव सूर्यस्याष्टाक्षरो मनुः ॥7॥ 
“३ ' यह प्रणव एकाक्षर ब्रह्ममंत्र हे । 'घृणि' और “सूर्यये दो-दो अक्षर वाले मंत्र हैं। और 
“आदित्य? शब्द में तीन अक्षर हैं इन सबको मिलाकर सूर्यदेव का आठ अक्षरों का महामंत्र बनता है । 
यः सदाऽहरहर्जपति स वै ब्राहमणो भवति स वै ब्राह्मणो भवति। 
सूर्याभिमुखो जप्त्वा महाव्याधिभयात्‌ प्रमुच्यते । अलक्ष्मीर्नश्यति । 
अभक्ष्यभक्षणात्‌ पूतो भवति । अगम्यागमनात्‌ पूतो भवति । पतित- 
संभाषणात्‌ पूतो भवति। असत्संभाषणात्‌ पूतो भवति । मध्याह्न 
सूर्याभिमुखः पठेत्‌ । सद्योत्पन्नपञ्चमहापातकात्‌ प्रमुच्यते । सैषा सावित्री 
विद्यां न किञ्चिदपि न कस्मैचित्‌ प्रशंसयेत्‌। य एतां महाभागः प्रातः 
पठति स भाग्यवान्‌ जायते । पशून्‌ विन्दति । वेदार्थं लभते । त्रिकाल- 
मेतज्जप्त्वा क्रतुशतफलमवाप्नोति । हस्तादित्ये जपति स महामृत्युं तरति 
स महामृत्युं तरति य एवं वेद ॥ इत्युपनिषत्‌ ॥8॥ 
इति सूर्योपनिषत्समाप्ता । 


न्क 

इस मंत्र का जो प्रतिदिन जाप करता है, वह ब्रह्मज्ञानी हो जाता है । वही ब्राह्मण कहलाता है । 
सूर्याभिमुख होकर जप करके महान्‌ रोगों और व्याधियों से मनुष्य बिल्कुल मुक्त हो जाता है। उसका 
दारिद्रय दूर होता है, वह अभक्ष्यभक्षण के पाप से मुक्त होता है, कुमार्गगमन के दोष से मुक्त होता 
है, पापमय वाणी से मुक्त होता है, झूठ बोलने के पाप से मुक्त होता हँ । वात ताच काल में सूर्याभिमुख 
होकर इस मंत्र को जपना चाहिए । इससे तुरन्त किए गए पाँच महापातकों से मुक्त होता है । उसे इस 
सावित्री विद्या की किसी के आगे लेशमात्र भी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए । जो महाभाग्यशाली मनुष्य 
प्रातःकाल में इस मंत्र को पढ़ता है, वह भाग्यवान होता है, पशुओं को प्राप्त करता है, वेदार्थ व जान 
लेता है, इस मंत्र का तीनों काल जप करके सौ यज्ञां का फल पाता है । सूर्य के हस्त नक्षत्र में होने के 
समय जो जाप करता है, वह महामृत्यु को पार कर जाता है, जो यह जानता है, वह भी महामृत्यु को 
तैर जाता है, ऐसा यह उपनिषत्‌ कहती है । 

इस प्रकार सूर्योपनिषत्‌ समाप्त होती है । 


w 
शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
213 


(74) अक्ष्युपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 

कृष्णयजुर्वेद-परम्परा की यह गद्य-पद्यात्मक उपनिषत्‌ दो खण्डों में विभक्त हे । सांकृति- 
आदित्य के प्रश्नोत्तर रूप में इसमें चाक्षुष्मती विद्या तथा योगविद्या का निर्देश किया हे । 
उपनिषद्‌ के दो खण्ड हैं । चाक्षुष्मती विद्या का विवेचन प्रथम खण्ड में किया गया हे । और 
दूसरे खण्ड में पहले ब्रह्मविद्या का विवेचन करके बाद में उस विद्या की प्राप्ति के लिए योगविद्या 
की विभिन्न भूमिकाओं के बारे में बताया गया है | इस उपनिषद्‌ में बताई गई योग को सात 
भूमिकाओ के माध्यम से साधक योगमार्ग में क्रमिक प्रगति करता हुआ आगे बढ्ता रहता हे । 
अन्तिम (सातवीं) भूमिका में पहुँचकर वह परमात्मसाक्षात्कार कर लेता है | इस उपनिषत्‌ के 
अन्त में ओंकार के विषय में भी विवेचन किया गया है । ओंकार को विधिपूर्वक साधना करने 
से भी ब्रह्मपद की प्राप्ति होती हे, ऐसा कहा हे । अन्त में परमानन्दस्वरूप ब्रह्मसाक्षात्कार की 
प्राप्ति (स्थिति) को पा लेना ही इस उपनिषत्‌ का प्रमुख सन्देश है । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ सह नाववतु । सह नौ-मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीकोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमः खण्डः 


अथ ह सांकृतिर्भगवानादित्यलोकं जगाम । तमादित्यं नत्वा चाक्षुष्मती- 
विद्यया तमस्तुवत्‌। ॐ नमो भगवते श्रीसूर्यायाक्षितेजसे नमः । ॐ 
खेचराय नमः । ॐ महासेनाय नमः । ३ तमसे नमः । ॐ रजसे नमः । 
ॐ सत्त्वाय नमः । 3० असतो मा सद्गमय । ॐ तमसो मा ज्योति- 
र्गमय । ॐ मृत्योर्माऽमृतं गमय । हंसो भगवान्‌ शुचिरूपः प्रतिरूपः । 
विश्वरूपं घृणिनं जातवेदसं हिरण्मयं ज्योतीरूपं तपन्तम्‌ । 
सहस्ररश्मिः शतधा वर्तमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूर्यः ॥ 
३० नमो भगवते श्रीसूर्यायादित्यायाक्षितेजसेऽहोऽवाहिनी वाहिनि वा 
स्वाहेति | एवं चाक्षुष्मतीविद्यया स्तुतः सूर्यनारायण: सुप्रीतोऽब्रवीत्‌ 
चाक्षुष्मतीविद्यां ब्राह्मणो यो नित्यमधीते न तस्याक्षिरोगो भवति। न 
तस्य कुलेऽन्धो भवति । अष्टौ ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वाऽथ विद्यासिद्धि- 
ˆ भबति । य एवं वेद स महान्‌ भवति ॥1॥ 


इति प्रथम खण्डः । 


द्वितीय: खण्ड: 
द्वितीय: खण्ड:] अक्ष्युपनिषत्‌ (74) 247 
एक सांकृति ह | 
» कि-- 3» अक्षि (आँख) के तेजरूप भगवान्‌ 

नमस्कार हो। 3% आकाशचारी सूर्य को नमस्कार हो, 3 र FE सूर्य को ह 
हो, ३% तमोगुणरूप सूर्य को नमस्कार, ३% रजोगुणरूप सूर्य को नमस्कार, ३% सत्त्वगुणरूप सूर्य को 
ता ३ॐ% तुम मुझे असत्‌ में से सत्‌ की ओर ले जाओ, ॐ तुम मुझे तमस्‌ से ज्योति की ओर 
र जाओ, 3$ तुम मुझे मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ । आप प्रत्यक्‌ अभिन्न परमात्मरूप हैं, आप 
पवित्र हैं, प्रतिबिम्ब प्रकट करने वाले हैं। सूर्य ही निखिल विश्व में रूपों के धारणकर्ता रश्मिसमुह से 
सुशोभित हें, वे ही जातवेदा, हिरण्मय, ज्योतिस्वरूप, तपने-तपाने वाले भगवान्‌ भास्कर हैं। उन्हें में 
प्रणाम करता हूँ । ये हजारों रश्मियों के समूहों वाले, सैंकड़ों रूपों में विद्यमान सूर्यदेव सभी लोगों के 
सामने प्रकट हो रहे हैं । हमारे चक्षुओं के प्रकाशरूप अदितिपुत्र सूर्य को नमस्कार हो । वे दिन के वाहक 
हैं, वे सब जगत्‌ के भी वाहक हैं, उनके लिए हमारा सर्वस्व समर्पित हो (स्वाहा)'” । इस प्रकार चाक्षुषी 
विद्या के द्वार पूजित किए गए सूर्यनारायण बहुत ही प्रसन्न होकर बोले कि--“जो ब्रह्मज्ञानी इस 
चाक्षुष्मती विद्या को नित्य ही पढेगा, उसको आँख का कोई भी रोग नहीं होगा । उसके वंश में कोई 
अन्धा पैदा नहीं होगा । आठ ब्राह्मणों को यह विद्या सिखा देने से इस विद्या की सिद्धि होती है। जो 
इस प्रकार जानता है, वह महान्‌ हो जाता हे” । 


यहाँ प्रथम खण्ड पूरा हुआ । 


द्वितीयः खण्डः 


अथ ह सांकृतिरादित्यं पप्रच्छ भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां मे ब्रूहीति । 
तमादित्यो होवाच । 
सांकृते शृणु वक्ष्यामि तत्त्वज्ञानं सुदुर्लभम्‌ । 
येन विज्ञातमात्रेण जीवन्मुक्तो भविष्यसि ॥1॥ 
इसके बाद सांकृति ने भगवान्‌ सूर्य से पूछा-- हे भगवन्‌ ! मुझे ब्रह्मविद्या का उपदेश कीजिये ।' 
तब आदित्य ने कहा--हे सांकृति ! मैं तुम्हें अत्यन्त दुर्लभ तत्त्वज्ञान बता रहा हूँ । उसे तुम सुनो । 
इसके जानने से तुम जीवन्मुक्त हो जाओगे । 
सर्वमेकमजं शान्तमनन्तं धुवमव्ययम्‌ । 
- पश्य भूतार्थचिद्रूपं शान्त आस्स्व यथासुखम्‌ ॥2॥ 
अवेदनं विदुर्योगं चित्तक्षयमकृत्रिमम्‌। 
योगस्थः कुरु कर्माणि नीरसो वाऽथ मा कुरु ॥3॥ 
विरागमुपयात्यन्तर्वासनास्वनुवासरम्‌ । 
क्रमते मोदतेऽन्वहम्‌ ॥4॥ 
ग्राम्यासु जडचेष्टासु सततं विचिकित्सते । 
नोदाहरति मर्माणि पुण्यकर्माणि सेवते ॥5॥ 
तुम इस सम्पूर्ण जगत्‌ को एकतत्त्वरूप, अजन्मा, शान्त, अनन्त, ध्रुव (शाश्वत) और अव्यय 
(अक्षर) अविकारी चैतन्यरूप ही मानो और यथेच्छ सुखपूर्वक जीवन जिओ | शान्त होकर बैठे रहो ` 
(निष्कर्मा हो जाओ) | सांसारिक किसी पदार्थ का अवेदन (असंवदेन) ही योग कहलाता है । वही चित्त 


248 उपनिषत्सज्ञयनम्‌ 


का स्वाभाविक (पारमार्थिक) स्वरूप हे । इस योग में रहकर चाहे तुम कर्म कर सकते हो और चाहे 
नीरस होकर कर्मरहित भी यथेच्छ रह सकते हो । कर्म करने या न करने में नीरसता ही मुख्य बात हे । 
इस योग में प्रवृत्त होने पर प्रथम तो यह होता है कि अन्तःकरण दिन-प्रतिदिन वासनाओं के विचारों 
से दूर होता जाता हे और साधक दिन-प्रतिदिन परमार्थ कर्म करते हुए आनन्द का अनुभव करता रहता 
है । अशिष्ट, जड़, अश्लील चेष्टाओं से वह सतत घृणा करता रहता हे । अपने किसी भी सिद्धान्तकर्म 
को किसी के आगे नहीं कहता है और सदैव पुण्य कार्यों में अपने को संलग्न रखता हे । 


अनन्योद्वेगकारीणि मृदुकर्माणि सेवते । 

पापाद्‌ बिभेति सततं न च भोगमपेक्षते ॥6॥ 
स्नेहप्रणयगर्भाणि पेशलान्युचितानि च । 
देशकालोपपन्नानि वचनान्यभिभाषते ॥7॥ 
मनसा कर्मणा वाचा सज्जनानुपसेवते । 

यतः कुतश्चिदानीय नित्यं शास्त्राण्यवेक्षते ॥8॥ 


वह ऐसे ही कर्म करता है कि जिनसे दूसरों को उद्वेग न हो, एवं जो कर्म कोमल हौं । वह पाप 
से सदा डरता रहता है और भोगों की कोई अपेक्षा नहीं करता । वह स्नेह और प्रणय (प्रेम) से भरे और 
कोमल तथा देश और काल के द्वारा योग्य माने गये हों तथा समुचित हों, ऐसे ही वाक्य बोलता है । 
मन से, वचन से और कर्मों से श्रेष्ठ पुरुषों का सत्संग करते हुए वह जहाँ-कहीं से भी हो पाए, शाख्रो 
का अध्ययन करता रहता है। 


तदाऽसौ प्रथमामेकां प्राप्तो भवति भूमिकाम्‌ । 

एवं विचारवान्‌ यः स्यात्‌ संसारोत्तारणं प्रति ॥9॥ 

स भूमिकावानित्युक्तः शेषस्त्वार्य इति स्मृतः । 
-विचारनाम्नीमितरामागतो योगभूमिकाम्‌ ॥10॥ 
श्रुतिस्मृतिसदाचारधारणाध्यानकर्मणः । 

मुख्यया व्याख्यया ख्याताउ्छ्यति श्रेष्ठपण्डितान्‌ ॥11॥ 


इस स्थिति में रहता हुआ वह प्रथम भूमिका वाला कहा जाता है । जो मनुष्य संसार-सागर को 
पार करने की अभिलाषा रखता है, वही इस प्रकार विचार कर सकता है। ऐसे इस पुरुष को 
“भूमिकावान' कहा जाता है और शेष मनुष्यों को 'आर्य' कहा जाता है । अब. जो साधक “विचार” नाम 
की दूसरी भूमिका में पहुँच चुका है, उसका लक्षण इस प्रकार है--वह विचारभूमिक साधक सुप्रतिष्ठित 
श्रेष्ठ विद्वानों का आश्रय करके रहता है । वे श्रेष्ठपण्डित श्रुति, स्मृति, सदाचार, धारणा और ध्यान के 
कार्य में अधिक ख्याति वाले होते हैं। 


पदार्थप्रविभागज्ञः कार्याकार्यविनिर्णयम्‌। 
जानात्यधिगतश्राव्यो गृहं गृहपतिर्यथा ॥1 2॥ 
मदाभिमानमात्सर्यलोभमोहातिशायिताम्‌ । 
बहिरप्यास्थितामीषत्त्यजत्यहिरिव त्वचम्‌ ॥1 3॥ 
इत्थंभूतमतिः शास्त्रगुरुसज्जनसेवया । 
सरहस्यमशेषेण यथावदधिगच्छति ॥14॥ 


यह साधक पदार्थों के विभाग को जानता है, कार्य-अकार्य का निर्णय कर सकता है, जैसे घर 
का मालिक अपने घर को भली भाँति जानता है, वैसे ही यह भी उक्त विषय को अच्छी तरह से जानने 


द्वितीय: खण्ड:] अक्ष्युपनिषत्‌ (74) 249 
हे » लाभ, अतिशयता को बाह्य आचरण में यदि कहीं दिखाई पड़े तो तुरन्त ही 
ड़ देता हे । इस प्रकार की बुद्धिवाला वह शाखों, सज्जनों और गुरुजनों के सेवन के द्वारा इस गूढ़ 
ज्ञान को सम्पूर्ण और यथार्थ रूप से प्राप्त कर सकता है । १ 

असंसर्गाभिधामन्यां तृतीयां योगभूमिकाम्‌ । 

ततः पतत्यसौ कान्तः पुष्पशय्यामिवामलाम्‌ ॥1 5॥ 

यथावच्छास्त्रवाक्यार्थे मतिमाधाय निश्चलाम्‌ । 

तापसाश्रमविश्रान्तैरध्यात्मकथनक्रमैः ॥1 6॥ 

शिलाशय्याऽऽसनासीनो जरयत्यायुराततम्‌। 

वनावनिविहारेण चित्तोपशमशोभिना ॥17॥ 

असङ्कसुखसौख्येन कालं नयति नीतिमान्‌ । 

अभ्यासात्‌ साधुशास्त्राणां करणात्‌ पुण्यकर्मणाम्‌ ॥1 8॥ 

जन्तोर्यथावदेवेयं वस्तुदृष्टिः प्रसीदति । 

तृतीयां भूमिकां प्राप्य बुद्धोऽनुभवति स्वयम्‌ ॥19॥ 

इसके बाद 'असंसर्ग' नाम की तीसरी भूमिका में वह साधक प्रवेश वरता है । जैसे कोई सुन्दर 

पुरुष पुष्पों से आच्छादित कोमल स्वच्छ शय्या पर आरूढ़ होता हो, उसी तरह साधक वहाँ प्रवेश 
करता है । वह शास्त्रों के वाक्यों में अपनी यथार्थ निश्चल बुद्धि को रखता है, वह तपस्वियों के आश्रमों 
में निवास करता है, अध्यात्म शाख्रों की चर्चा करता है, पाषाण की कष्टमय शय्यावाला होता है और 
ऐसा ही जीवन बिताते हुए अपनी आयु पूर्ण कर देता है। वह कभी वन और कभी अवन (गाँव) में 
विहार करता है । पर विहार चित्त की शान्ति से शोभित ही होता है । वह नीतिमान साधक असंगता के 
सुख से अच्छे शास्रौं के अभ्यास द्वारा तथा पुण्य कर्मो के आचरण द्वारा समय व्यतीत करता है । उसके 
ऐसे कर्मों से प्राणीसमूह की दृष्टि भी पवित्र हो जाती है । तीसरी भूमिका को प्राप्त हुआ ज्ञानी साधक 
इस बात का स्वयं ही अनुभव करता है। 


द्विप्रकारमसंसर्ग तस्य भेदमिमं शृणु । 

द्विविधोऽयमसंसर्गः सामान्यः श्रेष्ठ एव च ॥20॥ 

नाहं कर्ता न भोक्ता च न बाध्यो न च बाधकः । 

इत्यसञ्जनमर्थेषु सामान्यासङ्गनामकम्‌ ॥2 1 ॥ 

प्राक्कर्मनिर्मितं सर्वमीश्वराधीनमेव वां । 

सुखं वा यदि वा दुःखं कैवात्र मम कर्तृता ॥22॥ 

असंसगे भूमिका के दो प्रकार हैं-एक सामान्य और दूसरा श्रेष्ठ | इनमें सामान्य यह हे-- 
मैंन ताट न बाधक ही हँ'- इस प्रकार विषयोपभोगों से आसक्ति को छोड़कर 
जो भावना होती है, उसे सामान्य असंसर्ग' भूमिका कहा जाता है । जब सब कुछ पूर्वजन्मकृत पुण्यों 
का फल है, य़ा तो सब कुछ ईश्वराधीन ही है, तब तो सुख-दुःख में मेरा कर्तृत्व ही कैसे आएगा ? 
(ऐसा वह सोचता रहता है । और) 


भोगाभोंगा महारोगाः सम्पदः परमापदः । 
बियोगायैव संयोगा आधयो व्याधयो धियाम्‌ ॥23॥ 
सर्वभावाननारतम्‌ 


कालश्च कलनोद्युक्तः । 


250 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अनास्थयेति भावानां यदभावनमान्तरम्‌। 
वाक्यार्थलब्धमनसः सामान्योऽसावसङ्गमः ॥241 
भोगाभोगों का--भोगों और आभोगों (भोगसाधनों) का अतिसंग्रह महारोगकारी है और समस्त 
वैभव बड़ी आपत्तियों का स्वरूप है । सभी संयोगों का अन्तिम परिणाम वियोग में ही होता हे । मानसिक 
चिन्ताएँ, अज्ञानग्रस्तों के लिए बड़ी पीड़ाकारक ही हैं, सभी पदार्थ क्षणभंगुर और अनित्य हैं, काल सभी 
को ग्रस्त करने के लिए सज्ज ही हे--ऐसी सांसारिक अनास्था से मन में जो एक प्रकार का अभाव 
हो जाता है, इसी अवस्था को “सामान्य असंसर्ग” भूमिका का नाम दिया गया है। 


अनेन क्रमयोगेन संयोगेन महात्मनाम्‌ । 

नाहं कर्तेश्वरः कर्ता कर्म वा प्राक्तनं मम ॥25॥ 
कृत्वा दूरतरे नूनमिति शब्दार्थभावनाम्‌। 
यन्मौनमासनं शान्तं तच्छेष्ठासङ्घ उच्यते ॥2 6॥ 
संतोषामोदमधुरा प्रथमोदेति भूमिका । 
भूमिप्रोदितमात्रोऽन्तरमृताङ्कुरिकेव सा ॥27॥ 
एषा हि परिमृष्टाऽन्तरन्यासां प्रसवैकभूः । 

द्वितीयां च तृतीयां च भूमिकां प्राप्नुयात्ततः ॥28॥ 


इस प्रकार क्रमयोग से महात्माओं के सत्संग द्वारा, “में कर्ता नहीं हूँ, ईश्वर ही कर्ता है, अथवा 
मेरा कोई पहले का कर्म ही कर्ता होगा”--इस प्रकार से समस्त विचारों और शब्द और अर्थ की 
भावनाओं को छोड़कर जो मौन (समनस्क इन्द्रियों का संयम), आसन (आन्तरिक स्थिति) तथा 
शान्तभाव (बाहरी भावों को विस्मृति) होती है, वही दूसरा श्रेष्ठ असंसर्ग? कहा जाता हे । पहली 
भूमिका तो अन्तःकरण को संतोष और आनन्द देने वाली होती है। वह भूमि में अमृत के छोटे अंकुर 
के फूटने जैसी होती है । उसके प्रस्फुटित होते ही शेष भूमिकाओं के लिए चित्त तैयार हो जाता है । 
इसके बाद (तुरन्त ही) दूसरी और तीसरी भूमिकाएँ आती हैं । 


श्रेष्ठा सर्वगता ह्येषा तृतीया भूमिकाऽत्र हि। 

भवति प्रोज्झिताशेषसंकल्पकलनः पुमान्‌ ॥2 9॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासादज्ञाने क्षयमागते । 

समं सर्वत्र पश्यन्ति चतुर्थी भूमिकां गताः ॥30॥ 
अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते च प्रशमं गते । 

पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं चतुर्थी भूमिकां गताः ॥31॥ 


इनमें तीसरी भूमिका श्रेष्ठ और सबसे आगे मानी गई है, क्योंकि इसमें रहने वाला साधक अपनी 

समग्र संकल्पो की वृत्तियों को छोड़ देता हे । और जब इन तीन भूमिकाओं के अभ्यास करने से अज्ञान 
क्षीण हो जाता है, तब चौथी भूमिका में पहुँचे हुए मनुष्य सर्वत्र समभाव से देखते हैं । इस चौथी भूमिका 
में पहुँचे हुए साधक लोग अद्वैत भावना के स्थिर हो जाने पर इस समग्र लोक को स्वप्न की तरह ही 
देखते हैं । 

भूषिक्रात्रितयं जाग्रच्चतुर्थी स्वप्न उच्यते । 

चित्तं तु शरदभ्रांशविलयं प्रविलीयते ॥३2॥ 

सत्त्वाऽवशेष एवास्ते पञ्चमीं भूमिकां गत: । 

जगाद्विकल्पो नोदेति चित्तस्यात्र विलापनात्‌ ॥३३॥ 


द्वितीय: खण्ड:] अक्ष्युपनिषत्‌ (74) 251 
पञ्चमीं भूमिकामेत्य सुषुप्तपदनामिकाम्‌ । 
शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठत्यद्वैतमात्रकः ॥34॥ 
गलितद्वैतनिर्भासो मुदितोऽन्तःप्रबोधवान्‌ । 
सुषुप्तघन एवास्ते पञ्चमी भूमिकां गतः ॥35॥ 

क भूमिकाओं मे पहली तीन अवस्थाएँ जाग्रत्रूप हैं और चौथी भूमिका स्वप्नरूप कही गई है । 
साधक जब पाँचवी भूमिका में पहुँचता है, तो उस अवस्था में चित्त शरद्‌ ऋतु के बादलों के अंशों की 
तरह विलीन हो जाता है और तब केवल सत्त्व का अंशमात्र ही शेष रह जाता है । इस अवस्था में चित्त 
का विलय ही हो जाता है इसलिए जगत्‌ सम्बन्धी कोई विकल्प रहता ही नहीं है । इस पंचमी भूमिका 
में साधक के सभी विशेषों की शान्ति (शमन) हो जाती है और वह केवल अद्वैतमात्र के रूप में ही 
अवस्थित रहता है, यह भूमिका सुषुप्तिरूप है । इसमें पहुँचे हुए साधक का द्वैत का निर्भास गलित हो 
जाता है (द्वैतदर्शन ही समाप्त हो जाता हे) । भीतर में ज्ञान होता हे और वह अपने अंतस्‌ में ही मुदित 
एवं घन (गाढ) सुषुप्ति में रहता है । 

अन्तर्मुखतया तिष्ठन्‌ बहिर्वृत्तिपरोडपि सन्‌ । 
परिश्रान्ततया नित्यं निद्रालुरिव लक्ष्यते ॥36॥ 
कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूमिकायां विवासनः । 

षष्ठीं तुर्याभिधामन्यां क्रमात्‌ पतति भूमिकाम्‌ ॥37॥ 
यत्र नासन्न सद्रूपो नाहं नाप्यनहंकृतिः । 

केवलं क्षीणमनन आस्तेऽह्वैतेऽतिनिर्भयः ॥38॥ 
निर्ग्रन्थिः शान्तसंदेहो जीवन्मुक्तो विभावनः । 
अनिर्वाणोऽपि निर्वाणश्चित्रदीप इव स्थितः ॥39॥ 
षष्ठ्यां भूमावसौ स्थित्वा सप्तमीं भूमिमाप्नुयात्‌। 
विदेह मुक्तताऽत्रोक्ता सप्तमी योगभूमिका ॥40॥ 

वह बाह्य व्यवहारों को करते हुए भी अन्तर्मुख ही रहता है । वह सभी समय थका हुआ-सा तथा 
तंद्रिल अवस्था में रहा हो, ऐसा ही दिखाई पड़ता है । वासनारहित होकर इस भूमिका का अभ्यास 
करते-करते वह छठी तुर्या नाम की भूमिका में क्रमशः पहुँच जाता है डा इस अवस्था में सत्‌ नही होता, 
असत्‌ भी नहीं होता, अहंभाव नहीं होता, अहंभाव का अभाव भी नहीं होता । मननवृत्ति भी नहीं होती । 
वह केवल-अद्वैत में ही अतिनिर्भीक होकर रहता है । वह ग्रन्थिरहित हो जाता है, उसके सारे संदेह मिट 
गए होते हैं, वह जीवन्मुक्त होता है, उसमें कोई भी भावना नहीं होती । चित्र में आलिखित दीपक की 
भाँति वह निर्वाण को प्राप्त न होने पर भी निर्वाण को प्राप्त हुआ हो जाता है। इस प्रकार की छटी 
भूमिका में रहकर साधक फिर सप्तमी भूमिका में पहुँच जाता है । यह सातवीं भूमिका विदेहमुक्त की 
स्थिति होती है । 

अगम्या वचसां शान्ता सा सीमा सर्वभूमिषु । 
लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम्‌ ॥41॥ 
शास्त्रानुंवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनय कुरु । 
ओंकारमात्रमखिलं विश्रप्राज्ञादिलक्षणम्‌ ॥42॥ 
बाच्यवाचकताऽ भेदात्‌ भेदेनानुपलब्धितः । 
अकारमात्रं विश्वः स्याठुकारस्तैजसः स्मृतः ॥4 3॥ 


252 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


प्राज्ञो मकार इत्येवं परिपश्येत्‌ क्रमेण तु । 
समाधिकालात्‌ प्रागेव विचिन्त्यातिप्रयत्नतः ॥44॥ 


सभी भूमिकाओं में यह सातवीं भूमिका वाणी से अवर्णनीय है, वह शान्तावस्था है। सभी 

भूमिकाओं की यह सीमा है । तुम लोकाचार, देहाचार, शास्राचार--इन सबको छोड़कर अपने सारे 
अध्यास को दूर ही कर दो । विश्व, तैजस और प्राज्ञ के रूप में यह सारा जगत्‌ ओंकारमय ही है । वाच्य 
पदार्थ और वाचक शब्द में अभेद ही रहता है । और भेद होने पर उसकी कोई उपलब्धि नहीं होती । 
इस ओंकार का स्वरूप इस प्रकार है-इसमें स्थित 'अकार' विश्व है, 'उकार' तैजस है तथा 'मकार' 
प्राज्ञ है, ऐसा क्रम से देखना चाहिए। समाधिकाल से पहले ही इस प्रकार बहुत प्रयत्नपूर्वकं 
मननचिन्तन करना चाहिए । (और उसके बाद--) 

स्थूलसूक्ष्मक्रमात्‌ सर्वं चिदात्मनि विलापयेत्‌ । 

चिदात्मानं नित्यशुद्धबुद्धमुक्तसदद्वयः ॥45॥ 

परमानन्दसन्दोहो वासुदेवोऽहमोमिति । 

आदिमध्यावसानेषु दुःखं सर्वमिदं यतः ॥46॥ 

तस्मात्‌ सर्व परित्यज्य तत्त्वनिष्ठो भवानघ । 

अविद्यातिमिरातीतं सर्वाभासविवर्जितम्‌ ॥47॥ 

आनन्दममलं शुद्धं मनोवाचामगोचरम्‌ । 

प्रज्ञानघनमानन्दं ब्रह्मास्मीति विभावयेत्‌ ॥48॥। इत्युपनिषत्‌ । 


इति द्वितीयः खण्डः । 
इत्यक्ष्युपनिषत्समाप्ता । 


+ 


स्थूल और सूक्ष्म--सबको क्रमशः चिदात्मा में विलीन कर देना चाहिए । चिदात्मा के निजी 
स्वरूप को स्वीकार करते हुए ऐसा दृढ़ विश्वास करना चाहिए कि मैं शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त, सत्‌ और 
अद्वैतरूप ही हुँ । मैं वासुदेव तथा परमात्म सन्दोहरूप ओंकार ही हूँ | क्योंकि यह प्रपंच तो आदि, मध्य 
और अन्त में केवल दुःख ही देने वाला है । इसलिए हे निष्पाप, तुम सबको छोड़कर तत्त्वनिष्ठ ही हो 
जाओ | तुम ऐसी ही भावना करो कि-- मैं आज्ञानान्धकार से परे हुँ, मैं सभी प्रकार के आभासों से 
रहित हूँ, में आनन्दरूप, शुद्ध, निर्मल, मन-वाणी से अगम्य, प्रज्ञानघन आनन्दरूप ब्रह्म ही हूँ”, यही 
उपनिषद्‌ है । 

यहाँ द्वितीय खण्ड पूरा हुआ । 
इस प्रकार अक्ष्युपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
छ” 


शान्तिपाठः 


"४, सह नाववतु । सह नौ--मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र्र 


(75) अध्यात्मोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 

यह उपनिषत्‌ शुक्लयजुर्वेद कौ परंपरा की है। इसमें आत्मसाक्षात्कार का विषय 
प्रतिपादित है । आत्मतत्त्व के सर्वव्यापक होने पर भी सभी प्राणी उसे नहीं जानते । इसे जानने 
के लिए महावाक्यों के द्वारा इसमें निर्देशित किया गया है । शारीरिक विकारों से ऊपर उठकर 
आत्मसाधना में रत रहने का इसमें निर्देश दिया गया है । तीनों अवस्थाओं से ऊपर उठकर 
निर्विकल्प समाधि के द्वारा परमतत्त्व को पहचान लेने की तथा उस तत्त्व में एकरस हो जाने की 
बात इसमें कही गई है | इस निर्विकल्प समाधि की दशा को 'धर्ममेघ” कहकर उसी में सभी 
वृत्तियों को लीन करके मुक्ति अवस्था को प्राप्त करने के लिए सूचना दी गई है । जीवनमुक्त की 
दशा को समझाते हुए कहा गया है कि इस अवस्था मे प्रारब्ध कर्मों का क्षय हो जाता है और 
साथ में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्विकल्प समाधि प्राप्त करने के पहले प्रारब्ध कर्मो 
का फल अवश्य ही भोगना पडता है। ये प्रारब्ध कर्म केवल इच्द्रियाभिमानियों को ही 
बन्धनकारी होते हँ । गुरु और शाख्रों का अनुसरण करते हुए शिष्य की जब ऐसी उच्चतम 
अवस्था होती है, तब उसकी क्या फलश्रुति होती है, यह बताते हुए इस उपनिषत्‌ की शिष्य- 
परंपरा भी अन्त में बताई है । 

रछ 


शान्तिपाठः 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं....... पूर्णमेवावशिष्यते । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (पैगलोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है। 
अन्तःशरीरे निहितो गुहायामज एको नित्यमस्य पृथिवी शरीरं यः 
पृथिवीमन्तरे सञ्चरन्‌ यं पृथिवी न वेद्‌। यस्यापःशरीरं योऽपोऽन्तरे 
सञ्चरन्‌ यमापो न विदुः । यस्य तेजः शरीरं यस्तेजोऽन्तरे सञ्चरन्‌ यं तेजो 
न वेद । यस्य वायुः शरीरं यो वायुमन्तरे सञ्चरन्‌ यं वायुर्न वेद । 
यस्याकाशः शरीरं य आकाशमन्तरे सञ्चरन्‌ यमाकाशो न वेद। यस्य 
मनः शरीरं यो मनोऽन्तरे सञ्चरन्‌ यं मनो न वेद । बुद्धिः शरीरं यो 
बुद्धिमन्तरे सञ्चरन्‌ यं बुद्धिर्न वेद । यस्याहङ्कारः शरीरं योऽहङ्कारमन्तरे न 
सञ्चरन्‌ यमहङ्कारो न वेद । यस्य चित्तं शरीरं यश्चित्तमन्तरे सञ्चरन्‌ यं 
चित्तं न वेद । यस्याव्यक्त शरीरं योऽव्यक्तमन्तरे सञ्चरन्‌ यमव्यक्तं न 
वेद । यस्याक्षरं शरीरं योऽक्षरमन्तरे सञ्चरन्‌ यमक्षरं न बेद । यस्य मृत्युः 
शरीरं यो मृत्युमन्तरे सञ्चरन्‌ यं मृत्युर्न वेद । स एष सर्वभूतान्तरात्मा- 
ऽपहतपाप्मा दिव्यो देव एको नारायणः ॥ 


9 


254 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अहँ ममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि । 
अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा ब्रह्मनिष्ठया ॥1॥ 


शरीर के भीतर, हृदयरूपी गुफा में एक अजन्मा नित्य तत्त्व निवास करता है । पृथ्वी जिसका 
शरीर है, जो पृथ्वी के भीतर रहकर संचरण करता रहता है, पर पृथ्वी उसे जानती नहीं है । जल जिसका 
शरीर है, जो जल के भीतर संचार करता है, पर जल उसे नहीं जानता । तेज जिसका शरीर है, तेज 
के भीतर जो संचरण करता है पर तेज उसे नहीं जानता | वायु जिसका शरीर है, जो वायु के भीतर ' 
संचरण करता है पर वायु उसे नहीं जानता । आकाश जिसका शरीर है, जो आकाश के भीतर संचार 
करता रहता है, फिर भी आकाश उसे नहीं जानता । मन जिसका शरीर है, जो मन के भीतर संचरण 
करता है, पर मन उसे नहीं जानता । बुद्धि उसका शरीर है, जो बुद्धि के भीतर संचरण करता हे, पर 
बुद्धि उसे नहीं जानती । अहंकार जिसका शरीर है, जो अहंकार के भीतर संचरण करता है, पर अहंकार 
उसे नहीं जानता । चित्त जिसका शरीर है, जो चित्त के भीतर संचरण करता है, परन्तु चित्त उसे नहीं 
जानता । अव्यक्त जिसका शरीर है, जो अव्यक्त के भीतर संचरण करता है, परन्तु अव्यक्त उसे नहीं 
जानता । अक्षर जिसका शरीर है, जो अक्षर के भीतर संचरण करता है, पर अक्षर उसे नहीं जानता । 
मृत्यु जिसका शारीर है, जो मृत्यु के भीतर संचरण करता है, पर मृत्यु उसे नहीं जानता । वह जो 
सर्वभूतों का अन्तरात्मा है, जो पापां को नष्ट करने वाला है, वह दिव्य देव एक नारायण ही है। में 
और मेरा'--इस प्रकार का भाव जो देह, इन्द्रियादि अनात्म वस्तुओं में होता है, यह तो एक अध्यास 
है (भ्रम ही है) | विद्वान्‌ को चाहिए कि वह इसे अपनी ब्रह्मदृष्टि के द्वारा दूर ही कर दे । 


ज्ञात्वा स्व॑ प्रत्यगात्मानं बुद्धितदवृत्तिसाक्षिणम्‌ । 
सोऽहमित्येव तदवृत्त्या स्वान्यत्रात्ममतिं त्यजेत्‌ ॥2॥ 


बुद्धि और बुद्धि की वृत्तियों के साक्षीरूप अपने प्रत्यक्‌ (भीतर रहे हुए) आत्मतत्त्व को जानकर, 
“मैं बही हूँ” इस प्रकार की तादात्म्य वृत्ति के द्वारा अपने आत्मा से अलग होने वाली बुद्धि को छोड़ ही 
देना चाहिए । 
लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा त्यक्त्वा देहानुवर्तनम्‌। 
शास्त्रानुवर्तनं त्यक्त्वा स्वाध्यासापनयं कुरु ॥3॥ 


लौकिक आचारों को, शारीरिक आचारों को तथा शास्त्रविहित आचारों (कर्मो) को छोड़कर के 

अपने अध्यास (भ्रम) को दूर ही कर दो । (आत्मज्ञान नहीं होने तक ही सब व्यवहार हैं, साधना के 
बल से ये व्यवहार क्रमशः छूटते जाते हैं) । 

स्वात्मन्येव सदा स्थित्या मनो नश्यति योगिनः । 

युक्त्या श्रुत्या स्वानुभूत्या ज्ञात्वा सार्वात्म्यमात्मना ॥4॥ 

निद्राया लोकवार्तायाः शब्दादेरात्मविस्मृतेः । 

क्कचिन्नावसरं दत्त्वा चिन्तयात्मानमात्मनि ॥5॥ 

मातापित्रोर्मलोद्भूतं मलमांसमयं वपुः । १ 

त्यक्त्वा चण्डालवददूरं ब्रह्मीभूय कृती भव ॥6॥ 

घटाकाशं महाकाश इवात्मानं परात्मनि । 

विलाप्याखण्डभावेन तूष्णीं भव सदा मुने ॥7॥ 


` अपने आत्मा में ही सदा स्थिर हो जाने से योगी का मन नष्ट हो जाता है | वह योगी श्रुति द्वारा 
युक्तियों (तकां) के द्वारा और अपनी अनुभूतियों के द्वारा अपने आप ही आत्मा की सर्वात्मता को जान 


अध्यात्मोपनिषत्‌ (75) 255 


लेता है । तुम अपने जीवन में निद्रा को, लोकवार्ता (किंवदन्तियों) को, शब्दादि को और आत्मविस्मृति 
को कभी भी अवसर न दो और अपने आत्मा के द्वारा आत्मा में ही चिन्तन किया करो | यह शरीर 
माता-पिता के मल से ही उत्पन्न हुआ है | इसे चण्डाल का-सा समझ कर दूर फेंक दो और ब्रह्मरूप 
होकर धन्य-धन्य हो जाओ | जिस प्रकार घटाकाश महाकाश में विलीन हो जाता है, उसी प्रकार तुम 
अपने आत्मा को परमात्मा में विलीन करके अखण्ड भाव से हे मुनि मौन ही रहो। 


स्वप्रकाशमधिष्ठानं स्वयंभूय सदात्मना । 

ब्रह्माण्डमपि पिण्डाण्डं त्यज्यतां मलभाण्डवत्‌ ॥8॥ 

चिदात्मनि सदानन्दे देहरूढामहंधियम्‌। 

निवेश्य लिङ्गमुत्सृज्य केवलो भव सर्वदा ॥9॥ 

यत्रैष जगदाभासो दर्पणान्तःपुरं यथा । 

तद्‌ब्रह्माहमिति ज्ञात्वा कृतकृत्यो भवानघ ॥1 0॥ 

अहङ्कारग्रहान्मुक्तः स्वरूपमुपपद्यते । 

चन्द्रवद्विमलः पूर्णः सदानन्दः स्वयंप्रभः ॥11॥ 

अपने सत्‌ स्वरूप आत्मा के द्वारा तुम स्वप्रकाशरूप, सर्वाधिष्ठान रूप ब्रह्म स्वयं ही बनकर इस 

सारे ब्रह्माण्ड के पिण्डरूपी अण्डे को भी विष्टा के घड़े. की तरह छोड़ ही दो । अपने देह पर सवार हुई 
अहंभाव की वृत्ति को तुम सदानन्दस्वरूप ऐसे उस चिदानन्द में प्रवेश कराकर और किसी भी चिह्न को 
छोड़कर हमेशा केवल एकमात्र ही बने रहो जहाँ जगत्‌ का यह आभास दिखाई पड़ता है, वह तो 
अन्तःपुर के दर्पण की तरह ही है (अर्थात्‌ अन्तःकरण का ही प्रतिबिम्ब है) । इस सबको “यह केवल 
ब्रह्म ही है” ऐसा मानकर तुम कृतकृत्य हो जाओ | जो मनुष्य अहंकार के ग्रह से मुक्त होता है, वह 
अपने निजी स्वरूप को प्राप्त हो जाता है । वह चन्द्र की तरह विमल, पूर्ण, सदानन्दमय और स्वयं- 
प्रकाश होता है। 


क्रियानाशाद्भवेच्चिन्तानाशोऽस्माद्वासनाक्षयः । 

वासनाप्रक्षयो मोक्षः सा जीवन्मुत्तिरिष्यते ॥1 2॥ 

सर्वत्र सर्वतः | 

सद्धावभावनादार्ढ्याद्वासनालयमश्नुते ॥1 3॥ 

प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायां न कर्तव्यः कदाचन । 

प्रमादो मृत्युरित्याहुर्विद्यायां ब्रह्मवादिनः ॥14॥ 

यथाऽपकृष्टं शैवालं क्षणमात्रं न तिष्ठति । 

आवृणोति तथा माया प्राज्ञं वाऽपि पराङ्मुखम्‌ ॥1 5॥ 

क्रिया (कर्मो) के नाश से चिन्ताओं का नाश हो जाता है और चिन्ताओं के नाश से वासनाओं 

का क्षय हो जाता है। और जो मोक्ष है वह वासनाओं का प्रकृष्ट (निःशेष) क्षयरूप ही है। वही 
जीवन्मुक्ति भी कही जाती है । सभी स्थानों में चारों ओर जो सर्वव्यापक ब्रह्मतत्त्व को ही देखता है, वह 
सत्‌ रूप की भावना का दृढीकरण करने से वासनाओं के क्षय को उत्पन्न करता है । इस ब्रह्मनिष्ठा में 
कभी भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । ब्रहमवादियों ने ब्रह्मनिष्ठा में प्रमाद करने को मृत्यु कहा है । जिस 
प्रकार खींचा गया शैवाल एक क्षणमात्र भी टिकता नहीं है, उसी प्रकार बुद्धिमान मनुष्य यदि ब्रह्मनिष्ठा 
से थोड़ा भी हट जाता है, तो माया उसे तुरन्त ही आवृत कर देती है। 


256 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जीवतो यस्य कैवल्यं विदेहोऽपि स केवलः । 
समाधिनिष्ठतामेत्य निर्विकल्पो भवानघ ॥16॥ 
अज्ञानहृदयग्रन्थेर्निःशेषविलयस्तदा । 
समाधिनाऽविकल्पेन यदाऽद्वैतात्मदर्शनम्‌ ॥1 7॥ 
अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन्नहमादिषु सन्त्यजन्‌ । 
उदासीनतया तेषु तिष्ठेद्घटपटादिवत्‌ ॥1 81 
ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्तं मृषामात्रा उपाधयः । 

ततः पूर्ण स्वमात्मानं पश्येदेकात्मना स्थितम्‌ ॥1 9॥ 


जीवित अवस्था में ही जिसको कैवल्य प्राप्त हो गया है, वह देहान्त के बाद भी मुक्त ही है। 
इसलिए हे अनघ ! तुम समाधिनिष्ठता को प्राप्त करके निर्विकल्प ही हो जाओ । ऐसा होने पर तुम्हारे 
अज्ञान के द्वारा हृदय में जो ग्रन्थि थी, उसका विलय हो जाएगा । जब निर्विकल्प समाधि के द्वारा तुम्हे 
अद्वैत का आत्मदर्शन होगा, तब ऐसा होगा । इसी में आत्मा को दृढीभूत करके, अहमादि का परित्याग 
करके उनमें घट-पट आदि की तरह उदासीनता की ही भावना रखो । ब्रह्म से लेकर स्थाणुपर्यन्त सब 
केवल वृथा ही हैं, वे उपाधिमात्र ही हैं इसलिए अपने आत्मा द्वारा अपने ही पूर्ण आत्मा को अवस्थित 
जान लेना (देख लेना) चाहिए । 


स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णुः स्वयमिन्द्रः स्वयं शिवः । 

स्वयं विश्वमिदं सर्व स्वस्मादन्यन्न किञ्चन ॥20॥ 
स्वात्मन्यारोपिताशेषाभासवस्तुनिरासतः । 

स्वयमेव परं ब्रह्म पूर्णमद्ठयमक्रियम्‌ ॥21॥ 
असत्कल्पो विकल्पोऽयं विश्वमित्येकवस्तुनि । 
निर्विकारे निराकारे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥22॥ 
द्रष्टदर्शनदृश्यादिभावशून्ये निरामये । 

'कल्यार्णव इवात्यन्तं परिपूर्णे चिदात्मनि ॥23॥ 
तेजसीव तमो यत्र विलीनं भ्रान्तिकारणम्‌। 

अद्वितीये परे तत्त्वे निर्विशेषे भिदा कुतः ॥24॥ 


यह आत्मा ही स्वयं ब्रह्मा है, यही स्वयं विष्णु है, यही स्वयं इन्द्र है और शिव है । सारा विश्व भी 

यही आत्मा है । इससे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं । इस आत्मा में आरोपित किए गए सभी पदार्थों के 
निरास कर देने से अद्वितीय पूर्ण, स्वयं ब्रह्म ही निष्क्रिय (शान्त) रूप से अवशिष्ट रहेगा । यह जो विश्व 
दीखता है, वह तो एक असत्‌ के समान विकल्प (भेद) ही है, एक ही ब्रह्म में बह आरोपित भेद है, शेष 
तो निराकार, निर्विशेष और HU में भेद भला कैसे हो सकता है ? द्रष्टा, दृश्य और दर्शन के 
भाव से शून्य और निष्कलंक, कल्पसरोवर की तरह अत्यन्त परिपूर्ण चिदात्मा, जिसमें जैसे तेज में 
अन्धकार विलीन हो जाता है वैसे ही सब कुछ विलीज़ हो जाता है, जो भ्रम (विश्वश्रम) का कारण 
(अधिष्ठान और उपादान) है, ऐसे अद्वितीय, निर्विशेष-परमतत्त्व में भेद कैसे हो सकता है ? 

एकात्मके परे तत्त्वे भेदकर्ता कथं वसेत्‌ । 

सुषुप्तौ सुखमात्रायां भेदः केनाऽवलोकितः ॥25॥ 

चित्तमूलो विकल्पोऽयं चित्ताभावे न कश्चन । 

अतश्चित्तं समाधेहि प्रत्यग्रूपे परात्मनि ॥26॥ 


अध्यात्मोपनिषत्‌ (75) क 


अखण्डानन्दमात्मानं विज्ञाय स्वस्वरूपतः । 
बहिरन्तः सदानन्दरसास्वादनमात्मनि ॥27॥ 
वैराग्यस्य फलं बोधो बोधस्योपरतिः फलम्‌ । 
स्वानन्दानुभवाच्छान्तिरेषैबोपरतेः फलम्‌ ॥28॥ 


एकात्मक परमतत्त्व में भेदकर्ता भला कैसे रह सकता है ? केवल सुखमात्रमय सुषुप्ति में किसी 

ने भेद को देखा है क्या ? इस सब भेदभाव का मूल तो चित्त ही है चित्त के अभाव में कोई भेदभाव 
नहीं होता । इसलिए चित्त को प्रत्यक्‌ रूप परमात्मा में स्थिर कर दो | अखण्डानन्दरूप परम आत्मा को 
अपने ही स्वरूप में पहचानकर, बाहर और भीतर सदा आनन्द रस का आस्वादन भी आत्मा में ही 
करो । वैराग्य का फल ज्ञान है, ज्ञान का फल उपरति है, और उपरति का फल आत्मानुभव से 
(आत्मानुभव के आनंद से) प्राप्त होने वाली शान्ति है । 

यद्युत्तरोत्तराभावे पूर्वपूर्वं तु निष्फलम्‌ । 

निवृत्तिः परमा तृप्तिरानन्दोऽनुपमः स्वतः ॥29॥ 

मायोपाधिर्जगद्योनिः सर्वज्ञत्वादिलक्षणः । 

पारोक्ष्यशबलः सत्याद्यात्मकस्तत्पदाभिधः ॥30॥ 

आलम्बनतया भाति योऽस्मत्प्रत्ययशब्दयोः । 

अन्तःकरणसम्भिन्नबोधः स त्वम्पदाभिधः ॥३1॥ 

मायाऽविद्ये विहायैव उपाधी परजीवयोः । 

अखण्डं सच्चिदानन्दं परं ब्रह्म विलक्ष्यते ॥32॥ 

उत्तरोत्तर वस्तुओं के अभाव में अर्थात्‌ उत्तर की वस्तु अपने से पूर्व की वस्तु को निष्फल कर 

देती है अथवा उत्तर वस्तु के आ जाने से पहली वस्तु का कोई मूल्य नहीं रहता । इसलिए निवृत्ति ही 
परम परितोष है, परम आनन्द है और वह स्वयंभू और अनुपम है । मायोपाधिक चैतन्य ही जगत्‌ का 
कारण है और वह सर्वज्ञत्व आदि लक्षणों से युक्त हे । वह परोक्षता से शबलित है और वह सत्य आदि 
स्वरूप वाला है । वही 'तत्त्वमसि' महावाक्य के 'तत्‌' पद का वाचक हे | जो अस्मत्‌ (में) शब्द और 
अर्थ के आलम्बनरूप में अन्तःकरण से भिन्न रूप में मालूम पड़ता है, वह उसी महावाक्य के त्वि' पद 
का वाचक है | परमतत्त्व की माया की तथा जीव को अविद्या को उपाधियों को छोड़कर ही अखण्ड 
पखह्म की लक्षणा की जाती है। 


इत्थं वाक्यैस्तदर्थानुसन्धानं श्रवणं भवेत्‌ । 
युक्त्या सम्भावितत्वानुसन्धान मननं तु तत्‌ ॥33॥ 
ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽर्थे चेतसः स्थापितस्य तत्‌ । 


एकतानत्वमेतद्धि निदिध्यासनमुच्यते ॥34॥ 


ध्यातृध्याने परित्यज्य क्रमाद्ध्ेयैकगोचरम्‌। 
निवातदीपवच्चित्तं समाधिरभिधीयते ॥35॥ 


वृत्तयस्तु तदानीमप्यञ्ञाता आत्मगोचराः । 
स्मरणादनुमीयन्ते व्युत्थितस्य समुत्थिताः ॥36॥ कल | के 
इस प्रकार वाक्यों से ऐसा अनुसन्धान करना 'त्रवण” कहलाता है र (तर्को) व 
संभाविता प “मनन! कहलाता है । उन दोनों से निश्चित किए गए अर्थ पर 
अर्थ की संभाविता का अनुसन्धान करना मनन १९९ क य 
चित्त को स्थापित करके एकतानता (एकाग्रता) करना निदि हलाता है । ध्याता और ध्यान का 


17 3०० 


258 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


विचार छोड़कर धीरे-धीरे चित्त वायुहीन प्रदेश में रखे गए दीपक को तरह केवल ध्येयमात्र को जब 
गोचर (विषय) करता हो, तब उसे समाधि कहा जाता है । वृत्तियाँ तो तब भी होती हैं, पर वे अज्ञात 
होती है और आत्मविषयक होती हैं । वे वृत्तियाँ अनुमान से जानी जाती हँ क्योंकि समाधि से उठे हुए 
योगी को उनका स्मरण तो होता है । (स्मरणरूपी हेतु से वृत्तियों का अनुमान होता है ।) 


अनादाविह संसारे संचिताः कर्मकोटयः । 

अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो$भिवर्धते ॥37॥ 

धर्ममेघमिमं प्राहुः समाधिं योगवित्तमाः । 

वर्षत्येष यथा धर्मामृतधाराः सहस्त्रशः ॥3 8॥ 

अमुना वासनाजाले निःशेषं प्रविलापिते । 

समूलोन्मूलिते पुण्यपापाख्ये कर्मसञ्चये ॥39॥ 

वाक्यमप्रतिबद्धं सत्‌ प्राक्‌ परोक्षावभासते । 

करामलकवद्बोधमपरोक्षं प्रसूयते ॥40॥ 

इस समाधि के द्वारा इस अनादि संसार में एकत्र हुई कर्म कोटियाँ विलीन हो जाती हैं और शुद्ध 

धर्म की वृद्धि होती है । योग को अच्छी तरह जानने वालों ने इस समाधि को (धर्ममेघ' नाम दिया है । 
क्योंकि यह समाधि हजारों धर्मामृत की धाराएँ बरसाती है । जब इसके द्वारा वासनाओं का जाल पूर्णरूप 
से विलुप्त किया जाता है, और जब पुण्य और पापरूप कर्मो का संचय मूलसहित उखाड़ दिया जाता 
* हे, तब पहले तत्त्वमस्यादि वाक्यों के द्वारा परोक्ष रूप से अवभासित तत्त्व में वाक्य प्रतिबद्ध (आवरण) 
रहित हो जाता है और हाथ में आँवले के फल की भाँति अपरोक्ष बोध उत्पन्न कर देता है । 


वासनाऽनुदयो भोग्ये वैराग्यस्य तदाऽवधिः । 
अहंभावोदयाभावो बोधस्य परमावधिः ॥41॥ 
'लीनवृत्तेरनुत्पत्तिर्मर्यादोपरतेस्तु सा । 

स्थितप्रज्ञो यतिरयं यः सदानन्दमश्नुते ॥42॥ 
ब्रह्मण्येव विलीनात्मा निर्विकारो विनिष्क्रियः । 
ब्रह्मात्मनोः शोधितयोरेकभावावगाहिनी ॥431 
निर्विकल्पा च चिन्मात्रा वृत्तिः प्रज्ञेति कथ्यते । 

सा सर्वदा भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥44॥ 


वासनाओं का उदय ही न होना, यह वैराग्य की सीमा है और अहंभाव का उदय न होना, यह 
ज्ञान की चरम सीमा है । लीन हुई वृत्तियों का फिर से उदय न होना ही उपरति की सीमा है । इस तरह 
स्थितप्रज्ञ मुनि सदा आनन्द को भोगता है । उसका आत्मा ब्रह्म में ही विलीन हो गया है, वह निर्विकारी 
और विनिष्क्रिय हो जाता है । ब्रह्म और आत्मा के एकत्व के अनुसन्धान में लीन हुई वृत्ति जब किसी 
विकल्प से रहित और केवल चैतन्यरूप ही बन जाती है तब उसे 'प्रज्ञा कहा जाता है । जिसमें यह 
प्रज्ञा सदा विद्यमान रहती है वह जीवन्मुक्त कहलाता है । 


देहेन्द्रियेष्वहं भाव इद॑भावस्तदन्यके । 

यस्य नो भवतः क्वापि स जीवन्मुक्त इष्यते ॥45॥ 
न प्रत्यरब्रह्मणोर्भेदं कदाऽपि ब्रह्मसर्गयोः । 

प्रज्ञया यो विजानाति स जीवन्मुक्त इष्यते ॥46॥ 


अध्यात्मोपनिषत्‌ (75). 259 


साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्‌ पीड्यमाने5पि दुर्जनैः । 
समभावो भवेद्यस्य स जीवन्मुक्त इष्यते ॥47॥ 
विज्ञातब्रह्मतत्त्वस्य यथापूर्व न संसृतिः । 

अस्ति चेन्न स विज्ञातब्रह्मभावो बहिर्मुखः ॥48॥ 


देह इन्दरियादि में जिसको अहंभाव नहीं होता और उनसे अतिरिक्त पदार्थों में जिसको 'इदंभाव' 

(परभाव) कहीं भी नहीं होता, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । एक ही ब्रह्म से उत्पन्न हुए प्रत्यगात्मा और 
ब्रह्म--इन दोनों के बीच जो अपनी प्रज्ञा के द्वारा कभी भी भेद नहीं मानता, वह जीवन्मुक्त कहलाता 
है । जो मनुष्य साधुओं के द्वारा पूजित होने पर अथवा दुर्जनों के द्वारा पीडित किए जाने पर भी दोनों 
में एक समान भाव ही रखता हो, वह जीवन्मुक्त कहलाता है । जिसने ब्रह्मतत्त्व को जान लिया है, उसके 
लिए यह सृष्टि पहले जैसी नहीं होती | यदि संसार उसे पहले की भाँति ही मालूम होता हो, तो वह 
ब्रह्मतत्त्व का विज्ञाता नहीं है, अपितु केवल बहिर्मुख हे--ऐसा समझना चाहिए। 

सुखाद्यनुभवो यावत्‌ तावत्‌ प्रारब्धमिष्यते । 

फलोदयः क्रियापूर्वो निष्क्रियो न हि कुत्रचित्‌ ॥4 9॥ 

अहं ब्रह्मेति विज्ञानात्‌ कल्पकोटिशतार्जितम्‌। 

सञ्चितं विलयं याति प्रबोधात्‌ स्वप्नकर्मवत्‌ ॥50॥ 

स्वमसङ्गमुदासीनं परिज्ञाय नभो यथा । 

न श्लिष्यते यतिः किञ्जित्‌ कदाचिद्भाविकर्मभिः ॥51॥ 

न नभो घटयोगेन सुरागन्धेन लिप्यते । 

तथाऽऽत्मोपाधियोगेन तद्धमैंनैव लिप्यते ॥52॥ 


सुखादि का जो अनुभव होता है, वह किसी प्रारब्ध कर्म का ही फल है, ऐसा मानना चाहिए, 

क्योंकि जो फल का उदय होता है, उसके पहले कोई न कोई कर्म अवश्य ही होता है, बिना कर्म किए 
तो कोई फल उत्पन्न ही नहीं होता । मैं ब्रह्म हूँ'--इस ज्ञान से करोड़ों कल्पो से संचित किया गया कर्म- 
समूह विलीन हो जाता है । जैसे जागने पर स्वप्न विलीन हो जाता है, वैसे ही ब्रह्मबोध होने पर ऐसा 
कर्मनाश (संचितकर्मनाश) हो जाता है । अपने आपको असंग और उदासीन जानकर योगी आकाश की 
तरह भावी कर्मो के साथ कदापि थोड़ा-सा भी लिप्त नहीं होता। आकाश घड़े के संयोग होने पर घड़े 
में रही हुई मदिरा से थोड़ा भी लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार आत्मा भी उपाधि के योग से उपाधि के 
धर्मवाला नहीं हो जाता । उपाधि के धर्म से लिप्त नहीं होता | 

ज्ञानोदयात्‌ पुराऽऽरब्धं कर्म ज्ञानान्न नश्यति । 

अदत्त्वा स्वफलं ॥53॥ 

व्याघ्रबुद्धया विनिर्मुक्तो बाणः पश्चातु गोमतौ । 

न तिष्ठति भिनत्त्येव लक्ष्यं वेगेन निर्भरम्‌ ॥54॥ 

अजरोऽस्म्यमरोऽस्मीति य आत्मानं प्रपद्यते । 

तदात्मना तिष्ठतोऽस्य कुतः प्रारब्धकल्पना ॥55॥ 

प्रारब्धं सिध्यति तदा यदा देहात्मना स्थितिः । 

देहात्मभावो नैवेष्टः प्रारब्धं त्यज्यतामतः ॥56॥ 
आ कर्म ज्ञान से नष्ट नहीं किया जा सकता । वह अपने 


से पहले आरंभ किया हु a 
फल 1. नहीं हो सकता । वह जैसे लक्ष्य को उद्दिष्ट करके बाण फेंका गया हो, ऐसा 


260 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


होता है । “यह बाघ है” ऐसा मानकर उसे लक्ष्य करके छोड़ा गया बाण बाद में यह तो बाघ नहीं, गाय 
है--ऐसा समझ में आने पर भी वह छोड़ा गया बाण तो रुकेगा ही नहीं, वह तो वेग से जाकर अपने 
लक्ष्य को भेदेगा ही । 'में अजर हुँ, मैं अमर हुँ--इस प्रकार जो आत्मा को जानता है और अपने 
आपको उसी स्वरूप में अवस्थित रखने वाले योगी को प्रारब्ध की क्या कल्पना या विचार हो सकता 
है ? प्रारब्ध की सिद्धि तो तभी होती है, जब देह को आत्मा मानने की स्थिति होती हे। औरदेह को 
आत्मा मान लेना तो इष्ट (योग्य) है ही नहीं । इसलिए प्रारब्ध को तो छोड़ ही दो । 


प्रारब्धकल्पना$प्यस्य देहस्य भ्रान्तिरेव हि ॥57॥ 
अध्यस्तस्य कुतस्तत्त्वमसत्यस्य कुतो जनिः । 
अजातस्य कुतो नाशः प्रारब्धमसतः कुतः ॥58॥ 
्ञानेनाज्ञानकार्यस्य समूलस्य लयो यदि । 

तिष्ठत्ययं कथं देह इति शङ्कावतो जडान्‌ ॥59॥ 
समाधातुं बाह्यादृष्ट्या प्रारब्धं वदति श्रुतिः । 

न तु देहादिसत्यत्वबोधनाय विपश्चिताम्‌ ॥60॥ 


और इस देह में प्रारब्ध की सिद्धिकल्पना भी तो एक भ्रान्ति ही है । अध्यस्त पदार्थ को यथार्थता 

ही कहाँ है ? और असत्य का जन्म ही कैसे हो सकता है ? और जो जन्मा ही नहीं है उनका नाश 
भी तो कैसे हो सकता है ? और असत्‌ का प्रारब्ध कैसे हो सकता है ? “यदि ज्ञान से अज्ञान के कार्यो 
का समूल नाश हो जाता है, तो यह अज्ञानजन्य देह केसे अस्तित्व रख सकता है ?” इस प्रकार की 
शंका करने वाले जड़ पुरुषों के समाधान के लिए ही केवल बाह्य दृष्टि से ही श्रुति ने प्रारब्ध की बात 
कही है । यह बात श्रुति ने देहादि की सत्यता प्रतिपादित करने के लिए नहीं कही है । यह बात ज्ञानियों 
के लिए नहीं है । ब्रह्म तो एक ही है। * 

परिपूर्णमनाद्यन्तमप्रमेयमविक्रियम्‌। 

सदघनं चिदघनं नित्यमानन्दघनमव्ययम्‌॥61॥ 

प्रत्यगेकरसं पूर्णमनन्तं सर्वतोमुखम्‌ । 

अहेयमनुपादेयमनाधेयमनाश्रयम्‌ ॥62॥ 

निर्गुणं निष्क्रियं सूक्ष्मं निर्विकल्पं निरञ्जनम्‌। 

अनिरूप्यस्वरूपं यन्मनोवाचामगोचरम्‌॥6३॥ 

सत्समृद्धं स्वतःसिद्धं शुद्धं बुद्धमनीदृशम्‌। 

एकमेवाद्ठयं ब्रह्म नेह नानाऽस्ति किञ्चन ॥64॥ 

स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञात्वा स्वमात्मानमखण्डितम्‌। 

स सिद्धः सुसुखं तिष्ठन्‌ निर्विकल्पात्मनाऽऽत्मनि ॥65॥ 


वह (ब्रह्म) परिपूर्ण, अनादि, अनन्त, अप्रमेय, अविकारी और सघन सब्रूप, सघन चिद्रूप, सदा 
सघन आनन्दरूप, अव्यय, प्रत्यग्‌ (भीतर अनुस्यूत), एकरस, पूर्ण, अनन्त, सर्वतोमुख, अत्याज्य और 
अग्राह्य भी, किसी का अवलम्बन न करने वाला, किसी का आश्रय न लेने वाला, गुणरहित, क्रियारहित, 
सुक्ष्म, विकल्परहित, निर्दोष (निष्कलंक), जिसका स्वरूप निरूपित न किया जा सके ऐसा, और जो मन 
और वाणी का विषय नहीं हो सकता है, ऐसा है । जो सत्‌ है, समृद्ध है, स्वत:सिद्ध है, शुद्ध और बुद्ध है, 
जो अतुलनीय है, एक अद्वैत ब्रह्म ही है । यहाँ कुछ भी अलग है ही नहीं । ऐसे ब्रह्म को अपनी ही अनुभूति 
से आप ही अपने आत्मा को अखण्डित जानकर ज्ञानी मनुष्य सिद्ध हो जाता है । तुम ऐसे ही सिद्ध पुरुष 
बन जाओ और निर्विकल्परूप आत्मा से अपने आत्मा में बहुत ही सुखपूर्वक रहो । 


अध्यात्मोपनिषत्‌ (75) 261 
क्व गतं केन वा नीतं की जगत्‌ । 
अधुनेव मया दृष्टं नास्ति किं महददभुतम्‌ ॥66॥ 
किं हेयं किमुपादेयं किमन्यत्‌ किं विलक्षणम्‌ । 
अखण्डानन्दपी यूषपूर्णब्रहममहार्णवे ॥67॥ 
न किञ्चिदत्र पश्यामि ET न वेदम्यहम्‌। 
स्वात्मनैव सदानन्दरूपेणास्मि स्वलक्षणः ॥68॥ 
असङ्घोऽहमनङ्गोऽहमलिङ्गोऽहमहं हरिः । 
प्रशान्तोऽहमनन्तोऽहं परिपूर्णश्विरन्तनः ॥6 9॥ 
यह जगत्‌ कहाँ गया ? कोन इसे ले गया ? यह कहाँ लीम हो गया ? मैं तो अभी उसे देख 
रहा था, वह चला गया ! यह तो बड़ी विचित्र (अद्भुत) बात है ! इस अखण्ड ब्रह्मरूपी अमृत से भरे 
हुए महासागर में छोड़नेयोग्य या ग्रहण करने के योग्य हो ही क्या सकता है ? यहाँ पराया है ही क्या ? 
यहाँ विलक्षण है ही क्या ? मैं तो यहाँ और कुछ देखता ही नहीं हूँ, सुनता ही नहीं हूँ, जानता भी नहीं 
हूँ, में तो सदानन्दरूप आत्मा के द्वारा ही स्वलक्षण बना हुआ हूँ। मैं संगरहित हूँ, अंगरहित हूँ, 
लिंगरहित हूँ, में हरि हूँ, मैं प्रशान्त हूँ, अनन्त हूँ, परिपूर्ण हूँ, और मैं प्राचीन से भी प्राचीन हूँ । 
अकर्ताऽहमभोक्ताऽहमविकारोऽहमव्ययः । 
शुद्धबोधस्वरूपोऽहं केवलोऽहं सदाशिवः ॥70॥ 
मैं अकतं हूँ, मैं अभोक्ता हूँ, में अविकारी हूँ, अव्यय हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानस्वरूप हूँ, और में केवल 
सदाशिव हूँ । 
एतां विद्यामपान्तरतमाय ददौ । अपान्तरतमो ब्रह्मणे ददौ । ब्रह्मा 
घोराद्विरसे ददौ । घोराङ्किरा रैक्वाय ददौ । रैक्वो रामाय ददौ । रामः 
सर्वेभ्यो भूतेभ्टो ददावित्येतन्निर्वाणानुशासनं वेदानुशासनं वेदानु- 
शासनमित्युपनिषत्‌ ॥71॥ 
इत्यध्यात्मोपनिषत्समाप्ता । 
न त्त्त्दी- 
सदाशिव ने यह विद्या अपान्तरतम नाम के ब्राह्मण को दी थी । बाद में अपान्तरतम ने ब्रह्मा को 


दी । ब्रह्मा ने यह विद्या घोर अंगिरस को और घोर अंगिरस ने रैक्व को दी | रैक्व ने राम को दी । राम 
ने सभी प्राणियों को दी | यह निर्वाण (मोक्ष) प्राप्त करने का अनुशासन (शिक्षण) है। यह वेद का 


अनुशासन है | और वेद का आदेश है । 
इस प्रकार अध्यात्मोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 


९७) 


शान्तिपाठः 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमेवाबशिष्यते । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
र 


(76) कुण्डिकोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


सामवेद से सम्बद्ध इस उपनिषत में प्रारंभ में तो तेरह मंत्रों तक गृहस्थाश्रमी के जीवन 
पर प्रकाश डाला गया है । और बाद में गृहस्थाश्रम का उत्तरदायित्व पूरा करके संन्यासी की 
अन्तर्मुखी साधनाओं की बात कही गई है । इसमें ऐसा कहा गया हे कि पहले जप-ध्यान आदि 
के द्वारा अपने में ब्राह्मी चेतना के अवतरण के लिए जो प्रक्रिया है, उसे जान लेना चाहिए । 
और बाद में उसे सर्वत्र आत्मचेतना के रूप में संव्याप्त हो, ऐसा अनुभव करना चाहिए । इसके 
बाद तन्मात्राओ के संयम के द्वारा अनाहत नाद के माध्यम से जीवचेतना को ऊँचे उठाने की 
साधना करनी चाहिए । इस विशिष्ट साधना का यहाँ क्रमपूर्वक वर्णन किया गया है । 


९३) 


शान्तिपाठ: 
ॐ आप्यायन्तु ममाड़ानि--ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (महोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 


ब्रह्मचर्याश्रमे क्षीणे गुरुशुश्रूषणे रतः । 
वेदानधीत्यानुञ्ञात उच्यते गुरुणाश्रमी ॥1॥ 
दारमाहृत्य सदृशमग्निमाधाय शक्तितः । 
ब्राह्मीमिष्टिं यजेत्तासामहोरात्रेण निर्वपेत्‌ ॥2॥ 
संविभज्य सुतानर्थे ग्राम्यकामान्विसृज्य च । 
संचरन्वनमार्गेण शुचौ देशे परिभ्रमन्‌ ॥3॥ 
वायुभक्षोऽम्बुभक्षो वा विहितैः कन्दमूलकैः । 
स्वशरीरे समाप्याथ पृथिव्यां नाश्रु पातयेत्‌ ॥4॥ 


जब ब्रह्मचर्याश्रम का समय पूर्ण होता है, तब वेदों को पढ़कर गुरु की सेवा में तल्लीन ऐसे शिष्य 

को गुरु “आश्रमी” नाम से कहते हैं । ऐसे आश्रमी को गुरु भावी जीवन की शिक्षा देते हुए कहते हैं कि 
बुद्धिमान मनुष्य को फिर अपने घर में स्री को लाकर अपनी शक्ति के अनुसार अग्नि को ग्रहण करके 
ब्रह्मयज्ञ में तत्पर रहकर अपना जीवन बिताना चाहिए । इसके बाद अपने धन का अपने पुत्रों में बँटवारा 
करके ग्राम से सम्बन्धित अपने सभी कार्या को अपने पुत्रों को सौंपकर तीर्थक्षेत्रादि पवित्र स्थानों में भ्रमण 
करते हुए वन के लिए प्रस्थान करना चाहिए । संन्यासी को वायु का भक्षण करते हुए या जल भक्षण करते 
हुए या शास्रविहित कन्द-मूल-फलों के द्वारा ही जीवननिर्वाह करते हुए रहना चाहिए | किन्तु सम्पूर्ण 
संसार को अपने शरीर में ही समाप्त करके इसके लिए पृथ्वी पर आँसू नहीं बहाने चाहिए । 

सह तेनैव पुरुषः कथं संन्यस्त उच्यते । 

सनामधेयो यस्मिस्तु कथं संन्यस्त उच्यते ॥5॥ 


कुण्डिकोपनिषत्‌ (76) 263 
तस्मात्फलविशुद्धाङ्गी संन्यासं संहितात्मनाम्‌ । 
अग्निवर्ण विनिष्क्रम्य वानप्रस्थं प्रपद्यते ॥6॥ 
लोकवद्धार्ययाऽऽसक्तो वनं गच्छति संयतः । 
संत्यक्त्वा संसृतिसुखमनुतिष्ठति किं मुधा ॥7॥ 
किंवा दुःखमनुस्मृत्य भोगांस्त्यजति चोच्छितान्‌। 
गर्भवासभयाद्धीतः शीतोष्णाभ्यां तथैव च ॥8॥ 
परन्तु पूर्वोक्त आचरण करने से ही संन्यास कैसे हो सकता है (और भी बहुत कुछ करना शेष 
रहा है) । केवल नाममात्र कह देने से कैसे संन्यास कहा जा सकता है ? (आगे बहुत कुछ करने का 
होता है) । इसके लिए फल की इच्छा न रखते हुए संन्यास धर्म से मुक्ति प्राप्त करके वर्णाश्रम व्यवस्था 
और अग्नि का परित्याग करते हुए वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए । साधारण लोगों की ही 
तरह भार्या में असक्त (आसक्तिरहित) होकर संयमी बनकर पहले वन में जाना पड़ता है । और बाद में 
जब संसार के सुख छोड़ ही दिए हैं तब और अनुष्ठानों की क्या आवश्यकता है ? वे मिथ्या ही हैं । 
अथवा तो गर्भवास से डरा हुआ मनुष्य सर्दी, गर्मी, सुख-दु:ख आदि से भयभीत होकर सांसारिक भोगों 
का त्याग क्यों कर देता है ? (जब कि वह कर्मफल त्याग से विशुद्ध अंग वाला होकर रह जाता है |) 
गुह्यं प्रवेष्टुमिच्छामि परं पदमनामयमिति । संन्यस्याग्निमपुनरावर्तनं 
यन्मृत्युर्जायमावहमिति । अथाध्यात्ममन्त्राञ्जेत्‌ । दीक्षामुपेयात्काषाय- 
वासाः । कक्षोपस्थलोमानि वर्जयेत्‌ | ऊर्ध्व॑बाहुर्विमुक्तमार्गो भवति। 
अनिकेतश्चरेद्धिक्षाशी । निदिध्यासनं दध्यात्‌। पवित्रं धारयेज्जन्तु- 
संरक्षणार्थम्‌। तदपि श्लोका भवन्ति 
कुण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टपमुपानहौ । 
शीतोपघातिनीं कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥9॥ 
पवित्रं स्नानशाटीं च उत्तरासङ्गमेव च । 
अतोऽतिरिक्तं यत्किञ्जित्सर्वं तद्वर्जयेद्यतिः ॥10॥ 
संन्यासी चाहता है कि “मैं गुह्य स्थान में प्रविष्ट होऊ, मैं अनामय परम पद को प्राप्त होऊं' । में 
अग्नि का त्याग करके अपुनरावर्तन (मोक्ष) को चाहता हूँ, मैं मृत्यु पर विजय करूगा। ऐसी इच्छा 
करते हुए उसे अध्यात्म मन्त्रों का जाप करना चाहिए । बाद में काषाय 2. वों को धारण करके 
दीक्षा लेनी चाहिए । कोंख और उपस्थ के बालों को छोड़कर अन्य सभी बालों को दूर करना (क्षौरकर्म 
करना) चाहिए । अपने दोनों हाथों को ऊँचा करके वह बाद में अपनी इच्छानुसार भ्रमण करता है। 
अनिकेत रहकर भिक्षा का अन्न खाते हुए श्रमण करता रहता है । उसे निदिध्यासन करते रहना चाहिए । 
जन्तुओं के रक्षण के लिए उसे पवित्री (ज्ञान) धारण करते रहना चाहिए | यहाँ पर ये श्लोक कहा है 
कि--'कमण्डलु, चमस, छींका, त्रिविष्टप, जूते, शीत दूर करने के लिए गुदड़ी, कौपीन, धोती और 
अंगोछा अपने पास रखना चाहिए । इन वस्तुओं के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं का संन्यासी को त्याग 
कर देना चाहिए ।' 
नदीपुलिनशायी स्याद्देवागारेषु बाह्यतः । 
नात्यर्थ सुखदुःखाभ्यां शरीरमुपतापयेत्‌॥11॥ 


264 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


स्नानं पानं तथा शौचमद्धिः पूताभिराचरेत्‌ । 
स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परान्‌ ॥1 2॥ 
भिक्षादिवैदलं पात्रं स्नानद्रव्यमवारितम्‌ । 

एवं वृत्तिमुपासीनो यतेन्द्रियो जपेत्सदा॥1 3॥ 


उस संन्यासी को नदी के तट पर या तो किसी देवालय के बाहर के भाग में सोना चाहिए । अति 
सुख अथवा तो अति दुःख से शरीर को उत्तापित नहीं करना चाहिए । स्नान, पान और शौच, शुद्ध 
पानी से करना चाहिए । किसी द्वारा स्तुति की जाने पर संतोष (प्रसन्नता) और निन्दा करने पर दूसरों 
को शाप नहीं देना चाहिए । भिक्षादि के लिए पात्र तथा स्नान के लिए जल जहाँ कहीं से भी मिले, प्राप्त 
कर लेना चाहिए । इस तरह का आचरण स्वीकार करके उसे उदासीन और संयतेन्द्रिय रहकर सदैव जप 
करते रहना चाहिए । 


विश्वाय मनुसंयोगं मनसा भावयेत्सुधीः। आकाशाद्वायुर्वायोर्ज्योति- 
ज्योतिष आपोऽद्भयः पृथिवी । एतेषां भूतानां ब्रह्म प्रपद्ये । अजरम- 
मरमक्षरमव्ययं प्रपद्ये । 

मय्यखण्डसुखाम्भोधौ बहुधा विश्ववीचयः । 

उत्पद्यन्ते विलीयन्ते मायामारुतविभ्रमात्‌॥1 4॥ 


उस बड़े बुद्धिशाली संन्यासी को मन में ऐसी भावना करनी चाहिए कि यह विश्वरूप ब्रह्म और 

मनु--प्रणवमंत्र--दोनों एक ही हैं। आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल, जल से पृथ्वी 
इन सब भूतो में जो अविनश्वर ब्रह्मतत्त्व है, सर्वत्र व्याप्त है, ऐसे उस ब्रह्मतत्त्व को मैं प्राप्त हुआ हूँ। 
अजर, अमर, अक्षर, अव्यय को में प्राप्त हुआ हँ । मैं अखण्ड सुख का समुद्र हुँ । मायारूपी पवन से 
मुझमें बहुत-सी लहरें उठती रहती हैं और विलीन भी होती रहती हैं। 

न मे देहेन सम्बन्धो मेघेनेव विहायसः । 

अतः कुतो मे तद्धर्मा जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु ॥1 5॥ 

आकाशवत्कल्पविदूरगोऽहमादित्यवद्भास्यविलक्षणोऽहम्‌। 

अहार्यवन्नित्यविनि श्रलोऽहमम्भोधिवत्पारविवर्जितोऽहम्‌ ॥1 6॥ 

नारायणोऽहं नरकान्तकोऽहं पुरान्तकोऽहं पुरुषोऽहमीशः । 

अखण्डबोधोऽहमशेषसाक्षी निरीश्वरोऽहं निरहं च निर्ममः ॥1 71 


- जिस प्रकार से आकाश का बादलों से कोई सम्बन्ध नहीं है, उसी प्रकार मेरा भी देह के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं है इसलिए जाग्रत्‌ स्वप्न और सुषुप्त में भी देह के धर्म मुझमें कैसे आ सकते हैं ? 
में तो आकाश की तरह कल्पनाओं से (या विभाजनादि से) बहुत ही परे हूँ । मैं सूर्य ही तरह अन्य 
भास्य पदार्थो से विलक्षण ही हूँ, क्योंकि में भास्य नहीं, भासक हुँ । मैं पर्वत की तरह निश्चल और स्थिर 
रहता हूँ और सागर की भाँति मैं पारविहीन (अनन्त) हुँ । मैं नारायण हुँ, नरकासुर का नाशक हूँ, 
त्रिपुरासुर का काल हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ईश्वर हूँ, मैं अखण्ड ज्ञानस्वरूप हूँ, मैं सर्वसाक्षी हूँ, मेरा कोई 
ईश्वर (स्वामी) नहीं है, मैं अहंकाररहित हूँ, में ममत्वरहित हूँ । 

तदभ्यासेन प्राणापानौ संयम्य तत्र श्लोका भवन्ति-- 
बृषणापानयोर्मध्ये पाणी आस्थाय संश्रयेत्‌ । 
सन्दश्य शनकैर्जिह्वां यवमात्रे विनिर्गताम्‌ ॥1 8॥ 


कुण्डिकोपनिषत्‌ (76) 203 


माषमात्रां तथा दृष्टि श्रोत्रे स्थाप्य तथा भुवि । 

श्रवणे नासिके गन्धा यतः स्वं न च संश्रयेत्‌ ॥1 9॥ 

अथ शैवपदं यत्र तद्ब्रह्म ब्रह्म तत्परम्‌ । 

तदभ्यासेन लभ्येत पूर्वजन्मार्जितात्मनाम्‌ ॥20॥ 

सम्भूतैर्वायुसं श्रावैर्हृदयं तप उच्यते । 

ऊर्ध्व प्रपद्यते देहाद्धित्त्वा मूर्धानमव्ययम्‌ ॥21॥ 

अब प्राण और अपान को संयम में रखकर उसके अभ्यास के द्वार जो होता है, इसके बारे में 

ये श्लोक कहे जा रहे हैं--वृषण और गुदा के बीच में दोनों हाथ रखें और दाँतों से जीभ को धीरे-धीरे 
दबाते हुए उसे एक यवमात्र के बराबर बाहर निकालें। तथा दृष्टि को उड़द के दाने के बराबर 
लक्ष्यानुसन्धान करके पृथ्वी पर, श्रोत्राकाश में और धरती पर (दो पैरों पर) संस्थापित करें, जिससे कि 
श्रवण में शब्द तथा नासिका में गन्ध स्थापित न हो सके । (तात्पर्य यह है कि इस योगाभ्यास से इन्द्रियों 
और विषयों का सम्पर्क टूट जाता है, और प्राण-अपान का ऐक्य हो जाता है, तब कुण्डलिनी सुषुम्ना 
को भेद कर सहस्रार में जाकर लीन हो जाती है ।) और तब जो वहाँ शैवपद है, उसमें प्राणादि सब 
कुछ विलीन हो जाते हैं । वह ब्रह्म है, पखहा है । यह ब्रह्म पूर्व जन्मों में किए हुए कर्मफल वाले मनुष्यों 
को योग के अभ्यास से प्राप्त हो जाता है। वायु के नाद का जो भीतर में प्रकटीकरण होता है, वही 
हृदय का तप कहलाता है । वह शरीर को भेदकर ऊपर की ओर जाता हुआ मू, को भेदकर उसके 
परे अव्यय ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 


स्वदेहस्य तु मूर्धानं ये प्राप्य परमां गतिम्‌। 

भूयस्ते न निवर्तन्ते परावरविदो जनाः ॥22॥ 

न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः संस्पृशन्ति विलक्षणम्‌ । 

अविकारमुदासीनं गृहधर्माः प्रदीपवत्‌ ॥2 3॥ 

जले वापि स्थले वापि लुठत्वेष जडात्मकः । 

नाहं विलिप्ये तद्धमैर्घटध्मैनेमो यथा ॥241 

निष्क्रियो$स्म्यविकारो$स्मि निष्कलो$स्मि निराकृतिः । 

निर्विकल्पोऽस्मि नित्योऽस्मि निरालम्बोऽस्मि निर्दयः ॥25॥ 

सर्वात्मकोऽहं सर्वोऽहं सर्वातीतोऽहमद्वयः । 

केवलाखण्डबोधोऽहं स्वानन्दोऽहं निरन्तरः ॥26॥ 

अपने इस देह में रहते हुए जो लोग मूर्धा को भेदकर परमगति को प्राप्त कर लेते हैं, वे फिर 

कभी इस संसार में पुनः नहीं लौटते, उन्होंने परात्पर तत्त्व को जान लिया होता है । साक्ष्य के धर्म, 
साक्ष्य से विलक्षण साक्षी को स्पर्श नहीं कर सकते । साक्षी तो i के दीपक की तरह ही अविकारी और 
उदासीन ही होता है, घर के दीपक को घर के धर्म स्पर्श नहीं करते | यह जड़रूप शरीर चाहे जल में 
या स्थल में लोटा करे, पर जैसे घट के धर्मों से आकाश लिप्त नहीं होता, वैसे ही में भी इनके धर्मो 


से विलिप्त नहीं होता | मैं तो निष्क्रिय हुँ, अविकारी हूं अंशरहित हूँ, निराकार हूँ, भेदरहित हूँ, नित्य 


हुँ  द्वेतरहित हूँ, मैं सर्वात्मक हुँ, म सर्वमय हुँ, सबसे परे हूँ, अद्वैत हूँ, में केवल 
हूँ, आलम्बनरहित ह, तरित हैं, * ० आता र, मैं सर्वत्र समरस (सघन) हूँ. 


एकमात्र हूँ, में अखण्ड ज्ञानस्वरूप हू, में आत्मराम हुँ, आत्मानन्द हूँ, 


266 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


स्वमेव सर्वतः पश्यन्मन्यमानः स्वमद्वयम्‌ । 
स्वानन्दमनुभुञ्जानो निर्विकल्पो भवाम्यहम्‌ ॥271॥ 
राच्छंस्तिष्ठन्ुपविशञ्छयानो वाऽन्यथाऽपि वा । 

यथेच्छया वसेद्विद्वानात्मारामः सदा मुनिरित्युपनिषत्‌ ॥2 81 


इति कुण्डिकोपनिषत्समाप्ता । 
Rr 
मैं हमेशा अपने आपको ही देखा करता हुँ। और अपने आपको अद्वैत ही मानता हूँ । अपने 
आप में ही आनन्द को भोगता हुआ मैं विकल्परहित हो जाता हूँ । जाते हुए, खड़े रहते हुए, बैठते और 
सोते हुए भी या और कोई कार्य करते हुए भी ऐसा विचार करने वाला विद्वान्‌ योगी (संन्यासी) अपनी 
इच्छा के अनुसार जहाँ कहीं भी रहता है वह आत्मा में ही रमण करता रहता है । 


इस प्रकार कुण्डिकोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
® 


शान्तिपाठः 


ॐ आप्यायन्तु ममाङ्घानि““ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


ह 


(77) सावित्र्युपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 


सामवेद से सम्बद्ध यह उपनिषत्‌ बहुत ही छोटी है । इसमें सविता-सावित्री के विविध 
रूपों की परिकल्पना और फिर उनमें एकत्व होने की बात कही गई है | प्रथम सविता-सावित्री 
का युगल और उनके बीच कार्य-कारण सम्बन्ध बताया गया है । और आगे सावित्री के तीन 
पद, सावित्रीविद्या के प्रतिफल, तज्जन्य मृत्युविजय, बला-अतिबला मंत्रों का निरूपण और 
अन्त में इस उपनिषत्‌ की महिमा की गई है । 


® 


शान्तिपाठः 


3० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (महोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य हे । 
कः सविता का सावित्री? अग्निरेव सविता पृथिवी सावित्री स 
यत्राग्निस्तत्‌ पृथिवी यत्र वा पृथिवी तत्राग्निस्ते द्वे योनिस्तदेकं 
मिथुनम्‌ ॥1॥ 
कः सविता का सावित्री? वरुण एव सविताऽऽपः सावित्री स यत्र 
बरुणस्तदापो यत्र वा आपस्तद्वरुणस्ते द्वे योनिस्तदेकं मिथुनम्‌ ॥2॥ 
कः सविता का सावित्री ? वायुरेव सविताऽऽकाशः सावित्री स यत्र 
वायुस्तदाकाशो यत्र वा आकाशस्तद्वायुस्ते द्वे योनिस्तदेकं मिथुनम्‌ ॥३॥ 
कः सविता का सावित्री ? यज्ञ एव सविता छन्दांसि सावित्री स यत्र 
यज्ञस्तच्छन्दांसि यत्र वा छन्दांसि स यज्ञस्ते दवे योनिस्तदेकं मिथुनम्‌ ॥4॥ 
कः सविता का सावित्री ? स्तनयित्नुरेव सविता विद्युत्‌ सावित्री स यत्र 
स्तनयित्लुस्तद्विद्युत्‌ यत्र वा विद्यत्तत्स्तनयित्लुस्ते द्वे योनिस्तदेकं 

मिथुनम्‌ ॥5॥ 

कः सविता का सावित्री ? आदित्य एव सविता द्यौः सावित्री स 
यत्रादित्यरतद्दयोर्यत्र वा द्यौस्तदादित्यस्ते दवे योनिस्तदेकं मिथुनम्‌ ॥6॥ 
कः सविता का सावित्री ? चन्द्र एव सविता नक्षत्राणि सावित्री स यत्र 
चन््रसतन्नक्षत्राणि यत्र वा नक्षत्राणि स चन्द्रमास्ते द्वे योनिस्तदेकं 
bie क सावित्री ? मन एव सविता वाक्‌ सावित्री स यत्र वा 
मनस्तद्वाक्‌ यत्र वा वाक्‌ तन्मनस्ते द्वे योनिस्तदेकं मिथुनम्‌ ॥8॥ 


268 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


कः सविता का सावित्री ? पुरुष एव सविता स्त्री सावित्री स यत्र 
पुरुषस्तत्‌ स्त्री यत्र वा स्त्री तत्‌ पुरुषस्ते द्वे योनिस्तदेकं मिथुनम्‌ ॥9॥ 


सविता कौन है और सावित्री कौन है ? अग्नि ही सविता हे, पृथ्वी ही सावित्री है । ये अग्निदेव 
जहाँ पर स्थित हैं, पृथ्वी भी वहाँ पर स्थित है और जहाँ पृथ्वी है, हीं अग्नि भी है , ये दोनों विश्च की 
योनि (उत्पत्ति) स्थल हैं | इन दोनों का एक युग्म हे । सविता और सावित्री कोन ह ? वरुण सविता 
और जल सावित्री है । जहाँ वरुण होते हैं, वहाँ जल होता है और जहाँ जल होता है वहाँ वरुण होते 
हैं, ये दोनों भी विश्व का उत्पत्ति-स्थान है | इन दोनों का युग्म है । सविता और सावित्री कोन हैं ? वायु 
सविता हे और आकाश सावित्री है, जहाँ वायु होता है वहाँ आकाश होता हे और जहाँ आकाश होता 
है, वहाँ वायु होता है, ये दोनों जगत्‌ के उत्पत्ति-स्थान हैं, दोनों का एक युग्म है । सविता और सावित्री 
कौन-कौन है ? यज्ञ सविता हे और छन्द सावित्री हे, जहाँ यज्ञ होता है वहाँ छन्द होते हैं और जहाँ 
छन्द होते हैं और वहाँ यज्ञ होते हैं, ये दोनों जगत्‌ की योनि (उत्पत्तिस्थान) हैं, दोनों का एक युग्म होता 
है । सविता कौन है ? सावित्री कौन है ? गजैनशील मेघ ही सविता है और विद्युत्‌ सावित्री है । जहाँ 
गरजते मेघ होते हैं वहाँ बिजली होती है और जहाँ बिजली होती है, वहाँ गरजते बादल होते हैं दोनों 
विश्व की योनि (उत्पत्तिस्थान) हैं, दोनों का एक युग्म होता है । सविता कौन हे ? सावित्री कौन है ? 
आदित्य ही सविता है और द्युलोक ही सावित्री है । जहाँ आदित्य होता है, वहाँ घुलोक भी होता है और 
जहाँ द्युलोक होता है, वहाँ आदित्य भी रहता है, ये दोनों ही इस विश्व की योनि है दोनों का एक युग्म 
होता है । सविता कोन है ? सावित्री कौन हे ? चन्द्र ही सविता है, नक्षत्र ही सावित्री हैं । जहाँ चन्द्र 
होता है वहाँ नक्षत्र रहते हैं और जहाँ नक्षत्र रहते हैं, वहाँ चन्द्र रहता है, ये दोनों विश्व की योनि है, 
इन दोनों एक युग्म होता है | सविता कौन है ? सावित्री कौन है ? मन ही सविता है और वाक्‌ ही 
सावित्री है। जहाँ मन होता है वहाँ वाक्‌ होती हे और जहाँ वाक्‌ होती है वहाँ मन रहता है, ये दोनों 
विश्व की योनि होते हैं, दोनों का एक युग्म होता है । सविता कोन है ? सावित्री कौन है ? पुरुष ही 
सविता है और स्त्री ही सावित्री है । जहाँ पर पुरुष होता है, वहाँ पर खत्री होती है और जहाँ पर स्री होती 
है, वहाँ पर पुरुष होता है, ये दोनों जगत्‌ की योनि है, इन दोनों का भी एक युग्म होता है । 
तस्या एव प्रथमः पादो भूस्तत्सवितुर्वरेण्यमित्यग्निर्वे वरेण्यमापो वरेण्यं 
चन्द्रमा वरेण्यम्‌ ॥10॥ ` 
तस्या एव द्वितीयः पादो भर्गमयोऽपो भुवो भर्गो देवस्य धीमहित्यग्निर्वे 
भर्ग आदित्यो वै भर्गश्चन्द्रमा वै भर्गः ॥111 
तस्या एव तृतीयः पादः स्वर्धियो यो नः प्रचोदयादिति स्त्री चैव पुरुषश्च 
प्रजनयतः ॥1 21 
यो वा एतां सावित्रीमेवं वेद स पुनर्मृत्युं जयति ॥13॥ 


इस महाशक्ति सावित्री का प्रथमपाद “भूः” = अर्थात्‌ 'तत्सवितुर्वरेण्यम है । अग्नि वरणीय है, 
जल वरणीय है, चन्द्रमा वरणीय है (वरण करने योग्य है) । सावित्री का दूसरा पाद तेजोमय जल 'भुवः' 
है = अर्थात्‌ 'भ देवस्य धीमहि है । अग्नि ही वह भर्ग (तेज) है, आदित्य ही वह भर्ग (तेज) है । 
उस सावित्री महाशक्ति का तीसरा पाद “स्व:' = अर्थात्‌ 'धियो यो न: ्रयोदयात्‌' है । खरी और पुरुष 
धर्मानुसार प्रजोत्पादन करते हैं | जो मनुष्य सावित्री को इस प्रकार जानता है, वह फिर से मृत्यु को प्राप्त 
नहीं करता | वह मृत्युंजय हे । 


सावित्र्युपनिषत्‌ (77) 269 


बलातिबलयोर्विराट्‌ पुरुष ऋषिः । गायत्री छन्द: । गायत्री देवता । 
अकारोकारमकारा बीजाद्याः । क्षुधाऽऽदिनिरसने विनियोग: । क्ली- 
मित्यादि षडङ्गं न्यासः । ध्यानम्‌-- 

अमृतकरतलाग्रौ सर्वसंजीवनाढ्या- 

वघहरणसुदक्षौ वेदसारे मयूरे । 

प्रणवमयविकारौ भास्कराकारदेहौ 

सततमनुभवेऽहं तौ बलातिबलान्तौ ॥ 

ॐ हीं बले महादेवि हीं महाबले क्लीं चतुर्विधपुरुषार्थसिद्धिप्रदे 
तत्सवितुर्वरदात्मिके हीं वरेण्यं भर्गो देवस्य वरदात्मिके अतिबले 
सर्वदयामूर्ते बले सर्वक्षुच्छ्मोपनाशिनी धीमहि धियो यो नजाति प्रचुर्या 
या प्रचोदयात्मिके प्रणवशिरस्कात्मिके हुं फट्‌ स्वाहा ॥1 4॥ 

एवं विद्वान्‌ कृतकृत्यो भवति सावित्र्या एव सलोकतां नयतीत्यु- 
पनिषत्‌ ॥1 5॥ 


इति सावित्र्याख्योपनित्समाप्ता । 


न्ड 


बला और अतिबला--दोनों विद्याओं के ऋषि विराट्‌ पुरुष हैं, गायत्री छन्द है, गायत्री देवता हैं। 
अकार, उकार और मकार क्रमश: बीज, शक्ति और कीलक है | क्षुधा आदि के निरसन में इसका 
विनियोग होता है । क्लीं इत्यादि व्याहतियों से इसमें षडंगन्यास किया जाता है । ध्यानमंत्र इस प्रकार 
है--जो अमृत के द्वारा भीगे हो गए हैं, जो सभी तरह की संजीवनी शक्तियों से ओतप्रोत हुए हैं, जो 
पापों को दूर करने के लिए पूर्णतया समर्थ हैं, जो वेदों के सारस्वरूप, रश्मिमयात्मक हैं जो प्रणवमय 
परिणाम से युक्त हैं, जिनका आकार (तेज) सूर्य के समान है | उन बला और अतिबला विद्या के 
अधिष्ठानरूप--अधिष्ठाता देवरूपों को मैं सतत अनुभव करता हूँ । बला और अतिबला विद्या का मंत्र 
इस प्रकार है--“३% हीं बले महादेवि हीं महाबले' आदि पूरा रहस्य मंत्र (3% हीं बले से लेकर फट्‌ 
स्वाहा तक) ऊपर मूल में दिया गया है । इस प्रकार इस सावित्री विद्या को जानने वाला पुरुष कृतकृत्य 
हो जाता है । वह सावित्रीलोक को प्राप्त हो जाता है । 
इस प्रकार सावित्र्युपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
(७) 
शान्तिपाठ: 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि" ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
र 


(78) आत्मोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


यह उपनिषत्‌ अथर्ववेदीय परंपरा की है | इसमें आत्मतत्त्व के भिन्न-भिन्न स्वरूपों की 
(आत्मा-अन्तरात्मा-परमात्मा की) चर्चा की हे । शरीर और इन्द्रियों में सक्रिय चैतन्य को आत्मा 
कहा जाता है । प्रकृति के विविध घटको में अनुस्यूत चैतन्य को अन्तरात्मा कहा जाता हे और 
इन सभी से परे रहने वाले चैतन्य को परमात्मा कहा जाता है । उसी परात्पर चैतन्य को ही ब्रह्म 
कहा गया है । जैसे सूर्य राहुग्रस्त दीखता है पर वास्तव में वह ग्रस्त नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म 
मायाग्रस्त केवल दीखता हे, वास्तव में ग्रस्त है नहीं । उपनिषद्‌ में इस प्रकार सूर्यग्रहण का 
उदाहरण देकर पारमार्थिकता स्पष्ट कर दी है । रज्जुसर्प और साँप को केंचुली के उदाहरण से 
भी आत्मा की वास्तविक नित्यमुक्तता को समझाया गया है । अन्वर्थक विशेषणों और उपमाओं 
से अच्छा स्पष्टीकरण किया गया है | 


ww 
शान्तिपाठः 


३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 


अथाङ्गिरास्त्रिविधः पुरुषोऽजायतात्माऽन्तरात्मा परमात्मा चेति ॥1-1॥ 
त्वक्‌ चर्ममांसरोमाङ्ृष्ठाङ्गल्यः पृष्ठवंशनखगुल्फोदरनाभिमेढ्कट्यूरुक- 
पोलश्रोत्रभ्रूललाटबाहुपारश्चेशिरोऽक्षीणि भवन्ति जायते प्रियत इत्येष 
बाह्यात्मा ॥1 -2॥ 


अंग, अंगी तथा अंगज्ञ रूप से यह पुरुष (परमात्मा) तीन रूपों में प्रकट हुआ--आत्मा, 
अन्तरात्मा और परमात्मा । उनमें जो त्वक्‌ (त्वचा), चर्म, मांस, रोंगटे, अंगूठा, अँगुलियाँ, पीठ, नख, 
टखनों, उदर, नाभि, जननेन्द्रिय, कटि, जाँघ, कपोल, कान, भोह, मस्तक, भुजाओं, पार्श्वभाग, सिर, 
आँखों आदि के (स्थूल शरीर के) माध्यम से जन्म और मरण के चक्कर में घूमा करता है वह बाह्यचेतन 
'आत्मा' कहलाता है । (और--) 


अथान्तरात्मा नाम पथिव्यापस्तेजोवायुराकाशेच्छाद्रेषसुखदुःखकाममोह- 
विकल्पनादिभिः स्मृतिलिङ्गोदात्तानुदात्तहस्वदीर्घप्लुतस्खलितगर्जित- 
स्फुटितमुदितनृत्तगीतवादित्रप्रलयविजृम्भितादिभिः श्रोता घ्राता रसयिता 
मन्ता बोद्धा कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः पुराणन्यायमीमांसाधर्मशास्त्राणीति 
श्रवणघ्राणाकर्षणकर्मविशेषणं करोत्येषोऽन्तरात्मा ॥1 -3॥ 

सभी दृश्य पदार्थो में अदृश्य रूप में अनुस्यूत जो 'अन्तरात्मा' वह है कि--पृथ्वी, जल, तेज, 


वायु, आकाश, इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख, मोह, विकल्पन आदि गुणों के माध्यम से तथा स्मृति, लिंग, 


उदात्त, अनुदात्त, हृस्व, दीर्घ, प्लुत अदि स्वरों के भेद के माध्यम से, तथा स्खलित, गर्जित, स्फुटित, 


आत्मोपनिषत्‌ (78) 271 


मुदित, नृत्य, गीत, वादित्र, प्रलय, विजृम्भित आदि के द्वारा सुनने वाला, सूँघने वाला, रस लेने वाला, 
मानने वाला, जानने वाला, करने वाला विज्ञानात्मा पुरुष होता हे । जो पुराण, न्याय, मीमांसा आदि 
शास्त्रों और धर्मशास्रं का ज्ञाता होता है । वह श्रवण, घ्राण (सूँघना), आकर्षण आदि को पूर्ण करता 
है यही अन्तरात्मा कहा जाता है। 


अथ परमात्मा नाम यथाक्षर उपासनीयः। स च प्राणायामप्रत्याहार- 
धारणाध्यानसमाधियोगानुमानाध्यात्मचिन्तकं वटकणिका वा श्यामा- 
कतण्डुलो वां बालाग्रशतसहस्त्रविकल्पनाभिः स लभ्यते नोपलभ्यते न 
जायते न प्रियते न शुष्यति न क्लिद्यते न दह्यति न कम्पते न भिद्यते न 
च्छिद्यते निर्गुणः साक्षीभूतः शुद्धो निरवयवात्मा केवलः सूक्ष्मो निर्ममो 
निरञ्जनो निर्विकारः शब्दस्पर्शरूपरसगन्धवर्जितो निर्विकल्पो निरा- 
काङ्क्षः सर्वव्यापी सोऽचिन्त्यो निर्व्ण्यश्च पुनात्यशुद्धान्यपूतानि । 
निष्क्रियस्तस्य संसारो नास्ति ॥1-4॥ 


अब जो परमात्मा है, वह अक्षररूप में (अविनाशी रूप में, अथवा ३#कार के रूप में) आराध्य 
होता है | यह परमात्मा प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, योग, अनुमान, आत्मचिन्तन, 
आदि के द्वारा प्राप्त किया भी जाता है और नहीं भी किया जाता है । क्योंकि वह सूक्ष्माति सूक्ष्म है जैसे 
वट का बीज हो, जैसे श्यामक ताण्डुल (साँवा चावल) हो, जैसे सूक्ष्म बाल की नोक के सैंकड़ों-सहस्र 
टुकड़ों से भी कुछ सूक्ष्म हो, ऐसा यह परमात्मा लभ्य भी है और अलभ्य भी है। यह परमात्मा न 
जन्मता है, न मरता है, न सूख जाता है, न भीगा होता है, न जलता है, न कापता है, न भेदा जाता 
है, न छेदा जाता है, वह निर्गुण है, वह केवल साक्षी है, शुद्ध है, अवयवरहित हे, केवल एक आत्मा 
है । वह सूक्ष्म, ममत्वरहित, निरंजन, निर्विकार, शब्दःस्पर्श-रूप-रस-गन्ध से हीन, विकल्परहित, 
आकांक्षारहित, सर्वव्यापक, अचिन्त्य और अवर्णनीय है । ऐसा वह परमात्मा वह अशुद्धों को शुद्ध और 
अपवित्रों को पवित्र बना देता है । वह निष्क्रिय है । उसका कोई संसार नहीं है । 


आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध एक एवाद्वयः सदा । 

ब्रहारूपतया ब्रह्म केवलं प्रतिभासते ॥1॥ 

जगद्रूपतयाप्येतदब्रह्मैव प्रतिभासते । 

विद्याऽविद्यादिभेदेन भावाऽभावादिभेदतः ॥2॥ 

गुरुशिष्यादिभेदेन ब्रह्मैव प्रतिभासते । 

ब्रहैव केवलं शुद्धं विद्यते तत्त्वदर्शने ॥3॥ 

न च विद्या-न चाविद्या न जगच्च न चापरम्‌ । 

सत्यत्वेन जगद्भानं संसारस्य प्रवर्तकम्‌ ॥4॥ 

आत्मनामधारी, शिवरूप, शुद्ध एकमात्र, सर्वदा अद्वैत, ब्रह्मरूप से केवल ब्रह्म ही अवभासित 

हो रहा है । जगत्‌ के रूप में भी पारमार्थिक रूप में ब्रह्म ही प्रतिभासित हो रहा है । विद्या-अविद्या तथा 
भाव और अभाव आदि रूप में भी वास्तव में ब्रहम ही प्रतिभासित हो रहा है । गुरु-शिष्य आदि के भेद 
में भी ब्रह्म ही प्रतिभासित हो रहा है । तात्त्विक (पारमार्थिक) दृष्टिकोण से तो केवल एक ब्रह्म ही है, 
केवल वही शुद्ध तत्व है । कोई विद्या नहीं है, कोई अविद्या भी नहीं है और भी कोई वस्तु सु ही 
नहीं । यह जगत्‌ भी सत्य नहीं है फिर भी इस जगत्‌ में जो सत्यत्व का भान होता है, य ङ्स 
संसार का प्रवर्तक हेतु (कारण) है । (मिथ्या में सत्य का भान ही जगत्‌ का प्रवर्तक तत्त्व है ।) 


272 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


असत्यत्वेन भानं तु संसारस्य निवर्तकम्‌ । 
घटोऽयमिति विज्ञातुं नियमः कोन्वपेक्षते ॥5॥ 
विना प्रमाणसुष्ठुत्वं यस्मिन्सति पदार्थधीः । 
अयमात्मा नित्यसिद्धः प्रमाणे सति भासते ॥6॥ 
न देशं नापि कालं वा न शुद्धिं वाप्यपेक्षते । 
देवदत्तोऽहमित्येतद्विज्ञानं निरपेक्षकम्‌ ॥7॥ 
तद्वद्‌ब्रह्मविदोऽप्यस्य ब्रह्माहमिति वेदनम्‌। 
भानुनेव जगत्सर्वं भास्यते यस्य तेजसा ॥8॥ 


“संसार असत्‌ हे'--एऐसा भान होना ही संसार का निवर्तक है । “यह घड़ा है'--ऐसे प्रत्यक्ष और 
स्पष्ट भान में भला अन्य प्रमाण की अपेक्षा कौन करेगा ? किसी और अच्छे प्रमाण के बिना भी जिसके 
होने में पदार्थ की बुद्धि उत्पन्न हो ही जाती है और प्रमाण होने पर भी यह आत्मा नित्यसिद्ध है--ऐसा 
प्रकाश तो होता ही हे | (प्रमाण होने या न होने से आत्मसिद्धि का कोई सम्बन्ध नहीं है।) यह 
आत्मसिद्धि किसी देश, काल या किसी शुद्धि की अपेक्षा नहीं करता । “मैं देवदत्त हूँ”--यह ज्ञान तो 
निरपेक्ष ही है । इसी प्रकार इस तत्त्व का भी “मै ब्रह्म हँ”--यह ब्रह्मज्ञानी का ज्ञान होता है । जैसे सूर्य 
से सकल जगत्‌ तेज से भासित होता है, वैसे ब्रह्म से सब प्रकाशित है । 


अनात्मकमसत्तुच्छं किं नु तस्यावभासकम्‌ । 
वेदशास्त्रपुराणानि भूतानि सकलान्यपि ॥9॥ 
येनार्थवन्ति तं किं नु विज्ञातारं प्रकाशयेत्‌ । 

क्षुधां देहव्यथां त्यक्त्वा बालः क्रीडति वस्तुनि ॥1 0॥ 
तथैव विद्वान्‌ रमते निर्ममो निरहं सुखी । 
कामान्निष्कामरूपी संचरत्येकचरो मुनिः ॥11॥ 
स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः । 
निर्धनोऽपि सदा तुष्टोऽप्यसहायो महाबलः ॥1 21 


्रह्सिद्धि के लिए कोई भी लौकिक प्रमाण तो अनात्मक, असत्‌ और तुच्छ है । वह भला कैसे 

ब्रह्म का अवभासक हो सकता है ? सकल वेद, शास्त्र, पुराण तथा सभी प्राणी भी जिस तत्त्व से 
अर्थयुक्त (सार्थक) होते हैं ऐसे विज्ञाता (जानने वाले) को भला कैसे प्रकाशित कर सकता है ? जिस 
प्रकार कोई बालक अपनी भूख और शरीर की पीड़ा को भूलकर खिलौने के साथ खेलता रहता है, उसी 
प्रकार ममत्वरहित, अहंकाररहित तथा सुखी होकर विद्वान्‌ (ब्रह्मज्ञानी) मुनि कामनाओं को भूलकर 
निष्कामरूपी और अकेला ही विचरण करता रहता है | वह अपने आत्मा में ही परितुष्ट होकर, सभी के 
आत्मा में स्वयं अवस्थित रहकर, निर्धन होते हुए भी संतोषी रहकर तथा नि:सहाय होकर भी बलवान 
बनकर रहता है। 

नित्यतृप्तोऽभ्यभुञ्जानोऽप्यसमः समदर्शनः । 

कुर्वन्नपि न कुर्वाणश्चाभोक्ता फलभोग्यपि ॥1 3॥ 

शरीर्यप्यशरीर्येष परिच्छिन्नोऽपि सर्वगः । 

अशरीरं सदा सन्तमिदं ब्रह्मविदं क्वचित्‌ ॥141 

प्रियाप्रिये न स्पृशतस्तथैव च शुभाशुभे । 

तमसा ग्रस्तवद्धानादग्रस्तोऽपि रविर्जनैः ॥1 51 


आत्मोपनिषत्‌ (78) 273 


ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्‌ । 
तद्वददेहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवित्तमम्‌ ॥1 6॥ 


वह कुछ न खाते हुए भी नित्य तृप्त ही रहता है, वह सबसे विलक्षण होते हुए भी सबमें 
रखने वाला होता है । सब कुछ करते हुए भी वह छ भी नहीं करता! के जा 
स्वयं अभोक्ता ही रहता है । शरीरधारी होने पर भी वह अशरीरी ही है, वह सीमित दिखाई पड़ने पर भी 
असीम (सर्वव्यापक) है । इस प्रकार के शरीररहित इस ब्रह्मवादी को यह सब कहीं प्रिय और अप्रिय का 
स्पर्श या शुभ-अशुभ का स्पर्श नहीं होता । जैसे सूर्य अन्धकार से ग्रस्त न होने पर भी लोगों के द्वारा ग्रस्त 
रूप में देखा जाता है, श्रान्ति से यह ग्रस्त है ऐसा सही वस्तु का लक्षण न जानने से भ्रम के द्वारा कहा जाता 
है, वैसे ही देहादि बन्धनों से विमुक्त श्रेष्ठ ब्रह्मज्ञानी के बारे में भी लोग कहा करते हैं । 
पश्यन्ति देहिवन्मूढाः शरीराभासदर्शनात्‌ । 
अहिनिर्ल्वयनीवायं मुक्तदेहस्तु तिष्ठति ॥17॥ 
इतस्ततश्चाल्यमानो यत्किञ्चित्प्राणवायुना । 
स्त्रोतसा नीयते दारु यथा निम्नोन्नतस्थलम्‌ ॥1 8॥ 
दैवेन नीयते देहो तथा कालोपभुक्तिषु । 
लक्ष्यालक्ष्यगतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत्केवलात्मना ॥1 १॥ 
शिव एव स्वयं साक्षादयं ब्रह्मविदुत्तमः । 
जीवन्नेव सदा मुक्तः कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः ॥20॥ 
मूढ़ लोग ही शरीर के आभास के दर्शन से इस ब्रह्मज्ञानी को 'देहधारी' मानते हैं । पर यह ब्रह्मज्ञ 
तो कैंचुली को छोड़े हुए साँप की भाँति ही रहता है । यह ब्रह्मज्ञानी प्राणवायु के द्वारा थोड़ा-बहुत यों 
ही हिलाया-चलाया जाता है, जैसे कोई काष्ठ का टुकड़ा पानी के प्रवाह के द्वारा ऊंचे-नीचे स्थान में 
लाया जाता हो । इसी तरह ज्ञानी का देह भी जैसे दैव (भाग्य) के द्वारा सुख-दुःखादि सामयिक उपभोगों 
में खींचा जाता है, पर यह परम ज्ञानी तो सदैव शिव ही साक्षात्‌ होता है । वह तो जीते जी मुक्त ही 
होता है | वह कृतार्थ ही होता है । - 
उपाधिनाशादब्रह्मैव सदब्नह्माप्येति निर्द्धपम्‌। 
शैलूषो वेषसद्धावाभावयोश्व यथा पुमान्‌ ॥21॥ 
तथैव ब्रह्मविच्छेष्ठः सदा ब्रह्मैव नापरः । 
घटे नष्टे यथा व्योम व्योमैव भवति स्वयम्‌ ॥22॥ 
तथैवोपाधिविलये ब्रह्मैव ब्रह्मवित्स्वयम्‌ । 
चीरं क्षीरे यथा क्षिप्तं तैलं तैले जलं जले ॥23॥ 
संयुक्तमेकतां याति तथाऽऽत्मन्यात्मविन्सुनिः । 
एवं विदेहकैवल्यं सन्मात्रत्वमखण्डितम्‌॥2.4॥ टी 
वह (ब्रहवज्ञानी) उपाधियो के नाश होने पर तो ब्रह्म ही होकर अद्वैत ब्रह्म में ही मिल जाता है। 
जैसे कोई पुरुष बा) वेश पहनने से ही नट होता है, और वेश के अभाव में वही पुरुष हो जाता हे 
वैसे ही उत्तम ब्रहाञ्ञानी तो सदैव ब्रहाज्ञ ही रहता है। घड़े के नाश हो जाने से घटाकाश वही मूल 
महाकाश ही हो जाता है । इसी प्रकार उपाधि के नाश हो जाने से pe स्वयं ब्रह्म ही हो जाता है । 
जैसे दूध में डाला हुआ दूध, तेल में डाला हुआ तेल तथा जल में डाला गया जल एकाकार हो जाता 
हे, उसी प्रकार मुनि भी आत्मा को परमात्मा में एकाकार कर देता है । इस प्रकार आत्मा- परमात्मा की 
एकाकारता (एकता) ही 'विदेह-कैवल्य' कहलाती है । वह अखण्ड सन्मात्र का रूप है । 


18 उ०तृ० 


i उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ब्रह्मभावं प्रपद्यैष यतिर्नावर्तते पुनः । 

सदात्मकत्वविज्ञानदग्धाविद्यादिवर्ष्मणः ॥2 5॥ 

अमुष्य ब्रह्मभूतत्वाद्‌ ब्रह्मणः कुत उद्भवः । 

मायाक्ळप्तौ बन्धमोक्षौ न स्तः स्वात्मनि वस्तुतः ॥2 6॥ 

यथा रज्जौ निष्क्रियायां सर्पाभासविनिर्गमौ । 

आवृतेः सदसत्त्वाभ्यां वक्तव्ये बन्धमोक्षणे ॥27॥ 

नावृतिर्ब्रह्मणः काचिदन्याभावादनावृत्तम्‌ । 

अस्तीति प्रत्ययो यश्च यश्च नास्तीति वस्तुनि ॥2 8॥ 

इस ब्रह्मभाव को प्राप्त करने के बाद यति इस संसार में वापस नहीं लोटता । क्योंकि सत्‌ रूप 
आत्मतत्त्व के विज्ञान से उसका अविद्या आदि मैल नष्ट हो गया होता है । जब यह ब्रह्मभूत ही हो जाता 
है, तब ब्रह्म का तो फिर जन्म ही कैसे हो सकता है ? ये बन्ध और मोक्ष तो माया कल्पित ही हैं। 
वे दोनों वास्तविक रूप से ब्रह्म में हो ही नहीं सकते । जैसे निष्क्रिय ही रस्सी में साँप का भ्रम और भ्रम 
का निरास--दोनों होते हैं, इसी प्रकार सत्‌ या असत्‌ के आवरण से युक्त कहे जाने वाले ब्रह्म में बन्ध 
और मोक्ष कल्पित ही होते हैं (कहे जाते हैं) | ब्रह्म का तो कोई आवरण है ही नहीं, क्योंकि ब्रह्मातिरिक्त 
किसी अन्य वस्तु के अभाव से ब्रह्म तो सदैव अनावृत ही है । वस्तु है”, या नहीं है'--यह तो केवल 
एक प्रत्ययमात्र (दिखावा) ही है । 
' बुद्धेरेव गुणावेतौ न तु नित्यस्य वस्तुनः । 

अतस्तौ मायया क्लप्तौ बन्धमोक्षौ न चात्मनि ॥291 

निष्कले निष्क्रिये शान्ते निरवद्ये निरञ्जने । 

अद्वितीये परे तत्त्वे व्योमवत्कल्पना कुतः ॥30॥ 

न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । 

न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥31॥ 


इत्यात्मोपनिषत्समाप्ता । 


ए 


और वे दोनों प्रत्यय (दोनों के होने न होने का भान) तो बुद्धि के ही दो गुण हैं, नित्य आत्मवस्तु 
के नहीं हँ । इसीलिए वे बन्ध और मोक्ष माया द्वारा कल्पित ही हैं | निरवयव (निरंश) शान्त, निष्क्रिय 
निष्कलंक, निरंजन, अद्वितीय, परम तत्त्व, आकाश जैसे ब्रह्म में ऐसी कल्पना कैसे की जा सकती है ? 
वास्तविक दृष्टि से कोई बन्धन नहीं है, कोई उत्पत्ति नहीं है, कोई बद्ध भी नहीं है, कोई साधक भी 
ह दै कोई मुमुक्षु भी नहीं है और कोई मुक्त भी नहीं है--यही परमार्थता है, यही सच्ची पारमार्थिक 
दृष्टि है। 


इस प्रकार आत्मोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
छः 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्र कर्णेभिः--देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ a 


ह 


(79) पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 

यह उपनिषत्‌ अथर्ववेदीय है । इसे पूर्वकाण्ड और उत्तरकाण्ड--ऐसे दो काण्डों में बाँटा 
गया है । इसमें ऋषि वालखिल्य ओर ब्रह्माजी के बीच हंसविषयक प्रश्नोत्तर हैं । पूर्वकाण्ड में 
पहले जगन्नियन्ता के बारे में सात प्रश्न हैं, और उनके उत्तर भी हैं । बाद में सृष्टिरूपी यज्ञ में 
कर्ता का स्वरूप बताया गया है । नादानुसन्धान यज्ञ, परमात्मा का हंस रूप, यज्ञसूत्र, ब्रह्मसूत्र, 
प्रणवहंस की यज्ञता, ब्रह्मसन्ध्यादि क्रियारूप मनोयाग, हंस-प्रणवाभेद का अनुसन्धान, 
छियानबे सूत्र, हंसात्मविद्या का मुक्तिरूपत्व, बाह्य की अपेक्षा आन्तर्‌ योग की श्रेष्ठता, 
ज्ञानयज्ञरूपी अश्वमेध, तारकहंसज्योति आदि विषय हैं । और उत्तरकाण्ड में अखण्डवृत्ति से 
ब्रह्मसम्पत्ति, परमात्मा में मायिक जगत्‌, हंसार्क प्रणव ध्यान की विधि, आत्मातिरिक्त सब कुछ 
की मायिकता, आत्मा में माया का वस्तुतः अभाव, आत्मज्ञानी को ब्रह्मरूपता, परविद्या का 
साधन, आत्मज्ञानी का वर्तन, स्थिति, आदि बहुत से विषयों का निर्देश किया गया है । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः" देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
पूर्वकाण्डः 
अथ ह बै स्वयंभूर्बह्या प्रजाः सृजानीति कामकामो जायते कामेश्वरो 
वैश्रवणः ॥1॥ 
वैश्रवणो ब्रह्मपुत्रो वालखिल्यः स्वयंभुवं परिपृच्छति जगतां का विद्या 
का देवता जाग्रत्तुरीययोरस्य को देवो यानि कस्य वशानि कालाः 
'कियत्प्रमाणाः कस्याञ्ञया रविचन्द्रग्रहादयो भासन्ते कस्य महिमा 
गगनस्वरूप एतदहं श्रोतुमिच्छामि नान्यो जानाति त्वं ब्रूहि ब्रह्मन्‌ ॥2॥ 
एक बार स्वयंभू ब्रह्मा के मन में में सृष्टि का सर्जन करू'--ऐसी कामना हुई । तब क्रमशः 
कामेश्वर (र्र) और वैश्रवण दोनों की उत्पत्ति हुई | इसके बाद ब्रह्म के उस वैश्रवण यानी वालखिल्य 
नाम के पुत्र ने ब्रह्मा जी से प्रश्‍न किया कि--“हे भगवन्‌ ! इस जगत्‌ की विद्या कौन-सी है ? इसका 
देवता कौन है ? जाग्रत्‌ और तुरीय का देव कौन है ? यह जगत्‌ किसके वश में है ? काल के क्या 
और कितने प्रमाण हैं ? ये सूर्य, चन्द्र, प्रह आदि किसकी आज्ञा से प्रकाशित हो रहे हैं ? किसकी 


276 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


महिमा आकाश के समान विस्तृत (व्यापक) है ? यह सब मैं जानना चाहता हूँ । आपके सिवा और 
कोई यह जानता नहीं है, इसलिए आप ही मुझे यह बताइए ।” 


स्वयंभूरुवाच कृत्स्नजगतां मातृका विद्यां ॥3॥ 

द्वित्रिवर्णसहिता द्विवर्णमाता त्रिवर्णसहिता । 

चतुर्मात्रात्मकोङ्कारो मम प्राणात्मिका देवता ॥4॥ 

अहमेव जगत्त्रयस्यैकः पतिः ॥5॥ 

मम वशानि सर्वाणि युगान्यपि ॥6॥ 

अहोरात्रादयो मत्संवर्धिताः कालाः ॥7॥ 

मम रूपा रवेस्तेजश्रन्द्रनक्षत्रग्रहतेजांसि च ॥8॥ 

गगनो सम त्रिशक्तिमायास्वरूपो नान्यो मदस्ति ॥9॥ 

तमोमायात्मको रुद्रः सात्त्विकमायात्मको विष्णू राजसमायात्मको ब्रह्मा । 
इन्द्रादयस्तामसराजसात्मिका न सात्त्विकः कोऽपि। अघोरः सर्व- 
साधारणस्वरूपः ॥10॥ 


तब ब्रह्माजी ने कहा--इस समस्त जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली मातृका विद्या है । वह दो वर्णो 
से (हंस) युक्त है, और तीन वर्णो से (प्रणव) भी युक्त है | दो वर्णो से नापी गई यह विद्या तीन वर्ण 
सहित जो विद्या है, वही हे । और चार मात्राओं से युक्त प्रणव मेरा प्राणदेवता हैं । मैं अकेला ही इन 
--तीनों लोकों का पालक और पोषक हूँ । समस्त युग भी मेरे ही वश में रहते हैं । मेरे द्वारा ही ये दिन- 
रात आदि कालमान पैदा होते हैं सूर्य, चन्द्र, तारों आदि में जो तेज दिखाई पड़ता है, वह मेरा ही 
तेज है । यह आकाश भी मेरी ही सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌--इन तीन शक्तियों वाली माया के रूप में 
मेरा ही स्वरूप है । मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है । तमोगुणी मायारूप रुद्र है, सत्त्वगुणी मायारूप 
विष्णु है और रजोगुणी माया रूप ब्रह्मा है । और इन्द्र आदि देव तामस-राजस माया वाले हैं, इनमें कोई 
भी सात्त्विक नहीं है । केवल अघोर (शिव) जो हैं, वे सर्वसाधारण स्वरूप हैं | 


समस्तयागानां रूद्रः पशुपतिः कर्ता । रुद्रो यागदेवो विष्णुरध्वर्युहतिन्द्रो 

देवता यज्ञभुग्‌ मानसं ब्रह्म महेश्वरं ब्रह्म ॥11॥ 

मानसो हंसः सोऽहं हंस इति । तन्मययज्ञो नादानुसन्धानम्‌। तन्मय- 

विकारो जीवः ॥1 2॥ 

परमात्मस्वरूपो हंसः । अन्तर्बहिश्ररति हंसः । अन्तर्गतोऽनवकाशान्त- 

र्गतसुपर्णस्वरूपो हंस: ॥13॥ 

कत 2 अ तर चित्सूत्रत्रयचिन्मयलक्षणं नवतत्त्वत्रिरावृतं 
जग चिदग्रन्थिबन्धनम्‌ अद्वैत- 

ग्रन्थिः ॥1 4॥ हक 

यञ्ञसाधारणाङ्गं बहिरनतर्ज्वलनं यज्ञङ्गलक्षणब्रह्मस्वरूपो हंसः ॥1 5॥ 


समस्त यज्ञं के कर्ता पशुपतिभगवान्‌ रुद्र हैं । रुद्र यज्ञदेव, विष्णु अध्वर्यु, इन्द्र होता और 
महेश्वर ब्रह्म का मानस रूप है । जो ब्रह्म है, वही इस यज्ञ के भोक्ता हें । इस मानस ब्रह्म का रूप ही 
“हंस: सोऽहम्‌’ हे । इस प्रकार की तन्मयता के लिए जो यज्ञ सम्पन्न किया जाता है, उसी को 
नादानुसन्धान कहा जाता हे । और उस चैतन्यमयता का विकार ही जीव है। वह हंस परमात्मा का 


पूर्वकाण्ड:] पाशुपतत्रह्योपनिषत्‌ (79): 277 


ब्रह्मरूप ही है, जैसे वह भी छियानबे तन्तुरूपी हि री क ताका HE 
चित्‌, आनन्दरूपी तीन लक्षणरूपी तन्तुओं वाला हो हे कर हु ह gl 
विष्णु-महेश रूप तीन अग्नियों वाला, चिद्‌ हि PES हम नौ ततत्वं वाला, ब्रह्मा 
Ma ) चिद्‌ ग्रन्थियों से बँधा हुआ, अद्वैत रूप ब्रह्मग्रन्थि से युक्त 

यज्ञ के सामान्य अंगरूप में बाह्य तथा अन्तःकरण को प्रकाशित करने वाल! यज्ञोपवीत ब्रह्मलक्षण- 
युक्त हंसरूप ही हे । 

उपवीतलक्षणसूत्रब्रह्मगा यज्ञाः । ब्रह्माडुलक्षणयुक्तो यज्ञसूत्रम्‌। तद्‌- 

ब्रह्मसूत्रम्‌ । यज्ञसूत्रसम्बन्धी ब्रह्मयज्ञः तत्स्वरूपः ॥1 6॥ 

_ अङ्कानि मात्राणि । मनोयज्ञस्य हंसो यज्ञसूत्रम्‌ । प्रणवं ब्रह्मसूत्रं ब्रह्मयज्ञ 
मयम्‌ । प्रणवान्तर्वर्ती हंसो ब्रह्मसूत्रम्‌। तदेव ब्रह्मयज्ञमयं मोक्ष 
क्रमम्‌ ॥17॥ 
इस प्रकार यह उपवीत के लक्षणों से युक्त सूत्र (ब्रह्मसूत्र) यज्ञरूप ही है, अर्थात्‌ यज्ञरूप का 

प्रतीक माना जाता हे । यह यज्ञोपवीत (यजञसूत्र) ब्रह्म के अंगों के लक्षणों से भी युक्त है। इसलिए 
यज्ञोपवीत और ब्रह्मयज्ञ--दोनों एक-दूसरे के स्वरूप ही हैं। वे ब्रह्म के अंग मात्राएँ हैं । यह ब्रह्मसूत्र 
ही मनोयज्ञ का हंस है । और ब्रह्मयज्ञ से युक्त यह प्रणव भी ब्रह्मसूत्र ही है प्रणव का अन्तर्वर्ती हंस 
भी ब्रह्मसूत्र ही है । यह ब्रह्मयज्ञ मोक्ष का साधनरूप ही हे । 

ब्रह्मसन्ध्याक्रिया मनोयागः । संध्याक्रिया मनोयागस्य लक्षणम्‌ ॥1 8॥ 

यज्ञसूत्रप्रणवब्रह्मयज्ञक्रियायुक्तो ब्राह्मणः । ब्रह्मचर्येण चरन्ति देवाः । 

हंससूत्रचर्या यहा: । ह॑सप्रणवयोरभेदः ॥19॥ 

हंसस्य प्रार्थनास्त्रिकालाः । त्रिकालास्त्रिवर्णाः। तरेतारन्यनुसंधानो यागः । 

-्रेतागन्यात्माकृतिवर्णोङ्कारहंसानुसंधानोऽन्तयांगः ॥20॥ 

ब्रह्मसन्ध्या मानसिक यज्ञ की क्रिया है । संध्या की क्रिया मनोयाग का लक्षण है । यज्ञोपवीत, 

प्रणव और ब्रह्मयज्ञ की क्रिया से युक्त मनुष्य ब्राह्मण कहलाता है । देवता लोग ब्रह्मचर्य में ही विचरण 
करते हैं । हंस और सूत्र से यज्ञ संपन्न किए जाते हैं। इस प्रकार हंस तथा प्रणव में अभेद है । 

चित्स्वरूपवत्तन्मयं तुरीयस्वरूपम्‌। अन्तरादित्ये ज्योतिःस्वरूपो 


हंसः ॥21॥ 
यज्ञाङ्गं ब्रह्मसंपत्तिः । ्रहमप्रवृत्तौ तत्प्रणवहंससूत्रेणैव ध्यानमा- 


चरन्ति ॥22॥ 
चित्स्वरूप में तन्मय हो जाना ही तुर्यावस्था का स्वरूप है। भीतर के आदित्य में हंस ही 
ज्योतिरूप में अवस्थित है । यज्ञाङ्ग ही ब्रहासम्पत्ति है । इसलिए ब्रहमग्राप्त की प्रवृत्ति के लिए प्रणवहंस 
की साधना में ही ध्यान द्वारा विचरण करना चाहिए | 
प्रोवाच पुनः स्वयंभुवं प्रतिजानीते ब्रह्मपुत्रो ऋषिर्वालखिल्यः । हंस- 
सून्राणि कतिसंख्यानि कियद्वा प्रमाणम्‌ ॥23॥ 





278 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


हृद्यादित्यमरीचीनां पदं षण्णवतिः । चित्सूत्रत्राणयोः स्वर्निर्गता प्रणव- 

धारा षडडङ्गुलदशाशीतिः ॥241 

वामबाहुदक्षिणकट्योरन्तश्चरति हंसः परमात्मा ब्रह्मगुह्यप्रकारो नान्यत्र 

विदितः ॥25॥ 

जानन्ति तेऽमृतफलकाः । सर्वकालं हंसं प्रकाशकम्‌ । प्रणवहंसान्त- 

ध्यानप्रकृतिं विना न मुक्तिः ॥26॥ 

ब्रह्मपुत्र वालखिल्य ने फिर से स्वयंभू ब्रह्माजी से पूछा--हि भगवन्‌ ! हंससूत्रों की संख्या कितनी 

है ? और उनके प्रमाण कितने हैं ?” तब ब्रह्माजी ने कहा--हदयादित्य की छियानबे किरणें हैं । और 
चित्सूत्र घ्राण से स्वरसहित निकलने वाली धारा भी छियानबे अंगुल की होती है । प्रणव धारा उतनी 
लम्बी है । बाँयी भुजा और दाहिनी कमर की छोर के मध्य भाग में (अर्थात्‌ हृदयक्षेत्र में) परमात्मा हंस 
का निवास हे । परन्तु इस गुह्य विषय की जानकारी किसी को प्राप्त नहीं होती । जिन्हें अमृतत्व की 
प्राप्ति हो चुकी है, वे ही उस सर्वकाल प्रकाशमान हंस को पहचानते हैं । भीतर में स्थित इस प्रणव हंस 
का ध्यान किए बिना तो मुक्ति मिल नहीं सकती । 


नवसूत्रान्परिचर्चितान्‌। तेऽपि यद्ब्रह्मा चरन्ति । अन्तरादित्यं न ज्ञातं 
मनुष्याणाम्‌ ॥27॥ 

जगदादित्यो रोचत इति ज्ञात्वा ते मर्त्या विबुधास्तपनप्रार्थनायुक्ता 
आचरन्ति ॥2 8॥ 

वाजपेयः पशुहर्ता अध्वर्युरिन्द्रो देवता अहिंसा धर्मयागः परमहंसोऽध्वर्युः 
परमात्मा देवता पशुपतिः ॥2 9॥ 

ब्रह्मोपनिषदो ब्रह्म । स्वाध्याययुत्ता ब्राह्मणाश्ररन्ति ॥30॥ 


जो मनुष्य इन परिचर्चित (रंगे हुए) नवसूत्रों वाले यज्ञोपवीत को धारण करते है, वे भी उसे 
ब्रह्ममय मानकर ही उपासना करते हैं । परन्तु इन मनुष्यों के भीतर रहे हुए आदित्यरूप ब्रह्म का ज्ञान 
तो नहीं होता । सूर्य जगत्‌ को प्रकाशित करता है, ऐसा जानकर ये बुद्धिमान लोग पवित्रता और ज्ञान 
के लिए उनकी प्रार्थना करते हैं । वाजपेय यज्ञ पशुभाव को दूर करने वाला है । इस यज्ञ के अध्वर्यु और 
देवता इन्द्र (परमेश्वर) है । यह मानस अहिंसात्मक धर्मयज्ञ (मुक्तियज्ञ) है । इसके अध्वर्यु परमहंस और 
देवता पशुपति (ईश्वर) हैं । वेद-उपनिषत्‌ का प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है, वही ब्रह्म इस स्वाध्याययुक्त 
ब्रह्मज्ञानियों का भी उपास्य है (वे इसी की उपासना करते हैं) । 


अश्वमेधो महायज्ञकथा । तद्राज्ञा ब्रह्मचर्यमाचरन्ति । सर्वेषां पूर्वोक्तत्रह्म- 

यज्ञक्रमं मुक्तिक्रममिति ॥31॥ 

ब्रह्मपुत्र: प्रोवाच। उदितो हंस ऋषिः। स्वयंभूस्तिरोदधे । रुद्रो 

ब्रह्मोपनिषदो हंसज्योतिः पशुपतिः प्रणवस्तारक: स एवं वेद ॥32॥ 

इति पूर्वकाण्डः । 
इस महायज्ञ की जानकारी ही अश्वमेध यज्ञ है । ज्ञानी जन आश्रय 
के ना इसका आश्रय लेकर ही ब्रह्मज्ञान 

आचार में लाते हे । पूर्वकथित सभी "पशा का करना ही मुक्ति देने में समर्थ है तब ब्रह्मपुत्र ने फिर 
से कहा कि अब हंस ऋषि का मुझमें उदय हो गया हे ।' उनका यह वचन सुनकर ब्रह्माजी अन्तर्धान 


उत्तरकाण्ड:] पाशुपतत्रह्मोपनिषत्‌ (79) 279 


हो गए । इस उपनिषत्‌ में जिस हंस के तेज का वर्णन किया गया है, वही रुद्र है और संसार से उद्धार 
करने वाला प्रणव ही पशुपति (ब्रह्म) हे । उसे उसी तरह जान लेना चाहिए । 
यहाँ पूर्वकाण्ड समाप्त होता है । 


उत्तरकाण्डः 


हंसात्ममालिकावर्णब्रह्मकालप्रचोदिता । 

परमात्मा पुमानिति ब्रह्मसम्पत्तिकारिणी ॥1॥ 
अध्यात्मब्रह्मकल्पस्याकृतिः कीदृशी कथा । 
ब्रह्मज्ञानप्रभासन्ध्या कालो गच्छति धीमताम्‌ । 
हंसाख्यो देवमात्माख्यमात्मतत्त्वप्रजाः कथम्‌ ॥2॥ 


इस अध्यात्ममालिका (हंसमालिका का) जो वर्ण शकार है, वही कालेश्वर का स्वरूप प्राप्त 
करके कर्तव्याकर्तव्य का प्रेरक होता है । वही, ब्रह्म, परमात्मा और पुरुष है । वही संपत्तिकारिणी संविद्‌ 
है । जो मनुष्य आत्मा के अपने निजी ज्ञान से युक्त हो गया हो, उसके सम्बन्ध में तो क्या कहा जा 
सकता है ? ज्ञानी जन अपना पूरा समय उपासना और ब्रह्मचिन्तन में बिताते हैं । जब हंस और आत्मा 
में ऐक्य स्थापित हो जाता है फिर तो विश्व, तैजस आदि प्रजा कैसे हो सकती है ? 


अन्तः प्रणवनादाख्यो हंसः प्रत्ययबोधकः । 

अन्तर्गतप्रमागूढं ज्ञाननालं विराजितम्‌ ॥3॥ 

शिवशक्त्यात्मकं रूपं चिन्मयानन्दवेदितम्‌। 

नादबिन्दुकला नीणि नेत्रविश्वविचेष्टितम्‌॥4॥ 

त्रियङ्कानि शिखा त्रीणि द्वित्रीणि संख्यमाकृतिः । 

अन्तर्गूढप्रमा हंसः प्रमाणान्निर्गतं बहिः ॥5॥ 

अन्तःकरण से निकलते हुए प्रणव के नाद से जो हंस जाना जा सकता है, वही सम्पूर्ण ज्ञान देने 

वाला है । उसके भीतर में अनुभव से गम्य रहस्यमय ज्ञान के द्वारा बाह्य जगत्‌ के ज्ञान की प्राप्ति होती 
है । उस चिन्मय आनन्द के द्वारा ही शिव-शक्त्यात्मक ज्ञात हो सकता है । नाद, बिन्दु और कला-- 
इन तीनों नेत्रों की जाग्रति से ही यह जगत्‌ चेष्टायुक्त होता है । स्थूलसूकष्मादि तीन अंग, विश्वादि तीन 
शिखा और दो-तीन मात्राओं से उसकी संख्या जानी जा सकती । जब इस प्रकार वह अन्तर्धान हो जाता 
है, तब उस गूढात्मा का इस बाह्य जगत्‌ में भौ प्रमाण के रूप में आविर्भाव होता है । (पहले जो केवल 
श्रुतिप्रमाणित था वह अब बाह्य प्रमाण वाला भी हो जाता है) | 


ब्रह्मसूत्रपदं जञेयं ब्राहयं विध्युक्तलक्षणम्‌ । 
हंसार्कप्रणवध्यानमित्युक्तो ज्ञानसागरे ॥6॥ 

एतद्विज्ञानमात्रेण ज्ञानसागरपारगः । 

स्वतः शिवः पशुपतिः साक्षी सर्व॑स्य सर्वदा ॥7॥ र. 
सर्वेषां तु मनस्तेन प्रेरितं नियमेन तु । 

विषये गच्छति प्राणश्रेष्टते वाग्वदत्यपि ॥8॥ 





280 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


चक्षुः पश्यति रूपाणि श्रोत्रं सर्व शृणोत्यपि । 
अन्यानि खानि सर्वाणि तेनैव प्रेरितानि तु ॥9॥ 


जगत्‌ के सूत्ररूप ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करके साधक को अपने आप ही ब्रह्म के लक्षणों से युक्त 
होना चाहिए । और हमेशा अनवरत हंसरूपी सूर्य का ओंकार के साथ ध्यान करते रहना चाहिए । 
ऐसा करने वाला ज्ञानसागर रूप ब्रह्म में एक हो जाता है, ऐसा कहा गया है। इस प्रकार के 
विज्ञानमात्र के द्वारा ज्ञानसागर के पार तक (ब्रह्म तक) पहुँचा जा सकता हे । और वह साधक स्वयं 
शिव, पशुपति और सबका साक्षी बन जाता है । यह भगवान्‌ शिव सबके मन को नियम से प्रेरित 
करने वाले हैं | उन्हीं की प्रेरणा से इन्द्रिय विषयों की ओर जाती है और प्राण चेष्टा करते है, उन्हीं की 
प्रेरणा से वाणी बोलती है, आँख रूप देखती है और कान सुनते हैं । अन्य सभी इन्द्रियाँ भी उसी के 
द्वारा प्रेरित होती हैं । 


स्वं स्वं विषयमुद्दिश्य प्रवर्तन्ते निरन्तरम्‌ । 
प्रवर्तकत्वं चाप्यस्य मायया न स्वभावतः ॥10॥ 
श्रोत्रमात्मनि चाध्यस्तं स्वयं पशुपतिः पुमान्‌ । 
अनुप्रविश्य श्रोत्रस्य ददाति श्रोत्रतां शिवः ॥11॥ 
मनः स्वात्मनि चाध्यस्तं प्रविश्य परमेश्वर: । 
मनस्त्वं तस्य सत्त्वस्थो ददाति नियमेन तु ॥1 2॥ 


वे सभी इन्द्रियाँ अपने-अपने विषय को उद्दिष्ट करके प्रवर्तमान होती हैं। इस विषय में उस 

परम तत्त्व का माया के साथ जो निरन्तर प्रवर्तकत्व होता है, उस परमतत्त्व का प्रवर्तकत्व (प्रेरकत्व) 
माया के कारण होता है, स्वाभाविक रूप से नहीं। आत्मा में ही श्रोत्रादि अध्यस्त होता है और स्वयं 
पशुपति भगवान्‌ उस श्रोत्र में अनुस्यूत होकर श्रोत्र को श्रवणशक्ति देते हैं | उसी प्रकार मन भी आत्मा 
में ही अध्यस्त है उसमें भी यह परमेश्वर अनुप्रविष्ट (अनुस्यूत) होकर इसे “मनस्त्व' की शक्ति देते हैं | 
नियमानुसार सत्त्वगुण में स्थित होकर परमेश्वर ही मन को “मनस्त्व' की शक्ति देते हैं । (सबका सर्जन 
करके सबमें अनुप्रविष्ट होकर नियम से सृष्टि संचालन-नियमन करते हैं |) 

स एव विदितादन्यस्तथैवाविदितादपि । 

अन्येषामिन्द्रियाणां तु कल्पितानामपीश्चरः ॥1 ३॥ 

तत्तद्रूपमनुप्राप्य ददाति नियमेन तु । 

ततश्चक्षुश्च वाक्चैव मनश्चान्यानि खानि च ॥14॥ 
न गच्छन्ति स्वयंज्योतिः स्वभावे परमात्मनि । 
अकर्तृविषयप्रत्यक्प्रकाशं स्वात्मनैव तु ॥15॥ 
विना तर्कप्रमाणाभ्यां ब्रह्म यो वेद वेद स: । 
प्रत्यगात्मा परंज्योतिर्माया सा तु महत्तमः ॥1 6॥ 


वह परमात्मा जानी हुई और अनजानी सभी वस्तुओं से अलग ही है । यह इन्द्रियो 

ह कल्पित अन्य इन्द्र 
का भी ईश्वर है, i अर्थात्‌ करणरूप. और करणचालक रूप अभिमान न होने से उन सब से विलक्षण 
(ईश्वर) है, वह संसारी नहीं है इस तरह वह परमेश्वर उस-उस इन्द्रिय का रूप भी धारण करता है और 
उसे उस-उस की नियमानुसार शक्ति'भी वही देता है (वह करणरूप और करणचालकरूप-दोनों होता 


उत्तरकाण्ड:] पाशुपतत्रह्मोपनिषत्‌ (79) 6 281 


है) रे इससे चक्षु, वाणी, मन और अन्य इन्द्रियाँ स्वयं ज्योतिःस्वरूप परमात्मा में अपने स्वरूप में प्रविष्ट 
नहीं हो सकतीं (भीतर प्रविष्ट नहीं हो सकती) । इसलिए बाहर के किसी तर्क या प्रमाण के बिना ही जो. 
मनुष्य निजी अनुभूति के द्वारा परमात्मा को जान लेता है, वही सही रूप से उसे जानता है । वह प्रत्यक्‌ 
आत्मा स्वयं ज्योतिरूप है, और माया तो बड़े ही अन्धकार जैसी है । 

तथा सति कथं मायासंभवः प्रत्यगात्मनि । 

तस्मात्तर्कप्रमाणाभ्यां स्वानुभूत्या च चिद्घने ॥17॥ 

स्वप्रकाशैकसंसिद्धे नास्ति माया परात्मनि । 

व्यावहारिकदृष्ट्येयं विद्याविद्या न चान्यथा ॥1 8॥ 

तत्त्वदृष्ट्या तु नास्त्येव तत्त्वमेवास्ति केवलम्‌ । 

व्यावहारिकदृष्टिस्तु प्रकाशाव्यभिचारतः ॥19॥ 

प्रकाश एव सततं तस्मादद्वैत एव हि । 

अद्वैतमिति चोक्तिश्च प्रकाशाव्यभिचारतः ॥20॥ 


ऐसा होने पर इस स्वयंज्योति प्रत्यगात्मा में तमोरूपी माया का संभव कैसे हो सकता है ? 
इसलिए इस चिद्धन परमात्मा के बारे में तर्क और प्रमाण के साथ अपनी अनुभूति के द्वारा, 
“स्वप्रकाशरूप, स्वयंसिद्ध, परमात्मा में माया हो ही नहीं सकती'--ऐसा सिद्ध हो जाता है| ये जो 
विद्या, अविद्या आदि के भेद किए जाते हैं, वे तो केवल व्यवहार की दृष्टि से ही किए जाते हैं क्योंकि 
सब जगह आत्मा का प्रकाश है उसका कहीं व्यभिचार (अपवाद) नहीं है । सर्वत्र आत्मा का ही प्रकाश 
है, इसलिए सर्वत्र अद्वैत ही है । प्रकाश का कहीं भी व्यभिचार (अपवाद) न होने से ही 'अद्वेत' ऐसी 
उक्ति (सार्थक) है । 


प्रकाश एव सततं तस्मान्मौनं हि युज्यते । 
अयमर्थो महान्यस्य स्वयमेव प्रकाशितः ॥21॥ 
न स जीवो न च ब्रह्म न चान्यदपि किञ्चन । 
न तस्य वर्णा विद्यन्ते नाश्रमाश्च तथैव च ॥22॥ 
न तस्य धर्मोऽधर्मश्च न निषेधो विधिर्न च । 
यदा ब्रह्मात्मकं सर्व विभाति तत एव तु ॥23॥ 
तदा दुःखादिभेदोऽयमाभासोऽपि न भासते । 
जगज्जीवादिरूपेण पश्यन्नपि परात्मवित्‌ ॥24॥ 
सर्वत्र सतत प्रकारा ही है, अतः मौन ही योग्य है, यह स्वयंप्रकाशित होते रहना ही इस परमात्मा 
की बड़ी अन्वर्थकता है । यह परमात्मा न जीव है, न ब्रह्म है, और भी कोई सापेक्ष 24... दिया नहीं 
जा सकता | उसको कोई ब्राह्मणादि वर्ण नहीं है और ब्रह्मचर्यादि कोई आश्रम भी नहीं होता | उसके 
लिए न कोई धर्म है, न कोई अधर्म है, न कोई विधि है, न कोई निषेध ही है । जब सर्वत्र मात्र एक 
ब्रह्मतत्त्व ही है, तब तो सब कुछ ब्रह्ममय ही दीखता है । जब सन ब्रह्ममय हो जाता है तब तो दुःख 
. आदि भेद भी नहीं होता, यह सारा बाह्य आभास भी उस परमात्मा को जानने वाले को नहीं दिखाई 
देता, भले ही वह जगत्‌ और जीव आदि रूपों को देखता रहता हो। 


न तत्पश्यति चिद्रूपं ब्रह्मवस्त्वेव पश्यति । 
धर्मधर्मित्ववार्ता च भेदे सति हि भिद्यते ॥25॥ 





282 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


भेदाभेदस्तथा भेदाभेदः साक्षात्परात्मनः । 

नास्ति स्वात्मातिरेकेण स्वयमेवास्ति सर्वदा ॥26॥ 
ब्रह्मैव विद्यते साक्षाद्ठस्तुतोऽवस्तुतोऽपि च । 

तथैव ब्रह्मविज्ज्ञानी किं गृह्णाति जहाति किम्‌ ॥27॥ 
अधिष्ठानमनौपम्यमवाङ्मनसगोचरम्‌। 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रं रूपवर्जितम्‌ ॥2 8॥ 


उस अद्वैतावस्था में चित्‌ का कोई रूप वह ज्ञानी नहीं देखता--रूप और रूपी का भेद नहीं 
देखता । वह केवल ब्रह्मपदार्थ को ही देखता (अनुभव करता) हे । क्योंकि जब भेद हो तभी धर्म (रूप) 
और धर्मी (चित्‌) की बात हो सकती है । जब भेद-अभेद की यही उपर्युक्त स्थिति है, तब तो उस 
परमात्मा में न कोई भेद हो सकता है, न ही कोई अभेद ही हो सकता है । क्योंकि अपने आत्मा के 
अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, वह स्वयं एकमात्र अद्वैत ही विद्यमान है । केवल साक्षात्‌ ब्रह्म ही है-- 
पारमार्थिक रूप से भी और अन्य दृष्टि से भी जब वही है, तब भला वह ब्रह्मज्ञानी किसका ग्रहण करेगा 
और किसका त्याग करेगा ? जो परमतत्त्व अधिष्ठानरूप, उपमारहित, वाणी और मन से अगोचर है 
जो अदृश्य, अग्राह्य, गोत्ररहित और रूपहीन है और-- 


अचक्षुः श्रोत्रमत्यर्थं तदपाणिपदं तथा । 

नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं च तदव्ययम्‌ ॥2 9॥ 
ब्रह्मैवेदममृतं तत्पुरस्तादब्रह्मानन्दं परमं चैव पश्चात्‌ । 
ब्रह्मानन्दं परमं दक्षिणे च ब्रह्मानन्दं परमं चोत्तरे च ॥30॥ 
स्वात्मन्येव स्वयं सर्वं सदा पश्यति निर्भयः । 

तदा मुक्तो न मुक्तश्च बद्धस्यैव विमुक्तता ॥31॥ 

एवंरूपा परा विद्या सत्येन तपसापि च । 
ब्रह्मचर्यादिभिर्धमैलभ्या वेदान्तवर्त्मना ॥३2॥ 


-वह चक्षुरहित, श्रोत्ररहित, हाथरहित, पैररहित, वह नित्य, विभु, सर्वगत और अत्यन्त सूक्ष्म तथा 
बिल्कुल हो अव्यय (व्ययरहित) है । यही अमृतरूप ब्रह्म हमारे आगे भी है, यही परम ब्रह्मानन्द हमारे 
पीछे भी है, वही परम ब्रह्मानन्द हमारी दाहिनी ओर भी है, वही परम ब्रह्मानन्द हमारी बायीं ओर (उत्तर 
में) भी है । उसे जब निर्भय योगी अपने आत्मा में ही देख लेता है, तब ज्ञानी मुक्त न होते हुए भी (संसार 
के सभी कार्य करते हुए भी) मुक्त हो जाता है क्योंकि वह मन से तो मुक्त ही है और मन में बँधे हुए 
मनुष्य में ही मुक्ति का होना युक्त है, मुक्त की भला क्या मुक्ति ? इस प्रकार की जो परा विद्या है, वह 
सत्य से या तप से और ब्रह्मचर्यादि के पालन से वेदान्तनिर्दिष्ट मार्ग के द्वारा प्राप्त की जा सकती है । 

स्वशरीरे स्वयंज्योतिःस्वरूपं पारमार्थिकम्‌। 

क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययाऽ ऽवृताः ॥33॥ 

एवं स्वरूपविज्ञानं यस्य कस्यास्ति योगिनः । 

कुत्रचिद्गमनं नास्ति तस्य सम्पूर्णरूपिणः ॥34॥ 

आकाशमेकं सम्पूर्ण कुत्रचिन्न हि गच्छति । 

तद्वदबह्यात्मविच्छ्रष्ठः कुत्रचिन्नैव गच्छति ॥35॥ 


wb पाशुपतत्रह्मोपनिषत्‌ (79) 283 


आहता तु विशुद्धं हृदयं भवेत्‌। 
आहारशुद्धौ चित्तस्य विशुद्धिर्भवति स्वतः ॥361 
जिन लोगों के दोष क्षीण हो चुके हों, वे ही अपने शरीर में पारमार्णिक स्वयंज्योति:स्वरूप को, 

देख सकते हैं । माया के द्वारा आवृत अन्य लोग नहीं देख सकते हैं । जिस किसी भी योगी को इस 
अकार का स्वरूपज्ञान हो जाता है, उसके लिए कहीं भी आने-जाने की कोई आवश्यकता नहीं रहती, 
क्योंकि वह संपूर्ण--सभी का स्वरूप हो गया हुआ होता है जैसे आकाश एक और संपूर्ण है, उसका 
कहीं भी आना-जाना नहीं होता, उसी प्रकार ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ यह पुरुष भी गमनागमन-रहित हो जाता 
है । अभक्ष्य का भक्षण नहीं करने से हृदय विशुद्ध हो जाता है और आहार की शुद्धि से चित्त की शुद्धि 
तो स्वाभाविक रूप से हो ही जाती है। 

चित्तशुद्धौ क्रमाज्जञानं त्रुट्यन्ति ग्रन्थयः स्फुटम्‌ । 

अभक्ष्यं ब्रह्मविज्ञानविहीनस्यैव देहिनः ॥37॥ 

न सम्य्ज्ञानिनस्तद्वत्स्वरूपं सकलं खलु । 

अहमन्नं सदान्नाद इति हि ब्रह्मवेदनम्‌ ॥38॥ 

ब्रह्मविद्ग्रसति ज्ञानात्सर्व ब्रह्मात्मनैव तु । 

ब्रह्मक्षत्रादिकं सर्व यस्य स्यादोदनं सदा ॥39॥ 

यस्योपसेचनं मृत्युस्तं ज्ञानी तादृशः खलु । 

ब्रह्मस्वरूपविज्ञानाज्जगद्भोज्यं भवेत्खलु ॥40॥ 

चित्त की शुद्धि हो जाने पर क्रम से धीरे-धीरे ज्ञान उदित होता है और हृदय की गाँठे स्पष्ट रूप 

से टूटने लगती हैं । जो भक्ष्य-अभक्ष्य की बात है, वह तो ब्रह्मविज्ञान से रहित देहधारियों के लिए ही 
है । ये बातें सम्यग्‌ ज्ञानवाले के लिए नहीं हैं | क्योंकि उसके लिए तो यह सब कुछ स्वरूपमय ही है । 
मैं ही अन्न हूँ, मैं ही सदाचार हुँ'-ऐसी भावना ही ब्रह्मज्ञान कहलाती है । ब्रह्म को जानने वाला अपने 
ज्ञान से सबमें निवास करता है । सर्व ब्रह्म उसके आत्मा के द्वारा ही उसने जाना है । इसलिए ब्राह्मण, 
क्षत्रिय आदि सब भावनाओं को वह अपने आत्मा में ही (ओदन की तरह) पचा लेता है । जो ब्रह्म मृत्यु 
को भी अपना ओदन (उपसेचन=पाच्य) करता है, तो यह ज्ञानी भौ तो वैसा ही करता है, क्योंकि वह 
भी तो वैसा ही है । ब्रह्मस्वरूप के विज्ञान से सारा जगत्‌ उसका पाच्य (भोज्य) ओदन हो जाता है | 


जगदात्मतया भाति यदा भोज्यं भवेत्तदा । 

ब्रह्मस्वात्मतया नित्यं भक्षितं सकलं तदा ॥41॥ 

यदाभासेन रूपेण जगदभोज्यं भवेत्तु तत्‌। 

मानतः स्वात्मना भातं भक्षितं भवति ध्रुवम्‌ ॥42॥ 

स्वस्वरूपं स्वयं भुङ्क्ते नास्ति भोज्यं पृथक्‌ स्वतः । 

अस्ति चेदस्तितारूपं ब्रह्मैवास्तित्वलक्षणम्‌ ॥431 

अस्तितालक्षणा सत्ता सत्ता ब्रह्म न चापरा । 

नास्ति सत्तातिरेकेण नास्ति माया च वस्तुतः ॥44॥ 

यह सारा जगत्‌ भोज्य दिखाई देता है, तब यह आत्मा ब्रह्मरूप 


आत्मता के द्वारा य 
जब अपनी आत आभासित होता है, तब वह भोज्य होता है, 


होकर सकल जगत्‌ का भक्षण करता है । जब यह जगत्‌ आमा 





284 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


और जब सब ब्रह्ममय ही हो जाता है, तब यह जगत्‌ भक्षित हो गया है, यह निश्चय है । यह ब्रह्म अपने 
ही स्वरूप को भोज्य करता है, क्योंकि अलग भोज्य तो है ही नहीं । यदि है तो केवल सत्तारूप 
स्वलक्षण ब्रह्म ही है । यह जो होना” रूप सत्ता है, वह वास्तव में ब्रह्म ही हे । और कुछ नहीं है । इस 
सत्ता के सिवा माया कुछ है ही नहीं । 

योगिनामात्मनिष्ठानां माया स्वात्मनि कल्पिता । 

साक्षिरूपतया भाति ब्रह्मज्ञानेन बाधिता ॥45॥ 

ब्रह्मविज्ञानसम्पन्नः प्रतीतमखिलं जगत्‌ । 

पश्यन्नपि सदा नैव पश्यति स्वात्मनः पृथक्‌ ॥46॥ इत्युपनिषत्‌ । 

इति उत्तरकाण्डः । 
इति पाशुपतब्रह्मोपनिषत्समाप्ता । 
rin 
आत्मनिष्ठ योगियों के लिए माया तो अपने आत्मा में केवल कल्पित ही है । उनके साक्षीभाव 
से ब्रह्मज्ञान द्वारा वह बाधित हो जाती है । ब्रह्मज्ञान से सम्पन्न योगी इस दृश्य अखिल जगत्‌ को देखता 
हुआ भी अपने आत्मा से उसे अलग नहीं देखता । यहाँ उपनिषत्‌ पूरी होती है । 
यहाँ उत्तर काण्ड समाप्त होता है । 
इस प्रकार पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


शः 


(80) परब्रह्मोपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 


अथर्ववेदीय इस उपनिषद्‌ में गद्यकण्डिकाएँ और श्लोक मिलकर कुल बीस मंत्र हैं । 
इसमें विशद रूप से संन्यासधर्म कहा गया है । इसमें कहा गया है कि मुमुक्षु को शिखा और 
उपवीत भीतर में और गृहस्थ को उन्हें बाहर रखना चाहिए । प्रत्येक का शरीर उसके छियानबे 
अंगुल के परिमाण का होता है, तदनुसार जनेऊ का सूत्र भी छियानबे बार चार अंगुलों के 
आसपास लपेटा जा सके उतना लम्बा होता है । बाद में उसे सूर्य, चन्द्र और अग्नि की कला 
के अनुरूप तिगुना किया जाता है । बाद में उसमें ब्रह्मा-विष्णु-शिव का अनुसन्धान करके, दोनों 
छोरों को मिलाकर उसमें अद्रेतग्रन्थि बाँधी जाती है । फिर उसे बाँये कन्धे पर और दाहिनी कमर 
पर पहनाया जाता है । मुमुक्षु को चाहिए कि वह ऐसे बाँधी जनेऊ और शिखा को छोड़कर 
अपने भीतर ही ज्ञानरूप उपवीत और ज्ञानरूप शिखा को पहन ले । ऐसे ब्रह्मज्ञान रूप उपवीत 
और ब्रह्मज्ञानरूप शिखा को धारण करने वाला ही वास्तव में सच्चा ब्राह्मण कहलाता है । 


® 


शान्तिपाठः 


३» भद्रं कर्णेभि:-“देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
अथ हैनं महाशालः शौनकोऽङ्गिरसं भगवन्तं पिप्पलादं विधिवदुपसन्नः 
प्रपच्छ । दिव्ये ब्रह्मपुरे के सम्प्रतिष्ठिता भवन्ति खलु । कथं सृजन्ते । 
नित्यात्मन एष महिमा विभज्य एष महिमा विभुः | क एषः तस्मै स 
होवाच । एतत्‌ सत्यं यत्‌ प्रब्रवीमि ब्रह्मविद्यां वरिष्ठं देवेभ्यः प्राणेभ्यः । 
परब्रह्मपुरे विरजं निष्कलं शुभ्रमक्षरं विरजं विभाति। स नियच्छति 
मधुकरराश्या निर्मकः। अकर्मस्वपुरस्थितः । कर्मकः कर्षकवत्‌ फल- 
मनुभवति । कर्ममर्मज्ञाता कर्म करोति । कर्ममर्म ज्ञात्वा कर्म कुर्यात्‌ । को 
जालं विक्षिपेदेको नैनमपकर्षत्यपकर्षति ॥1॥ 
बुद्धिमान) शौनक ने अंगिरसगोत्रीय भगवान्‌ पिप्पलाद के पास यथाविधि 
समीप ल ला में उत्पन्न होने वाले सभी र दिव्य ब्रह्मपुर में (हिरण्यगर्भ 
में) ही प्रतिष्ठित रहते हैं ? बाद में उनके द्वारा कैसे बनाए जाते हैं ? नित्यात्मा की यह न 4 
है? इस विभु परमात्मा की महिमा क्या है ? यह व्यापक कौन है ? के ह यो 
कहा--जो श्रेष्ठ ब्रह्मविद्या है, वह में तुमसे कहूँगा। वह सत्यरूप हे) वह प्राणों और र i ) 
को अपने-अपने विषय को ग्रहण करने की शक्ति देता है । इस बरहमपुर में वह हि आदि पी 
से रहित, कला (अंशों) से रहित, शुभ्र, अक्षर, निर्मल तत्त्व विराजमान है । तह 





286 | उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


(निर्माणकर्ता) कहलाता है, क्योंकि वह जीवसमूह (मधु = कर्म और कर = करने वाले जीव) के 
बन्धन और मुक्ति का निर्माण करता है । यह परमात्मा अपने ही स्थान में रहकर अकर्मरूप में विद्यमान 
रहता है, तथा कर्म करते हुए किसान की भाँति फलों का अनुभव भी करता है । वह कर्म के मर्म को 
जानकर कर्म करता है । कर्म के मर्म (रहस्य) को समझकर ही कर्म करने चाहिए । एकमात्र ब्रह्म में ही 
चित्त लगाने वाला कौन ऐसा विवेकी है कि जो विविध प्रकार के कर्मजाल में फँसकर अपना अपकर्ष 
करेगा ? (अर्थात्‌ कोई नहीं |) (आशय यह है कि निष्कामकमीं के द्वारा किए गए कर्म उसे संसार की 
ओर खींच नहीं सकते ।) 


प्राणदेवताश्चत्वारः । ताः सर्वा नाड्यः सुषुप्तश्येनाकाशवत्‌ । यथा श्येनः 
माश्रित्य याति स्वमालयं कुलायम्‌ । एवं सुषुप्तं ब्रूतायं च परं च । स 
सर्वत्र हिरण्मये परे कोशे अमृता ह्योषा नाडीत्रयं सञ्चरति । तस्य त्रिपादं 
ब्रह्म एषात्रेष्य ततोऽनुतिष्ठति । अन्यत्र ब्रूतायं च परं च । सर्वत्र हिरण्मये 
परे कोशे यथैष देवदत्तो यष्ट्या च ताड्यमानो नैवेत्येवमिष्टापूर्तशुभा- 
शुभैर्न लिप्यते । यथा कुमारको निष्काम आनन्दमभियाति । यथैष देवः 
स्वप्न आनन्दमभिधावति । वेद एव परं ज्योतिः । ज्योतिषा मा ज्योति- 
रानन्दयत्येवमेव । तत्परं यच्चित्तं परमात्मानमानन्दयति । शुभ्रवर्ण- 
माजायतेश्वरात्‌। भूयस्तेनैव मार्गेण स्वप्नस्थानं नियच्छति । जलूका- 
भाववद्व्यर्थाकाममाजायतेश्वरात्‌। तावतात्मानमानन्दयति । परसन्धि 
यदपरसन्धीति । तत्परं नापरं त्यजति । तदैवं कपालाष्टकं संधाय य एष 
स्तन इवावलम्बते । सेन्द्रयोनिः स वेदयोनिरित्यत्र जाग्रति । शुभा- 
शुभातिरिक्तः शुभाशुभैरपि कर्मभिर्न लिप्यते । य एष देवोऽन्यदेवस्य 
संप्रसादोऽन्तर्याम्यसङ्गचि्रूपः पुरुषः प्रणवहंसः परं ब्रह्म न प्राणहंसः 
प्रणवो जीवः । आद्या देवता निवेदयति । य एवं वेद । तत्कथं निवेदयते । 
जीवस्य ब्रह्मत्वमापादयति ॥2॥ 


जीवाधार प्राण की विश्वादि चार देवताएं हैं। उन्हें प्राप्त करने वाली रमा, अरमा, इच्छा और 
पुनर्भवा नामक चार नाड़ियाँ होती हैं | इनमें रमा और अरमा नाड़ियों का आधार लेकर प्राण जाग्रत्‌, 
स्वप्न आदि में थककर, जिस प्रकार आकाशचारी बाज आकाश में विचरण करते हुए थककर अपने 
घासले में आराम के लिए चला जाता है, उसी प्रकार (वह प्राण) सुषुप्तावस्था में चला जाता है । यों 
तो यह अमृतरूप देवता सर्वत्र व्यापक हिरण्यमय, परकोश में (हदयाकाश में) रमा आदि तीन नाड़ियों 
का आश्रय लेकर संचरण करता ही रहता है इसके बाद अब उसका त्रिपाद ब्रह्मरूप ही शेष रह जाता 
है । इसके बाद यह प्राणदेवता (जीव) अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त करता है | अन्यत्र (अन्य 
अवस्थाओं में) भी अपनी स्वतंत्र अवस्था मानकर घूमता है । सर्वत्र सदैव हिरण्मय परकोश में आवरण 
में आच्छादित रहकर घूमता हैं । जिस प्रकार सोये हुए देवदत्त को लाठी से मारे जाने पर वह फिर नहीं 
सोता, उसी प्रकार शास्रादि द्वारा जगाया गया व्यक्ति अवस्थात्रय या इष्टापूर्तादि कर्मा में लिप्त नहीं 
होता | जैसे कोई बालक किसी इच्छा से रहित होकर यथाप्राप्त वस्तुओं से आनन्दित होता है, वैसे ही 
यह जीव भी स्वप्नादि में आनन्द लेता रहता है । वह श्रुति या आचार्य से जान लेता है कि--मैं परम 
ज्योतिःस्वरूप हूँ; जैसे ज्योति से ज्योति आनन्दित होती है, वैसे ही मैं अपने से आनन्दित हूँ। अर्थात्‌ 


पखह्मोपनिषत्‌ (80 ) 9407 


परमज्योतिपरायण मेरा चित्त आनन्दनिमग्न होता है । ईश्वर से शुभ्र भाव (निर्विकल्पभाव) उत्पन्न होता 
है । इससे चित्त प्रसन्न होता हे । इस प्रकार त्रिकुटिविरल निर्विकल्प समाधि का अनुभव करके वह 
स्वप्नस्थान में विश्राम करता है । जैसे जोक एक तिनके से दूसरे तिनके पर जाती हे, उसी प्रकार वह 
विज्ञान भी तुर्य जागरण से तुर्य स्वप्न में शीघ्र जाकर विश्राम करता है । ईश्वर की कृपा से केवल इच्छा 
करने से ही ऐसी स्थिति हो जाती है । इस कारण से जीव सविकल्प-निर्विकल्प समाधि से अपनी आत्मा 
को आनन्दित करता है । बाद में जीवात्मा-परमात्मा में जो सापेक्ष भेदरूप अविद्या है उसका भी यह 
आत्मा त्याग कर देता है । इस प्रकार यह अविद्यारहित आत्मतत्त्व पर का त्याग करके अपर का त्याग 
नहीं करता, वह तो विद्यमान ही रहता है । यदि केवल श्रवणादि से निर्विशेष ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, 
तो कपालाष्टक का सन्धान करना चाहिए (अष्टकपाल अर्थात्‌ यमनियमादि आठ योगांग) अर्थात्‌ इनके 
द्वारा ब्रह्मज्ञान श्राप्त करना चाहिए । इस योगध्यान का अधिकरण, स्तन-हृदयस्थान में स्थित केले के 
पुष्प को तरह लटकता रहता है। वह योग के समय विकसित होकर ऊपर उठता है। इसमें 
इन्द्रयोनि--परमात्मप्राप्ति का मार्ग, जो वेदयोनि कहा जाता है वह ईश्वर जाग्रत्‌ रहता है । इस तरह जो 
अपने हृदयकमल में ईश्वर का ध्यान करता है, वह शुभ और अशुभ से परे होकर शुभाशुभ कर्मो से 
लिप्त नहीं होता । यह देव अन्य देवों को अति प्रसन्नता देने वाला, अन्तर्यामी, असंग, चिद्रूप पुरुष, 
प्रणवहंस (ओंकार) और पखह्य है । जो मुख्य प्राण है, वह हंस नहीं है । प्रणव ही जीव है । इस जीव 
को आद्या देवता कहते हैं । जो इस प्रकार यथार्थ रूप में जानता है वह भला जीव और ब्रह्म के भेद 
को कैसे बता सकता है ? वह तो जीव के ब्रह्मत्व को ही प्रतिपादित करेगा । 

सत्त्वमथास्य पुरुषस्यान्तःशिखोपवीतित्वम्‌। ब्राह्मणस्य मुमुक्षोरन्तः- 

शिखोपवीतधारणम्‌। बहिलंक्ष्यमाणशिखायज्ञोपवीतधारणं कर्मिणो 

गृहस्थस्य । अन्तरुपवीतलक्षणं तु बहिस्तन्तुवदव्यक्तमन्तस्तत्त्व- 

मेलनम्‌ ॥3॥ 

ऐसे ब्रह्मरूप पुरुष का आंतरिक सत्त्व ही शिखा और यज्ञोपवीत है । मुमुक्षु ब्राह्मण को ऐसी 

आन्तरिक शिखा और आन्तरिक यज्ञोपवीत धारण करने चाहिए । बाहर दिखाई देने वाली शिखा और 
वैसा ही यज्ञोपवीत धारण करना तो गृहस्थों का कर्तव्य है। आन्तरिक शिखा और यज्ञोपवीत बाह्य 
शिखा और बाह्य सूत्रवाली यज्ञोपवीत की तरह व्यक्त नहीं होते वे तो आन्तरिक और अव्यक्त होते है 
और ब्रह्मत्व से मेल कराने वाले होते हँ । 

न सन्नासन्न सदसद्भिन्नाभिन्नं न चोभयम्‌ । 

न सभागं न निर्भागं न चाप्युभयरूपकम्‌ | 

ब्रह्मात्मैकत्वविज्ञानहेयं मिथ्यात्वकारणात्‌ ॥4॥ इति । 

अविद्या का स्वरूप सत्‌ भी नहीं है, असत्‌ भी नहीं है, वह सत्‌-असत्‌ से भिन्न भी नहीं है, वह 

उभयात्मक भी नहीं है । वह सभाग भी नहीं और अभाग भी नहीं है । वह सभागनिर्भाग--उभयरूप भी 
नहीं है इसलिए जहाँ तक ब्रह्मात्मैकत्व उदित नहीं होता, वहाँ तक ही अविद्या रहती है । ब्रह्मज्ञान हो 
जाने के बाद तो वह हेय (त्याज्य) ही है। क्योंकि यह सब मिथ्या ही है। 


पञ्चपादब्रह्मणो न किञ्चन । ता त यी 
स्थानानि । नाभिहृदयकण्ठमूर्धसु जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितुर्यावस्थाः ह्‌ 


288 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


नीयगार्हपत्यदक्षिणसभ्याग्निषु । जागरिते ब्रह्मा, स्वप्ने विष्णुः, सुषुप्तौ 
रूद्रः, तुरीयमक्षरं चिन्मयम्‌ । तस्माच्चतुरवस्था चतुरङगुलवेष्टनमिव 
षण्णवतितत्त्वानि तन्तुवद्विभज्य, तदाहितं त्रिगुणीकृत्य द्वात्रिंशत्तत्त्व- 
निष्कर्षमापाद्य, ज्ञानपूतं त्रिगुणस्वरूपं त्रिमूर्तित्वं पृथग्विज्ञाय, नव- 
ब्रह्माख्यनवगुणोपेतं ज्ञात्वा, नवमानमितं त्रिः पुनस्त्रिगुणीकृत्य 
सूर्येन्वगिनिकलास्वरूपत्वेनैकीकृत्य, आद्यन्तरेकत्वमपि मध्ये त्रिरावर्त्य 
ब्रह्मविष्णुमहेश्वरत्वमनुसन्धाय, आद्यन्तमेकीकृत्य चिदग्रन्थावद्वैतग्रन्थिं 
कृत्वा, नाभ्यादिब्रह्मनिलप्रमाणं पृथक्पृथक्सप्तविंशतितत्त्वसम्बन्धं 
त्रिगुणोपेतं त्रिमूर्तिलक्षणलक्षितमप्येकत्वमापाद्य, वामांसादिदक्षिण- 
कट्यन्तं विभाव्य, आद्यन्तग्रहसम्मेलनमेवं ज्ञात्वा मूलमेकम्‌, सत्यं मृण्मये 
विज्ञातं स्याद्वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्‌ । हंसेति 
वर्णद्वयेनान्तःशिखोपवीतित्वं निश्चित्य, ब्राह्मणत्वं ब्रहाध्यानार्हत्वम्‌, 
यतित्वमलक्षितान्तःशिखोपवीतित्वम्‌, एवं बहिर्लक्षितकर्मशिखाज्ञानो- 
पवीतं गृहस्थस्य, आभासब्राह्मणत्वस्य केशसमूहशिखाप्रत्यक्षकार्पास- 
तन्तुकृतोपवीतित्वम्‌। चतुः चतुर्गुणीकृत्य चतुर्विशतितत्त्वापादनतन्तु- 
कृत्त्वम्‌, नवतत्त्वमेकमेव परं ब्रह्म, तत्प्रतिसरयोग्यत्वाद्बाहुमा्गप्रवृत्तिं 
कल्पयन्ति । सर्वेषां ब्रह्मादीनां देवर्षीणां मनुष्याणां मुक्तिरेका ब्रह्मैकमेव 
ब्राह्मणत्वमेकमेव । वर्णाश्रमाचारविशेषाः पृथक्पृथक्‌, शिखा वर्णा- 
श्रमिणामेकमेव, अपवर्गस्य यतेः शिखायज्ञोपवीतमूलं प्रणवमेकमेव 
वदन्ति । हंसः शिखा, प्रणवमुपवीतम्‌, नादः संधानम्‌ । एष धर्मो नेतरो 
धर्मः । तत्‌ कथमिति। प्रणवो हंसो नादस्त्रिवृत्सूत्रै स्वहृदि चैतन्ये 
तिष्ठति । त्रिविधं ब्रह्म तद्विद्धि ।प्रापञ्चिकशिखोपवीतं त्यजेत्‌ ॥5॥ 
के जाग्रतू- स्वप्न-सुपुप्ति-तुरीय-तुरीयातीत- इन पाँच पादों वाले ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है । 
इनमें पहले चार पादों में स्थित जीवरूप ब्रह्म के चार स्थान हैं--नाभि, हृदय, कण्ठ और मूर्धा । ब्रह्म 
के ये स्थान क्रमशः जाग्रतू, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्यावस्था में रहते हैं । आहवनीय, गार्हपत्य, दक्षिण 
और सभ्य- इन चार प्रकार के अग्नियों में उन चार प्रकार का आत्मभाव यथासंभव करना चाहिए । 
तथा जाग्रत्‌ में ब्रह्मा, स्वप्न में विष्णु तथा सुषुप्त में रुद्र और तुरीयावस्था में अक्षर चिद्रूप का ध्यान 
न म | अन अकार 2103 ब्रह्म को चार अवस्थाएँ हुई । ये चार अवस्थाएँ ही चार अँगुलियों 
का वेष्टन, जो यज्ञोपवीत बना इसमें न 
तीन गुने भाग करके तीन गुने रूप क 0 बिग BE 
द [ सम्पादन करके ज्ञानपूत, त्रिगुणरूप 
तीन लड़ें और त्रिमूर्तिरूप को पृथक्‌ जानकर नौ ब्रह्म अर्थात्‌ नौ गुणों (नौ धागो) को जानकर, नौ के 
मान (परिमाण) से तीन को फिर से तीन गुना eb सूर्य-चन्द्र-अग्नि की कला के स्वरूप से एकीकृत 
करके फिर आदि-मध्य-अन्त की तीन गौ करके ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र का अनुसन्धान करके 
आवृत्तियों को आदि से अन्त तक एक करके, चिदग्रन्थि में अद्वैत अन्थि बनाकर, नाभि से लेकर 
ब्रह्मरन्ध्र तक के परिमाण में अलग-अलग सत्ताईस तत्वों से सम्बद्ध त्रिगुणयुक्त [लीन लड़ों वाला) 
त्रिमूर्तिशप (तीन अलग रूपों) में दिखाई पड़ने पर भी उनमें एकत्व सम्पादन कि हि ना से लेकर क 
दाहिनी कमर तक इसे धारण करके ही चित्त को शुद्ध किया जा Bees % 
सकता है । इस यज्ञोपवीत के विषय 


पखह्योपनिषत्‌ (80) टं 


में यह जान लेना चाहिए कि इसके बहुत से तत्त्वो का मूल तो एक ही है। जै 
दृश्यपदार्थ तो वाणी की व्यर्थता हैं, विकार ही हैं। 'हंसः', सोज्हम्‌'- इन दो अक्षरों को ही 
अन्त:शिखा और अन्तर्यज्ञोपवीत निश्चय मानकर ही ब्राह्मणत्व और यतित्व की प्राप्ति होती है । इनके 
लिए तो शिखा और यज्ञोपवीत अलक्षित (अन्तर्वती) ही होते है । बाहर दीखने वाली कर्मरूप शिखा 
41 ज्ञानरूप उपवीत तो गृहस्थों के लिए ही होती हें । बाहर की केशसमूहरूप शिखा और कपास के 
धागों से बनाई गई उपवीत तो मात्र ब्राह्मणत्व और वैदिकधर्मानुष्ठान की योग्यता का आभासक ही है । 
यज्ञोपवीत का सूत्र चौबीस तत्त्वों का चार गुना अर्थात्‌ छियानबे तत्त्वरूपी एक ही ब्रह्म का प्रतिपादन 
करते हैं, एवं यज्ञोपवीत के नौ धागे भी ब्रह्म के ही प्रतिपादक हैं । ब्रह्म तो वास्तव में एक ही है, परन्तु 
बहुत लोग अपनी-अपनी बुद्धि के अनुसार उसकी प्राप्ति के विविध उपायों की कल्पना करते हैं । सभी 
ब्राह्मणों, देवर्षियों और मनुष्यों के लिए मुक्ति, ब्रह्म और ब्राह्मणत्व तो एकसमान ही है । केवल वर्णाश्रम 
और आचार अलग-अलग हें । वर्णाश्रम व्यवस्थावालों के लिए शिखा का स्वरूप एक ही है। 
मोक्षाधिकारी यति की शिखा और उपवीत का मूल प्रणव ही कहा जाता है । यतियों के लिए 
हंस = ब्रह्मज्ञान ही शिखा और तुरीय = प्रणव ही उपवीत है | तथा नाद ही इन दोनों का जोड़नेवाला 
अनुसंधान होता है । इनका कोई दूसरा धर्म नहीं होता प्रणव, हंस और नाद ही उनका तीन लड़ों 
वाला सूत्र है । वह अपनी ही महिमा में अपने आप विराजमान है । वह चैतन्यरूप से हृदय में प्रकाशित 
है । पर-अपर भेद से वह दो प्रकार का है । इसको जानकर जागतिक शिखा और यज्ञोपवीत का त्याग 
ही कर देना चाहिए | 
सशिखं वपनं कृत्वा बहिःसूत्रं त्यजेद्‌ बुधः । 
यदक्षरं परं ब्रह्म तत्सूत्रमिति धारयेत्‌ ॥6॥ 
पुनर्जन्मनिवृत्त्यर्थं मोक्षस्याहनिंशं स्मरेत्‌ । 
सूचनात्‌ सूत्रमित्युक्तं सूत्रं नाम परं पदम्‌ ॥7॥ 
तत्सूत्रं विदितं येन स मुमुक्षुः स भिक्षुकः । 
स वेदवित्‌ सदाचारी स विप्रः पङ्क्तिपावनः ॥8॥ 
येन सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव । 
तत्‌ सूत्रं धारयेद्योगी योगविद्‌ ब्राह्मणो यतिः ॥9॥ 
इसलिए आत्मज्ञानी मनुष्य को शिखासहित मुण्डन करवाकर बाहर के यज्ञोपवीत को छोड़ देना 
चहिए और जो अक्षर-पखहारूप उपवीत है, उसे धारण करना चाहिए । पुनर्जन्म से मुक्ति पाने के लिए 
उसे बार-बार मोक्ष का स्मरण करते रहना चाहिए । सूचना देने वाला होने से ही ब्रह्मरूपी सूत्र को 
परमपदरूपी सूत्र कहा गया है । इस सूत्र को जिसने पहचान लिया है, वही सही रूप में मुमुक्षु बु कत 
भिक्षु है और वही वेदविद, वही सदाचारी, वही विप्र और वही अनेक प्राणियों को म हुन द 
कहा जाता है । सूत्र में मणियो के समूह की भाँति जिसमें यह सारा जगत्‌ पिरोया गया है, उसी ब्रह्मरूप 
सूत्र को ही योग को जानने वाले ब्रह्मज्ञ यति को धारण करना चाहिए । 
बहिःसूत्रं त्यजेद्विप्रो योगविज्ज्ञानतत्परः । 
ब्रहाभावमयं सूत्रं धारयेद्यः स मुक्तिभाक्‌ । 
नाशुचित्वं न चोच्छिष्ट तस्य सूत्रस्य धारणम्‌ ॥10॥ 
19 उ०तृ० 





290 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सूत्रमन्तर्गतं येषां ज्ञानयज्ञोपवीतिनाम्‌ । 

ते तु सूत्रविदो लोके ते च यज्ञोपवीतिनः ॥1 1॥ 
ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः । 
ज्ञानमेव परं तेषां पवित्रं ज्ञानमीरितम्‌॥12॥ 
अग्नेरिव शिखा नान्या यस्य ज्ञानमयी शिखा । 

स शिखीत्युच्यते विद्वान्नेते केशधारिणः ॥13॥ 


योगविज्ञान में परायण योगी को बाहर की जनेऊ का परित्याग कर देना चाहिए । क्योंकि जो 
ब्रह्मभावरूप सूत्र को धारण करता है, वही मोक्ष का अधिकारी होता है । ऐसे ब्रह्मसूत्र को धारण करने 
से किसी प्रकार की उच्छिष्टता या अपवित्रता नहीं रहती । जिन ज्ञानरूप यज्ञोपवीत को धारण करने 
वालों का सूत्र भीतर में होता है, वे ही सूत्र के सच्चे जानकार हैं और वे ही सच्चे यज्ञोपवीत धारण करने 
वाले हैं। जो लोग ज्ञान की निष्ठा वाले हैं, ज्ञान की शिखावाले हैं और ज्ञान की यज्ञोपवीत वाले हैं 
उनके लिए तो ज्ञान ही सब कुछ हे । क्योंकि ज्ञान को परम पवित्र कहा गया है | जिनकी ज्ञानरूपी 
शिखा अग्नि को तरह प्रज्वलित है, वही विद्वान्‌ सही शिखाधारी कहा जाता है, ये सामान्य बाल की 
शिखा वाले सच्चे शिखाधारी नहीं हैं | 


कर्मण्यधिकृता ये तु वैदिके लौकिकेऽपि वा । 
ब्राह्मणाभासमात्रेण जीवन्ते कुक्षिपूरकाः । 

ब्रजन्ते निरयं ते तु पुनर्जन्मनि जन्मनि ॥14॥ 
वामांसदक्षकट्यन्तं ब्रह्मसूत्रं तु सव्यतः । 
अन्तर्बहिरिवात्यर्थ तत्त्वतन्तुसमन्वितम्‌ । 
नाभ्यादिब्रह्मरन्धान्तं प्रमाणं धारयेत्‌ सुधीः ॥1 51 
तेभिर्धार्यमिदं सूत्रं क्रियाङ्गं तन्तुनिर्मितम्‌ । 

शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । 
ब्राह्मण्यं सकलं तस्य नेतरेषां तु किञ्चन ॥16॥ 


जो लोग वैदिक या लौकिक कर्मों के अधिकारी हैं वे तो ब्राह्मणों के आभासमात्र होकर ही पेट 

भरने के लिए ही जी रहे हैं वे तो बार-बार जन्म-जन्म में नरक को ही जाते हैं । बुद्धिमान मनुष्य को 
यज्ञोपवीत बाँयें कन्थे से लेकर दाहिनी कमर तक धारण करनी चाहिए । परन्तु यह तो बाहर की 
यज्ञोपवीत की बात हुई । इसी प्रकार अन्तर्‌ में परमतत्त्वरूप धागों से बनाई गई उपवीत (ब्रह्मसूत्र) नाभि 
से ब्रह्मरनभरपर्यन्त कद (परिमाण) के अनुसार धारण करना चाहिए | इस प्रकार परमतत्त्वरूपी तन्तुओं 
से बनाई गई विविध क्रियाओं के अंगरूप ्रह्मसूत्र (उपवीत) को धारण करना चाहिए | जिसकी शिखा 
और यज्ञोपवीत ज्ञानमय होते हैं, उसके लिए सब कुछ ब्रह्ममय ही है, ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है । 

अ ल तु परमं यत्‌ परायणम्‌ । 

द्वान्‌ यज्ञोपवीती सन्धारयेद्यः स मुक्तिभाक्‌ 
बहिरन्तश्रोपवीती विप्रः सं । या 
एकयज्ञोपवीती तु नैव संन्यस्तुमर्हति ॥1 8॥ 


तस्मात्‌ सर्वप्रयत्नेन मोक्षापेक्षी भवेद्यति: । 
बहिःसूत्रं परित्यज्य स्वान्तःसूत्रं तु धारयेत्‌ ॥1 91 


पखह्मोपनिषत्‌ (80) 291 
| प्रणवहंसशिखोपवीतित्वमवलम्ब्य 
मोक्षसांधनं कुर्यादित्याह भगवाञ्छौनकः । इत्युपनिषत्‌ ॥20॥ 
इति परब्रह्मोपनिषत्समाप्ता । 


N+ 
जो विद्वान्‌ इस परम और ब्रह्मपरायण यज्ञोपवीत को धारण करता हैं, वही सच्चा उपवीतधारी 
और मुक्ति का अधिकारी है । जो बाहर-भीतर--दोनों प्रकार की यज्ञोपवीत धारण करता है वही विप्र 
संन्यास का अधिकारी है । केवल एक (बाह्य) यज्ञोपवीतधारी संन्यास के योग्य नहीं है। इसलिए 
मोक्षापेक्षी योगी को हर प्रयत्न करके भी बाहर के सूत्र को छोड़कर भीतर का सूत्र ही धारण करना 
चाहिए । बाहर के जागतिक शिखा और उपवीत को छोड़कर प्रणवहंसरूपी शिखा और उपवीत को ही 
पकड़कर (आधार लेकर) मोक्ष-साधना करनी चाहिए, ऐसा भगवान्‌ शौनक ने कहा है | 


यहाँ पर परब्रह्मोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
® 
शान्तिपाठः 


32 भद्रं कर्णेभिः"--देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


अ 








(81) अवधूतोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


यह कृष्णयुजवेंदीय उपनिषद्‌ है । इसमें सांकृति के प्रश्नों का तव हुए अवधूत 
दत्तात्रेय ने उन्हें अवधूत शब्द का अर्थ, अवधूत की दिनचर्या, क्रियादि वृत्तियों का पक्षित्व द्वारा 
वर्णन, ज्ञान का उत्कर्ष, अवधूत की चर्या का अनुक्रम, महाव्रत, परमार्थसन्देश, श्रवणादि 
विधान और फलश्रुति बताई हैं । 


९७) 


शान्तिपाठ: 


ॐ सह नाववतु । सह नौ-“मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 


अथ ह साङ्कृतिर्भगवन्तमवधूतं दत्तात्रेयं परिसमेत्य पप्रच्छ भगवन्‌ 
कोऽवधूतस्तस्य का स्थितिः, किं लक्ष्म, किं संसरणमिति । तं होवाच 
भगवो दत्तात्रेयः परमकारुणिकः ॥1॥ 


सांकृति ने भगवान्‌ दत्तात्रेय के पास जाकर पूछा--“हे भगवन्‌ ! अवधूत कौन होता है ? उसकी 
कैसी स्थिति होती है ? उसका लक्षण क्या है ? और उसका व्यवहार कैसा होता है ?”” तब भगवान्‌ 
परमकारुणिक दत्तात्रेय ने कहा-- 


अक्षरत्वाह्वेण्यत्वाद्धृतसंसारबन्धनात्‌ । 
इतीर्यते ॥2॥ 
यो विलङ्घयाश्रमान्‌ वर्णानात्मन्येव स्थितः सदा । 
अतिवर्णाश्रमी योगी अवधूतः स कथ्यते ॥31 
तस्य प्रियं शिरः कृत्वा मोदो दक्षिणपक्षकः । 
प्रमोद उत्तरः पक्ष आनन्दो गोष्पदायते । 14॥ 
गोवालसदृशं शीर्षे नापि मध्ये न चाप्यधः । 
ब्रह्म पुच्छ प्रतिष्ठेति पुच्छाकारेण कारयेत्‌। 
एवं चतुष्पदं कृत्वा ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥5॥ 
जो अक्षर (अविनाशी) है, जो वरणीय है, संसार के बन्धनों को जिसने दिया हो और 
“तत्त्वमस्यादि वाक्यों के लक्ष्यार्थ बोध से जो युक्त हो, उसे ही अवधूत र BE अक्षर, व 
= वरेण्य, धू = धूतबन्धन और त = तत्त्वमस्यादि वाक्य बोध) जो योगी आश्रमधर्मो और वर्णधर्मो को 
लाँधकर अपने आत्मा में ही सदा अवस्थित रहता हो, वह वर्णाश्रमरहित योगी अवधूत कहलाता है । उस 
योगी का प्रिय मस्तक है (मस्तक ब्रह्म ही है), मोद दक्षिण बाजू है, प्रमोद वाम बाजू है और आनन्द 
(केन्द्रस्थ - मध्य में स्थित) आत्मा हे । उस आत्मा की स्थिति गाय के पैर कि जैसी हे (प्रिय, मोद प्रमोद 
और आनन्द- यै गाय के चार पैर है), उसको सिर (प्रिय = ब्रह्म) में, अधोभाग (मोद और प्रमोद) में तथा 
मध्य (आनन्द) में आत्मबुद्धि नहीं करनी चाहिए । परन्तु गोवाल (गाय की पूँछ) सदृश उस ब्रह्म की पुच्छ 


0 22. 








अवधूतोपनिषत्‌ (81) 293 


में प्रतिष्ठा है | उस ब्रह्म को उसी पुच्छ के आकार में समझना चाहिए । योगी लोग इसी प्रकार ब्रह्म को 
अच्छी तरह से जानकर ही परमगति को प्राप्त होते हें । 


न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैके अमृतत्वमानशु: ॥6॥ 
अमृतत्व की प्राप्ति कभी कर्मो के द्वारा नहीं होती, संतानो के द्वारा और धन के द्वारा भी वह नहीं 
होती । केवल त्याग के द्वारा ही कुछ लोगों ने अमृतत्व को प्राप्त किया है । 
स्वैरं स्वैरविहरणं तत्संसरणम्‌। साम्बरा वा दिगम्बरा वा। न तेषां 
धर्माधर्मौ न मेध्यमेध्यौ । सदा साङग्रहण्ये्ट्याश्वमेधमन्तर्यागं यजते । स 
महामखो महायोगः ॥7॥ 
स्वैरविहार (स्वेच्छाविहार) ही उन योगियों का संसार होता है । उन योगियों में कुछ वस्न पहनते 
हैं और कुछ तो दिगम्बर (बिना वस्न धारण किए) ही रहते हैं | उनके लिए कोई धर्म भी नहीं है, कोई 
अधर्म भी नहीं है, कुछ पवित्र भी नहीं, कुछ अपवित्र भी नहीं है वे सदेव अपनी इन्द्रियों के संयम 
के द्वारा भीतर में अश्वमेध यज्ञ करते रहते हें । वह आत्मध्यानरूप यज्ञ ही उनका महायज्ञ होता है और 
वही उनका महायोग होता है। 
कृत्स्नमेतच्चित्रं कर्म स्वैरं न विगायेत्‌। तन्महाव्रतम्‌। न स मूढ- 
वल्लिप्यते ॥8॥ 
इस प्रकार इन योगियों का संपूर्ण जीवन ही आश्चर्यजनक होता है । उनकी इस स्वेच्छाचारिता की 
निन्दा नहीं करनी चाहिए । क्योंकि वही उनका महात्रत है । मूढ़ (अज्ञानी) मनुष्य की तरह वह योगी 
पाप-पुण्यों से लिप्त नहीं होता | 
यथा रविः सर्वरसान्‌ प्रभुङ्क्ते हुताशनश्चापि हि सर्वभक्षः । 
तथैव योगी विषयान्‌ प्रभुङ्क्ते न लिप्यते पुण्यपापैश्च शुद्धः ॥9॥ 
आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्‌ । 
तद्वत्‌ कामा यं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥1 0॥ 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न हि न साधकः । 
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥1 1॥ 
जिस प्रकार सूर्य सभी रसों को खाता (ग्रहण करता) है और अग्नि भी जिस प्रकार सब कुछ खाने 
वाला (पचाने वाला) होता है, ठीक इसी प्रकार यह योगी भी सभी विषयों को भोगता है, परन्तु पुण्य और 
पाप से लिप्त नहीं होता, वह शुद्ध ही रहता है । जिस प्रकार चारों तरफ यथाशक्य पूर्ण होने पर भी अपनी 
स्थिति को अचल (निश्चल) ही रखने वाले सागर में जल प्रविष्ट होता है अर्थात्‌ जल के प्रवेश होने पर भी 
ज्यों-की-त्यों (पूर्ववत्‌ ही) स्थिति में सागर रहता है, वैसे ही उस योगी में कामना ( भोगेच्छा) प्रवेश करती 
हैं, फिर भी वह पूर्ववत्‌ (ज्यों-का-त्यो) अचल ही रहता है । परन्तु कामों का (भोगों का) कामी (इच्छुक) 
उस योगी जैसी शान्ति प्राप्त नहीं करता । उस योगी के लिए तो कोई निरोध (लय) भी नहीं है, और किसी 
की उत्पत्ति भी नहीं होती उसके लिए न तो कोई बन्धनयुक्त है, न कोई साधक है, न कोई मुमुक्षु है, न 
कोई मुक्त ही है--यही तो वास्तविक स्थिति (पारमार्थिक स्थिति) है । 


ऐहिकामुष्मिकब्रातसिद्धयै मुक्तेश्च सिद्धये । 

बहु कृत्य पुरा स्यान्मे तत्‌ सर्वमधुना कृतम्‌ ॥1 21 । 
तदेव कृतकृत्यत्वं प्रतियोगिपुरःसरम्‌ । 
दुःखिनोऽज्ञाः संसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया ॥1 3॥ 


294 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


परमानन्दपूर्णोऽहं संसरामि किमिच्छया । 

अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः ॥1 4॥ 

सर्वलोकात्मकः कस्मादनुतिष्ठामि किं कथम्‌ । 

व्याचक्षतां ते शास्त्राणि वेदानध्यापयन्तु वा ॥1 5॥ 

वह योगी सोचता है कि पहले तो इस जगत्‌ के और परलोक के कार्यकलापों को सम्पन्न करने 

के लिए और मुक्ति की प्राप्ति के लिए भी मुझे बहुत कुछ करना था, परन्तु अब तो मैंने उन सबसे मुक्ति 
पा ली है । अब तो सब कुछ मेरे लिए हो ही चुका है । ऐसी ही वह कृतकृत्यता हे । अब उन सभी 
कार्यों का अभावरूप प्रतियोगित्व है । इसी प्रकार सभी कार्यों का अनुसन्धान करता हुआ ही वह योगी 
सदैव तृप्त रहता है । अज्ञानी लोग भले ही पुत्र आदि की अपेक्षा करके दु:खी हों । लेकिन मै तो 
परमानन्द से पूर्ण हूँ, में भला किस इच्छा से भटकता रहुँ ? जिनको परलोक में जाने की इच्छा हो, 
वे भले ही कर्म किया करें मैं तो सर्वलोकात्मक (सर्वलोकव्याप्त) ही हूँ, मैं भला किसलिए, क्यों, कैसे 
और क्या कर्म करूँ ? अधिकारी लोग भले ही शास्रों की व्याख्या किया करें या तो वेदों को पढ़ते रहे । 
(इससे मुझे कोई सरोकार नहीं है ।) 

येऽत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारोऽक्रियत्वतः । 

निद्राभिक्षे स्नानशौचे नेच्छामि न करोमि च ॥16॥ 

द्रष्टारश्चेत्‌ कल्पयन्तु किं मे स्यादन्यकल्पनात्‌ । 

गुञ्जापुञ्जादि दह्येत नान्यारोपितबह्निना । 

नान्यारोपितसंसारधर्मानेवमहं भजे ॥17॥ 

शृण्वन्त्वज्ञाततत्त्वास्ते जानन्‌ कस्माच्छूणोम्यहम्‌ । 

मन्यन्तां संशयापन्ना न मन्येऽहमसंशयः ॥1 8॥ 

विपर्यस्तो निदिध्यासे किं ध्यानमविपर्यये । 

देहात्मत्वविपर्यासं न कदाचिद्भजाम्यहम्‌ ॥1 9॥ 


ठोक है, अधिकारी लोग ऐसा किया करें, मेरा तो कोई अधिकार नहीं है, मैं तो अक्रिय 
(क्रियाहीन) ही हँ । निद्रा, भिक्षा, स्नान, शौच आदि क्रियाए में चाहता भी नहीं हूँ और करता भी नहीं 
हूँ। मुझे ऐसा देखने वाले लोग चाहे मेरे बारे में अनेक बातों की कल्पना किया करें, परन्तु ऐसे 
अन्यान्य लोगों की कल्पनाओं से मुझे क्या हो सकता है ? चिरमिरी (गुज्ञा) के ढेर में किसी ने अग्नि 
की कल्पना कर दी हो, तो भी वह जलाता तो है ही नहीं | इसी प्रकार अन्यों के द्वारा मुझमें आरोपित 
किए गर संसार-धर्मो को मैं उस तरह से ही मानता हूँ | जो लोग तत्त्व को नहीं जानते वे भले ही श्रवण 
किया करें, मैं तो तत्त्व जानता हूँ, मैं क्यों श्रवण करू ? जिन लोगों में संशय हो, वे भले ही चिन्तन- 


का विपरीत ज्ञान तो मुझ अवधूत में है ही नहीं । 
अहं मनुष्य इत्यादिव्यवहारो विनाप्यमुम्‌ । 
विपर्यासं चिराभ्यस्तवासनातोऽवकल्पते ॥ 201 
आरब्धकर्मणि क्षीणे व्यवहारो निवर्तते । 
कर्मक्षये त्वसौ नैव 
विरलत्वं व्यवहृतेरिष्टं चेद्ध्यानमस्तु ते । 
अबाधिकां व्यवहृतिं पश्यन्‌ ध्यायाम्यहं कुतः ॥2 21 


: ॥21॥ 





अवधूतोपनिषत्‌ (81) 299 


विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे न समाधिस्ततो मम । 
विक्षेपो वा समाधिर्वा मनसः स्याद्विकारिणः ॥2 3॥ 


मुझमें विपरीत ज्ञान नहीं है, फिर भी मुझमें जो 'मै मनुष्य हुँ“--इस प्रकार का विपरीत ज्ञान 

दिखाई दे रहा है, वह तो केवल लम्बे आरसे के अभ्यस्त वासनाओं के कारण ही है । विपरीत ज्ञान न 
होने पर भी कल्पित (उत्पन्न होता है) | जब प्रारब्ध कर्म क्षीण हो जाते हैं तब अवधूत का सब व्यवहार 
बन्द हो जाता है । परन्तु यदि प्रारब्ध कर्म क्षीण न हुए हों, तब तो हजारों ध्यान करने से भी या हजारों 
बार चिन्तन करने के बाद भी वह व्यवहार शान्त नहीं हो सकता । यदि तुम अपने व्यवहार का विरलत्व 
(कादाचित्क) कभी चाहते हो, तो तुम ध्यान करो । परन्तु मेरी दृष्टि में तो अब व्यवहार कुछ रहा ही 
नहीं है, तो मैं क्यों ध्यान करूँ ? मुझे कोई विक्षेप नहीं, कोई चित्त की अस्थिरता ही नहीं होती, तो 
मुझे समाधि अवस्था की आवश्यकता ही कहाँ है ? विक्षिप्त चित्तवालों को ही समाधि की जरूरत होती 
हे । विक्षेप और समाधि तो विकारी मन के ही होते हैं। 

नित्यानुभवरूपस्य को मेऽत्रानुभवः पृथक्‌ । 

कृतं कृत्यं प्रापणीयं प्राप्तमित्येव नित्यशः ॥24॥ 

व्यवहारो लौकिको वा शास्त्रीयो वाऽन्यथापि वा । 

ममाकर्तुरलेपस्य यथारब्धं प्रवर्तताम्‌ ॥2 5॥ 

अथवा कृतकृत्योऽपि लोकानुग्रहकाम्यया । 

शास्त्रीयेणैव मार्गेण वर्तेऽहं मम का क्षतिः ॥2 6॥ 


मैं तो नित्य परमतत्त्व का अनुभव कर रहा हूँ.। इससे और अन्य अलग अनुभव क्या हो सकता 
है ? करने लायक सब कार्य मैं अब कर चुका हूँ, प्राप्त करने योग्य सब कुछ मैंने प्राप्त कर ही लिया 
है, बस यही मेरा शास्रीय, लौकिक या अन्य सब व्यवहार है। यह व्यवहार मुझ अकर्ता का और 
अलिप्त का जैसे प्रारब्ध हो, वैसे भले ही चलता रहे | अथवा मैं तो कृतकृत्य ही हूँ, फिर भी लोकानुग्रह 
के प्रयोजन के कारण, शास्त्रोक्त मार्ग से ही अपना व्यवहार करता हूँ, तो इसमें हानि क्या है ? 


देवार्चनस्नानशौचभिक्षादौ वर्ततां वपुः । 

तारं जपतु वाक्‌ तद्वत्‌ पठत्वाम्नायमस्तकम्‌ ॥27॥ 

विष्णुं ध्यायतु धीर्यद्वा ब्रह्मानन्दे विलीयताम्‌ । 

साक्ष्यहं किञ्चिदप्यत्र न कुर्वे नापि कारये ॥28॥ 

कृतकृत्यतया तृप्तः प्राप्यप्राप्ततया पुनः । 

तृप्यन्नेवं स्वमनसा मन्यतेऽसौ निरन्तरम्‌ ॥29॥ 

धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यं स्वात्मानमञ्जसा वेदि । 

धन्योऽहं धन्योऽहं ब्रह्मानन्दो विभाति मे स्पष्टम्‌ ॥30॥ के 

यह शरीर भले ही देवपूजा, स्नान, शौच, भिक्षा आदि में प्रवृत्त होता रहे; वाणी भी भले 3%कार 
का जप करती रहे, त (उपनिषदों का पाठ) भले ही त मेरी बुद्धि भले ही विष्णु 
का ध्यान करती रहे, अथवा फिर वह ब्रह्म में ही लीन रहा करे, परन्तु मै तो केवल साक्षीरूप ही हुँ। 
मैं तो इनमें से कुछ भी करता नहीं हुँ और किसी से कुछ करवाता भी नहीं हूँ. में (अवधूत) तो अपनी 
कृतकृत्यता से अत्यन्त तृप्त हूँ। और जो प्राप्त करने योग्य है, उसे भप्त कर लेने से भी हूँ । 
इस प्रकार यह अवधूत सदा अपने मन से तृप्त होता हुआ रहता है । वह कहता है-- मैं अप ग 
सहज रूप से जानता हूँ, मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हू | मुझे ब्रह्मनन्द की स्पष्ट अनुभूति हो रही है, 

धन्य हूँ, धन्य हूँ ।' 


296 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखं सांसारिकं न वीक्षेज्द्य । 

धन्योऽहं धन्योऽहं स्वस्याज्ञानं पलायितं क्वापि ॥३1॥ 

धन्योऽहं धन्योऽहं कर्तव्यं मे न विद्यते किञ्चित्‌ । 

धन्योऽहं धन्योऽहं प्राप्तव्यं सर्वमद्य सम्पन्नम्‌ ॥32॥ 

धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तेर्मे कोपमा भवेल्लोके । 

धन्योऽहं धन्योऽहं धन्यो धन्यः पुनः पुनर्धन्यः ॥३३॥ 

अहो पुण्यमहो पुण्यं फलितं फलितं दृढम्‌ । 

अस्य पुण्यस्य संपत्तेरहो वयमहो वयम्‌ ॥341 

अहो ज्ञानमहो ज्ञानमहो सुखमहो सुखम्‌ । 

अहो शास्त्रमहो शास्त्रमहो गुरुरहो गुरुः 11351 

मैं धन्य-धन्य हो गया क्योंकि मुझे अब संसार का दुःख कहीं दीखता ही नहीं । मै धन्य-धन्य 

हो गया क्योंकि मेरा आत्मविषयक अज्ञान कभी का भाग ही गया है । मैं धन्य-धन्य हो गया, क्योंकि 
मेरा कोई भी कर्तव्य अब शेष नहीं रह गया । मैं धन्य-धन्य हूँ कि जो प्राप्त करने योग्य था, वह सब 
मुझे प्राप्त हो गया है। में धन्य-धन्य हो गया हूँ, क्योंकि मेरी तृप्ति की कोई भी तुलना इस लोक में 
किसी से नहीं की जा सकती । मैं धन्य-धन्य हो गया, क्योंकि बस धन्य, धन्य, बार-बार धन्य ही हो 
चुका हूँ । वाह मेरा पुण्य ! यह पुण्य पूर्णरूप से फल देने वाला हुआ है । इस पुण्य की सम्पत्ति से हम 
भी अहोभाव वाले हो गए हैं। हमारा ज्ञान भी तो अहोभाव से युक्त हो चुका है अब ये सब शास्त्र, ये 
गुरु, यह ज्ञान और हम सब धन्यवाद के पात्र (अभिनन्दन और अभिवादन के पात्र) हो गए हैं। 


इति य इदमधीते सोऽपि कृतकृत्यो भवति सुरापानात्‌ पूतो भवति । 
स्वर्णस्तेयात्‌ पूतो भवति । ब्रह्महत्यात्‌ पूतो भवति । कृत्याकृत्यात्‌ पूतो 


भवति। एवं विदित्वा भूयात्‌ । ॐ सत्यम्‌ । इत्युप- ` 
निषत्‌ ॥३6॥ 
इति अवधूतोपनिषत्समाप्ता । 
मन्या. 
इस प्रकार कोई भी मनुष्य 


- नुष्य यदि इस उपनिषद्‌ का पाठ करता है, तो वह भी कृतकृत्य बन जाता 
है । वह मदिरापान के पाप से, या सुवर्ण की चोरी करने के पाप से, ब्रह्महत्या के पाप से, कार्य-अकार्य 


शि 


यहाँ पर अवधूतोपनिषत्‌ समाप्त होती हे । 
७ 


शान्तिपाठ: 


3» सह नाववतु । सह नो--मा विद्विषावहै 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः | षावहै ( पूर्ववत्‌) [0 


> 


(82) त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 


यह अथर्ववेदीय उपनिषत्‌ पाँच खण्डों में विभाजित की हुई है और खण्डों को भी 
'उपनिषद्‌' नाम से रखा गया है । इसमें शक्ति-उपासना का निरूपण है शक्ति का एक नाम 
त्रिपुरा' है । प्रलय में तो शिवशक्ति सामरस्य होता है । पर सृष्टयन्तर में ब्रह्मा, विष्णु (और रुद्र 
की भी) की जो विलयशक्ति है, वह त्रिपुर भगवती है । उस शक्ति को आश्रित करके भगवान्‌ 
सदाशिव के साथ वह तीनों लोको में व्याप्त होती है और जब त्रिकूट का अवसान होता है, 
तब वही शक्ति बड़े (घोर) तेज से व्याप्त हो जाती है । उसे हींकार, हल्लेखा आदि भी कहा 
गया है। इस उपनिषत्‌ में पंचदशी महाविद्या बताई गई है । त्रिपुरास्वरूप, त्रिपुरामहामंत्र, 
शिवशक्तियोग से जगत्सृष्टि, वाग्भवकूट, कामकूट और शक्तिकूट का गायत्री से समन्वय, 
त्रिपुराध्यान, त्रिपुराविद्या, त्रिपुरादि बहुत-सी उपासनाएँ, श्रीचक्र (स्वरूप और पूजाफल, मुद्राएँ, 
कामकला, मृत्युंजय) उपदेश आदि बहुत से शक्तितंत्र के विषय इसमें दिए गए हैं। 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ भत्रं कर्णेभिः" देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषदू में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमोपनिषत्‌ 


अथैतस्मिन्नन्तरे भगवान्‌ प्राजापत्यं वैष्णवं विलयकारणं रूपमाश्रित्य 
त्रिपुराऽभिधा भगवतीत्येवमादिशक्त्या भूर्भुवः स्वस्त्रीणि स्वर्गभूपा- 
तालानि त्रिपुराणि हरमायाऽऽत्मकेन हकारेण हल्लेखाख्या भवती 
त्रिकूटावसाने निलये विलये धाम्नि महसा घोरेण व्याप्नोति । सैवेयं 
भगवती त्रिपुरेति व्यापठ्यते ॥1॥ ह ग 
अविद्या के एक अन्य रूप के समय भगवान्‌ सदाशिव ने प्राजापत्य (ब्रह्मा) का, विष्णु 
का आ रुद्र का रूप जिस शक्ति के ख अ ही न 
आद्याशक्ति के द्वारा भूः, भुवः र हे 
ह री और पाताल) ये तीन लोक शिवशक्तिमय हींकार से क हें गा 
प्राणियों के हृदय में प्रत्यक्‌ रूप से विद्योतमान जो हल्लेखा क , वह pele 
और वही शक्ति त्रिकूट के अवसान (अस्त) होने पर अर्थात्‌ प्रलय हो क उगी fs 
होता है तब अपने स्थान में (गुणसाम्य के पीठ में) वित 20 ना 
होती है, वही भगवती शक्ति लोगों के द्वार त्रिपुर नाम से कही जाती हे | (यहा निकू 


कूट, कामकूट और शक्तिकूट लिया जा सकती है) | 


298 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि । 

धियो यो नः प्रयोदयात्‌ परो रजसेऽसावदोम्‌ ॥2॥ 

जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो निदहाति वेदः । 

स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः ॥3॥ 
ज्यम्बक॑ यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्‌ । 

उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्‌ ॥4॥ 


अब उन त्रिपुरा भगवती का महामंत्र बताया जा रहा हे । वह महामंत्र उपरिनिर्दिष्ट तीन मंत्रों का 
समूहरूप है । सदाशिव की चिच्छक्तिरूप त्रिपुराशक्ति के इस महामंत्र के कुल मिलाकर एक सौ आठ 
अक्षर होते हैं । पहले मंत्र के बत्तीस, दूसरे के चौवालीस और तीसरे मंत्र के बत्तीस अक्षर मिलकर कुल 
एक सौ आठ अक्षर होते हैं | इस अष्टोत्तर शत मंत्र के अनुष्ठान से त्रिपुरा प्रसन्न होती है । मंत्रार्थ इस 
प्रकार है-प्रथम मंत्र (तत्सवितुर्वरेण्यै आदि)--“देव सविता के उस वरेण्य तेज का हम ध्यान करते 
हैं, वे हमारी बुद्धि को प्रेरित करें।” दूसरे “जातवेदसे' आदि का अर्थ--“हम जातवेदा को सोम की 
आहुति दे रहे हैं। जो लोग हमारे प्रति शत्रु का भाव रखते हों, उनकी सम्पत्ति वे नष्ट कर दें, वे हमें 
सारे संकटों से पार उतार दें दुष्टता की नदी पार करने के लिए वे अग्नि हमें नाव प्रदान करें--यां 
नाव से दुष्टता की नदी पार करवा दें ।” तीसरे “म्बकं' आदि मंत्र का अर्थ यह है--“हम तीन आँखों 
वाले, सौरभ भरे, पुष्टिदायक महादेव का अर्चन करते हैं। वे मुझे पके-गले फल की तरह मृत्यु के 
बन्धन से मुक्त करें, पर अमृत से मुक्त न करें।” 


शताक्षरी परमा विद्या त्रयीमयी साष्टारणा त्रिपुरा परमेश्वरी । आद्यानि 


चत्वारि पदानि परब्रह्म विकासीनि। द्वितीयानि शाक्तानि । तृतीयानि 
शैवानि ॥5॥ 


इन तीन मंत्रं से त्रिपुरा देवी की शताक्षरी विद्या कही है । यह विद्या तीनों वेदों का स्वरूप धारण 
की हुई हे । एक सौ आठ इसके अक्षर हैं। यही त्रिपुरा विद्या है, यह परमेश्वरी है । इस मंत्रत्रयात्मक 
महामंत्र के 'तत्सवितुः' आदि प्रारंभ के चार पहा का प्रकाश करने वाले हैं । जातवेदसे” इत्यादि दूसरे 
चार पद शाक्त हैं और >यम्बकम्‌! आदि मंत्र के तीसरे चार पद शेव हैं । 


तत्र लोका वेदाः शास्त्राणि पुराणानि धर्माणि वै चिकित्सितानि ज्योतींषि 
शिवशक्तियोगादित्येवं घटना व्यापठ्यते ॥6॥ 
इस प्रकार चित्‌ और शिवशक्ति के योग से भू: आदि लोक, चार वेद, भरतमंत्रादि छ: शास्त्र, 


पुराण, मनुस्मृति आदि सब धर्मशास्त्र, आयुर्वदशास्न, ज्योतिषशास्र- ये सब उत्पन्न होते हैं 
(हुए हैं) | 


अथैतस्य परं गहरं व्याख्यास्यामः । महामनुसमुद्धवं - 
परो भगवान्‌ निर्लक्षणो निरञ्जनो ह पनुसमुद्धवं तदिति ब्रह्म शाश्चतं 


प्रथमोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 299 


अब इस अष्ोत्तरशताक्षरी महामंत्र के परमगूढार्थ को बता रहे हैं कि इस महामंत्र का आदि अक्षर 
जो 'तत्‌ है, उसका तडस त्‌ पद के लक्ष्यार्थ रूप जो सन्मात्र है, उन दोनों का शाश्चतत्व है । 
जो स्वरूपतः शाश्वत है, जो 'पर' है, भगवान्‌ है, लक्षणरहित है, वह निरंजन, उपाधिरहित और 
दुःखरहित है । फिर भी मूलाविद्या के बीजांश से युक्त होकर वे उठते हैं दृश्यरूप से विकास करते हैं 
देखते हैं, तथा यतियों और के म ज्ञानफल तथा कर्मफल की कामना भी करते हैं । इस प्रकार की 
कामना से कामफल i होता है । और ऐसी अवस्था को प्राप्त होते हुए भी जो परमेश्वर अपने मूल 
रूप में तो वह परमेश्वर निरंजन और कामनारहित होकर ही अवस्थित रहते हें । वह अकचटतपयश-- 
इन आठ वर्गो का सर्जन करते हैं, इसीलिए वही ईश्वर 'काम' नाम से कहे जाते हें । इस तरह कार्य- 
कारण के एकरूप होने से 'क'कार ही तत्पदार्थ हो जाता है । ककार को काम व्याप्त करता है और वह 
काम ही यह 'तत्‌' है, इस प्रकार ककार का ग्रहण किया जाता है । अत: वह 'ककार' भी तत्‌ पदार्थ 
ही है, ऐसा समन्वय जो मुनि जानता है, वह भी ईश्वर हो जाता है । 
सवितुर्वरेण्यमिति घूङ्‌ प्राणिप्रसवे सविता प्राणिनः सूते प्रसूते शक्तिम्‌ 
सूते ॥8॥ 
अब इस महामंत्र का “सवितुर्वरेण्यं' पद है, उसका आदि विद्या के दूसरे वर्ण 'ए'कार के साथ 
समन्वय इस तरह होता है कि यहाँ 'सवितृ” शब्द का अर्थ, “षूङ्‌ प्राणिप्रसवे” इस धातु से 'सभी प्राणियों 
का उत्पादक'--ऐसा होता है । सविता से शक्ति अभिन्न होने से शक्ति ही सभी प्राणियों की उत्पादक है । 
त्रिपुरा शक्तिराद्येयं त्रिपुरा परमेश्वरी । 
महाकुण्डलिनी देवी जातवेदसमण्डलम्‌ ॥9॥ 
वह सर्वोत्पादक शक्ति त्रिपुरा है, वह आद्या शक्ति है, वही व्यष्टि रूप से महाकुण्डलिनी देवी है 
वह जातवेदस के मण्डल में (मूलाधार के त्रिकोण में) व्याप्त होकर स्थित है । 
योऽधीते सर्व व्याप्यते। त्रिकोणशक्तिरेकारेण महाभागेन प्रसूते । 
तस्मादेकार एवा गृह्यते ॥1 0॥ 
इस प्रकार की विद्या का जो अध्ययन करता है, वह सबको व्याप्त कर रहता है । यह त्रिकोण 
शक्ति (कुण्डलिनी) जो है, वह महाभाग 'ए'कार के द्वारा सबका सर्जन करती है, इसलिए वह 'ए-कार' 
ही ग्रहण किया जाता है। 
बरेण्यं श्रेष्ठ भजनीयमक्षरं नमस्कार्यम्‌ । तस्माद्वरेण्यमेकाराक्षरं गृह्यत इति 
य एवं वेद ॥11॥ 
सविता का 'ए'कार के साथ जैसे समन्वय कहा गया, वैसे ही 'वरेण्य' क साथ भी एकार' 
का समन्वय इस प्रकार होता है--वरेण्य का अर्थ श्रेष्ठ, भजनीय, 4. र 4211 है। ol 
अक्षर एक ही है । सर्वकारण रूप एकाक्षर ही वरेण्य है । इस प्रकार से जानने वाला विद्वान्‌, अपनों और 
परायों में वरिष्ठ बनता है । 
भर्गो देवस्य धीमहीत्येवं व्याख्यास्यामः । धकारो धारणा । धियैव धार्यते 
; । भर्गो देवो मध्यवर्ति तुरीयमक्षरं साक्षात्तुरीयं सर्व 
भगवान्‌ परमेश्वरः । भ Ce SC 
सर्वान्तरभूतं तुरीयाक्षरमीकारं पदाना गह्यते 
तस्माद्धर्गो देवस्य धीत्येवमीकाराक्षर गृह्यते ॥1 2॥ 
व्याचक्षते । तस्माद्भ 


300 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अब 'भर्गो देवस्य धीमहि!---इनके साथ 'ईकार' का समन्वय बताते हें कि इसमें 'धी' में प्रयुक्त 
हुआ 'ध' धारणावाचक है । क्योंकि 'धी' से ही भगवान्‌ परमेश्वर की धारणा की जा सकती है । इसमें 
जो 'भर्गो देव' शब्द हैं, वे मध्यवर्ती तुरीय अक्षर जो अर्ध मात्रात्मक है, उसके वाचक हें । यह तुरीय 
अक्षर है । इसी प्रकार उस अक्षर तुरीय से 'ईकार' अक्षर का भी सामानाधिकरण्य हे । वह भी उसी की 
तरह सर्वान्तरभूत है और पदों के मध्यवर्ती होने से भर्गो रूप है, ऐसी व्याख्या की गई हे । इसलिए 
“भरर्गो देवस्य धी'--इनसे 'ईकार' का ग्रहण किया जाता है (ईकार अक्षर लिया जाता है) । 
महीत्यस्य व्याख्यानं महत्त्वं जडत्वं काठिन्यं विद्यते यस्मिन्नक्षरे 
तन्महि । लकारः परं धाम । काठिन्याढ्यं ससागरं सपर्वतं ससप्तद्वीपं 
सकाननमुज्ज्वलट्रूपं मण्डलमेवोक्तं लकारेण | पृथ्वी देवी महीत्यनेन 
व्याचक्षते ॥1 3॥ 


अब “महि' पद के साथ लकार का समन्वय किया जाता है कि 'महि' इस शब्द का विवेचन करते 
हुए पाते हैं कि महि” शब्द के महत्त्व, जडत्व, काठिन्य जिस अक्षर में हो वह 'महि” कहा जाता हे । 
इसका बीज लकार है (परंधाम = बीज) और उसका अर्थ है--सागरों, पर्वतों, सात द्वीपों, वनों के साथ 
दिखाई पड़ने वाला पूरा धरती मण्डल । लकार के द्वारा यह पूरा भूमण्डल कहा जाता हे । इसीलिए तो 
पृथ्वी देवी को 'मही' कहा जाता हे । 


धियो यो न: प्रचोदयात्‌ । परमात्मा सदाशिव आदिभूतः परः स्थाणुभूतेन 
लकारेण ज्योतिर्लिङ्गमात्मानं धियो बुद्धयः परे वस्तुनि ध्यानेच्छारहिते 
निर्विकल्पे प्रचोदयात्‌ प्रेरयेदित्युच्चारणरहितं चेतसैव चिन्तयित्वा- 
भावयेदिति ॥14॥ 
'धियो यो न: प्रचोदयात का अर्थ यह है कि--“जो परमात्मा, सदाशिव, आदिभूत और परतत्त्व 
है, यह अपने स्थाणुभूत लकार के द्वारा हमारी बुद्धियों को परात्पर वस्तु में (ज्ञानेच्छाक्रियारहित 


निर्विकल्प तत्त्व में) प्रेरित करे”--इस प्रकार उच्चारणरहित मन से ही ज्योतिर्लिंग रूप अनिर्वचनीय 
ब्रह्मभूत आत्मा को चिन्तन-मनन द्वारा भावना करनी चाहिए । 


ह परो रजसेऽसावदोमिति तदवसाने परज्योतिरमलं हृदि दैवतं चैतन्यं 
चिल्लिङ्गं हृदयागारवासिनी हल्लेखेत्यादिना स्पष्टं वाग्भवकूटं पञ्चाक्षरं 
पञ्चभूतजनक पञ्चकलामयं व्यापठ्यत इति । य एवं वेद ॥1 5॥ 

अब ऊपर महामंत्र में दिए गायत्रीमंत्र के चौथे पाद का और हल्लेखा का समन्वय कहते हैं कि 
रजोगुण से, अर्थात्‌ तीनों गुणों से जो परे है, वह तुर्यतुर्य रूप यह जो ओंकार है, जो अब मुझसे दूर- 
सा है, वह मेरे हृदय में पूर्ण ज्योति, निर्मल, चैतन्य (चिल्लिग) यही सभी प्राणियों के हृदय में भी 
प्रत्यगभिन्न रूप से विद्योतमान है । उसके साथ अभेद के द्वारा हृदयगुहास्थित चिच्छक्ति हल्लेखा 


हींकाररूपिणी व्याख्यात होती है। 
अथ तु परं कामकलाभूत॑ कामकूटमाहु: । र 
द्वात्रिंशदक्षरीं पठित्वा तदिति परमात्मा सदाशिवोऽक्षरं i Fo त्सादि 


तादात्म्यप्रतिपादनेन हकाराक्षरं शिवरूपं र 
तत्परागव्यावृत्तिमादाय शक्तिं दर्शयति ॥1 6॥ रमक्षर व्यालिख्यत इति 


प्रथमोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 301 


(इस प्रकार जैसे 7 से 15 मंत्रों तक वाग्भवकूट का गायत्री के साथ समन्वय किया गया, उसी 
तरह अब 16 से 22 मंत्रों तक कामकलाकूट का भी गायत्री के साथ समन्वय किया जा रहा है; 
यथा--) कामकला परिणत को ही साम्प्रदायिक लोग कामकलाकूट कहते हैं । 'तत्सवितुवरेण्यं' इत्यादि 
बत्तीस अक्षर वाली गायत्री को पढ़कर उसमें जो अधि पद “तत्‌' है, वह तत्पदार्थ परमात्मा, अक्षर, 
सदाशिव, जो निर्मल, निरुपाधि तादात्म्य के प्रतिपादन से हकाराक्षर शिवरूप होता है । अर्थात्‌ अक्षर 
शिवरूप होता हे, शिव अक्षररूप नहीं होते, पर उस अनक्षर को समन्वय के अभिप्राय से अक्षर के रूप 
में व्याख्यापित किया जाता है । इस तरह उसकी बाहर की आवृत्ति को लेकर (व्यावृत्ति को लिये बिना) 
शक्ति को बताया है । पराग्व्यावृत्तसिद्ध शिवरूप है, उसका विपरीत जो हकाराद्यक्षर है, उसके पराग्भाव 
को लेकर ही हकारादि शक्ति बताते हैं। 


तत्‌ सवितुरिति पूर्वेणाध्वना सूर्याधश्चन्द्रिकां व्यालिख्य मूलादि- 
ब्रह्मरन्धगं साक्षरमद्वितीयमाचक्षत इत्याह भगवन्तं देवं शिवशक्त्या- 
त्मकमेवोदितम्‌ ॥1 7॥ 
इस प्रकार 'तत्सवितु:” में भी जो पहले तत्पद के साथ समन्वित सूर्य बीज हकार है, उसके नीचे 
(पीछे) चन्द्रिका को (चन्द्रबीज सकार को) सविता शब्द के साथ समन्वित करना चाहिए। वह 
सवितृचैतन्य मूलाधार से लेकर ब्रह्मरन्धपर्यन्त व्याप्त होकर रहता हे और साक्षर अर्थात्‌ अद्वितीय 
सकाराक्षर भी इसलिए ज्ञानियों (तत्त्वज्ञो) के द्वारा अद्वितीय कहा जाता है, ऐसा श्रुति कहती है-- 
“जिसका तत्त्व से और सवितृत्व से ध्यान किया जाता है, वह शिवशक्त्यात्मक भगवान्‌ देव को ही 
उदित होता है । 
शिवोऽयं परमं देवं शक्तिरेषा तु जीवजा । 
सूर्याचन्द्रमसोर्योगाद्धंसस्तत्पदमुच्यते ॥18॥ 
तस्माठुज्जृम्भते कामः कामात्‌ कामः परः शिवः । 
कार्णोऽयं कामदेवोऽयं वरेण्यं भर्ग उच्यते ॥19॥ 
ब्रह्मवेत्ता लोग जिस सवितादेव को परम परमात्मा कहते हैं, वह यह शिव है और जो जीवत्व 
से उत्पन्न हुई है, वह शक्ति (मूल शक्ति) है । हकारार्थ सूर्य तत्पदार्थं शिव और सकारार्थ चन्द्रमा, 
त्वपदार्थ बीजभूत प्रकृति, उनमें स्थित हेय अंश को छोड़ने से उनके लक्ष्यभूत सूर्य-चन्द्र के योग से 
हंस प्रत्यग्‌ भिन्न परमात्मा तत्त्व से प्राप्त है । इस तरह तत्पर निर्विशेष ब्रह्म कहा जाता है । इसलिए जो 
परमशिव विविध कामों का सर्जन करते हैं, उस परमशिव से काम = ककार प्रस्फुटित होता है। जो 
स्वरूप वरणीय भर्ग, निरतिशय ज्योतिस्वरूप है, वह यह कवर्ण (ककार) कामदेव परमेश्वर है। 
तत्‌ सवितुर्वरेण्य भर्गो देवः क्षीरं सेवनीयमक्षरं समधुघ्नमक्षरं परमात्म 
जीवात्मनोर्योगात्‌ तदिति स्पष्टमक्षरं तृतीयं ह इति तदेव सदाशिव एव 
निष्कल्मषो द्यो देवोऽन्त्यमक्षरं व्याक्रियते परमं पदम्‌ ॥20॥ 
इस तरह 'तत्सवितुवरेण्यम पद के बाद जो 'देव' पद हे उसका हकार निष्पन्न करना है । देव 
यानी दूध, जो कि सेवन करने लायक है । इसका द्योतक वर्ण ह' है । यह 'ह' अक्षर शिव-शक्ति के 
योग से उत्पन्न होने वाले इस जगत्रूपी मधु का नाशक है । परमात्मा और जीवात्मा के तादात्म्य से 
'तद्‌' ऐसे स्पष्ट अक्षर से तृतीय--तुरीय 'ह ही है और वह सदाशिव परमात्मा का द्योतक है । वह 
सदाशिव स्वयं है, शाश्वत है, आदिदेव है और उसी हकार को परमपद कहा गया हे । 


302 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


धीति धारणं विद्यते जडत्वधारणं महीति लकारः शिवाधस्तात्तु 
लकारार्थः स्पष्टमन्त्यमक्षरं परमं चैतन्यं धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ॥21॥ 


“धीमहि' पद के धी' का अर्थ धारण करना होता है और धारण करने रूप जडत्व को महि की 
(पृथ्वी की) गुणशक्ति मानकर पृथ्वीबीज लकार आता है । इस तरह चौथे अक्षर 'ह'कार के बाद पाँचवाँ 
अक्षर लकार आता है । ऐसे पाँच अक्षर बनने के बाद स्पष्ट रूप से ही 'परमचैतन्यरूप वह परमात्मा 
हमारी बुद्धि को प्रेरित करें' ऐसी प्रार्थना है । इस तरह गायत्रीमंत्र से दूसरे कूट के पाँच अक्षर बनते हैं । 


परो रजसेऽसावदोमित्येवं कूटं कामकलाऽऽलयं षडध्वपरिवर्तको वैष्णवं 
परमं धामैति भगवांश्चैतस्माद्य एवं वेद ॥22॥ 


“परो रजसेऽसावदोम्‌’ इस पद का पहले की तरह ही 'हीं' अक्षर निष्पन्न करके--हल्लेखा का 
रूप देकर--दूसरा कूट बनाया जाता है | इस कूट के छ: अक्षर मूलाधारादि छ: चक्र हैं और षट्चक्र 
के इस मार्ग में (षडध्वा) आने-जाने वाला योगी परमवैष्णवधाम में जाता है (ब्रह्मरन्ध्र में परमशिव का 
साक्षात्कार करता है); यह जो जानता है, वह सब कुछ जानता है । 


अथैतस्मादपरं तृतीयं शक्तिकूटं प्रति पद्यते द्वात्रिंशदक्षर्या 

गायत्र्या ॥23॥ 

तत्‌ सवितुर्वरेण्यं तस्मादात्मन आकाश आकाशाद्वायुः स्फुरते तदधीनं 

वरेण्यं समुदीयमानं सवितुर्वा योग्यो जीवात्मपरमात्मसमुद्भवस्तं 

प्रकाशशक्तिररूपं जीवाक्षरं स्पष्टमापद्यते ॥2 4॥ 

भर्गो देवस्य धीत्यनेनाधाररूपशिवात्माक्षरं गण्यते महीत्यादिना शेषं 

काम्यं रमणीयं दृश्यं काम्यं रमणीयं शक्तिकूटं स्पष्टीकृतमिति ॥2 5॥ 

अब इससे और आगे तीसरा शक्तिकूट भी इस बत्तीस अक्षरवाली गायत्री से निष्पन्न होता है । 

जैसे गायत्रीमंत्र के तत्‌" (पद से हकार = शिवतत्व) और 'सवितुः' (पद से प्रसव देने वाली शक्ति 
का सकार) इस प्रकार शिवशक्‍्त्यात्मक संयोग को शिव का द्योतक हकार' माना गया हे । और 
वह हकार आकाश का बीज है, इसलिए उस हकार से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु 
उत्पन्न हुआ। उस वायु के स्फुरण से उदीयमान जगमगाते सूर्य का वरेण्य तेज ही जीवात्म-परमात्म- 
संयोग से उत्पन्न हुआ प्रकाशशक्ति रूप जीवनतत्त्व है । उसका द्योतकवर्ण 'सकार' है । 'भगो देवस्य 
धी/--इसका द्योतक 'ककार' है, क्योंकि वह कामराज है। 'महि' पद का द्योतक वर्ण 'लकार' है । 
और शेष पदसमूह (धियो यो नः प्रचोदयात्‌, परो रजसेऽसावदोम्‌) का अर्थ 'हीकार' होता है । इस 
प्रकार यह तीसरा शक्तिकूट (जगत्रूपी) रमणीय दृश्यमय और सुन्दर है । इसका स्पष्टीकरण ऊपर 
बताया गया है। 

एवं पञ्चदशाक्षरं त्रैपुरं योऽधीते स॒ सर्वान्‌ कामानवाप्नोति 

भोगानवाप्नोति स सर्वान्‌ लोकान्‌ जयति स सर्वा वाचो विजृम्भयति 

रुद्रत्वं प्राप्नोति स वैष्णवं धाम बर 

वेद ॥26॥ 


इस प्रकार पंचदशाक्षर त्रैपुर मंत्र का जो जाप करता है, वह भावक सभी मनोरथो को प्राप्त करता 
है । वह सभी भोग प्राप्त करता है । सभी लोकों पर वह विजय प्राप्त करता है। वह सभी प्रकार की 
चारों वाणी को विकसित कर सकता है । वह रुद्र बन सकता हे, वह वैष्णव धाम का भेद लन 


स सर्वान्‌ 
| म्भयति स 
म भित्त्वा परं ब्रह्म प्राप्नोति य एवं 


प्रथमोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 303 


को प्राप्त कर सकता है । जो यह जानता है, वह सब कुछ जानता है, ऐसा मानना चाहिए । इस प्रकार 
पंचदशाक्षरी आद्या विद्या को ब्रह्मगायत्री के साथ खण्ड करके समन्वित करने के बाद इस आच लिला 
का जो 'सकलह्री' शक्तिकूट है इसमें से 'स क' ऐसी शक्ति शिव नाम की प्रथम विद्या है । इसी तरह 
इस पंचदशाक्षरी विद्या के कुल बारह भेद बताए हे । 
एवमाद्यां विद्यामभिधायैतस्याः शक्तिकूटं शक्तिशिवाद्या । लोपामुद्रेयं 
द्वितीये धामनि ॥27॥ 
पूर्वेणैव मनुना बिन्दुहीना शक्तिभूतहल्लेखा क्रोधमुनिनाऽधिष्ठिता तृतीये 
धामनि ॥2 8॥ 
पूर्वस्या एव विद्याया यद्ठाग्भवकूटं तेनैव मानवीं चान्द्री कौबेरी 
विद्यामाचक्षते ॥29॥ 
मदनाधः शिवं वारभवम्‌, तदूर्ध्व कामकलामयम्‌, शक्त्यूर्ध्व शक्तिमिति 
मानवी विद्या चतुर्थे धामनि ॥30॥ 
शिवबशक्त्याख्यं वाग्भवं तदेवाधः शिवशक्त्याख्यमन्यत्तृतीयं चेयं 
चान्द्री विद्या पञ्चमे धामनि ध्येयेयम्‌ ॥31॥ 
चान्द्री कामाधः शिवाद्यकामा सैव कौबेरी षष्ठे धामनि व्याचक्षत इति य 
एवं वेद ॥3 2॥ 
इस प्रकार आद्या विद्या पंचदशाक्षरी को बताकर इसके बीच शक्तिकूट तथा शक्तिशिव विद्या 
व्यष्टिसमष्टि की जाग्रदवस्था में पहले धाम में संभाव्य है। और 'हसकहलहूी'--स्वरूपा लोपामुद्रा 
नामक विद्या को दूसरे धाम में संभावित करना चाहिए । अब उस दूसरे धाम के मंत्र से बिन्दु 
(अनुस्वार) को निकालकर (हीं के बदले ही कहकर) जो विद्या क्रोधमुनि दुर्वासा के द्वारा आराधित 
है, वह तीसरे धाम में संभाव्य है। और पहले बताई गई लोपामुद्राविद्या का ही जो वाग्भवकूट 
योजित किया गया है, उसी योजना के अनुसार ही मनु, चन्द्र, कुबेर के द्वारा उस विद्या की 
आराधना की गई थी । इसलिए उस विद्या को सम्प्रदायविदू मानवी, चान्द्री, कोबेरी विद्या भी कहते 
हैं। उनमें मानवी विद्या यह है, जो मदन (कामकूट - क्लीं) के नीचे (पीछे) वाग्भवरूप शिव हे, 
उसके ऊपर कामकलामय है, उसके ऊपर सादिविद्यारूप शक्तिकूट है । (अर्थात्‌ हविद्या, काविद्या 
और साविद्या का क्रम प्रतिपादन होने से मूल में 'शक्‍त्यूरध्व' ऐसा कहा गया हे । मनु के द्वारा 
आराधित यह मानवी विद्या चौथे धाम में अभिन्न रूप से संभाव्य है। पाँचवीं चान्द्री विद्या यह है 
जिसके आदि में शिवशक्त्याख्य हादि, बाद में वाग्भव कादि, फिर से वही शिवशक्त्याख्य नीचे 
हादि और अन्य तृतीय सादि--ऐसी जो यह चार खण्डों से विशिष्ट विद्या चन्द्र के द्वारा आराधित 
है, वह चान्द्री विद्या पंचम धाम में संभाव्य है। और जो चार खण्डवाली कही गई उसके बाद यदि 
शिवाद्यकामा हादिविद्या जोड़ दी जाए, तो पंचखण्डात्मिका यह कुबेर द्वारा आराधित विद्या कौबेरी 
कही जाती है | ऐसा जो जानता है, वह कुबेर की तरह समृद्धि वाला सब कुछ है। 
हित्वेकारं तुरीयस्वरं सर्वादौ सूर्याचन्द्रमस्केन कामेश्चर्यवागस्त्यसंज्ञा 
धामनि ॥33॥ ४ | 
न पूर्वोक्तायाः कामाद्यं द्विधा5धः कं मदनकलाऽऽद्यं 
शक्तिबीजं वाग्भवाद्यंतयोरधांवशिरस्कं कृत्वा नन्दिविद्येयमष्टमे 


धामनि ॥34॥ 


304 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


वाग्भवमागस्त्यं वागर्थकलामयं कामकलाऽभिधं सकलमायाशक्तिः 
प्रभाकरी विद्येयं नवमे धामनि ॥35॥ 

पुनरागस्त्यं वाग्भवं शक्तिमन्मथशिवशक्तिमन्मथोर्वीमायाकामकलालयं 
चचन्द्रसूर्यानङ्गधूर्जटिमहिमायं तृतीयं षण्मुखीयं विद्या दशमे 
धामनि ॥36॥ 

विद्याप्रकाशितया भूय एवागस्त्यविद्यां पठित्वा भूय एवेमामन्त्यमायां 
परमशिवविद्योयमेकादशे धामनि ॥37॥ 

भूय एवागस्त्यं पठित्वा एतस्या एव वाग्भवं यद्धनजं कामकलाऽऽलयं 
च तत्सहजं कृत्वा लोपामुद्रायाः शक्तिकूटराजं पठित्वा वैष्णवी विद्या 
द्वादशे धामनि व्याचक्षत इति य एवं वेद ॥38॥ 


कादि-विद्या के तुरीय स्वर ई को छोड़कर उसके तीनों खण्डों में हसहस' को प्रारंभ में योजित 
करके यदि ऐसी खण्डत्रयात्मक विद्या की उपासना की जाए, तो वह कामेश्वरी को प्रसन्न करने वाली 
होती है । अथवा तो इस प्रकार के उपासक का अभीष्सित पूर्ण होता है और निरवधि कामैश्वर्य प्राप्त 
होता है | यह विद्या अगस्त्य के द्वारा आराधित होने से इसका नाम अगस्त्य विद्या है । यह सातवें धाम 
में संभाव्य हे । और जो पूर्वोक्त यह आगस्त्य विद्या है उसके पूर्व में हह' और 'सक' (दो कामाद्य और 
मदनाद्य तथा शक्तिबीज तथा वाग्भवाद्य) को अर्धशिरस्क करके नन्दिनी विद्या होती है और वह आठवें 
धाम में संभाव्य होती है। (सकार और ककार का- अर्थात्‌ शक्तिबीज और वाग्भवाद्य का 
--प्लुतोच्चारण अर्धमात्रामस्तक करना चाहिए |) अब प्राभाकरी विद्या यह है कि जिसके प्रारंभ में कादि 
वाग्भवकूट हो, बाद में आगस्त्यविद्या वागर्थ कलामय शिवशक्त्यात्मक, कामकलानामक हादि और 
सकलमाया शक्ति शक्तिकूट को मिलाकर प्रभाकर के द्वारा आराधित प्राभाकरी विद्या होती है जो नवम 
धाम में संभाव्य है । वाग्भव कादि, शक्तिबीज हीं, मन्मथबीज क्लीं, शिवशक्तिबीज हंस, फिर से 
मन्मथबीज क्लीं, उर्वीबीज ल, मायाबीज हीं, कामकलालय ह आदि छ: अक्षर, चन्द्रसूर्यं बीज सोऽहम्‌, 
अनंगबीज क्लीं, धूर्जटिबीज हम्‌, महिमाबीज स, फिर से तृतीय बीज हंस: सोऽहं, हंसः--इनके 
संयोजन से षण्मुख द्वारा आराधित षण्मुखी विद्या होती है । दसवें धाम में तद्भेद रूप से उसकी भावना 
करनी चाहिए | इस षण्मुखी विद्या के साथ फिर से आगस्त्यविद्या को पढ़कर फिर से ही इस अन्त्यमा 
में भी अन्तिमा इस तुर्यरूपिणी पर अधिष्ठित सर्वसाक्षी शिव होते हैं, यही वह परमशिवविद्या है । 
षण्मुखी विद्या और अगस्त्यविद्या मिलकर परमशिवविद्या होती है । यह विद्या एकादश धाम में (ग्यारहवें 
भावना स्थान में) भावित की जाती है । अब वैष्णवी विद्या यह है--फिर से अगस्त्यविद्या पढ़कर उसके 
साथ कादि वाग्भव, कौबेर कामकलालय तथा हादि षड्‌ अक्षरों को मिलाकर पूवोक्त लोपामुद्राविद्ा 
हादि विद्या से परिणत सादि शक्तिकूटराज को पढ़कर यह सब कुछ चित्सामान्य महाविद्यात्मक जो 
सम्यग्झ्ञान का स्वरूप है, वह विष्णु के द्वारा अधिष्ठित है, इसलिए इसे 'वैष्णवी विद्या' कहते है । 
द्वादश धाम में उसके साथ अभेद की भावना करनी चाहिए । 

इस तरह पंचदशाक्षरी आदि विद्या के शक्तिकूट 'सकलहीं' में से 'स' ' 
की प्रथम विद्या होती है, इसी प्रकार कुल बारह भेद- बाहर विद्याएँ जो उत्पन्न 
ऊपर दिया गया है । उपनिषद्‌ में बताए गए ये भेद नीचे 
दिये जाते है । 


क' ऐसी शक्तिशिव नाम 
न्न होती हैं उसका विवरण 
के कोष्ठक में सरलता से समझने के लिए 



















































































































प्रथमोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 405 
| क्रम | 
क्रम विद्यानाम विद्या का स्वरूप |ऋषि भावनास्थान | अवस्थात्मक स्थान 
1. | शिवशक्ति विद्या स क A प्रथम धाम | व्यष्टि समष्टि की जाग्रतावस्था 
2. | लोपामुद्रा विद्या | हसकहलहीम्‌ | [लोपामुद्रा | द्वितीय धाम | व्यष्टि-समष्टि की स्वप्नावस्था 
3. | दुर्वसा विधा | हसकहलही [दर्वा क्रोधमुनि तृतीय घाम | ष्टि समष्टि की सुषुप्तावस्था 
4. | मानवी विद्या | हसकहलही मनु चतुर्थ धाम | व्यष्टि को जाग्रदवस्था के 
कएइलहूी आरोपाधार विश्व में विश्वरूप मे 
|_| सकलहीम्‌ 
5. | चान्द्री विद्या | हसकहलह्री, पंचम धाम | व्यष्टि की स्वप्नावस्था के 
कएईल हूं प्रपञ्चारोप के आधारज्ञानी में 
हसकईलहीं, 
सकलहीम्‌ | 005 
6. | कोंबेरी विद्या | हसकहलहीं कुबेर षष्ठ धाम 1 व्यष्टि की सुषुप्तावस्था के 
कएईलहूीं प्रपञ्चरूप आरोप के आधार 
हसकहलह्रीं ज्ञानी में 
सकलह्वी 
हसकहलहीं | छ | 
7. | अगत्स्य विद्या | हसकएलट्री, अगस्त्य सप्तम धाम | समष्टि की जाग्रत्‌ अवस्था के 
हसहसकहलह्रीं | प्रपञ्च के आधार विराट में 
४ . | नन्दिविद्या हहसक हसक ननन्दी अष्टम धाम | समष्टि को स्वप्नावस्था रूप 
एलटी हसहस प्रपञ्चाधार सूत्रात्मा में 
कहलह्ठीं हसस 
| कलहं न क 
9. | प्राभाकरी विद्या |क ए ई ल हीं नवम धाम | समष्टि को सुप्तावस्था के 
हसकएल ह्रीं प्रपञ्चाधार बीज ईश्वर में 
हसहसकहलहूीं 
हेससकलह्री 
हसकहलट्ीं 
सकलहीं 
10. | षण्मुखी विद्या | हीं क्लीं हंस दशम धाम me क जाग्रत्‌ 
क्लीं लं हीं प्रपंच ळर अपवादाधार ओतृ 
हसकहलहीं चैतन्य में 
सोहं क्लीं 
हंस: हीं 
हंसः सोहं 
हस: > 
ही क्ली हस: एकादश | व्यष्टि-समष्टि के स्वप्न प्रपंच 
| परमशिव विद्या ee गा परमशिव न के अपवादाधार अनु शात 
हसन टता सों चैतन्य में 
हसकहलह्रीं सोहं 
क्लीं हंस: हीं हंसः 





20 उ०तृ० 


सोहं हंसः 












300 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





2. | वैष्णवी विद्या 


हसकएलहीं विष्णु द्वादश व्यष्टिसमष्ट्यात्मक जाग्रत्‌ 
हसहस कहलहीं धाम स्वप्न-सुषुप्ति प्रपञ्चापवादाधार 
हससकलह्रीम्‌ अनुज्ञैक चैतन्य में 
हसकएलहीं, हस 
हसकहलह्रीं हस 
सकलहीं कएई 
लही हसकहलह्रीं 
कएईलह्री, हसक 
हलह्ठीं सकलह्रीं 
हसकलह्रीं हसक 
लहकही सकल 


हम्‌ 














इस प्रकार 27 से 38 कण्डिकाओं (खण्डो) का पूर विवरण ऊपर के कोष्टक में दिया गया है। 
इससे उन गद्यमंत्रों का अर्थ समझने में सरलता होगी । 


तान्‌ होवाच भगवान्‌ सर्वे यूयं श्रुत्वा पूर्वा कामाख्यां तुरीयरूपां 
तुरीयातीतांसर्वोत्कटां सर्वमन्त्रासनगतां पीठोपपीठदेवतापरिवृतां 
सकलकलाव्यापिनीं देवतां सामोदां सपरागां सहृदयां सामृतां सकलां 
सेर्द्रियां सदोदितां परां विद्यां स्पष्टीकृत्वा हृदये निधाय विज्ञायानिलयं 
गमयित्वा त्रिकूटां त्रिपुरां परमां मायां श्रेष्ठां परां वैष्णवीं संनिधाय 
इदयकमलकर्णिकायां परां भगवतीं लक्ष्मीं मायां सदोदितां महावश्यकरीं 
मदनोन्मादनकारिणीं धनुर्बाणधारिणीं वाग्विजृम्भिणीं चन्द्रमण्डल- 
मध्यवर्तिनी चन्द्रकला सप्तद्‌शीं महानित्योपस्थितां पाशाङकुशमनोज्ञ- 
पाणिपल्लवां समुद्यदर्कनिभां त्रिणेत्रां विचिन्त्य देवीं महालक्ष्मीं 
सर्वलक्ष्मीमयीं सर्वलक्षणसंपन्ना हृदये चैतन्यरूपिणीं निरञ्जनां 
त्रिकूटाख्यां स्मितमुखीं सुन्दरीं महामायां सर्वसुभगां महाकुण्डलिनीं 
त्रिपीठमध्यवर्तिनीमकथादिश्रीपीठे परां भैरवीं चित्कलां महात्रिपुरां देवीं 
ध्यायेन्महाध्यानयोगेनेयमेवं वेदेति महोपनिषत्‌ ॥3 9॥ 


इति प्रथमोपनिषत्‌ । 


फिर उन ऋषियों से भगवान्‌ सदाशिव ने कहा कि--'तुम लोगों ने और 

इस आद्य विद्या को सुना गो 
सुनोगे भी । यह विद्या कामेश्वरविद्या है, वह प्रणव में अर्धमात्रारूप तुरीयविद्या है, सर्वोत्कृष्ट है, सर्वमं 
की आधारभूत है, यह पीठ-उपपीठ आदि स्थानाधिष्ठात्री देवताओं से चारों ओर आवृत है, प्राणादि 


सभी कलाओं से व्याप्त है, आनन्दपूर्ण है, उपासक के चित्त में 


रहने वाली है, सह्ृदय-अमृतमप- 


सकल-सेन्द्रिय-सदोदित ऐसी यह परा विद्या है। इस विद्या से अहँ 
ब्रह्मास्म' की दृढ़ भावना के साथ हृदय में धारण करके, गा और कुछ न ऐस 
समझकर (सबको ब्रह्मरूप देखकर) सकल चित्तवृत्ति को ब्रह्मद में स्थिर करके हृदयकमल की करणकी 
में परा भगवती को त्रिकूटा (पंचदशाक्षरी विद्या) के रूप में--महात्रिपुरसुन्दरी के रूप में (भगवान्‌ वि] 
की श्रेष्ठतम महामाया के रूप में) स्थापित करके, ध्यान में दृढ चित्तवृत्ति को तदाकार करके ऐसी 
कल्पना (भावना) करनी चाहिए कि वह लक्ष्मी के रूप में (माया के रूप मे) नित्य विकसित पराशर्ति 


द्वितीयोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 307 


है, वह इन्द्रियविजयिनी हे, वह मदन (कामदेव) को भी पागल बनाने वाली है, वह धनुषबाण धारण 
करने वाली हे , वह वाणी को विकसित करने वाली है, वह चन्द्रमंडल के मध्य में रहने वाली हे, वह 
षोडश नित्याओं में और एक सत्रहवीं नित्या (महानित्या) के रूप में उपस्थित रहने वाली है, वह अपने 
मनोहर हाथों में पाश और अंकुश को धारण किए हुए हे, वह उदीयमान सूर्य जैसी सूर्य-चन्द्र-अग्नि 
के तीन नेत्रों वाली हे” ।--इस प्रकार की कल्पना करके सर्वशोभासमन्वित और सर्वशुभलक्षणसम्पन्न 
देवी महालक्ष्मी का अर्थात्‌ चित्कलारूपी श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी का ऐसा ध्यान हृदय में करना चाहिए कि 
जो देवी चेतन्यरूप हे जो त्रिकूटनामधारिणी है, जो स्मितमुखी, सुन्दरी, महामाया, सर्वसौभाग्यमयी, 
महाकुण्डलिनी हे । जो मूल-उड्डयाण-जालन्धर--इन तीन पीठों के मध्य स्थान में अकथादि श्रीपीठ के 
ऊपर विराजमान है । जो महाकुण्डलिनी शक्ति के रूप में है, ऐसी भगवती महात्रिपुरासुन्दरी का 
महासमाधि में ध्यान करना चाहिए (साक्षात्कार करना चाहिए) | जो साधक इस तरह महात्रिपुरसुन्दरी 
को जानता है, वह कृतकृत्य होता है | ऐसी यह उपनिषत्‌ है । 

यहाँ प्रथमोपनिषत्‌ पूर्ण हुई । 


द्वितीयोपनिषत्‌ 
अथातो जातवेदसे सुनवाम सोममित्यादि पठित्वा त्रैपुरी व्यक्ति- 
लक्ष्यते ॥1॥ 
भगवान्‌ सदाशिव कहते हैं-“जातवेदसे सुनवाम' इस ऋचा को इस महामंत्र की अर्थ-भावना के 
साथ जपने से साधक को त्रिपुरासुन्दरी का साक्षात्कार होता है । 
जातवेदस इत्येकर्चसू्तस्याद्यमध्यमावसानेषु तत्र स्थानेषु विलीनं 
बीजसागररूपं व्याचक्ष्वेत्यूषय ऊचुः ॥2॥ 


यह सुनकर ऋषियों ने कहा कि--'जातवेदसे' इस एक मंत्र वाले सूक्त के आदि, मध्य और | 


अन्त भाग में गुप्तरूप में रहे हुए सूक्ष्म (बीज) और वृहत्‌ (सागर) स्वरूप का आप विवेचन कीजिए । 

तान्‌ होबाच भगवान्‌ | जातवेदसे सुनवाम सोमं तदन्त्यमवाणीं विलोमेन 

पठित्वा प्रथमस्याद्यं तदेव दीर्घ द्वितीयस्याद्यं सुनवाम सोममित्यनेन 

कौलं वामं श्रेष्ठं सोमं महासौभाग्यमाचक्षते ॥३॥ 

सर्वसम्पत्तिभूतं प्रथमं निवृत्तिकारणं दवितीयं स्थितिकारणं तृतीयं सर्ग- 

कारणमित्यनेन करशुद्धिं कृत्वा त्रिपुराविद्यां स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे 

सुनवाम सोममित्यादि पठित्वा महाविद्येश्वरीविद्यामाचक्षते ॥4॥ 

तब भगवान्‌ ने उन ऋषियों से कहा--“जातवेदसे सुनवाम सोमं इस मंत्र भाग का अर्थ यह 

है_इसमें 'जातवेदसे' पद कुण्डलिनी का उद्बोधक सम्बोधन है कि हे कुण्डलिनीशक्ति ! सहस्रा दल 
कमल में से स्रवित अमृतरस को (सोम को) हम 'सुनवाम = पीएँ । इसका समन्वय-रहस्य ऐसा है 
कि--त्रिकूटात्मक पंचदशीमंत्र का अन्त्यकूट 'सकलही' है, उसे उल्टा बोलने से तथा दूसरे कूट के 
प्रथम अक्षर को दीर्घ बोलने से '3% हीं लकसकाह' ऐसा कुण्डलिनीमंतर होता हे । इस मंत्रजाप से 
उत्थापित कुण्डलिनी ही जातवेदा है । उसका सम्बोधन “जातवेदसे' होता है । (भावना यह है कि हे 
जातवेदा, हम सब मिलकर कब सोमपान करेंगे ? अन्त: जाग्रत्‌ हो, षट्चक्र का भेद हो आदि) । इस 


308 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


एक ही मंत्र में--(1) कौल (अविद्या और उसके कार्यों का विलय), (2) वाम (आत्मा के सिवा अन्य 
ज्ञानों का प्रतिषेध सामर्थ्य), (3) श्रेष्ठ (अद्वितीय एक ज्ञान), (4) सोम (कारुण्यभाव का ज्ञान) और 
(5) महासौभाग्य (इन चारों पूर्वोक्त भावों का समवाय)--इन पाँचों ज्ञानों का इसमें समावेश है । और 
यह ज्ञान ही त्रिपुरासुन्दरी विद्या है । यही श्रीविद्या है और इसलिए ही उसे ब्रह्मविद्या कहा जाता है, 
अथवा उसे सर्वश्रेष्ठ मंत्रराज कहा जाता है । इस महासौभाग्य की प्राप्ति के लिए साधक को इस 
त्रिकूटा विद्या (पंचदशी महामंत्र) के तीनों कूटों से करन्यास करना चाहिए । इस त्रिकूटा विद्या का 
(पंचदशी विद्या का) प्रथम कूट निवृत्ति का कारण होता हे, वह रुद्रस्वरूपी हे । दूसरा कूट 
स्थितिकारक है, वह विष्णुस्वरूपी है, और तीसरा कूट सर्गकारक हे, वह ब्रह्मास्वरूपी हे । अत: इन 
तीन कूटो के द्वारा करन्यास करना चाहिए | और बाद में त्रिपुराविद्या का जाप (पंचदशी मंत्र का जाप) 
करना चाहिए । और इसके बाद, 'जातवेदसे सुनवाम'--इस मंत्र का जाप करना चाहिए । इस तरह 
पंचदशीमंत्र के साथ संलग्न जातवेदसे' ऋचा हो, तब दोनों मिलकर एक मंत्र होता हे । इस मंत्र को 
'महाविद्येश्वरी विद्या” कहा जाता है । (सामान्यरूप से मध्यमा से शुरू होते हुए करन्यास के बदले यहाँ 
तीन कूट से करन्यास करने को कहा गया है । कुछ साधक अन्य रीति से भी करन्यास करते हें 
परन्तु सामान्यरूप से त्रिपुरासुन्दरी के न्यास प्रकरण में बताया गया न्यास-प्रकार ही सूत्रकार एवं अन्य 
निबन्थकारों को मान्य है) । 


त्रिपुरेश्वरीं जातवेदस इति जाते आद्यक्षरे मातृकायाः शिरसि बैन्दवम- 
मृतरूपिणीं कुण्डलिनीं त्रिकोणरूपिणीं चेति वाक्यार्थः ॥5॥ 


जब त्रिपुरासुन्दरी को 'जातवेदसे' इस सम्बोधन के द्वारा पहचाना गया, तब उसके मर्मॉर्थ को 
जानने के लिए 'जातवेदसे' शब्द का अर्थ ३% कार के ऊपर के अर्ध चन्द्राकार के बिन्दु के लिए करना 
चाहिए । यह बिन्दु सभी अक्षरों के आद्यक्षर ॐ कार के ऊपर है । परमात्मा शिव सहस्रार में 3७कार 
के रूप में हैं। वहाँ उस भगवती का बिन्दुस्वरूप है । अथवा तो उसकी अग्नि के रूप में भावना भी 
' की जा सकती है। कुलकुण्ड मूलाधार में कुण्डलिनी के आधार स्थानरूप त्रिकोणाकार कुण्ड में स्थित 
कुण्डलिनी की भावना करो | यह कुण्डलिनी सभी नाड़ियों के कन्द के रूप में होने से सभी नाड़ियों 
का पोषण करने वाली अमृतस्वरूपिणी है तथा यह उसका व्यष्टिस्वरूप है--ऐसा वाक्यार्थ है | 


एवं प्रथमस्याद्यं वाग्भवं द्वितीयं कामकलालयं जात इत्यनेन परमात्म- 
नोज्जृम्भणम्‌ ॥6॥ 
इस तरह पंचदशी महाविद्या का प्रथम कूट 'वाग्भव कूट' है (क ए इ ल हीं), दूसरा 
'कामकलाकूट' है (हसकहलटरी) और तीसरा शक्तिकूट (सकलहीं) है । इन तीनों कूटों के लिए यहाँ पर 
त्रिपुरा महाविद्या की तीन ऋचाएँ दी गई हैं-(1) तत्सवितु०, (2) जातवेदसे ० , (3) त्र्यम्बकं० । इनमें 
दूसरी ऋचा (जातवेदसे०) कामकलाकूट है । और उसका स्वरूप अग्नि की तरह विकासशील है । ऐसे 
अग्नि की तरह परमात्मा भी विकासशील है। 


जात इत्यादिना परमात्मा शिव उच्यते ॥7॥ 
जातमात्रेण कामी कामयते काममित्यादिना पूर्ण व्याचक्षते ॥8॥ 


इसलिए 'जातवेदसे' इस पद से सम्बोधित जो अग्नि है, वही 
| , वही परमात्मा शिव स्वयं ही है । प्राणी 
जन्म से ही कामी- इच्छा करने वाला होता है । यहाँ वह बलवती इच्छा सै प्रेरित होकर ईश्वरत्व चाहता 


द्वितीयोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 309 


है । जीवत्व से शिवत्व की कामना करता है । फिर कामनाओं का कोई अन्त न देखकर सभी कामनाओं 
का त्याग करके वह 'पूर्णकाम' बन जाता है । और 'पूर्णकाम' तो ईश्वर ही है । इस तरह मनुष्य कालक्रम 
से पूर्ण होता हे, ऐसा कहते हैं । 
तदेव सुनवाम गोत्रारूढं मध्यवर्तिनाऽमृतमध्येनार्णेन मन्त्रार्णान्‌ 
स्पष्टीकृत्वा गोत्रेति नामगोत्रायामित्यादिना स्पष्टं कामकलालयं शोषं 
वाममित्यादिना पूर्वेणाध्वना विद्येयं सर्वरक्षाकरी व्याचक्षते ॥9॥ 
तीनों कूटों में लकार आता है, लकार पृथ्वीबीज है अर्थात्‌ तीनों कूट पृथ्वी से व्याप्त हैं । पृथ्वी 
का नाम गोत्रा हे, पृथ्वी के प्रत्येक पदार्थ में-नाम, रूप आदि सभी विकारों में परमात्मा शिव का 
विजुंभण (विकासप्रक्रिया) देखा जाता हे । अत: पृथ्वी के सभी पदार्थो में शिव आरूढ़ हैं, इसलिए वे 
गोत्रारूढ़ हैं । लकार = पृथ्वी अमृतार्णव में है, अत: तीनों कूटों में आए लकार वर्ण को मध्यवर्ती 
अमृतमय वर्ण के रूप में दर्शाया है । और गोत्र शब्दवाचक पृथ्वी में व्यापक सच्चिदानन्द शिव को स्पष्ट 
करके उसे गोत्रारूढ़ कहा गया है । उन्हें इस प्रकार ज्ञान दृष्टि से दिखाकर पूर्ण काम कलालय कामकला 
के स्थान में बताकर उससे भिन्न वाग्भवकूट और शक्तिकूट को 'वाम' पद से बताया है । यह पूर्ण शक्ति 
है, अतः सर्वरक्षाकरी जानकर परमशिव से अतिरिक्त कुछ है ही नहीं--ऐसा द्योतित करता है । इसलिए 
इसे सर्वरक्षाकरी विद्या कहा जाता हे । 
एवमेतेन विद्यां त्रिपुरेशीं स्पष्टीकृत्वा जातवेदस इत्यादिना जातो देव एक 
ईश्वरः परमो ज्योतिर्मन्त्रतो वेति तुरीयं वरं दत्त्वा बिन्दुपूर्णज्योतिःस्थानं 
कृत्वा प्रथमस्याद्यं द्वितीयं च तृतीयं च सर्वरक्षाकरीसम्बन्धं कृत्वा 
विद्यामात्मासनरूपिणीं स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे सुनवाम सोममित्यादि 
पठित्वा रक्षाकरीं विद्यां स्मृत्वाऽऽद्यन्तयोर्धाम्नोः शक्तिशिवरूपिणीं 
विनियोज्य स इति शक्त्यात्मकं वर्ण सोममिति शैवात्मकं धाम 
जानीयात्‌ । यो जानीते स सुभगो भवति ॥10॥ 
इस तरह त्रिपुरेशीविद्या--पंचदशीमंत्र का रहस्य स्पष्ट करके, “जातवेदसे” आदि मंत्र द्वारा निष्पन्न 
देव एक परम ईश्वर ज्योति ही है ऐसा मानकर, उसे 'तुरीय' मानकर--अर्थात्‌ उसे तेजोबिन्दुरूप 
पूर्णब्रह्म रूप में स्वीकार कर, साधक को पंचदशी मंत्र के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय कूट का 
'सर्वरक्षाकरी विद्या' का सम्बन्ध करके श्रीचक्र के रूप में उसका समन्वय करना चाहिए श्रीचक्र के 
बिन्दुस्थान में पखह्य भगवान्‌ कामेश्वर की भावना करनी चाहिए । श्रीचक्र के तीन अवयव--(1) बिन्दु, 
(2) त्रिकोणरूपी कमलदल (पंखुडियाँ), और (3) वृत्तत्रय तथा भूपुर का कूट्त्रय त साथ समन्वय 
करके समग्र श्रीचक्र को पंचदशीविद्या के रूप में मानकर उसका, जातवेदसे सुनवाम' आदि मंत्र के 
साथ समन्वय करना चाहिए । (तात्पर्य यह है कि (1) तत्सवितु०, (2) जातवेदसे और (3) त्रयम्बकं 
को क्रमश: पखह्य, शक्ति और शिव के साथ एकीकृत करके प॒खहा की उपासना 5 साक्षात्कार करना 
चाहिए |) जो साधक ऐसा जानता है, वह भाग्यशाली होता है । 
इत्येवमेता चक्रासनगतां त्रिपुरवासिनी विद्यां स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे 
सोममिति पठित्वा त्रिपुरेश्वरीविद्यां सदोदितां शिवशक्त्यात्मि- 
EES शक्त्यात्माक्षरमिति शिवादि- 
कामावेदितां जातवेदाः शिव इति सेति , १ 
शक्त्यन्तरालभूतां त्रिकूटादिचारिणीं सूर्याचन्द्रमस्का ii 


310 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


त्रिपुरा महालक्ष्मी सदोदितां स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे सुनवाम सोम- 

मित्यादि पठित्वा पूर्वा सदात्मासनरूपां विद्यां स्मृत्वा वेद इत्यादिना 

विश्वाहसंततोदयाबैन्दवमुपरि विन्यस्य सिद्धासनस्थां त्रिपुरां मालिनीं 

विद्यां स्पष्टीकृत्वा जातवेदसे सुनवाम सोममित्यादि पठित्वा त्रिपुरां 

सुन्दरीं श्रित्वा कले अक्षरे विचिन्त्य मूर्तिभूतां मूर्तिरूपिणीं सर्वविद्येश्वरीं 

त्रिपुरा विद्यां स्पष्टीकृत्वा जातवेदस इत्यादि पठित्वा त्रिपुरां लक्ष्मीं 

श्रित्वाऽग्निं निदहाति ॥1 1॥ 

इस प्रकार से चक्रासनगत त्रिपुरवासिनी विद्या को स्पष्ट करके, 'जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌०' 

इत्यादि मंत्र का पाठ करके (त्रिपुरवासिनी विद्या के साथ जातवेदसे आदि ऋचा जोड़कर) शिवशक्ति 
का ऐक्य करना चाहिए। क्योंकि जातवेदा शिव है और सकार शक्तिद्योतक वर्ण हे । इस तरह 
शिव-शक्ति का ऐक्य समझकर उन दोनों के अन्तराल में स्थित सूर्य-चन्द्रमय, त्रिकूटव्याप्त, 
मन्त्रासनगता विद्या से त्रिपुरा महालक्ष्मी को, “वह सदैव जाग्रत्‌ हे'--ऐसी भावना करके “जातवेदसे 
सुनवाम सोमम्‌०' इस मंत्रवाक्य का जाप करना चाहिए । बाद में पंचदशी के द्वितीय रूप वाली 
चतुष्पदा गायत्री के साथ उसका संयोग करना चाहिए । इससे हकार = सूर्य और सकार = चन्द्र के 
योग से हंसः सोऽहम्‌? ऐसा मंत्र बनेगा उसका मूलबिन्दु पखह्य में अविनाभाव संबंध मानकर 
त्रिपुरामालिनी विद्या का उद्धार करना चाहिए । (अर्थात्‌ अजपा गायत्री जाप करना चाहिए ।) 
“जातवेदसे सुनवाम सोमम्‌०” इत्यादि पूरे मंत्र का या इस मंत्रवाक्य का जप करके त्रिपुरसुन्दरी 
(पंचदशी) के साथ योग करके 'कले' इस पद में भावना करनी चाहिए । (तात्पर्य यह है कि 
पंचदशी के सभी अक्षर क' और 'ल' के बीच में आए हुए हैं । इस तरह सर्वविदयेश्वरी त्रिपुर विद्या, 
जो कि जलते हुए अग्नि के समान है, उसकी भावना की जाती है। 

सैवेयमरन्यानने ज्वलतीति विचिन्त्य त्रिज्योतिषमीश्वरीं त्रिपुरामम्बां 

विद्यां स्सष्टीकुर्यात्‌ ॥1 21 


यह त्रिपुराविद्या ज्ञानाग्नि के रूप में कल्पित की जाने पर तीन अग्नि के रूप में (सूर्य, चन्द्र और 
अग्नि के रूप में) त्रिपुराम्बा विद्या होती हे, इस तरह भावना (चिन्तन) करनी चाहिए । 


एवमेतेन स नः पर्षदति दुर्गाणि विश्वेत्यादिपरप्रकाशिनी प्रत्यग्भूता कार्या 
विद्येयमाह्वानकर्मणि सर्वतोधीरेति व्याचक्षते ॥1 3॥ 


इस तरह इसके द्वारा भावना करने से, 'स न: पर्षदति दुर्गाण' इस वाक्य से परप्रकाशिनी 
प्रत्यग्भूता विद्या होती है । यह विद्या आह्वान के लिए सर्वशक्तियुक्त मानी जाती है । 


एवमेतद्विद्याऽष्टकं महामायादेव्यङ्गभूतं व्याचक्षते ॥1 4॥ 


इस प्रकार से 'जातवेदसे......' आदि मंत्र से आठ विद्याएँ प्रकट की जाती हैं ये आठों विद्याएँ 


महामाया महादेवी के आठ अंगरूप हैं, ऐसा कहते हैं। (ये आठ विद्याएँ है 
2 ठ विद्याएँ हैँ-(1) त्रिपुरा विद्या, 
(2) महाविद्यो विद्या, (3) सर्वशषाकरी विद्या, (4) तिरश विद्या, (5) आत्मासनरूपिणी विद्या, 


(6) शक्तिशिवरूपिणी विद्या, (7) त्रिपुखासिनी विद्या और लो 
का उद्धार किया जाता है ।) र (8) त्रिपुराम्बा विद्या--इन आठ विद्या 


द्वितीयोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 311 


देवा ह वै भगवन्तमब्रुवन्‌ महाचक्रनायकं नो ब्रूहीति सार्वकामिकं 
सर्वाराध्यं सर्वरूपं विश्वतोमुखं मोक्षद्वारं यद्योगिन उपविष्य परं ब्रह्म 
भित्त्वा निर्वाणमुपविशन्ति ॥1 5॥ 
देवों ने भगवान्‌ सदाशिव से पूछा--“मोक्ष के द्वाररूप, सर्वकामनापूरक, सर्वाराध्य, सर्वरूप, 
सर्वतोमुखी, महाचक्रनायक जो श्रीयंत्र है, जिसके सम्मुख बैठकर, जिसकी उपासना करके योगीजन 
अपनी आवरणग्रन्थि को भेदकर मोक्ष (निर्वाण) को प्राप्त करते हैं, उसके (श्रीचक्र के) बारे में हमें 
बताइए ।”” 
तान्‌ होवाच भगवान्‌ श्रीचक्रं व्याख्यास्याम इति ॥1 6॥ 
त्रिकोणं त्र्यस्त्रं कृत्वा तदन्तर्मध्यवृत्तमानयष्टिरेखामाकृष्य विशालं 
नीत्वाऽग्रतो योनिं कृत्वा पूर्वयोन्यग्ररूपिणीं मानयष्टि कृत्वा तां सर्वोर्ध्वा 
नीत्वा योतिं कृत्वाऽऽद्यं त्रिकोणं चक्रं भवति । द्वितीयमन्तरालं भवति । 
तृतीयमष्टयोन्याङ्कितं भवति ॥17॥ 
तब भगवान्‌ सदाशिव ने देवों से कहा कि हम श्रीचक्र की व्याख्या करते हैं--पहले तीन कोने 
वाला एक (त्रिकोणाकार) क्षेत्र (आकृति) बनाना चाहिए । बाद में उसके भीतर बीच में से निकलती हो, 
ऐसी एक मानयष्टि (मापक रेखा) खींचनी चाहिए । फिर उसे आगे बढ़ाकर अन्त में कोण बनाकर पहले 
के कोणों के अनुरूप दूसरी मानयष्टि बनानी चाहिए | फिर उसे सबसे ऊपर (उत्तर में) ले जाकर वहाँ 
कोण बनाना चाहिए । इससे जो त्रिकोण चक्र होगा, उसे प्रथम त्रिकोण चक्र कहना चाहिए । और दूसरा 
बीच में त्रिकोणचक्र होगा । और तीसरा आठ कोनों वाला अष्टा्र चक्र होगा । 
अधथाष्टारचक्राद्यन्तविदिक्कोणाग्रतो रेखां नीत्वा साध्याद्याकर्षणबद्ध- 
रेखां नीत्वेत्येवमथोर्ध्वसम्पुटयोन्यङ्कितं कृत्वा कक्षाभ्य ऊर्ध्वगरेखा- 
चतुष्टयं कृत्वा यथाक्रमेण मानयष्टिद्वयेन दशयोन्यङ्कितं चक्रं 
भवति ॥1 8॥ 
अनेनैव प्रकारेण पुनर्दशारचक्रं भवति ॥1 9॥ 
अष्टारचक्र के पहले और अन्तिम कोणों के अग्रभाग से रेखा खींचकर उसे पहले खींची गई रेखा 
के साथ जोड़कर और ऊपर में उल्टे-सीधे कोण बनाकर पार्श्व से ऊपर की ओर जाने वाली चार रेखाएं 
बना देने से दो मानयष्टियो से दश कोनों वाला दशारचक्र हो जाएगा । इस प्रकार से दूसरा दशारचक्र 
भी हो जाता है। 845 
मध्यत्रिकोणाग्रचतुष्टयाद्रेखा चतुष्टयाग्रकोणेषु संयोज्य तददशारांशतो 
नीतां मानय्ष्टिरेखां योजयित्वा चतुर्दशारं चक्रं भवति ॥20॥ 
मध्यत्रिकोण के चार अग्रभागों से चार ेखाएँ आगे के कोणों के साथ जोड़कर पहले के दशारचक्र 


में से लाई गई मानयष्टि के साथ जोड़ देने से चतु्दशारचक्र होता है। क 
ततोऽष्टपत्रसंवृतं चक्रं भवति । षोडशपत्रसंतृतं चक्रं भवति पार्थिवं चक्रं 


चतुर्द्वारं भवति ॥21॥ 
एवं सृष्टियोगेन चक्रं व्याख्यातम्‌ ॥22 ॥ 


312 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इसके बाद आठ पत्रो से युक्त वृत्त तथा उसके ऊपर सोलह पत्रों से युक्त वृत्त बनाना चाहिए । 
और इसके बाद चार द्वार वाला भूपुर भी बनाना चाहिए । इस प्रकार सृष्टिक्रम से श्रीचक्र बनता है ऐसा 
मैने कहा है । 


नवात्मकं चक्रं प्रातिलोम्येन वा वच्मि--प्रथमं चक्रं त्रैलोक्यरोहनं 
भवति साणिमाद्यष्टकं भवति समात्रष्टकं भवति ससर्वसंक्षोभिण्यादि- 
दशकं भवति सप्रकटं भवति त्रिपुरयाऽधिष्ठितं भवति ससर्वसंक्षोभिणी- 
मुद्रया जुष्टं भवति ॥23॥ 


नव चक्रों वाले इस श्रीचक्र को उल्टे क्रम से कहने पर (1) भूपुर, (2) षोडशदल, 
(3) अष्टदल, (4) चतुर्दशारचक्र, (5) दशारचक्र, (6) दशारचक्र, (7) अष्टारचक्र, (8) त्रयस्रचक्र 
और (9) बिन्दु होते है, इसे संहारचक्र कहते हैं । इनमें प्रथमचक्र का नाम त्रैलोक्यमोहन है, इसे 
भूपुरचक्र भी कहते हैं | इसमें अणिमादि आठ सिद्धियाँ रहती हैं । इसमें ब्राह्मी आदि आठ मातृकाएँ भी 
रहती हैं। इसमें सर्वसंक्षोभिणी आदि दश मुद्राशक्तियाँ भी रहती हें । वे सभी प्रकट योगिनियाँ कही 
जाती हैं । यह चक्र भूपुरचक्र पृथ्वीतत्त्व का है | उसमें वे प्रकट योगिनियाँ और चक्राधिष्ठात्री त्रिपुरा 
रहती हैं। और वह सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा से युक्त है । 


1. अणिमा, 2. लघिमा, 3. महिमा, 4. गरिमा, 5. प्राप्ति, 6. प्राकाम्य 
7. ईशित्व और 8. वशित्व । 

| आठ मातृकाएँ | 1. ब्राह्मी, 2. माहेश्वरी, 3. कौमारी, 4. वैष्णवी, 5. वाराही, 
6. माहेन्द्री, 7. चामुण्डा और 8. महालक्ष्मी । छ| 
दश मुद्राएँ | 1. सर्वसंक्षोभिणी, 2. सर्वविद्राविणी, 3. सर्वकर्षिणी, 4. सर्ववशंकरी, 

5. सर्वोन्मादिनी, 6. सर्वमहांकुशा, 7. सर्वखेचरी, 8. सर्वबीजा, 
9. सर्वयोनि और 10. सर्वविखण्डिका । 

दवितीयं सर्वाशापरिपूरकं चक्रं भवति सकामाद्याकर्षिणीषोडशक भवति 


सगुप्तं भवति त्रिपुरेश्वर्याऽधिष्ठितं भवति सर्वविद्राविणीमुद्रया जुष्टं 
भवति ॥24॥ 


दूसरा सोलह दलों बाला चक्र 'सर्वाशापरिपूरक' कहा जाता है। उसमें मनआकर्षिणी, 
बुद्धयाकर्षिणी, अहंकाराकर्षिणी, शब्दाकर्षिणी, स्पर्शाकर्षिणी, रूपाकर्षिणी, रसाकर्षिणी, गन्धाकर्षिणी, 
es es ्मृत्याकर्षिणी, नामाकर्षिणी, बीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, अमृताकर्षिणी, 
शरीराकर्षिणी--ये सोलह गुप्त योगिनियाँ रहती हैं और उनकी अधिष्ठात्री और यह चक्र 
सर्वविद्राविनी मुद्रा से युक्त हे । EE गव 






















भवति ॥25॥ णीया 


आठ दलवाला तीसरा So सर्वसंक्षोभणचक्र कहलाता है । उसमें अनंगकुसुमा, अनंगमेखला, 
अनंगमदना, अनंगमदनातुरा, » अनंगवेगिनी, अनंगां त 


अनंगांकुशा, और अनंगमालिनी--ये आठ 


द्वितीयोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 313 


गुप्ततर योगिनियाँ रहती हैं, यह,भी त्रिपुरसुन्दरी से अधिष्ठित है, और यह चक्र सर्वाकर्षिणी मुद्रा से 
युक्त हे । - 
तुरीयं सर्वसौभाग्यदायकं चक्रं भवति ससर्वसंक्षोभि ण्यादिद्विसप्तकं 
भवति ससंप्रदायं भवति त्रिपुरवासिन्याऽधिष्ठितं भवति ससर्ववशंकरी- 
मुद्रया जुष्टं भवति ॥26॥ 
चौदह त्रिकोण वाला चौथा चक्र सर्वसौभाग्यदायक कहा जाता हे । उसमें सर्वसंक्षोभिणी, 
र्वविद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, सर्वाह्णादिनी, सर्वसंमोहनी, सर्वस्तंभिनी, सर्वजृंभिणी, सर्ववशंकरी, 
सर्वरंजिनी, सर्वोन्मादिनी, सवार्थसाधिनी, सर्वसंपत्तिपूरणी, सर्वमंत्रमयी और सर्वद्वन्द्रक्षयकरी--ये 
चौदह संप्रदाययोगिनियाँ रहती हें । इस चक्र की अधिष्ठात्री देवी त्रिपुरवासिनी है और यह चक्र 
सर्ववशंकरी मुद्रा से युक्त है । 
पञ्चमं तुरीयान्तं सर्वार्थसाधकं चक्रं भवति ससर्वसिद्िप्रदादिदशकं 
भवति सकलकोलं भवति त्रिपुरामहालक्ष्म्याऽधिष्ठितं भवति 
महोन्मादिनीमुद्रया जुष्टं भवति ॥27॥ 
चौथे के बाद पाँचवाँ दश त्रिकोणयुक्त सर्वसाधक चक्र है, इसे बहिर्दशारचक्र भी कहते हैं । इसमें 
दश कुलोत्तीर्ण योगिनियाँ रहती हैं । यह त्रिपुरामहालक्ष्मी के द्वारा अधिष्ठित है । यह चक्र महोन्मादिनी 
मुद्रा से युक्त है। यहाँ सकलकल कुलोत्तीर्ण दश महायोगिनियाँ ये है--सर्वसिद्धिप्रदा, सर्वसंपत्दा, 
सर्वप्रियंकरी, सर्वमंगलकारिणी, सर्वकामप्रदा, सर्वदुःखवियोगिनी, सर्वविघ्ननिवारिणी, सर्वागसुन्दरी 
और सर्वसौभाग्यप्रदायिनी । 
षष्ठं सर्वरक्षाकरं चक्रं भवति ससर्वज्ञत्वादिदशकं भवति सनिगर्भ भवति 
त्रिपुरमालिन्याऽधिष्ठितं भवति महाङ्कुशमुद्रया जुष्टं भवति ॥28॥ 
अब जो छठा अन्तर्दशार चक्र है, वह भी दशत्रिकोणात्मक ही है । उसे सर्वरक्षाकर चक्र कहते 
हैं। उसमें दश सनिगर्भयोनियाँ रहती हैं | यह त्रिपुरमालिनी के द्वारा अधिष्ठित हे और महांकुशमुद्रा से 
युक्त हैं। (वे सनिगर्भ योगिनियाँ ये हैं- सर्वज्ञता, सर्वशक्तिप्रदा, सर्वैश्वर्यप्रदा, सर्वज्ञानमयी, 
सर्वव्याधिनाशिनी, सर्वाधारा, सर्वपापहरा, सर्वानन्दमयी, सर्वरक्षा और सर्वेप्सितफलप्रदा |) 
सप्तमं सर्वरोगहरं चक्रं भवति सर्ववशिन्याद्यष्टकं भवति सरहस्यं भवति 
त्रिपुरसिद्भयाऽधिष्ठितं भवति खेचरीमुद्रया जुष्टं भवति ॥29॥ क 
सातवा अष्टत्रिकोणात्मक सर्वरोगहरनामक चक्र है । उसमें वशिनी आदि आठ न 
रहती हैं । वह त्रिपुरसिद्धि के द्वारा अधिष्ठित है और खेचरी मुद्रा से युक्त है । (आठ रहस्ययोगिनियाँ ये 
है--वशिनी, कामेश्वरी, मोहिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सवैधरी और कौलिनी |) 
अष्टम सर्वसिद्धिप्रदं चक्रं भवति सायुधचतुष्टयं अवति सपरापररहस्यं 
भवति त्रिपुराम्बयाऽधिष्ठितं भवति बीजमुद्रया सुड सर्वात ९ 
यी 'सर्वसिद्धिप्रद चक्र' कहते हैं । उसके चारों ओर बाण-धनुष-पाश-अंकुश 
आउ त्रिकोणचक्र को रहस्ययोगिनियाँ (कामेश्वरी चज्रेश्वरी, भगमालिनी) रहती हें । 
आयुध रहते हैं । त्रिकोण के भीतर तीन रह ate र 
यह चक्र त्रिपुराम्बा से अधिष्ठित है और बीजमुद्रा स पुर 











314 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


नवमं चक्रनायकं सर्वानन्दमयं चक्रं भवति सकामेश्वर्यादित्रिकं भवति 
सातिरहस्यं भवति महात्रिपुरसुन्दर्याऽधिष्ठितं भवति योनिमुद्रया जुष्टं 
भवति ॥३1॥ 
नवम चक्र सभी चक्रों का नायक है, वह बिन्दुस्वरूप है । उसे सर्वानन्दमय चक्र कहते है । इसमें 
कामेश्वरी, वज्रेश्वरी और भगमालिनी-ये तीन अतिरहस्यमययोगिनियाँ रहती हैं। यह भगवती 
महात्रेपुर-सुन्दरी का अधिष्ठान है और योनिमुद्रा से युक्त हे । 
संक्रामन्ति वै सर्वाणि छन्दांसि चक्राराणि तदेव चक्रं श्रीचक्रम्‌ ॥32॥ 
इस तरह ये सभी चक्र मिलकर--सभी चक्रों का एक चक्र हुआ । यह चक्र सर्व वेदमन्त्रो का 
समन्वय करने वाला हे | इसे श्रीचक्र (श्रीयंत्र) कहा जाता है । 
तस्य नाभ्यामग्निमण्डले सूर्याचन्द्रमसौ जत्रोंकारपीठं पूजयित्वा तत्राक्षरं 
बिन्डुरूपं तदन्तर्गतव्योमरूपिणीं विद्यां परमां स्मृत्वा महात्रिपुरसुन्दरी- 
मावाहा-- 
क्षीरेण स्नापिते देवि चन्दनेन विलेपिते । 
बिल्वपत्रार्चिते देवि दुर्गेऽहं शरणं गतः ॥ 
इत्येकयर्चा प्रार्थ्य मायालक्ष्मीमन्त्रेण पूजयेदिति भगवानब्रवीत्‌ ॥331 
ह इस श्रीचक्र की नाभि (केन्द्रस्थल) में बिन्ुस्थ अग्निमण्डल में सूर्य, चन्द्र तथा ओंकार पीठ हैं । 
उन्हें पूजकर अचलबिन्दु में आकाशरूपिणी भगवती की जो विद्या (मंत्र) है, उसका स्मरण करके 
(पंचदशाक्षरी मंत्र से भगवती का ध्यान करके) श्रीमहारात्रिपुरसुन्दरी का आवाहन करके 'क्षीरेण' आदि मंत्र 
से प्रार्थना करनी चाहिए । 'क्षीरेण' आदि मंत्र का अर्थ यह है-- दूध से स्नान कराई गई और चन्दन से 
विलेपित को गई तथा बिल्वपत्र से पूजित ऐसी, हे दुर्गे ! देवी ! मे तेरी शरण में हूँ।' इसके बाद, हीं 
श्रीश्रीमहात्रिपुरसुन्दर्य नमः? इस मंत्र से पूजा करनी चाहिए | इस तरह भगवान्‌ ने कहा है । 
एतैर्मनत्रैभगवती यजेत्‌ । ततो देवी प्रीता भवति स्वात्मानं दर्शयति । 
तस्माद्य एतैर्मन्रैर्यजति स ब्रह्म पश्यति स सर्व पश्यति सोऽमृतत्वं च 
गच्छति । य एवं वेदेति महोपनिषत्‌ ॥341 
इति द्वितीयोपनिषत्‌ । 
: इन मंत्रों से भगवती का वजन करना चाहिए । इससे देवलोग प्रसन्न होते हैं। वे अपना दर्शन 
करता हे | है है 
इनद हैः ऐसा जानता है, वही ज्ञानी है । ऐसी यह 
यहाँ द्वितीयोपनिषत्‌ पूरी हुई । 
र 


तृतीयोपनिषत्‌ 
देवा ह वै मुद्राः सृजेयमिति भ 


तृतीयोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 315 


देवों ने भगवान्‌ से कहा कि 'मुद्राएँ बनाएँ ।' तब भगवान्‌ ने उनसे कहा कि दोनों घुटनों को 
धरती पर रखकर मुद्राएँ बनाओ ।' 
[बिन्दुत्रिकोणवसुकोणदशारयुग्म॑ मन्वश्रनागदलसंयुतषोउशारम्‌ । 
वृत्तत्रयं च धरणीसदनत्रयं च श्रीचक्रमेतदुदितं परदेवतायाः ॥] 
स सर्वानाकर्षयति यो योनिमुद्रामधीते स सर्व वेत्ति स सर्वफलमश्नुते स 
सर्वान्‌ भञ्जयति स विद्वेषिणं स्तम्भयति । मध्यमे अनामिकोपरि विन्यस्य 
कनिष्ठिकाङगुष्ठतोऽधीते मुक्तयोस्तर्जन्योर्दण्डवदधस्तादेवं विधा प्रथमा 
संपद्यते ॥2॥ 


[(1) बिन्दु, (2) त्रिकोण, (3) आठ त्रिकोणों का समूह, (4) दश त्रिकोणों का समूह, (5) फिर 
से दश त्रिकोणों का समूह, (6) चौदह त्रिकोणों का समूह, (7) आठ दल का कमल, (8) सोलह दलों 
का कमल, (9) तीन वृत्त और भूपुर--इनसे परदेवता का श्रीचक्र बनता है । (ये दशविभाग होने पर भी 
इसे नवचक्रात्मक इसलिए कहा जाता है कि बहुसंख्यक लोग अन्त्यभूपुर को गणना में नहीं लेते और 
नवम चक्र के रूप में चत्र को लेते हैं । यहाँ पर दश चक्र माने गये हैं । द्वितीय उपनिषद्‌ में नव चक्र 
कहे गए हैं इसलिए. यहाँ दस मुद्राएँ हैं और द्वितीय उपनिषद्‌ में नव मुद्राएँ कहीं हें--दसवीं 'विखण्डित' 
मुद्रा वहाँ नहीं है, यहाँ है । शेष सर्वसंक्षोभिणी आदि मुद्राएँ तो ज्यों-की-त्यों यहाँ हैं । इन मुद्राओं में 
सर्वप्रथम यहाँ योनि मुद्रा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि--)] जो योनिमुद्रा जानता है वह सबका 
आकर्षण कर सकता हे, वह सब कुछ जानता है, वह सर्वत्र विजयी होता है, वह शत्रुओं को स्तंभित 
करके सभी सुखों को भोगता है । हाथों की मध्यमा अँगुलियाँ तर्जनी के ऊपर आ जाएँ इस तरह सीधी 
खड़ी करके अनामिका अँगुलियाँ टेढ़ी झुकी हुई तर्जनियो में रखनी चाहिए । दाहिने हाथ को अनामिका 
बाएँ हाथ की टेढ़ी झुकी हुई तर्जनी में और बाएँ हाथ की अनामिका दाहिने हाथ की तर्जनी में रहे, इस 
तरह-स्खनी चाहिए और दोनों मध्यमा अँगुलियों को सीधा खड़ा करना चाहिए । कनिष्ठिकाओं को भी 
सीधा रखकर दोनों अंगूठों के साथ जोड़ देना चाहिए । इस तरह योनिमुद्रा होती है । यह प्रथम मुद्रा है । 


(कुछ लोग अंगुष्ठ को मध्यमा के मध्यपर्व रखने का मत रखते हैं ।) 
सैव मिलितमध्यमा द्वितीया ॥3॥ 
तृतीयाऽङ्कुशाकृतिरिति ॥4॥ 
योनिमुद्रा बनाकर मध्यमाओं को एक-दूसरे के साथ रखने पर दूसरी et बनती है। इसका 
अर्थ यह होता है कि जैसे योनिमुद्रा में अनामिका तर्जनी के द्वारा पकड़ी जाती है उसी प्रकार यहाँ 
कनिष्ठिकाएँ मध्यमाओं के द्वारा पकड़ी जाती हैं | नव ह सबसे नीचे खुली रहती हें । ऐसा 
होने पर वे एक-दूसरे से सटी हुई रहती हैं। बाद में अँगूठे और तर्जनी से अर्धचन्द्राकार बनने से जो 
मुद्रा होती है, वह “बीजमुद्रा है । तीसरी मुद्रा अंकुशाकार होती है, उसे खेचरीमुद्रा कहते हें । (वह 
भी दायें-बायें हाथों और अँगुलियों से बनती है, इसकी रीति अन्यान्य अन्थों में बताई गई है ।) 
प्रातिलोम्येन पाणी सड्डूर्षयित्वाउडयुष्टी साग्रिमौ समाधाय तुरीया ॥5॥ 
सर्वमहाङकुशा नाम की है। इसके लिए दोनों हाथों को उल्टा-सीधा करके दोनों 
अँगठों FEC तो मुद्रा की रीति का केवल संकेत ही है, विस्तार के लिए अन्य 


तंत्रग्रंथ देखने चाहिए) | 








316 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


परस्परं कनीयसेदं मध्यमाबद्धे अनामिके दण्डिन्यौ तर्जन्या वालिड्या- 
वष्टभ्य मध्यमा नखमिलिताङ्गुष्ठौ पञ्चमी ॥6॥ 
पाँचवीं मुद्रा सर्वोन्मादिनी' है । बाँयीं कनिष्ठिका के ऊपर दायीं कनिष्ठिका रखकर उन दोनों को 
इस प्रकार लम्बा करना चाहिए कि जिससे वे अनामिकाएँ ऊपर से तिरछी होकर मध्यमा तक पहुचे, 
एवं मध्यमा के द्वारा उनका अग्र भाग दृढ़ पकड़ा जाए। बाद में मध्यमाओं के नखों पर अंगुष्ठों को 
रखना चाहिए | अनामिकाओं का परस्पर स्पर्श हो, इस तरह उन्हें सीधा रखना चाहिए । अनामिकाओं 
के पास की तर्जनियों को भी सीधा रखना चाहिए । इस तरह पाँचवीं 'सर्वोन्मादिनी' मुद्रा बनती है । 


सैवाग्रेऽङ्कुशाकृतिः षष्ठी ॥7॥ 
छठी 'सर्ववशंकरी' मुद्रा है । इसमें 'सर्वोन्मादिनी मुद्रा' बनाकर अँगुलियों को अंकुशाकार करना 
पड़ता है । 
दक्षिणशये वामबाहुं कृत्वाऽन्योऽन्यानामिके कनीयसीमध्यगते मध्यमे 
तर्जन्याक्रान्ते सरलास्वङ्गुष्ठौ खेचरी सप्तमी ॥8॥ 


दाहिने हाथ में बाँया हाथ रखकर अनामिका और कनिष्ठिका को तथा मध्यमाओं को तर्जनियों 
के साथ जोड़कर (आँटी = गाँठ मारकर) अँगूठों को सीधा रखने से सातवी “खेचरी” नाम की मुद्रा 
होती हे । 
सर्वोर्ध्वे सर्वसंहृति स्वमध्यमानामिकाऽन्तरे कनीयसे पार्श्रयोस्तर्जन्या- 
वङ्कुशाढ्ये युक्ता साङ्गुष्ठयोगतोऽन्योऽन्यं सममञ्जलिं कृत्वाऽष्टमी ॥9॥ 
दोनों हाथों की कनिष्ठिका अँगुलियों को अपनी-अपनी मध्यमाओं और तर्जनियों के मध्य भाग 
में रखकर तर्जनियों को अंकुशाकार करके अँगूठे के साथ जोड़कर अंजलि जैसा करने से आठवीं 
सर्वविद्राविणी” मुद्रा होती हे । द 


परस्परमध्यमापृष्ठवर्तिन्यावनामिके तर्जन्याक्रान्ते समे मध्यमे आदा- 
याङ्गुष्ठौ मध्यवर्तिनौ नवमी प्रतिपद्यत इति ॥1 0॥ 


एक-दूसरे हांथ की मध्यमाओं के पीछे अनामिकाओं को तर्जनी से जोड़कर (आँटी > गाँठ 
मारकर) सीधी खड़ी हुई मध्यमाओं के साथ अँगूठों को भी सीधा रखने से नवमी 'सर्वसंक्षोभकारिणी' 
नाम की मुद्रा बनती है । 


सैवेयं कनीयसे समे अन्तरितेऽङ्गुष्ठौ समावन्तरितौ कृत्वा त्रिखण्डा- 

पद्यत इति । पञ्च बाणाः पञ्चाद्या मुद्राः स्पष्टाः ॥1 1॥ 
इसमें कनिष्ठिकाएँ सीधी या टेढी हों या करतल में हों, इसके बारे में 
हथेली के बीच में रखने से यह मुद्रा होती है, ऐसा समझना 
कनिष्ठिकाओं गो सीधा-टेढ़ा रखने से और अँगूठों को सीधा 
और पाँच अँगुलियों को सीधा करके हाथ लम्बा 


तृतीयोपनिषत्‌] ्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 317 


क्री! = अंकुशबीज, हस = शिवशक्तिबीज, ख = मारणबीज, प्रे = मोहनबीज--ये सब एक 
साथ मिल जाने से (“हसखप्रै' होने से) खेचरी बीज बनता है । 'ह' सूर्यबीज है, 'स्रौ' कामबीज है, 
उनके साथ वाग्भवकूट का आद्याक्षर 'क' जोड़ने से और कामकूट बीज का आद्याक्षर ह जोड़ने से दश 
बीज होते हैं यथा--(1) अंकुशबीज क्रौं, (2) शिवबीज = ह, (3) शक्तिबीज = स, (4) मारण- 
बीज = i (5) मोहनबीज = प्र, (6 ) खेचरी बीज = हसप्रें, (7) सूर्यबीज = ह, (8) काम- 
बीज = खर, (9) वाग्भवबीज = क और (10) कामकूटबीज = ह--ऐसे दश बीजों से युक्त होने से, 
'क्रौं हसखट्रैं हस्रौं कह'--इस प्रकार दश मुद्राओं के दश बीज होते हैं। इस प्रकार जो जानता है, वह 
सिद्ध योगी बनता है। 
अथातः कामकलाभूतं चक्रं व्याख्यास्यामो हीं क्लीमैं ब्लू स्त्रौमेते पञ्च 
कामाः सर्वचक्रं व्याप्य वर्तन्ते । मध्यमं कामं सर्वावसाने सम्पुटीकृत्य 
ब्लूङ्कारेण सम्पुटं व्याप्तं कृत्वा द्विरैंद्रयेन मध्यवर्तिना साध्यं बद्‌ध्वा 
भूर्जपत्रे यजति। तच्चक्रं यो वेत्ति स सर्वं वेत्ति स सकलान्‌ 
लोकानाकर्षयति स सर्व स्तम्भयति । नीलीयुक्तं चक्रं शत्रून्‌ मारयति 
गतिं स्तम्भयति। लाक्षायुक्तं कृत्वा सकललोकं वशीकरोति। 
नवलक्षजपं कृत्वा रुद्रत्वं प्राप्नोति । मातृकया वेष्टितं कृत्वा विजयी 
भवति । भगाङ्ककुण्डं कृत्वाऽग्निमाधाय हविषा योषितो वशीकरोति । 
पुरुषे हुत्वा वर्तुले वा हुत्वा श्रियमतुलां प्राप्नोति। चतुरश्रे हुत्वा 
वृष्टिर्भवति । त्रिकोणे हुत्वा शत्रून्‌ मारयति गतिं स्तम्भयति। पुष्पाणि 
हुत्वा विजयी भवति । महारसैहुत्वा परमानन्दनिर्भरो भवति । महारसाः 
षड्साः ॥13॥ 
अब हम कामकलाभूत चक्र की व्याख्या करते हे ही, क्लीं, ऐं, ब्लूं, ख्रों--ये पाँच बीज पंच 
काम? कहे जाते हैं । इन पाँच बीजों से (कामों से) पूरा श्रीचक्र व्याप्त है । (अत: इससे सभी काम्य कर्मो 
की संप्राप्ति होती है, जैसे--) 'खै' (अन्त्य) बीज के संपुट के लिए 'ऐं” बीज का उपयोग करके (= ऐं 
स्रौं ऐ करके) उस संपुट को ब्लूँ' बीज से लपेटकर, ऊपर-नीचे 'ऐं खौं ऐ' लिखकर बीच में आकृष्य 
व्यक्ति का नाम लिखना चाहिए । इस यंत्र को भोजपत्र पर लिखकर उसके पूजन से कार्यसिद्धि होगी । 
उस चक्र को जो जानता है, वह सब जानता है, वह सभी लोगों को आकर्षित करता है । नीली से 
लिखा हुआ यह मंत्र शत्रु को मारता है, उसकी गति रोक देता है लाक्षा से लिखा हुआ यह मंत्र छोटे- 
बड़े को वश में ला देता है अष्टगन्ध से लिखा गया यह मंत्र यदि नव लाख बार जपा जाए तो साधक 
रुद्रतुल्य हो जाता है । मातृकाओं से वेष्टित किया गया वह मंत्र विजय दिलाता है । योनि के आकार के 
कुण्ड में अग्नि रखकर योग्य संख्या में हविषद्रव्यो से होम करने से खियों को वश में किया जा सकता 
है । पुरुषाकार (चतुरस्र) कुण्ड में या वर्तु, कार कुण्ड में होम करने से अनुपम लक्ष्मी की प्राप्ति होती 
है। चतुरस्र कुण्ड में होम करने से वृष्ट होती है। शत्रु के मारणं या स्तंभन के लिए त्रिकोण कुण्ड में 
होम करना चाहिए । विजय के लिए पुष्पों से होम कराना चाहिए । मोक्षप्राप्ति के लिए महारसों से (छहों 
रसों से--कटु, तिक्त, लवण, कषाय, मधुर, अम्ल) होम करना चाहिए | इससे मोक्ष मिलता है । 


गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं 'कवीनामुपमश्रवस्तमम्‌ । 
ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः श्रृण्वन्नूतिभिः सीद सादनम्‌ ॥ 


318 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इत्येवमाद्यमक्षरं तदन्त्यबिन्दुपूर्णमित्यनेनाङ्गं स्पृशति । गं गणेशाय नम 
इति गणेशं नमस्कुर्वीत । ॐ नमो भगवते भस्माङ्करागायोग्रतेजसे हनहन 
दहदह पचपच मथमथ विध्वंसयविध्वंसय हलभञ्जन शूलमूले व्यञ्जन- 
सिद्धिं कुरुकुरु समुद्रं पूर्वप्रतिष्ठितं शोषयशोषय स्तम्भयस्तम्भय 
परमन्त्रपरयन्त्रपरतन्त्रपरदूतपरकटकपरच्छेदनकर विदारयविदारय 
च्छिन्धिच्छिन्धि हीं फट्‌ स्वाहा । अनेन क्षेत्राध्यक्षं पूजयेदिति ॥14॥ 


इन सभी साधनाओं के प्रारंभ में विधिपूर्वक क्षेत्रज्ञपूजन, गणेशपूजन, अंगन्यासादि करना 

चाहिए । इसका संकेत “गणानान्त्वा' आदि मंत्र से दिया गया है । '3% गं गणपतये नमः? यह निष्पन्न 
मंत्र अथर्वशीर्षीय है । गणेशपूजन करने से पहले 'गं' बीज से पहले तो गणेश को नमस्कार करना 
चाहिए । बाद में अंगन्यास इस प्रकार करना चाहिए--'3% गां हृदयाय नमः । ३% गीं शिरसे स्वाहा । 
३ॐ गूं शिखायै वौषट्‌ | ॐ गैं कवचाय हुम्‌। ॐ गों नेत्रत्रयाय वौषट्‌ | ॐ ग: अस्राय फट्‌'-इस 
तरह मंत्र विभागों से करने का संकेत ऊपर का मंत्र देता है । मंत्र के आद्य अक्षर “ग' को बिन्दुयुक्त करने 
से 'गं' रूप गणेशबीज बनता है | गणेशमंत्र ही बनता है । इसके साथ ३ और नम: जोड़ देने से और 
बीच में चतुर्थी विभक्तियुक्त गणेश का रूप 'गणेशाय' रख देने से बने हुए “३% गणेशाय नम: मंत्र 
को सिद्धमंत्र कहा गया है । इसके द्वारा भस्मांगराग, उग्रतेज उस देव से शत्रु को मारने की, जलाने को, 
पचाने की, मथने की विध्वंस करने की आदि कई प्रकार की माँगें की गई हैं (अर्थात्‌ शत्रु के उन्मूलन 
के लिए सब कुछ कहा गया है) | इससे कषेत्राध्यक्ष की पूजा करनी चाहिए । 

कुलकुमारि विद्महे मन्त्रकोटिसु धीमहि । 

तन्नः कौलिः प्रचोदयात्‌ ॥ 

इति कुमार्यर्चनं कृत्वा यो वै साधकोऽभिलिखति सोऽमृतत्वं गच्छति स 

यश आप्नोति स परमायुष्यमथ वा परं ब्रह्म भित्त्वा तिष्ठति य एवं वेदेति 

महोपनिषत्‌ ॥1 5॥ 


इति तृतोयोपनिषत्‌ । 


पूजा के अन्त में विहित कुमारीपूजन के लिए यह कुमारी गायत्री है । इस कुमारी गायत्री के द्वारा 
कुमारी का पूजन करना चाहिए । (कुमारी गायत्री का मन्त्रार्थ यह है कि हे कोटिमंतरतुल्य कुमारी ! हम 
तुम्हें ऐसी जानते हैं, हे कौली ! हमारी बुद्धि मो प्रेरित करो ।) इस प्रकार जो साधक श्रीयंत्र का पूजन 
करता है, वह मोक्ष प्राप्त करता है, वह यश प्राप्त करता है, वह परमायु (दीर्घ आयुष्य) प्राप्त करता 
है, वह पखह्या को प्राप्त करता है | जो यह जानता है, वह इन सिद्धियों को प्राप्त करता है, ऐसा यह 
उपनिषत्‌ कहती है । 2 


यहाँ तीसरी उपनिषत्‌ पूरी हुई है । 
र 


चतुर्थोपनिषत्‌ 


देवा ह वै भगवन्तमबरुवन्‌ देव गायत्रं हृदयं नो व्याख्यातं त्रैपुरं 


सर्वोत्तमम्‌ ॥1॥ 


चतुर्थोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 319 


देवताओं ने भगवान्‌ से कहा--आपने हमें सर्वोत्तम ऐसा त्रिपुर का गायत्रीमय हृदय (रहस्य) 
बताया है । 
जातवेदससूक्तेनाख्यातं नस्त्रैपुराष्टकम्‌ । 
यदिष्ट्रा मुच्यते योगी जन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥2॥ 
३ आपने हमको 'जातवेदसे' इस सूक्त के द्वारा त्रिपुराष्टक का विवरण भी समझाया है कि जिसे 
जानने से योगी जन्ममरणरूपी संसार के बन्बनों से छुटकारा पा सके । 
अथ मृत्युंजयं नो ब्रूहीत्येवं ब्रुवतां सर्वेषां देवानां श्रुत्वेदं वाक्यमथात- 
स्त्र्यम्बकेनानुष्टुभेन मृत्युञ्जयं दर्शयति ॥3॥ 
अब आप हमें मृत्युंजय महामंत्र का रहस्य (विवरण) समझाइए । इस प्रकार ऋषियों का वाक्य 
सुनकर अनुष्टुप्‌ छन्द में बिठाए गए त्र्यम्बकमंत्र का विवरण भगवान्‌ सदाशिव कर रहे हैं । 
कस्मात्‌ त्र्यम्बकमिति । त्रयाणां पुराणामम्बकं स्वामिनं तस्मादुच्यते 
त्र्यम्बकमिति ॥4॥ 
त्र्यम्बकमंत्र में ः्यम्बकम!--ऐसा क्यों कहा गया है ? क्योंकि भगवान्‌ रुद्र (महादेव) तीनों पुरो 
में (स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में) अथवा स्थूल-सूक्षम-कारण-तीनों शरीरें में अपना स्वामित्व रखते 
हैं, इसलिए वे त्र्यम्बक हैं | उपनिषत्‌ यहाँ अंबक का अर्थ स्वामी करती है आँख नहीं । 
अथ कस्मादुच्यते यजामह इति । यजामहे सेवामहे वस्तु महेत्यक्षरद्वयेन 
कूटत्वेनाक्षरैकेन मृत्युञ्जयमित्युच्यते तस्मादुच्यते यजामह इति ॥5॥ 
तो फिर 'यजामहे'--ऐसा क्यों कहा गया है ? क्योंकि 'यजामहे' शब्द का अर्थ, हम पूजा या 
स्तुति करते है'--एऐसा होता है । त्र्यम्ब' इन दो अक्षरों और क' अक्षर को कूट अर्थ वाला मानकर 
उसका अर्थ, भृत्युंजय' ऐसा दिया जाता है । इसलिए हम मृत्युंजय की स्तुति करते हे” --ऐसा कहने 
के लिए 'यजामहे' पद रखा गया है । 
अथ कस्मादुच्यते सुगन्धिमिति । सर्वतो यश आप्नोति तस्मादुच्यते 
सुगन्धिमिति ॥6॥ 
“सुगन्धिम्‌ --एऐसा क्यों कहा जाता है ? क्योंकि भगवान्‌ शिव चारों ओर से यश प्राप्त करते 
हैं इसलिए यशःसौरभ से “सुगन्धिम्‌' ऐसा कहा जाता है। 
अथ कस्मादुच्वते पुष्टिवर्धनमिति । यः सर्वान्‌ लोकान्‌ सृजति यः सर्वान्‌ 
लोकांस्तारयति यः सर्वान्‌, लोकान्‌ व्याप्तोति तस्माङुच्यते पुष्टिवर्धन 
मिति ॥7॥ नक १ 
तब फिर 'पुष्टिवर्धनम्‌' क्यों कहा गया ? क्योंकि जो सभी लोकों का सर्जन करता सभी 
लोकों को जो ताजा है, और जो सभी लोकों में व्याप्त होकर रहता है, ऐसे भगवान्‌ शिव हैं इसलिए 
उन्हें 'पुष्टिवर्धन' कहा गया है । | 
अथ कस्मादुच्यते उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयेति । संलग्नत्वाङ्‌- 
बारुकमिव मृत्योः संसारबन्धनात्‌ संलग्नत्वाद्‌ बद्धत्वान्मोक्षीभवति 
मुत्तो भवति ॥8॥ 


320 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


और जो 'उर्वारुकमिव बन्थनान्मृत्योरमुक्षीय'--ऐसा क्यों कहा गया है ? क्योंकि जैसे आरिया का 
(फूट का) फल परिपक्व होने के बाद अपने आप ही (टहनी से) अलग होकर गिर पड़ता है वैसे ही 
जिनका स्मरण करने से जीव संसाररूपी बन्धन से छूट जाता है, इसलिए 'उर्वारुकमिव' ऐसा कहा गया 
हे । यहाँ प्रार्थना हे कि--'मुझे मृत्यु से छुटकारा दिलाइए ।” 
अथ कस्मादुच्यते मामृतादिति । अमृतत्वं प्राप्नोत्यक्षरं प्राप्नोति स्वयं 
रुद्रो भवति ॥9॥ 
“मामृतात ऐसा क्यों कहा गया ? क्योंकि भगवान्‌ मृत्युंजय का स्मरण करने वाला व्यक्ति अमृत 
से अर्थात्‌ मोक्ष से अलग नहीं होता । वह अमृत को प्राप्त करता हे । इसका अर्थ वह स्वयं रुद्र हो जाता 
है । (यहाँ उपनिषदभिप्रेत अर्थ दिया है । भाष्यकारो का अर्थ तो प्रार्थनात्मक हे ।) 


देवा ह वै भगवन्तमूचुः--सर्व नो व्याख्यातम्‌ । अथ कैर्मन्त्रैः स्तुता 
भगवती स्वात्मानं दर्शयति तान्‌ सर्वान्‌ शैवान्‌ वैष्णवान्‌ सौरान्‌ 
गाणेशान्‌ नो ब्रूहीति ॥1 0॥ 


देवों ने भगवान्‌ से कहा--आपने हमसे सब कुछ कह दिया । अब किन-किन मंत्रों से स्तुता 
देवी भगवती मंत्रपाठकों को दर्शन देती है ? वे सभी मंत्र हमें बताइए । शैव, वैष्णव, सौर, गाणपत्य, 
जो-जो भी हों, उन सबको आप हमें बताइए । 


स होवाच भगवान्‌-- 
त्र्यम्बकेनानुष्टुभेन मृत्यु्जयमुपासयेत्‌ । 
पूर्वेणाध्वना व्याप्तमेकाक्षरमिति स्मृतम्‌ ॥11॥ 


तब भगवान्‌ ने कहा कि- अनुष्टुपू छन्द में बिठाए गए “यम्बकं” आदि मंत्र से मृत्युंजय की 
उपासना करनी चाहिए । सबसे पहला मार्ग तो 3%' इस एक अक्षर की उपासना का है । उस पूर्व मार्ग 
से यह एकाक्षर सर्वत्र व्याप्त ही हे--ऐसा कहा गया है । 


3७ नमः शिवायेति याजुषमन्त्रोपासको रुद्रत्वं प्राप्नोति कल्याणं 
प्राप्नोति य एवं वेद ॥1 2॥ 


र के शिवाय --यह यजुर्वेदप्रतिपादित मंत्र है। इसकी उपासना करने से साधक रुद्रत्व को 
प्राप्त होता है । और कल्याण को प्राप्त होता है । जो व्यक्ति ऐसा जानता-मानता है, (ऐसे उपासक को 
भगवती दर्शन देती है। इस प्रकार क्रमानुसार पहले शिवमंत्र कहे गए |) 


तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः। 
दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥1 3॥ 


यह वैष्णव (विष्णुदेवतात्मक) मंत्र है । भावार्थ 


है । उम्र र्थ यह है कि--वह विष्णु का परम स्थान है । उसे 
न हमेशा ही देखते रहते हैं । इन्तिरिक्ष भे विशाल नेत्र को तरह उसे विद्वान लोग हमेशा देखा 


विष्णोः सर्वतोमुखस्य स्नेहो पललपिण्डमोतप्रोतमनुव्याप्त॑ 
व्यतिरिक्त व्याप्नुत इति व्याजुवतो बिष 


; विष्णोस्तत्परमं पदं परं व्योमेति परमं 
पदं पश्यन्ति वीक्षन्ते सूरयो ब्रह्मादयो देवास इति सदा हृदय आदधते । 


तस्माद्विष्णोः स्वरूपं वसति तिष्ठति भूतेष्विति वासुदेव इति ॥1 4॥ 


चतुर्थोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 321 


सर्वतोमुखी विष्णु का पद, घास के ढेर पर डाले गए तेल की तरह सर्वत्र फैल जाता है । ऐसे 
पद को आकाश को तरह व्यापक रूप में साधक देख सकता है । विद्वान्‌ लोग उस पद को हृदय में 
देख सकते हैं । देवता लोग सदा उस वैकुण्ठ को अपने हृदय में ही देख सकते हैं | (उसकी स्पष्ट रूप 
से कल्पना (रचना) अपने हृदय में ही कर लेते हैं |) अर्थात्‌ सालोक्य मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं । 
विष्णु प्राणीमात्र में व्याप्त हैं, बसे हुए हैं, इसलिए वे 'वासुदेव' कहे जाते हैं । 
ॐ नम इति त्रीण्यक्षराणि। भगवत इति चत्वारि। वासुदेवायेति 
पञ्चाक्षराणि । एतद्वै वासुदेवस्य द्वादशार्णमभ्येति । सोपप्लवं तरति स 
सर्वमायुरेबैति विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गौपत्यं च समश्नुते ॥1 5॥ 
‘३ नमः'-ये तीन अक्षर हैं, 'भगवते'--ये चार अक्षर हैं, 'वासुदेवाय'--ये पाँच अक्षर हैं । 
यह--*३% नमो भगवते वासुदेवाय’ विष्णु का द्वादशाक्षर मंत्र है । जो साधक उसका आश्रय करता है, 
वह उपद्रवों को पार कर जाता है, पूर्ण आयुष्य भोगता है, प्रजावान और धनवान होता है, दुधारु गौ 


- और अन्य प्राणियों का आधिपत्य प्राप्त करता है। 


प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं प्रणवस्वरूपमकार उकारो मकार इति । तानेकधा 
संभवति तदोमिति ॥1 6॥ 
यह जो ओंकार है वह प्रत्यगानन्दस्वरूप है, ब्रह्मपुरुष--ईश्वररूपी है । इसमें अ, उ और म-- 
ये तीन अक्षर हैं । इन तीन अक्षरों से वह विविध फल देने वाला होता है | विविध शक्ति सम्पन्न होने 
से ही इसे ओम्‌ कहा जाता है। 
हंसः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदतिथिर्ुरोणसत्‌ । 
नृषद्वरसदृतसद्वयोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्‌ ॥17॥ 
इति ॥ 
हंसः इत्येतन्मनोरक्षरद्वितीयेन प्रभापुञ्जेन सौरेण घृतमब्जा गोजा ऋतजा 
अद्रिजा ऋतं सत्याप्रभापुञ्जन्युषासंध्याप्रज्ञाभिः शक्तिभिः पूर्व सौरम- 
धीयानः सर्वफलमश्नुते । स व्योम्नि परमे धामनि सौरे निवसते ॥1 8॥ 
“हंसः शुचिषद्‌' यह सूर्यमंत्र है । शुक्लयजुर्वेदीय संहिता के दसवें अध्याय का 
हंसः शुचिषद्‌’ यह सूर्यमंत्र है । शुक्लयउ वाजसनेयी संहिता के द क 
चौबीसवाँ मंत्र है । बारहवें अध्याय का चौदहवाँ मंत्र भी यही है । का तैत्तिरीय त मै 
(1.8.15.3) भी यही है, और ऋग्वेद (4.10.5) में भी यही है । ऋग्वेदीय मंत्र में अंतिम पद बृहत्‌ 
नहीं है । इसका विवरण इस प्रकार है--हंस' इन दो अक्षरों से तेजोराशि सूर्य से यह सब--जलचर, 
थलचर, गोजा (जरायुज), ज्ञानमय, वनचर, अद्विजा--उद्धिज ज्ञान और यज्ञमय जगत्‌ उस सूर्य को 
सत्या प्रभापुंजयुक्त उषा और सन्ध्या तथा प्रज्ञारूपी शक्तियों से धारण किया हुआ है । इस प्रकार सूर्यमत्र 
का रहस्य समझने वाला साधक सब प्रकार का फल प्राप्त करता है । वह आकाश में स्थित परमधाम 
सौरमण्डल में निवास करता है । hed 
गणानां त्वेति त्रैष्टुभेन पूर्वेणाध्वना मनुनैकार्णेन गणाधिपमभ्यर्च् 
गणेशत्वं प्राप्नोति ॥1 9॥ 
वाणानान्त्वा ० “--यह मंत्र त्िष्टुभ्‌ छन्द में है । यह मंत्र ऋग्वेद (2.23.1) का है! ह 
तैत्तिरीय संहिता (2.3.14.14) में भी यही मंत्र है । पूरवाम्नाय के हि SO 0 
मंत्र से गणपति का पूजन करके साधक गणेशपद को प्राप्त करता है । 


2] उ०तृ० 


322 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अथ गायत्री सावित्री सरस्वत्यजपा मातृका प्रोक्ता तया सर्वमिदं 
व्याप्तमिति ॥2 0॥ 


इसी तरह गायत्री, सावित्री, सरस्वती, अजपा और अक्षरमय देवी का वर्णन किया है । उस देवी 
के द्वारा सारा जगत्‌ व्याप्त हो रहा हे । 


ऐं वागीश्वरी विद्महे क्लीं कामेश्वरि धीमहि । सौस्तन्नः शक्तिः 
प्रचोदयादिति गायत्री प्रातः सावित्री मध्यन्दिने सरस्वती सायमिति 
निरन्तरमजपा हंस इत्येव मातृका पञ्जचाशद्वर्णविग्रहेणाकारादिक्षकारान्तेन 
व्याप्तानि भुवनानि शास्त्राणि च्छन्दांसीत्येवं भगवती सर्व व्याप्नोतीत्येव 
तस्यै वै नमो नम इति ॥21॥ 

“ऐं वागीश्वरीं विद्यहे०'--यह शक्तिगायत्री है | वह प्रातःकाल में गायत्री, मध्याहृकाल में सावित्री 
और सन्ध्याकाल में सरस्वती बनती है । वह निरन्तर 'हंसः-सोऽहं-हंसः'--इस प्रकार से अजपा गायत्री 
के रूप में रहती है । इस प्रकार 'अ' से लेकर क्ष' तक के अक्षरों से-पचास (बावन) अक्षरों से-- 
वह भगवती सकल भुवनों, शास्रों, छन्दों में व्याप्त होकर रही है । ऐसा समझकर उस चराचरव्याप्त 
देवी को बार-बार नमस्कार हो । 


तान्‌ भगवानब्रवीदेतैर्मनत्रैर्नित्यं देवीं स्तौति स सर्व पश्यति सोऽमृतत्वं च 
गच्छति य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥2 2॥ 
इति चतुर्थोपनिषत्‌ । 
उन ऋषियों से भगवान्‌ ने कहा कि जो साधक इन मंत्रों से भगवती की नित्य ही स्तुति करता 
रहता है (उपासना करता रहता है) वह सब कुछ देख सकता है, मोक्ष प्राप्त करता है । उपनिषत्‌ कहती 
है कि जो यह जानता है, वह सब कुछ जान लेता हे । 
यहाँ चतुर्थोपनिषत्‌ पूरी हुई । 
श्र 


पञ्चमोपनिषत्‌ 


देवा ह वै भगवन्तमत्रुवन्‌ स्वामिन्नः कथितं स्फुटं क्रियाकाण्डं सविषयं 
त्रैपुरमिति । अथ परमं निर्विशेषं कथयस्वेति ॥1॥ 


देवों ने भगवान्‌ से कहा--“हे भगवन्‌ ! आपने हमको त्रिपुरा सम्बन्धी उपासना का विषय तो 
स्पष्टरूप से बता दिया है । अब शेष रहा हुआ रहस्यज्ञान हमें संपूर्णतया बताइए ।” 
तान्‌ होवाच भगवान्‌ तुरीया माययाऽन्त्यया निर्दिष्ट परमं ब्रहोति 
Ce । श्रोता मन्ता द्रष्टा55देष्टा सम्रष्टाऽऽघोष्टा 
ता सर्वेषां पुरुषाणामन्तः पुरुषः 
इति ॥2॥ पुरुषः स आत्मा स विज्ञेय 
ह शान, विज्ञान और सम्यग्‌ ज्ञान--इन तीन साधनों के द्वारा 
ब्रह्म का 1 र्‍या इ । इन तीन ज्ञानशक्तियो के द्वारा जगत्‌ और जगत्कर्ता का भेद ज्ञात होने 


पञ्चमोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 323 


पर उस भेदज्ञानकारी चौथी माया के द्वारा जिसका प्रतिपादन होता है, वही पखह्य है, उसे ही परमपुरुष 
और ज्ञानमय-चिद्रूप-परमात्मा समझना चाहिए । वही सुनने वाला, वही मानने वाला, वही देखने 
वाला, वही उपदेशक, वही स्पर्श करने वाला, वही सर्वविज्ञापक, वही विज्ञाता, वही रहस्यवेतता हे। 
सभी पुरुषों के अन्त:करणों में रहने वाला वह पुरुष (आत्मा, जीव) ही परमपुरुष (परमात्मा) हे, ऐसा 
जानना चाहिए । र 

न तत्र लोकालोका न तत्र देवादेवाः पशवो5पशवस्तापसो न तापसः 

पौल्कसो न पौल्कसो विप्रा न विप्राः । स इत्येकमेव परं ब्रह्म विभ्राजति 

निर्वाणम्‌। न तत्र देवा ऋषयः पितर ईशते। प्रतिबुद्धः 

सर्वविद्ये[दे]ति ॥३॥ 

इस तरह परमात्मा का ज्ञान होने के बाद लोक या अलोक (दृश्य या अदृश्य जगत्‌), देव या 

अदेव (देवातिरिक्त जीव), पशु या अपशु (पशु अतिरिक्त जीव), तपस्वी या अतपस्वी, चाण्डाल या 
चाण्डाल से भिन्न अन्य जातिवाले लोग, विद्वान्‌ या अविद्वान्‌ आदि में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं 
रहता । तब तो बस एक ही ब्रह्म विलसित हो रहा हे--ऐसी भावना होना ही निर्वाण (मोक्ष) होता है । 
वहाँ (ज्ञानी की दृष्टि में) देवों, ऋषियों और पितृओं की सत्ता नहीं चलती । वह प्रतिबुद्ध (जाग्रत्‌, ज्ञानी, 
साधक) सब कुछ जानने वाला हो जाता हे । 

तत्रैते श्लोका भवन्ति 

अतो निर्विषयं नित्यं मनः कार्य मुमुक्षुणा । 

यतो निर्विषयो नाम मनसो मुक्तिरिष्यते ॥4॥ 


ऐसा होने पर निम्नांकित विधान (श्लोक) कहे जाते हैं कि=इसलिए मुमुक्षु को अपना मन 
सदैव विषयरहित, संकल्पविकल्परहित रखना चाहिए । क्योंकि मन को निर्विषय रखना ही मुक्ति है। 


मनो हि द्विविधं प्रोक्तं शुद्धं चाशुद्धमेव च । 

अशुद्धं कामसङ्कल्पं शुद्धं कामविवर्जितम्‌ ॥5॥ 

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बन्धनं विषयासक्तिमुक्त्यै निर्विषयं मनः ॥6॥ 

निरस्तविषयासङ्कं संनिरुद्धं मनो हृदि । 

यदा यात्यमनीभावस्तदा तत्परमं पदम्‌ ॥7॥ 

तावदेव निरोद्धव्यं यावद्धृदि गतं क्षयम्‌। 

एतज्ज्ञानं च ध्यानं च शेषोऽन्यो ग्रन्थविस्तरः ॥8॥ 

मन दो प्रकार का होता है--शुद्ध और अशुद्ध । कामों और संकल्पों वाला मन अशुद्ध होता है 

और कामनाओं से रहित मन शुद्ध होता है । मनुष्य के बन्धन और मोक्ष का कारण मन ही है । विषयों 
में आसक्ति ही बन्धन है और विषयों का मन में अभाव ही मुक्ति के लिए होता है । जब समस्त विषयों 
की आसक्ति को मन निरस्त (दूर) कर देता है, और जब वह मन हृदय में निरुद्ध हो जाता है, तब 
मनुष्य अमनीभाव को (मनोराहित्य को) प्राप्त होता है, इसके बाद मनुष्य मुक्ति पाता है, परमपद को 
प्राप्त करता हे । जहाँ तक मन हृदय में लीन हो जाए, वहाँ तक उसका निरोध करते रहना चाहिए । 
यही ज्ञान हे और यही ध्यान है । शेष तो सब केवल ग्रन्थों का विस्तारमात्र ही हैं। 


324 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


नैव चिन्त्यं न चाचिन्त्यं न चिन्त्यं चिन्त्यमेव च । 
पक्षपातविनिुक्तं ब्रह्म सम्पद्यते धुवम्‌ ॥9॥ 


ब्रह्म को चिन्त्य (विचार का विषय) भी नहीं कहा जा सकता और उसे अचिन्त्य (विचार का 
अविषय) भी तो नहीं कहा जा सकता। वह तो चिन्त्य (विचार .का विषय) भी है, और अचिन्त्य 
(विचार का अविषय) भी तो है ही । वह किसी भी पक्षपात से विनिर्मुक्त है । इस तरह निरपेक्ष और 
निष्पक्षपात होने से ही मुक्ति (ब्रह्मप्राप्ति) मिल सकती है । अवश्य मुक्ति मिलती है । 


स्वरेण संल्लयेद्योगी स्वरं सम्भावयेत्‌ परम्‌ । 
अस्वरेण तु भावेन न भावो भाव इष्यते ॥1 0॥ 
तदेव निष्कलं ब्रह्म निर्विकल्पं निरञ्जनम्‌ । 
तदब्रह्माहमिति ज्ञात्वा ब्रह्म सम्पद्यते क्रमात्‌ ॥11॥ 
निर्विकल्पमनन्तं च हेतुदृष्टान्तवर्जितम्‌। 
अप्रमेयमनाद्यं च यज्ज्ञात्वा मुच्यते बुधः ॥1 2॥ 
न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः । 
न मुमुक्षुर्न वै मुक्त इत्येषा परमार्थता ॥13॥ 
श्वासों के उद्गमन-निर्गमन द्वारा निष्पन्न हंस: सोऽहम्‌' के चिन्तन से--अजपागायत्री के जप से 
योगी चित्त का लय कर सकता है । अत: विशिष्ट प्रक्रिया के लिए स्वरानुसन्धान रूप योगसिद्धि.के लिए 
प्रयत्न करना चाहिए । स्वरूपानुसन्धान के बिना भाव कहा नहीं जा सकता । ब्रह्म निष्कल है--हास- 
बुद्धि-शून्य है, वह निर्विकल्प है, निरंजन है और ऐसा ब्रह्म मैं स्वयं ही हँ---ऐसा जानने से अर्थात्‌ भावना 
करने से क्रमशः ब्रह्म की प्राप्ति हो सकती है । बरहम निर्विकल्प, अनन्त, सर्वकारण और अनुपमेय है, वह 
'अप्रमेय और अनादि है--इस प्रकार दृढतापूर्वक जान लेने से विद्वान्‌ ज्ञानी मोक्ष प्राप्त कर सकता है । ऐसे 
साधक ज्ञानी के लिए कोई निरोध नहीं है, कोई उत्पत्ति नहीं है, कोई बद्ध नहीं है, कोई साधक नहीं है, 
कोई मुमुक्षु नहीं है और कोई मुक्त नहीं है । यही पारमार्थिकता है, यही मोक्ष है । 
एक एवात्मा मन्तव्यो जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तिषु । 
स्थानत्रयव्यतीतस्य पुनर्जन्म न विद्यते ॥14॥ 
एक एव हि भूतात्मा भूते भूते व्यवस्थितः । 
एकधा बहुधा चैव दृश्यते जलचन्द्रवत्‌ ॥1 5॥ 
घटसंवृतमाकाशं नीयमाने घटे यथा । 
घटो नीयेत नाकाशं तथा जीवो नभोपमः ॥1 6॥ 
घटवद्विविधाकारं भिद्यमानं पुनः पुनः । 
तद्भेदे च न जानाति स जानाति च नित्यशः ॥1 7॥ 
जाग्रतू-स्वप्न-सुषुष्ति--इन तीनों अवस्थाओ में एक ही आत्मा अवस्थित है । उसी प्रकार स्वर्गः 
CR त रा एता है। जो मनुष्य उन तीन अवस्थाओं और उन तीन लोको से परे 
गागा तता बव खाण ॥ देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता । एक 
में प्रतिबिम्ब के रूप में बहुत-सी सं ता है| चन्द्र एक होने पर भी भिन्न-भिन्न जलपरी 
में हुँ में सख्यावाला दिखाई देता है। एक घड़े 
में वह 'घटाकाश' के रूप में (सीमित) रहता है । पर जि 0 US 
र पड़ा जब दूर किया जाता है, तब वहाँ आकाश 


पञ्चमोपनिषत्‌] त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ (82) 325 


व्याप्त हो जाता है । उसी प्रकार जीव भी आकाश की तरह व्यापक ही है, केवल शरीर आदि की उपाधि 
से सीमित मालूम होता है । घट में अवस्थित वह आकाश घट के प्रमाण में विविध आकारों वाला 
दीखता है अर्थात्‌ अलग-अलग आकार वाला दीखता है, पर घड़े के नाश होने पर वह परमाकाश में 
मिल जाता है, वैसे ही जीव भी देहादि उपाधियों के नाश हो जाने पर भेद-भाव को नहीं जानता । ज्ञानी 
इस अभेदभाव को हमेशा ही जानता है । 

शब्दमायावृतो यावत्तावत्तिष्ठति पुष्कले । 

भिन्ने तमसि चैकत्वमेक एवानुपश्यति ॥18॥ 

शब्दार्णमपरं ब्रह्म तस्मिन्‌ क्षीणे यदक्षरम्‌ । 

तद्विद्वानक्षरं ध्यायेद्यदीच्छेच्छान्तिमात्मनः ॥1 9॥ 

द्वे ब्रह्मणी हि मन्तव्ये शब्दब्रह्म परं च यत्‌। 

शब्दब्रह्मणि निष्णातः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥20॥ 

ग्रन्थमभ्यस्य मेधावी ज्ञानविज्ञानतत्परः । 

पलालमिव धान्यार्थी त्यजेदग्रन्थमशेषतः ॥21॥ 


शब्द की (नाम और रूप की) माया से आवृति होकर जहाँ तक जीव बहुत्व में (अनेकत्व में) 
रहता है, वहाँ तक ही वह बहुत्व में अनेकत्व में दिखाई देता है । परन्तु जब वह भ्रमजनक पाया गया 
अज्ञानान्धकार चला जाता है, तब तो यह मालूम पड़ जाता है कि वह तो एक ही है | शब्दव्याप्य ब्रह्म 
तो भिन्न-भिन्न दिखाई पड़ता है, परन्तु शब्दावरण के चले जाने पर (नाम के नष्ट हो जाने पर) तो वह 
अक्षर (अविनाशी) ब्रह्म ही दिखाई देता है । इसलिए विद्वान्‌ मनुष्य यदि चित्त की शान्ति चाहता हो, 
तो अक्षखह्य की उपासना करनी चाहिए । ब्रह्म के शब्दब्रह्म और पखह्य--ऐसे दो भेद होते हैं। जो 
मनुष्य शब्दब्रह्म में निष्णात होता है, वह पखह्य को प्राप्त कर सकता है । ज्ञानविज्ञान को प्राप्त करने 
की इच्छावाले मेधावी पुरुष को ग्रन्थों का (शाखं का) अभ्यास करने के बाद फिर ब्रह्मज्ञान हो जाने के 
बाद, धान्य प्राप्त करने की इच्छावाले किसान की भाँति धान्य को लेकर छिलके छोड़ देने चाहिए 
अर्थात्‌ ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति के बाद उस मेधावी को सभी ग्रन्थ छोड़ ही देने चाहिए । 
गवामनेकवर्णानां क्षीरस्याप्येकवर्णता । 
क्षीरवत्‌ पश्यति ज्ञानं लिङ्गिनस्तु गवां यथा ॥22॥ 
ज्ञाननेत्रं समाधाय स महत्‌ परमं पदम्‌ । 
निष्कलं निश्चलं शान्तं ब्रह्माहमिति संस्मरेत्‌ ॥23॥ 
अनेक वणों वाली गायों का दूध तो एक वर्ण वाला ही होता है, इसी प्रकार दर्शनभेद से शास्र 
भले ही विविध संज्ञा वाले हों, फिर भी ज्ञान तो क्षीरवत्‌ एक ही प्रकार वाला है, ऐसा मानना चाहिए । 
ज्ञानरूपी नेत्र का आश्रय करके “निश्चल, निष्कल, शान्त पहा में ही हूँ ऐसा ज्ञानी को सदा 
स्मरण करते रहना चाहिए । 
इत्येकं परंब्रह्मरूपं सर्वभूताधिवासं तुरीयं जानीते सोऽक्ष्रे परमे 


व्योमन्यधिवसति ॥24॥ व 
य एतां विद्यां तुरीयां ब्रहायोनिस्वरूपां तामिहायुषे शरणमरह 


प्रपद्ये ॥25॥ 


326 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जो योगी (साधक) इस प्रकार सभी प्राणियों में निवास करने वाले चतुर्थ शक्तिरूप परब्रह्म को-_ 
वह एक ही और सर्वव्यापक है--ऐसा मानता (समझता) है, वह अक्षरस्थान में (परमाकाश में) 
अवस्थित मोक्षस्थान में निवास करता है । ब्रह्मप्राप्ति में कारणभूत इस चौथी ब्रह्मविद्या में, जो ब्रह्म की 
योनिस्वरूप हैं, मैं इस आयुष्य तक शरणापन्न ही रहूँगा। 
आकाशाद्यनुक्रमेण सर्वेषां वा एतद्धतानामाकाशः परायणं सर्वाणि ह वा 
इमानि भूतान्याकाशादेव जायन्त आकाश एव लीयन्ते तस्मादेव जातानि 
जीवन्ति तस्मादाकाशं बीजं विद्यात्‌ ॥2 6॥ 
आकाश से क्रमशः उत्पन्न हुए (आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी) 
पंचभूतों के लिए आकाश ही आधारभूत स्थान माना जाता है । ये पाँचों महाभूत आकाश से उत्पन्न 
होकर आकाश में लीन हो जाते हें । और वे जीते भी तो आकाश में ही हैं और उनका आदि (कारण) 
बीज भी आकाश ही हे । 


तदेवाकाशपीठं स्पार्शनं पीठं तेजःपीठममृतपीठं रत्नपीठं जानीयात्‌ । यो 
जानीते सोऽमृतत्वं च गच्छति ॥27॥ 


वही आकाशपीठ है । वायु ही स्पर्श सम्बन्धी पीठ (स्पार्शन पीठ) है, वही तेजस्‌ पीठ है, वही 
जलतत्त्व पीठ है, यानी अमृतपीठ है | वही रत्नपीठ है, ऐसा जो जानता है, वह मोक्षपद को प्राप्त हो 
जाता है। 


तस्मादेतां तुरीयां श्रीकामराजीयामेकादशधा भिन्नामेकाक्षरं ब्रह्मेति यो 
जानीते स तुरीयं पदं प्राप्नोति य एवं वेदेति महोपनिषत्‌ ॥2 8॥ 
इति पञ्जमोपनिषत्‌। 
इति त्रिपुरातापिन्युपनिषत्समाप्ता । 
Bi 
इसलिए इस कामराज विद्या जो तुरीय विद्या है जो कि ग्यारह भेदों में बाँधी गई हें, इसको जो 


एकाक्षर ब्रह्म (३% कार) की तरह जानता (मानता) है, वह तुरीय पद को (ब्रह्मपद को) प्राप्त होता है | 
और जो इस प्रकार जानता है, वह महोपनिषत्‌ को जान लेता है । 


यहाँ पाँचवीं उपनिषत्‌ पूरी हुई । 
इस प्रकार त्रिपुरातापन्युपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
७” 


शान्तिपाठ: 
ॐ भद्रं कर्णेभिः-..देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
.ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


म 





(83) देव्युपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 

यह उपनिषत्‌ अथर्ववेदीय परंपरा की हे । यह उपनिषद्‌ देवों और महादेवी के बीच 
प्रश्नोत्तर के रूप में रचित हे । इस उपनिषत्‌ में सबसे पहले चिति शक्ति की सर्वात्मता और 
सर्वाधारकता का विवेचन किया गया हे । इसमें देवों के द्वारा की गई देवी की स्तुति भी शामिल 
हे । इसके बाद आदि विद्या का उद्धार, आदि विद्या की महिमा, भुवनेशी एकाक्षर मंत्र, 
महाचण्डी नवाक्षर मंत्र तथा इस विद्या की फलश्रुति--ये सब विषय क्रमानुसार बताए गए हैं । 
यों तो यह उपनिषद्‌ परिमाण में छोटी है, परन्तु देवी की साधना के लिए तत्नमार्ग की दृष्टि 
से बड़ी ही उपयोगी हैं । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः-~देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 


सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः । कासि त्वं महादेवि ॥1॥ 
साब्रवीदहं ब्रहास्वरूपिणी । मत्तः प्रकृतिपुरुषात्मकं जगच्छून्यं चाशून्यं 
च अहमानन्दानानन्दाः विज्ञानाविज्ञानेऽहम्‌। ब्रह्मा ब्रह्मणी वेदितव्ये । 
इत्याहाथर्वणी श्रुतिः ॥2॥ 
अहं पञ्च भूतान्यपञ्जभूतानि । अहमखिलं जगत्‌ वेदोऽहमवेदोऽहम्‌ । 
_ विद्याहमविद्याहम्‌ । अजाहमनजाहम्‌ । अधश्चोर्ध्वं च तिर्यक्चाहम्‌ ॥3॥ 
सब देवलोग देवी के पास जाकर प्रार्थना करने लगे कि “हे महादेवी ! आप कौन हें ?” तब 
उस (देवी) ने कहा कि--मं ब्रह्मस्वरूप हूँ । मुझमें से ही प्रकृति-पुरुषात्मक यह संद्र और असरूप 
जगत्‌ उत्पन्न होता है, मैं ही आनन्द और आनन्द का अभाव हू, विज्ञान भी ग अविज्ञान भी मैं ही 
हूँ । जाननेयोग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी में ही हूँ, ऐसा अथर्वश्रुति कहती है। कृत और अपंचीकृत 
महाभूत भी में ही हूँ । यह सारा दृश्य जगत्‌ मै ही हूँ । वेद भी मैं हूँ, अवेद भी मैं हूँ । विद्या भी में हूँ, 
अविद्या भी मैं हूँ। अजा और अनजा भी में हूँ। नीचे-ऊपर, तिरछे-सीधे भी में ही हूँ । 
अहं तिका विश्वदेवैः । अहं मित्रावरुणावुभौ 
बिभर्म्यहमिन्द्रारनी अहमश्विनावुभौ ॥4॥ 
अहं सोमं त्वष्टारं पूषणं भगं दधाम्यहम्‌ । विष्णुमुरुक्रमं ब्रह्माणमुत 


प्रजापतिं दधामि ॥5॥ 
अहं दधामि द्रविणं हविष्मते सुप्राव्ये ३यजमानाय सुन्वते । अहं राष्ट्र 
: मूर्धन्‌ ॥6॥ 
सङ्गमनी वसूनामहं सुवे पितरमस्य मू | 
मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । य एवं वेद स देवीपदमाप्नोति ॥7॥ 


328 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में घूमती हूँ । आदित्यों और विश्वदेवो के रूप में भी मैं घूमती हुँ । 

मैं ही मित्र और वरुण, इन्द्र और अग्नि और दो अश्विनी कुमारों को धारण करती हूँ । में चन्दर, त्वष्टा, 
पूषा (सूर्य) तथा भग को धारण करती हूँ । तीनों विश्वों पर विक्रम करने वाले विष्णु को, ब्रह्मा को और 
प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ । देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले तथा सोमरस निकालने वाले 
यजमान के लिए मैं हविद्र॒व्यों से युक्त धन धारण करती हूँ । मैं समग्र जगत्‌ को ईश्वर हूँ । उपासकों को 
धन देने वाली मैं ही हूँ । मैं ज्ञानवती हूँ । (ब्रह्मरूप मैं हूँ) पूजनीयों में प्रथम मैं ही हूँ। मैं पितूओ को 
उत्पन्न करती हुँ । मैं आत्मस्वरूप ईश्वर के शिरोभाग का (अन्तरिक्ष का) निर्माण करती हूँ । सभी प्राणियों 
के हृदय-कमल में (अन्त:समुद्र में) तथा अपू तत्त्व में (सृष्टि के मूल कारण में) मेरा उत्पत्तिस्थान (मेरे 
स्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति) है । जो साधक इस तरह जानता है वह दैवी विभूतियो को 
प्राप्त करता है । 

ते देवा अब्लुवन्‌-- 

नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः । 

नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्म ताम्‌ ॥8॥ 

तामग्निवर्णां तपसा ज्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु जुष्टाम्‌ । 

दुर्गा देवी शरणमहं प्रपद्ये सुतरां नाशयते तमः ॥9॥ 

देवीं वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति । 

सा नो मन्द्रेषमूर्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु ॥1 0॥ 

कालरात्रिं ब्रह्मस्तुतां वैष्णवीं स्कन्दमातरम्‌ । 

सरस्वतीमदितिं दक्षहुहितरं नमामः पावनां शिवाम्‌ ॥1 1॥ 


उन देवों ने कहा--देवी को नमस्कार हो । बड़ों-बड़ों को भी अपने-अपने कर्तव्यों की ओर प्रवृत्त 

कराने वाली उस कल्याणकारिणी को नमस्कार हो । गुणसाम्यावस्थारूपिणी मंगलकारिणी देवी को 
नमस्कार हो । हम उसे नियमानुसार नित्य प्रणाम करते हैं । वह देवी अग्नि जैसे वर्णवाली है, वह ज्ञान 
से जगमगाती है, दीप्तिमती है, सबको कर्मफल देने वाली है, लोगों के द्वारा सेव्यमान है, ऐसी दुर्गादेवी 
की शरण में हम जाते हैं। वह असुरों का नाश करने वाली है | ऐसी वर्णित हे देवी ! तुम्हें हमारा 
नमस्कार हो । प्राणदेवताओं ने जिस 'वैखरी' वाणी को प्रकट किया, उस प्रकाश देने वाली, विविध 
स्वरूपा वाणी के द्वारा प्राणी तरह-तरह से बोलते हैं, वह कामधेनुतुल्य, आनन्ददायक और अन्न एवं 
बल देने वाली वाक्स्वरूपा भगवती, हमारी स्तुति से परितुष्ट होकर हमारे पास आए । काल को भी नष्ट 
कर देने वाली, वेदों के द्वारा स्तुति की गई है ऐसी, विष्णुशक्ति लक्ष्मी, शिवशक्ति स्कन्दमाता, ब्रह्मा 
की शक्ति सरस्वती, देवमाता अदिति और दक्षकन्या सतीरूपी पापनाशिनी और कल्याणकारिणी उस 
भगवती को हम प्रणाम करते हैं । 

महालक्ष्मीश्च विदाहे सर्वसिद्धिश्च धीमहि । 

तन्नो देवी प्रचोदयात्‌ ॥12॥ 

अदितिह्य॑जनिष्ट दक्ष या दुहिता तव । 

तां देवा अन्वजायन्त भद्रा अमृतबन्धवः ॥] 5h 


कामो योनिः कामकला वञ्जपाणिगुंहा 
हसा मातरिश्ाभ्रमिन्द्रः । 
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमाताऽऽदिविद्योम्‌ ॥1 41 


देव्युपनिषत्‌ (83) 329 


एषात्मशक्तिः । एषा विश्वमोहिनी पाशाङ्कशधनुर्बाणधरा । एषा 
श्रीमहाविद्या ॥15॥ 


य एवं वेद स शोकं तरति ॥1 6॥ 


हम महालक्ष्मी को जानते हे । हम उस सर्वशक्तिस्वरूपिणी का ही ध्यान करते हैं । वह देवी हमें 
इस विषय में (ज्ञानध्यान में) प्रेरित करें । हे दक्ष ! आपकी जो अदिति नाम की कन्या हैं, उन्होंने स्तुति 
करने लायक अनेक देवों को जन्म दिया है। काम क, योनि = ए, कमला = ई, वञ्रपाणि 
इन्द्र = ल, गुहा = हीं, ह-स ये दो अक्षर, मातरिश्वा (वायु) = क, आकाश = हु, इन्द्र = ल, पुनः 
गुहा = हीं (पुनः) ह स क--ये तीन अक्षर और माया = ह्वीं--इस तरह से जगन्माता की मूलविद्या 
(श्रीविद्या) मंत्र है । और यह ब्रह्मविद्या (श्रीविद्या) है । यह परमात्मा की शक्ति है । यह विश्वमोहिनी है । 
पाश, अंकुश, धनुष्य और बाण को धारण करने वाली और श्रीविद्या के द्वारा आराध्य यह श्रीमहात्रिपुर- 
सुन्दरी है । जो यह जानता है, वह शोक को पार कर जाता है। 
नमस्ते अस्तु भगवति भवती मातरस्मान्पातु सर्वतः ॥17॥ 
सैषाऽष्टौ वसवः। सैषैकादश रुद्राः। सैषा द्वादशादित्याः । सैषा 
विश्वेदेवाः सोमपा असोमपाश्च । सैषा यातुधाना असुरा रक्षांसि पिशाचा 
यक्षाः सिद्धाः । सैषा सत्त्वरजस्तमांसि । सैषाब्रह्मविष्णुरुद्ररूपिणी । सैषा 
प्रजापतीन्द्रमनवः। सैषा ग्रहा नक्षत्रज्योतींषि कलाकाष्ठादिकाल- 
रूपिणी । तामहं प्रणौमि नित्यम्‌ ॥1 8॥ 
तापापहारिणीं देवीं भुक्तिमुक्तिप्रदायिनीम्‌। 
अनन्तां विजयां शुद्धां शरण्यां शिवदां शिवाम्‌ ॥1 9॥ 
हे भगवती ! तुम्हें नमस्कार हो । हे माता ! तुम सभी उपायों के द्वारा हमारा रक्षण करो । वही 
यह देवी आठ वसु है, ग्यारह रुद्र है, बारह आदित्य है, वही सोमपान करने वाले और सोमपान नहीं 
करने वाले तेरह विश्वदेव--विश्वाधारूप देव है । वह यातुधान-राक्षसविशेष, रक्षस, असुर, पिशाच, 
यक्ष और सिद्ध है । वह सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ है । वही ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप में है । वह सि 
इन्द्र और मनुरूप है । वह ग्रह, नक्षत्र और तारे है । वह कला-काष्ठा आदि कालरूपिणी है । उसे मैं 
नित्य ही प्रणाम करता हुँ । पाप का नाश करने वाली, भुक्ति आर मुक्ति-दोनों को देने वाली अनन्ता, 
विजयाधिष्ठात्री, निष्कलंक, शरण्या, कल्याणदात्री, मंगलस्वरूपिणी उस देवी का हम हमेशा वन्दन 
करते हैँ। 
वियदीकारसंयुक्त॑ वीतिहोत्रसमन्वितम्‌। 
अर्धेन्दुलसितं देव्या बीजं सर्वार्थसाधकम्‌ ॥20॥ 
एवमेकाक्षरं मन्त्रं यतयः शुद्धचेतसः । 
ध्यायन्ति परमानन्दमया ज्ञानाम्बुराशयः ॥21॥ 
वाङ्माया ब्रह्मभूस्तस्मात्षष्ठ वक्त्रसमन्वितम्‌ 
सूर्योऽवामश्रोत्रबिन्दुः सयुकताषटाच्तीयकः ॥2 2॥ 
नारायणेन संयुक्तो वायुश्चाधरसंयुतः । 
विच्चे नवार्णकोऽर्णः स्यान्महदानन्ददायकः ॥23॥ र 
जो वियत्‌ - ह है, वह ई' कार से युक्त तथा वीतिहोम-अग्नि 5 ख ee 
अर्धचन्द्र से > से अलंकृत हो तब वह हो बनकर सर्ोर्थसिद्धदायक तलप 


330 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जो लोग शुद्ध चित्तवाले होते हैं, जो संयमी हैं, जो परमानन्दमय हैं, जो ज्ञान के सागर समान हैं, वे 
लोग इस एकाक्षर का ध्यान करते हैं । वाणी = ऐं, माया = हीं, ब्रह्मस्‌ (काम) = क्लीं, इन तीनों के 
बाद व्यंजनों का छठा अक्षर = च, और उसे वक्त्र = आ से युक्त किया जाए (तो वह चा होता है |) 
बाद में सूर्य = म को अवामगोत्र = उ से तथा बिन्दु--अनुस्वार से युक्त करके (मुं करके), टकार से 
तीसरे = ड को नारायण = आ से युक्त कर (डा करके), वायु = य को निचले ओठ = ऐ से युक्त 
करके (यै करके), विच्चे पद को जोड़ देने से इस प्रकार का नवार्ण मंत्र (एँ हीं क्लीं चामुण्डायै 
विच्चे) उपासकों को आनन्द और ब्रह्मसायुज्य देने वाला हे । 


हत्पुण्डरीकमध्यस्थां प्रातःसूर्यसमप्रभाम्‌ । 
पाशाङ्कुशधरां सौम्यां वरदाभयहस्तकाम्‌ । 
त्रिनेत्रां रक्तवसनां भक्तकामदुघां .भजे ॥24॥ 
नमामि त्वामहं देवीं महाभयविनाशिनीम्‌ । 
महादुर्गप्रशमनीं महाकारुण्यरूपिणीम्‌ ॥2 5॥ 


हृदयकमल के मध्य में रहने वाली, प्रात:कालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश 
धारण करने वाली, आकर्षक रूपवाली, 'वरद और अभय मुद्रायुक्त हाथ वाली, तीन नेत्रों वाली, लाल 
वस्रों को धारण करने वाली और भक्तों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी को मैं नमस्कार करता हूँ । 
महा भय का नाश करने वाली, बड़े संकटों का शमन करने वाली, करुणा की साक्षात्‌ महामूतिं, 
महादेवी को में नमस्कार करता हूँ । 


यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ति तस्माठुच्यतेऽज्ञेया । यस्या अन्तो न 
विद्यते तस्माइुच्यतेऽनन्ता। यस्या लक्ष्यं नोपलभ्यते तस्माहुच्यते- 
लक्ष्या । यस्या जननं नोपलभ्यते तस्माहुच्यतेऽजा । एकैव सर्वत्र वर्तते 
तस्मादुच्यत एका । एकैव विश्वरूपिणी तस्माठुच्यते नैका । अत 
एवोच्यतेऽज्ञेयाऽनन्ताऽलक्ष्याऽजैका नैकेति ॥26॥ 


जिसका स्वरूप ब्रह्मा आदि नहीं जानते । इसलिए उसे 'अज्ञेया' कहा जाता है । जिसका कोई 
न ओर है, न छोर है, इसलिए उसे 'अनन्ता' कहा जाता है । जिसका कोई लक्ष्य देखा नहीं जाता 
इसलिए उसे 'अलक्ष्या' कहा जाता है । जिसका जन्म हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए उसे 'अजा' 
ऊहा जाता है । जो अकेली ही सब जगह पर व्याप्त होकर रही है इसलिए 'एका' कही जाती है । और 
विश्वरूपिणी होने से 'अनेका' कही जाती है | इस तरह यह देवी अज्ञेया, अनन्ता, अजा, एका और 
अनेका कही जाती है | ह 
मन्त्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञानरूपिणी । 
ज्ञानानां चिन्मयातीता शून्यानां शून्यसाक्षिणी ॥27॥ 
रस्याः परतर नास्ति सैषा दुर्गा प्रकीर्तिता । 
ता दुर्गा दुर्गमा देवीं | । 
नमामि भवभीतोऽहं संसारार्णवतारिणीम्‌ ॥2 8॥ 
सभी मंत्रों में मातृका, मूल अक्षर में ।, शब्द में 
रहने वाली, जिससे 


देव्युपनिषत्‌ (83) 55 


भौ अधिक नहीं है ऐसी परमतत्त्वस्वरूपा वह 'दुर्गा' के नाम से प्रसिद्ध है । जिसे जानना-पहचानना बडी 
दुर्लभ बात है, ऐसी दुराचारनाशक संसार-सागर को पार कराने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ 
मैं नमस्कार करता हूँ। 
इदमथर्वशीर्ष योऽधीते स पञ्चाथर्वशीर्षजपफलमवाप्नोति । 
इदमथर्वशीर्षमज्ञात्वा योडर्चा स्थापयति ॥2 9॥ 
शतलक्षं प्रजप्त्वापि सोऽर्चासिद्धिं न विन्दति । 
शतमष्टोत्तरं चास्याः पुरश्चर्याविधिः स्मृतः ॥30॥ 
दशवारं पठेद्यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते । 
महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः ॥31॥ 
इस देव्यथर्वशीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पाँच अथर्वशीर्षा का (गणेश, नारायण, सूर्य, 
शिव और देवी का) फल मिलता है । इस अथर्वशीर्ष को पढ़े (समझे) जाने बिना जो लोग प्रतिमा को 
प्रतिष्ठा करते हैं, उन्हें करोड़ों मन्त्रों का जाप करने पर भी प्रतिष्ठा का फल प्राप्त नहीं होता । जो मनुष्य 
इस अथर्वशीर्ष का दस बार पाठ (अध्ययन) करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता हे । और 
महादेवी के प्रसाद-कृपा से बड़े-बड़े कष्टों को पार कर लेता है । 
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवसकृतं पापं 
नाशयति । तत्सायंप्रातः प्रयुञ्जानः पापोऽपापो भवति । निशीथे तुरीय- 
संध्यायां जप्त्वा वाक्सिद्धिर्भवति । नूतनप्रतिमायां जप्त्वा देवतासान्निध्यं 
भवति । प्राणप्रतिष्ठायां जप्त्वा प्राणानां प्रतिष्ठा भवति | भौमाश्चिन्यां 
महादेवीसंनिधौ जप्त्वा महामृत्युं तरति । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥3 2॥ 
इति देव्युपनिषत्समाप्ता । 


se 
न+ 


जो प्रात:काल में इसका अध्ययन करता है, वह रात्रि के पाप को नाश कर देता है और जो सायं- 
काल में इसका अध्ययन करता है, दिन में किए हुए पापों का नाश कर देता है । प्रातःकाल और सायं- 
काल--दोनों समय पढ़ने वाला निष्पाप हो जाता है। मध्यरात्र में चतुर्थ सन्ध्या के समय में पाठ-जप- 
करने वाला वाक्‌ सिद्धि को प्राप्त करता है और नयी प्रतिमा के आगे बैठकर जप ॥ वाला, उस 
प्रतिमा में देवता का वास करवाता है । प्राणप्रतिष्ठा के समय जाप करने से मूर्ति में प्राणो की प्रतिष्ठा 
हो जाती है । भौमाश्चिनी में (मंगलवार और अश्विनी के योग में) देवी की प्रतिमा के सम्मुख जो जाप 
करता है, वह मनुष्य महामृत्यु से बच जाता है । इस प्रकार से अविद्यानाशक यह विद्या है । जो ऐसा 
जानता है वह सही जानता है । ऐसी यह उपनिषद्‌ है । 
इस प्रकार देव्युपनिषत्‌ समाप्त होती है। 
w 
शान्तिपाठः 
ॐ भद्र कर्णेभिः देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अ 


(84) त्रिपुरोपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 


ऋग्वेदीय परम्परा की इस उपनिषत्‌ में सबसे पहले चित्‌-शक्ति का स्वरूप बताया गया 
है | बाद में उस चित्शक्ति की वन्दना की गई है | इसके बाद 'कामेश्वर' का स्वरूप, 
आवरणदेवता, शिवकामसुन्दरी विद्या का प्रतिफल, आदि मूलविद्या का स्वरूप, संन्यासियों को 
आदि विद्या का फल, देवी के ज्ञान का फल, मन्द साधकों के लिए ध्यान, अधम कक्षा के 
साधकों के अनुष्ठान और उनके फल तथा इसके साथ निष्काम साधकों की ब्रह्मप्राप्ति आदि 
विषय बताए गए हैं | यह उपनिषत्‌ तांत्रिक है इसलिए इसमें सांकेतिक शब्दों की भरमार है । 
इस उपनिषद्‌ में बीजमंत्रों की साधना द्वारा ब्रह्मप्राप्ति का उपाय बतलाया गया हे । ऐसी कई 
उपनिषदे हैं जो सांकेतिक शब्द, प्रतीकात्मक भाषा और कुछ पारिभाषिक शब्दों के कारण 
जनसाधारण की समझ में नहीं आती, उनमें से यह एक है। 


९७ 


शान्तिपाठ: 


3 वाङ्मे मनसि “वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (अक्षमालिकोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य हे । 


तिस्त्रः पुरस्त्रिपथा विश्वचर्षणा अत्राकथा अक्षराः संनिविष्टः । 
अधिष्ठायैना अजरा पुराणी महत्तरा महिमा देवतानाम्‌ ॥1॥ 
नवयोनीर्नवचक्राणि दधिरे नवैव योगा नव योगिन्यश्च । 

नवानां चक्रा अधिनाथा स्योना नव भद्रा नव मुद्रा महीनाम्‌ ॥2॥ 


यह Ue तीन पुरां में soni शरीरें में), तीन पथों में (ज्ञान-कर्म-उपासना में 
अथवा ज्ञान- ps ), सन्निविष्ट है और अ क य आदि अक्षरों में (अ से लेकर क्ष तक 
के सभी अक्षरों में अधिष्ठित है। 40. सबको समान दृष्टि से देखने वाली प्राचीन, अजर, अमर यह 
शक्ति अपनी महिमा में--सब देवों से अधिकतर महिमा में स्थित है । वह चैतन्यशक्ति, नव योनियों में, . 
नव चक्रो में, नव योगों में, नव योगिनियों में, नवचक्रों की आधारशक्तियों में, नव सुखाकारी भद्राओं 
में तथा महिमाशालिनी नव मुद्राओं में प्रकाशित हो रही है । & 


टिप्पणी-- 






श्रीयंत्र में बनती हुई नव योनियाँ-- 
महाशक्तिया | 


महात्रिपुरसुन्दरी आदि नामवाली 


1. सर्वानन्दमय, 2. सर्वसिद्धिप्रद, 3. सर्वरक्षाकर कजा 
5. सर्वार्थसाधक, 6. सर्वसौभाग्यप्रदायक, 7. सर्व, ज 4. सर्वरोगहर, 
8. सर्वाशापरिपूरक और 9, त्रैलोक्यमोहन । संक्षोभण 
















त्रिपुरोपनिषत्‌ (84) मुड 





जिद चक्रों शक्तियाँ 
नौ चक्रों की आधार शक्तियाँ | 1. महात्रिपुरसुन्दरी, 2. त्रिपुराम्बा, 3. त्रिपुरसिद्धा, 
4. त्रिपुरमालिनी, 5. त्रिपुराक्षी, 6. त्रिपुरवासिनी, 
त्रिपुरसुन्दरी, 8. त्रिपुरेशी, ओ 
आ त्र > , ओर 9. त्रिपुरा | 
नवयोग 1. यम, 2. नियम, 3. आसन, 4. प्राणायाम, 5. प्रत्याहार, 
कस 6. धारणा, 7. ध्यान, 8. समाधि और 9. सहजयोग । 
नव योगिनियाँ पूर्वोक्त (नवचक्रों में) कहे गये नवचक्रों में निवास करने 


























वाली नव शक्तियाँ । 
नवमुद्राएँ योनि, 2. बीज, 3. खेचरी i 
मुद्राएँ 1. योनि, 2. बीज, 3. , 4. महांकुशा, 5. महोन्मादिनी, 
6. सर्ववशंकरी, 7. सर्वाकर्षिणी, 8. सर्वविद्राविणी 
9. सर्वसंक्षोभिणी । 
| नवभद्रा श्वरी आदि नव शक्तियाँ ही नव भद्रा हैं । है| 





एका स आसीत्प्रथमा सा नवासीदा सोनविंशादा सोनत्रिंशात्‌ । 

चत्वारिंशादथ तिस्त्रः समिधा उशतीरिव मातरो माऽऽविशन्तु ॥3॥ 

ऊर्ध्वज्वलज्ज्चलनं ज्योतिरग्रे तमो वै तिरश्चीनमजरं तद्रजोऽभूत्‌। 

आनन्दनं मोदनं ज्योतिरिन्दोरेता उ वै मण्डला मण्डयन्ति ॥4॥ 

सबसे पहले तो चित्‌-शक्ति अकेली थी । उसमें से पुरुष, प्रकृति, महत्त्व, अहंकार, आकाश, 

वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी--इस तरह नव स्वरूप में हुई । इसके बाद पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, पाँच 
कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण और चार अन्तःकरण मिलकर वह उन्नीस स्वरूप में हुई । इसके बाद इन उन्नीस 
तत्त्वों के उपरान्त पाँच तन्मात्राएँ और पाँच उपप्राण मिलकर उनतीस तत्त्वों की उत्पत्ति हुई | इस प्रकार 
एक ही चितूशक्ति उनतीस प्रकार की हुई । इसके बाद ज्ञान, इच्छा और क्रिया रूप (सत्त्व रजसू-तमसू 
के भेद से) तीन, तथा कर्म, विक्षेप, आवरण, हर्ष और शोक- यै चार कर्म तथा विश्व, तैजस, प्राज्ञ, 
तुर्य--ये चार तत्त्व; इस प्रकार उन पूर्वोक्त उनतीस तत्त्वों के साथ ये ग्यारह मिलने से कुल चालीस 
तत्त्व होते हैं । उन तत्त्वों. से युक्त यह दृश्यमान जगत्‌ है । और ज्ञान-इच्छा-क्रियारूपी तीन समिधाएं 
(जलाए जानेवाले काष्ठ अथवा ज्ञान-विज्ञान-सम्यग्ज्ञानरूपी तीन समिधा) इन सबसे युक्त वह देवी 
जैसे माँ अपने बच्चों के प्रति भावयुक्त होती है, वैसी होकर मुझे ब्रह्मपद की प्राप्ति कराने वाली हो । 
जैसे अग्नि अपने में पड़े हुए द्रव्य को अपनी ज्योति के द्वारा र्ध्व गति में ले जाता है, वैसे ही वह 
पराशक्ति मुझे उस जगमगाती हुई ऊर्ध्वज्योति (ज्योति) में ले जाए और प पड़ी हुई 
क्रियाशक्ति और अजर रजोमयी इच्छाशक्ति उसमे सहायक बनी रहे । ये ज्योतियाँ चन्द्रमण्डल कोभी 
शोभा देने वाली आनन्दमयी (परमानन्दमयी) जैसे बनती हैं, वैसे ही मुझे भी ब्रह्मपद में लीन करके 


आनन्दयुक्त बना दें | 
यास्तिस्नो रेखाः सदनानि भूस्रीस्रिविष्टपास्रिगुणाख्रिप्रकाराः | 
एतत्त्रयं पूरकं पूरकाणां मन्त्री प्रथते मदनो मदन्या॥5॥ 
मदन्तिका मानिनी मंगला च सुभगा च सा सुन्दरी सिद्धिमत्ता । 
लज्जा मतिस्तुष्टिरिष्टा च पुष्ट लक्ष्मीरुमा ललिता लालपन्ती ॥6॥ 


334 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ये तीन रेखाएँ, चार सदन और तीन भूस्थल हैं । तीन विष्टप, तीन गुण और तीन-तीन प्रकार 
(भेद) हैं । ये सभी त्रिक पूर्णता प्रदान करने के साधन स्वरूप हैं । मंत्र में (श्रीचक्र में) कामनापूरक शक्ति 
से कामना के अधिष्ठाता देव (मदन) जयशील हो । (ज्ञान-इच्छा-क्रियाशक्ति तीन रेखाएँ हैं | जाग्रत्‌- 
स्वप्न-सुषुप्ति-तुर्य--ये चार सदन हैं । अथवा नेत्र-कण्ठ-हृदय और सहस्रार-ये चार सदन हैं । तीन 
विष्टप हैं और सत्त्व-रजस्‌-तमस्‌ के त्रिगुणीकरण से नव भेद होते हैं ।) उनके परिवार के आवरण-देवता 
की संख्या पंद्रह है। वह क्रमश: मदन्तिका, मानिनी, मंगला, सुभगा, सुन्दरी, सिद्धिमत्ता, लज्जा, 
मति, तुष्टि, इष्टा, पुष्टा, लक्ष्मी, उमा, ललिता और लालपन्ती हे । 


इमां विज्ञाय सुधया मदन्ती परिसृता तर्पयन्तः स्वपीठम्‌ । 

नाकस्य पृष्ठे महतो वसन्ति परं धाम त्रैपुरं चाविशन्ति ॥7॥ 
कामो योनिः कामकला वञ्रपाणिर्गुहा हसा मातरिश्वाभ्रमिन्द्रः । 
पुनर्गुहा सकला मायया च पुरूच्येषा विश्वमाताऽऽदिविद्या ॥8॥ 


साधक इन्हें जानकर इनके अमृतमय गुणों से आनन्दित होकर स्वपीठ--श्रीचक्रपीठ को दूध 

आदि द्रव्यों से तृप्त करके महान्‌ स्वर्गलोक में वास करते हैं और परमधाम त्रैपुर में जाकर स्वयं को धन्य 
(कृतार्थ) मानते हैं । आदि विद्या का स्वरूप ऐसा हे--काम, योनि, कामकला, वज्रपाणि, गुहा, हसा, 
मातरिश्वा, अश्व, इन्द्र, फिर से गुहा, सकला और माया आदि से यह विशिष्टरूपा विद्या प्रवर्तित हुई है । 
(जैसे-काम = क, योनि ए, कामकला = ई, चक्रपाणि = ल, गुहा = हीं, हसा=ह स, 
मातरिश्वा = क, अभ्र = ह, इन्द्र = ल, गुहा = हीं, सकला = स क ल, और माया = हीं--ये सभी 
अक्षर प्रणवात्मिका आदि विद्या के प्रतीक हैं ।) 

षष्ठं सप्तममथ वह्लिसारथिमस्या मूलत्रिकमादेशयन्तः । 

कथ्यं कविं कल्पकं काममीशं तुष्टुवांसो अमृतत्वं भजन्ते ॥9॥ 

पुरं हन्त्रीमुखं विश्वमातू रवे रेखा स्वरमध्यं तदेषा । 

बृहत्तिथिर्दश पञ्चा च नित्या सषोडशिकं पुरमध्यं बिभर्ति ॥1 0॥ 


केवल विरक्त भावना वाले साधक इस मूलाविद्या के पंद्रह अक्षरों में से छठे अक्षर, सातवें अक्षर, 
और ककार को पंचदशी विद्या के आद्यकूट के प्रथम तीन वर्णो के स्थान में जोड़कर केवल वाणी से 
ही ज्ञापित किये जा सके, ऐसे सर्वज्ञ, सर्वादिस्वरूप भगवान्‌ कामेश्वर को भजकर मोक्ष प्राप्त करते हैं । 
इसे हादि विद्या कहते हैं । (हसक का जाप भजन कहा गया है ।) वह देव हन्त्रीमुख-ह स क रूप को 
विश्वमाता के रूप को, रविरेखा के रूप को, स्वरमध्य--ई और ओ के रूप को और अनेक रूपों को 
धारण करती है और पलक से लेकर कल्पान्त तक अवस्थित रहती है तथा पंद्रह तिथियाँ, वार 
नक्षत्रादि, सोलहवी तिथि पूर्णिमा आदि सभी रूपों को धारण करती हुई स्व-अविद्या आधारित रूपों में 
नित्य विराजित रहती है । 


यद्वा मण्डलाद्वा स्तनबिम्बमेकं मुखं चाधस्त्रीणि गुहासदनानि । 
कामीकलां कामरूपां चिकित्वा नरो जायते कामरूपश्च कामः ॥11॥ 
परिसृतं झषमाजं पलं च भक्तानि योनीः सुपरिष्कृताश्च । 
निवेदयन्देवतायै महत्यै स्वात्मीकृते सुकृते सिद्धिमेति ॥1 2॥ 


त्रिपुरोपनिषत्‌ (84) हु 


रवि-चन्द्रादि मण्डल से उद्भूत उस सर्वागसुन्दरी का मुख तथा एक स्तनबिम्ब नीचे की ओर है । 

उसके स्थूल-सूक्ष्म-कारण शरीररूप देहत्रय की गुहा में अवस्थित परमेश्वर की कामकला का ध्यान करके 
योगी जन अपनी समस्त कामनाओं को पूर्ण करके स्वेच्छा से काममय हो जाते हैं, परन्तु काम्यफल तो 
जन्मादि का कारण होने से मुमुक्षु लोगों को सकाम उपासना नहीं करनी चाहिए । और अधम साधक 
विधिवत्‌ तैयार किए गए अपने मांस आदि भोज्य पदार्थो को सर्वप्रथम महादेवी को समर्पित करके 
प्रसादरूप में ग्रहण करके पुण्यकर्मो के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हैं । 

सृण्येव सितया विश्वचर्षणिः पाशेनैव प्रतिबध्नात्यभीकान्‌। 

इषुभिः पञ्चभिर्धनुषा च विध्यत्यादिशक्तिररुणा विश्वजन्या ॥13॥ 

भगः शक्तिर्भगवान्काम ईश उभा दाताराविह सौभगानाम्‌। 

समप्रधानौ समसत्त्वौ समोजौ तयोः शक्तिरजरा विश्वयोनिः ॥1 4॥ 

और जो मनुष्य काम्यकर्मो में ही तल्लीन हुआ करते हैं, उन जीवों को यह विश्वशक्ति आदि- 

जननी, अरुणा त्रिपुरसुन्दरी अपने पाशों से बाँधती है, अपने श्वेत अंकुश से खींचती है, फिर धनुष और 
पाँच बाणों के द्वारा उन्हें बींधती है । शक्ति “भग” यानी ऐश्वर्य है । और ईश्वर-कामेश्वर-भगवान्‌ ऐश्वर्यवान 
हैं। ये दो--भगवती ललिता-त्रिपुरासुन्दरी और भगवान्‌ कामेश्वर--भाग्य को देने वाले (ऐश्वर्यदायक) 
हैं। ये दोनों समान प्रकृति वाले, समान सत्त्व वाले और समान तेज वाले हैं । उनकी शक्ति अजर 
(अक्षय) और जगत्‌ को उत्पन्न करने वाली हे । 

परिसृता हविषा भावितेन प्रसंकोचे गलिते वैमनस्कः । 

शर्वः सर्वस्य जगतो विधाता धर्ता हर्ता विश्वरूपत्वमेति ॥1 5॥ 

इयं महोपनिषत्त्रपुर्या यामक्षरं परमो गीर्भिरीड्रे । 

एषर्ग्यजुः परमेतच्च सामायमथर्वेयमन्या चविद्या ॥16॥ 

ॐ हीं ॐ ह्वीमित्युपनिषत्‌ ॥1 7॥ 

इति त्रिपुरोपनिषत्समाप्ता । 


STS 
rd 


निष्काम साधनावाला उत्तम साधक जब अर्पित किए गए शुद्ध हवि से आवरणों के पिघल जाने 
से मनोरहित (अमनस्क) हो जाता है, संकल्पविकल्पशू्य हो जाता है, तब वह शिवस्वरूप हो जाता 
है । वह तब समस्त जगत्‌ का कर्ता धर्ता, और हर्ता बन जाता है । वह ब्रह्म-विष्णु-महेशरूप हो जाता 
है। वह ब्रह्मरूप हो जाता है। यह उस त्रिपुरासुन्दरी की उपनिषत्‌ है कि जिसका नन 
सामवेद, अथर्ववेद और अन्य शाख भी अपनी अक्षय वेदरूप वाणी से स्तवन किया करते हैं | ऐसी 


त्रिपुरासुन्दरी की यह उपनिषत्‌ है। “39 हीं ॐ हीम्‌ '__ यही उपनिषद्‌ है । 
इस प्रकार त्रिपुरोपतिषत्‌ समाप्त होती है। 
छ” 


शान्तिपाठः 
ॐ वाङमे मनसि““वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
श्र 


(85) कठरुद्रोपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 


इस उपनिषत्‌ का अपर नाम “कण्ठरुद्रोपनिषत्‌' भी है । यह कृष्णयजुर्वेदीय शाखा में 
आई हुई है । देवाताओं ने प्रजापति के आगे ब्रह्मविद्या सम्बन्धी जिज्ञासा की और प्रजापति ने 
संन्यास आश्रम की प्रवेशविधि कहकर बाद में ब्रह्मविद्या का निरूपण किया है । पहली तीन 
कण्डिकाओं मैं संन्यासग्रहण की विधि कही है, फिर 4 से 11 तक की कण्डिकाओ में 
संन्यासातिरिक्त अन्य निर्वहनीय अनुशासनो का वर्णन किया गया है । बाद में ब्रह्म, माया, 
तन्मात्राओं तथा ब्रह्माण्ड की रचना के विषय में बताया गया है । पंचकोशों का--पंच आत्माओं 
का रहस्य समझाकर परमात्मा को ही ईश्वर, जीव, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और फल आदि के 
रूप में प्रतिष्ठापित किया गया है । उपसंहार में इस सारे कथोपकथन को वेदान्त के सारूप के 
रूप में कहा गया है । 

w 


शान्तिपाठः 


३० सह नाववतु । सह नौ-“मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
हरिः ३० देवा ह वै भगवन्तमब्रुवन्नधीहि भगवन्ब्रहाविद्याम्‌। स 
प्रजापतिरब्रवीत्‌ ॥1॥ 
सशिखान्केशान्निष्कृष्य विसृज्य यज्ञोपवीतं निष्कृष्य ततः पुत्रं दृष्टा त्वं 
ब्रह्म त्वं यज्ञस्त्वं वषद्कारस्त्वमोंकारस्त्वं स्वाहा त्वं स्वधा त्वं धाता त्वं 
विधाता । अथ पुत्रो वदत्यहं ब्रह्माहं यज्ञोऽहं वषट्कारोऽहमोंकारोऽहं 
स्वाहाहं स्वधाहं धाताहं विधाताहं त्वष्टाहं प्रतिष्ठास्मीति । तान्येतान्यनु- 
ब्रजन्नाश्रुमापातयेत्‌। यदश्रुमापातयेत्प्रजां विच्छिन्द्यात्‌ । प्रदक्षिणमा- 
वृत्त्यैतच्चैतच्चानवेक्षमाणाः प्रत्ययान्ति । स स्वर्ग्यो भवति ॥2॥ 


देवों ने भगवान्‌ प्रजापति से कहा--'हे भगवन्‌ ! आप हमें ब्रह्मविद्या पढ़ाइए ।' यह सुनकर 
प्रजापति ने कहा- संन्यास के लिए सज्ज हुए पुरुष को शिखा के साथ सभी केशों को निकालकर 
यज्ञोपवीत छोड़कर पुत्र का भी त्याग करके पुत्र के सामने देखकर कहना चाहिए कि--' “तुम ब्रह्मा हो, 
लर यज्ञ हो, तुम वषट्कार हो, तुम ओमकार हो, तुम स्वाहा हो, तुम स्वधा हो, तुम धाता हो, तुम 
2 हो, हे तुम त्वष्टा हो, तुम प्रतिष्ठा हो ।” तब पुत्र को भी प्रत्युत्तर में कहना चाहिए कि-- 
1 जहा हँ, में यज्ञ हूँ, में वषट्कार हूँ, मे ॐकार हूँ, मैं स्वाहा हूँ, में स्वधा हूँ, मैं धाता हूँ, में विधाता 
हूँ, में त्वष्टा हुँ, मैं प्रतिष्ठा हूँ |” बाद में जब वह संन्यासी होकर निकलता है और सब उसके सगे- 
सम्बन्धी उसके पीछे जाएँ, तब उन्हें आँसू नहीं लाने चाहिए, क्योंकि उस समय जो आँसू गिराते हैं 
वे प्रजा का नाश करते हैं। फिर उस संन्यास धारण करने वाले की उसके सगे-सम्बन्धियो के द्वारा 


कठरुद्रोपनिषत्‌ (85) 337 


प्रदक्षिणा की जानी चाहिए | और फिर इधर-उधर देखे बिना उन्हें सीधे घर पर चला जाना चाहिए | इस 

तरह से संन्यास लेने वाला स्वर्ग को प्राप्त करता है। 
ब्रह्माचारी वेदमधीत्य वेदोक्ताचरितब्रह्वाचर्यो दारानाहत्य पुत्रानुत्पाद्य 
ताननुरूपोपाधिभिर्वितत्येष्टा च शक्तितो यज्ञेस्तस्य संन्यासो गुरुभिरनु- 
ज्ञातस्य बान्धवैश्च । सोऽरण्यं परेत्य द्वादशरात्रं पयसाग्निहोत्रं जुहुयात्‌ । 
द्वादशरात्रं पयोभक्षः स्यात्‌ । द्वादशरात्रस्यान्तेऽग्नये वैश्वानराय प्रजापतये 
च प्राजापत्यं चरुं वैष्णवं त्रिकपालमग्निम्‌। संस्थितानि पूर्वाणि 
दारुपान्नाण्यग्नौ जुहुयात्‌ । मृण्मयान्यप्सु जुहुयात्‌ । तैजसानि गुरवे 
दद्यात्‌ । मा त्वं मामपहाय परागाः । नाहं त्वामपहाय परागामिति । 
गार्ईपत्यदक्षिणाग्न्याहवनीयेष्वरणिदेशाद्भस्ममुष्टि पिबेदित्येके । 
सशिखान्केशान्निष्कृष्य विसृज्य यज्ञोपवीतं भूः स्वाहेत्यप्सु जुहुयात्‌। 
अत ऊर्ध्वमनशनमपां प्रवेशमग्निप्रवेशनं वीराध्वानं महाप्रस्थानं 
वृद्धाश्रमं वा गच्छेत्‌। पयसा यं प्राश्नीयात्सोऽस्य सायंहोमः । यत्प्रातः 
सोऽयं प्रातः । यद्दर्शे तदर्शम्‌ । यत्पौर्णमास्ये तत्पौर्णमास्यम्‌ यद्वसन्ते 
केशश्मश्रुलोमनखानि वापयेत्सोऽस्याग्निष्टोमः ॥3॥ 


जिसने ब्रह्मचारी होकर वेदाध्ययन किया हो, वेद के नियमानुसार ब्रह्मचर्य का पालन किया हो, 
बाद में खी के साथ विवाह करके सन्तानों की उत्पत्ति की हो, और पुत्रादि का निरुपाधिक विस्तार किया 
हो, और फिर यथाशक्ति यज्ञ किए हों, वही मनुष्य गुरु की आज्ञा लेकर, सगे-सम्बन्धियों की सम्मति 
लेकर संन्यासी हो सकता है । इस तरह संन्यासी होने वाले मनुष्य को वन में जाकर बारह दिनों तक 
दूध से अग्निहोत्र करना चाहिए । उन बारह दिनों तक उसे दूध का ही आहार करना चाहिए । फिर उन 
बारह दिनों के बीत जाने पर वैश्वानर अग्नि तथा प्रजापति को उद्देश्य करके चरु अर्पण करना चाहिए । 
वह चरु तीन कपालों पर पकाया होना चाहिए । प्रजापति और विष्णु उसके देव होते हैं । बाद में वहाँ 
जो काष्ठ के पात्र पड़े हों, उन्हें अग्नि में होम के रूप में डाल देना चाहिए, और मिट्टी के बर्तनों को 
जल में डाल देना (होम करना) चाहिए । धातु के बर्तनों को गुरु को दे देना चाहिए । उस समय ये 
मंत्र बोलने चाहिए--'तुम लोग मुझे छोड़ न देना । मैं भी तुम्हें नहीं छोडूँगा ।' यहाँ पर कुछ लोग कहते 
हैं कि गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि तथा आहवनीय अग्नियों के निमित्त जो अरणिकाष्ठ हो, उसकी भस्म की 
एक मुट्ठी का उस समय प्राशन (भक्षण) करना चाहिए । फिर उसके बाद शिखासहित केशों को 
निकालकर, यज्ञोपवीत का त्याग करके “भू: स्वाहा ऐसा बोलकर उसका त्याग करना चाहिए | बाद में 


. अनशन ले लेना चाहिए अथवा जल में प्रवेश करना चाहिए । या तो अग्नि में भी प्रवेश किया जा 


सकता है । अथवा वीर पुरुषों के मार्ग में प्रयाण करना चाहिए । (महाप्रस्थान करना चाहिए) अथवा वृद्ध 
तपस्वियों के आश्रम में चले जाना चाहिए । वह संन्यासी पानी के साथ जो कुछ भी खाता है, वही 
उसका होम है | जो शाम को इस तरह प्राशन करता है वह सायं होम और जो सुबह इस तरह प्राशन 
करता है, वह उसका प्रातहॉम होता है ! वह जो अमावस के दिन प्राशन करता है वह उसका "दर्श होम' 
(अमावस का होम) होता है और जे पूर्णिमा के दिन प्राशन करता है, वह उसका 'पौर्णमासी होम' होता 
है। और वह वसन्त ऋतु में जे अपने केश-दाडी-मूँछ-रोम आदि निकाल देता है वही उसका 
अग्निष्टोम होता है । 
22 उ०तृ० 


338 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


संन्यस्याग्निं न पुनरावर्तयेन्मृत्युर्जयमावहमित्यध्यात्ममन्त्राज्मपेत्‌ ्त्राञ्जपेत्‌ । 

स्वस्ति सर्वजीवेभ्य इत्युक्त्वाऽऽत्मानमनन्यं ध्यायन्‌ तदूर्ध्वबाहुर्विमुक्त- 

मार्गो भवेत्‌ । अनिकेतश्चरेत्‌। भिक्षाशी यत्किञ्चिन्नाद्यात्‌ । लवैकं न 

धावयेज्जन्तुसंरक्षणार्थ वर्षवर्जमिति । तदपि श्लोका भवन्ति ॥4॥ 

इस प्रकार संन्यास लेने के बाद फिर से उसे अग्नि का स्वीकार नहीं करना चाहिए । और “मैंने 

मृत्यु को जीत लिया है”'--ऐसा सोचकर अध्यात्ममंत्रों का पाठ ही करते रहना चाहिए । और “स्वस्ति 
सर्वजीवेभ्यः? (सभी जीवों का कल्याण हो') ऐसा कहते हुए लोकमार्ग को छोड़कर हाथ ऊँचे रखकर 
ही रहना चाहिए | घर या आश्रम बनाए बिना ही अनिकेत होकर भ्रमण करते रहना चाहिए । जैसा-तैसा 
कुछ खाना नहीं चाहिए । भिक्षा का ही भोजन करना चाहिए । और चातुर्मास में जीवों की रक्षा के लिए 
ही एक स्थान पर रहना चाहिए पर इसके सिवा तो एक थोड़े से काल में भी एक जगह पर पड़े रहना 
नहीं चाहिए | इस अभिप्राय को बताने वाले ऐसे श्लोक हैं-- 

कुण्डिकां चमसं शिक्यं त्रिविष्टपमुपानहौ । 

शीतोपघातिनीं कन्थां कौपीनाच्छादनं तथा ॥5॥ 

पवित्रं स्नानशाटीं च उत्तरासङ्गमेब च । 

यज्ञोपवीतं वेदांश्र सर्व तद्वर्जयेद्यतिः ॥6॥ 

स्नानं पानं तथा शौचमद्धिः पूताभिराचरेत्‌ । 

नदीपुलिनशायी स्याद्देवागारेषु वा स्वपेत्‌ ॥7॥ 

नात्यर्थं सुखदुःखाभ्यां शरीरमुपतापयेत्‌। 

स्तूयमानो न तुष्येत निन्दितो न शपेत्परान्‌ ॥8॥ 

संन्यासी को एक कुण्डी और एक चमस जैसा पात्र, एक झोली, तीन दण्डों वाला एक आधार, 

उपानह, ठंड दूर करने वाली गुदड़ी, लंगोटी, एक ओढ्ने का वस्न, पवित्री, एक नहाने का वख, और 
उत्तरीय वस्र--इतना ही अपने पास रखना चाहिए | इसके सिवा उपवीत, वेद और अन्य सभी साधनों 
का त्याग कर देना चाहिए । उसै पवित्र जल से ही स्नान करना चाहिए, उसी से ही धोना और उसी 
का पान करना चाहिए | उसको नदी के तीर पर या देवमंदिर में ही सोना चाहिए । सुखों से उसे शरीर 
को थपथपाना नहीं चाहिए, एवं दुःखों से तपाना भी नहीं चाहिए । किसी के द्वारा स्तुति करने पर उसे 
खुश भी नहीं होना चाहिए और किसी की निन्दा से उसे गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए । 

ब्रह्मचर्येण सन्तिष्ठेदप्रमादेन मस्करी । न 

दर्शनं स्पर्शनं केलिः कीर्तनं गुद्याभाषणम्‌ ॥9॥ 

संकल्पोऽध्यवसायश्च क्रियानिर्वृत्तिरेव च । 

एतन्मैथुनमष्टाङ्ग प्रवदन्ति मनीषिणः ॥10॥ 

विपरीतं ब्रह्मचर्यमनुष्ठेयं मुमुक्षुभिः । 

यज्जगद्भासकं भानं नित्यं भाति स्वतः स्फुरत्‌ ॥11॥ 

स एष जगतः साक्षी सर्वात्मा विमलाकृतिः । 

प्रतिष्ठा सर्वभूतानां प्रज्ञानघनलक्षणः ॥1 21 


संन्यासी को चाहिए कि वह प्रमाद का त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करे । 'स्रियो का दर्शन, 
उनका स्पर्श, उनके साथ खेल, उनकी प्रशंसा, उनके साथ बातचीत, उनके साथ संकल्प, मैथुन करने 


कठरुद्रोपनिषत्‌ (85) 


का विचार और मैथुन--इन आठ प्रकारों से मैथुन होता हे'--ऐसा विद्वान्‌ लोग कहते हैं । इसलिए 
मुमुक्षुओं को इससे उल्टा ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए । जो जगत्‌ का प्रकाशक है, नित्य 
स्वप्रकाश से प्रकाशित रहता है, और जो आप ही आप स्फुरित होता रहता है, वही जगत्‌ का साक्षी 
सर्वात्मा है । वह निर्मल--विशुद्ध-आकार-स्वरूप वाला सभी प्राणियों का आश्रयस्थान रूप और 
प्रज्ञाममय लक्षणवाला हे । 

न कर्मणा न प्रजया न चान्येनापि केनचित्‌ । 

ब्रहावेदनमात्रेण ब्रह्माप्नोत्येव मानवः ॥13॥ 

तद्ठिद्याविषयं ब्रह्म सत्यज्ञानसुखाद्ठयम्‌ । 

संसारे च गुहावाच्ये मायाज्ञानादिसंज्ञिके ॥1 4॥ 

निहितं ब्रह्म यो वेद परमे व्योम्नि संज्ञिते । 

` सोऽश्नुते सकलान्कामान्क्रमेणैव द्विजोत्तमः ॥1 5॥ 
प्रत्यगात्मानमज्ञानमायाशक्तेश्च साक्षिणम्‌ । 
एकं ब्रह्माहमस्मीति ब्रह्मैव भवति स्वयम्‌ ॥1 6॥ 
मनुष्य कर्म से, प्रजा से या और किसी उपाय से ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता । केवल ब्रह्म 

को जान लेने से (ज्ञान से) ही ब्रह्म को प्राप्त करता है । वह ब्रह्म, विद्या (ज्ञान) का ही विषय है । वह 
सत्य (ज्ञान) सुख का अद्वैत स्वरूप है । और अज्ञान नाम की जो माया कहलाती है, उसमें भी तथा 
गुहा-गुफा कहे जाने वाले इस संसार में भी वही ब्रह्म व्याप्त होकर रहता है । जो उत्तम द्विज मनुष्य इस 
ब्रह्म को परमाकाश के प्रदेश में गुप्त रहा हुआ जान लेता हे, वह क्रमशः सकल कामनाओं को प्राप्त 
कर लेता है । अज्ञानरूप मायाशक्ति का साक्षी प्रत्यगात्मा है । और “वही प्रत्यगात्मा ब्रह्म मैं हूँ”-एऐसा 
जो अनुभव करता है, वह स्वयं ही ब्रह्म हो जाता है। 

ब्रह्मभूतात्मनस्तस्मादेतस्माच्छक्तिमिश्रितात्‌ । 

अपञ्जीकृत आकाशः संभूतो रज्जुसर्पवत्‌ ॥1 7॥ 

आकाशाद्वायुसंज्ञस्तु स्पर्शोऽपञ्जीकृतः पुनः । 

वायोरग्निस्तथा चाग्नेराप अदभ्यो वसुन्धरा ॥1 8॥ 

तानि सर्वाणि सूक्ष्माणि पञ्चीकृत्येश्वरस्तदा । 

तेभ्य एव विसृष्टं तद॒ब्रह्माण्डादि शिवेन ह ॥1 9॥ 

ब्रह्माण्डस्योदरे देवा दानवा यक्षकिन्नराः । 

मनुष्याः पशुपक्ष्याद्यास्तत्तत्कमां नुसारतः ॥20॥ 

ब्रह्मभूत आत्मा जब अपनी शक्ति से मिश्रित हो गया, तब उसमें से अपंचीकृत अ की 

उत्पत्ति हुई, जैसे रस्सी में भ्रम से साँप की उत्पत्ति होती है। फिर उस अपंचीकृत आकाश में से 


अपंचीकृत स्पर्श नाम का वायु उत्पन्न हुआ फिर वायु से अग्नि तथा अग्नि से जल तथा जल से पृथ्वी 


उत्पन्न हुई । उस समय उन सूक्ष्म भूतों का पंचीकरण करके शिव रूप ईश्वर ने उन्हीं में से ब्रह्माण्ड आदि 
जगत्‌ की उत्पत्ति की | उस ब्रह्माण्ड के बीच देव, दानव, यक्ष, किन्नर, मनु, और पशु-पक्षी आदि 


अपने-अपने कर्मों के अनुसार उत्पन्न किए गए । 


अस्थिस्नाय्वादिरूपो$यं शरीरं भाति देहिनाम्‌ । 
योज्यमन्नमयो ह्यात्मा भाति सर्वशरीरिणः ॥2 1 ॥ 


340 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ततः प्राणमयो ह्यात्मा विभिन्नश्चान्तरस्थितः । 

ततो मनोमयो ह्यात्मा विभिन्नश्चान्तरस्थितः ॥2 2॥ 

ततो विज्ञान आत्मा तु ततोऽन्यश्चान्तरः स्वतः । 

आनन्दमय आत्मा तु ततोऽन्यश्चान्तरस्थितः ॥23॥ 

योऽयमन्नमयः सोऽयं पूर्णः प्राणमयेन तु । 

मनोमयेन प्राणोऽपि तथा पूर्णः स्वभावतः ॥24॥ 

तथा मनोमयो ह्यात्मा पूर्णो ज्ञानमयेन तु । 

प्राणियों का यह शरीर हड्डियों स्नायुओं से भरा जो दीख रहा है, वह सभी जीवों का अन्नमय आत्मा 

प्रकाशित हो रहा है । इसके बाद इसके भीतर प्राणमय आत्मा प्रकाशित हो रहा है । वह अन्नमय से अलग 
होकर अन्नमय में रहता है । इसके बाद उससे भी भीतर मनोमय आत्मा अलग-सा अवस्थित है । इसके 
बाद इसके भी भीतर में विज्ञानमय आत्मा प्रकाशित हो रहा है । वह भी इसी शरीर में अलग रहता हे । फिर 
उसके भी भीतर जो आनन्दमय आत्मा है, वह भी उनसे अलग रहकर शरीर के भीतर रहता है । जो यह 
अन्नमय है, वह तो प्राणमय से पूर्ण है और इसी प्रकार मनोमय से प्राणमय पूर्ण होता है और इसी प्रकार 
स्वाभाविक रूप से ही मनोमय आत्मा विज्ञानमय से पूर्ण होता है । 


आनन्देन सदा पूर्णः सदा ज्ञानमयः सुखम्‌ ॥25॥ 
तथानन्दमयश्चापि ब्रह्मणोऽन्येन साक्षिणा । 
सर्वान्तरेण पूर्णश्च ब्रह्म नान्येन केनचित्‌ ॥26॥ 
यदिदं ब्रह्मपुच्छाख्यं सत्यज्ञानाद्वयात्मकम्‌। 

सारमेव रसं लब्ध्वा साक्षाहेही सनातनम्‌ ॥27॥ 
सुखी भवति सर्वत्र अन्यथा सुखिता कुतः । 
असत्यस्मिन्परानन्दे स्वात्मभूतेऽखिलात्मनाम्‌ ॥28॥ 
'को जीवति नरो जातु को वा नित्यं विचेष्टते । 


यह ज्ञानमय आत्मा आनन्दमय से सुखपूर्वक पूर्ण होता है । और आनन्दमय भी उससे अलग 
सर्वान्तर्यामी और साक्षी ब्रह्म से पूर्ण है । परन्तु यह ब्रह्म और किसी से पूर्ण नहीं है । जो यह ब्रह्म है 
उसी का नाम 'पुच्छ” है | वह सत्य, ज्ञान और अद्वैतरूप है । उस सनातन रस को ही साक्षात्‌ सारतत्त्व 
के रूप में प्राप्त करके ही जीव सर्वत्र सुखी होता है । और तो किसी उपाय से सुख कहाँ मिलता है ? 
सभी जीवों में अपने आत्मारूप वह परमानन्दरूप पदार्थ अगर न होता, तो भला कौन प्राणी जी सकता 
था ? कोन नित्य चेष्टा कर सकता था ? 


तस्मात्सर्वात्मना चित्ते भासमानो ह्यसौ नरः ॥2 911 
आनन्दयति दुःखाढ्यं जीवात्मानं सदा जनः । 

यदा ह्येवैष एतस्मिन्नदृश्यत्वादिलक्षणे ॥30॥ 
निर्भेदं परमाद्वैतं विन्दते च महायतिः । 
तदेवाभयमित्यन्तं कल्याणं परमामृतम्‌ ॥31॥ 
सद्रूपं परमं ब्रह्म त्रिपरिच्छेदवर्जितम्‌ । 

यदा ह्येवैष एतस्मिन्नल्पमप्यन्तरं नरः ।।32॥ 
विजानाति तदा तस्य भयं स्यान्नात्र संशय: । 


कठरुद्रोपनिषत्‌ (85) 221 


क इसलिए सर्व के आत्मा के रूप में वह पुरुष-ब्रह्म सभी के चित्त में प्रकाशित हो रहा है । और 
उसी के कारण ही मनुष्य दुःखी जीवात्मा को सदा आनन्द दिलाता हे । योगी पुरुष जब इस अदृश्यरूप 
आत्मा में अभेदरूप परम अद्वैत का अनुभव करता हे, तब वही निर्भय, अत्यंत कल्याणकारी, परम 
अमृत तथा सत्स्वरूप ब्रह्म तीनों प्रकार के परिमाणों से रहित होकर प्रकाशित होता है । इस ब्रह्म के 
विषय में जो मनुष्य थोड़ा सा भी अन्तर मानता है, उसी समय उसमें भय उत्पन्न होता है (भेद से ही 
भय होता है) इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । 

अस्यैवानन्दकोशेन स्तम्बान्ता विष्णुपूर्वकाः ॥3३॥ 

भवन्ति सुखिनो नित्यं तारतम्यक्रमेण तु । 

तत्तत्पदविरक्तस्य श्रोत्रियस्य प्रसादिनः ॥34॥ 

स्वरूपभूत आनन्दः स्वयं भाति परे यथा । 

निमित्तं किञ्चिदाश्रित्य खलु शब्दः प्रवर्तते ॥३5॥ 

यतो वाचो निवर्तन्ते निमित्तानामभावतः । 

निर्विशेष परानन्दे कथं शब्दः प्रवर्तते ॥36॥ 

तस्मादेतन्मनः सूक्ष्मं व्यावृत्तं सर्वगोचरम्‌ । 

इसी ब्रह्म के आनन्दनिधि से ही विष्णु से लेकर स्तम्ब (स्थाणु) तक के सभी जीव थोड़े-बहुत 

क्रम-प्रमाण से सुखी होते हैं । श्रोत्रिय ब्राह्मण उस-उस पद से विरक्त होकर प्रसन्न और निर्मल चित्तवाला 
जब होता है, तब जैसा पजहा में आनन्द है, वैसा ही स्वरूपभूत आनन्द आप ही आप प्रकाशित हो 
उठता है । कोई भी शब्द किसी निमित्त का आश्रय करके ही प्रवृत्ति करता हे । परन्तु पखह्य तो निमित्तं 
का अभावरूप ही है । इसीलिए तो सभी वाणियाँ उसे पाए बिना ही वापिस लौट आती हैं | (ब्रह्म तक 
पहुँच नहीं सकतीं ।) निर्विशेष और परमानन्दस्वरूप ब्रह्म में भला वाणी का प्रवर्तन किस तरह से हो 
सकता है ? इसी कारण सूक्ष्म मन भी सर्वत्र गतिशील होने पर भी उस (निरवयव) ब्रह्म से तो वापिस 
ही लौट जाता है। वह ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकता । 


यस्माच्छोत्रत्वगक्ष्यादिखादिकर्मेन्द्रियाणि च ॥37॥ 

व्यावृत्तानि परं प्राप्तुं न समर्थानि तानि तु । 

तदब्रह्मानन्दमद्न्द्ं निर्गुणं सत्यचिद्घनम्‌ ॥3 8॥ 

विदित्वा स्वात्मरूपेण न बिभेति कुतश्चन । 

एवं यस्तु विजानाति स्वगुरोरुपदेशतः ॥39॥ 

स साध्वसाधुकर्मभ्यां सदा न तपति प्रभुः । 

ताप्यतापकरूपेण विभातमखिलं जगत्‌ ॥40॥ 

प्रत्यगात्मतया भाति ज्ञानद्वेदान्तवाक्यजात्‌ । 

उसी प्रकार श्रोत्र, त्वचा, नेत्र आदि ज्ञानेन्द्रियाँ तथा वाक्‌, पाद आदि कमेन्द्रियाँ उस ब्रह्म को न 

पाकर वापिस लौट जाती हैं। और वे भी उस परम पदार्थ को प्राप्त करने में समर्थ नहीं होती । ऐसे 
उस आनन्दमय, अद्वैत, निर्गुण, सत्य तथा चैतन्यमय ब्रह्म को अपने ही आत्मा के रूप में जानकर 
ज्ञानीजन किसी से भी डरता नहीं है । जो पुरुष अपने गुर के उपदेश द्वार इस तरह जान लेता है वह 
प्रभु (समर्थ) बनकर अच्छे या बुरे कर्मों से भी कभी दुःखी नहीं होता । यह सारा जगत्‌ ताय और तापक 


342 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


रूप में अज्ञान दशा में दिखाई देता है । परन्तु वेदान्त के वाक्यो से ज्ञान उत्पन्न हो जाने के बाद तो 
केवल प्रत्यगात्मा रूप में ही प्रकाशित होता है । 
शुद्धमीश्वरचैतन्यं जीवचैतन्यमेव च ॥41॥ 
प्रमाता च प्रमाणं च प्रमेयं च फलं तथा । 
इति सप्तविधं प्रोक्तं भिद्यते व्यवहारतः ॥42॥ 
मायोपाधिविनिर्मुक्तं शुद्भमित्यभिधीयते । 
मायासम्बन्धश्चेशो जीवोऽविद्यावशस्तथा ॥43॥ 
अन्तःकरणसम्बन्धात्प्रमातेत्यभिधी यते । 
तथा तद्वृत्तिसम्बन्धात्प्रमाणमिति कथ्यते ॥441 
अज्ञातमपि चैतन्यं प्रमेयमिति कथ्यते । 
तथा ज्ञातं च चैतन्यं फलमित्यभिधीयते ॥45॥ 
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं स्वात्मानं भावयेत्सुधीः । 
शुद्धचैतन्य, ईश्वरचैतन्य, जीवचैतन्य, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और फल--इस प्रकार से 
व्यावहारिक दृष्टि से सात प्रकार का भेद माना जाता है | परन्तु माया आदि उपाधियों के दूर होते ही 
केवल एक ही शुद्ध वस्तु कही जाती है। एक ही चैतन्य माया के सम्बन्ध से ईश्वर, अविद्या के वश 
होने से जीव, अन्तःकरण के सम्बन्ध से प्रमाता, वृत्ति के सम्बन्ध से प्रमाण, आज्ञात चैतन्य प्रमेय और 
ज्ञान चैतन्य फल कहा जाता है । इसलिए उत्तम बुद्धि वाले मनुष्य को अपने आत्मा को सभी उपाधियों 
से मुक्त शुद्ध ही जानना चाहिए । 
एवं यो वेद तत्त्वेन ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥46॥ 
सर्ववेदान्तसिद्धान्तसारं वच्मि यथार्थतः । 
स्वयं मृत्वा स्वयं भूत्वा स्वयमेवावशिष्यते ॥47॥ 
इति कठरुद्रोपनिषत्समाप्ता । 
च+ 
जो मनुष्य इस तरह तत्त्वदर्शन को जानता है, वह ब्रह्मस्वरूप होने में समर्थ होता है । और 
सर्ववेदान्तसिद्धान्तों का सही सारतत्त्व मैं कह देता हूँ कि वह स्वयं मरकर या जन्म पाकर केवल वही 
अवशिष्ट- शेष रहता है। 
इस प्रकार कठरुद्रोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 


७) 


शान्तिपाठः 


3० सह नाववतु । सह नौ--मा विद्विषाबहै । (पूर्ववत्‌) 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र 


(86) भावनोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 

इस उपनिषत्‌ का सम्बन्ध अथर्ववेद से है । इसमें पराम्बा त्रिपुरासुन्दरी के श्रीचक्र के 
ऊपर बेठकर उसके सर्वशक्तिमय स्वरूप को प्रकट करने का वर्णन किया गया है । सबसे पहले 
शिव के ईश्वरत्व का निरूपण करके बाद में कहा गया है कि शक्ति का संयोग होने पर ही वे 
'शिव' कहे जा सकते हें। इसके बाद, स्थूल-सूक्ष्म-कारण--इन तीनों शरीरों में श्रीचक्र की 
भावना करने को कहा गया हे । फिर इसके बाद, देव शक्तियों के आवाहन, आसन, पाद्य आदि 
उपचार पदार्थ की भावना का वर्णन किया गया हे । अन्त में भावना का फल बताकर यह बताया 
गया है कि यदि कोई भी माधक इस प्रकार तीन मुहूर्त तक ऐसी भावना में परायण रहता है, 
तो वह जीवन्मुक्त हो जाता है । वह ब्रह्मस्वरूप ही हो जाता है । वही साधक शिवयोगी' 
कहलाने लगता हे । 


® 


शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभि:-“देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 


हरिः ॐ आत्मानमखिलमण्डलाकारमावृत्यसकलनब्रह्माण्डमण्डलं 

स्वप्रकाशं ध्यायेत्‌ । 

श्रीगुरुः सर्वकारणभूता शक्तिः ॥1॥ 

तात्रिक आहिक विधि में प्रात: उठते ही चिद्विमर्श नाम की विधि होती है । इसलिए प्रथम वह 

करके फिर गुरुस्मरण आदि से शुरू करके श्रीचक्रपूजन के क्रम का अनुसरण करना चाहिए । 
देहन्तपर्यन्त श्रीचक्र की भावनामय पूजा का प्रकार वर्णित है । सकल ब्रह्माण्ड में व्याप्त हुए अपने 
आत्मा का, जो कि एक अखण्डमण्डलाकार तेजस्वरूप है उसका ध्यान करना चाहिए | चिद्विमर्श 
के बाद इस उपासना-पद्धति में गुरु पंक्ति पूजन बताया है कि देहान्तर्गत परमदेव का दर्शक गुरु वह 
स्वयं है । ज्ञानदाता गुरु के बिना परमात्म-लाभ नहीं होता | चित्त बुद्धयादि ज्ञानसाधन शरीरान्तर्वती हैं 
अत: देह ही ज्ञानप्राप्ति का कारण हुआ, इसलिए गुरु हुआ । 

केन नवरन्धरूपो देहः । नवशक्तिरूपं श्रीचक्रम्‌। वाराही पितृरूपा। 

कुरुकुल्ला बलिदेवता माता । पुरुषार्थाः सागरा: । देहो नवरत्नद्वीपः । 

आधारनवकमुद्राः शक्तयः । त्वगादिसप्तधातुभिरनेकैः संयुक्ताः 

संकल्पाः कल्पतरवः। तेजः कल्पकोद्यानम्‌। रसनया भाव्यमाना 

म त घड्साः षड्तवः । Fb 

पीठम्‌ । कुण्डलिनी ज्ञानशक्तिर्गृहम्‌ । इच्छाशक्तिर्महात्रिपुरसुन्दरी 
होता ज्ञानमग्निः ज्ञेयं हविः । ज्ञातृज्ञानज्ञेयानामभेदभावनं श्रीचक्र- 


344 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


पूजनम्‌ । नियतिसहिताः शृङ्गारादयो नव रसा अणिमादयः । कामक्रोध- 
लोभमोहमदमात्सर्यपुण्यपापमया ब्राह्मयाद्यष्टशक्तयः । पृथिव्यप्तेजोवा- 
स्व्राकाशश्रोत्रत्वक्चक्षुर्जिह्णाघ्राणवाक्याणिपादपायूपस्थमनोविकाराः 
षोडश शक्तयः । वचनादानगमनविसर्गानन्दहानोपेक्षाबुद्धयोऽनङ्गकुसु- 
मादिशक्तयोऽष्टौ। अलम्बुसा कुहूर्विश्वोदरी वरुणा हस्तिजिह्ला 
यशस्वत्यश्चिनी गान्धारी पूषा शङ्किनी सरस्वतीडा पिङ्गला सुषुम्ना चेति 
चतुर्दश नाड्यः । सर्वसंक्षोभिण्यादिचतुर्दशारगा देवताः । प्राणापानव्या- 
नोदानसमाननागकूर्मकृकरदेवदत्तधनंजया इति दश वायवः । सर्व- 
सिद्धिप्रदा देव्यो नहिर्दशारगा देवताः । एतद्वायुदशकसंसर्गोपाधिभेदेन 
रेचकपूरकशोषकदाहकप्लावका अमृतमिति प्राणमुख्यत्वेन पञ्चविधो- 
ऽस्ति। क्षारको दारकः श्रोभको मोहको जृम्भक इत्यपालनमुख्यत्वेन 
पञ्चविधोऽस्ति । तेन मनुष्याणां मोहको दाहको भक्ष्यभोज्यलेह्याचो ष्य- 
पेयात्मकं चतुर्विधमन्नं पाचयति | एता दश वह्विकलाः सर्वात्वाद्यन्त- 
देशारगा देवताः । शीतोष्णसुखदुःखेच्छासत्त्वरजस्तमोगुणा वशिन्या- 
दिशक्तयोऽष्टौ । शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः पञ्जतन्मात्राः पञ्च पुष्पनाणा मन 
इक्षुधनुः । बश्यो बाणो रागः पाशः । द्वेषोऽङ्कुशः । अव्यक्तमहत्तत्त्वम- 
हदहंकार इति कामेश्वरीवत्रेश्वरीभगमालिन्योऽन्तस्त्रिकोणाग्रगा देवताः । 
पञ्चदशतिथिरूपेण कालस्य परिणामावलोकनस्थितिः पञ्चदश नित्या 
श्रद्धानुरूपाधिदेवता । तयोः कामेश्वरी सदानन्दघना परिपूर्णस्वात्मैक्य- 
रूपा देवता ॥2॥ 


इसीलिए श्रीचक्र शरीर में सिद्ध होता है इस देह में दो कान, दो आँखें, दो नासिकाएँ, मुख, 
उपस्थ और गुदा--ये नव द्वार हैं, वे दिव्यौघ, सिद्धौघ और मानवौघ--नवनाथ छिद्र रूप में स्थित है । 
यह श्रीचक्र भी विमला से लेकर ईशान तक की नव शक्तियो से सम्पन्न है । वाराही शक्ति इसकी पिता 
और कुरुकुल्ला बलि देवता- श्यामला इसकी माता है । देहाभ्रित धर्मादि चार पुरुषार्थ ही चार सागर 
के - में हैं । यह शरीर ही नवरत्न द्वीप है । योनिमुद्रा से लेकर सर्वसंक्षोभिणी मुद्रा तक की आधारभूत 
| भी इस द्वीप की हैं | त्वचा आदि सात धातुओं और बाहरी-भीतरी अनेक विकारों से युक्त तथा 
तरह-तरह के संकल्प-विकल्प ही इसके कल्पवृक्ष हँ । परमात्मा से भिन्न भाँति-भाँति के रमणीय तेजस 
स्वरूप का जीव ही बड़ा उद्यान है । जीभ के द्वारा आस्वाद्य मधुर-अम्ल-तिक्त-कटु-कषाय-लवण--- 
छः रस ही छ: ऋतुएँ हैं । क्रियाशक्ति ही पीठ है, कुण्डलिनी ज्ञानशक्ति ही गृह है। इच्छाशक्ति ही 
आराध्य भगवती त्रिपुरासुन्दरी है । ज्ञाता ही होता (हवन करने वाला) और ज्ञान ही अग्नि है और ज्ञातव्य 
तत्व ही होमद्रव्य है । ज्ञाता-ज्ञेय-ज्ञान की अभेद-भावना ही त्रिपुरा का (श्रीचक्र का) पूजन है । नियति 
(निर्धारण) के साथ श्रृंगार (करुण-हास्य) आदि नव रस ही अणिमादि सिद्धियो के रूप में हैं । काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, पुण्य, पाप-ये सब ब्राह्मी आदि आठ शक्तियाँ है । पृथ्वी, जल, 
तेज, वायु, आकाश, त्लक्‌, चक्षु, जिह्वा, घ्राण, वाक्‌, हस्त, पाद, गुदा, उपस्थ तथा मन के 
विकार- ये सोलह शक्तियों के रूप में है | वचन, आदान (ग्रहण), गमन, विसर्ग (मलत्याग) और 
आनन्द, जो कि क्रमश: वाक्‌, पाणि, पाद्‌, पायु और उपस्थ के विषय हैं, चे तथा उपेक्षाबुद्धि के 
` वैराग्य-प्रेम-उदासीनता--ये तीन भेद, अष्टदल की आठ़ देवताओं-अनंगकुसुमा, अनंगमेखला, 


अनंगमदना ना अनंगमदनातुरा अनंगरेखा अनंगवेगिनी छ अनंगमदनांकुशा ७. अनंगमालिनी में 
दना, अनं 9 } » अनगमदनांकुशा और अनंगमालिनी के रूप में 


भावनोपनिषत्‌ (86) 345 


हं । अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरी, वारणा, हस्तिजिह्वा, यशस्वती, अश्विनी, गान्धारी, पूषा, शंखिनी, 
RTT आर सुषुम्णा--ये चौदह नाड़ियाँ चतुर्दशार चक्र की (चौदह त्रिकोणवाले चक्र 
को) अधिष्ठाता चौदह देवताओं के रूप में हैं। वे चौदह देवताएं सर्वसंक्षोभिणी, सर्वविद्राविणी, 
सर्वाकर्षिणी, सर्वाह्णादिनी, सर्वसंमोहिनी, सर्वस्तंभिनी, सर्वजृंभिणी, सर्ववशंकरी, सर्वरंजिनी, 
सर्वोन्मादिनी, सर्वार्थसाधिनी, सर्वसंपत्तिपूरणी, सर्वमंत्रमयी, सर्वद्वन्द्रक्षयंकरी--ऐसी हैं । प्राण, अपान, 
व्यान, उदान, समान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय--ये जं! दश प्राण हैं, वे सर्वसिद्धप्रदा, 
सर्वसंपठादा, सर्वप्रियंकरी, सर्वमंगलकारिणी, सर्वकामप्रदा, सर्वदु:खविमोचिनी, सर्वविघ्ननिवारिणी, 
सर्वागसुन्दरी तथा सर्वसौभाग्यदायिनी-इस तरह बहिर्दशारचक्र की देवताएँ है । इन पूर्वोक्त वायुओं' 
(आणों) में से पहले पाँच प्राणादि वायु संसर्ग के कारण से रेचक, पाचक, शोषक, दाहक और प्लावक 
की तरह से पाँच प्रकार के जठराग्नि होते हें । और नागादि पाँच जो है वे क्षारक, उद्गारक, क्षोभक, 
जृंभक और मोहक नाम के अग्नि-रस होकर भक्ष्य, भोज्य, चोष्य, लेह्य और पेय--इन पाँच प्रकार के 
अन्नों को पचाते हैं। इन दश वायुओं से उत्पन्न होती हुई रेचकादि दश जो वह्वि कलाएं हैं, वे 
अन्तर्दशारचक्र को सर्वज्ञा, सर्वशत्तिप्रदा, सर्वश्र्यप्रदा, सर्वज्ञानमयी, सर्वव्याधिनाशिनी, सर्वाधारा, 
सर्वपापहरा, सर्वानन्दमयी, सर्वरक्षा तथा सर्वेप्सितफलप्रदा-ये देवताएँ हैं। जाड़ा, गरमी, सुख, 
दुःख, इच्छा, सत्त्व, रज, तम ही 'वशिनी' आदि आठ शक्तियाँ हैं | शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-ये 
पाँच तन्मात्राएँ ही पाँच पुष्पबाण हैं । मन ही ईख का बना धनुष्य है । वशीभूत होना ही बाण है और 
राग ही पाश हे । द्वेष ही अंकुश हे । जो अव्यक्त, महत्तत्व और अहंकार हैं, वे ही कामेश्वरी, वत्रेश्वरी 
और भगमालिनी आदि, आन्तरिक त्रिकोण के अग्रभाग में स्थित देवताएँ हैं । पंद्रह तिथियों के रूप से 
काल के परिणाम को देखने वाले श्रद्धानुरूप पंद्रह अधिदेवता हैं । वच्रेश्वरी और कामेश्वरी में प्रधान सत्‌- 
चित्‌-आनन्दस्वरूप जो है वह ब्रह्म (आत्मा) की ऐक्यरूपा देवता है । 

सलिलमिति सौहित्यकारणं सत्त्वम्‌ । कर्तव्यमकर्तव्यमिति भावनायुक्त 

उपचारः । अस्ति नास्तीति कर्तव्यता उपचारः । बाह्याभ्यन्तःकरणानां 

रूपग्रहणयोग्यताऽस्त्वित्यावाहनम्‌। तस्य बाह्याभ्यन्तःकरणानामेक- 

रूपविषयग्रहणमासनम्‌। रक्तशुक्लपदैकीकरणं पाद्यम्‌। उज्ज्वलदा- 

मोदानन्दासनदानमर्घ्यम्‌। स्वच्छं स्वतःसिद्धमित्याचमनीयम्‌। 

चिच्चन्द्रमयीति सर्वाङ्गस्त्रवणं स्नानम्‌ । चिदग्निस्वरूपपरमानन्दशक्ति- 

स्फुरणं वस्त्रम्‌ । प्रत्येकं सप्तविंशतिधा भिन्नत्वेनेच्छाज्ञानक्रियात्मक- 

ब्रहमग्रन्थिमद्रसतन्तुब्रह्मनाडी ब्रह्मासूत्रम्‌। स्वव्यतिरिक्तवस्तुसङ्गरहित- 

स्मरणं विभूषणम्‌ । स्वच्छस्वपरिपूर्णतास्मरणं गन्धः । समस्तविषयाणां 

मनसः स्थैर्येणानुसंधानं कुसुमम्‌। तेषामेव सर्वदा स्वीकरणं धूपः ! 

पवनावच्छिन्नोर्ध्वज्वलनसच्चिदुल्काकाशदेहो दीपः। समस्तयाताया- 

तवर्ज्य नैवेद्यम्‌ । अवस्थात्रयाणामकेकीकरणं ताम्बूलम्‌ | मूलाधारादा- 

ब्रह्मरन्धरपर्यन्तं ब्रह्मरन्धादामूलाधारपर्यन्तं गतागतरूपेण प्रादक्षिण्यम्‌ । 

तुर्यावस्था नमस्कारः । देहशून्यप्रमातृतानिमज्जनं बलिहरणम्‌ । सत्य- 

मस्ति कर्तव्यमकर्तव्यमौदासीन्यनित्यात्मविलापनं होमः। स्वयं 

तत्पादुकानिमज्जनं परिपूर्णध्यानम्‌ ॥3॥ त 

लीलावत्‌-सहज ही गुरु-मल और आत्माका एकीकरण करना ही कर्तव्य हे । एकीकरण न करना 

अकर्तव्य है । भावना रूप ही उपचार है, ब्रह्म है या नहीं है'--इसका अनुसन्धान करते रहना ही उपचार 








346 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


है । बाहर और भीतर के कारणों के रूप को देखने की योग्यता ही आवाहन है । बाहर और भीतर के करणां 
(इन्द्रियों) का एक साथ मिलकर विषय के ग्रहण की योग्यता होना ही आसन हे । रक्त और शुक्ल पद 
का--तमस्‌ और सत्त्व का एकीकरण करना ही पाद्य हे । उज्ज्वल (निर्मल) दामोदानन्द (आनन्दमय ब्रह्म) 
में सदेव निमग्न रहना तथा ऐसे ही ज्ञान को शिष्य को प्रदान करना ही अर्घ्य हे, स्वयं स्वच्छ और स्वत: 
अपने में रहना ही आचमन हे । चिद्रूप चन्द्रमयी शक्ति से सभी अंगों का स्रवण होना ही स्नान हे । 
चिदग्निरूप परमात्मा की शक्ति का स्फुरण होना ही वस्र है । इच्छा-ज्ञान-क्रिया, इन तीन शक्तियों के 
त्रिगुणीकरण से एक के जो सत्ताईस भेद होते हैं, तथा इच्छा-ज्ञान-क्रिया शक्ति रूप ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्रगन्थि के मध्य में स्थित सुषुम्ना नाड़ी ही ब्रह्मसूत्र है । अपने से अलग वस्तु का स्मरण न करना ही 
आभूषण हे । शुभ्रस्वरूप ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं--ऐसा स्मरण ही गन्ध है । समस्त विषयों का मन की 
स्थिरता से अनुसन्धान करना ही पुष्प है । उन्हीं का सदा स्वीकार करना धूप हे | पवनयुक्त योग के समय 
प्राण और अपान की एकता से सुषुम्ना में सत्‌-चित्‌ की उल्का (चिनगारी) है, वही देहाकाश का दीप है । 
सभी गमनागमन की क्रियाएं ही नैवेद्य हैं । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति (तीनों अवस्थाओं) का एकीकरण करना 
ही ताम्बूल है । मूलाधार से ब्रह्मरन्ध्र की ओर और ब्रहमन्धर से मूलाधार तक बार-बार आने-जाने की क्रिया 
ही प्रदक्षिणा है | तुर्यावस्था ही नमस्कार है । देह से शून्य जो चैतन्यात्मक प्रमातृता है, उसमें डूबना, 
उसका चिन्तन करते रहना ही बल आहरण है। आत्मरूप ही सत्य है'--ऐसा निश्चय करके 
कर्तव्याकर्तव्य, उदासीनता, नित्यात्मा में विलास (नित्य आत्मचिन्तन करना) ही होम (हवन) है । तथा 
स्वयं परमात्मा की पादुकाओं में निमग्न हो जाना ही परिपूर्ण ध्यान है । 


` एवं मुहूर्तत्रयं भावनापरो जीवन्मुक्तो भवति । तस्य देवतात्मैक्यसिद्द्रिः । 
चिन्तितकार्याण्ययत्नेन सिद्धयन्ति । स एव शिवयोगीति कथ्यते ॥4॥ 


इस प्रकार तीन मुहूर्त तक ऐसी भावना करने वाला साधक जीवन्मुक्त हो जाता है | परदेवता 
(ब्रह्म) के साथ उसके आत्मा की एकता की सिद्धि हो जाती है । उसके मन में सोचे हुए कार्य अनायास 
(सहजता से) ही सिद्ध हो जाते हैं। वह शिवयोगी कहलाता है । 


( कादिमनोक्तेन भावना प्रतिपादिता । 
जीवन्मु्तो भवति य एवं वेद ॥5॥ ) 


इति भावनोपनिषत्समाप्ता । 
+ 


(इस प्रकार कादिमत से श्रीचक्र की भावना का प्रतिपादन किया गया | जो यह जानता है वह 
जीवनमुक्त होता है |) 


इस प्रकार भावनोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 


शान्तिपाठः 


३» भ्रं कर्णेभिः...... देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र्र 


(87) रुद्रहृदयोपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 

इस कृष्णयजुवेंदीय उपनिषद्‌ में प्रधानतया शिव-विष्णु का अभेद बताया हे | उपनिषद्‌ 
का आरंभ शुकदेव और वेदव्यास के प्रश्नोत्तर से होता है । इस उपनिषद्‌ में सर्वप्रथम “सर्व 
देवों में श्रेष्ठ देव कौन है ?”-शुकदेव के इस प्रश्‍न के उत्तर में व्यास जी ने उस देवता का 
नाम 'रुद्र' बताया है । बाद में शिव-विष्णु का ऐक्य, आत्मा का त्रैविध्य, रुद्र का त्रिमूर्तित्व, 
रुद्रकीर्तन का माहात्म्य और फल, परा-अपरा विद्या का स्वरूप, अक्षरज्ञान से संसार की 
विनष्टि, मुमुक्षुओ के लिए प्रणव की उपासना, जीव-ईश्वर का काल्पनिक भेद और शोक, मोह 
को निवृत्ति के लिए अद्वैतञ्ञान की उपादेयता के बारे में भी क्रमानुसार कहा गया है । भेद बुद्धि 
को मिटाकर अभेद बुद्धि को पुरस्कृत करने के लिए यह उपनिषद्‌ बहुत ही उपादेय है । आज 
के भ्रान्त, संकुचित मनोदशा वाले लोगों के लिए तो यह अनिवार्यरूप से पठनीय है । 


® 


शान्तिपाठः 
३ सह नाववतु । सह नौ“मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है। 


( हदयं कुण्डली भस्मरुद्राक्षगणदर्शनम्‌। 
तारसारं महावाक्यं पञ्चब्रह्माग्निहोत्रकम्‌ । ) 
प्रणम्य शिरसा पादौ शुको व्यासमुवाच ह। 
को देवः सर्ववेदेषु कस्मिन्देवाश्च सर्वशः ॥1॥ 

(रुद्रहदय, योगकुण्डली, भस्मजाबाल, रद्राक्षजाबाल और गणपति--ये पाँच उपनिषदें प्रणव के 
मूलतत्त्व का प्रतिपादन करने वाली हैं । ब्रह्मज्ञान सम्बन्धी यज्ञ के ये ही पाँच महामंत्र कहलाते हे । ये 
ही श्रुति के महावाक्य कहे गए हैं ।) श्री शुकदेवजी ने अपने मस्तक द्वारा व्यासजी के इ 411 
करके पूछा कि--हे भगवन्‌ ! वेदों में किस देव का उल्लेख किया गया है और सभी वेदों में कौन से 
एक देव में सभी तरह से निवास करते हैं (अनुस्यूत हैं) ? (और) 


कस्य शुश्रूषणान्नित्यं प्रीता देवा भवन्ति मे । 

तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच पिता शुकम्‌ ॥2॥ 
सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवाः शिवात्मकाः । 

रुद्रस्य दक्षिणे पार्श्व रविर्बह्या त्रयोऽग्नयः ॥3॥ 
वामपार्श्चे उमा देवी विष्णुः सोमोऽपि ते त्रयः । 

या उमा सा स्वयं विष्णुर्यो विष्णुः स हि चन्द्रमाः ॥4॥ 
ये नमस्यन्ति गोविन्दं ते नमस्यन्ति शंकरम्‌ । 
येऽर्चयन्ति हरिं भक्त्या तेऽर्चयन्ति वृषध्वजम्‌ ॥5॥ 


348 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


“किस एक देव की सेवा से मुझ पर सभी देव प्रसन्न होंगे! ? शुकदेव के ऐसे वचन सुनकर पिता 
व्यासजी उनसे ऐसे वचन कहने लगे--सभी देवों के आत्मस्वरूप तो एक रुद्र हैं और अन्य सभी देव 
शिवात्मक हें । उस रुद्र के दक्षिण भाग में सूर्य, ब्रह्मा और तीन अग्नि स्थित हैं । उनके वाम पार्श्व में 
उमा देवी, विष्णु तथा सोम--ये भी तीन हें । जो उमा हैं, वह स्वयं विष्णु ही हैं जो विष्णु हैं वह चन्द्रमा 
ही हैं । जो गोविन्द को नमस्कार करते हैं, वे शंकर को ही नमस्कार करते हैं । जो लोग भक्ति से विष्णु 
की पूजा करते हैं वे वृषभध्वज भगवान्‌ शंकर की ही पूजा करते हैं । 

ये द्विषन्ति विरूपाक्षं ते द्विषन्ति जनार्दनम्‌ । 

ये रुद्रं नाभिजानन्ति ते न जानन्ति केशवम्‌ ॥6॥ 
रुद्रात्प्रवर्तते बीजं बीजयोनिर्जनार्दनः । 

यो रुद्रः स स्वयं ब्रह्मा यो ब्रह्मा स हुताशनः ॥7॥ 
ब्रह्मविष्णुमयो रुद्र अग्नीषोमात्मकं जगत्‌ । 
पुंल्लिङ्गं सर्वमीशानं स्त्रीलिङ्गं भगवत्युमा ॥8॥ 
उमारुद्रात्मिकाः सर्वाः प्रजाः स्थावरजङ्गमाः । 
व्यक्तं सर्वमुमारूपमव्यक्तं तु महेश्वरम्‌ ॥9॥ 


जो लोग भगवान्‌ विरूपाक्ष (त्रिनेत्र) शंकर से द्वेष करते हैं, वे जनार्दन विष्णु से ही द्वेष करते 
हैं । जो लोग रुद्र को नहीं जानते, वे लोग भगवान्‌ केशव को भी नहीं जानते । रुद्र से जगद्बीज 
वर्तमान होता है तो उस बीज की योनि (उद्भवस्थान) जनार्दन (विष्णु) ही हे । और जो रुद्र है, वह 
स्वयं ब्रह्मा ही है, और जो ब्रह्मा है वही अग्नि है । जो रुद्र है, वह ब्रह्माविष्णुमय ही है और यह जगत्‌ 
अग्नि और सोमरूप ही है । जो पुंल्लिंग है, वह ईशानरूप है और जो स्त्रीलिंग है वह सब उमात्मक 
है । इस तरह यह सारी प्रजा उमा और रुद्र के स्वरूप की ही है । यह स्थावरजंगम सब उमामहेश्वरात्मक 
है | इस सूष्टि में जो कुछ व्यक्त है, वह सब उमा का रूप है और जो कुछ अव्यक्त है, वह महेश्वर का 
ही स्वरूप हे । 


उमाशंकरयोगो यः स योगो विष्णुरुच्यते । 
यस्तु तस्मै नमस्कारं कुर्याद्भक्तिसमन्वितः ॥1 0॥ 
आत्मानं परमात्मानमन्तरात्मानमेव च । 
ज्ञात्वा त्रिविधमात्मानं परमात्मानमाश्रयेत्‌ ॥1 1॥ 
अन्तरात्मा भवेद्‌ ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर: । 
सर्वेषामेव भूतानां विष्णुरात्मा सनातनः ॥1 2॥ 

` अस्य त्रैलोक्यवृक्षस्य भूमौ विटपशाखिनः । 
अग्रं मध्यं तथा मूलं विष्णुब्रह्ममहेश्चराः ॥1 ३॥ 


उमा और शंकर का योग ही विष्णु कहा जाता है । जो मनुष्य इसको भक्तिपूर्वक प्रणाम करता 
है, वह आत्मा, अन्तरात्मा तथा परमात्मा तीनों का ज्ञान (ऐक्यज्ञान) प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त हो 
जाता है । अन्तरात्मा ब्रह्मा है और परमात्मा महेश्वर है । और सभी प्राणियों के आत्मा के रूप में सनातन 
विष्णु हैं तीरा लोकरूप इस वृक्ष का डालियाँ और तने ही भूमि में हँ | इसके अग्र में, मध्य में और 
अन्त में क्रमश: विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वर अवस्थित हैं | १ 


कार्य विष्णुः क्रिया ब्रह्मा कारणं तु महेश्वरः ! 
प्रयोजनार्थ रुद्रेण मूर्तिरेका त्रिधा कृता ॥1 4॥ 


रुद्रहदयोपनिषत्‌ (87) 549 


धर्मो रुद्रो जगद्विष्णु: सर्वज्ञानं पितामह: । 
श्रीरुद्र रुद्र रुद्रेति यस्तं ब्रूयाद्विचक्षणः ॥1 51 
कीर्तनात्सर्वदेवस्य सर्वपापैः प्रमुच्यते । 

रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः ॥1 6॥ 

रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः । 

रुद्रो विष्णुरुमा लक्ष्मीस्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥17॥ 

विष्णु कार्य है, ब्रह्मा क्रिया है और कारण महेश्वर है । सृष्टि के प्रयोजन के लिए ही रुद्र ने अपनी 

एक मूर्ति को तीन प्रकार की बना दिया । धर्म रुद्र हैं, जगत्‌ विष्णु हें और पितामह ब्रह्मा सर्वज्ञानरूप 
हैं । जो विचक्षण मनुष्य उन्हें हे रुद्र ! रुद्र ! रुद्र'--इस प्रकार बुलाता हे, तो उसके उस सर्वदेवात्मक 
कीर्तन से वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है । रुद्र नर है, उमा नारी है, उन नर-नारी को नमस्कार 
हो । रुद्र ब्रह्मा है तो उमा वाणी है । उन नर-नारी को नमस्कार है । रुद्र विष्णु है, तो लक्ष्मी उमा हे-- 
उन नर-नारी को नमस्कार हो । 


रुद्रः सूर्य उमा छाया तस्मै तस्यै नमो नमः । 

रुद्रः सोम उमा तारा तस्मै तस्यै नमो नमः ॥18॥ 

रुद्रो दिवा उमा रात्रिस्तस्मै तस्यै नमो नमः । 

रुद्रो यज्ञ उमा वेदिस्तस्मै तस्यै नमो नमः ॥1 9॥ 

रुद्रो बह्निरुमा स्वाहा तस्मै तस्यै नमो नमः । 

रुद्रो वेद उमा शास्त्रं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥20॥ 

रुद्रो वृक्ष उमा वल्ली तस्मै तस्यै नमो नमः । 

रुद्रो गन्ध उमा पुष्पं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥21॥ 

रुद्रोऽर्थ अक्षरः सोमा तस्मै तस्यै नमो नमः । 

रुद्रो लिङ्कमुमा पीठं तस्मै तस्यै नमो नमः ॥22॥ 

रुद्र यदि सूर्य है तो छाया उमा हे--उन नर-नारी को नमस्कार हो । रुद्र यदि सोम (चन्द्र) है, 

तो उमा तारा हे--उन नर-नारी को नमस्कार | रुद्र दिवस है तो उमा रात्रि है--उन नर-नारी को 
नमस्कार । रुद्र यदि यज्ञ है तो उमा उसकी वेदी है-उन नर-नारी को नमस्कार । रुद्र यदि अग्नि है, 
. तो उमा स्वाहा है, उन नर-नारी को नमस्कार । रुद्र यदि वेद है, तो उमा शास्त्र है, उन दोनों युगल को 
नमस्कार । रुद्र यदि वृक्ष है, तो उमा उसकी वल्ली (लता) हे--उन दोनों को नमस्कार । रुद्र यदि गन्ध 
है तो उमा पुष्प है । दोनों को बार-बार नमस्कार । रुद्र यदि अर्थ है तो उमा उसका शब्द है-दोनों को 
नमस्कार । रुद्र यदि लिंग है तो उमा उसकी पीठ है-दोनों को प्रणाम हो। 

सर्वदेवात्मकं रुद्रं नमस्कुर्यात्पृथक्पृथक्‌ । 

एभिर्मत्रपदैरेव नमस्यामीशपार्वतीम्‌॥23॥ 

यत्र यत्र भवेत्सार्धमिमं मन्त्रमुदरीयेत्‌ । 

ब्रह्महा जलमध्ये तु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥24॥ 

सर्वाधिष्ठानमद्वन्द्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 

सच्चिदानन्दरूपं तदवाङमनसगोचरम्‌ ॥2 5॥ 

तस्मिन्सुविदिते सर्व विज्ञातं स्यादिदं शुक । 

तदात्मकत्वात्सर्वस्य तस्माद्धिन्ञं नहि क्वचित्‌ ॥26॥ 


350 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इस प्रकार तरह-तरह से उस एक ही सर्वदेवात्मक रुद्र को अलग-अलग रूप में नमस्कार करना 
चाहिए । इन्हीं मन्त्रों के शब्दों से मैं शिव और पार्वती को प्रणाम करता हूँ | जहाँ-कहीं भी मनुष्य बसता 
हो, वहाँ पर भी यदि इस सार्ध मंत्र को (अर्धाली मंत्र को) जल के बीच खड़ा रहकर जपता रहे, तो 
वह ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। और अन्य सभी पापों से भी मुक्त हो जाता हे । ब्रह्म जो 
है वह सभी का अधिष्ठान (आधार) हे, वह दृन्द्रो से रहित है, वह सनातन है, सच्चिदानन्दस्वरूप हे, 
वह वाणी और मन से अगोचर (परे) है । उसको यदि अच्छी तरह से अर्थात्‌ पारमार्थिक रूप से जान 
लिया हो, तो फिर हे शुक ! सब कुछ जान ही लिया गया है, ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि यह सब 
उसका ही स्वरूप है, उससे भिन्न तो कुछ है ही नहीं । 
द्वे विद्ये वेदितव्ये हि परा चैवापरा च ते । 
तत्रापरा तु विद्यैषा ऋग्वेदो यजुरेव च ॥27॥ 
सामवेदस्तथाथर्ववेदः शिक्षा मुनीश्वर । 
कल्पो व्याकरणं चैव निरुक्तं छन्द एव च ॥28॥ 
ज्योतिषं च यथा नात्मविषया अपि बुद्धयः । 
अथैषा परमा विद्या ययात्मा परमाक्षरम्‌ ॥29॥ 
यत्तदद्रेश्यमग्राह्ममगोत्रं रूपवर्जितम्‌ । 
अचक्षुः श्रोत्रमत्यर्थं तदपाणिपदं तथा ॥30॥ 
नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं च तदव्ययम्‌। 
तद्भूतयोनिं पश्यन्ति धीरा आत्मानमात्मनि ॥311 
'परा' और 'अपरा'--ऐसी दो विद्याएँ जान लेनी चाहिए । इनमें अपरा विद्या यह है--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद तथा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छन्द और ज्योतिष तथा हे 
मुनीश्वर ! जितने अनात्मविषय हैं, वे सभी बुद्धियाँ अपरा विद्या ही है । और जो परा (परमा) विद्या है, 
वह तो परम अक्षर रूप यह आत्मा ही है । वह यह आत्मा है जो दिखाई नहीं देता, जिसका ग्रहण नहीं 
किया जा सकता, जिसका कोई गोत्र (उद्भवस्थान) नहीं होता, जिसका कोई रूप नहीं है, जो श्रोत्रादि 
रहित है, जो चक्षुरहित है और जो हाथ-पैरं से रहित है, उस नित्य, विभु, सर्वव्यापक, अति सूक्ष्म, 
अव्यय और सारे जगत्‌ के उत्पत्तिस्थान रूप परमात्मा को धीर पुरुष (महात्मा लोग) अपने ही आत्मा 
में देखते हैं। 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यो यस्य ज्ञानमयं तपः । 
तस्मादत्रान्नरूपेण जायते जगदावलिः ॥32॥ 
सत्यवद्भाति तत्सर्व रज्जुसर्पवदास्थितम्‌ । 
तदेतदक्षरं सत्यं तद्विज्ञाय विमुच्यते ॥33॥ 
ज्ञानेनैव हि संसारविनाशो सैव कर्मणा । 
श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्ठं स्वगुरुं गच्छेद्यथाविधिः ॥34॥ 
गुरुस्तस्मै परां विद्यां i 
गुहायां निहितं साक्षादक्षरं वेद चेन्नरः ॥35॥ 
छित्त्वाऽविद्यामहाग्रन्थिं शिवं गच्छेत्सनातनम्‌ । 
तदेतदमृतं सत्यं तदबोद्धव्यं मुमुक्षुभिः ॥३७॥ 


रुद्रहदयोपनिषत्‌ (87) 351 


जो सर्वज्ञ है, जो सबका मर्म जानता है, ज्ञानमय ही जिसका तप (पराक्रम) है, उसी से इस 
जगत्‌ में जड़-चेतनरूप जगत्‌ अन्नरूप में प्रकट होता है । जैसे रस्सी में साँप देखा जाता है, वैसे ही 
उसमें यह जगत्‌ सत्य की तरह देखा जाता है । पर यह सब अक्षर रूप नित्य आत्मरूप है, ऐसा 
जानकर मनुष्य मुक्त हो जाता है । इस संसार का नाश ज्ञान से ही हो सकता हे, कर्म से कभी नहीं 
होता । इसलिए ज्ञान को प्राप्त करने के लिए श्रोत्रिय और ब्रह्मनि गुरु के पास विधिपूर्वक पहुँच जाना 
चाहिए । वे गुरु उस मुमुक्षु को ब्रह्म-आत्मा के एकत्व को बताने वाली परा विद्या बताएँगे । इस प्रकार 
उस गुफा में निहित--परमसूक्ष्म--अक्षरतत्त्व को मनुष्य यदि जान लेता है, तब तो मनुष्य अविद्या की 
बड़ी ग्रन्थि (उलझन) को काटकर सनातन शिवतत्त्व को प्राप्त कर लेता है । वह जो शाश्वत सत्य है 
उसी को मुमुक्षु लोगों को जान लेना चाहिए । 
धनुस्तारं शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयो भवेत्‌ ॥37॥ 
लक्ष्यं सर्वगतं चैव शरः सर्वगतो मुखः । 
वेद्धा सर्वगतश्चैव शिबलक्ष्यं न संशयः ॥38॥ 
न तत्र चन्द्रार्कवपुः प्रकाशते न वान्ति वाताः सकला देवताश्च । 
स एष देवः कृतभावभूतः स्वयं विशुद्धो विरजः प्रकाशते ॥39॥ 
द्वौ सुपणॉ शरीरेऽस्मिञ्जीवेशाख्यौ सह स्थितौ । 
तयोर्जीवः फलं भुङ्क्ते कर्मणो न महेश्वरः ॥40॥ 
तार (प्रणव) ही धनुष है, आत्मा बाण है, ब्रह्म लक्ष्य है, ऐसा समझकर अप्रमत्त होकर, साधक 
स्वयं बाणरूप होकर लक्ष्य-ब्रह्म का वेध कर दे । यहाँ पर लक्ष्य भी सर्वव्यापक है, बाण भी सर्वव्यापक 
है (सर्वतोमुखी है), बीधने वाला भी तो सर्वव्यापक ही है, और लक्ष्य शिव है इसमें कोई सन्देह नहीं 
है। उस परमात्मा के धाम में सूर्य या चन्द्र का रूप कहीं नही हे, वहाँ वायु बहते नही हैं, वहाँ सकल 
देव भी नहीं होते | वहाँ भावना से किए हुए एक ही देव हैं, जो स्वयं विशुद्ध (निर्मल), और निष्कलंक 
होकर प्रकाशित हो रहा है । इस शरीर में जीव और ईश्वररूपी दो सुनहरे पक्षी एक ही साथ में रहते हैं । 
उन दोनों में जीव कर्मा का फल खाता है, और ईश्वर नहीं खाता । 
केवलं साक्षिरूपेण विना भोगं महेश्वरः । 
प्रकाशते स्वयं भेदः कल्पितो मायया तयोः ॥41॥ 
घटाकाशमठाकाशौ यथाकाशप्रभेदतः । 
कल्पितौ परमौ जीवशिवरूपेण कल्पितौ ॥42॥ 
तत्त्वतश्च शिवः साक्षाच्चिज्जीवश्च स्वतः सदा । 
चिच्चिदाकारतो भिन्ना न भिन्ना चित्त्वहानितः ॥43॥ 
चितश्चिन्न चिदाकाराद्धिद्यते जडरूपतः । 
भिद्यते चेज्जडो भेदश्चिदेका सर्वदा खलु ॥44॥ 
तर्कतश्च प्रमाणाच्च चिदेकत्वव्यवस्थितेः । 
चिदेकत्वपरिज्ञाने न शोचति न मुह्यति ॥45॥ 
महेश्वर तो फल खाए बिना केवल साक्षीभाव से ही रहते हैं। वह तो स्वयं प्रकाशित रहते हँ, 
उनके बीच यह भेद तो माया के द्वारा कल्पित ही है । एक ही अखण्ड आकाश के जिस तरह घटाकाश, 


352 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


मठाकाश आदि कल्पित भेद किए जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस परम तत्त्व को जीव और शिव ऐसे 
भेद (परम के ही भेद) कल्पित होते हैं । पारमार्थिक रूप से तो जो साक्षात्‌ शिव है, वही चिद्रूप, सद्रूप 
साक्षात्‌ जीव हे । उपाधि से ही चिद्‌ भिन्न हो सकता हे, स्वरूप से भिन्न नहीं हो सकता । यदि स्वरूप 
से भी भिन्न हो, तब तो दोनों चित्तत्त्वो का (जीव और ईश्वर का) नाश ही हो जाएगा । चित्‌ से चित्‌ 
की भिन्नता स्वरूपाकार से तो हो ही नही सकती परन्तु वह तो केवल जड़ उपाधि के द्वारा ही की गई 
है (उपाधि जड है) | यदि भेद दृष्टि को सही मान लिया जाए, तो वह तो जड़ ही हे । केवल एकमात्र 
चित्‌ ही तो नित्य (स्थायी, शाश्वत) है । जब वास्तविक तत्त्व के रूप से और तको (युक्तियों) के बल 
से चित्‌ शक्ति की एकमात्रता सिद्ध हो ही चुकी है, तब मनुष्य चितूशक्ति के एकत्व के विषय में भ्रान्त- 
मोहित नहीं होता और उसके लिए शोक भी नहीं करता | 

अद्वैतं परमानन्दं शिवं याति तु केवलम्‌ ॥46॥ 

अधिष्ठानं समस्तस्य जगतः सत्यचिद्घनम्‌ । 

अहमस्मीति निश्चित्य वीतशोको भवेन्मुनिः ॥47॥ 

स्वशरीरे स्वयं ज्योतिःस्वरूपं सर्वसाक्षिणम्‌ । 

क्षीणदोषाः प्रपश्यन्ति नेतरे माययावृत्ताः ॥48॥ 

एवं रूपपरिज्ञानं यस्यास्ति परयोगिनः । 

कुत्रचिद्गमनं नास्ति तस्य पूर्णस्वरूपिणः ॥49॥ 

आकाशमेकं सम्पूर्ण कुत्रचिन्नैव गच्छति । 

तद्वत्स्वात्मपरिज्ञानी कुत्रचिन्नैव गच्छति ॥50॥ 

ऐसा मनुष्य अद्वैत परमानन्द शिवतत्त्व को केवलतत्त्व को प्राप्त करता है । इस समस्त जगत्‌ के 

अधिष्ठान के रूप में वह सत्‌-चित्‌-घन तत्त्व ही हे । वह तत्त्व मैं स्वयं ही हूँ, ऐसा मानकर मुनि- 
संन्यासी शोकरहित हो जाता हे । अपने ही शरीर में स्वयं ज्योति:स्वरूप और सर्व के साक्षीरूप उस 
तत्त्व को, जिनके दोष क्षीण हो गए हैं वे ही देख सकते हैं, अन्य लोग जो कि माया के आवरण में 
हैं, वे उसे नहीं देख सकते । इस प्रकार का स्वरूपज्ञान जिस परमयोगी को हो चुका है, उसको कहीं 
भी आना-जाना नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं ही पूर्णरूप हो गया होता है । आकाश एक, अखण्ड, 
सम्पूर्ण ह वह कहीं आता-जाता नहीं है, उसी प्रकार आत्मज्ञानी भी कहीं आता-जाता नहीं है । 

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म यो वेद वै मुनिः। 

ब्रह्मैव भवति स्वस्थः सच्च्दानन्दमातृकः ॥51॥ इत्यपुनिषत्‌। 

इति रुद्रहृदयोपनिषत्समाप्ता । 
ही 
के शी पुन ह पखह्य को जानता है, वह मुनि ब्रह्म ही हो जाता है। अपने आत्मा में ही वह.स्थित 
। आर वह स्वयं सच्चिदानन्दस्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है, ऐसा यह उपनिषत्‌ कहती है । 
इस प्रकार रुद्रहदयोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
ww 


शान्तिपाठः 


39 सह नाववतु । सह नौ>-मा विद्विषावहै । ( पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्ति: ॥ भ 


श्र 


(88) योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ 
र (उपनिषत्परिचय) 

पै उपनिषत्‌ कृष्णयजुवेंदीय है । यह योगपरक उपनिषत्‌ है । इसमें कुल तीन अध्याय 
हैं। प्रथम अध्याय में प्राणायाम सिद्धि के तीन उपाय--मिताहार, आसन और शक्तिशालिनी 
मुद्रा- बताए हैं । इसके अतिरिक्त भी प्राणायाम के भेद, तीन बन्ध, योगाभ्यास में आने वाले 
विध्न, उनसे रक्षण, कुण्डलिनी का जागरण, ग्रन्थिभेदन, कुण्डलिनी का सहस्रार में प्रवेश, 
प्राणादि का विलीनीकरण, समाधि योग आदि का विशद वर्णन है । दूसरे अध्याय में खेचरी 
मुद्रा का स्वरूप, फल और सिद्धि आदि बताया गया है । तीसरे अध्याय में खेचरी सिद्धि का 
मंत्र तथा साधक को दृष्टि का उदाहरणसहित निरूपण हे । फिर प्राणायामाभ्यास से विराट्‌ रूप 
को सिद्धि, सद्गुरु के उपदेश का महत्त्व, ब्रह्म के अधिष्ठान, पह का स्वरूप, उसकी प्राप्त 
का उपाय, जीवन्मुक्ति आदि अनेक विषय इस उपनिषत्‌ में सम्मिलित हे | | 


(® 


शान्तिपाठः 
3» सह नाववतु । सह नौ"मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य हे । 
प्रथमोऽ ध्यायः 


हेतुद्वयं हि चित्तस्य वासना च समीरणः । 

तयोर्विनष्ट एकस्मिस्तदद्वावपि विनश्यतः ॥1॥ 

तयोरादौ समीरस्य जयं कुर्यान्नरः सदा । 

'मिताहारश्रासनं च शक्तिचालस्तृतीयकः ॥2॥ 

एतेषां लक्षणं वक्ष्ये श्रृणु गौतम सादरम्‌ । 

सुस्निग्धमधुराहारश्चतुर्थाशविवर्जितः ॥3॥ 

भुज्यते शिवसम्प्रीत्यै दिताहारः स उच्यते । 

आसनं द्विविधं प्रोक्तं पद्मं वज्रासनं तथा ॥4॥ 

चित्त की चंचलता के दो कारण हैं--एक है संस्कार और दूसरा है प्राण | उनमें से किसी एक 

का विनाश हो जाने पर दोनों का नाश हो जाता है । मनुष्य को चाहिए कि वह उन दोनों में से पहले 
प्राण पर विजय कर ले। प्राण पर विजय पाने के लिए तीन मार्ग हैं-मिताहार, आसन और तीसरा 
शक्तिचाल (शक्तिचालिनी मुद्रा) । हे गौतम ! में तीनों का लक्षण कह रहा हूँ। तुम आदरपूर्वक सुनो । 
जो कुछ भी शिव की प्रीति के लिए खाया जाता है, वह 'मिताहार' कहलाता है और आसन दो प्रकार 
का होता है--एक है पद्मासन और दूसरा है वज्रासन । 


23 उ०तृ० 


354 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ऊर्वोरुपरि चेद्धत्ते उभे पादतले यथा । 

पद्मासनं भवेदेतत्सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥5॥ 

वामाङिघ्रमूलकन्दाधो ह्यन्यं तढुपरि क्षिपेत्‌ । 

समग्रीवशिरःकायो वञ्रासनमितीरितम्‌ ॥6॥ 

कुण्डल्येव भवेच्छक्तिस्तां तु संचालयेद्बुधः । 

स्वस्थानादाश्रुवोर्मध्यं शक्तिचालनमुच्यते ॥7॥ 

तत्साधने द्वयं मुख्यं सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ । 

प्राणरोधमथाभ्यासादृज्ची कुण्डलिनी भवेत्‌ ॥8॥ 

दोनों उरुओं के ऊपर यदि दोनों (उल्टे-सीधे) पादतल रखे जाएँ, तब सर्व पापों का नाश करने 

वाला पद्मासन बनता है । गर्दन, मस्तक और शरीर को एक ही सीध में रखकर बाँयें पैर की एड़ी को 
सीवनी क्रे स्थान में और दायें पैर की एड़ी उसके ऊपर लगाकर उसके ऊपर बैठने से वज्रासन होता 
है । मुख्यशक्ति कुण्डलिनी ही कही गई है । चालनक्रिया के द्वारा बुद्धिमान इसे नीचे से ऊपर भ्रूकुटियों 
के मध्य तक ले आता है उसे “शक्तिचालन' कहा जाता है (वही शक्तिचालिनी मुद्रा है ।) कुण्डलिनी 
जगाने (चलाने) के मुख्यतया दो उपाय (दो साधन) कहे गए हैं-एक है सरस्वतीचालन और दूसरा 
है अभ्यास के द्वारा प्राण का निरोध करना । इस प्रकार से लिपटी हुई कुण्डलिनी सीधी हो जाती है । 


तयोरादौ सरस्वत्याश्रालनं कथयामि ते । 
अरुन्धत्येब कथिता पुराविद्धिः सरस्वती ॥9॥ 
यस्याः संचालनेनैव स्वयं चलति कुण्डली । 
इडायां वहति प्राणे बद्‌ध्वा पद्मासनं दृढम्‌ ॥1 0॥ 
द्वादशाङ्गुल दैर्घ्य च अम्बरं चतुरङ्गुलम्‌ । 
विस्तीर्य तेन तन्नाडीं वेष्टयित्वा ततः सुधीः ॥1 1॥ 
अल्नष्ठतर्जनीभ्यां तु हस्ताभ्यां धारयेद्दृढम्‌ । 
स्वशक्त्या चालयेद्वामे दक्षिणेन पुनः पुनः ॥1 2॥ 


उन दोनों में से पहले मैं तुम्हें सरस्वतीचालन' के बारे में बताता हूँ । प्राचीन काल के विद्वानों 
ने उसको अरुंधती का नाम भी दिया है | इसके संचालन से कुण्डलिनी स्वयं ही चलने लगती है जब 
कि इड़ा नाडी चल रही हो और उस समय पद्मासन लगाकर उस सरस्वती का अच्छी तरह से संचालन 
किया जाए | फिर उस नाड़ी को बारह अंगुल लम्बे और चार अंगुल चौड़े वस्र के टकड़े से लपेटना 
चाहिए । ऐसा करने के बाद नासा के दोनों छिद्रों को अंगूठे और तर्जनी के द्वारा दृढ़ता से (जोर से) 


पकड़कर अपनी इच्छाशक्ति से पहले बाँये और फिर दाहिने नासिकाछिट्र से चार-चार बार रेचक और 
पूरक करनी चाहिए । 


मुहूर्तद्वयपर्यन्त निर्भयाच्चालयेत्सुधीः । 
ऊर्ध्वमाकर्षयेत्किञ्जितसुषुम्ना कुण्डलीगताम्‌ ॥1३॥ 
तेन कुण्डलिनी तस्याः सुषुम्नाया मुखं ब्रजेत्‌ । 
जहाति तस्मात्प्राणोऽयं सुषुम्नां व्रजति स्वतः ।।1 4॥ 
तुन्दे तु ताणं कुर्याच्च कण्ठसङ्कोचने कृते । 
सरस्वत्याश्चालनेन वक्षसश्चोर्ध्वगो मरुत्‌ ॥1 5॥ 


प्रथमोऽ ध्यायः] योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ (88) 355 


सूर्येण रेचयेद्वायुं सरस्वत्यास्तु चालने । 
कण्ठसङ्कोचनं कृत्वा वक्षसश्चोर्ध्वगो मरुत्‌ ॥1 6॥ 
इस तरह निर्मल होकर दो मुहूर्तो तक (करीब सवा चार घण्टों तक) इसको चलाते रखना चाहिए 
और साथ ही कुण्डलिनी में स्थित सुषुम्ना नाड़ी को भी थोड़ा सा ऊपर खींचना चाहिए । इससे 
सरस्वतीचालन की क्रिया से कुण्डलिनी सुषुम्ना नाडी के मुख में प्रवेश करके ऊपर उठने वाली हो 
जाती हे । इसी के साथ ही साथ प्राण भी अपना स्थान छोड़कर सुषुम्ना में प्रवाहित होने लगता. है । 
कण्ठ के संकोचन करने के साथ पेट को ऊपर की ओर खींचकर रखने से इस सरस्वतीचालन के द्वारा 
वायु ऊर्ध्वगामी होकर छाती के स्थान से भी ऊपर चला जाता है । सरस्वतीचालन करते समय सूर्यनाड़ी 
(दक्षिण स्वर) के द्वारा रेचक करते हुए कण्ठ का संकोच करने से नीचे रहा हुआ वायु छाती के ऊपर 
के भाग की ओर चला जाता हे | 
तस्मात्संचालयेन्नित्यं शब्दगर्भा सरस्वतीम्‌ । 
यस्याः संचालनेनैव योगी रोगैः प्रमुच्यते ॥1 7॥ 
गुल्मं जलोदरः प्लीहा ये चान्ये तुन्दमध्यगा: । 
सर्वे तु शक्तिचालेन रोगा नश्यन्ति निश्चयम्‌ ॥1 8॥ 
प्राणरोधमथेदानी प्रवक्ष्यामि समासतः । 
प्राणश्च देहगो वायुरायामः कुम्भकः स्मृतः ॥19॥ 
स एव द्विविधः प्रोक्तः सहितः केवलस्तथा । 
यावत्केवलसिद्धिः स्यात्तावत्सहितमभ्यसेत्‌ ॥20॥ 
इसलिए शब्दमयी सरस्वती का चालन सदैव करते रहना चाहिए । इसके संचालन करने से योगी 
रोगों से मुक्त हो जाता है। इस सरस्वतीचालन से गुल्म, जलोदर, प्लीहा और पेट के अन्य जो रोग 
हैं, वे नष्ट हो ही जाते हैं । अब दूसरे प्राणरोध की बात संक्षेप में कहता हूँ--देह में स्थित वायु को प्राण 
कहा जाता है । उस वायु का जब आयाम (स्थिरीकरण) किया जाता है, तब उसे कुंभक कहा जाता है । 
उस कुंभक के दो प्रकार हें-एक “सहित' और दूसरा है 'केवल' | जहाँ तक उनमें से किवल' की 
सिद्धि हो जाए वहाँ तक “सहित” का अभ्यास करते रहना चाहिए । 
सूर्योज्जायी शीतली च भस्त्र चैव चतुर्थिका । 
भेदैरैव समं कुम्भो यः स्यात्सहितकुम्भकः ॥2 1॥ 
पवित्रे निर्जने देशे शर्करादिविवर्जिते । 
धनुः प्रमाणपर्यन्ते शीताग्निजलवर्जिते ॥2 2॥ 
पवित्रे नात्युच्चनीचे ह्यासने सुखदे सुखे । 
बद्धपद्मासनं कृत्वा सरस्वत्यास्तु चालनम्‌ ॥23॥ 
दक्षनाड्या समाकृष्य बहिष्ठं पवनं शनैः । 
यथेष्टं पूरयेद्वायुं रेचयेदिडया ततः ॥24॥ 
सूर्यभेदन, उज्जायी, शीतली और भखिका--इन चार भेदों के साथ जो कुंभक किया जाता है, 
उसे 'सहितकुंभक' कहा जाता है । पवित्र, निर्जन, कंकारादि से रहित एक धनुष जितने नाप वाले किसी 
घास-फूस ठंड-गर्मी-पानी से रहित प्रदेश में जो बहुत ऊँचा भी न हो और बहुत नीचा भी न हो ये 
सुखकारी सुखासन पर पद्मासन लगाकर सरस्वती का चालन करना चाहिए । श्वास के द्वारा धीरे- 


356 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


दाहिनी नासिका से बाहर के वायु को भीतर खीचकर भीतर पूरक करना चाहिए और फिर इडा नाड़ी 
के द्वारा उसे बाहर निकालना चाहिए । 


'कपालशोधने वापि रेचयेत्पवनं शनैः.। - 
चतुष्कं वातदोषं तु कृमिदोषं निहन्ति च ॥25॥ 
पुनः पुनरिदं कार्य सूर्यभेदमुदाहृतम्‌ । 
मुखं संयम्य नाडीभ्यामाकृष्य पवनं शनैः ॥26॥ 
यथा लगति कण्ठात्तु हृदयावधि सस्वनम्‌ । 
पूर्ववत्कुम्भयेत्प्राणं रेचयेदिडया ततः ॥27॥ 
शीर्षोदितानलहरं गलश्लेष्महरं परम्‌ । 
सर्वरोगहरं पुण्यं देहानलविवर्धनम्‌ ॥2 8॥ 

- नाडीजलोदरं धातुगतदोषविनाशनम्‌ । 
गच्छतस्तिष्ठतः कार्यमुज्जाय्याख्यं तु कुम्भकम्‌ ॥2 9॥ 

कपालशोधन क्रिया में भी धीरे-धीरे वायु का रेचन करना चाहिए । इस प्रकार करने से चारों तरह 
के वायुदोष और कृमिदोष दूर हो जाते हैं । इस प्रकार की क्रिया, जो बार-बार की जाती है, उसका नाम 
ही “सूर्यभेदन' हे । अब मुख को बन्द करके दोनों नासाछिद्रों से वायु को धीरे-धीरे इस प्रकार खींचना 
चाहिए कि उसके प्रवेश के साथ आवाज निकलती रहे । इस प्रकार हदय और कण्ठ तक वायु को पहले 
भरना चाहिए | फिर बाद में पहले की तरह कुंभक करके बाँयें नासिकाछिद्र से रेचन करना चाहिए । इस 
तरह करने से शिर की गर्मी, गले का कफ आदि दूर हो जाते हैं, जठराग्नि तेज होती है, नाड़ी, जलोदर 
और धातुरोग भी नष्ट हो जाते हैं, इस कुंभक को उज्जायी कहते हैं । यह “उज्जायी कुंभक” बैठते-उठते, 
चलते-फिरते कभी भी किया जा सकता है। 

जिह्वया वायुमाकृष्य पूर्ववत्कुम्भकादनु । 

शनैस्तु घ्राणरन्धाभ्यां रेचयेदनिलं सुधीः ॥30॥ 
गुल्मप्लीहादिकान्दोघान्क्षयं पित्तं ज्वरं तृषाम्‌ । 
विषाणि शीतली नाम कुम्भकोऽयं निहन्ति च ॥31॥ 

(सूर्यभेदन और उज्जायी का वर्णन करके अब तीसरे शीतली प्राणायाम की बात कहते हैं 
कि) शीतली प्राणायाम में जीभ के द्वार वायु को खींचकर पहले की तरह ही कुंभक करके नासिका 
से वायु को धीरे-धीरे निकालना चाहिए । इसके करने से प्लीहा, गुल्म, पित्त, ज्वर, तृषा आदि रोगों 
की शान्ति होती है । 

ततः पद्मासनं बद्ध्वा समग्रीवोदरः सुधीः । 

मुखं संयम्य यत्नेन प्राणं घ्राणेन रेचयेत्‌ ॥3 2॥ 

यथा लगति कण्ठात्तु कपाले सस्वनं ततः । 

वेगेन पूरयेत्‌ किञ्चिद्धत्पद्मावधि मारुतम्‌ ॥3 3॥ 
पुनर्विरेचयेत्तद्वत्यूरयेच्च पुनः पुनः । 

यथैव लोहकाराणां भस्त्रा वेगेन चाल्यते ॥34॥ 

तथैव स्वशरीरस्थं चालयेत्पवनं शनै: । 

यथा श्रमो भवेद्देहे तथा सूर्येण पूरयेत्‌ ॥35॥ 


प्रथमोऽध्यायः] योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ (88) 357 


(अब भस्रिका प्राणायाम की बात कही जा रही है--) भख्रिका प्राणायाम के लिए पद्मासन 
लगाकर, शरीर को गर्दनसहित सीधा रखकर, सबसे पहले मुँह बन्द करके नासिका के द्वारा वाय को 
बाहर निकालना चाहिए । फिर उसी तरह तीव्रता से वायु को भीतर खींचना चाहिए । खींचते समय वायु 
का स्पर्श, कण्ठ-तालु-सिर और हृदय को मालूम पड़ना चाहिए । फिर उसका रेचन करके फिर से पूरक 
करना चाहिए । इस तरह बार-बार वेगपूर्वक लोहार की धौंकनी की तरह वायु को खींचते-निकालते 
रहना चाहिए । इस प्रकार शरीर में रहे हुए वायु को सावधानी के साथ चलाते रहना चाहिए । जब थकान 
लगे, तब दाहिने स्वर से (सूर्य से) वायु को भीतर खींचना (पूरक करना) चाहिए । और पूरक के 
बाद-- " 

यथोदरं भवेत्पूर्ण पवनेन तथा लघु । 

धारयन्नासिकामध्यं तर्जनीभ्यां विना दृढम्‌ ॥36॥ 

कुम्भकं पूर्ववत्कृत्वा रेचयेदिडयानिलम्‌। 

कण्ठोत्थितानलहरं शरीराग्निविवर्धनम्‌ ॥37॥ 

कुण्डलीबोधकं पुण्यं पापघ्नं शुभदं सुखम्‌ । 

ब्रह्मनाडीमुखान्तस्थकफाद्यर्गलनाशनम्‌ ॥38॥ 

गुणत्रयसमुद्भूतग्रन्थित्रयविभेदकम्‌ । 

विशेषेणैव कर्तव्यं भस्त्राख्यं कुम्भकं त्विदम्‌ ॥39॥ 
“फिर तर्जनी को छोड़कर अन्य अँगुलियों से नाक को कसकर पकड़कर वायु का कुंभक करना चाहिए 
और फिर बाँयीं नासा के छिद्र से (इडा से) उसे बाहर निकाल देना चाहिए । इस प्रकार के अभ्यास से 
गले का दाह मिट जाता है, और जठराग्नि तेज हो जाती है । यह (भख्रिका) प्राणायाम कुण्डलिनी को 
जगाने वाला है । यह सुखद, पुण्यशाली और पापनाशक है । सुषुम्ना नाड़ी के मुखपर जो बाधक कफ 
आदि होते हैं, वे सभी इसके अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं । तीन गुणों से उत्पन्न हुई ग्रन्थियों को वह 
भिन्न (नष्ट) कर देता है । इसलिए इस भस्रिका प्राणायाम का विशेष अभ्यास करना चाहिए | 


चतुर्णामपि भेदानां कुम्भके समुपस्थिते । 

बन्धत्रयमिदं कार्य योगिभिरब्रीतकल्मषैः ॥40॥ 

प्रथमो मूलबन्धस्तु द्वितीयोट्टीयणाभिधः । 

जालन्धरस्तृतीयस्तु तेषां लक्षणमुच्यते ॥41॥ 

अधोगतिमपानं वै ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ । 

आकुञ्चनेन तं प्राहु्मूलबन्धोऽयमुच्यते ॥4 2॥ 

इन चारों भेदों बाले कुम्भक को करते समय निष्पाप योगियों को मूलबन्ध आदि तीन बन्ध भी 

करने चाहिए । इन तीन बन्धों में प्रथम बन्ध “मूलबन्ध' है, दूसरा बन्ध, 'उड्डीयाणबन्ध' हे और तीसरा 
'जालन्थरबन्ध' है । अब उन बन्धों का लक्षण कहा जा रहा हे--जिस बन्ध में नीचे की गति वाले 
अपानवायु को बलपूर्वक ऊपर खींचा जाता है, गुदा को संकोच करके की जाने वाली उस क्रिया 
को 'मूलबन्ध' कहा जाता है | 


अपाने चोध्वंगे याते संप्राप्ते वह्लिमण्डले । 
ततोऽनलशिखा दीर्घा वर्धते वायुना हता ॥4 3॥ 


358 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ततो यातौ बह्यपानौ प्राणमुष्णस्वरूपकम्‌ । 
तेनात्यन्तप्रदीप्तेन ज्वलनो देहजस्तथा ॥441 
तेन कुण्डलिनी सुप्ता संतप्ता सम्प्रबुध्यते । 
दण्डाहतभुजङ्घीव निःश्वस्य ऋजुतां व्रजेत्‌ ॥45॥ 
अपानवायु ऊँचे जाकर जब वह्लिमण्डल के साथ योग करता है, तब उस वायु से आहत होकर 
(टकराकर) वह अग्नि बहुत ही तेज बन जाती है । बाद में उष्णस्वरूप वाले प्राण में अग्नि और अपान 
के मिल जाने पर उसके प्रभाव से देह से उत्पन्न हुए सब विकार जल जाते हैं। बाद में अग्नि के ताप 
से सोती हुई कुण्डलिनी जाग जाती है और फटकारी हुई नागिन की भाँति फुत्कार करती हुई सीधी हो 
जाती है। 
बिलप्रवेशतो यत्र ब्रह्मनाड्यन्तरं व्रजेत्‌ । 
तस्मान्नित्यं मूलबन्धः कर्तव्यो योगिभिः सदा ॥46॥ 
उस समय वह अग्नियुक्त (तपी हुई) कुण्डलिनी जैसे गुहा में प्रवेश करती हो, इस तरह सुषुम्ना 
नाड़ी के भीतर प्रवेश कर जाती है । इसलिए इस मूलबन्ध का अभ्यास योगियों को सदैव करते रहना 
चाहिए । 
कुम्भकान्ते रेचकादौ कर्तव्यस्तूड्टियाणकः । 
बन्धो येन सुषुम्नायां प्राणस्तूड्डीयते यतः ॥47॥ 
तस्माहुड्डीयणाख्योऽयं योगिभिः समुदाहृतः । 
सति वञ्रासने पादौ कराभ्यां धारयेद्दृढम्‌ ॥4 8॥ 
गुल्फदेशसमीपे च कन्दं तत्र प्रपीडयेत्‌ । 
पश्चिमं ताणमुदरे धारयेद्धदये गले ॥49॥ 
शनैः शनैर्यदा प्राणस्तुन्दसन्धिं निगच्छन्ति । 
तुन्ददोषं विनिर्धूय कर्तव्यं सततं शनैः ॥50॥ 
जब कुंभक करके रेचक किया जाता है, उसके पहले उड्डीयाणबन्ध किया जाता है । इसके करने 
से यह प्राण सुषुम्ना नाड़ी के भीतर ऊपर चढ़ता जाता है | इसलिए योगी लोग इसे 'उड्डीयाणबन्ध' 
कहते हैं । इसके लिए वज्रासन में बैठकर पैरों पर दोनों हाथों को बलपूर्वक लगाना चाहिए । जहाँ टखना 
रखा जाता है, उसके नजदीक कन्द को दबाना चाहिए और पेट को ऊपर की ओर खींचते हुए, गले 
और हृदय को भी तनाव देते हुए खींचना चाहिए । इस प्रकार प्राण धीरे-धीरे पेट की सन्धियों में प्रविष्ट 


हो जाता है | इससे पेट के सभी विकार दूर हो जाते हैं । इसलिए इस उड्डीयाणबन्ध की क्रिया को भी 
सतत करते रहना चाहिए | 


पूरकान्ते तु कर्तव्यो बन्धो जालन्धराभिधः । 
कण्ठसङ्कोचरूपोऽसौ वायुमार्गनिरोधकः ॥51॥ 
अधस्तात्कुञ्चनेनाशु कण्ठसङ्कोचने कृते । 


मध्ये पश्चिमताणेन स्यात्प्राणो ब्रह्मनाडिगः ॥5 2॥ 


पूर्वोक्तेन क्रमेणेव सम्यगासनमास्थितः । 


चालनं तु सरस्वत्याः कृत्वा प्राणं निरोधयेत्‌ ॥5३॥ 


प्रथमोऽध्यायः] योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ (88) 359 


_ पूरक के अन्त में वायु को रोकने के लिए गुदा का संकोच करके कण्ठ का संकोच किया जाता 
हैं, तब 'जालन्धर' नाम का बन्ध होता है । मूलबन्ध के द्वारा नीचे के गुदा भाग का संकोचन करके 
कण्ठसंकोचन करना चाहिए, अर्थात्‌ जालन्धरबन्ध करना चाहिए । फिर बीच के भाग में (पेट में)" 
उड्डियाणबन्ध के द्वारा प्राणवायु को खींचना चाहिए । इसी प्रकार से प्राण को सब तरफ से रोकने से 
वह सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ऊर्ध्वगामी होता हे । पूर्वोक्त विधि के अनुसार अच्छी तरह से आसन 
पर बैठकर 'सरस्वतीचालन' के द्वारा भी प्राणों का निरोध करना चाहिए । 

प्रथमे दिवसे कार्य कुम्भकानां चतुष्टयम्‌ । 

प्रत्येकं दशसंख्याकं द्वितीये पञ्चभिस्तथा ॥54॥ 

विंशत्यलं तृतीयेऽह्नि पञ्चवृद्धया दिनेदिने । 

कर्तव्यः कुम्भको नित्यं बन्धत्रयसमन्वितः ॥55॥ 

दिवा सुप्तिर्निशायां तु जागरादतिमैथुनात्‌ । 

बहुसङ्क़्मणं नित्यं रोधान्मूत्रपुरीषयोः ॥56॥ 

विषमासनदोषाच्च प्रयासप्राणचिन्तनात्‌ । 

शीघ्नमुत्पद्यते रोगः स्तम्भयेद्यदि संयमी ॥57॥ 


चारों प्रकार के कुंभक को पहले दिन चार-चार बार किया जाता है । और दूसरे दिन कुंभक को 
पद्रह-पंद्रह बार किया जाता है । तीसरे दिन बीस-बीस बार करने का अभ्यास करना चाहिए | इस तरह 
तीनों प्रकार के कुम्भकों का प्रतिदिन पाँच-पाँच की संख्या बढ़ाकर अभ्यास करना चाहिए । दिन में 
सोना, रात को जागना, अति मैथुन करना, मल-मूत्र के वेग को रोकना, ज्यादा चलना, आसनों का 
योग्य रीति से अभ्यास न करना, प्राणायामक्रिया में बहुत बल लगाना तथा चिन्तित रहना--इन सब 
दोषों के कारण साधक जल्दी ही रोगी हो जाता है । 


योगाभ्यासेन मे रोग उत्पन्न इति कथ्यते । 

ततोऽभ्यासं त्यजेदेवं प्रथमं विघ्नमुच्यते ॥58॥ 

द्वितीयं संशयाख्यं च तृतीयं च प्रमत्तता । 

आलस्याख्यं चतुर्थं च निद्रारूपं तु पञ्चमम्‌ ॥59॥ 

षष्ठं तु विरतिर्भ्रान्तिः सप्तमं परिकीर्तितम्‌ । 

विषयं चाष्टमं चैव अनाख्यं नवमं स्मृतम्‌ ॥6 0॥ 

अलब्धिर्योगतत्त्वस्य दशमं प्रोच्यते बुधैः । 

इत्येतद्विघ्नदशकं विचारेण त्यजेद्बुधः ॥61॥ 

यदि कोई साधक ऐसा कहे कि--योगाभ्यास से मुझे रोग उत्पन्न हो गया है” और ऐसा कहकर 

योग को छोड़ दे, तो वह योग का प्रथम विघ्न कहा जाता हे । दूसरा विघ्न संशय नाम का है ः तीसरा 
विघ्न प्रमत्तता है, चौथा विघ्न आलस्य है और पाँचवाँ विघ्न निद्रारूप है, छठा विघ्न साधना में प्रेम न 
होना है, और सातवाँ विघ्न भ्रान्ति (भ्रम) है, आठवा विघ्न विषय में आसक्तिरूप है, नवम विघ्न 
अनाख्य (अप्रसिद्ध) है और दसवाँ विघ्न योगतत्त्व की अलब्धि (अलाभ) है--ऐसा ज्ञानीजन कहते हैं । 
ज्ञानी को चाहिए कि वह विचार के द्वारा योग के इन दशौं विघ्नों को वह छोड़ दे। 


प्राणाभ्यासस्ततः कार्या नित्यं सत्त्वस्थया धिया । 
सुषुम्ना लीयते चित्तं तथा वायुः प्रधावति ॥62॥ 


360 अ उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


शुष्के मले तु योगी च स्यादगतिश्वलिता ततः । 

अधोगतिमपानं वै ऊर्ध्वगं कुरुते बलात्‌ ॥63॥ 

आकुञ्चनेन तं प्राहुर्मूलबन्धोऽयम्ुच्यते । 

अपानश्चोर्ध्वगो भूत्वा वह्विना सह गच्छति ॥641 

इसलिए सत्त्वमयी दृष्टि से सोचते हुए साधक को सदैव प्राणायाम का अभ्यास करते ही रहना 

चाहिए । इससे सुषुम्ना में चित्त लीन हो जाता है और इससे प्राणों का प्रवाह चलने लगता है । जब 
मल पूर्णरूप से शुष्क (शोधित) हो जाता है, तभी और जब प्राण प्रवाहित होने लगें तभी योगी को 
अपान को ऊर्ध्वगामी बनाना चाहिए, उसके पहले नहीं । प्राण की ऊर्ध्वगति के लिए गुदा के आकुंचन 
को ही मूलबन्ध कहा जाता है | इसमें अपान वायु ऊँचे चढ़कर अग्नि के साथ में मिलकर ऊपर की 
ओर जाता है। 


प्राणस्थानं ततो बह्निः प्राणापानौ च सत्वरम्‌ । 
मिलित्वा कुण्डलीं याति प्रसुप्ता कुण्डलाकृतिः ॥65॥ 
तेनाग्निना च सन्तप्ता पवनेनैव चालिता । 
प्रसार्य स्वशरीरं तु सुषुम्ना वदनान्तरे ॥6 6॥ 
ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा रज्जोगुणसमुनद्भवम्‌। 
` सुषुम्नावदने शीघ्र विद्युल्लेखेव संस्फुरेत्‌ ॥67॥ 
विष्णुग्रन्थिं प्रयात्युच्चैः सत्वरं हृदि संस्थिता । 
ऊर्ध्वं गच्छति यच्चान्ते रुद्रग्रन्थिं तदुद्भवम्‌ ॥68॥ 
जब वह अग्नि प्राणस्थानं में पहुँचती है और प्राण तथा अपान दोनों मिलकर कुण्डलिनी से 
मिलते हैं, उस समय उसकी गरमी से तप्त होकर तथा वायु के बार-बार के दबाव से कुण्डलिनी सीधी 
होकर सुषुम्ना के मुँह पर आ जाती है और उसमें प्रवेश करती हे । तब वह कुण्डलिनी शक्ति 
रजोगुणोत्पादित..ब्रहाग्रन्थि का भेदन करके बिजली की रेखा की भाँति सुषुम्ना के मुख में ऊर्ध्वगमन 
करती है अर्थात्‌ प्रवेश करती है । और वहाँ से शीघ्र ही हृदयचक्र में स्थित विष्णुग्रन्थि का भेदन करके 
और भी आगे ऊपर आज्ञाचक्र में रुद्रग्रन्थि तक पहुँच जाती है | 
भ्रुवोर्मध्यं तु सम्भिद्य याति शीतांशुमण्डलम्‌। 
अनाहताख्यं यच्चक्रं दलैः षोडशभिर्युतम्‌ ॥69॥ 
तत्र शीतांशुसञ्जातं द्रवं शोषयति स्वयम्‌ । 
चलिते प्राणवेगेन रक्तं पित्तं रवर्ग्रहात्‌ ॥70॥ 
यातेन्दुचक्रं यत्रास्ते शुद्धश्लेष्पद्रवात्मकम्‌ । 
ततत्र सिक्तं ग्रसत्युष्णं कथं शीतस्वभावकम्‌ ॥7 1॥ 
-तथैव रभसा शुक्लं चन्द्ररूपं हि तप्यते । 
उर्ध्व प्रवहति क्षुब्धा तदैवं भ्रमतेतराम्‌ ॥72॥ 


श्रूकुटयों के बीच आज्ञाचक्र का भेदन करके वह चन्द्रस्थान में पहुँच जाती है, जहाँ पर सोलह - 
दल वाला अनाहतचक्र अवस्थित है । वह कुण्डलिनी शक्ति वहाँ पर चन्द्र से द्रवित होते दत 5 
को सुखाकर प्राणवायु के वेग से गतिशील हो जाती है तथा रक्त और पित्त को सूर्य से मिलकर ग्रहण 
करती है | फिर चन्द्र चक्र में गई हुई वह जहाँ शुद्ध शलेष्मा द्रवस्वरूप में (प्रवाही रूप में) होता है, 


प्रथमोऽध्यायः] योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ (88) 361 


वहाँ उस रस पदार्थ को--प्रवाहिता को सोख कर उसे गरम कर देती है, और इस तरह वहाँ शीतलता 
नहीं रह जाती | उसी तरह तब वह उस शुक्लरूप चन्द्रमा को भी तपा देती है तथा क्षुब्ध होकर ऊपर 
घूमा करती है । 

तस्यास्वादवशाच्चित्तं बहिष्ठं विषयेषु यत्‌ । 

तदेव परमं भुक्त्वा स्वस्थः स्वात्मरतो युवा ॥73॥ 

प्रकृत्यष्टकरूपं च स्थानं गच्छति कुण्डली । 

क्रोडीकृत्य शिवं याति क्रोडीकृत्य विलीयते ॥74॥ 

इत्यधोर्ध्वरजंः शुक्लं शिवे तदनु मारुतः । 

प्राणापानौ समौ याति सदा, जातौ तथैव च ॥7 7॥ 

भूतेऽल्पे चाप्यनल्पे वा वाचके त्वतिवर्धते । 

धावयत्यखिला वाता अग्निमूषाहिरण्यवत्‌ ॥76॥ 6 

उस स्थिति में मन को जो अमृतरसास्वाद मिलता है इससे वह मन, जो कि पहले बाह्य विषयों 

में भोगलीन था, अब अन्तर्मुखी होकर अपने में ही रहने वाले अपने आत्मा में आनन्द का अनुभव 
करने लगता है । इस तरह यह कुण्डलिनीशक्ति आठ प्रकृतियो में से व्याप्त होती हुई अन्त में शिव से 
एकाकार होती है और उन्हीं में विलीन हो जाती है । (आठ प्रकृतियाँ--पाँच तत्त्व और मन, बुद्धि, 
अहंकार हैं) इस प्रकार अध:स्थित रज और ऊर्ध्वस्थित सत्त्व भी वायुवेग से शिव में मिल जाते हैं । और 
प्राण तथा अपान भी शिव में मिल जाते हैं, क्योंकि उन्हें समान रूप से उत्पन्न होने वाला कहा गया 
है । जिस प्रकार सोना अग्नि से गल कर चारों तरफ फैल जाता है, ठीक उसी प्रकार यह पाँचभौतिक 
देह भी तो, भले छोटा हो या बड़ा, परन्तु कुण्डलिनी की गरमी पाकर वह दिव्यशक्ति पूरे शरीर में फैल 
जाती है । 


आधिभौतिकदेहं तु आधिदेविकविग्रहे । 

देहोऽतिविमलं याति चातिवाहिकतामियात्‌ ॥7 7॥ 

जाड्यभावविनिर्मुक्तममलं चिन्मयात्मकम्‌ । 

तस्यातिवाहिकं मुख्यं सर्वेषां तु मदात्मकम्‌ ॥7 8॥ 

जायाभवविनिर्मुक्तिः कालरूपस्य विभ्रमः । 

इति तं स्वरूपा हि मती रज्जुभुजङ्गवत्‌ ॥79॥ 

मृषैवोदेति सकलं मृषैव प्रविलीयते । 

रौप्यबुद्धिः शुक्तिकायां स्त्रीपुंसो्रमतो यथा ॥80॥ 

इस कुण्डलिनी दिव्यशक्ति के प्रभाव से यह आधिभौतिक देह आधिदेविक देह में रूपान्तरित हो 

जाता है । यह शरीर अत्यन्त पवित्र होकर सूक्ष्म शरीर की तरह हो जाता है । वह जडता के भाव को 
छोड़कर अत्यन्त चिन्मय स्वरूप हो जाता है | इसके (साधक के) सिवा अन्य शरीर तो (अन्य लोगों 
के शरीर तो) आज्ञानग्रस्त ही रहते हैं। पर उस साधक को तो अपने स्व” की जानकारी हो जाती है। 
तब वह भवबन्धन (आवागमन) से मुक्त हो जाता है। वह काल के पाश से मुक्त हो जाता है । रस्सी 
में साँप, सीप में रजत और पुरुष में खा के भ्रम की तरह यह सब कुछ मिथ्या ही उत्पन्न होता है और 


मिथ्या ही दिखाई देता है । 


362 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


पिण्डब्रह्याण्डयोरैक्यं लिङ्गसूत्रात्मनोरपि । 

स्वापाव्याकृतयोरैक्यं स्वप्रकाशचिदात्मनोः ॥81॥ 

शक्तिः कुण्डलिनी नाम बिसतन्तुनिभा शुभा । 

मूलकन्दं फणाग्रेण दृष्ट्वा कमलकन्दवत्‌ ॥82॥ 

मुखेन पुच्छं संगृह्य ब्रह्मरन्धसमन्विता । 

पद्मासनगतः स्वस्थो गुदमाकुङ्् साधकः ॥83॥ 

वायुमूर्ध्वगतं कुर्वन्कुम्भकाविष्टमानसः । 

वाय्वाघातवशादग्निः स्वाधिष्ठानगतो ज्वलन्‌ ॥84॥ 

इस प्रकार पिण्ड और ब्रह्माण्ड, सूक्ष्म शरीर और सूत्रात्मा के एकाकार होने से अपनी आत्मा 

और परम चैतन्य की एकता का ज्ञान हो जाता है । कुण्डलिनी शक्ति कमल के नाल की तरह होती है । 
वह कमलकन्द जैसे ही मूलकन्द को फणा के अग्रभाग से देखकर अपने पुच्छ को मुंह में डालकर 
सुषुम्ना नाड़ी के द्वार (ब्रह्मरन्ध्र) को ढँककर सोयी-सी पड़ी हुई हे । इसके जागरण के लिए पद्मासन 
में बैठकर गुदा को ऊपर की ओर खींचकर, कुंभक करके वायु को ऊपर की ओर ले जाकर वायु के 
आघात से स्वाधिष्ठानचक्र में स्थित अग्नि को प्रज्वलित कर देना चाहिए । 


ज्वलनाघातपवनाघातैरुन्निद्रितोऽहिराट्‌ । 
ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा विष्णुग्रन्थिं भिनत्त्यतः ॥8 5॥ 
रुद्रग्रन्थिं च भित्त्वैव कमलानि भिनत्ति षट्‌ । 
सहसत्रकमले शक्तिः शिवेन सह मोदते ॥86॥ 
सैवावस्था परा ज्ञेया सैव निर्वृतिकारिणी ॥87॥ इति । 
इति प्रथमोऽध्याय । 
ऐसा करने से अग्नि और वायु के आघात से सोई हुई कुण्डलिनी आग्रत्‌ होकर ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र 
इन तीनों अन्थियों का भेदन करके छहों चक्रों का भेदन करती हुई सहस्रार कमल तक पहुँच जाती है, 
और वहाँ वह शक्ति शिव के साथ आनन्द प्राप्त करती है । यह अवस्था परमानन्द मुक्तिदायक होती है । 
यहाँ प्रथम अध्याय पूरा हुआ । 
श्र 


द्वितीयो5 ध्यायः 


अथाहं सम्प्रवक्ष्यामि विद्यां खेचरिसंज्ञिकाम्‌ । 
यथा विज्ञानवानस्या लोकेऽस्मिन्नजरोऽमरः ॥1॥ 
मृत्युव्याधिजराग्रस्तो दृष्ट्वा विद्यामिमां मुने । 
बुद दृढतरां कृत्वा खेचरीं तु समभ्यसेत्‌ ॥2॥ 
जःशत्युगदघ्नो यः खेचरी वेत्ति भूतले । 
ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव तदभ्यासप्रयोगतः ॥३॥ 

तं मुने सर्वभावेन गुरु मत्वा समाश्रयेत्‌ । 

दुर्लभा खेचरी विद्या तदभ्यासोऽपि दुर्लभः ॥4॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ (88) 363 


में अब खेचरी विद्या को कहुँगा । इस विद्या को जानकर मनुष्य अजर और अमर हो सकता है 

हे मुनि ! यदि कोई मृत्यु, व्याधि या जरा से पीड़ित मनुष्य हो तो इस विद्या (खेचरी विद्या) को पाकर 
दृढ़तर बुद्धि से इसका अभ्यास करना चाहिए । जरा, मृत्यु और रोग--इदका नाश करने वाली इस 
खेचरी विद्या को जो मनुष्य इस भूतल में ग्रन्थों से मर्मसहित जानता है, उसे हे मुनि ! गुरु मानकर 
उसका आश्रय लेकर यह विद्या सीखनी चाहिए । क्योंकि यह खेचरी विद्या दुर्लभ है और उसका अभ्यास 
भी दुर्लभ है । 

अभ्यासं मेलनं चैव युगपन्नैव सिद्धयति । 

अभ्यासमात्रनिरता न विन्दन्ते ह मेलनम्‌ ॥5॥ 

अभ्यासं लभते ब्रह्मञ्जन्मजन्मान्तरे क्वचित्‌ । 

मेलनं तत्तु जन्मनां शतान्तेऽपि न लभ्यते ॥6॥ 

अभ्यासं बहुजन्मान्ते कृत्वा तद्भावसाधितम्‌ । 

मेलनं लभते कश्चिद्योगी जन्मान्तरे क्वचित्‌ ॥7॥ 

यदा तु मेलनं योगी लभते गुरुवक्त्रतः । 

तदा तत्सिद्द्रिमाप्नोति यदुक्ता शास्त्रसन्ततौ ॥8॥ 


इस खेचरी विद्या का अभ्यास और साधना--दोनों एक साथ सिद्ध नहीं होते | इसका केवल 
अभ्यास करने वाले लोग सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकते । हे ब्रह्मन्‌ ! इस विद्या का अभ्यास तो कहीं 
जन्मजन्मान्तर से प्राप्त हो सकता है, परन्तु इसकी सिद्धि तो सैंकड़ों जन्मों के बाद भी प्राप्त नहीं होती । 
जब कोई योगी गुरु के मुख से मेलनमंत्र को प्राप्त कर लेता है तो सभी शास्रं में कही गई सभी सिद्धियाँ 
प्राप्त कर लेता है | बहुत जन्मों के बाद अभ्यास भावसहित करके योगी बाद में सिद्धि पाता है । 
ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव मेलनं लभते यदा । 
तदा शिवत्वमाप्नोति निर्मुक्तः सर्वसंसृतेः ॥9॥ 
शास्त्रं विनापि सम्बोद्धुं गुरवोऽपि न शक्नुयुः । 
तस्मात्सुदुर्लभतरं लभ्यं शास्त्रमिदं मुने ॥10॥ 
यावन्न लभ्यते शास्त्रं तावदगां पर्यटेद्यतिः । 
यदा संलभ्यते शास्त्रं तदा सिद्धिः करे स्थिता ॥1 1॥ 
न शास्त्रेण विना सिद्धिर्दृष्टा चैव जगत्त्रये । 
तस्मान्मेलनदातारं शास्त्रदातारमच्युतम्‌ ॥1 2॥ 
तदभ्यासप्रदातारं शिवं मत्वा समाश्रयेत्‌ । 
लब्ध्वा शास्त्रमिदं मह्यमन्येषां न प्रकाशयेत्‌ ॥1 3॥ 
जब साधक ग्रन्थों से और रहस्यों से युक्त सिद्धि को प्राप्त करता है, तब वह इस सारे संसार 
से मुक्ति पाकर शिवत्व को प्राप्त करता है । शास्त्र के बिना तो गुरुजन स इसका ज्ञान कराने में अशक्त 
- हैं। इसलिए हे मुनि ! शास्त्र तो बहुत ही दुर्लभ माने गए हैं। (शाखं का प्राप्त करना मुश्किल है ।) 
यह शास्र जहाँ तक न मिले वहाँ तक साधक को उसे पाने के लिए पृथ्वी पर भटकते रहना चाहिए। 
और जब शास्त्र मिल गया होता है, तब तो सिद्धि हाथ ही में आ गई है, ऐसा समझ लेना चाहिए । 
इन तीनों भुवनों में शाखं के बिना तो सिद्धि कहीं भी नहीं देखी गई है । इसलिए सिद्धि देने वाले शास्रो 


364 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


को देने वाले गुरु को अच्युत और शिव की प्रतिमूर्ति मानकर उनका आश्रय लेना चाहिए । यह महनीय 
ज्ञान प्राप्त करके अन्य अनधिकारियों के आगे इसे प्रकाशित नहीं कर देना चाहिए । 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन गोपनीयं विजानता । 
यत्रास्ते च गुरुब्रहान्दिव्ययोगप्रदायकः ॥1 4॥ 
तत्र गत्वा च तेनोक्तविद्यां संगृह्य खेचरीम्‌ । - 
तेनोक्तः सम्यगभ्यासं कुर्यादादावतन्द्रितः ॥1 5॥ 
अनया विद्यया योगी खेचरीसिद्धिभाग्भवेत्‌ । 
खेचर्या खेचरी युञ्जन्खेचरीबीजपूरया ॥16॥ 
खेचराधिपतिर्भूत्वा खेचरेषु सदा वसेत्‌ । 
खेचरावसथं वह्निमम्बुमण्डलभूषितम्‌ ॥17॥ 
इसलिए इस विद्या को जानने वाले को प्रयत्नपूर्वक यह ज्ञान गोपनीय रखना चाहिए । और जहाँ 
पर इस दिव्य ज्ञान को देने वाले गुरु रहते हों, वहाँ जाकर, उनकी दी हुई विद्या को मन में अच्छी तरह 
से ग्रहण करके (अर्थात्‌ खेचरी का संग्रहण करके) गुरु के द्वार आदिष्ट किए गए शिष्य को पहले तो 
अतन्द्रित होकर (आलस्यरहित होकर) अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए । इस विद्या से योगी खेचरी 
सिद्धि को प्राप्त करने वाला होता है । इसलिए खेचरी विद्या का अभ्यास खेचरी मंत्र के बीज के साथ 
करना चाहिए । इस प्रकार से सिद्ध मुनि खेचरों का अर्थात्‌ आकाश में विहार करने वालों का अधिपति 
होकर आकाश में बसता है । खेचरी के बीजमंत्र में खेचर का बीज 'ह'कार और आवसथ का बीज 
इकार, अग्नि का रूप "कार और जल का रूप 'बिन्दु' है । (इन सबका योग 'ही” होता है ।) 
आख्यातं खेचरीबीजं तेन योगः प्रसिध्यति । 
सोमांशनवकं वर्ण प्रतिलोमेन चोद्धरेत्‌ ॥18॥ 
तस्मात्‌ त्र्यंशकमाख्यातमक्षरं चन्द्ररूपकम्‌ । 
तस्मादप्यष्टमं वर्ण विलोमेन परं मुने ॥19॥ 
तथा तत्परमं विद्धि तदादिरपि पञ्चमी । 
इन्द्रोश्च बहुभिन्ने च कूटोऽयं परिकीर्तितः ॥20॥ ह 
इसी बोजमंत्र,से. खेचरी योग सिद्ध होता है । इसके आगे चन्द्रबीज--स होता है । इसके उल्टे 
गिनने पर नवम अक्षर पर भ' हे । पुन: चन्द्रबीज--सकार है | इसके उल्टे गिनने पर आठवा अक्षर 
पर 'म' है। इससे पाँच अक्षर उल्टा गिनने पर 'प' है । पुन: चन्द्रबीज 'स'कार है और संयुक्त वर्ण क्ष' 
सबसे अन्तिम वर्ण है । (इस तरह हीं भं सं मं पं सं क्षे ऐसा खेचरी मंत्र होता है ।) 
गुरूपदेशलभ्यं च सर्वयोगप्रसिद्धिदम्‌ |: 
यत्तस्य देहजा माया निरुद्धकरणाश्रया ॥21॥ 
स्वप्नेऽपि न लभेत्तस्य नित्यं द्वादशजप्यत: । 
य इमां पञ्च लक्षाणि जपेदपि सुयन्त्रितः ॥221 
तस्य श्रीखेचरीसिद्धिः स्वयमेव प्रवर्तते । 
नश्यन्ति सर्वविघ्नानि प्रसीदन्ति च देवता: ॥23॥ 
वलीपलितनाशश्च भविष्यति न संशयः । ५ 
एवं लब्ध्वा महाविद्यामभ्यासं कारयेत्ततः ॥24॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ (88) 365 


गुरु के उपदेश के द्वारा प्राप्त किए गए इन सभी योगों की सिद्धि देने वाले ज्ञान से देह में उत्पन्न 
हुई यह माया अपने आश्रयरूप कारण के साथ रुक जाती है, उस सिद्ध में वह असर नहीं करती । रोज. . 
बारह बार इसका जप करने वाले को यह (पूर्वोक्त) फल मिल जाता है । ऐसे पुरुष को स्वप्न में भी माया 
नहीं लगती । जो मनुष्य इस मंत्र का नियमपूर्वक पाँच लाख बार जप करता है उसको खेचरी आप ही 
आप सिद्ध हो जाती है तथा उसके जीवन की सभी आपदाएँ दूर हो जाती हैं । और उसे देवताओं की 
प्रसन्नता भी मिलती हे । उसके शरीर में पड़ी हुई झुर्रियाँ तथा पलित (सफेद) केश भी समाप्त हो जाते 
हैं (वह फिर से जवान हो जाता है ।) इसमें कोई सन्देह नहीं है । इसलिए इस महाविद्या का ठीक तरह 
से अभ्यास करना चाहिए । 
अन्यथा क्लिश्यते ब्रह्मन्न सिद्धिः खेचरीपथे । 
यदभ्यासविधौ विद्यां न लभेद्यः सुधामयीम्‌ ॥25॥ 
ततः संमेलकादौ च लब्ध्वा विद्यां सदा जपेत्‌ । 
नान्यथा रहितो ब्रह्मन्न किंचित्सिद्धिभाग्भवेत्‌ ॥26॥ 
यदिदं लभ्यते शास्त्रं यदा विद्यां समाश्रयेत्‌ । 
ततस्तदोदितां सिद्धिमाशु तां लभते मुनिः ॥27॥ 
तालुमूलं समुत्कृष्य सप्तवासरमात्मवित्‌ । 
स्वगुरूरक्तप्रकारेण मलं सर्व विशोधयेत्‌ ॥2 8॥ 
ऐसा नहीं करने पर तो खेचरी की सिद्धि नहीं होती । हे ब्रह्मन्‌ ! उल्टे कष्ट ही उठाने पड़ते हैं | 
ठीक तरह से अभ्यास कर लेने के बाद भी यदि सिद्धि प्राप्त हो, तो मार्गदर्शक गुरु के द्वारा बताए 
गए मार्ग का त्याग नहीं करना चाहिए । निरन्तर उसका जाप करते ही रहना चाहिए । हे ब्रह्मन्‌ ! योग्य 
मार्गदर्शक के बिना तो सिद्धि मिलनी असंभव है । सबसे पहले साधक को गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार 
तालु-स्थान के मूल प्रदेश को सात दिनों तक घिसते रहना चाहिए | इससे उसकी सारी मलिनता चली 
जाएगी । 
स्नुहिपत्रनिभं शस्त्रं सुतीक्ष्णं स्निग्धनिर्मलम्‌। 
समादाय ततस्तेन रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥29॥ 
हित्वा सैन्धवपथ्याभ्यां चूर्णिताभ्यां प्रकर्घयेत्‌ । 
पुनः सप्तदिने प्राप्ते रोममात्रं समुच्छिनेत्‌ ॥30॥ 
एवं क्रमेण षाण्मासं नित्योद्युक्तः समाचरेत्‌ । 
षाण्मासाद्रसनामूलं सिराबन्धं प्रणश्यति ॥31॥ 
तालुस्थान को घिसने के बाद थूहर के पत्ते जैसी पैनी धारवाले किसी शस्र (साधन) से जीभ के मूल 
को--नीचे के जबड़े से जीभ को जोड़ने वाले तन्तु को बाल (रोम)--के बराबर स्वयं काटना चाहिए या 
गुरु से कटवाना चाहिए | और उस कटे हुए भाग पर हरड या सैंधा नमक को सात दिन तक बिखेरते रहना 
चाहिए । इसके बाद फिर से एक बार बाल के परिमाण में (तनिक-सा) काटना चाहिए । इस प्रकार क्रमशः 
छ: महीनों तक प्रयास करने से जीभ का निचले जबड़े से सम्बन्ध कट जाता है। 


अथ वागीश्वरीधाम शिरो वस्त्रेण वेष्टयेत्‌ । 
शनैरुत्कर्षयेद्योगी कालवेलाविधानवित्‌ ॥32॥ 


366 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


पुनः षाण्मासमात्रेण नित्यं संघर्षणान्मुने । 

भ्रूमध्यावधि चाप्येति तिर्यक्कर्णबिलावधि ॥33॥ 

अधश्च चुबुकं मूलं प्रयाति क्रमचारिता । 

पुनः संवत्सराणां तु तृतीयादेव लीलया ॥34॥ 

केशान्तमूर्ध्व क्रमति तिर्यक्शाखावधिर्मुने । 

अधस्तात्कण्ठकूपान्तं पुनर्वर्षत्रयेण तु ॥35॥ 

ब्रह्मरन्ध्रं समावृत्य तिष्ठेदेव न संशयः । 

तिर्यक्‌ चूलितलं याति अधः कण्ठनिलावधिः ॥3 6॥ 

तब जीभ के आगे वाले भाग में कपड़ा लपेटकर धीरे-धीरे बाहर की ओर उत्कर्षण करना 

चाहिए । ऐसा नियमित छ: मास तक अभ्यास किए जाने पर जीभ बढ़कर भूकुटियों के मध्यभाग तक 
पहुँच जाएगी, तथा और अधिक अभ्यास किए जाने पर तो वह बगल और कान तक भी पहुँचने 
लगेगी । बाहर निकलने पर ठोड़ी तक पहुँच जाएगी | इस अभ्यास को लगातार तीन वर्ष तक चालू 
रखा जाए, तब तो जीभ सिर के बालों तक पहुँचने लगेगी । इस प्रकार और भी अभ्यास किया जाता 
रहे, तब तो वह बगल में कन्थे तक और नीचे कण्ठकूप तक भी पहुँच जाती हे । आगे और ज्यादा 
तीन वर्षो तक अभ्यास करने से वह गर्दन के पीछे और नीचे कण्ठ के निचले छोर तक पहुँच जाती 
है । इस प्रकार जीभ ऊपर ब्रह्मरन्ध्र तक जाकर उसे ढँक लेगी, इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


शनैः शनैर्मस्तकाच्च महावञ्रकपाटभित्‌ । 

पूर्व बीजयुता विद्या ह्याख्याता याऽतिदुल॑भा ॥37॥ 
तस्याः षडङ्गं कुर्वीत तया षट्स्वरभिन्नया । 

कुर्यादेवं करन्यासं सर्वसिद्धयादिहेतवे ॥३8॥ 


इस तरह क्रमानुसार अभ्यास करने पर जीभ ब्रहमरन् का भेदन कर जाती है । सभी पूर्व बीजों 

के साथ यह विद्या बड़ी ही कठिन और दुर्लभ है पहले कटे हुए छ: बीजाक्षरों के साथ करन्यास और 
पडंगन्यास करने से ही यह विद्या सिद्ध हो सकती है--सिद्धिप्राप्ति के लिए ऐसे न्यास करने चाहिए । 

शनैरेवं प्रकर्तव्यमभ्यासं युगपन्न हि । 

युगपद्वर्तते यस्य शरीरं विलयं ब्रजेत्‌ ॥३9॥ 

तस्माच्छनैः शनैः कार्यमभ्यासं मुनिपुङ्गव । 

यदा च बाह्यमार्गेण जिह्वा ब्रह्मबिलं व्रजेत्‌ ॥40॥ 

तदा ब्रह्मार्गलं ब्रहमनदुर्भदयं त्रिदशैरपि । 

अङ्कुल्यग्रेण संघृष्य जिह्वामात्रंनिवेशयेत्‌ ॥41॥ 

एवं वर्षत्रयं कृत्वा ब्रह्मद्वारं प्रविश्यति । 

ब्रहद्वारे प्रविष्ट तु सम्यङ्मथनमाचरेत्‌ ॥42॥ 


यह अभ्यास बड़ी ही सावधानी रखकर धीरे-धीरे ही नियमानुसार करना चाहिए | जल्दी-जल्दी 
से किया गया अभ्यास शारीर को नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए इसके अभ्यास में जल्दबाजी नहीं 
करनी चाहिए | अगर बाहर की स्थूल विधि से जीभ ब्रह्मविवर में प्रवेश कर जाती है, तो अंगुली के 
अग्र भाग से उसे उठाकर--घसीट कर--्रहारन्भ्र के भीतर रख देना चाहिए । इस प्रकार तीन वर्ष तक 


तृतीयोऽध्यायः] योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ (88) 367 


अभ्यास करने से जीभ का ब्रह्मद्वार में प्रवेश हो जाता है । और इस तरह ब्रह्मद्वार में जीभ का ठीक तौर 
से प्रवेश हो जाने के बाद उसका विधिपुरःसर मन्थन करना चाहिए । 

मथनेन विना केचित्साधयन्ति विपश्चितः । 

खेचरीमन्त्रसिद्धस्य सिद्धयते मथनं विना ॥43॥ 

जपं च मथनं चैव कृत्वा शीघ्रं फलं लभेत्‌ । 

स्वर्णजां रौप्यजां वापि लोहजां वा शलाकिकाम्‌ ॥44॥ 

नियोज्य नासिकारन्धं दुग्धसिक्तेन तन्तुना । 

प्राणान्निरुध्य हदये सुखमासनमात्मनः ॥45॥ 

शनैः सुमथनं कुर्यादश्रूमध्ये न्यस्तचक्षुषी । 

षाण्मासं मथनावस्था भावेनैव प्रजायते ॥4 6॥ 

जप और मन्थन-दोनों करने से शीघ्र ही लाभ मिल जाता है । मंथन के लिए सोने, चाँदी या 

लोहे की सलाई के एक सिरे पर दूध लगाया हुआ तन्तु लगाना चाहिए । फिर उसे नाक में डालकर, 
सुखासन में बैठकर, प्राण का हृदय में निरोध करके नेत्रं से भौहों के बीच के भाग में देखते हुए उसी 
शलाका से मंथन करना चाहिए । इस तरह छ: मास तक मंथन का अभ्यास करने से इसका प्रभाव 
देखने में आता हे । 

यथा सुषुप्तिर्बालानां यथा भावस्तथा भवेत्‌। 

न सदा मथनं शस्तं मासे मासे समाचरेत्‌ ॥47॥ 

सदा रसनया योगी मार्ग न परिसंक्रमेत्‌ । 

एवं द्वादशवर्षान्ते संसिद्धिर्भवति धुवा ॥48॥ 

शरीरे सकलं विश्वं पश्यत्यात्मविभेद्तः । 

ब्रह्माण्डोऽयं महामार्गो राजदन्तोर्ध्वकुण्डली ॥49॥ 

इति द्वितीयोऽध्यायः । 


उस समय साधक की अवस्था सोए हुए बालक जैसी होती है । इस मंथनक्रिया को मास में एक 
बार ही करना चाहिए, हररोज नहीं करनी चाहिए । जीभ को भी ब्रह्मरध्र में बार-बार प्रवेश नहीं करना 
चाहिए । योगी को बारह वर्ष तक इस प्रकार की साधना करने पर अवश्य ही सिद्धि प्राप्त होगी । योगी 
अभ्यास को इस अवस्था में अपने भीतर (अन्तस्‌) में पूरे विश्व का दर्शन कर लेता है । क्योंकि जीभ 
से ब्रह्मरन्ध्र तक जाने वाले मार्ग में ही तो पूरे ब्रह्माण्ड की स्थिति है । 


यहाँ दूसरा अध्याय पूरा हुआ । 
अ 


तृतीयोऽ ध्यायः 


मेलनमन्त्रः हीं भं सं मं पं सं क्षम्‌। पदाज उवाच । 
अमावास्या च प्रतिपत्पौर्णमासी च शंकर । 

अस्याः का वर्ण्यते संज्ञा एतदाख्याहि तत्त्वतः ॥1॥ 
प्रतिपहिनतोऽकाले अमावास्या तथैव च। 
पौर्णमास्यां स्थिरीकुर्यात्स च पन्था हि नान्यथा ॥2॥ 


368 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


कामेन विषयाकाङक्षी विषयात्काममोहितः । 

द्वावेव सन्त्यजेन्नित्यं निरञ्जनमुपाश्रयेत्‌ ॥3॥ 

अपरं सन्त्यजेत्सर्व यदीच्छेदात्मनो हितम्‌ । 

शक्तिमध्ये मनः कृत्वा मनः शक्तेश्च मध्यगम्‌ ॥4॥ 

ब्रह्माजी ने कहा--“खेचरी का मेलन मंत्र, ह्रीं भं सं मं पं सं क्षं हे । हे शंकरजी ! अमावस, 

प्रतिपदा या पौर्णमासी का साधक के लिए क्या अभिप्राय है ? यह कृपा करके हमें बताइए ।?' (तब 
शंकर ने कहा कि--) आत्मानुसन्धान की साधना के पहले चरण में साधक की दृष्टि तथा स्थिति 
प्रकाशरहित अमावास्या जैसी होती है | दूसरे चरण में प्रतिपदा जैसी (अल्पप्रकाश वाली) होती हे । 
तथा तीसरे चरण में पूर्णिमा (पूर्ण प्रकाश की) सी होती है और वही कल्याण की स्थिति होती है । 
जब मनुष्य कामनाओं में फँसकर विषयों की ओर दौड़ता है, तो उस समय विषयों को प्राप्त करके 
कामनाएँ और भी बढ़ती हैं । इसलिए विषयों को और कामनाओं को--दोनों को छोड़कर आत्मस्थ 
होकर ही विशुद्ध परमात्मभाव को प्राप्ति की जा सकती है । अपनी भलाई चाहने वाले को चाहिए कि 
वह सभी मिथ्या विषयों को छोड़ दे और कुण्डलिनी शक्ति के मध्य में अपने मन को स्थिर करके उसी 
में ही स्थिर रहे । 


मनसा मन आलोक्य तत्त्यजेत्परमं पदम्‌ । 

मन एव हि बिन्दुश्च उत्पत्तिस्थितिकारणम्‌ ॥5॥ 
मनसोत्पद्यते बिंन्दुर्यथा क्षीरं घृतात्मकम्‌। 

न च बन्धनमध्यस्थं तद्वै कारणमानसम्‌ ॥6॥ 
चन्दरार्कमध्यमा शक्तिर्यत्रस्था तत्र बन्धनम्‌ । 

जञात्वा सुषुम्नां तद्भेदं कृत्वा वायुं च मध्यगम्‌ ॥7॥ 
स्थित्वासौ बैन्दवस्थाने घ्राणरन्धे निरोधयेत्‌ । 

वायुं बिन्दु समाख्यातं सच्चं प्रकृतिमेव च ॥8॥ 


मन से ही मन का अवलोकन (निरीक्षण, परीक्षण) करके उसको जो छोड़ते हैं, उस मन के त्याग 
को ही परमपद कहा गया है । वास्तव में मन ही बिन्दु (ईश्वर) हें और वही इस जगत्‌ की उत्पत्ति और 
स्थिति का कारण है । जिस प्रकार दूध में से घी निकलता है उसी प्रकार मन से बिन्दु उत्पन्न होता है । 
जो भी बन्धन हैं, सब मन में ही हैं, बिन्दु में नहीं । जो शक्ति सूर्य और चन्द्र में है, अर्थात्‌ इडा और 
पिंगला नाड़ियों में है, वही बन्धनकारक है । यह जानकर उन ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र ग्रन्थियों का भेदन करके 
प्राणवायु को सुषुम्ना में गति कराना चाहिए, जो इन दोनों के बीच में स्थित है । बिन्दुस्थान में प्राण 
को ie वायु का निरोध नासिका के द्वार करना चाहिए । बिन्दु, सत्त्व और प्रकृति का विस्तार यही 
प्राणवायु है । 





षट्‌ चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डलम्‌ । 
मूलाधारं स्वाधिष्ठानं मणिपूरं तृतीयकम्‌ ॥9॥ 
अनाहतं विशुद्धिं च आज्ञाचक्रं च षष्ठकम्‌। 

आधारं गुदमित्युक्तं स्वाधिष्ठानं तु लैङ्गिकम्‌ ॥10॥ 
मणिपूरं नाभिदेशं हृदयस्थमनाहतम्‌ । 

विशुद्धिः कण्ठमूले च आज्ञाचक्रं च मस्तकम्‌॥11॥ 


तृतीयोऽध्यायः] योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ (88) 369 


षट्‌ चक्राणि परिज्ञात्वा प्रविशेत्सुखमण्डले । 
प्रविशेद्वायुमाकृष्य तथैवोर्ध्वं नियोजयेत्‌ ॥1 21 
छः चक्रों को जानकर (भेदकर) सुखमण्डल (सहस्रार) में प्रवेश करना चाहिए । मूलाधार, 

स्वाधिष्ठान, मणिपूर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा--ये छ: चक्र कहे गए हैं। गुदास्थान के समीप 
मूलाधार होता हे, लिंग के समीप स्वाधिष्ठान, नाभिमण्डल में मणिपूर, हृदय में अनाहत, कण्ठमूल में 
विशुद्ध तथा मस्तक में आज्ञाचक्र आया हुआ है । इन छ: चक्रों की जानकारी प्राप्त करके प्राण को 
खींचकर सुखमण्डल में अर्थात्‌ सहस्नारचक्र में प्रवेश कराना चाहिए और उसे ऊपर की ओर योजित 
करना चाहिए । 

एतं समभ्यसेद्वायुँ स ब्रह्माण्डमयो भवेत्‌ । 

वायुं बिन्दुं तथा चक्रं चित्तं चैव समभ्यसेत्‌ ॥1३॥ 

समाधिमेकेन समममृतं यान्ति योगिनः । 

यथाग्निर्दारुमध्यस्थो नोत्तिष्ठेन्मथनं विना ॥141 

विना चाभ्यासयोगेन ज्ञानदीपस्तथा न हि । 

घटमध्यगतो दीपो बाह्ये नैव प्रकाशते ॥1 5॥ 

भिन्ने तस्मिन्घटे चैव दीपज्वाला च भासते । 

स्वकायं घटपित्युक्तं यथा दीपो हि तत्पदम्‌ ॥16॥ 

गुरुवाक्यसमाभिन्ने ब्रह्मज्ञानं स्फुटीभवेत्‌ । ` 

कर्णधारं गुरु प्राप्य कृत्वा सूक्ष्मं तरन्ति च ॥17॥ 

प्राण का अभ्यास इस तरह करना चाहिए कि जिससे वायु ब्रह्माण्डमय हो जाए । ठीक ढंग से 

चित्त, प्राणवायु, बिन्दु और चक्र का अभ्यास हो जाने पर योगीजनों को उनके एकाकार से अमृतमय 
समाधि प्राप्त हो जाती हे । जिस प्रकार काष्ठों के भीतर रहने वाला अग्नि मंथन के बिना बाहर नहीं 
निकलता, उसी तरह अभ्यासयोग के बिना ज्ञानरूपी दीपक प्रकट नहीं होता । जिस प्रकार घड़े के 
भीतर स्थित दीपक बाहर से प्रकाशित नहीं होता, परन्तु घड़े के टूट जाने से उस दीपक की ज्वालाएँ 
बाहर फैलती है । यहाँ अपने शरीर को घड़ा कहा गया हे और दीपक को ब्रह्म (परमपद) कहा गया है । 
जब तक गुरु-वचन के द्वारा शरीरघट का भेदन नहीं किया जाता, तब तक ब्रहाप्रकाश के दीप का 
प्रकाश नहीं होता । गुरु कर्णधार (नाविक) है, वही इंस रहस्यमय संसाररूपी सागर को पार करने का 
उपाय है | 


 अभ्यासवासनाशक्त्या तरन्ति भवसागरम्‌ । 
परायामङ्कुरीभूयं पश्यन्त्यां द्विदलीकृता ॥18॥ 

- मध्यमायां मुकुलिता वैखर्या विकसीकृता । 

पूर्व यथोदिता या वाग्विलोमेनास्तगा भवेत्‌ ॥1 9॥ 

. निरन्तर अभ्यास से और श्रेष्ठ संस्कारों से ही साधक लोग भवसागर को पार करते हैं | इस शरीर 
में स्थित जो वाणी है, वह 'परा' के रूप में अंकुरित होती है, 'पश्यन्ती' के रूप में दो दलों वाली होती 
है, 'मध्यमा' के रूप में मुकुलित होती है और वैखरी' के रूप में पूरी विकसित हो जाती है । जिस 
तरह इस वाणी का प्रकटीकरण होता है उसी तरह वह लीन भी हो जाती है । 

24 उ० तृ० 


370 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तस्या वाचः परो देवः कूटस्थो वाक्प्रबोधकः । 
सोऽहमस्मीति निश्चित्य यः सदा वर्तते पुमान्‌ ॥20॥ 
शब्दैरुच्चावचैरनीचैर्भाषितोऽपि न लिप्यते । 

विश्वश्च तैजसश्चैव प्राज्ञश्चेति च ते त्रय: ॥21॥ 
विराङ्टिरण्यगर्भश्च ईश्वरश्चेति ते त्रयः । 

ब्रह्माण्डं चैव पिण्डाण्डं लोका भूरादयः क्रमात्‌ ॥2 2॥ 
स्वस्वोपाधिलयादेव लीयन्ते प्रत्यगात्मनि । 

अण्डं ज्ञानाग्निना तप्तं लीयते कारणैः सह ॥23॥ 


(उस वाणी का प्रबोधक कूटस्थ परमदेव मैं ही हूँ--ऐसा जानकर जो मनुष्य वर्तन करता है वह 
ऊ॑चे-नीचे शब्दों के द्वारा जो कुछ भी उसके लिए कहा जाय फिर भी उससे वह लिप्त नहीं होता है । 
विश्व-तैजसःप्राज्ञये तीन पिण्ड हैं तथा विराट्‌, हिरण्यगर्भ और ईश्वर--ये तीन भी ब्रह्माण्ड के पिण्ड 
हैं | इस प्रकार एक पिण्डाण्ड है और दूसरा ब्रह्माण्ड हे । ये दो अण्ड तथा भू: आदि लोक भी अपनी- 
अपनी उपाधि के लय हो जाने से प्रत्यगात्मा में लीन हो जाते हैं ज्ञानाग्नि से तपा हुआ अण्ड अपने 
कारणों के मूलस्वरूप में विलीन हो जाता है। 


परमात्मनि लीनं तत्परं ब्रहौव जायते । 

ततः स्तिमितगम्भीरं न तेजो न तमस्ततम्‌ ॥24॥ 
अनाख्यमनभिव्यक्तं सत्किञ्चिदवशिष्यते । 

ध्यात्वा मध्यस्थमात्मानं कलशान्तरदीपवत्‌ ॥25॥ 
अडङ्गुष्ठमात्रमात्मानमधूमज्योतिरूपकम्‌ । 
प्रकाशयन्तमन्तःस्थं ध्यायेत्कूटस्थमव्ययम्‌ ॥2 6॥ 
विज्ञानात्मा तथा देहे जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितः । 
मायया मोहितः पश्चाद्बहुजन्मान्तरे पुनः ॥27॥ 
सत्कर्मपरिपाकात्तु स्वविकारं चिकीर्षति । 

कोऽहं कथमयं दोषः संसाराख्य उपागतः ॥2 8। । 


परमात्मा में लीन होकर जीव ब्रह्मरूप ही हो जाता है । वह स्वरूप 'स्तिमित गंभीर' है, वहाँ न 
तो तेज फैला है, न अन्धकार | वह अनाख्य (अकथ्य), अनभिव्यक्त है कुछ सत्‌ ही शेष रहता है | 
घट में रहे हुए दीप जैसे उस मध्यम आत्मा का ध्यान करके निरन्तर आगे भो निर्धूम अग्नि जैसे तेजस्वी 
मा, प्रकाशक, कूटस्थ और अव्यय आत्मा का ध्यान करते रहना चाहिए । यह विज्ञानात्मा भी 
माया से मोहित होकर इस देह में जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति में तथा इसके बाद फिर जन्मान्तर में भी मोहित 
होता रहता है । फिर किसी तरह सत्कर्मो के परिपाक से वह अपने मोह का विचार करने की इच्छा करता 
है कि मैं कौन हुँ और यह संसार नाम का दोष मुझ पर यहाँ कैसे आ पड़ा ? 


जाग्रत्स्वप्ने व्यवहरन्त्सुधुप्तौ क्व गतिर्मम । 

इति चिन्तापरो भूत्वा स्वभासा च विशेषतः । 1291 
अज्ञानात्तु चिदाभासो बहिस्तापेन तापितः । 

दग्धं भवत्येव तदा तूलपिण्डम्रिवाग्निना ॥ 30॥ 
दहरस्थः प्रत्यगात्मा नष्टे ज्ञाने.ततः परम्‌ । 





तृतीयोऽध्यायः] योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ (88) 371 


विततो व्याप्य विज्ञानं दहत्येव क्षणेन तु ॥31॥ 
क्रमेण तु । 
घटस्थदीपवच्छश्चदन्तरेव प्रकाशते ॥३2॥ र: 
(वह आगे सोचता है कि--) जाग्रत्‌ और स्वप्नावस्था में तो मैं व्यवहार कर सकता हूँ, पर 

सुषुप्ति में तो मेरी कोई भी गति नहीं होती ।” इस प्रकार अपने ही प्रकाश से आभासित होकर वह 
सोचता हे । चिदाभासरूपी इस अग्नि से जैसे बाहर रूई का ढेर आग से जल जाता हे, वैसे ही अज्ञान 
जल जाता हे । इस तरह सांसारिक ज्ञान के नष्ट हो जाने से प्रत्यगात्मा प्रकाशित हो उठता हे और उससे 
वि-ज्ञान (विशेष ज्ञान) जो संसारविषयक है, वह भी नष्ट हो जाता है । इस तरह क्रम से मनोमय और 
विज्ञानमय के पूर्णतया नष्ट हो जाने पर घड़े में रखे गए दीपक की भाँति भीतर का प्रकाशस्वरूप आत्मा 
ही अंत:करण में प्रकाशित हो उठता हे । 

ध्यायन्नास्ते मुनिश्चैवमासुप्तेरामृतेस्तु य: । 

जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः स धन्यः कृतकृत्यवान्‌ ॥331 

जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 

विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥34॥ 

अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 

अनाद्यनन्तं महतः परं ध्रुवं तदेव शिष्यत्यमलं निरामयम्‌ ॥35॥ 

इत्यपुनिषत्‌ । 

इति तृतीयोऽध्यायः । 
इति योगकुण्डल्युपनिषत्समाप्ता । 
पन 
सोने तक और मरण तक जो मुनि इस प्रकार ध्यान करता रहता है, वह जीवन्मुक्त है, वह 
कृतकृत्य है, वह धन्य है, ऐसा जानना चाहिए । वह जीवन्मुक्त उसके देह के कालग्रस्त हो जाने पर 
विदेहमुक्त हो जाता है, जैसे वायु स्पन्दरहित होकर आकाश में प्रविष्ट हो जाता है इसके बाद तो वही 
शब्दरहित, स्पर्शरहित, रूपरहित, अव्यय, रसरहित, नित्य और गन्धरहित तत्त्व अवशिष्ट रह जाता है, 
वही जो अनादि है, अनन्त है, महत्त्व से परे है, जो निर्मल और निरामय है--वही शेष रह जाता है। 
यहाँ यह उपनिषत्‌ पूर्ण होती है । 
यहाँ तीसरा अध्याय पूरा हुआ । 
इस प्रकार योगकुण्डलिन्युपनिषत्‌ समाप्त होती है। 
w 


न शान्तिपाठः 
ॐ सह नाववतु । सह नौ"मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अ 


(89) भस्मजाबालोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


यह अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ है । यह गद्यात्मक है । इसमें दो आश्रय हैं । इसमें बताया 
गया है कि ब्राह्मण को त्रिपुण्ड लगाए बि॥ गायत्री का-जप, होम आदि क्रियाएँ नहीं करनी 
चाहिए । ललाट, गला, हृदय, नाभि, दोनों हाथ, दोनों मणिबन्ध आदि अवयवो पर मंत्र का 
उच्चारण कर भस्म लगाना चाहिए और रुद्राक्ष-माला धारण करनी चाहिए | “ॐ नम: शिवाय' 
और “39 नमो महादेवाय' ये दो मंत्र जीव को संसार पार कराने वाले हैं | शिव ही जीव की 
परमगति है । भूत-भविष्य-वर्तमान तथा अग्नि-सोम-विष्णु आदि देव भी सब शिवस्वरूप ही 
हें । सभी प्राणी महेश्वर (शिव) में से ही उत्पन्न होते हैं, उसी में जीते हैं और उसी में विलीन 
होते हैं । पृथ्वी, जल, तेज, काल, दिशा और आत्मा भी शिव ही है । यह शिव पशुपति कहे. 
जाते हैं | जीव पशु हँ । वे पशुपति को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं । संसार को पाश कहा 
जाता है । जीव उससे मुक्त होना चाहते हैं | शिव की कृपा से उनके पाश टूट जाते हैं और 
वे फिर से जन्म नहीं लेते | शिवपूजक शिवतत्त्व को प्राप्त होता है । 


९७) 


शान्तिपाठ: 
ॐ भ्रं कर्णभिः--देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमोऽ ध्यायः 


अथ जाबालो भुसुण्डः कैलासशिखरावासमोंकारस्वरूपिणं महादेव- 
मुमाऽर्धकृतशेखरं सोमसूर्याग्निनयनमनन्तेन्दुरविप्रभं व्याघ्रचर्माम्बरधरं 
मृगहस्तं भस्मोद्धलितविग्रहं तिर्यवित्रपृण्ड्रेखाविराजमानभालप्रदेशं 
स्मितसम्पूर्णपञ्चविधपञ्चाननं वीरासनारूढमप्रमेयमनाद्यनन्तं निष्कलं 
निर्गुणं शान्तं निरञ्जनमनामयं हुम्फट्कुर्वाणं शिवनामान्यनिशमुच्चरन्तं 
हिरण्यबाहुं हिरण्यरूपं हिरण्यवर्ण हिरण्यनिधिमट्दैत॑ चतुर्थ ब्रह्मविष्णु- 
रुद्रातीतमेकमाशास्यं भगवन्तं शिवं प्रणम्य मुहुर्मुहुरभ्यच्य श्रीफलदलै- 
स्तेन भस्मना च नतोत्तमाङ्गः कृताञ्जलिपुटः पप्रच्छ-अधीहि भगवन्‌ 
वेदसारमुदधत्य त्निपुण्डूविधिं यस्मादन्यानपेक्षमेव मोक्षोपलब्धिः । कि 
भस्मनो द्रव्यम्‌ । कानि स्थानानि । मनवोऽप्यत्र के वा । कति वा तस्य 


धारणम्‌ | के वाऽत्राधिकारिणः । नियमस्तेषां को वा । मामन्तेवासिनम- 
नुशासयामोक्षमिति ॥1॥ 


प्रथमो5 ध्याय:] भस्मजाबालोपनिषत्‌ (89) 373 


जाबाल भुसुण्ड नामक ऋषि किसी दिन कैलास शिखर पर भगवान महादेव शिव के पास गये । 
ओंकारस्वरूप, मस्तक में उमा के आधे रूपवाले, चन्द्र-सूर्य-अग्नि रूप नेत्रों वाले, अनन्त सूर्यो और 
चन्द्रमाओं को कान्तिवाले, व्याप्रचर्मरूपी वस्र को धारण करने वाले, हाथ में मृग लिए हुए, भस्म से 
लेपित शरीर बाले, तिरछी त्रिपुण्ड्रेखा से शोभायमान ललाट वाले, स्मित युक्त पाँच प्रकार के 
मुखवाले, वीरासन में विराजमान, अप्रमेय, अनादि, अनन्त, निष्कल, निर्गुण, शान्त, निरंजन, निर्दोष, 
हुंफट्‌ उच्चारण करने वाले (भौतिक वस्तुओं का तिरस्कार करने वाले), सर्वदा शिव नामों को बोलते 
हुए, सुवर्ण जैसे हाथ वाले, सुवर्ण जैसे शरीरवाले, सुवर्ण जैसी कान्ति वाले, सुवर्ण की निधि ऐसे, 
अद्वैत, ब्रह्मा-विष्णु-महेश से भी परे रहने वाले, एकमात्र, आशा के स्थानरूप भगवान्‌ महादेव शिव 
को बार-बार प्रणाम करके श्रीफल अर्पण कर, बिल्वपत्रों और भस्म के द्वारा उनकी पूजा करके मस्तक 
को नवाकर के दोनों हाथ जोड़कर पूछने लगे कि--“हे भगवन्‌ ! वेदों के तत्त्व का आधार लेकर मुझे 
त्रिपुण्ड की विधि बताइए कि जिससे अन्य किसी भी उपाय की अपेक्षा के बिना मोक्ष की प्राप्ति हो 
सकती है । उसके द्रव्य कौन-से हैं ? उसके स्थान कौन-कौन-से हैं ? हे भगवन्‌ ! इसके मंत्र आदि भी 
कौन-से होते हैं ? कितनी बार करना पड़ता है ? इसके अधिकारी कौन हैं ? उसका नियम क्या है ? 
यह सब मोक्ष की उपलब्धिकारक बात आप मुझ अन्तेवासी को कहिए कि जिससे मुझे मोक्ष प्राप्त हो" । 


अथ स होवाच भगवान्‌ परमेश्वरः परमकारुणिकः प्रमथान्‌ सुरानपि 
सोऽन्वीक्ष्य ॥2॥ 


तब परमकारुणिक भगवान्‌ महेश्वर ने जिन लोगों के ये ऊपर के छ: प्रश्‍न थे उन गणों तथा देवों 
की ओर देखकर कहा कि 


पूतं प्रातरुदयाद्‌ गोमयं ब्रह्मपर्णे निधाय त्र्यम्बकमिंते मन्त्रेण शोषयेत्‌। 
येन केनापि तेजसा तत्स्वगृह्योक्तमार्गेण प्रतिष्ठाप्य वह्निं तत्र 
तद्गोमयद्रव्यं निधाय सोमाय स्वाहेति मन्त्रेण ततस्तिलब्रीहिभिः 
साज्यैर्जुहुयात्‌ । अयं तेनाष्टोत्तरसहस्त्रं सार्धमेतद्वा । तत्राज्यस्य पर्णमयी 
जुहूर्भवति । तेन न पापं शृणोति। तद्धोममन्त्रस्त्यम्बकमित्येव । अन्ते 
स्विष्टकृत्‌ पूर्णाहुतिस्तेनैवाष्टदिक्षु बलिप्रदानम्‌ ॥३॥ 
सूर्योदय से पहले प्रातःकाल में बरहमपर्ण में (पलाश के पत्ते में) गोमय लेकर 'त्र्यम्बकं 
यजामहे...” इत्यादि मंत्र से उसका शोषण करना चाहिए (सुखाना चाहिए) । फिर अपने गृहासूत्र में 
बताए गए मार्ग के अनुसार वहाँ अग्नि का स्थापन करके, उसमें उस गोमय को डालकर “सोमाय 
स्वाहा'--ऐसे मंत्र को पढ़कर उसमें घी के साथ मिलाए हुए अक्षतो द्वारा होम करना चाहिए । ऐसी एक 
हजार आठ आहुतियाँ अथवा इसकी सार्ध संख्या में आहुतियाँ देनी चाहिए । घी के लिए पलाशमयी 
जुहू चाहिए | उसका होम “त्यम्बकं यजामहे......' इस मंत्र सेही होगा । इससे वह पाप को नहीं सुनेगा 
(स्पर्श करेगा) । अन्त में स्विष्टकृत्‌ पूर्णाहुति और आठौं दिशाओं में बलिदान करना चाहिए । 
तद्भस्म गायत्र्या संप्रोक्ष्य तद्धैमे राजते ताम्रे मृण्मये वा पात्रे निधाय 
रुद्रमन्त्रैः पुनरभ्युक्ष्य शुद्धदेशे संस्थापयेत्‌ । ततो भोजयेदब्राह्मणान्‌। 
ततः स्वयं पूतो भवति ॥4॥ pr 
फिर उस भस्म का गायत्री मंत्र के द्वारा संग्रोक्षण करके, उसको सोने के, चाँ के, ताँबे के या 
मिट्टी के बरतन में रखकर रुद्रमंत्रो के दवारा फिर से उसका अभ्युक्षण (संरक्षण) करके उसे पवित्र प्रदेश 


374 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


में (शुद्ध स्थान में) रखना चाहिए । इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए । इससे मनुष्य स्वयं 
पवित्र हो जाता है । 

मानस्तोक इति सद्योजातमित्यादिपज्ञब्रह्ममन्त्रैर्भस्म संगृह्याग्निरिति भस्म 

वायुरिति भस्म जलमिति भस्म स्थलमिति भस्म व्योमेति भस्म देवा भस्म 

ऋषयो भस्म सर्व ह वा एतदिदं भस्म पूतं पावनं नमामि सद्यः 

समस्ताघशासकमिति शिरसा$भिनम्य पूते वामहस्ते वामदेवायेति 

निधाय त्र्यम्बकमिति संप्रोक्ष्य शुद्धं शुद्धेनेति सम्मृज्य संशोध्य 

तेनैवापादशीर्षमुद्धलनमाचरेत्‌ । तत्र ब्रह्ममन्त्राः पञ्च ॥5॥ 

फिर प्रतिदिन सन्ध्या आदि से पहले “मानस्तोके” मंत्र तथा 'सद्योजातं' आदि पाँच मंत्रों से भस्म 

को लेकर 'अग्निरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जलमिति भस्म, स्थलमिति भस्म, व्योमेति भस्म, देवा 
भस्म, ऋषयो भस्म, सर्व ह वा एतदिदं भस्म, पूतं पावनं नमामि समस्ताघशासनम्‌'--इस प्रकार के 
मंत्रों से मस्तक नवाकर प्रणाम करके भस्म को 'वामदेवाय' इस मंत्र से बायें हाथ में रखकर, “यम्बकं 
यजामहे” इस मंत्र से उसका सम्परोक्षण करके "शुद्धं शुद्धेन' इत्यादि मंत्र द्वारा उसका सम्मार्जन 
(संशोधन) करके उस भस्म को चरण से लेकर मस्तक तक लगाना चाहिए । मूर्धा, ललाट, कंठ, दाएँ- 
बाएँ पार्थ आदि में लगाना चाहिए | इस भस्मधारणविधि में सद्योजात' आदि पाँच ब्रह्ममंत्र होते हैं । 
ततः शेषस्य भस्मनो विनियोगः । तर्जनीमध्यमानामिकाभिरग्नेर्भस्मा- 

सीति भस्म संगृह्य मूर्धानमिति मूर्धन्यग्रे न्यसेत्‌ त्र्यम्बकमिति ललाटे 

नीलग्रीवायेति कण्ठे कण्ठस्य दक्षिणे पार्श्व त्याघुमिति वामेति कपोलयोः 

कालायेति नेत्रयो स्त्रिलोचनायेति श्रोत्रयोः श्ृणवामेति वक्त्रे प्रब्रवामेति 

हृदये आत्मन इति नाभौ नाभिरिति मन्त्रेण दक्षिणभुजमूले भवायेति 

तन्मध्ये रुद्रायेति तन्मणिबन्धे शर्वायेति तत्करपृष्ठे पशुपतय इति 

वामबाहुमूले उग्रायेति तन्मध्ये अग्रेवधायेति तन्मणिबन्धे दूरेबधायेति 

तत्करपृष्ठे नमो हन्त्र इति अंसे शंकरायेति यथाक्रमं भस्म धृत्वा सोमायेति 

शिवं नत्वा ततः प्रक्षाल्य तद्भस्मापः पुनन्त्विति पिबेत्‌ । नाधो त्याज्यं 

नाधो त्याज्यम्‌ ॥6॥ 


अब उस शेष भस्म के विनियोग की बात कहते हैं-तर्जनी, मध्यमा और अनामिका ऑँगुलियों 

से अन्नेर्भस्मासि' इस मंत्र से भस्म लेकर मूर्धानं” इत्यादि मंत्र द्वारा मूर्धा स्थान के आगे के भाग में 

लगाना चाहिए । “अम्बकं इत्यादि मंत्र द्वारा ललाट पर, 'नीलग्रीवाय' इत्यादि द्वारा कण्ठ पर और 

ळण्ठ के दाहिने भाग में तथा “आयुषं जमदग्ने' इत्यादि मंत्र द्वारा कण्ठ के बाँयें भाग में, 'वामे' आदि 

से कपोलों में, 'कालाय' आदि से दोनों आँखों पर, 'त्रिलोचनाय' आदि से दोनों कानों पर, ' श्रुणवाम' 

इत्यादि से मुख पर, प्रत्रवाम' इत्यादि के द्वारा हृदय पर, 'आत्मने' इत्यादि के द्वारा नाभि पर, 'नाभिः 

आदि मंत्र के द्वारा दाहिने हाथ के मूल पर, 'भवाय' इत्यादि के द्वारा उसके बीच में, 'रुद्राय इत्यादि 

द्वारा उसके (दाहिने हाथ के) मणिबन्ध में, 'शर्वाय' इत्यादि द्वारा उस हाथ के पृष्ठभाग में, पशुपतये' 
इत्यादि द्वारा क हाथ के मूल पर, 'उग्राय' इत्यादि द्वारा उसके बीच में, अग्रेवधाय' इत्यादि द्वारा 
उसके मणिबन्ध , दूरेवधाय' इत्यादि द्वारा उस हाथ के पृष्ठ भाग में, “नमो हन्त्रे' इत्यादि द्वारा कन्धे 
पर और बाद में 'शंकराय'--इस प्रकार क्रमानुसार भस्म धारण करके 'सोमाय' इत्यादि मन्त्र द्वारा शिव 





प्रथमोऽध्यायः] भस्मजाबालोपनिषत्‌ (89) 375 


को नमस्कार करके बाद में हाथ धोकर उस भस्म वाले पानी को “आपः पुनन्तु' इस मंत्र को पढ़कर पी 
जाना चाहिए । इसको कभी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए । कभी भी नीचे नहीं गिरने देना चाहिए । 


एतन्मध्याह्लसायाह्वेषु त्रिकालेषु विधिवद्भस्मधारणमप्रमादेन कार्यम्‌। 
प्रमादात्‌ पतितो भवति ॥7॥ 


इस प्रकार से यह भस्मधारण विधि मध्याह्न, सायं और सुबह में प्रमाद को छोड़कर करनी ही 


चाहिए । प्रमाद करने से मनुष्य पतित हो जाता है। 


ब्राह्मणानामयमेव धर्मोऽयमेव धर्मः । एवं भस्मधारणमकृत्वा नाश्नीया- 
दापोऽन्नमन्यद्ठा । प्रमादात्त्यक्त्वा भस्मधारणं न गायत्रीं जपेत्‌। न 
जुहुयादग्नौ तर्पयेद्देवानृषीन्‌ पित्रादीन्‌। अयमेव धर्मः सनातनः 
सर्वपापनाशको मोक्षहेतुः । नित्योऽयं धर्मो ब्राह्मणानां ब्रह्मचारिगृहि- 
वानप्रस्थयतीनाम्‌ । एतदकरणे प्रत्यवैति ब्राह्मणः ॥8॥ 
ब्राह्मणों का यही धर्म है, यही धर्म हे । इस प्रकार भस्मधारण किए बिना ब्राह्मण को खाना नहीं 
चाहिए । अन्न या और कुछ भी खाना नहीं चाहिए और पीना भी नहीं चाहिए । प्रमाद से भस्म धारण 
नहीं किया गया हो, तो गायत्री का जाप भी नहीं करना चाहिए, अग्नि में होम भी नहीं करना चाहिए, 
देव-ऋषि और पितृओं का तर्पण भी नहीं करना चाहिए । यही सनातन धर्म है, यही मोक्ष का कारणरूप 
है, और सर्व पापों का नाश करने वाला है । ब्रह्मचारियों, गृहस्थों, वानप्रस्थो और यतियों का-सभी 
ब्रह्मनिष्ठां का यह नित्यधर्म है । इसका पालन न करने से ब्राह्मण को प्रत्यवाय लगता है । 
अकृत्वा प्रमादेनैतदष्टोत्तरशतं जलमध्ये स्थित्वा गायत्रीं जप्त्वोपोषणेनै- 
केन शुद्धो भवति । यतिर्भस्मधारणं त्यक्त्वैकदोपोष्य द्वादशसहस्त्रप्रणवं 
जप्त्वा शुद्धो भवति । अन्यथेन्द्रो यतीन्त्सालावृकेभ्यः पातयति ॥9॥ 
यदि प्रमाद से यह भस्म धारण नहीं किया गया हो, तो जल के बीच खड़े रहकर, एक सौ आठ 
गायत्री मंत्रों का जप करके एक उपवास कर लेने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है । यदि किसी यति ने भस्म 
धारण न किया हो, तो वह एक उपवास करके एक हजार प्रणवजाप करके शुद्ध हो जाता हे । ऐसा 
नहीं करने पर इन्द्र ऐसे यतियों को सालावृकों के सामने फेंक देगा-वे हिंसक पशु उन्हें फाड़कर खा 
जाएँगे । 
भस्मनो यद्यभावस्तदा नर्यभस्मदाहनजन्यमन्यद्वाऽवश्यं मन्त्रपूतं 
धार्यम्‌ ॥10॥ 
यदि भस्म का अभाव हो तो नर्य भस्म (राख) या अन्य दाहजन्य कोई भी वस्तु को मंत्र से पवित्र 
करके अवश्य ही लगाना चाहिए । 
एतत्‌ प्रातः प्रयुञ्जानो रात्रिकृटात्‌ पापात्‌ पूतो भवति स्वर्णस्तेयात्‌ 
प्रमुच्यते । मध्यन्दिने माध्यन्दिनं कृत्वोपस्थानान्तं ध्यायमान आदित्या- . 
भिमुखोऽधीयानः सुरापानात्‌ पूतो भवति स्वर्णस्तेयात्‌ पूतो भवति 
ब्राह्मणवधात्‌ पूतो भवति गोवधात्‌ पूतो भवत्यश्चवधात्‌ पूतो भवति 
गुरुवधात्‌ पूतो भवति मातृवधात्‌ पूतो भवति पितृबधात्‌ पूतो भवति । 
त्रिकालमेतत्‌_ प्रयुञ्जानः सर्ववेदपारायणफलमवाप्नोति सर्वतीर्थफल- 


376 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


मश्नुते अनपब्रुवः सर्वमायुरेति । विन्दते प्राजापत्यं रायस्पोषं गौपत्यम्‌ । 

एवमावर्तयेदुपनिषदमित्याह भगवान्‌ सदाशिवः साम्बः सदाशिवः 

साम्बः 11111 

इति प्रथमोऽध्यायः । 
प्रातःकाल में भस्म धारण करने वाला मनुष्य रात्रि में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है । सोने 
की चोरी के पाप से मुक्त हो जाता है । मध्याह्न सन्ध्या में दोपहर का भस्म धारण करने वाला और सूर्यो- 
पस्थान तक ध्यान करने वाला और सूर्य के सम्मुख रहकर जाप करने वाला सुरापान के पाप से मुक्त 
होता है, स्वर्णचोरी के पाप से मुक्त होता है, ब्रहमहत्या के पाप से मुक्त होता है, गोवध के पाप से मुक्त 
होता है, अश्व-वध के पाप से मुक्त होता है, गुरु-वध के पाप से मुक्त होता है, मातृवध के पाप से मुक्त 
होता है, पितृवध के पाप से मुक्त होता है तीनों काल में इसे करने वाला सभी वेदों के पारायण का 
फल प्राप्त करता हे । वह सभी तीर्थो का फल भोगता है । वह निन्दारहित पूर्ण आयुष्य प्राप्त करता है । 
वह प्रजा, धन, सम्पत्ति और पशु आदि सब कुछ प्राप्त करता है। (सबका स्वामी होता है) यह 
उपनिषत्‌ कह रही है कि हमेशा ही “साम्ब: सदाशिव: साम्बः? इस मंत्र का आवर्तन करते ही रहना 
चाहिए । 
इस प्रकार यहाँ पहला अध्याय पूरा हुआ । 
Es 


द्वितीयोऽ ध्यायः 


अथ भुसुण्डो जाबालो महादेवं साम्बं प्रणम्य पुनः पप्रच्छ किं नित्यं 
ब्राह्मणानां कर्तव्यं यदकरणे प्रत्यवैति ब्राह्मणः । कः पूजनीयः । को वा 
ध्येयः । कः स्मर्तव्यः । कथं ध्येयः । क्व स्थातव्यमेतद्‌न्रूहीति ॥1॥ 


अब भुसुण्ड जाबाल, अम्बासहित महादेव को प्रणाम करके फिर से पूछने लगे कि-- ब्राह्मणों 
का नित्य कर्तव्य क्या है कि जिसके न करने से ब्राह्मण को प्रत्यवाय लगता है ? पूजनीय कौन है ? 
किसका ध्यान करना चाहिए ? किसका स्मरण करना चाहिए ? ध्यान किस "तरह करना चाहिए ? कहाँ 
रहना चाहिए 2--यह सब बताइए । We | 


समासेन तं होवाच । प्रागुदयान्निरवर्त्य शौचादिकं ततः स्नायात्‌ । मार्जनं 
रुद्रसूक्तेः । ततश्चाहतं वासः परिधत्ते पाप्मनोऽपहत्यै । उद्यन्तमादित्य- 

- मभिध्यायन्नुद्धूलिताङ्गं कृत्वा यथास्थानं भस्मना त्रिपुण्ड श्रेतेनैव 
द्राक्षाञ्छवेतान्‌ बिभृयात्‌। नैतत्‌ संमर्शः। तथाऽन्ये । मूध्नि 
चत्वारिंशत्‌ । शिखायामेकं त्रयं वा । श्रोत्रयोर्द्दाद्श । कण्ठे द्वात्रिंशत्‌ । 
बाह्वोः षोडशषोडश । ठ्वादशद्वादश मणिबन्धयोः । षट्षडङ्गुष्ठयोः । 
ततः सन्ध्या सकुशोऽहरहरुपासीत। अग्निज्योतिरित्यादिभिरग्नौ 
जुहुयात्‌ ॥2॥ 

तब शिव ने संक्षेप से उन्हें बताया कि सूर्योदय के पहले शौचादि क्रियाओं करके 
स्नान कर लेना चाहिए । फिर रुद्रसूक्तो के द्वारा मार्जन करना बह । न व जवत के 
लिए फटा न हो ऐसा वस्न धारण करना चाहिए । बाद में उदीयमान सूर्य का ध्यान करते हुए भस्मलेपन 


द्वितीयोऽध्यायः] भस्मजाबालोपनिषत्‌ (89) 377 


करके योग्य स्थानों पर श्वेत भस्म का त्रिपुण्ड करना चाहिए । और श्वेत रुद्राक्षों को ही धारण करना 
चाहिए | यहाँ कोई खास संमर्श (द्रव्यों का) नहीं अन्य भी (काल्पनिक) होते हैं । मस्तक पर चालीस 
रुद्राक्ष धारण करने चाहिए | शिखा में एक या तीन धारण करने चाहिए ! दोों कानों में बारह-बारह 
रुद्राक्ष धारण करने चाहिए । कण्ठ में बत्तीस, दोनों हाथों में सोलह-सोलह, दोनों मणिबन्थो में बारह- 
बारह, दोनों अँगूठों में छ:-छ: रुद्राक्ष धारण करने चाहिए । और बाद में नित्य ही कुश घास के साथ 
सन्ध्या की उपासना करनी चाहिए और 'अग्निज्योंति'--इत्यादि मंत्रों से अग्नि में होम करना चाहिए । 

शिवलिङ्ग त्रिसन्ध्यमभ्यर्च्य कुशेष्वासीनो ध्यात्वा साम्बं मामेव वृषभारूढं 

हिरण्यबाहुं हिरण्यवर्ण हिरण्यरूपं पशुपाशविमोचकं पुरुषं कृष्ण- 

पिङ्गलमूध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपं सहस्राक्षं सहस्त्रशीर्ष सहस्रचरणं 

विश्वतोबाहुं विश्वात्मानमेकमङ्वैतं निष्कलं निष्क्रियं शान्तं शिवमक्षर- 

मव्ययं हरिहरहिरण्यगर्भस्त्ष्टारमप्रमेयमनाद्यन्तं रु्रसूक्तैरभिषिच्य सितेन 

भस्मना श्रीफलदलैश्च त्रिशाखेरा्ट्रेरनाद्वैर्बा । नैतत्र संस्पर्शः । 

तत्पूजासाधनं कल्पयेच्च नैवद्यम्‌। ततश्चैकादशगुणरुद्रो जपनीयः । 

एकगुणोऽनन्तः ॥३॥ 

तीनों सन्ध्याओं में शिवलिंग की पूजा करके कुशासन पर बैठकर मेरा ऐसा ध्यान करना चाहिए 

कि--मैं उमासहित, वृषभ पर आरूढ, सुवर्णवर्ण के हाथों वाला, हिरण्यवर्ण, हिरण्यरूप, पशुओं को 
पाशों से छुड़ाने वाला, कृष्णपिंगल पुरुषरूप, ऊर्ध्वरेता, विरूपाक्ष, विश्वरूप, हजार आँखों वाला, 
हजार मस्तकों वाला, हजार पैरों वाला, चारों ओर हाथ वाला, विश्वात्मा, एक, अद्वैत, अंशरहित, 
क्रियारहित, शान्त, शिव, अक्षर, अव्यय, हरिहर और हिरण्यगर्भ का सर्जक, अप्रमेय, अनादि, अनन्त 
हूँ, ऐसे मेरा रुद्रसूक्त से अभिषेक करके सफेद भस्म से, श्रीफल से, त्रिशाखी बिल्वपत्रों से (आर्द्र हो 
या अनार्द्र हो) इनसे मेरी पूजा करनी चाहिए । यहाँ कोई भौतिक द्रव्य नहीं (स्पर्श नहीं) हे । पूजा के 
साधनों की और नैवेद्य की केवल कल्पना ही करनी चाहिए । इसके बाद एकादशगुण युक्त रुद्र का जाप 
करना चाहिए ! एकगुण तो अनन्त है । 

षडक्षरोऽष्टाक्षरो वा शैवो मन्त्रो जपनीयः । ओमित्यग्रे व्याहरेत्‌ । नम इति 

पश्चात्‌। ततः शिवायेत्यक्षरत्रयम्‌ । ओमित्यग्रे व्याहरेत्‌। नम इति 

पश्चात्‌ । ततो महादेवायेति पञ्चाक्षराणि । नातस्तारकः परमो मन्त्रः । 

तारकोऽयं पञ्चाक्षरः । कोऽयं शैवो मनुः । शैवस्तारकोऽयमुपदिश्यते 

मनुरविमुक्ते शैवेभ्यो जीवेभ्यः। शैवोऽयमेव मन्त्रस्तारयति। स एव 

ब्रह्मोपदेशः ॥4॥ 

षडक्षरी या अष्टाक्षरी शिवमंत्र का जाप करना चाहिए । सभी मंत्रों के आगे ओम्‌' लगाना चाहिए 

एवं सभी मंत्रों के पीछे 'नमः' भी बोलना चाहिए | इसके बाद शिवाय, ये तीन अक्षर (बीच में) बोलने 
चाहिए । यह एक तारक मंत्र है । तो फिर वह कौन सा मंत्र है ? यह तारक शिवमंत्र कहा जा रहा है। 
प्रथम ओम्‌ बोलना चाहिए, अन्त में 'नम:' बोलना चाहिए, बीच में 'महादेवाय' ये पाँच अक्षर बोलने 
चाहिए | इससे बड़ा कोई तारक मंत्र नहीं है । यह तारक शिवमंत्र कौन-सा है ? यह शैवतारक मंत्र शैव 
जीवों को अविमुक्त समय में उपदिष्ट किया जाता है । यह शैव तारकमंत्र ही पार उतारता है । यही 


ब्रह्मोपदेश है । 


378 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ब्रह्म सोमोऽहं पवनः सोमोऽहं पवते सोमोऽहं जनिता मतीनां सोमोऽहं 
जनिता पृथिव्याः सरोमोऽहं जनिताऽग्नेः सोमोऽहं जनिता सूर्यस्य 
सोमोऽहं जनितेन्द्रस्य सोमोऽहं जनितोत विष्णोः सोमोऽहमेव जनिता स 
यश्चन्द्रमसो देवानां भूर्भुवःस्वरादीनां सर्वेषां लोकानां च ॥5॥ 
मैं जो ब्रह्मस्वरूप हुँ, तो ब्रह्म कैसा है ? में उमासहित हूँ, मैं ब्रह्म हूँ । जो सूत्ररूप से पवन 
होकर सबको पवित्र कर देता है । मैं वह उमासहित ब्रहम हूँ. जो मति आदि को जन्म देने वाला हे । मैं 
वह उमासहित परमेश्वर हूँ जो अग्नि का जनक है, पृथ्वी का जनक सोम है, अग्नि का जनक सोम 
है। मै सूर्य का जनक सोम हूँ. मैं इन्द्र का जनक सोम हूँ। मैं ही विष्णु का जनक उमासहित ईश्वर 
हुँ । इस चन्द्रमा का भू: भुवः स्व:--आदि सभी लोकों का उत्पन्न करने वाला उमासहित मैं ही--ईश्वर 
जनक हूँ। ; 
विश्वं भूतं भुवनं चित्रं बहुधा जातं जायमानं च यत्‌ । 
सर्वस्थ सोमोऽहमेव जनिता विश्वाधिको रुद्रो महर्षिः ॥6॥ 
भाँति-भाँति प्रकार से बना हुआ यह विश्व और यह भुवन जो उत्पन्न हो चुका है और अभी उत्पन्न 
हो रहा है, उस सबका उत्पन्न करने वाला मैं ही उमासहित (शक्तिसहित) ब्रह्म हूँ । मैं जन्मदाता के रूप 
मे विश्व का कारण होते हुए भी कारणातीत हूँ (मैं सर्वकारण होने पर भी सर्वातीत) विश्वाधिक ही हूँ । 
मैं ऐसा रुद्र हूँ, में महर्षि हूँ । 
हिरण्यगर्भादीनहं जायमानान्‌ पश्यामि | यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य 
ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवना विवेशैवमेब । अहमेवात्माऽन्तरात्मा 
ब्रह्मज्योतिर्यस्मान्न मत्तोऽन्यः परः । अहमेव परो विश्वाधिकः ॥7॥ 
उत्पन्न होते हुए हिरण्यगर्भ आदि को मैं देखता हुँ जो रुद्र अग्नि में है, जो पानी में है, जो 
औषधियों में है, जो रुद्र सभी विश्व में, सभी भुवनों में, यों ही अन्तर्यामी के रूप में प्रविष्ट होकर स्थित 
है, वह मैं ही हँ । में ही आत्मा हूँ, मैं अन्तरात्मा हूँ, में ही ब्रहज्योति हूँ, ऐसे मुझसे कुछ और कोई 
अन्य है ही नहीं । में ही परम और में ही विश्वातीत भी हूँ । 


मामेव विदित्वाऽमृतत्वमेति तरति शोकम्‌ । मामेव विदित्वा सांसृतिकीं 
रुजं द्रावयति तस्मादहं रुद्रो यः सर्वेषां परमा गतिः सोऽहं सर्वाकारः ॥8॥ 


मुझे जानकर ही मनुष्य मृत्यु को और शोक को पार कर जाता है । मुझे जानकर ही मनुष्य इस 
संसार के रोग को पिघला देता है । (द्रवित करता है) | इसीलिए मैं रुद्र (रुज्‌ + द्र) कहलाता हँ में 
ही सर्व की गति (अन्तिम लक्ष्य) हूँ, मैं ही सर्वाकारमय हूँ । 


यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते। येन जातानि जीवन्ति। यत्‌ 
प्रयन्त्यभिसंबिशन्ति । तं मामेव विदित्वोपासीत । भूतेभिर्देवेभिरभिष्टुतो- 
ऽहमेव ॥9॥ 

भीषा ,रपाद्वातः पवते । भीषोदेति सूर्यः । भीषा5स्मादमिनिश्चेन्द्रश्च ॥1 0॥ 
सोमोऽत एव योऽहं सर्वेषामधिष्ठाता सर्वेषां च भूतानां पालकः । सोऽहं 
पृथिवी । सोऽहमापः । सोऽहं तेजः । सोऽहं वायुः । सोऽहं कालः । सोऽहं 
दिशः । सोऽहमात्मा । मयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ ॥11॥ 


ला 


द्वितीयोऽध्यायः] भस्मजाबालोपनिषत्‌ (89) 379 


तत जिससे ये भूतप्राणी उत्पन्न होते हैं, जिससे उत्पन्न होकर जीते हैं, और जाते हुए जिसमें विलीन 

होते हैं, ऐसे मुझे ही जानकर मेरी उपासना करनी चाहिए । प्राणियों और देवों द्वारा स्तुति किया जाने 
वाला में ही हूँ। इसके भय से वायु बहती है, इसके डर से सूर्य उदित होता है, इसी के डर से अग्नि, 
इन्द्र और सोम अपना-अपना कार्य कर रहे हैं, वह उमा (शक्ति सहित मैं) शिव ही सब कुछ हूँ । 
इसीलिए मैं सबका अधिष्ठाता हूँ । मैं सब प्राणियों का पालक हूँ; वही मैं पृथ्वी हूँ, वही मैं जल हूँ, 
वही मैं तेज हूँ, वही मैं वायु हूँ, वहीं मैं काल हूँ, वही मैं दिशाएँ हूँ, वही मैं आत्मा हूँ । मुझ ही में 
यह सब-कुछ प्रतिष्ठित होकर रहता है । 

ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ ॥12॥ 

अचनक्षुर्विश्वतश्चक्षुरकर्णो विश्वतःकर्णोऽपादो विश्वतःपादोऽपाणि- 

विश्चतःपाणिरहमशिरा विश्वतःशिरा विद्यामन्त्रैकसंश्रयो विद्यारूपो 

विद्यामयो विश्वेश्वरोऽहमजरोऽहम्‌ ॥1 3॥ 

मामेवं विदित्वा संसृतिपाशात्‌ प्रमुच्यते । तस्मादहं पशुपाशविमोचकः । 

पशवश्चामानवान्तं मध्यवर्तिनश्च युक्तात्मानो यतन्ते मामेव प्राप्तुम्‌ । 

प्राप्यन्ते मां न पुनरावर्तन्ते ॥1 4॥ 

ऐसे ब्रह्म को जानने वाला परमपद को प्राप्त करता है । जो मैं ब्रह्मा के रूप में हूँ वही मैं 

सर्वात्मभाव से शिव भी तो हँ । क्योंकि ओम्‌” (अ, उ, म) यह पर्रहावाचक हे | यह परमतत्त्व 
चक्षुरहित होते हुए भी सभी ओर चक्षुवाला है, श्रोत्रहीन होते हुए भी चारों ओर श्रोत्र वाला है, 
चरणरहित होने पर भी चारों तरफ चरण वाला है, उसके हाथ न होने पर भी चारों ओर हाथ वाला है, 
वह आत्मरूप मैं मस्तकरहित होते हुए भी चारों तरफ मस्तक वाला हँ । सभी विद्याओं और मंत्रों का 
मैं आश्रयस्थान हूँ । मैं विद्यामय, विद्यारूप और में विश्वेश्वर, अजर और अमर हुँ । इस प्रकार मुझे 
(आत्मा को) जानकर मनुष्य संसार के पाश से मुक्त हो जाता है । इसलिए मैं पशु (प्राणियों के) पाशों 
का विमोचक (मुक्त करने वाला) कहलाता हूँ.। मानवों से लेकर सभी मध्यवर्ती प्राणी प्रयत्न करते हुए 
मुझमें ही अपनी आत्मा को जोड़कर मुझे ही प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं और अन्त में मुझे 
प्राप्त कर फिर इस धरती पर (जगत्‌ में) वापिस नहीं लौटते । 

त्रिशूलायां काशीमधिश्रित्य त्यक्तासवोऽपि मय्येव संविशन्ति । प्रज्व- 

'लद्वह्विगं हविर्यथा न यजमानमासादयति तथाऽसौ त्यक्त्वा कुणपं न 

तत्तादृशं पुरा प्राप्नुवन्ति । एष एवादेशः । एष उपदेशः । एष एव परमो 

धर्मः ॥15॥ 

अन्तिम श्वास लेते समय त्रिशूल में स्थित काशीनगरी में प्राणों को छोड़ने वाले लोग भी मुझमें 

ही प्रविष्ट होते हैं प्रज्वलित अग्नि में रखे गए होमद्रव्य जिस तरह यजमान को फिर से प्राप्त नहीं होते, 
वैसे ही यहाँ एक बार छोड़ा हुआ शरीर फिर से प्राप्त नहीं होता । यही आज्ञा है, यही उपदेश है । यही 
परमधर्म है । 

सत्यात्तत्र कदाचिन्न प्रमदितव्यं तत्रोदधूलनत्रिपुण्ड्ाभ्याम्‌। तथा 

रुद्राक्षधारणात्तथा मदर्चनाच्च । प्रमादेनापि नान्तर्देवसदने पुरीषं 

कुर्यात्‌ । ब्रतान्न प्रमदितव्यम्‌। तद्धि तपस्तद्धि तपः काश्यामेव 


मुक्तिकामानाम्‌॥16॥ 


380 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


न तत्त्याज्यं न तत्त्याज्यं मोचकोऽहमविमुक्ते निवसताम्‌ । नाविमुक्तात्‌ 
परं स्थानं नाविमुक्तात्‌ परं स्थानम्‌ ॥1 7॥ 
ऐसे उस काशीवास के काल में सत्य में कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए । भस्म धारण करने में 

तथा त्रिपुण्ड लगाने में भी प्रमाद नहीं करना चाहिए । रुद्राक्ष को धारण करने में और मेरे पूजन में कभी 
प्रमाद नहीं करना चाहिए । प्रमाद से भी कभी देवमंदिर में मलत्याग नहीं करना चाहिए । व्रत में भी कभी 
प्रमाद नहीं करना चाहिए | काशी में रहकर मुक्ति पाने की इच्छा करने वालों के लिए यही तप है, 
उसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए । मैं अविमुक्तक्षेत्र का मुक्तिदाता हूँ | अविमुक्तपद से परमपद कोई नहीं 
है । अविमुक्तक्षेत्र परम क्षेत्र है । 

काश्यां स्थानानि चत्वारि । तेषामभ्यर्हितमन्तर्गृहम्‌ । तत्राप्यविमुक्त- 

मभ्यर्हितम्‌। तत्र स्थानानि पञ्च । तन्मध्ये शिवागारमभ्यर्हितम्‌ । तत्र 

प्राच्यामै श्वर्यस्थानम्‌ । दक्षिणायां विचालनस्थानम्‌ । पश्चिमायां वैराग्य- 

स्थानम्‌ । उत्तरायां ज्ञानस्थानम्‌ । तस्मिन्‌ यदन्तर्निर्लिप्तमव्ययमनाद्यन्त- 

मशेषवेदवेदान्तवेद्यमनिर्देश्यमनिरुक्तमप्रच्यबमाशास्यमद्वैेत॑ सर्वाधार- 

मनाधारमनिरीक्ष्यमहरहर्ब्रहाविष्णुपुरन्दराद्यमरवरसेवितं मामेव ज्योतिः- 

स्वरूपं लिङ्गं मामेबोपासितव्यं तदेवोपासितव्यम्‌॥1 8॥ 

नैव भासयन्ति तल्लिङ्गं भानुश्चन्द्रोऽग्निर्वायुः स्वप्रकाशं विश्वेश्वराभिधं 

पातालमधितिष्ठति । तदेवाहम्‌ ॥1 9॥ 


काशी में चार स्थान हैं । उनमें भी श्रेष्ठ स्थान अन्तर्गृह है । उससे भी श्रेष्ठ अविमुक्तस्थान है । 
वहाँ पाँच स्थान हैं । उनके बीच जो शिवागार है वह श्रेष्ठ है । वहाँ पूर्व में ऐश्वर्यस्थान है, दक्षिण में 
विचालनस्थान है, पश्चिम में वैराग्यस्थान हे, उत्तर में ज्ञानस्थान है । उसमें जो अन्तर्‌ में निर्लिप्त है, 
अव्यय है, अनादि है, अनन्त है, सभी वेद-वेदान्त से जो वेद्य है, जो अव्यक्त, अदृश्य, अनिरुक्त, 
अप्रच्यव (अच्युत) है, जो अद्वैत है, जो सबका आधाररूप है, जो देखा नहीं जा सकता, जो ब्रह्मा, 
विष्णु, पुरन्दर आदि श्रेष्ठ देवों के द्वारा बार-बार सेवित होता है, ऐसे ज्योतिस्वरूप मेरी ही (लिंग के 
रूप में) उपासना करनी चाहिए । मैं ही उपासना के योग्य हूँ । सूर्य, चन्द्र, अग्नि और वायु उस लिंग 
को प्रकाशित नहीं कर सकते | क्योंकि वह तो स्वप्रकाशित है । विश्वेश्वर नाम का यह लिंग पाताल में 
अधिष्ठित है | वही मैं हूँ | 


तत्रार्चितोऽहं साक्षादर्चितः । त्रिशाखैर्बिल्वदलै्दीप्तैर्वा योऽभिसं- 
पूजयेन्मन्मना मय्याहितासुर्मय्येवार्पिताखिलकर्मा भस्मदिग्धाङ्गो 
रुद्राक्षभूषणो मामेव सर्वभावेन प्रपन्नो मदेकपूजानिरतः सम्पूजयेत्‌ 
तदहमश्नामि तं मोचयामि संसृतिपाशात्‌ । अहरहरभ्यर्च्य विश्वेश्वर लिङ्ग 
तत्र रुद्रसूक्तेरभिषिच्य तदेव स्नपनं पयस्त्रिः पीत्वा महापातकेभ्यो 
मुच्यते न शोकमाप्नोति मुच्यते संसारबन्धनात्‌ ॥20॥ 


वहाँ में पूजा उता हूँ, साक्षात्‌ ही पूजा जाता हूँ । तीन शाखा वाले बिल्वपत्रों से अथवा दीपों 
से जो मनुष्य मेरी पूजा करता है, वह मुझमें मन रखने वाला, मुझमें ही प्राण रखने वाला, मुझमें ही 
अपने सभी कर्मा को समर्पित कर देने वाला, भस्म से लेपित अंग वाला, रुद्राक्ष के भूषणवाला, सर्व 
भाव से मेरी ही शरण में आया हुआ, मेरी एक की ही पूजा में तल्लीन होकर मुझे पूजता है । उसका 
दिया हुआ मैं खाता (भोगता) हूँ । उसको मै संसार के बन्धन से मुक्त करता हू । इस विश्वेश्वर के लिंग 





द्वितीयोऽध्यायः] भस्मजाबालोपनिषत्‌ (89) 381 


की प्रतिदिन पूजा करके, वहाँ रुद्रसक्तों के द्वारा अभिषेक करके उसी स्नान का पानी तीन बार पीकर 
बड़े-बड़े पापों से भी वह मनुष्य मुक्त हो जाता है । वह कभी शोक को प्राप्त नहीं होता | वह संसार 
के बन्धनों से मुक्त हो जाता हे । 
तदनभ्यर्च्यं नाश्नीयात्‌ फलमन्नमन्यद्वा । यदश्नीयाद्रेतोभक्षी भवेत्‌ । 
नापः पिबेत्‌ । यदि पिबेत्‌ पूयपो भवेत्‌ । प्रमादेनैकदा त्वनभ्यर्च्य मां 
भुक्त्वा भोजयित्वा केशान्‌ वापयित्वा गव्यानां पञ्च संगृह्योपोष्य जले 
रुद्रस्तानम्‌ । जपेत्त्रिवारं रुद्रानुवाकम्‌। आदित्यं पश्यन्नभिध्यायन्‌ 
स्वकृतकर्मकृद्रौद्रेरेव मन्त्रैः कुर्यान्मार्जनम्‌ । ततो भोजवित्वा ब्राह्मणान्‌ 
पूतो भवति । अन्यथा परेतो यातनामश्नुते । पत्रैः फलैर्वा जलैर्वाऽन्यै- 
र्वाऽभिपूज्य विश्वेश्वरं मां ततोऽश्नीयात्‌ ॥21॥ 


उसकी पूजा किए बिना अन्न, फल या और कुछ भी खाना नहीं चाहिए । यदि कोई खाता है तो 
वह वीर्यभक्षी होगा | पानी भी नहीं पीना चाहिए । यदि कोई पीता है तो वह पूयप (पीव को पीने वाला) 
होता हे । प्रमादवश एक दिन भी मेरी पूजा किए बिना खाए-खिलाए जाने पर केशों का मुण्डन 
करवाकर पाँच गव्यों का संग्रह करके, उपवास करके जल में रुद्रस्नान करना चाहिए तथा तीन जार 
रुद्रानुवाक का जाप करना चाहिए । फिर सूर्य की ओर देखकर उसका ध्यान करके अपने किए गए कर्म 
के लिए रुद्रमंत्रो से ही मार्जन करना चाहिए । बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराकर वह पवित्र (मुक्त) होता 
है । ऐसा न करने पर वह मरण के बाद यातना भोगता है | इसलिए मुझ विश्वेश्वर को पत्रों से, फलों 
से या जल अथवा अन्य पदार्थो से पूजकर याद में ही खाना (पीना) चाहिए । 


कापिलेन पयसाऽभिषिच्य रुद्रसूक्तेन मामेव शिवलिङ्गरूपिणं 
ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति । कापिलेन दध्ञाऽभिषिच्य सुरापानात्‌ पूतो 
भवति । कापिलेनाज्येनाभिषिच्य स्वर्णस्तेयात्‌ पूतो भयति। 
मधुनाऽभिषिच्य गुरुदारगमनात्‌ पूतो भवति । सितया शर्करयाऽभिषिच्य 
सर्वजीववधात्‌ पूतो भवति ॥22॥ 

क्षीरादिभिरेतैरभिषिच्य सर्वानवाप्नोति कामान्‌ । इत्येकैकं महाप्रस्थशतं 
महाप्रस्थशतमानैः शतैराभपूज्य मुक्तो भवति संसारबन्धनात्‌ ॥2 3॥ 


कपिलवर्णी गाय के दूध से रुद्रसूक्त के द्वार शिवलिंग स्वरूप मेरा अभिषेक करके मनुष्य 
ब्रह्महत्या के पाप से मुक्त हो जाता है। कपिला गाय के दही से अभिषेक करने वाला सुरापान के पाप 
से मुक्त होता है । कपिला के घी से पूर्वोक्त रूप से अभिषेक करने वाला सोने की चोरी के पाप से मुक्त 
होता है । मधु से अभिषेक करने वाला गुरुपत्नी से किए गए व्यभिचार के पाप से मुक्त होता हे । सफेद 
शर्करा से अभिषेक करने वाला सभी प्राणियों की हत्या से मुक्त हो जाता है | इस प्रकार दूध आदि से 
अभिषेक करके मनुष्य अपने सभी मनोरथों को पूर्ण करता है । ऐसा करने के लिए उसे पूर्वोक्त अभिषेकों 
से प्रत्येक के लिए सौ महाप्रस्थ करने चाहिए । (बत्तीस पल तक के समय को प्रस्थ कहते हैं और ऐसे 
सौ प्रस्थों को महाप्रस्थ कहा जाता है--यह कालपरिमाण है ।) इस प्रकार सौ महाप्रस्थों के कालपरिमाण 
तक अभिषेक करके (पूजा करके) मनुष्य संसार-बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 


मामेव शिवलिङ्गरूपिणमाद्रायां पौर्णमास्यां वाऽमावास्यायां वा 
महाव्यतीपाते ग्रहणे संक्रान्तावभिषिच्य तिलैः सतण्डुलैः सयवैः सम्पूज्य 


382 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


बिल्वदलैरभ्यर्च्य कापिलेना[ला]ज्यान्वितगन्धसारधूपैः परिकल्प्य दीपं 
नैवेद्यं साज्यमुपहारं कल्पयित्वा दद्यात्‌ पुष्पाञ्जलिम्‌ । एवं प्रयतोऽभ्यर्च्य 
मम सायुज्यमेति ॥24॥ 
शिवलिंगरूप ऐसे मुझको आर्द्रा नक्षत्र मे, अमावास्या या पौर्णमासी में, व्यतिपात में, ग्रहण में 
. और संक्रान्ति में अभिषेक करके यव और तण्डुल के साथ तिलों के द्वार पूजकर बिल्वदलों से मेरी 
अभ्यर्चना करके कपिला गाय के घी से युक्त गन्धसार आदि की परिकल्पना करके, दीप, घी सहित 
(घी युक्त) नैवेद्य और उपहार देना चाहिए । बाद में पुष्पांजलि देनी चाहिए । इस प्रकार प्रयत्नशील 
मनुष्य (साधक) मेरी पूजा करके मेरे साथ सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। 
शातैर्महाप्रस्थैरखण्डैस्तण्डुलैरभिषिच्य  चन्द्रलोककामश्चन्द्रलोकमवा- 
प्नोति । तिलैरेतावद्भिरभिषिच्य वायुलोककामो वायुलोकमवाप्नोति । 
माषैरेतावद्भिरभिषिच्य वरुणलोककामो वरुणलोकमवाप्नोति । यवैरे- 
तावद्भिरभिषिच्य सूर्यलोककामः सूर्यलोकमवाप्नोति । एतैरेतावद्धिर्ठि- 
गुणैरभिषिच्य स्वर्गलोककामः स्वर्गलोकमवाप्नोति । एतैरेतावद्भिश्च- 
तुर्गुणैरभिषिच्य ब्रह्मलोककामो ब्रह्मलोकमवाप्नोति। एतैरेतावद्धिः 
शतगुणैरभिषिच्य चतुर्जालं ब्रह्मकोशं यन्मृत्युर्नावपश्यति । तमतीत्य 
मल्लोककामो मल्लोकमवाप्नोति नान्यं मल्लोकात्‌ परं यमवाप्य न 
शोचति न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते ॥2 5॥ 


अखण्ड तण्डुलों (अक्षतों) के द्वारा सौ महाप्रस्थ तक अभिषेक करके चन्द्रलोक की कामना करने 
वाला मनुष्य चन्द्रलोक को प्राप्त होता है इतने ही तिलों के द्वारा इतने ही कालपरिमाण तक अभिषेक 
करके वायुलोक की कामना करने वाला वायुलोक को प्राप्त होता है । इतने ही माषों (उड़दों) के द्वारा 
अभिषेक करके वरुणलोक की कामना करने वाला वरुणलोक की प्राप्ति करता है | इतने ही यवों से 
अभिषेक करके सूर्यलोक की कामना करने वाला सूर्यलोक को प्राप्त करता है । और उससे दुगुनी संख्या 
में यवों से ही अभिषेक करने वाला स्वर्ग की कामना करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक की प्राप्ति करता है । 
इन्हीं यवों की चार गुनी संख्या से अभिषेक करके ब्रह्मलोक की कामना करने वाला ब्रह्मलोक को प्राप्त 
करता है । इन्हीं से सौ गुनी संख्या में इतने कालपरिमाण तक अभिषेक करके वह चतुर्जाल रूप मृत्यु 
के ब्रह्मकोश को नहीं देखेगा । (स्थूल, सूक्ष्म, बीज और अर्धमात्रा-यह व्यष्टिसमष्टिगत चतुर्जाल युक्त 
ब्रह्मकोश है |) वह उसको लाँघकर मेरे लोक की कामना वाला होकर मेरे लोक को ही प्राप्त करता है । 
मेरे लोक से परे तो कोई लोक है ही नहीं । उसको प्राप्त करके वह कभी शोक को प्राप्त नहीं होता और 
फिर से उसका यहाँ आना नहीं होता, वह फिर से यहाँ आता ही नहीं । 


लिङ्गरूपिणं मां सम्पूज्य चिन्तयन्ति योगिनः सिद्धाः सिद्धिं गताः 
यजन्ति यज्चानः । मामेव स्तुवन्ति वेदाः साङ्गाः सोपनिषदः सेतिहासाः । 
न मत्तोऽन्यदहमेव सर्वम्‌ । मयि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । ततः काश्यां प्रयतै- 
रेवाहमन्वहं पूज्यः ॥2 6॥ 

तत्र गणा रौद्रानना नानामुखा नानाशस्त्रधारिणो नानारूपधरा 
नानाचिह्निताः । ते सर्वे भस्मदिग्धाङ्गा रुद्राक्षाभरणाः कृताञ्जलयो 
नित्यमभिध्यायन्ति। तत्र पूर्वस्यां दिशि ब्रह्मा कृताञ्जलिरहर्निशं 
मामुपास्ते। दक्षिणस्यां दिशि विष्णुः कृत्वैव मूर्धाञ्जलिं मामुपास्ते । 


द्वितीयोऽध्यायः] भस्मजाबालोपनिषत्‌ (89) 383 


प्रतीच्यामिन्द्रः सन्नताङ्ग उपास्ते । उदीच्यामरिनिकायमुमाऽनुरक्ता हेमाड़- 
विभूषणा हेमवस्त्रा मामुपासते मामेव देवाश्चतुरमूर्तिधराः ॥27॥ 
लिंगस्वरूपी मेरी पूजा करके सिद्धि को प्राप्त हुए सिद्धयोगी मेरा ही चिन्तन करते हैं, याज्ञिक 

लोग मेरा ही यज्ञ करते हैं, षडंगों के साथ, उपनिषदों के साथ, इतिहास के साथ सभी वेद मेरी ही स्तुति 
करते हैं । मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, में ही सब कुछ हूँ । यह सब कुछ मुझमें ही स्थित है । इसलिए 
काशी में प्रयत्नशील साधकों के द्वारा मैं ही पूजा जाने योग्य हँ । इसलिए रौद्र (भयंकर) मुँहवाले, 
विविध प्रकार को मुखवाले, विविध शख्रों को धारण किए हुए, विविध स्वरूपों को धारण करने वाले, 
विविध चिह्नं वाले मेरे गण, यहाँ भस्म से अंगों को लेप करते हुए, रुद्राक्ष के आभूषण पहने हुए हाथ 
जोड़कर हमेशा मेरा ध्यान करते हैं । यहाँ पूर्व दिशा में ब्रह्मा हाथ जोड़कर सर्वदा मेरी उपासना करते 
हैं, दक्षिण दिशा में विष्णु मस्तक पर हाथ को अंजलि रखे हुए मेरी उपासना करते हैं । पश्चिम में इन्द्र 
शरीर को पूरा नवा कर मेरी उपासना करते हैं और उत्तर में सुवर्णवसना अंगों पर सुवर्ण के आभूषण 
पहनी हुई अनुरक्ता उमा अग्निकायायुक्त मेरी उपासना करती है । ये चार मूर्ति को धारण करने वाले देव 
(ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इन्द्र) मेरी ही उपासना करते हैं | 


दक्षिणायां दिशि मुक्तिस्थानं तन्मुक्तिमण्डपसंज्ञितम्‌ । तत्रानेकगणाः 
पालकाः सायुधाः पापघातकाः । तत्र ऋषयः शाम्भवाः पाशुपता 
महाशैवा वेदावतंसं शैवं पञ्चाक्षरं जपन्तस्तारकं सप्रणवं मोदमाना- 
स्तिष्ठन्ति । तत्रैका रत्नवेदिका । तत्राहमासीनः काश्यां त्यक्तकुणपाञ्छै- 
वानानीय स्वस्याङ्के सन्निवेश्य भसितरद्राक्षभूषितानुपस्पृश्य मा भूदेतेषां 
जन्म मृतिश्चेति तारकं शैवं मनुमुपदिशामि । ततस्ते मुक्ता मामनुविशन्ति 
विज्ञानमयेनाङ्गेन। न पुनरावर्तन्ते हुताशनप्रतिष्ठं हविरिव । तत्रैव 
मुक्त्यर्थमुपदिश्यते शैवोऽयं मन्त्रः पञ्चाक्षरः । तन्मुक्तिस्थानम्‌। तत्‌ 
ओंकाररूपम्‌। ततो मदर्पितकर्मणां मदाविष्टचेतसां मद्रूपता भवति । 
नान्येषामियं ब्रह्मविद्येयं ब्रह्मविद्या ॥28॥ 


. दक्षिण दिशा में एक 'मुक्तिमण्डप' नाम का मुक्तिस्थान है । उसके पालक-रक्षक अनेक गण हें । 
वे अनेक शस्रों को धारण किए हुए हैं, वे पाप के घातक हैं । वहाँ शंभु के भक्त कई पाशुपत, महाशैव, 
ऋषि लोग वेदों के प्रधान रूप पंचाक्षर शैव मंत्र को जपते हुए--प्रणवसहित उस तारक मंत्र को जपते 
हुए आनन्दपूर्वक रहते हैं । वहाँ एक रत्नजडित वेदी है, उस पर में बैठा हुँ । काशौ में जिन शिवभक्तों 
की आसक्ति छूट गई है, ऐसे लोगों को लाकर, अपनी गोद में बिठाकर, रुद्राक्ष और भस्म से भूषित 
अंग वाले ऐसे उनको स्पर्श करके, “अब इनका जन्म न होगा और मृत्यु भी नहीं होगी'--इस प्रकार 
का फलदायी तारकमंत्र देता हूँ (उन्हें उपदेश करता हूँ) । इससे वे मुक्त होकर विज्ञानमय अंग से मुझमें 
ही प्रविष्ट हो जाते हें और फिर उनका यहाँ आना नहीं होता | अग्नि में डाले गए होमद्रव्य की तरह 
वहीं रहो हैं मुक्ति के लिए ही इस पंचाक्षर शैव मंत्र का उपदेश दिया जाता है । यह मुक्ति का स्थान 
है । इसलिए यह ओंकाररूप है । इसके द्वारा मुझमें ही कर्मो को अर्पित करने वालों को और मुझ ही 
में चित्त को अर्पित करने वालों को मेरा रूप प्राप्त होता है, इससे अन्य लोगों को नहीं । यह ब्रह्मविद्या 
है । यही ब्रह्मविद्या है । 

मुमुक्षवः काश्यामेवासीना वीर्यवन्तो विद्यावन्तो विज्ञानमयं ब्रह्मकोशं 

चतुर्जालं ब्रह्मकोशं यं मृत्युर्नावपश्यति यं ब्रह्मा नावपश्यति यं विष्णुर्ना- 

वपश्यति यमिन्द्राग्नी नावपश्येतां यं वरुणादयो नावपश्यन्ति तमेव 


384 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तत्तेजःप्लुष्टविड्भावं हैममुमां संश्लिष्य वसन्तं चन्द्रकोटिसमप्रभं 

चन्द्रकिरीटं सोमसूर्याग्निनयनं भूतिभूषितविग्रहं शिवं मामेवमभिध्या- 

यन्तो मुक्ताकिल्बिषास्त्यक्तबन्धा मय्येव लीना भवन्ति ॥29॥ 

काशी में रहने वाले मुमुक्षु ही वीर्यवान और विद्यावान होते हैं | ब्रह्मकोश तो विज्ञानमय है, 

ब्रह्मकोश चतुर्जाल है । इसे मृत्यु नहीं देख सकता, इसे ब्रह्मा नहीं देखते, इसे विष्णु नहीं देखते, इसे 
इन्द्र और अग्नि भी नहीं देखते, इसे वरुणादि देव भी नहीं देखते, उसी तेज:पूर्ण (तेज से भरे हुए) 
प्रवाहरूप, सुवर्णमय, उमा को आलिंगन करके रहने वाले, करोड़ों चन्द्रों के समान कान्तिवाले, 
चन्द्रमुकुटधारी, सोम-सूर्य-अग्निरूप तीन नयनों वाले, भस्म से भूषित शरीर वाले, मंगलकारी मुझ 
शिव का ही ध्यान करते हुए ये मुमुक्षु लोग पापरहित और बन्धनरहित होकर मुझमें लीन हो जाते हैं । 

ये चान्ये काश्यां पुरीषकारिणः प्रतिग्रहरतास्त्यक्तभस्मधारणास्त्यक्त- 

सद्राक्षधारणास्त्यक्तसोमवारव्रतास्त्यक्तगृहयागास्त्यक्तविश्वेश्वरार्चनास्त्य- 

पञ्चाक्षरजपास्त्यक्तभैरवार्चना भैरवीं घोरादियातनां नानाविधां काश्यां 

परेता मुक्त्वा ततः शुद्धा मां प्रपद्यन्ते च । अन्तर्गृहे रेतो मूत्रं पुरीषं वा 

विसृजन्ति तदा तेन सिञ्चन्ते पितृन्‌ । तमेव पापकारिणं मृतं पश्यन्नील- 

लोहितो भैरवस्तं पातयत्यस्त्रमण्डले ज्वलज्ज्वलनकुण्डेष्वन्येष्वपि । 

ततश्चाप्रमादेन निव्रसेदप्रमादेन निवसेत्‌ काश्यां लिङ्गरूपिण्यामित्युप- 

निषत्‌ ॥301 

इति द्वितीयोऽध्यायः । 
इति भस्मजाबालोपनिषत्समाप्ता । 
+ 
और जो लोग काशी में मलत्याग करने वाले, केवल दान लेने में ही मन लगाने वाले, 
भस्मधारण को छोड़ देने वाले, रुद्राक्ष का त्याग करने वाले, सोमवार के ब्रत को छोड़ने वाले, ग्रहयागों 
को छोड़ देने वाले, विश्वेश्वर की पूजा का त्याग करने वाले, पंचाक्षर मंत्र का जाप छोड़ने वाले, 
भैरवार्चन का त्याग करने वाले लोग होते हैं, वे भी काशी में मरकर भैरवी (भयंकर घोर) यातना से मुक्त 
होकर बाद में शुद्ध होकर मुझे प्राप्त करेंगे । जो लोग अन्तर्गृह में वीर्य, मूत्र या मल को छोड़ते हैं, तो 
वे उससे पितृओं का सिंचन करते हैं । ऐसे पापकारी को भैरव अस्त्रो के मण्डल के बीच और जलते 
हुए अग्नि के कुण्डो में और अन्य ऐसे स्थलो में डाल देता है । इसलिए काशी में प्रमादरहित होकर 
ही रहना चाहिए । काशी तो लिंगरूपिणी है, ऐसा उपनिषत्‌ कहती है । यहाँ उपनिषत्‌ पूरी हुई । . 
यहाँ दूसरा अध्याय पूरा हुआ । 
इस प्रकार भस्मजाबालोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 


| शान्तिपाठ: 
ॐ भद्रं कर्णेभिः--देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र 


(90) रुद्राक्षजाबालोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


यह सामवेदीय उपनिषत्‌ रुद्राक्ष की महिमा गाती है । भुसुंड और कालाग्निरुद्र की 
आख्यायिका से शुरू होती हुई यह उपनिषत्‌ रुद्राक्ष की उत्पत्ति, धारण और फलश्रुति बताती 
है । त्रिपुरासुर को मारने के लिए भगवान्‌ रुद्र ने जब आँखें बन्द कीं तब उनमें से जो आँसू 
जमीन पर गिरे, वही रुद्राक्ष हुए | उसको पहनने से या उसके दर्शन से भी सभी पाप दूर हो 
जाते हैं | आंवले के परिमाण वाला रुद्राक्ष सबसे उत्तम माना जाता है, बेर के आकार का मध्यम 
माना जाता है और चने के आकर का अधम माना जाता है | ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 
को क्रमश: सफेद, लाल, पीला, काला रुद्राक्ष पहनना चाहिए । शिखा में एक, मस्तक पर तीन 
सौ, गले में छत्तीस, दोनों हाथों पर सोलह-सोलह, दोनों कलाइयों में बारह-बारह, कन्थे पर 
पाँच सौ तथा जनेऊ की भाँति एक सौ आठ रुद्राक्ष धारण करना चाहिए । रुद्राक्ष एक से लेकर 
चौदह मुखवाला होता है । हरएक के गुण अलग-अलग होते हैं । और उसे धारण करने वाले 
को तत्‌-तत्‌ अनुरूप फल मिलता है । 

® 


शान्तिपाठः 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि"ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (महोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
अथ हैनं कालाग्निरुद्रं भुसुण्डः पप्रच्छ कथं रुद्राक्षोत्पत्तिः । 
तद्धारणात्किं फलमिति ॥1॥ 
तं होवाच भगवान्कालारिनिरुद्रःत्रिपुरवधार्थमहं निमीलिताक्षोऽभवम्‌ ग 
तेभ्यो जलबिन्दवो भूमौ पतितास्ते रुद्राक्षा जाताः । सर्वानुग्रहार्थाय तेषां 
नामोच्चारमात्रेण दशगोप्रदानफलं दर्शनस्पर्शनाभ्यां द्विगुणं फलमत 
ऊर्ध्व वक्तुं न शक्नोमि ॥2॥ उ 
एक बार भुसुण्ड ने कालाग्निरुद्र से पूछा--'हे भगवन्‌ ! रुद्राक्ष की उत्पत्ति किस प्रकार हुई 
और उसको धारण करने से क्या फल मिलता है ?' तब भगवान्‌ कालाग्निरुद्र ने कहा- “त्रिपुर के 
वध के समय में मैंने आँखें बन्द कर ली थीं और उनमें से जल के बिन्दु नीचे गिरे | वे ही रुद्राक्ष 
हुए | सबके ऊपर अनुग्रह करने के लिए मैं कहता हूँ कि उनके नाम के उच्चारण मात्र से दस गायों 
के दान का फल मिलता है और उनके दर्शन और स्पर्श करने सै दुगुना फल मिलता है । इससे 
आगे मैं क्या कहूँ” ? 
तत्रैते एलोका भवन्ति-- 
कस्मिस्थितं तु किं नाम कथं वा धार्यते नरैः । 
'कतिभ्रेदमुखान्यत्र कैर्मनत्रैर्धार्यते कथम्‌ ॥3॥ 


25 Jo तृ ० 


386 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


दिव्यवर्षसहस्त्राणि चक्षुरुन्मीलितं मया 

भूमावक्षिपुटाभ्याँ तु पतिता जलबिन्दवः ॥4॥ 

तत्राश्रुबिन्दवो जाता महारुद्राक्षवृक्षकाः । 

स्थावरत्वमनुप्राप्य भक्तानुग्रहकारणात्‌ ॥5॥ 

इसके बारे में ये श्लोक कहे गए हैं--(प्रश्न--) वह कहाँ रहता है ? उसका क्या नाम है ? 

उसे किस तरह धारण करना चाहिए ? इसके कितने भेद (मुख) हें ? उसके धारण के लिए क्या-क्या 
मंत्र हैं ? और कैसे धारण करना चाहिए ? इन प्रश्नों का उत्तर यह है कि एक हजार देववर्षों के बीत 
जाने के बाद मैंने आँखें खोली तो उनमें से (उन दोनों आँखों से) जल के बिन्दु धरती पर गिरे । वहाँ 
तब ये अश्रुबिन्दु रुद्राक्ष के बड़े वृक्ष हो गए । उन्होंने भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए स्थावरत्व 
(जड़ता) को ग्रहण कर लिया । 


भक्तानां धारणात्पापं दिवारात्रिकृतं हरेत्‌ । 

लक्षं तु दर्शनात्पुण्यं कोटिस्तद्धारणाद्धवेत्‌ ॥6॥ 

तस्य कोटिशतं पुण्यं लभते धारणान्नरः। 

लक्षकोटिसहस्त्राणि लक्षकोटिशतानि च ॥7॥ 

तज्जपाल्लभते पुण्यं नरो रुद्राक्षधारणात्‌ । 

धात्रीफलप्रमाणं यच्छेष्ठमेतदुदाहतम्‌ ॥8॥ 

इस रुद्राक्ष के धारण करने से भक्तों के द्वारा दिन और रात में किए गए पाप नष्ट होते हैं | इसके 

दर्शन से लाख गुना और धारण करने से करोड़ गुना पुण्य मिलता है । मनुष्य इसके धारण करने से 
शतकोटि गुना पुण्य प्राप्त करता है और श्रद्धा भक्तिपूर्वक धारण करने पर तो उससे भी लाख-करोड़ 
गुना पुण्य प्राप्त होता है जप की अपेक्षा उसे धारण करने से ऐसा पुण्यफल मिलता है । इन रुद्राक्षों 
में आँवले के फल के प्रमाण (आकार) का रुद्राक्ष श्रेष्ठ माना जाता है । 


बदरीफलमात्रं तु मध्यमं प्रोच्यते बुधैः । 

अधमं चणमात्रं स्यात्प्रक्रियैषा मयोच्यते ॥9॥ 

ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्राश्चेति शिवाज्ञया । 

वृक्षा जाताः पृथिव्यां तु तज्जातीयाः शुभाक्षकाः ॥10॥ 

श्वेतास्तु ब्राह्मणा ज्ञेयाः क्षत्रिया रक्तवर्णकाः । र 

पीतास्तु वैश्या विज्ञेयाः कृष्णाः शूद्रा उदाहृताः ॥1 1॥ 

ब्राह्मणो बिभृयाच्छवेतात्रक्तात्राजा तु धारयेत्‌ । 

पीतान्वैश्यस्तु बिभृयात्कृष्णाज्छूद्रस्तु धारयेत्‌ ॥1 2॥ 

जानकार लोग कहते हैं कि बेर के आकार का रुद्राक्ष मध्यम श्रेणी का होता है और चने के प्रमाण 

का अधम माना जाता है । अब मैं उसकी प्रक्रिया कहता हूँ--ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की जाति 
के शुभ रुद्राक्ष शिव की आज्ञा से वृक्षरूप बने हैं । उनमें जो श्वेत हैं वे ब्राह्मण है ऐसा समझना चाहिए, 
रक्तवर्ण वाले क्षत्रिय हैं, पीले रुद्राक्ष वैश्य समझने चाहिए और काले शूद्र माने गए हैं | ब्राह्मण को 
सफेद रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, क्षत्रिय को लाल रुद्राक्ष धारण करना चाहिए, पीले रुद्राक्ष को वैश्य 
धारण करे और काले को शूद्र को धारण करना चाहिए । 


रुद्राक्षजाबालोपनिषत्‌ (90) 387 


समाः स्निग्धा दृढाः स्थूलाः कण्टकैः संयुताः शुभाः । 
कृमिदष्टं छिन्नभिन्न कण्टकैहीनमेव च ॥131 
ब्रणयुक्तमयुक्तं च षड्सद्राक्षाणि वर्जयेत्‌ । 
स्वयमेव कृतद्वारं रुद्राक्षं स्यादिहोत्तमम्‌ ॥14॥ 
यत्तु पौरुषयत्नेन कृतं तन्मध्यमं भवेत्‌ । 
समाम्स्निग्धान्‌ दृढान्‌ स्थूलान्‌ क्षौमसूत्रेण धारयेत्‌ ॥1 5॥ 
समान गोलाई वाले, चिकने, मजबूत, स्थूल और काँटों से युक्त रुद्राक्ष शुभ माने जाते हैं । और 
जो कीड़ों के द्वारा दंश किया गया हो, जो अलग-अलग गोलाई वाला हो, जो काँटों से रहित हो, जो 
व्रणयुक्त (बाह्य आघात से भग्न) अथवा अभग्न हो--इन छः रुद्राक्षों को छोड़ देना चाहिए । जिस 
रुद्राक्ष में कुदरती ही छेद हो वह रुद्राक्ष उत्तम माना जाता है । पर जो पुरुष के प्रयत्न से रुद्राक्ष में छेद 
किया जाए तो वह मध्यम है । अतएव समान, चिकने, मजबूत और स्थूल रुद्राक्षों को रेशम के धागे 
में पिरो कर पहनना चाहिए । 
सर्वगात्रेण सौम्येन सामान्यानि विचक्षणः । 
निकषे हेमरेखाभा यस्य रेखा प्रदृश्यते ॥16॥ 
तदक्षमुत्तमं विद्यात्तद्धार्यं शिवपूजकैः । 
शिखायामेकरुद्राक्ष त्रिंशतं शिरसा वहेत्‌ ॥17॥ 
षट्त्रिंशतं गले दध्याद्बाहोः षोडशषोडश । 
मणिबन्धे द्वादशैव स्कन्धे पञ्चदशं वहेत्‌ ॥18॥ 
जैसे निकष के पत्थर में हेम रेखा हो, उसी तरह की मानो हेम रेखा दीखती हो इसी तरह सर्व 
अवयव (आकार से) सामान्य (एक समान) अंग वाला रुद्राक्ष उत्तम माना जाता है । शिवपूजकों को ऐसे 
ही रुद्राक्ष धारण करने चाहिए । शिखा में एक रुद्राक्ष धारण करना चाहिए और मस्तक में तीस रुद्राक्ष 
धारण करने चाहिए । गले में छत्तीस रुद्राक्ष धारण करने चाहिए । और दोनों हाथों में सोलह-सोलह 
रुद्राक्ष धारण करने चाहिए | दोनों मणिबन्धों में बारह-बारह और कन्धे पर पन्द्रह रुद्राक्ष धारण करने 
चाहिए । 
अष्टोत्तरशतैर्मालामुपवीतं प्रकल्पयेत्‌ । 
द्विसरं त्रिसरं वापि सराणां पञ्चकं तथा ॥19॥ 
सराणां सप्तकं वापि बिभृयात्कण्ठदेशतः । 
मुकुटे कुण्डले चैव कर्णिकाहारकेऽपि वा ॥20॥ 
केयूरकटके सूत्रं कुक्षिबन्धे विशेषतः । 
सुप्ते पीते सदाकालं रुद्राक्षं धारयेन्नरः ॥21॥ 
त्रिशतं त्वधमं पञ्चशतं मध्यममुच्यते । 
सहस्त्रमुत्तमं प्रोक्तमेवं भेदेन धारयेत्‌ ॥2 2॥ 
एक सौ आठ रद्राक्षों की माला बनाकर उपवीत की तरह धारण करनी चाहिए । दो, तीन या 
पाँच या सात लड़ियों की माला बनाकर गले में पहननी चाहिए | कान की बाली के रूप में तथा मुकुट 
के रूप में भी रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए । सूत्र में पिरोए गए रुद्राक्षों को बाजूबन्द में तथा कुक्षिबन्ध 


388 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


में पहनना चाहिए । सोते-जगाते, खाते-पीते--सभी समय में मनुष्य को रुद्राक्ष धारण करमा चाहिए । 
तीन सौ रुद्राक्षों को धारण करने वाला मनुष्य अधम, पाँच सौ रुद्राक्ष धारण करने वाला मध्यम तथा 
एक हजार रुद्राक्ष धारण करने वाला उत्तम माना जाता है । इसलिए इस प्रकार के भेद को जानकर 
मनुष्य को रुद्राक्ष का धारण करना चाहिए । 

शिरसीशानमंत्रेण कण्ठे तत्पुरुषेण तु । 

अघोरेण गले धार्य तेनैव हृदयेऽपि च ॥23॥ 

अघोरबीजमन्त्रेण करयोर्धारयेत्सुधीः । 

पञ्चाशदक्षग्रथितान्व्योमव्याप्यपि चोदरे ॥24॥ 

पञ्च ब्रह्मभिरङ्गैश्च त्रिमाला पञ्च सप्त च । 

ग्रथित्वा मूलमन्त्रेण सर्वाण्यक्षाणि धारयेत्‌ ॥2 5॥ 

“ईशान: सर्वभूतानाम्‌’ इत्यादि मंत्र से रुद्राक्ष को मस्तक पर धारण करना चाहिए। और 
“तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय' इत्यादि मंत्र से उसे कण्ठ में धारण करना चाहिए । तथा 'अघोरेभ्य' 
इत्यादि मंत्र से गले में और उसी मंत्र से हृदय में भी धारण करना चाहिए । विद्वानों को अघोर मंत्र के 
बीजमंत्र से रुद्राक्ष को दोनों हाथों में धारण करना चाहिए । रुद्राक्ष के मध्य छेद रूप आकाश में सूत्र 
पिरोते समय 'क' से 'क्ष' तक के पचासों अक्षर, हर एक रुद्राक्ष के साथ भावनापूर्वक आरोपित करना 
चाहिए । और बाद में पाँच ब्रह्ममत्रों या पंचाक्षरी मंत्रों से रुद्राक्ष को अभिमंत्रित करना चाहिए । इसके 
बाद अक्षमालिकोपनिषत्‌ में बताए अनुसार उसकी प्राणप्रतिष्ठा करके मूलमंत्र से पिरोना चाहिए और 
सात, पाँच या तीन मात्राओं की तरह रुद्राक्ष धारण करना चाहिए । 


अथ हैनं भगवन्तं कालाग्निरुद्रं भुसुण्डः पप्रच्छ रुद्राक्षाणां भेदेन यदक्षं 
यत्स्वरूपं यत्फलमिति । तत्स्वरूपं मुखयुक्तमरिष्टनिरसनं कामाभीष्टफलं 
ब्रूहीति होवाच ॥26॥ 


इसके बाद भुसुंड ने भगवान्‌ कालाग्निरुद्र से पूछा--'इन रुद्राक्षो के कितने भेद हैं ? इनका क्या 
स्वरूप हे ? इसका क्या फल है ? मुखों के भेद से अरिष्ट-निवारण और मनोवांछित वस्तु के फल के 
बारे में आप हमें बताइए” | तब कालाग्निरुद्र भगवान्‌ कहने लगे कि-- 
तत्रैते श्लोका भवन्ति 
एकवक्त्रं तु रुद्राक्षं परतत्त्वस्वरूपकम्‌ । 
तद्धारणात्परे तत्त्वे लीयते विजितेन्द्रियः ॥271 
द्विवक्त्र तु मुनिश्रेष्ठ चार्धनारीश्वरात्मकम्‌ । 
धारणादर्धनारीशः प्रीयते तस्य नित्यशः ॥28॥ 
त्रिमुखं चैव रुदराक्षमग्नित्रयस्वरूपकम्‌ । 
तद्धारणाच्च हुतभुक्तस्य तुष्यति नित्यदा ॥2 9॥ 
चतुर्मुखं तु रुद्राक्षं चतुर्वक्त्रस्वरूपकम्‌ । 
तद्धारणाच्चतुर्वक्त्रः प्रीयते तस्य नित्यदा ॥301 
इसके बारे में ये क हैं--एकमुखी रुद्राक्ष साक्षात्‌ परमात्मा का रूप है । उसको धारण करने 
से जितेन्द्रिय लोग परमतत्त्व में लीन हो जाते हैं । हे मुनिवर ! द्विमुखी रुद्राक्ष को अर्धनारीश्वर का रूप 


रुद्राक्षजाबालोपनिषत्‌ (90) 389 


कहा गया है । उसको धारण करने से सदैव अर्धनारीश्वर की प्रीति बनी रहती है । त्रिमुखी रुद्राक्ष को 
तीनों अग्नियों का स्वरूप माना गया है । उसको धारण करने से अग्निदेवता सदैव प्रसन्न रहते हे । और 
चतुर्मुखी रुद्राक्ष भगवान्‌ चतुर्मुख का रूप माना गया है । इसे धारण करने से भगवान्‌ चतुर्मुख सदैव 
प्रसन्न रहते हैं । 

पञ्चवक्त्रं तु रुद्राक्षं पञचब्रह्मस्वरूपकम्‌। 

पञ्चवक्त्रः स्वयं ब्रह्म पुंहत्यां च व्यपोहति ॥31॥ 

षड्वक्त्रमपि रुद्राक्षं कार्तिकेयाधिदैबतम्‌ । 

तद्धारणान्महाश्रीः स्यान्महदारोग्यमुत्तमम्‌ ॥32॥ 

मतिविज्ञानसम्पत्तिशुद्धये धारयेत्सुधीः । 

विनायकाधिदैवं च प्रवदन्ति मनीषिणः ॥33॥ 

सप्तवक्त्रं तु रुद्राक्षं सप्तमात्रधिदैवतम्‌ । 

तद्धारणान्महाश्रीः स्यान्महदारोग्यमुत्तमम्‌ ॥34॥ 


पंचमुखी रुद्राक्ष पंचमुख ब्रह्म का (पाँच मुखवाले शिव का) स्वरूप माना गया हे । इसको 
धारण करने पर स्वयं पंचानन भगवान्‌ शिव मनुष्यवध के पातक को दूर कर देते हैं। षण्मुखी 
द्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप माना जाता है। उसको धारण करने से महालक्ष्मी और बड़ा उत्तम 
आरोग्य प्राप्त होता है । ज्ञानीजन इसे गणेश का रूप भी मानते हें । इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को 
इसे विद्या, बुद्धि और धन की शुद्धि के लिए धारण करना चाहिए। सात मुँह वाला रुद्राक्ष, ब्राह्मी, 
वैष्णवी आदि सात मातृशक्तियों का रूप माना जाता है । इसके धारण करने से विशाल सम्पत्ति और 
उत्तम स्वास्थ्य (आरोग्य) प्राप्त होता है। 


महती ज्ञानसम्पत्तिः शुचिर्धारणतः सदा । 

अष्टवक्त्रं तु रुद्राक्षमष्टमात्रधिदैवतम्‌ ॥35॥ 

वस्वष्टकप्रियं चैव गङ्भाप्रीतिकरं तथा । 

तद्धारणादिमे प्रीता भवेयुः सत्यवादिनः ॥36॥ 

'नववक्त्रं तु रुद्राक्षं नवशक्त्यधिदैवतम्‌ । 

तस्य धारणमात्रेण प्रीयन्ते नव शक्तयः ॥37॥ 

'दशवक्त्रं तु रुद्राक्षं यमदैवत्यमीरितम्‌। 

दर्शनाच्छान्तिजनकं धारणान्नात्र संशयः ॥3 8॥ 

इसे पवित्रतापूर्वक धारण करने से हमेशा उत्तम ज्ञान और सम्पदा प्राप्त होते हैं। आठ मुखवाले 

रुद्राक्ष को आठ माताओं का स्वरूप कहा गया है, एवं उसे आठ वसुओं का प्रिय भी माना गया है । 
यह तो गंगा को भी प्रीतिकारक है | इसे धारण करने वाले सत्यवादी मनुष्य के ऊपर ये तीनों प्रसन्न होते 
हैं। (धारक के ऊपर ये तीनों अनुग्रह करते हैं।) नौ मुँहवाला रुद्राक्ष नौ शक्तियों वाला देवता कहा 
जाता है | उसके तो दर्शन-मात्र से ही नव शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं | दस मुँहवाला रुद्राक्ष यम देवता 
का स्वरूप माना जाता है । उसके भी दर्शनमात्र से वह शान्ति देने वाला होता है तो फिर धारण करने 
वाले को शान्ति मिलती ही है । उसमें कोई सन्देह नहीं है । 


390 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


'एकादशमुखं त्वक्षं रुद्रैकादशदैवतम्‌ । 

तदिदं दैवतं प्राहुः सदा सौभाग्यवर्धनम्‌ ॥3 9॥ 

रुद्राक्षं द्वादशमुखं महाविष्णुस्वरूपकम्‌ । 

द्वादशादित्यरूपं च बिभर्त्येव हि तत्परः ॥40॥ 

त्रयोदशमुखं त्वक्षं कामदं सिद्धिदं शुभम्‌ । 

तस्य धारणमात्रेण कामदेवः प्रसीदति ॥41॥ 

चतुर्दशमुखं चाक्षं रुद्रनेत्रसमुद्भवम्‌। 

सर्वव्याधिहरं चैव सर्वदारोग्यमाप्नुयात्‌ ॥42॥ 

ग्यारह मुँह वाला रुद्राक्ष ग्यारह रुदरों का स्वरूप कहा गया है । ये एकादश रुद्रदेव सदैव सौभाग्य 

को बढ़ाने वाले हैं | बारह मुँहवाला रुद्राक्ष महाविष्णु का स्वरूप माना गया है । इसे बारह आदित्यों के 
रूप में भी माना जाता है । इसे धारण करने पर व्यक्ति विष्णुपरायण और आदित्यपरायण हो जाता है । 
तेरह मुंहवाला रुद्राक्ष सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला, मंगलकारी और सिद्धिदायक माना जाता है । 
इसके धारणमात्र से कामदेव प्रसन्न होते हैं | चौदह मुँहवाला रुद्राक्ष तो साक्षात्‌ रुद्र के नेत्र से ही जन्मा 
है । वह सभी व्याधियों को दूर करने वाला है एवं धारणकर्ता इससे आरोग्य प्राप्त करता है । 

मद्यं मासं च लशुनं पलाण्डुं शिग्रुमेव च । 

श्लेष्मातकं विड्वराहमभक्ष्यं वर्जयेन्नरः ॥43॥ 

ग्रहणे विषुवे चैवमयने संक्रमेऽपि च । 

दर्शेषु पूर्णमासे च पूर्णेषु दिवसेषु च । 

रद्राक्षधारणात्सद्यः सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥44॥ 

रद्राक्षमूलं तद्‌ब्रह्मा तन्नालं विष्णुरेव च | 

तन्मुखं रुद्र इत्याहुस्तद्बिन्दुः सर्वदेवताः ॥45॥ 

रुद्राक्ष धारण करने वाले को मद्य, मांस, लहसुन, प्याज, शिग्रु (कुकुरमुत्ता जैसे पदार्थ), 

लिसोड़ा, विडवराह आदि अभक्ष्य पदार्थों को छोड़ देना चाहिए । सूर्य-चन्द्र के ग्रहण के समय में, 
अमावास्या, पौर्णमासी, उत्तरायण-दक्षिणायन योग, तुला-मेष आदि की संक्रान्ति के समय, रात-दिन 
की बराबरी के समय, दिन की पूर्णता के समय--इन समयों में रुद्राक्ष के धारण किए जाने पर मनुष्य 
सभी पापों से शीघ्र ही छुटकारा पा लेता है । इस रुद्राक्ष के मूल में ब्रह्मा, नाल वाले भाग में विष्णु तथा 
मुख में अर्थात्‌ उसमें पड़ी हुई रेखाओं में रुद्र (शिव) तथा उसके कण्टकरूप बिन्दुओं में सभी देवताओं 
का निवासस्थान होता हे । 


अथ कालाग्निरुद्रं भगवन्तं सनत्कुमारः पप्रच्छाधीहि भगबन्रद्राक्षधारण- 
विधिम्‌ । तस्मिन्समये निदाघजडभरतदत्तात्रेयकात्यायनभरद्वाजकपिल- 
बसिष्ठपिप्पलादयश्च कालाग्निरुद्र परिसमेत्योचुः । अथ कालाग्निरुद्रः 
किमर्थं भवतामागमनमिति होवाच। रुद्राक्षधारणविधिं वै सर्वे 
श्रोतुमिच्छामह इति ॥46॥ 


इसके बाद भगवान्‌ कालाग्निरुद्र से सनत्कुमार ने प्रश्‍न किया कि “हे भगवन्‌ ! हमें रुद्राक्ष के 
धारण को विधि बताइए ।” उसी समय में निदाघ, जडभरत, दत्तात्रेय, कात्यायन, भरद्वाज, कपिल, 
वसिष्ठ, पिष्पलाद, आदि भी कालाग्निरुद्र के पास एकत्रित होकर आए और कहने लगे । (कहने की 


रुद्राक्षजाबालोपनिषत्‌ (90) 391 


इच्छा करने लगे |) तब कालाग्नि रुद्र ने पूछा कि-- आप सबका यहाँ आगमन किसलिए हुआ ?' तब 
उन सबने कहा कि--'हम रुद्राक्ष की धारणविधि को सुनना चाहते हैं ।” 
अथ कालाग्निरुद्रः प्रोवाच । रुद्रस्य नयनाहुत्पन्ना रुद्राक्षा इति लोके 
ख्यायन्ते । अथ सदाशिवः संहारकाले संहारं कृत्वा संहाराक्षं मुकुली- 
करोति । तन्नयनाज्जाता रुद्राक्षा इति होवाच । तस्माद्रद्राक्षत्वमिति 
कालाग्निरुद्रः प्रोवाच ॥47॥ 
तब कालाग्नि रुद्र ने कहा--“लोक में यह प्रसिद्ध है कि रुद्र की आँख से रुद्राक्ष उत्पन्न हुए हैं । 
सृष्टि के संहार के समय में जब रुद्र संहार करके, संहार करने वाली आँख खोलते हैं, तब उनके नेत्रं 
से ये रुद्राक्ष उत्पन्न हुए हैं । इसलिए उसका नाम रुद्राक्ष (रुद्र + अक्ष) पड़ा, ऐसा कालाग्निरुद्र ने कहा । 


तढ्रुद्राक्षे वार्विषये कृते दशगोप्रदानेन यत्फलमवाप्नोति तत्फलमश्नुते । 
स एष भस्मज्योती रुद्राक्ष इति । तद्रुद्राक्षं करेण स्पृष्ट्वा धारणमात्रेण 
त्रिसहस्तरगोप्रदानफलं भवति । तद्रद्राक्षे कर्णयोर्धार्यमाणे एकादशसहस्त्र- 
गोप्रदानफलं भवति । एकादशरुद्रत्वं च गच्छति । तद्रुद्राक्षे शिरसि 
धार्यमाणे कोटिगोप्रदानफलं भवति । एतेषां स्थानानां कर्णयोः फलं 
वक्तुं न शक्यमिति होवाच ॥48॥ 


इस रुद्राक्ष का केवल नाम उच्चारण करने से ही जो फल दस गायों के दान से मिलता है, उतना 
फल मिल जाता है । यही रुद्राक्ष भस्मज्योति रुद्राक्ष' कहा जाता है । इस रुद्राक्ष का हाथ से स्पर्श करके 
धारण करने पर दो हजार गायों के दान का फल मिलता है । इस रुद्राक्ष को दो कानों में धारण करने 
पर ग्यारह हजार गायों के दान का फल मिलता है । इस रुद्राक्ष को मस्तक पर धारण करने पर करोड़ों 
गायों के दान का फल मिलता है । कान आदि में धारण करने पर जो फल मिलता है उसे कहा नहीं 
जा सकता । 


य इमां रुद्राक्षजाबालोपनिषदं नित्यमधीते बालो वा युवा वा वेद स 
महान्भवति । स गुरुः सर्वेषां मन्त्राणामुपदेष्टा भवति। एतैरेव होमं 
कुर्यात्‌ । एतैरेवार्चनम्‌। तथा रक्षोघ्नं मृत्युतारकं गुरुणा लब्धं कण्ठे 
बाहौ शिखायां वा बध्नीत । सप्तद्वीपवती भूमिर्दक्षिणार्थं नावकल्पते । 
तस्माच्छूद्धया यां काञ्जिदगां दद्यात्सा दक्षिणा भवति । य इमामुपनिषदं 
ब्राह्मणः प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । सायमधीयानो दिवस- 
कृतं पापं नाशयति । मध्याह्लेऽधीयमानः षड्जन्मकृतं पापं नाशयति। 
सायं प्रातः प्रयुञ्जानोऽनेकजन्मकृतं पापं नाशयति। षद्सहस््रलक्ष- 
गायत्रीजपफलमवाप्नोति । ब्रह्माहत्यासुरापानस्वर्णस्तेयगुरुदारगमन- 
तत्संयोगपातकेभ्यः पूतो भवति । सर्वतीर्थफलमश्नुते । पतितसंभाषणा- 
त्पूतो भवति। पङ््क्तिशतसहस्त्रपावनो भवति। शिवसायुज्यमवा- 
प्नोति। न च पुनरावर्तते न च पुनरावर्तत इत्योम्‌ सत्यमित्युप- 
निषत्‌ ॥49॥ 
इति रुद्राक्षजाबालोपनिषत्समाप्ता । 


Be 


392 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जो मनुष्य इस रुद्राक्षजाबाल उपनिषत्‌ को नित्य पढ़ता हे, जो इसे जानता हे, वह बालक हो 
या युवा हो, फिर भी महान्‌ बन जाता है । वह सभी का गुरु, सभी मंत्रों का उपदेशक बन जाता हे । 
इन्हीं मंत्रों से होम करना चाहिए | इन्हीं मंत्रों से अर्चन करना चाहिए । और गुरु के द्वारा दिए गए 
उस--राक्षसों का नाश करने वाले, मृत्यु को पार कराने वाले- रुद्राक्ष को हाथ में या शिखा में अथवा 
कण्ठ में बाँधना चाहिए । इसकी दक्षिणा के लिए यदि गुरु को सात द्वीप वाली पृथ्वी भी दी जाए तो 
भी कम हैं। इसलिए श्रद्धा से कोई भी गाय देनी चाहिए, वही दक्षिणा होगी । जो कोई ब्राह्मण इस 
उपनिषत्‌ को प्रातःकाल पढ़ता है, उसका रात्रि में किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है । जो सायंकाल में 
पढ़ता है, तो उसका दिवस में किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है । मध्याह् में किया हुआ पाठ छः जन्मों 
में किए गए पापों का नाश कर देता हे । सायंकाल और प्रात:काल में किया गया पाठ अनेक जन्मों में 
किए गए पापों का नाश कर देता है । इससे छः हजार लाख गायत्री का जप का फल भी मिलता हे । 
इससे ब्रहमहत्या, सुरापान, सुवर्णचोरी, गुरुपत्नी के साथ व्यभिचार और उसके संयोग जैसे बड़े पापों 
से मुक्त हो जाता है । वह सभी तीर्थो की यात्रा का फल प्राप्त करता है । पापियों से की गई बातचीत 
के पाप से वह मुक्त हो जाता है । वह साधक हजारों-सैकड़ों लोगों को पवित्र बना देता है । वह शिव 
का सायुज्य प्राप्त करता है । वह फिर यहाँ नहीं लोटता । वह फिर से यहाँ लोटता ही नहीं । इस प्रकार 
यही सत्य है, यही ॐकार है, परम तत्व है | 

इस प्रकार रुद्राक्षजाबालोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 


शान्तिपाठः 


- ॐ आप्यायन्तु ममाङ्घानि“ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र 


गणपत्युपनिषत्‌ णु 
(91) ग ्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 

यह उपनिषत्‌ अथर्ववेद से सम्बद्ध है । इसमें गणपति की स्तुति, उनसे प्रार्थना, गणपति 
को सर्वात्मकता, गणपति का मंत्र, गणपतिगायत्री, गणपतिध्यान, गणपतिमालामन्त्र, विद्यापठन 
का फल विद्यासंप्रदान का नियम, काम्य प्रयोग और विद्यावेदन का फल--इतने विषय आते 
हैं । ऐसी परवतीं उपनिषदों में सगुण भक्ति की ओर लोगों का झुकाव था, यह बात इस 
उपनिषद्‌ से स्पष्ट हो जाती है। 

«® 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः"""देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
नमस्ते गणपतये ॥1॥ 
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि । त्वमेव केवलं कर्तासि। त्वमेव केवलं 
भर्तासि । त्वमेव केवलं हर्तासि । त्वमेव सर्व खल्विदं ब्रह्मासि । त्वं 
साक्षादात्मासि ॥2॥ 
नित्यं ऋतं वच्मि । सत्यं वच्मि ॥३॥ 
गणपति भगवान्‌ को प्रणाम हो । तुम्हीं प्रत्यक्ष तत्त्व हो । तुम्ही केवल कर्ता हो । तुम्ही केवल 
भर्ता (पोषणकर्ता) हो । तुम्हीं केवल हर्ता हो । तुम्हीं सही रूप में यह सब कुछ ब्रह्मस्वरूप में हो । तुम्हीं 
साक्षात्‌ यह आत्मा हो । मैं सदा परमसत्य बोलता हूँ । मैं सर्वदा सत्य ही बोलता हूँ। 
अव त्वं माम्‌। अव वक्तारम्‌। अव श्रोतारम्‌। अव दातारम्‌। अव 
धातारम्‌ । अवानूचानमव शिष्यम्‌ । अव पश्चात्तात्‌ । अव पुरस्तात्‌ । अव 
चोत्तरात्तात्‌। अव दक्षिणात्तात्‌। अव चोर्ध्वात्तात्‌। अवाधरात्तात्‌ । 
सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्‌ ॥4॥ 
तुम मेरा रक्षण करो । वक्ता का तुम रक्षण करो । तुम श्रोता का रक्षण करो (उपदेशक और शिष्य 
दोनों का रक्षण करो) । धाता (ज्ञानधारक) की रक्षा करो । अनूचान की (ज्ञान को क्रियान्वित करने वाले 
की) रक्षा करों | और मेरी (शिष्य की) भी रक्षा करो । पीछे से मेरी रक्षा करो । आगे से मेरी रक्षा करो । 
उत्तर से मेरी रक्षा करो। दक्षिण से मेरी रक्षा करो । ऊपर से मेरी रक्षा करो । नीचे से मेरी रक्षा करो । 
चारों ओर से मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। 
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः । त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः । त्वं सच्चिदा- 
नन्दाद्वितीयोऽसि । त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि। त्वं ज्ञानमयो विज्ञान 
मयोऽसि ॥5॥ 


394 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तुम वाङ्मय (वाणीरूप) हो । तुम चिन्मय हो तुम आनन्दमय हो | तुम ब्रह्ममय हो । तुम 
सच्चिदानन्दमय हो, तुम अद्वितीय हो । तुम्ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो । तुम ज्ञानमय हो । तुम विज्ञानमय हो | 
सर्व जगदिदं त्वत्तो जायते । सर्व जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति ! सर्व जगदिदं 
त्वयि लयमेष्यति । सर्व जगदिदं त्वयि प्रत्येति । त्वं भूमिरापोऽनलो- 
ऽनिलो नभः । त्वं चत्वारि वाक्पदानि । त्वं गुणत्रयातीतः । त्वं काल- 
त्रयातीतः । त्वं देहत्रयातीतः । त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यम्‌ । त्वं 
शक्तित्रयात्मकः । त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यम्‌ । त्वं ब्रह्मा त्वं 
विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वमिन्द्रस्त्वमग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूय॑स्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म 
भूर्भुवः सुवरोम्‌ ॥6॥ 
यह सारा जगत्‌ तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत्‌ तुमसे ही टिकता है । इस सारे जगत्‌ का 
तुम्ही में लय हो जाएगा । तुम्हीं में इस सारे जगत्‌ की प्रतीति हो रही है । तुम्हीं पृथ्वी, जल, तेज, वायु 
और आकाश हो ! तुम्हीं परा, पश्यन्ती आदि चार वाणी के प्रकार हो तुम तीन गुणों से परे हो । तुम 
तीन कालों से भी परे हो । तुम तीन देहों से भी परे हो तुम सदा मूलाधार में अवस्थित हो । तुम तीन 
शक्तियों के स्वरूप हो । योगी लोग सर्वदा तुम्हारा ही ध्यान करते हैं । तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम 
रुद्र हो, तुम इन्द्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चन्द्रमा हो । ये भूः, भुवः ओर 
स्व:--तीनों लोक और पखह्मवाचक ओंकार अक्षर भी तो तुम्हीं हो । 
गणादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम्‌ । अनुस्वारः परतरः । अर्धेन्दु- 
लसितम्‌। तारेण रुद्धम्‌ । एतत्तव मनुस्वरूपम्‌ ॥7॥ 
सबसे पहले 'गण' शब्द के आदि अक्षर “ग्‌' का उच्चारण करना चाहिए । इसके बाद सभी वर्ण] 
के आदि अक्षर 'अ' का उच्चारण करना चाहिए । फिर बाद में अनुस्वार (-) का उच्चारण करना 
चाहिए । इस तरह से अर्धचन्द्र से शोभायमान गं' ३५कार के द्वारा अवरुद्ध हो जाने पर तुम्हारे बीजमंत्र 
का रूप “३ गं'--ऐसा हो जाता है। 
गकारः पूर्वरूपम्‌ । अकारो मध्यमरूपम्‌ । अनुस्वारश्चान्त्यरूपम्‌ । बिन्दु- 
रुत्तररूपम्‌ । नादः सन्धानम्‌ | संहिता सन्धिः । सैषा गणेशविद्या ॥8॥ 
इसका प्रथम रूप 'ग'कार है, मध्यमरूप 'अ” कार है और अनुस्वार अन्त्य रूप है तथा बिन्दु 
इसका उत्तर रूप है । नाद ही इसका सन्धान है । और संहिता इसकी सन्धि कही गई है । ऐसी ही यह 
गणेशविद्या है | 
गणक ऋषिः । निचृद्गायत्री छन्दः । श्रीमहागणपतिर्देवता । ॐ गम्‌। 
( गणपतये नमः ) ॥9॥ 
एकदन्ताय विदाहे वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो दन्ती प्रचो दयात्‌ ॥1 0॥ 
टि के ऋषि गणक हँ । इसका छन्द निचृदगायत्री है । श्रीमहागणपति इसके देवता हैं । और 
यह ३ गं. (गणपाये नमः) यही महामंत्र के रूप से जाना जाता है । हम एकदन्त को जानते हैं | हम 
वक्रतुण्ड का ध्यान करते हैं। वह दन्ती हम सभी को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें | 
एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम्‌ । 
अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्‌ ॥11॥ 


गणपत्युपनिषत्‌ (91) 395 


रक्ते लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससम्‌ । 

रक्तगन्धानुलिप्ताडुं रक्तपुष्पैः सुपूजितम्‌ ॥1 21 

भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्‌ । 

आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात्परम्‌ ॥131 

एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः ॥1 4॥ 

जो साधक उस एकदंत, चतुर्भुज, पाश-अंकुश-अभय और वरदमुद्रा को धारण करने वाले, 

चूहे से चिह्नित ध्वजा वाले, लाल वर्ण वाले, लम्बे उदरवाले, सूप जैसे बड़े कान वाले, लाल वस्त्र 
पहने हुए, लाल चन्दन का लेप लगाए हुए, लाल फूलों से अच्छी तरह पूजे गए, भक्तों पर दया करने 
वाले, जगत्‌ के कारणरूप देव, अच्युत (अविनाशी), सृष्टि से पहले प्रादुर्भूत तथा प्रकृति और पुरुष 
से भी परे, विघ्नविनाशक गणेश का नित्य ही चिन्तन करता है, वह योगी (साधक) सभी योगियों में 
श्रेष्ठ माना जाता हे । 


नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्तेऽस्तु लम्बोदरा- 
यैकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः ॥1 5॥ 
रातों (देवसमूहों) के पति को नमस्कार हो। गणपति को नमस्कार हो | प्रमथ (शिव) के 
नायक--मुख्य गण को नमस्कार हो । लम्ब उदरवाले को, एक दाँतवाले को, विघ्नों के नाशक को, 
शंकर के पुत्र को और वरदान देने वाले स्वरूप को हमारा बार-बार नमस्कार हो, नमस्कार हो । 
एतदथर्वशिरो योऽधीते स ब्रह्मभूयाय कल्पते । स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते । 
स सर्वतः सुखमेधते । स पञ्महापातकोपपातकात्प्रमुच्यते । सायमधी- 
यानो दिवसकृतं पापं नाशयति । प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । 
सायंप्रातः प्रयु्जानोऽपापो भवति । धर्मार्थकाममोक्षं च विन्दति ॥16॥ 
इस अथर्ववेदीय उपनिषत्‌ का जो पाठ करता है, वह ब्रह्मत्व की प्राप्ति कर लेता है । उसको सभी 
विघ्नो के द्वारा पीड़ा नहीं होती | वह चारों ओर से सुख ही प्राप्त करता है । वह पाँच महापातकों से और 
उपपातकों से मुक्त हो जाता है सायंकाल में इसका पाठ करने वाला दिन में किए हुए पापों से मुक्त होता 
है । सुबह में पाठ करने वाला रात्रि में किए गए पापों का नाश कर देता है । सुबह-शाम दोनों समय पाठ 
करने वाला निष्पाप हो जाता है । वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त कर लेता हे । 
इदमथर्वशीर्षमशिष्याय न देयम्‌। यो यदि मोहाद्दास्यति स 
पापीयान्भवति ॥1 7॥ 
यह अथर्वशीर्ष उपनिषत्‌ जो शिष्य न हो, उसे नहीं पढ़ाना चाहिए । जो कोई भी ऐसे किसी को 
मोह से पढ़ाएगा, वह पातकी हो जाता है। 
सहस्रावर्तनाद्यं यं काममधीते तं तमनेन साधयेत्‌ । अनेन गणपतिमभि- 
षिञ्चति स वाग्मी भवति । चतुर्थ्यामनश्नञ्जपति स विद्यावान्भवति । 
इत्यथर्वणवाक्यम्‌ । ब्रह्माद्याचरणं विद्यात्‌ । न बिभेति कदाचनेति । यो 
दूर्वाङकुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजैर्यजति स यशो- 
बान्भवति । स मेधावान्भवति । यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छित- 
फलमवाप्नोति । यः साज्यसमिद्धिर्यजति स सर्व लभते । स सर्व लभते । 


396 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अष्टौ ब्राह्मणान्सम्यग्ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति । सूर्यग्रहणे महानद्यां 

प्रतिमासन्निधौ वा जप्त्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविध्नात्प्रमुच्यते । 

महापापात्प्रमुच्यते । महादोषात्प्रमुच्यते ॥1 81 

इस उपनिषत्‌ के एक हजार बार आवर्तन करने से मनुष्य जो-जो कामना करता है, वह सिद्ध 

होती है । जो इसके द्वारा गणपति का अभिषेक करता है वह समर्थ वक्ता होता है । चतुर्थी के दिन बिना 
खाए जो इसका जप करता है, वह विद्यावान होता हे । यह अथर्वण वाक्य है । जो कोई इसके द्वारा 
ब्रह्माद्याचरण (तपश्चर्या) करना चाहता है, वह कभी कहीं से भयभीत नहीं होता । जो दूर्वाकुरों से 
गणपति को पूजता है वह कुबेर जैसा हो जाता हे । जो लाजा (धान) की खील से पूजा करता है, वह 
यशोवान (कीर्तिमान) होता है और बुद्धिमान भी होता है । जो कोई एक हजार लड्डुओ से (मोदकों 
से) पूजा करता है, वह अपने इच्छित फल को प्राप्त करता है । जो घीसहित काष्ठों से पूजा करता है 
वह सब कुछ प्राप्त कर लेता है, सभी कुछ प्राप्त कर लेता हे । आठ ब्राह्मणों को अच्छी तरह जो यह 
विद्या सिखाकर तैयार कर देता है, बह सूर्य के समान तेजस्वी हो जाता हे । सूर्यग्रहण के समय, बड़ी 
नदी में अथवा प्रतिमा के समक्ष जप करके मनुष्य मंत्रसिद्ध होता है । वह बड़े विघ्नों से मुक्त हो जाता 
है, बड़े पाप से छुटकारा पाता है, बड़े दोष से मुक्त हो जाता है । 


स सर्वविद्भवति स सर्वविद्भवति । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥1 9॥ 
इति गणपत्युपनिषत्समाप्ता । 
+ 
वह सर्वज्ञ हो जाता है वह सब जानने वाला हो जाता है, कि जो ऐसा जान लेता है । 
इस प्रकार गणषत्युपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
७ 
शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः""देवहितं. यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


020 





(92) जाबालदर्शनोपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 

इस सामवेदीय उपनिषत्‌ को 'दर्शनोपनिषत्‌' भी कहते हँ । इसमें कुल दस खण्ड है । 
इसमें दत्तत्रेय और सांकृति की अष्टांग योग के बारे में प्रश्नोत्तरी है प्रथम खण्ड में आठ अंगों 
तथा दस यमों का, द्वितीय में दस नियमों का, तृतीय में नौ यौगिक आसनों का, चौथे में 
नाड़ियों का परिचय दिया गया है और इसके साथ आत्मतीर्थ तथा आत्मज्ञान की महिमा बताई 
गई हैं । पाँचवें में नाडीशोधन की प्रक्रिया तथा आत्मशोधन की विधियाँ बताई गई हैं । छठे 
खण्ड में प्राणायामविधि, उसके प्रकार, फलप्रयोग आदि का उल्लेख है । सातवें में प्रत्याहार 
तथा उसके प्रकारों का प्रतिपादन है | आठवें और नवें खण्ड में धारणा और ध्यान का वर्णन 
किया है और दसवें में समाधि अवस्था का वर्णन है । फलश्रुति भी है । इस तरह से यह पूरी 
उपनिषत्‌ योगपरक ही है । 


९७) 


शान्तिपाठः 
ॐ आप्यायन्तु ममाड़ानि-“ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (महोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य हँ । 
प्रथमः खण्डः 


दत्तात्रेयो महायोगी भगवान्भूतभावनः । 

चतुर्भुजो महाविष्णुर्योगसाम्राज्यदीक्षितः ॥1॥। 

तस्य शिष्यो मुनिवरः सांकृतिर्नाम भक्तिमान्‌ । 

पप्रच्छ गुरुमेकान्ते प्राञ्जलिर्विनयान्वितः ॥2॥ 

भगवन्ब्रूहि मे योगां साष्टाङ्गं सप्रपञ्चकम्‌। 

येन विज्ञातमात्रेण जीवन्मुक्तो भवाम्यहम्‌ ॥३॥ 

महायोगी भगवान्‌ दत्तात्रेय प्राणियों का कल्याण करने वाले थे । वे योगसाम्राज्य में दीक्षित थे 

और चतुर्भुजधारी महाविष्णु भगवान्‌ के अवतार थे । मुनियों में रेष्ठ सांकृति नाम का उनका एक शिष्य 
था। एक बार भक्तिमान्‌ उस शिष्य ने दोनों हाथ जोड़कर विनयपूर्वक एकान्त में गुरु से पूछा 
“भगवन्‌ ! आठ अंगों के साथ योग का मुझे विस्तार से उपदेश दीजिए कि जिसको जानने से ही मैं 
जीवन्मुक्त हो जाऊं ।' 

सांकृते शृणु वक्ष्यामि योगा साष्टाङ्गदर्शनम्‌। 

यमश्च नियमश्चैव तथैवासनमेव च ॥4॥ 


398 ५ उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


प्राणायामस्तथा ब्रह्मन्प्रत्याहारस्ततः परम्‌ । 
धारणा च तथा ध्यानं समाधिश्वाष्टमं मुने ॥5॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयार्जवम्‌ 
क्षमाधृतिर्मिताहारः शौचं चैव यमा दश ॥6॥ 

(यह सुनकर गुरु दत्तात्रेय ने कहा--) हि सांकृति, आठ अंगों के साथ योग मैं तुम्हें कह रहा 
हूँ, सुनो । हे ब्राह्मण ! यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि--ये 
आठ योग के अंग हें । अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रह्मचर्य, दया, सरलता, क्षमा, धैर्य, 
मिताहार और अन्त:-बाह्य शौच--ये दश यम कहे जाते हैं | 

वेदोक्तेन प्रकारेण विना सत्यं तपोधन । 

कायेन मनसा वाचाऽहिंसाऽहिंसा न चान्यथा ॥7॥ 
आत्मा सर्वगतोऽछेद्यो न ग्राह्य इति मे मतिः । 

सा चाहिंसा वरा प्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः ॥8॥ 

हे तपोधन ! उनमें वेदविहित हिंसा के सिवा, मन-कर्म-वचन से हिंसा न करना ही सच्ची 
अहिंसा है । अन्य प्रकार से तो हिंसा नहीं करनी चाहिए । परन्तु आत्मा सर्वव्यापी है और वह छेदा 
(मारा) नहीं जा सकता, ऐसा मैं मानता हूँ | हे मुनि ! ऐसा मानना ही वेदान्त जानने वालों के मत में 
श्रेष्ठ अहिंसा है । 

चक्षुरादीन्द्रियैरदृष्ट शरुतं घ्रातं मुनीश्वर । 
तस्यैवोक्तिर्भवेत्सत्यं विप्र तन्नान्यथा भवेत्‌ ॥9॥ 
सर्व सत्यं परं ब्रह्म न चान्यदिति या मतिः । 

तच्च सत्यं वरं प्रोक्तं वेदान्तज्ञानपारगैः ॥10॥ 
अन्यदीये तृणे रत्ने काञ्चने मौक्तिकेऽपि च । 
मनसा विनिवृत्तिर्या तदस्तेयं विदुर्बुधाः ॥11॥ 
आत्मन्यनात्मभावेन व्यवहारविवर्जितम्‌। 


यत्तदस्तेयमित्युक्तमात्मविद्धिर्महामते ॥12॥ 


हे ब्राह्मण ! चक्षुरादि इन्द्रियं से जो देखा गया हो, सुना गया हो या सुँधा गया हो, उसे उसी 

प्रकार यथातथ्य कहना ही सत्य कहलाता है । हे मुनिवर ! सत्य अन्यथा नहीं हो सकता । परन्तु, 
'पखह्म सर्वस्वरूप और सत्य है, और कुछ सत्य नहीं है'--ऐसी जो मान्यता है, उसे ही वेदान्तशास्र 
के पारंगत लोग श्रेष्ठ सत्य मानते हैं । हे बुद्धिमान्‌ ! दूसरों के रत्न में, सोने में, मोती में और तिनके 
में भी मनोकामना न करने को विद्वान्‌ लोग 'अस्तेय' कहते है परन्तु आत्मवेत्ता लोग तो उसी तरह 
आला में अनात्मभाव वाले व्यवहारों का त्याग कर देने को भी 'अस्तेय' कहते हैं । 

कायेन वाचा मनसा स्त्रीणां परिविवर्जनम्‌। 

ऋतौ भार्या तदा स्वस्य ब्रह्मचर्य तदुच्यते ॥1 3॥ 

ब्रह्मभावे मनश्चारं ब्रह्मचर्यं परन्तप ॥1 4॥ 

स्वात्मवत्सर्वभूतेषु कायेन मनसा गिरा । 

अनुज्ञा या दया सैव प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥1 5॥ 


प्रथम: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 399 


पुत्रे मित्रे कलत्रे च रिपौ स्वात्मनि सन्ततम्‌ । 
एकरूपं मुने यत्तदार्जवं प्रोच्यते मया ॥16॥ 


मन-वचन-कर्म से खियों का त्याग करना और अपनी पत्नी के साथ भी ऋतुकाल में ही संभोग 
करना ब्रह्मचर्य' कहा जाता हे । और हे शत्रुतापन्‌ ! ब्रह्मभाव में (महाभाव में) मन का चरण (संचरण) 
हो, उसे भी तो ब्रह्मचर्य कहते हैं । मन-वचन-कर्म से सभी प्राणियों को अपने जैसे ही मानने को ही 
वेदान्त जानने वाले “दया' कहते हैं हे मुनि ! पुत्र, मित्र, शत्रु, स्री और अपनी आत्मा--इन सभी में 
निरन्तर एकरूपता देखने को ही मैं आर्जव (सरलता) कहता (मानता) हूँ। 
कायेन मनसा वाचा शत्रुभिः परिपीडिते । 
बुद्द्क्षो भनिवृत्तिर्या क्षमा सा मुनिपुङ्गव ॥17॥ 
वेदादेव विनिर्मोक्षः संसारस्य न चान्यथा । 
इति विज्ञाननिष्पत्तिर्धृतिः प्रोक्ता हि वैदिकैः । 
अहमात्मा न चान्योऽस्मीत्येवमप्रच्युता मतिः ॥18॥ 
अल्पमृष्टाशनाभ्यां च चतुर्थाशावशेषकम्‌ । 
तस्माद्योगानुगुण्येन भोजनं मितभोजनम्‌ ॥1 9॥ 
स्वदेहमलनिर्मोक्षो मृज्जलाभ्यां महामुने । 
यत्तच्छौचं भवेदबाह्यं मानसं मननं विदुः । 
अहं शुद्ध इति ज्ञानं शौचमाहुर्मनीषिणः ॥20॥ 
हे मुनिवर ! शत्रु लोग मन-वचन-काया से पीड़ा पहुँचाएँ, तो भी बुद्धि का क्षुब्ध न होना ही 
क्षमा' है । 'वेद-ज्ञान से ही संसार से छुटकारा होता है, ज्ञान के सिवा मुक्ति नहीं होती'--इस प्रकार 
की अनुभूति हो और “में आत्मा ही हूँ, और कुछ नहीं हूँ-इस प्रकार की अस्खलित विभावना हो, 
उसी को वेदज्ञ लोग “धृति? कहते हैं । पेट का चौथा भाग खाली रखकर परिमित, शुद्ध और योग के 
अनुकूल आहार को 'मिताहार' कहते हैं | हे महामुनि ! मिट्टी और जल से अपने शरीर के मैल को दूर 
करना बाह्य शौच होता है । और भैं तो शुद्ध ही हुँ--इस प्रकार का मनन करना और इस प्रकार मन 
में अच्छी तरह से समझना, उसे विद्वान्‌ लोग मानस शौच कहते हैं । 
अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥21॥ 
ज्ञानशौचं परित्यज्य बाह्ये यो रमते नरः । 
स मूढः काञ्चनं त्यक्त्वा लोष्ठं गृह्णाति सुव्रत ॥22॥ 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । 
न चास्ति किञ्चित्कर्तव्यमस्ति चेन्न स तत्त्ववित्‌ ॥23॥ 
लोकत्रयेऽपि कर्तव्यं किञ्चिन्नास्त्यात्मवेदिनाम्‌॥24॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मुनेऽहिंसादिसाधनेः । 
आत्मानमक्षरं ब्रह्म विद्धि ज्ञानात्तु वेदनात्‌ ॥25॥ 
इति प्रथमः खण्डः । 
शारीर तो बहुत मलिन है और आत्मा अत्यन्त निर्मल है-इस प्रकार उन दोनों का भेद समझकर 
फिर तो उन दो में से किसका शौच किया जाए ? हे सुव्रत्‌ ! जो पुरुष ज्ञानशौच का त्याग करके केवल 


400 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


बाह्य शौच में ही रचा-पचा रहता है, वह तो मूढ़ है । वह सोना छोड़कर मिट्टी के पिण्ड को ही मानो 
स्वीकार करता है । ज्ञानरूपी अमृत से तृप्त हुआ योगी धन्य है, कृतकृत्य हे । उसके लिए अब कुछ 
भी करने को शेष नहीं रहता | यदि उसे कुछ करने की मनीषा होती है, तो वह अभी तत्त्ववेत्ता नहीं 
हुआ है, क्योंकि आत्मवेत्ताओ के लिए तीनों लोकों में कुछ भी करने को शेष रहता ही नहीं है । इसलिए 
हे मुनि ! सभी प्रयत्नों से अहिंसा आदि साधनों के द्वारा ज्ञान से और अनुभव से इस आत्मा को तुम : 
अक्षखह्य के रूप में ही जान लो। 

यहाँ प्रथम खण्ड पूरा हुआ । 


द्वितीयः खण्डः 


तपः संतोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ । 

सिद्धान्तश्रवणं चैव ह्रीर्मतिश्च जपो व्रतम्‌ ॥1॥ 

एते च नियमाः प्रोक्तास्तान्वक्ष्यामि क्रमाच्छृणु ॥2॥ 

वेदोक्तेन प्रकारेण कृच्छूचान्द्रायणादिभिः । 

शरीरशोषणं यत्तत्तप इत्युच्यते बुधैः ॥3॥ 

को वा मोक्षः कथं तेन संसारं प्रतिपन्नवान्‌ । 

इत्यालोकनमर्थज्ञास्तपः शंसन्ति पण्डिताः ॥4॥ 

यदूच्छालाभतो नित्यं प्रीतिर्या जायते नृणाम्‌। 

तत्संतोषं विदुः प्राज्ञाः परिज्ञानैकतत्पराः ॥5॥ 

तप, सन्तोष, आस्तिकता, दान, ईश्वरपूजन, सिद्धान्तश्रवण, लज्जा, मति, जप, त्रत--ये सब 

नियम कहे जाते हैं, उनके बारे में मैं क्रमानुसार कह रहा हूँ, इसे तुम सुनो । वेद में बताए गए अनुसार 
कृच्छर, चान्द्रायण आदि व्रतों के द्वारा शरीर को कृश करना ही विद्वानों के द्वारा तप कहा जाता है । और 
“मोक्ष क्या है ? में यहाँ संसार को क्यों प्राप्त हुआ ?”'--ऐसी बातों पर चिन्तन करने को भी मर्मज्ञ 
पण्डित लोग “तप” कहते हैं। दैवेच्छा से जो भी कुछ आ मिले, उसी में लोगों की जो प्रीति होती है 
उसे ही केवल ज्ञानपरायण प्राज्ञ सन्तोष कहते हैं। 


ब्रह्मादिलोकपर्यन्ताद्विरक्त्या यल्लभेत्प्रियम्‌ । 
सर्वत्र विगतस्नेहः सन्तोषं परमं विदुः । 

श्रोते स्मार्ते च विश्वासो यत्तदास्तिक्यमुच्यते ॥6॥ 
न्यायार्जितधनं श्रान्ते श्रद्धया वैदिके जने । 
अन्यद्वा यत्प्रदीयन्ते तद्दानं प्रोच्यते मया ॥7॥ 
रागाद्यपेतं हृदयं वागदुष्टानृतादिना । 

हिंसादिरहितं कर्म यत्तदीश्वरपूजनम्‌ ॥8॥ 

सत्यं ज्ञानमनन्तं च परानन्दं परं ध्रुवम्‌ । 
प्रत्यगित्यवगन्तव्यं वेदान्तेश्रबणं बुधा: ॥9॥ 


और भी-ख्रहालोक आदि लोकों के विषयों पर भी वैराग्य हो जाने से उन सभी पर स्नेहरहित 
बना हुआ मनुष्य यों ही आ मिली हुई किसी वस्तु को प्रिय मान ले, तो उसे उत्तम सन्तोष कहा जाता 


द्वितीय: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 401 


है । श्रौत और स्मार्त कर्मो में श्रद्धा रखना ही आस्तिकता है । न्याय से प्राप्त किया गया धन या अन्य 
कोई वस्तु यदि कोई वेदानुसारी पुरुष को दे, थके हुए ऐसे मनुष्य को दे, तो उसे में दान कहता हूँ । 
यदि हृदय रागादि दोषों से रहित हुआ हो, वाणी असत्यभाषण से दूषित न हुई हो, और कर्म भी हिसादि 
दूषणों से रहित हो, तो वही ईश्वरपूजन है । यह प्रत्यगात्मा सत्यरूप, ज्ञानरूप, अनन्त, परमानन्दस्वरूप 
और सर्व से परे है, ऐसी समझदारी को विद्वान्‌ लोग वेदान्तश्रवण कहते है । 
वेदलौकिकमार्गेषु कुत्सितं कर्म यद्भवेत्‌ । 
तस्मिन्भवति या लज्जा हीः सैवेति प्रकीर्तिता ॥1 0॥ 
वैदिकेषु च सर्वेषु श्रद्धा या सा मतिर्भवेत्‌ । 
गुरुणा चोपदिष्टोऽपि तत्र सम्बन्धवर्जितः ॥11॥ 
वेदोक्तेनैव मार्गेण मन्त्राभ्यासो जपः स्मृतः । 
कल्पसूत्रे तथा वेदे धर्मशास्त्रे पुराणके ॥1 2॥ 
इतिहासे च वृत्तिर्या स जपः प्रोच्यते मया । 
जपस्तु द्विविधः प्रोक्तो वाचिको मानसस्तथा ॥1 3॥ 
वेदों में और लौकिक मार्गो में जो कुत्सित (निन्दनीय) कर्म माना जाता है, उस निन्द्य कार्य में 
जो शर्म आती है उसे “लज्जा' कहा जाता हे । और वैदिक कार्यो में जो श्रद्धा होती हो, उसे 'मति' कहा 
जाता है । गुरु ने उपदेश किया हो, फिर भी उसके बारे में कोई सम्बन्ध न रखकर केवल वेदोक्त मार्ग 
से ही जो मन्त्राभ्यास किया जाता है, उसे जप कहा जाता है । और भी कल्पसूत्र में, वेद में, धर्मशास्त्र 
में, पुराण में और इतिहास में जो वृत्ति रहती है, इसको में जप कहता हूँ । जप वाचिक और मानसिक 
के भेद से दो प्रकार का होता हे । 
वाचिकोपांशुरुच्चैश्च द्विविधः परिकीर्तितः । 
मानसो मननध्यानभेदाद्‌ट्वैविध्यमाश्रितः ॥1 4॥ 
उच्चैर्जपादुपांशुश्च सहस्त्रगुणमुच्यते। ` 
मानसश्च तथोपांशोः सहस्त्रगुणमुच्यते ॥1 5॥ 
उच्चैर्जपश्च सर्वेषां यथोक्तफलदो भवेत्‌ । 
नीचैः श्रोत्रेण चेन्मन्त्रः श्रुतश्चेन्निष्फलं भवेत्‌ ॥1 6॥ 
इति द्वितीयः खण्डः । 
उनमें भी वाचिक जप दो प्रकार का है-उपांशु (धीमा) और उच्चै: (ऊंचा) । और मानसिक जप 
भी दो प्रकार का है--एक मनन से और दूसरा ध्यान से । उच्च स्वर से जपने की उपेक्षा उपांशु (धीमे 
से) जपने का हजार गुना फल होता है । और उपांशु जप से भी मानसिक जप तो उससे भी हजार गुना 
ज्यादा फल देने वाला होता है । उच्च स्वर से जप करना तो मेरे कहने के अनुसार फलदायी होता ही 
है, परन्तु धीमे से जप करते समय अगर वह कानों से सुना जाए, तो वह निष्फल जाता है। 
यहाँ दूसरा खण्ड पूरा होता है । 
5204 
26 उ०तृ० 


402 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तृतीयः खण्डः 
स्वस्तिकं गोमुखं पदा वीरसिंहासने तथा । 
भद्रं मुक्तासनं चैव मयूरासनमेव च॥1॥ 
सुखासनसमाख्यं च नवमं मुनिपुङ्गव । 
जानूर्वोरन्तरे कृत्वा सम्यक्‌ पादतले उभे ॥2॥ 
समग्रीवशिरःकायः स्वस्तिकं नित्यमभ्यसेत्‌। 
सव्ये दक्षिणगुल्फं तु पृष्ठपार्श्चै नियोजयेत्‌ ॥3॥ 
दक्षिणेऽपि तथा सव्यं गोमुखं तत्प्रचक्षते । 
अङ्गुष्ठावधि गृह्णीयाद्धस्ताभ्यां व्युत्क्रमेण तु ॥4॥ 
ऊर्वोरुपरि विप्रेन्द्र कृत्वा पादतलद्वयम्‌ । 
पद्मासनं भवेत्प्राज्ञ सर्वरोगभयापहम्‌ ॥5॥ 





हे मुनिवर ! स्वस्तिक, गोमुख, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, भद्रासन, मुक्तासन, मयूरासन और 
सुखासन--इस तरह नव प्रकार के आसन होते हैं | उनमें से जब घुटनों और जाँघों के बीच में दोनों 
पैर के तलों को अच्छी तरह से रख देने से तथा गर्दन, मस्तक और शरीर को सीधा रखकर बैठने से 
स्वस्तिक-आसन बनता है । इसका नित्य अभ्यास करना चाहिए | अब जब दाहिने पैर के टखने को, 
पीछे की बाँयी ओर तथा बाँयें पैर के टखने को पीछे की दाहिनी ओर ले लिया जाए तो वह गोमुखासन 
कहलाता है ! हे द्विजश्रेछ ! दोनों पैरों पर दोनों जाँघों को रखकर उन्हें उल्टे हाथों से अँगूठे तक पकड़ 
रखा जाय तो वह पद्मासन बन जाता है | हे बुद्धिमान्‌! यह आसन सभी प्रकार के रोगों के भय का 
नाश कर देता है । 


दक्षिणेतरपादं तु दक्षिणोरुणि विन्यसेत्‌ । 
ऋजुकायः समासीनो वीरासनमुदाहृतम्‌ ॥6॥ 
गुल्फौ तु वृषणस्याधः सीवन्याः पार्श्वयोः क्षिपेत्‌ । 
पार्श्रपादौ च पाणिभ्यां दृढं बद्धवा सुनिश्चलम्‌ । 
भट्रासनं भवेदेतद्विषरोगविनाशम्‌ ॥7॥ 

निपीड्य सीवनीं सूक्ष्मं दक्षिणेतरगुल्फतः । 

वामं याम्येन गुल्फेन मुक्तासनमिदं भवेत्‌ ॥8॥ 
मेढ़ादुपरि निक्षिप्य सव्यं गुल्फं ततोपरि । 
गुल्फान्तरं च संक्षिप्य मुक्तासनमिदं मुने ॥9॥ 


बाँयें पैर को दाहिनी जाँघ पर रखें और बाद में शरीर को सीधा करके बैठे, तो इसे वीरासन कहते 
हैं। दोनों ट्खनों को अण्डकोश के नीचे सीवनी के दोनों पाचों पर लगाकर रखें तथा दोनों हाथों से 
पाश्वों और पैरों को मजबूती से बाँधकर एकाग्र होकर बैठे । ऐसा करने से समस्त विषरोगों का विनाश 
करने वाला भद्रासन होता है । सीवनी की सूक्ष्मरेखा को बाँयें टखने से दबाकर दाँये टखने से बाँया भाग 
दबाने से मुक्तासन बनता है । और भी हे मुनि ! (अन्य) लिंग के ऊपर दाहिनी घूँटी रखकर, उस पर 
दूसरी घूँटी रखने से बैठना भी मुक्तासन ही है । 





चतुर्थ: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 403 


कूर्पराग्रे मुनिश्रेष्ठ निक्षिपेन्नाभिपार्श्वयोः । 
भूम्यां पाणितलद्वन्द्व निक्षिप्यैकाग्रमानसः ॥10॥ 
सुमुन्नतशिरःपादो दण्डवदव्योम्नि संस्थितः । 
मयूरासनमेतत्स्यात्सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥11॥ 
येन केन प्रकारेण सुखं धैर्य च जायते । 
तत्सुखासनमित्युक्तमशक्तस्तत्समाश्रयेत्‌ ॥1 2॥ 
आसनं विजितं येन जितं तेन जगत्त्रयम्‌ । 
अनेन विधिना युक्तः प्राणायामं सदा कुरु ॥1 3॥ 
इति तृतीयः खण्डः । 
हे मुनिश्रेष्ठ ! कुहनियों के दोनों अग्रभाग नाभि के दोनों पार्श्चा में पहले स्थापित करने चाहिए । 
फिर दोनों करतलों को जमीन पर रखकर, एकाग्र मन से मस्तक और दो पैर ऊँचे आकाश में ले जाकर 
लाठी की तरह सीधा रहना चाहिए । इसे मयूरासन कहते हैं । यह सभी पापों का नाश करने वाला है । 
जिस किसी भी प्रकार से सुख हो और धैर्य रहे, उस प्रकार से बैठना चाहिए । इसे सुखासन कहते हें । 
अन्य आसन करने में अशक्त मनुष्य को यही सुखासन करना चाहिए । जिसने आसन को जीत लिया 
है, उसने तीनों जगतों को (भुवनों को) जीत लिया. है । इसलिए तुम इस विधि से युक्त होकर सदा 
प्राणायाम करते रहो । 
यहाँ तीसरा खण्ड पूरा हुआ । 
शर 
चतुर्थः खण्ड: 
शरीरं तावदेव स्यात्षण्णवत्यडःगुलात्मकम्‌ । 
देहमध्ये शिखिस्थानं तप्तजाम्बूनदप्रभम्‌ ॥1॥ 
त्रिकोणं मनुजानां तु सत्यमुक्तं हि सांकृते । 
गुदात्तु दयडग्गुलादूर्ध्व मेढ्वालु इथडङ्गुलादधः ॥2॥ 
देहमध्यं मुनिप्रोक्तमनुजानीहि सांकृते । 
कन्दस्थानं मुनिश्रेष्ठ मूलाधारान्नवाङ्गुलम्‌ ॥३॥ 
चतुरङ्गुलमायामविस्तारं मुनिपुङ्गव । 
कुक्कुटाण्डसमाकारं भूषितं तु त्वगादिभिः ॥4॥ 
शरीर छियानबे अगुलों के परिमाण वाला है । मनुष्यं के शारीर के बीच तीन कोनों वाला अग्नि का 
स्थान है । वह तपाए गए सुवर्ण जैसी कान्तिवाला है । हे सांकृति ! यह मैंने ठीक ही कहा है । गुदा से दो 
अंगुल ऊपर और लिंग से दो अंगुल नीचे शरीर का मध्य भाग है, ऐसा मुनि लोग कहते हैं हे मुनिवर 
सांकृति ! मूलाधार से नव अंगुल के अन्तर में कन्द है, ऐसा तुम जानो । हे मुनिवर ! वह (कन्द) चार 
अंगुल लम्बा-चौड़ा कुक्कुट (मुगे) के अण्डे जैसे आकारवाला और त्वचा आदि से भूषित है । 


तन्मध्ये नाभिरित्युक्तं योगतञैर्मुनिपुङ्ग । 
कन्दमध्यस्थिता नाडी सुषुम्नेति प्रकीर्तिता ॥5॥ 


404 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तिष्ठन्ति परितस्तस्या नाडयो मुनिपुङ्गव । 
द्विसप्ततिसहस्त्राणि तासां मुख्याश्चतुर्दश ॥6॥ 
सुषुम्ना पिङ्गला तद्वदिडा चैव सरस्वती । 
-पूषा च वरुणा चैव हस्तिजिह्वा यशस्विनी ॥7॥ 
अलम्बुसा कुहूश्चैव विश्वोदरी तपस्विनी । 
शङ्किनी चैव गान्धारा इति मुख्याश्चतुर्दश ॥8॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ ! उसके बीच में नाभि है, ऐसा योग जानने वाले कहते हैं । उस कन्द के बीच में जो 
नाड़ी आई है, उसे सुषुम्ना कहते हैं हे मुनिवर ! उस नाड़ी के चारों ओर बहत्तर हजार नाड़ियाँ आई हुई 
हैं । उनमें चौदह मुख्य हैं । ये चौदह मुख्य नाड़ियाँ-सुषुम्ना, पिंगला, इडा, सरस्वती, पूषा, वरुणा, 
हस्तिजिह्वा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू, विश्वोदरी, तपस्विनी, शंखिनी और गान्धारा नाम की हैं । 
आसां मुख्यतमास्ति्त्रस्तिसुष्वेकोत्तमोत्तमा । 
ब्रह्मनाडीति सा प्रोक्ता मुने वेदान्तवेदिभिः ॥9॥ 
` प्ृष्ठमध्यस्थितेनास्थ्ना वीणादण्डेन सुव्रत । 
सह मस्तकपर्यन्तं सुषुम्ना सुप्रतिष्ठिता ॥1 01 
नाभिकन्दादधः स्थानं कुण्डल्या ह्यडगुल मुने । 
अष्टप्रकृतिरूपा सा कुण्डली मुनिसत्तम ॥11॥ 
यथावद्वायुचेष्टां च जलान्नादीनि नित्यशः । 
परितः कन्दपार्श्चेषु निरुध्यैव सदा स्थिता ॥1 2॥ 
इन चौदह नाड़ियों में भी तीन ही मुख्य हैं। और उन तीनों में भी एक ही नाड़ी--सुषुम्ना 
सर्वश्रेष्ठ मानी गई है । इसे वेदान्त जानने वाले ब्रह्मनाड़ी' कहते हैं । यह सुषुम्ना नाड़ी पीठ के बीच 
में स्थित वीणादण्ड (मेरुदण्ड) नाम के हड्डियों के समूह में से होती हुई मस्तक तक पहुँचती हे । हे 
मुनि ! नाभिकन्द के नीचे दो अंगुल का कुण्डलिनी का स्थान है । हे मुनिवर ! वह कुण्डलिनी आठ 
्रकृतिरूप है । और वह वायु की चेष्टा को ठीक तरह से सन्तुलित करती रहती है तथा जल और अन्न 
आदि को कन्द के चारों ओर रोकती रहती हे । 


स्वमुखेन समावेष्ट्य ब्रह्मरन्धमुखं मुने । 

सुषुम्नाया इडा सव्ये दक्षिणे पिङ्गला स्थिता ॥13॥ 

सरस्वती कुहूश्चैव सुषुम्नापार्श्वयोः स्थिते । 

गान्धारा हस्तिजिह्वा च इडायाः पृष्ठपूर्वयोः ॥1 4॥ 

पूषा यशस्विनी चैव पिङ्गला पृष्ठपूर्वयोः । 

कुहोश्च हस्तिजिह्वाया मध्ये विश्वोदरी स्थिता ॥1 51 

यशस्विन्याः कुहोर्मध्ये वरुणा सुप्रतिष्ठिता । 

पूषायाश्च सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता यशस्विनी ॥16॥ 

उसने अपने मुख से ब्रह्मरश्न का मुख ढँककर रखा है | हे मुनि ! बाँयी ओर इडा 

नाडी है, और दाहिनी ओर पिंगला है । तथा सरस्वती और कुहू नाड़ियाँ भी न वन ओर स्थितं 
हैं। और गांधारा तथा हस्तिजिहा इडा की पीठ के दोनों पाश्वों में अवस्थित है । पूषा और यशस्विनी 


चतुर्थ: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 405 


नाडियाँ पिंगला नाड़ी के पीठ के पूर्व भाग में आई हुई है, और विश्वोदरी नाड़ी कुहू तथा हस्तिजिह्वा 
के बीच में आई हुई हे । यशस्विनी तथा कुहू के बीच में वरुणा स्थित है । और पूषा तथा सरस्वती के 
बीच यशस्विनी कही जाती है । 

गान्धारायाः सरस्वत्या मध्ये प्रोक्ता च शङ्खिनी । 

अलम्बुसा स्थिता पायुपर्यन्तं कन्दमध्यगा ॥17॥ 

पूर्वभागे सुषुम्नाया राकायाः संस्थिता कुहूः । 

अधश्चोर्ध्वं स्थिता नाडी याम्यनासान्तमिष्यते ॥1 8॥ 

इडा तु सव्यनासान्तं संस्थिता मुनिपुङ्गव । 

यशस्विनी च वामस्य पादाडङ्गुष्ठान्तमिष्यते ॥1 9॥ 

पूषा वामाक्षिपर्यन्ता पिङ्गलायास्तु पृष्ठतः । 

पयस्विनी च याम्यस्य कर्णान्तं प्रोच्यते बुधैः ॥20॥ 


गांधार और सरस्वती के बीच में शंखिनी का स्थान है । और अलंबुसा नाड़ी कन्द के बीच से 
होकर गुदा तक पहुँची हुई है । सुषुम्ना नाड़ी पूर्णिमा जैसी हे । उसके पूर्वभाग में ऊपर और नीचे कुहू 
नाड़ी स्थित है, और वह बाँयीं नासिका तक पहुँची हुई है हे मुनिवर ! इडा नाड़ी दाहिनी नासिका तक 
पहुँची हुई है, और यशस्विनी नाड़ी बाँयें पैर के अंगूठे तक बढ़ी हुई है | पिंगला के पीछे पूषा नाड़ी 
बायीं आँख तक पहुँची हुई हे, और पयस्विनी बाँये कान तक पहुँची हुई हे, ऐसा विद्वान्‌ मानते हें । 
सरस्वती तथा चोर्ध्वं गता जिह्वा तथा मुने । 
हस्तिजिह्वा तथा सव्यपादाङगुष्ठान्तमिष्यते ॥21॥ 
शङ्खिनी नाम या नाडी सव्यकर्णान्तमिष्यते । 
गान्धारा सळ्यरेत्रान्ता प्रोक्ता वेदान्तवेदिभिः ॥22॥ 
विश्वोदराभिधा नाडी कन्दमध्ये व्यवस्थिता । 
प्राणोऽपानस्तथा व्यानः समानोदान एव च ॥23॥ 
नागः कूर्मश्च कृकरो देवदत्तो धनञ्जयः । 
एते नाडीषु सर्वासु चरन्ति दश वायवः ॥24॥ 
हे मुनि ! सरस्वती जिह्वा के ऊपर पहुँची हुई है और हस्तिनी दाहिने पैर के अंगूठे तक पहुँची 
हुई मानी जाती है । शंखिनी नाम की नाड़ी दाहिने कान तक है और गांधारा दाहिनी आँख तक है, ऐसा 
वेदान्त जानने वाले कहते हैं । विश्वोदरा नाम की नाड़ी कन्द के बीच में अवस्थित है । प्राण, अपान, 
व्यान, समान, उदान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त और धनंजय--ये दश वायु सभी नाड़ियों में विचरण 
करते हैं । 


तेषु प्राणादयः पञ्च मुख्याः पञ्चसु सुब्रत । 
प्राणसंज्ञस्तथापानः पूज्यः प्राणस्तयोर्मुने ॥2 5॥ 
आस्यनासिकयोर्मध्ये नाभिमध्ये तथा हृदि । 
प्राणसंज्ञोऽनिलो नित्यं वर्तते मुनिसत्तम ॥2 6॥ 
अपानो वर्तते नित्यं गुदमध्योरुजानुषु । 

उदरे सकले कट्यां नाभौ जङ्घे च सुव्रत ॥27॥ 


406 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


व्यानः श्रोत्राक्षिमध्ये च ककुदभ्यां गुल्फयोरपि । 

प्राणस्थाने गले चैव वर्तते मुनिपुङ्गव ॥28॥ 

उदानसंज्ञो विज्ञेयः पादयोर्हस्तयोरपि । 

समानः सर्वदेहेषु व्याप्य तिष्ठत्यसंशयः ॥2 9॥ 

हे उत्तमत्रतधारी ! इन दश वायुओं में प्राण आदि पहले पाँच मुख्य हैं । इन पाँचों में भी प्राण 

और अपान मुख्य हैं और उन दोनों में भी प्राण मुख्य हैं (पूज्य है) । हे मुनिवर ! यह प्राणवायु मुख 
और नाक के बीच, नाभि में तथा हृदय में सदा रहता है । हे सुव्रत ! अपानवायु गुदा के बीच में, दोनों 
जाँधों में, घुटनों में, समग्र उदर में कमर में, नाभि में तथा दोनों पिण्डलियों में सदा रहता हे । हे 
मुनिवर ! व्यान वायु आँखों और कानों के बीच, दोनों कन्थो में, प्राणों के स्थानों और कण्ठ में भी रहता 
है । उदान नामक वायु दोनों पैरों में, दोनों हाथों में रहता है और समानवायु सारे देह को व्याप्त करके 
रहता है, निश्चय ही ऐसा है। 

नागादिवायवः पञ्च त्वगस्थ्यादिषु संस्थिताः । 

निश्चासोच्छ्वासकासाश्च प्राणकर्म हि सांकृते ॥30॥ 

अपानाख्यस्य वायोस्तु विण्मूत्रादिविसर्जनम्‌। 

समानः सर्वसामीप्यं करोति मुनिपुङ्गव ॥३1॥ 

उदान ऊर्ध्वगमनं करोत्येव न संशयः । 

व्यानो विवादकृत्प्ोक्तो मुने वेदान्तवेदिभिः ॥३2॥ 

उद्गारादिगुणः प्रोक्तो व्यानाख्यस्य महामुने । 

धनंजयस्य शोभादि कर्म प्रोक्तं हि सांकृते ॥3३॥ 

निमीलनादि कूर्मस्य क्षुधा तु कृकरस्य च। 

देवदत्तस्य विप्रेन्द्र तन्द्रीकर्म प्रकीर्तितम्‌ ॥34॥ 

हे सांकृति ! नाग आदि पाँच वायु त्वचा एवं अस्थियों आदि में रहते हैं | श्वासोच्छवास और 

खाँसी आदि प्राण के कार्य हैं विष्ट, मूत्र आदि को बाहर निकालने का काम अपान का है। और हे 
मुनिवर ! समानवायु सब की समीपता करता है । उदान वायु ऊर्ध्व गति ही करता है, इसमें कोई सन्देह 
नहीं । और हे मुनि ! वेदान्त को जानने बालों ने व्यान वायु को विवाद करने वाला माना है । हे महामुनि 
सांकृति ! डकार आदि गुण व्यान के होते हैं। और धनंजय का काम शोभा आदि बताया गया है । हे 
द्विजश्रेष्ठ ! आँखें बन्द करना आदि काम कूर्म वायु का है । क्षुधा उत्पन्न करने का काम कृकर का है | 
और आलस्य आदि कार्य देवदत्त के कहे जाते है । 


सुषुम्नायाः शिवो देव इडाया देवता हरिः । 

पिङ्गलाया विरञ्चिः स्यात्सरस्वत्या लिराण्मुने ॥३5॥ 3 
पूषाधिदेवता प्रोक्ता वरुणा वायुदेवता । 

हस्तिजिह्वाभिधायास्तु वरुणो देवता भवेत्‌ ॥36॥ 

यशस्विन्या मुनिश्रेष्ठ भगवान्भास्करस्तथा । 

अलम्बुसाया अम्बात्मा वरुणः परिकीर्तितः ॥37॥ 

कुहोः क्षुद्देवता प्रोक्ता गान्धारी चन्द्रदेवता । 
शद्विन्याश्वन्द्रमास्तद्वत्पयस्विन्याः प्रजापतिः ॥38॥ 


चतुर्थ: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 407 


हे मुनि ! सुषुम्ना नाड़ी के देवता शंकर हैं, इडा के देव विष्णु हैं, पिंगला के देव ब्रह्मा हैं और 

सरस्वती के देवता विराट्‌ है। पूषा के देव पूषा हैं, वरुणा के देव वायु हैं, हस्तिजिह्वा के देव वरुण 
हैं। हे मुनिवर ! यशस्विनी के देव भगवान्‌ सूर्य हैं अलम्बुसा ने देव जलमय वरुण हैं, कुहू के देव 
क्षुधा है, गान्धारा के देव चन्द्र हैं, शंखिनी के देव भी चन्द्रमा ही हैं । पयस्विनी के देव प्रजापति है । 

विश्वोदराभिधायास्तु भगवान्पावकः पतिः । 

इडायां चन्द्रमा नित्यं चरत्येव महामुने ॥39॥ 

पिङ्गलायां रविस्तद्ठन्मुने वेदविदां वर । 

पिङ्गलायामिडायां तु वायोः सङ्क्रमणं तु यत्‌ ॥40॥ 

तदुत्तरायणं प्रोक्तं मुने वेदान्तवेदिभिः । 

इडायां पिङ्गलायां तु प्राणसङ्क्रमणं मुने ॥41॥ 

दक्षिणायनमित्युक्तं पिङ्गलायामिति श्रुतिः । 

इडापिङ्गलयोः सन्धि यदा प्राणः समागतः ॥42॥ 

अमावास्या तदा प्रोक्ता देहे देहभृतां वर । 

मूलाधारं यदा प्राणः प्रविष्टः पण्डितोत्तम ॥43॥ 


विश्वोदरा नामक नाड़ी के देव भगवान्‌ अग्नि हैं, और हे मुनि ! इडा में नित्य चन्द्र घूमता है । 
हे श्रेष्ठ वेदज्ञ मुनि ! इसी तरह पिंगला में नित्य सूर्य घूमता (विचरण करता) है । और पिंगला में से 
इडा में वायु का जो संचार होता है उसे ही वेदान्त जानने वाले लोग संवत्सरात्मक उत्तरायण” नाम से 
कहते हैं । हे मुनि ! इडा में से पिंगला में जो प्राणवायु का गमन होता है उसे श्रुति दक्षिणायन कहती 
है । जिस समय प्राण इड़ा और पिंगला के बीच की ग्रन्थि में आता है, तो उसी समय प्राणियों के देह 
में अमावास्या कही जाती है । हे श्रेष्ठ पण्डित ! हे नरश्रेष्ठ ! जिस समय प्राणवायु मूलाधार में प्रवेश 
करता है, उस समय तपस्वी लोग उसे-- 


तदाद्यं विषुवं प्रोक्तं तापसैस्तापसोत्तम । 

प्राणसंज्ञो मुनिश्रेष्ठ मूर्धानं प्राविशद्यदा ॥44॥ 

तदन्त्यं विषुवं प्रोक्तं तापसैस्तत्त्वचिन्तकैः । 

निःश्वासोच्छ्वासनं सर्व मासानां सङ्क्रमो भवेत्‌ ॥45॥ 

इडायाः कुण्डलीस्थानं यदा प्राणः समागतः । 

सोमग्रहणमित्युक्तं तदा तत्त्वविदां वर॥46॥ 

यदा पिङ्गलया प्राणः कुण्डलीस्थानमागतः । 

तदा तदा भवेत्सूर्यग्रहणं मुनिपुङ्गव ॥47॥ 
--पहला विषुव काल कहते हैं | हे तपस्वियो मैं श्रेष्ठ ! हे मुनिवर ! जिस समय प्राणवायु मस्तक में 
प्रवेश करता है उस समय को तत्त्वचिन्तक ज्ञानी लोग अन्तिम विषुवकाल' कहते हैं। और जो 
श्वासोच्छवास निरन्तर चला करता है उसी को वे मासों (महीनों) का आना-जाना कहते हें । हे श्रेष्ठ 
लतत! प्राणवायु जब इडा के द्वारा कुण्डली स्थान में आया होता है, तब चन्द्रग्हण का होना कहा 
जाता है और जब पिंगला के द्वारा प्राण कुण्डलिनी स्थान में आता है तब हे मुनिवर ! सूर्यग्रहण हुआ, 


ऐसा समझा जाता है। 


. 408 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


श्रीपर्वतं शिरःस्थाने केदारं तु ललाटके । 

वाराणसी महाप्राज्ञ भुवोर्घाणस्य मध्यमे ॥4 8॥ 

कुरुक्षेत्रं कुचस्थाने प्रयागं हृत्सरोरुहे । 

चिदम्बरं तु हन्मध्ये आधारे कमलालयम्‌ ॥4 9॥ 

आत्मतीर्थ समुत्सृज्य बहिस्तीर्थानि यो व्रजेत्‌ । 

करस्थं स महारत्मं त्यक्त्वा काचं विमार्गते ॥50॥ 

मस्तक के स्थान में श्रीपर्वत है और ललाट में केदारक्षेत्र है । हे महाबुद्धिशाली ! दोनों भौहों और ' 

नाक के बीच में काशीक्षेत्र है । स्तन के स्थान में कुरुक्षेत्र है । हृदयकमल में प्रयागतीर्थ है और हृदय 
के बीच में चिदाकाश है एवं मूलाधार में लक्ष्मी का स्थान है | इस प्रकार अपने ही भीतर में सब तीर्थ 
अवस्थित हैं, फिर भी जो मनुष्य बाहर के तीर्थो में जाता है, वह तो हाथ में रखे गए उत्तम रत्न को 
छोड़कर काच को ही खोजता फिरता है। 

भावतीर्थं परं तीर्थ प्रमाणं सर्वकर्मसु । 

अन्यथालिङ्ग्यते कान्ता अन्यथालिड्यते सुता ॥51॥ 

तीर्थानि तोयपूर्णानि देवान्काष्ठादिनिर्मितान्‌। 

योगिनो न प्रपूज्यन्ते स्वात्मप्रत्ययकारणात्‌ ॥5 2॥ 

बहिस्तीर्थात्परं तीर्थमन्तस्तीर्थं महामुने । 

आत्मतीर्थ महातीर्थमन्यत्तीर्थं निरर्थकम्‌ ॥5३॥ 


भावतीर्थं ही उत्तम तीर्थ है। और वही सभी कर्मो में प्रमाणभूत है । ख्री का आलिंगन एक 
अलग भाव से किया जाता है, और पुत्री का आलिंगन किसी अलग भः: से ही किया जाता है। 
योगियों को तो अपने आत्मा में ही पूरा विश्वास होता है और इसी कारण से वे लोग पानी से भरे हुए 
बाहर के तीथ में नहीं जाते और काछादि से बने हुए देवों की पूजा नहीं करते हे मुनि ! बाहर के 
तीर्थ की अपेक्षा भीतर का तीर्थ उत्तम है, और आत्मरूप तीर्थ ही सबसे बड़ा तीर्थ है । अन्य सभी 
तीर्थ तो निरर्थक ही हैं । 


चित्तमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्नानैर्न शुद्धयति । 

शतशोऽपि जलैर्धौतं सुराभाण्डमिवाशुचि ॥54॥ 
विषुवायनकालेषु ग्रहणे चान्तरे सदा । 
वाराणस्यादिके स्थाने स्नात्वा शुद्धो भवेन्नरः ॥55॥ 
ज्ञानयोगपराणां तु पादप्रक्षालितं जलम्‌ । 
भावशुद्भयर्थमज्ञानां तत्तीर्थं मुनिपुङ्गव ॥5७॥ 

तीर्थे दाने जपे यज्ञे काष्ठे पाषाणके सदा । 

शिवं पश्यति मूढात्मा शिवे देहे प्रतिष्ठिते ॥571 


सैंकड़ों बार पानी से धोए जाने पर भी शराब का बरतन जैसे अपवित्र ही रहता है, उसी तरह 
हमारे भीतर स्थित चित्त बाहर के तीर्थस्थानों से पवित्र (शुद्ध) नहीं होता । विषुवकाल और उत्तरायण 
के काल में और ग्रहण के समय में तथा और किसी समय में, काशी आदि तीर्थो में स्नान करके मनुष्य 
शुद्ध होता है, पर हे मुनिवर ! जो लोग ज्ञान के योग में परायण होते हैं, उनके धोए हुए पैरों का जल 
तो अज्ञानियों की भावशुद्धि के लिए प्रसिद्ध तीर्थरूप ही माना जाता है | अपने स्वयं के शरीर में शिव 


पञ्चम: खण्डः] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 409 


उपस्थित ही हैं, फिर भी मूढात्मा मनुष्य तीर्थ, जप, दान और काष्ठ-पाषाण की मूर्तियों में शिव को 
देखता है (वहाँ ढूँढने का प्रयास करता है) । 

अन्तःस्थं मां परित्यज्य बहिष्ठं यस्तु सेवते । 

हस्तस्थं पिण्डमुत्सृज्य लिहेत्कूर्परमात्मनः ॥58॥ 

शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः । 

अज्ञानां भावनार्थाय प्रतिमाः परिकल्पिताः ॥59॥ 

अपूर्वमपरं ब्रह्म स्वात्मानं सत्यमद्वयम्‌। 

प्रज्ञानघनमानन्दं यः पश्यति स पश्यति ॥60॥ 

परमेश्वर स्वयं ही यह कहते हैं कि--मनुष्य अपने ही भीतर उपस्थित रहने वाले मुझ परमेश्वर को 

छोड़कर के जो बाहर में रहे हुए मेरी पूजा (उपासना) करता है, वह अपने हाथ में ही रहे हुए शक्कर 
(या मिठाई) के टुकड़े को छोड़कर मानो अपनी कोहनी को ही चाट रहा है । योगी लोग तो अपने में 
ही शिव को देखते हैं, प्रतिमाओं में नहीं देखते । प्रतिमाएँ तो जो लोग अज्ञानी हैं उनमें भावना उत्पन्न 
हो, इसलिए कल्पित की गई हैं । जो मनुष्य अपने आत्मा को ही सत्य, अद्वैत, प्रज्ञानमय और 
आनन्दरूप अपखह्य के रूप में देखता है, वही यथार्थ देखता है । 


नाडीपुञ्जं सदाऽसारं नरभावं महामुने । 
समुत्सृज्यात्मनात्मानमहमित्येव धारय ॥61॥ 
अशरीरं शरीरेषु महान्तं विभुमीश्वरम्‌। 
आनन्दमक्षरं साक्षान्मत्वा धीरो न शोचति ॥62॥ 
विभेदजनकेऽज्ञाने नष्टे ज्ञानबलान्मुने । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेदमसन्तं किं करिष्यति ॥6३॥ 
इति चतुर्थः खण्डः । 
हे महामुनि ! नाड़ियों के ढेर जैसा मनुष्यत्व तो बिल्कुल ही सारहीन है । इसलिए इसका त्याग 
करके तुम स्वयं अपनी आत्मा में 'मैं आत्मा हँ -इस प्रकार का भाव धारण करो । हर एक शरीर में, 
शरीर से अलग ही आनन्दमय, अविनाशी और व्यापक महान्‌ परमेश्वर सदैव उपस्थित ही हे'--ऐसा 
जानकर धीर पुरुष शोक नहीं करता । हे मुनि ! भेद उत्पन्न करने वाला अज्ञान, जब ज्ञान के बल से 
नष्ट हो जाता है, तब आत्मा और ब्रह्म में कोई भी भेद रहता ही नहीं | फिर वहाँ भेद को कोन उत्पन्न 
कर सकेगा ? 
यहाँ चौथा खण्ड पूरा हुआ । 
र 


पञ्चमः खण्डः 


सम्यक्कथय मे ब्रह्मन्नाडीशुद्धिं समासतः । 

यथा शुद्धया सदा ध्यायञ्जीवन्मुक्तो भवाम्यहम्‌ ॥1॥ 
सांकृते शृणु वक्ष्यामि नाडीशुद्धिं समासतः । 
विध्युक्तकर्मसंयुक्तः कामसंकल्पवर्जितः ॥2॥ 


410 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


यमादष्टाङ्गसंयुक्तः शान्तः सत्यपरायणः । 
स्वात्मन्यवस्थितः सम्यग्ज्ञानिभिश्च सुशिक्षितः ॥३॥ 
सांकृति ने कहा- हि ब्रह्मन्‌ ! आप मुझे नाड़ी शुद्धि के बारे में संक्षेप में समझाइए कि जिस 

शुद्धि के द्वारा हमेशा आत्मा का ध्यान करते हुए मैं जीवन्मुक्त हो जाऊँ ।' तब दत्तात्रेय ने कहा कि 
हे सांकृति ! मैं संक्षेप में नाड़ीशुद्धि बताता हूँ, सुनो पहले तो शास्रविहित कर्मो को करते रहना चाहिए 
और कामनायुक्त संकल्पों का परित्याग करना चाहिए । इसके बाद यम आदि आठ अंगों वाले योग से 
युक्त होकर, शान्त और सत्यपरायण होकर, ज्ञानियों के पास अच्छी तरह से शिक्षित होना चाहिए । 
और अपने आत्मा में स्थिति (स्थिरता) करनी चाहिए । 


पर्वताग्रे नदीतीरे बिल्वमूले वनेऽथवा । 

मनोरमे शुचौ देशे मठं कृत्वा समाहितः ॥4॥ 
आरभ्य चासनं पश्चात्प्राङमुखोदङमुखोऽपि वा । 
समग्रीवशिरःकायः संवृतास्यः सुनिश्चलः ॥5॥ 
नासाग्रे शशभृदूविम्बे बिन्दुमध्ये तुरीयकम्‌ । 
सत्रवन्तममृतं पश्येन्नेत्राभ्यां सुसमाहितः ॥6॥ 


उस समय किसी पर्वत के शिखर पर, नदी के तट पर बिल्ववृक्ष के नीचे मूल के पास अथवा किसी 
वन के पवित्र मनोरम प्रदेश में आसन लगाकर पूर्वाभिमुख होकर या उत्तराभिमुख होकर बैठना चाहिए । 
उस समय गरदन, मस्तक और शरीर सीधा रखना चाहिए । मुँह बन्द रखना चाहिए और एकदम निश्चल 
रहना चाहिए । बाद में अत्यंत एकाग्र होकर नाक के आगे, चन्द्रमण्डल में, जो बिन्दुस्थान है, उसके बीच 


में तुरीयस्थान है । उसमें से अमृत द्रवित हो रहा है, इस प्रकार दोनों नेत्रो से देखना चाहिए । 
इडया प्राणमाकृष्य पूरयित्वोदरे स्थितम्‌ । 


ततोऽग्निं देहमध्यस्थं ध्यायञ्चालावलीयुतम्‌ ॥7॥ 

बिन्दुनादसमायुक्तमर्निबीजं विचिन्तयेत्‌ । 

पञ्चाद्विरेचयेत्सम्यक््राण पिङ्गलया बुधः ॥8॥ 

पुनः पिङ्गलयापूर्यवह्विबीजमनुस्मरेत्‌ । 

पुणर्विरेचयेद्धीमानिडयैव शनैः शनै: ॥9॥ 

त्रिचतुर्वासरं वाथ त्रिचतुर्वारमेव च । 

षट्कृत्वो विचरेन्नित्यं रहस्येवं त्रिसन्धिषु ॥1 0॥ 

इडा नाड़ी के द्वारा प्राणवायु को खींचकर पेट में भरकर फिर देह में रहे हुए अग्नि: का ज्वालाओं 

के समूह के साथ ध्यान करना चाहिए और बिन्दुनाद के साथ अग्निबीज का चिन्तन करना चाहिए । बाद 
में पिंगला नाडी के द्वारा भीतर के प्राण को साधक विद्वान्‌ को अच्छी तरह से बाहर निकालना चाहिए । 
बाद में फिर से साधकों को पिंगला नाड़ी के द्वारा प्राणवायु को भीतर भरना चाहिए । उसी तरह 
अग्निबीजादि का स्मरण करना चाहिए और फिर इडा नाड़ी के द्वारा वायु को धीरे-धीरे बाहर निकालना 
चाहिए । इस प्रन तीनों सन्ध्याओं के समय में एकान्त में तीन-चार दिन तीन-तीन बार करना चाहिए 
और बाद के दिनों में छ:-छ; बार करना चाहिए। ' 


नाडीशुद्धिमवाप्नोति पृथकूचिह्वोपलक्षितः । 
शरीरलघुता दीप्ति्वह्नेर्जाठरवर्तिनः ॥1 1॥ 


षष्ठ: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 411 


नादाभिव्यक्तिरित्येतच्चिह्न॑ तत्सिद्धिसूचकम्‌ । 
यावदेतानि संपश्येत्तावदेवं समाचरेत्‌ ॥12॥ 
अथवैतत्परित्यज्य स्वात्मशुद्धिं समाचरेत्‌ । 
आत्मा शुद्धः सदा नित्यः सुखरूपः स्वयम्प्रभः ॥13॥ 
अज्ञानान्मलिनो भाति ज्ञानाच्छुद्धो भवत्ययम्‌ । 
अज्ञानमलपङ्कं यः क्षालयेज्ज्ञानतोयतः । 
स एव सर्वदा शुद्धो नान्यः कर्मरतो हि सः ॥14॥ 
पञ्चमः खण्डः । 
इससे नाड़ी शुद्धि होती है । इसके तरह-तरह के लक्षण दिखाई देते हैं | शरीर में लाघव आ 
जाता है, जठर का अग्न प्रदीप्त हो जाता है और भीतर से नाद सुनाई देता है । यह भी नाड़ी शुद्धि 
होने का सूचक चिह्न है । जहाँ तक ये चिह्न दिखाई पड़ें, वहाँ तक पूर्वोक्त प्रकार से करना चाहिए । बाद 
में (नाड़ीशुद्धि के बाद) इन सब कार्यो को छोड़कर आत्मा की सिद्धि करनी चाहिए । यद्यपि यों तो 
आत्मा सदा शुद्ध और नित्य है ही, मुखरूप एवं स्वप्रकाशित भी है ही, तथापि अज्ञान से वह मलिन 
दिखाई दे रहा है एवं ज्ञान से शुद्ध होता है । जो मनुष्य अज्ञानरूपी कीचड़ को ज्ञानरूपी जल से धो 
डालता है, वही सर्वदा शुद्ध होता है । इसके सिवा और कर्मपरायण मनुष्य शुद्ध नहीं हो सकता | 
यहाँ पाँचवाँ खण्ड पूरा हुआ । 
षष्ठः खण्डः 


प्राणायामक्रमं वक्ष्ये सांकृते श्रृणु सादरम्‌। 
प्राणायाम इति प्रोक्तो रेचपूरककुम्भकैः ॥1॥ 
वर्णत्रयात्मकाः प्रोक्ता रेचपूरककुम्भकाः । 
स एष प्रणवः प्रोक्तः प्राणायामस्तु तन्मयः ॥2॥ 
अन हे सांकृति ! में प्राणायाम का क्रम कह रहा हूँ | तुम यह आदरपूर्वक सुनो । पूरक, कुंभक और 
रेचक इस तरह से प्राणायाम तीन प्रकार का होता है । इन तीनों प्रकारों में हर एक के तीन-तीन अक्षर हैं । 
इसलिए इस प्राणायाम को प्रणवरूप (ओंकाररूप) ही कहा गया है और वह प्रणवमय ही हे । 


इडया वायुमाकृष्य पूरयित्वोदरे स्थितम्‌। 
शनैः षोडशभिरमात्रैरकारं तत्र संस्मरेत्‌ ॥३॥ 
पूरितं धारयेत्पश्चाच्चतुःषष्ट्या तु मात्रया । 
उकारमूर्तिमात्रापि संस्मरन्प्रणवं जपेत्‌॥4॥ 
यावद्वा शक्यते तावद्धारयेञ्जपतत्परः । 

पूरितं रेचयेत्पश्चान्मकारेणानिलं बुधः ॥5॥ 
शनैः पिङ्गलया तत्र द्वात्रिंशन्मात्रया पुनः । 
प्राणायामो भवेदेवं ततश्चैवं समभ्यसेत्‌ ॥6॥ 


इडा नाडी द्वारा बाहर के वायु को भीतर खींचकर उदर में भरकर धीरे-धीरे सोलह मात्राओं तक 
उसमें 'अ'कार का स्मरण करना चाहिए | बाद में भरे हुए उस वायु को चौसठ मात्रा तक रोके रखना 


412 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


चाहिए और तब तक 'उ'का स्मरण करते रहना चाहिए एवं प्रणव का जप करते रहना चाहिए । जहाँ 
तक शक्ति हो, उतने प्रमाण में वायु को रोके रखना चाहिए और जपपरायण बने रहना चाहिए । फिर 
बाद में उस साधक को उस भरे हुए वायु को 'म'कार जप के द्वारा बाहर निकालना चाहिए । उस समय 
बत्तीस मात्रा के समय तक 'मकार' का ध्यान करना चाहिए । इस प्रकार प्राणायाम होता है और इस 
प्रकार इसका अभ्यास करना चाहिए । 


पुनः पिड़लयापूर्य मात्रैः षोडशभिस्तथा । 
अकारमूर्तिमत्रापि स्मरेदेकाग्रमानसः ॥7॥ 
धारयेत्पूरितं विद्वान्प्रणवं सञ्जपन्वशी । 

उकारमूर्ति स ध्यायंश्चतुःषष्ट्या तु मात्रया ॥8॥ 
मकारं तु स्मरन्यश्चाद्रेचयेदिडयानिलम्‌। 

एवमेव पुनः कुर्यादिडयापूर्य बुद्धिमान्‌ ॥9॥ 

एवं समभ्यसेन्नित्यं प्राणायामं मुनीश्वर । 
एवमभ्यासतो नित्यं षण्मासाद्यत्नवान्भवेत्‌ ॥1 0॥ 


बाद में फिर पिंगला से वायु भरकर सोलह मात्रा के समय तक उसमें अकार का स्मरण (ध्यान) 
करके चिन्तन करना चाहिए । बाद में विद्वान्‌ जितेन्द्रिय मनुष्य को उस भरे हुए वायु को चौसठ मात्रा 
के समय तक 'उकार मूर्ति” का ध्यान करते हुए रोके रखना चाहिए तथा प्रणव का जाप करना चाहिए । 
फिर 'मकार' का स्मरण करते-करते (चिन्तन करते-करते) इडा नाड़ी के द्वारा बाहर निकालना चाहिए । 
इसी प्रकार बुद्धिमान साधक को फिर से वायु को खींच-भर कर अभ्यास करना चाहिए । हे मुनीश्वर ! 
इस प्रकार नित्य प्राणायाम का अभ्यास करते रहकर छ: महीनों में पूरा ज्ञान सम्पन्न हो जाता है । (अथवा 
छ: महीनों तक यत्न करना चाहिए |) 


वत्सराद्‌ब्रह्मविद्वान्स्यात्तस्मान्नित्यं समभ्यसेत्‌ । 
योगाभ्यासरतो नित्यं स्वधर्मनिरतश्च यः ॥11॥ 
प्राणसंयमनेनैव ज्ञानान्मुत्तो भविष्यति । 
बाह्यादापूरणं वायोरुदरे पूरको हि सः ॥1 2॥ 
सम्पूर्णकुम्भवद्वायोर्धारणं कुम्भको भवेत्‌। 
बहिर्विरेचनं वायोरुदराद्रेचकः स्मृतः ॥1 3॥ 
और एक वर्ष तक प्रयत्न (अभ्यास) करने पर तो वह विद्वान्‌ मनुष्य ब्रह्मवेत्ता हो जाता है । 
इसलिए नित्य अभ्यास करना चाहिए । जो मनुष्य योगाभ्यास में ही रमण करता है और नित्य स्वधर्म- 
परायण रहता है, वह प्राणायाम द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करके मुक्त हो जाता है बाहर से वायु को खींचकर 
पेट में भरने को 'पूरक' कहा जाता है फिर उस भरे हुए वायु को वहाँ रोके रखना 'कुंभक' कहलाता 
है, और फिर उस रोके हुए वायु को बाहर निकालना रेचक' कहा जाता है । 
गरवेदजनको सस्तु प्राणायामेषु सोऽधमः । 
कम्पनं मध्यमं विद्याहुत्थानं चोत्तमं विदुः ॥14॥ 
पूर्व पूर्व प्रकुर्वीत यावदुत्थानसम्भव: । 
सम्भवत्यत्तमे प्राज्ञः प्राणायामे सुखी भवेत्‌ ॥1 5॥ 





षष्ठ: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 413 


पसीना पैदा करने वाला प्राणायाम अधम कहा जाता है, कम्पन उत्पन्न करने वाला मध्यम कहा 

जाता है और जिसमें उत्थान होता है, वह उत्तम है । जहाँ तक उत्थान हो, वहाँ तक पूर्व-पूर्व का 
प्राणायाम करना चाहिए । बाद में उत्तम प्राणायाम सिद्ध होने पर साधक ज्ञानी और सुखी होता है | 

प्राणायामेन चित्तं तु शुद्धं भवति सुव्रत । 

चित्ते शुद्धे शुचिः साक्षात्प्रत्यग्ज्योतिर्व्यवस्थितः ॥1 6॥ 

प्राणश्चित्तेन संयुक्तः परमात्मनि तिष्ठति । 

प्राणायामपरस्यास्य पुरुषस्य महात्मनः ॥1 7॥ 

देहश्चोत्तिष्ठते तेन किञ्चिज्ज्ञानाद्विमुक्तता । 

रेचकं पूरकं मुक्त्वा कुम्भकं नित्यमभ्यसेत्‌ ॥1 8॥ 

सर्वपापविनिर्मुक्तः सम्यग्ज्ञानमवाप्नुयात्‌ । 

मनोजवत्वमाप्नोति पलितादि च नश्यति ॥19॥ 

प्राणायामैकनिष्ठस्य न किञ्चिदपि दुर्लभम्‌ । 

तस्मात्सर्वप्रयत्नेन प्राणायामान्समभ्यसेत्‌ ॥20॥ 

हे सुव्रत ! प्राणायाम से चित्त शुद्ध होता है। चित्त शुद्ध होने से पवित्र बना हुआ मनुष्य तो 

साक्षात्‌ (प्रत्यक्‌) ज्योतिःस्वरूप होकर अवस्थिति करता है । जो महापुरुष प्राणायाम में तत्पर रहता है, 
उस पुरुष के प्राण चित्त के साथ परमात्मा में ही रहते हैं। उत्तम प्राणायाम से देह कुछ उत्थान करता 
है (अपने आप ऊपर उठता है) और फिर ज्ञान होने पर मुक्तता प्राप्त होती हे । इसलिए क्रमशः रेचक 
और पूरक का त्याग करके नित्य कुंभक का अभ्यास करना चाहिए । प्राणायाम का अभ्यास करके मनुष्य 
सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम ज्ञान प्राप्त करता है । वह मन जैसे वेग को प्राप्त करता है, उसके पलित 
केश आदि नाश होते हैं । केवल एक प्राणायाम में ही परायण (तल्लीन) रहने वाले के लिए कुछ भी 
दुर्लभ नहीं होता। इसलिए सभी प्रयत्नो से प्राणायाम का ही अभ्यास करते रहना चाहिए । 


विनियोगान्प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य सुव्रत । 

सन्ध्ययोर्ब्राह्मकालेऽपि मध्याह्ने वाथवा सदा ॥21॥ 

बाह्यं प्राणं समाकृष्य पूरयित्वोदरेण च । 

नासाग्रे नाभिमध्ये च पादाङ्गुष्ठे च धारयेत्‌ ॥22॥ 

सर्वरोगविनिर्मुक्तो जीवेद्वर्षशतं नरः । 

नासाग्रधारणाद्वापि जितो भवति सुव्रत ॥23॥ 

सर्वरोगनिवृत्तिः स्यान्नाभिमध्ये तु धारणात्‌ । 

शरीरलघुता विप्र पादाङगुष्ठनिरोधनात्‌॥24॥ 

हे सुब्रत ! अब मैं प्राणायाम का विनियोग बता रहा हूँ । दोनों सध्याकाल में और ब्रह्मकाल में 

(पौ फटते समय) अथवा मध्याहकाल में सदैव बाहर के वायु को भीतर खींचकर, पेट में भरकर, 
नासिका के अग्रभाग में और नाभि के मध्यभाग में तथा अँगूठे के अग्रभाग में उसे रोककर रखना 
चाहिए । नासिका के अग्रभाग में वायु को रोकने से मनुष्य सभी रोगों से मुक्त होकर सौ वर्ष तक जीवित 
रहता है, एवं उससे वायु भी जीता जा सकता है । हे ब्राह्मण ! वायु को नाभि में रोकने से सभी रोग 
दूर होते हैं और अँगूठे में रोकने से शरीर में लाघव आता है । 





414 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


जिह्या वायुमाकृष्य यः पिबेत्सततं नरः । 
श्रमदाहविनिर्मुक्तो योगी नीरोगतामियात्‌ ॥2 5॥ 


जिह्वया वायुमाकृष्य जिह्वामूले निरोधयेत्‌ । 
पिबेदमृतमव्यग्रं सकलं सुखमाप्नुयात्‌ ॥26॥ 
इडया वायुमाकृष्य भ्रुवोर्मध्ये निरोधयेत्‌ । 

यः पिबेदमृतं शुद्धं व्याधिभिर्मुच्यते हि सः ॥271 
इडया वेदतत्त्वज्ञस्तथा पिङ्गलयैव च । 


नाभौ निरोधयेत्तेन व्याधिभिर्मुच्यते नरः ॥2 811 
जो मनुष्य (योगी) वायु को जीभ से खींचकर हमेशा पिया करता है, वह श्रम और दाह से मुक्ति 

पाकर नीरोगी होता है । और जो मनुष्य जीभ से वायु को खींचकर जीभ के मूल में रोकता है, वह अमृत 
ही पीता है और अव्यग्र रहकर सभी सुखों को प्राप्त करता हे जो मनुष्य इडा से वायु को खींचकर 
दो भ्रमरों के बीच उसे रोकता है, वह शुद्ध अमृत पीता है और रोगों से मुक्त होता है । इडा से वायु 
खींचने वाला वेदतत्तज्ञ होता है और पिंगला से वायु को खींचकर जो मनुष्य नाभि में उसे रोकता है, 
वह मनुष्य रोगों से मुक्त हो जाता है । 

मासमात्रं त्रिसन्ध्यायां जिह्वयारोप्य मारुतम्‌ । 

अमृतं च पिबैन्नाभौ मन्दं मन्दं निरोधयेत्‌ ॥2 9॥ 

वातजाः पित्तजा दोषा नश्यन्त्येव न संशयः । 

नासाभ्यां वायुमाकृष्य नेत्रहन्दे निरोधयेत्‌ ॥30॥ 

नेत्ररोगा विनश्यन्ति तथा श्रोत्रनिरोधनात्‌ । 

तथा वायुं समारोप्य धारयेच्छिरसि स्थितम्‌ ॥31॥ 

शिरोरोगा विनश्यन्ति सत्यमुक्तं हि सांकृते । 

स्वस्तिकासनमास्थाय समाहितमनास्तथा ॥३2॥ 


एक महीने तक तीनों सन्ध्याकाल में जीभ से वायु को खींचकर जो अमृतपान करता है और 

धीरे-धीरे वायु को रोकता है उसके वायुदोष और पित्तदोष अवश्य नष्ट हो जाते हैं, उसमें कोई सन्देह 
नहीं है । और जो मनुष्य दोनों नाक से वायु को खींचकर दोनों नेत्रों में उसे रोकता है, उसके नेत्ररोग 
नष्ट होते हैं तथा उसे कान में ले जाकर अथवा और भी अधिक ऊपर ले जाकर मस्तक में ले जाने से 
मस्तक के रोगों का नाश होता है | हे सांकृति ! यह मैंने ठीक ही कहा हे । और भी स्वस्तिकासन में 
बैठकर मन को एकाग्र करके 

अपानमूर्ध्वमुत्थाप्य प्रणवेन शनैः शनै: । 

हस्ताभ्यां धारयेत्सम्यक्कर्णादिकरणानि च ॥33॥ 

अझ्गुष्ठाभ्यां मुने श्रोत्रे तर्जनीभ्यां तु चक्षुषी । 

नासापुटावधानाभ्यां प्रच्छाद्य करणानि वै ॥34॥ 

आनन्दाविर्भवो यावत्तावन्मूर्धनि धारणात्‌ । 

प्राणः प्रयात्यनेनैव ब्रह्मरन्ध्रं महामुने ॥35॥ 


आ के जापपूर्वक अपानवायु को ऊपर ले जाकर धीरे-धीरे दोनों हाथों द्वारा कान आदि 
इच्द्रियों में ठीक तौर से रोकना चाहिए । हे मुनि ! दोनों अँगूठों से दोनों कानों को, दोनों तर्जनियों से - 





षष्ठ: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 415 


दोनों नेत्रौं को तथा दोनों अनामिकाओ के द्वारा दोनों नासिकाओं को बन्द करके, जहाँ तक आनन्द का 
आविर्भाव हो, वहाँ तक मस्तक में प्राणवायु को धारण करना चाहिए । हे महामुनि ! इसी मार्ग से प्राण 
ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँचता हे । 

ब्रह्मरन्धं गते वायौ नादश्नोत्पद्यतेडनघ । 

शङ्खध्वनिनिभश्चादौ मध्ये मेघध्वनिर्यथा ॥३७॥ 

शिरोमध्यगते वायौ गिरिप्रस्नवणं यथा । 

पश्चात्प्रीतो महाप्राज्ञः साक्षादात्मोन्मुखो भवेत्‌ ॥37॥ 


पुनस्तज्ज्ञाननिष्पत्तिर्योगात्संसारनिह्ृति. 2 ॥ 
दक्षिणोत्तरगुल्फेन सीवनीं पीडयेत्स्थिरम्‌ ॥381 
सव्येतरेण गुल्फेन पीडयेदबुद्धिमान्नरः । 
जान्वोरधः स्थितां सन्धिं स्मृत्वा देवं त्रियम्बकम्‌ ॥39॥ 


हे निर्दोष ! वायु जब ब्रह्मरन््र में जाता है, तब नाद उत्पन्न होता है । वह नाद पहले शंख की 
आवाज जैसा होता है, मध्य में मेघ की ध्वनि जैसा है, और जब वह वायु ब्रह्मरन्ध्र तक पहुँच जाता 
है तब पर्वत के झरने जैसा सुनाई पड़ता है । इस नाद के बाद महाबुद्धिमान योगी प्रसन्न होकर साक्षात्‌ 
आत्मा का अनुभव करता है । और भी उस योग से ज्ञान की सिद्धि होती है एवं संसार निवृत्त हो (रुक) 
जाता है । बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह दाहिनी एड़ी से सीवनी को दृढतापूर्वक दबा रखे और 
फिर बाँयीं एड़ी से भी उसे दबाकर दोनों घुटनों के नीचे की सन्धि में भगवान्‌ त्र्यंबक की भावना करनी 
चाहिए । 
विनायकं च संस्मृत्य तथा वागीश्वरीं पुनः । 
लिङ्गनालात्समाकृष्य वायुमप्यग्रतो मुने ॥4०॥ 
प्रणवेन नियुक्तेन बिन्दुयुक्तेन बुद्धिमान्‌ । 
मूलाधारस्य विप्रेन्द्र मध्ये तं तु निरोधयेत्‌ ॥41॥ 
निरुध्य वायुना दीप्तो वहिरूहति कुण्डलीम्‌ । 
पुनः सुषुम्नया वायुर्वह्विना सह गच्छति ॥42॥ 
बाद में विनायक का और वागीश्वरी का (गणेश और सरस्वती का) स्मरण करके लिंग के नाल 
द्वारा वायु को खींचकर आगे लाना चाहिए । बाद 2 हे विप्रवर ! बिन्दुयुक्त प्रणवमंत्र का ध्यान करके 
बुद्धिमान पुरुष को उस वायु को मूलाधार के मध्य में रोकना चाहिए । इस प्रकार से रोके जाने से उस 
वायु के द्वारा अग्नि प्रदीप्त हो जाता है और बाद में उस अग्नि के साथ वायु सुषुम्ना नाडी के द्वारा 
ऊर्ध्वगति करता है । 


एवमभ्यासतस्तस्य जितो वायुर्भवेदभूशम्‌ । 
प्रस्वेदः प्रथमः पश्चात्कम्पनं मुनिपुङ्गव ॥43॥ 
उत्थानं च शरीरस्य चिह्लमेतञ्जितेऽनिले । 
एवमभ्यासतस्तस्य मूलरोगो विनश्यति ॥44॥ ` 
इस प्रकार अभ्यास करने से उस योगी का वायु एकदम जीता जा सकता है | हे मुनिवर ! इस 
अभ्यास में पहले तो पसीना होता है । बाद में कम्पन होता है और उसके बाद शरीर ऊपर उठ जाता 
है । वायु के जीते जाने का यह चिह्न है । इस प्रकार अभ्यास करने से रोग नष्ट हो जाते हैं। 





416 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


भगन्दरं च नष्ट स्यात्सर्वरोगाश्व सांकृते । 

पातकानि विनश्यन्ति क्षुद्राणि च महान्ति च ॥45॥ 
नष्टे पापे विशुद्धं स्याच्चित्तदर्पणमद्भ॒तम्‌ । 
पुनर्ब्रह्मादिभोगेभ्यो वैराग्यं जायते हृदि ॥46॥ 


और भी हे सांकृति ! इससे भगंदर का भी नाश होता है, यही नहीं, छोटे-मोटे अनेक पापों का 


भी नाश हो जाता है | पापों के नाश हो जाने से चित्तरूपी अद्भुत दर्पण भी विशुद्ध हो जाता है और 
हदय में ब्रह्मा (ब्रह्मलोक) आदि के भोगों के प्रति वैराग्य हो जाता है। 


विरक्तस्य तु संसाराज्ज्ञानं कैवल्यसाधनम्‌ । 

तेन पापापहानिः स्याज्ज्ञात्वा देवं सदाशिवम्‌ ॥47॥ 
ज्ञानामृतरसो येन सकृदास्वादितो भवेत्‌ । 

स सर्वकार्यमृत्सृज्य तत्रैव परिधावति ॥48॥ 
ज्ञानस्वरूपमेवाहुर्जगदेतद्विलक्षणम्‌ । 
अर्थस्वरूपमज्ञानात्पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टयः ॥49॥ 
आत्मस्वरूपविज्ञानादज्ञानस्य परिक्षयः । 

क्षीणेऽज्ञाने महाप्राज्ञ रागादीनां परिक्षयः ॥50॥ 
रागाद्यसम्भवे प्राज्ञ पुण्यपापविमर्दनम्‌ । 

तयोर्नाशे शरीरेण न पुनः संप्रयुज्यते ॥51॥ 


इति षष्ठः खण्डः । 


इस प्रकार जो मनुष्य संसार से विरक्त हो गया होता है, उसे कैवल्य का ज्ञान प्राप्त हो जाता हे । 


और इस प्रकार सदाशिव का ज्ञान होने के बाद उसके पापों की हानि हो जाती हे । जिस मनुष्य ने एक 
बाद भी ज्ञानामृत का रस चख लिया हो, वह अन्य सभी कार्यो को छोड़कर उसी के पीछे दौड़ता है । 
यह जगत्‌ विलक्षण हो जाए (जगत्‌ का रूप ही मिट जाए) उसे ही ज्ञान का स्वरूप कहा जाता है । 
परन्तु जो लोग अज्ञान से निन्द दृष्टिवाले होते हैं, वे तो जगत्‌ को अलग दृष्टि से (वस्तु के रूप में) 
ही देखते हैं हे बुद्धिमान ! आत्मस्वरूप का ज्ञान होने से अज्ञान का नाश होता है । और अज्ञान के 
नाश से रागादि का नाश हो जाता है। और रागादि का असंभव हो जाने से पुण्य-पाप दोनों नष्ट हो 
जाते हैं। और उनका नाश हो जाने से यह आत्मा फिर से शरीर के साथ संयुक्त नहीं होता है। . 


यहाँ छठा खण्ड समाप्त हुआ । 
अ 
सप्तमः खण्डः 
अथातः संप्रवक्ष्यामि प्रत्याहारं महामुने । 


- इन्द्रियाणां विचरतां विषयेषु स्वभावतः ॥1॥ 


बलादाहरणं तेषां प्रत्याहारः स उच्यते । 
यत्पश्यति तु तत्सर्वं ब्रह्म पश्यन्समाहितः ॥2॥ 
प्रत्याहारो भवेदेष ब्रह्मविद्भिः पुरोदितः । 
यद्यच्छुद्धमशुद्धं वा करोत्यामरणान्तिकम्‌ ॥3॥ 


सप्तम: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 417 


तत्सर्वं ब्रह्मणे कुर्यात्प्रत्याहारः स उच्यते । 

अथवा नित्यकर्माणि ब्रह्माराधनबुद्ध्रितः ॥4 !॥ 

काम्यानि च तथा कुर्यात्प्रत्याहारः स उच्यते । 

अथवा वायुमाकृष्य स्थानात्स्थानं निरोधयेत्‌ ॥5॥ 

हे मुनि ! अब मैं प्रत्याहार को कह रहा हूँ । इन्द्रियाँ स्वभाव से ही विषयों में घूमा करती हैं । उन्हे 

बलात्‌ विषयों से खींच लेना ही प्रत्याहार कहलाता है । मनुष्य स्वयं जिस-जिसको देखता रहता है, वह 
सब ब्रह्म ही है, ऐसा सावधानी से यदि देखता रहे, तो उसे भी पूर्वकालीन ब्रह्मवेत्ताओं ने 'प्रत्याहार' 
कहा है । अथवा मरणकालपर्यन्त स्वयं जो शुद्ध या अशुद्ध कर्म करता है, वह सब कर्मसमूह यदि वह 
ब्रह्म के लिए ही करता है, तो उसे भी प्रत्याहार' कहा जाता हे | अथवा ब्रह्म का आराधन करने की 
बुद्धि से ही वह यदि नित्य कर्म और काम्य कर्म करता है, तो वह भी प्रत्याहार' कहा जाता है । अथवा 
वायु को एक स्थान से खींचकर अन्य स्थान में रोककर रखा जाए जैसे-- 

दन्तमूलात्तथा कण्ठे कण्ठादुरसि मारुतम्‌ । 

उरोदेशात्समाकृष्य नाभिदेशे निरोधयेत्‌ ॥&॥ 

नाभिदेशात्समाकृष्य कुण्डल्यां तु निरोधयेत्‌ । 

कुण्डलीदेशतो विद्वान्मूलाधारे निरोधयेत्‌ ॥7॥ 

अथापानात्कटिद्वनद्वे तथोरौ च सुमध्यमे ! 

तस्माज्जानुद्ठये जङ्घे पादाङगुष्ठे निरोधयेत्‌ ॥8॥ 

प्रत्याहारोऽयमुक्तस्तु प्रत्याहारस्मरैः पुरा । 

एवमभ्यासयुक्तस्य पुरुषस्य महात्मनः ॥9॥ 

सर्वपापानि नश्यन्ति भवरोगश्च सुब्रत । 

नासाभ्यां वायुमाकृष्य निश्चलः स्वस्तिकासनः ॥1 0॥ 
--दाँत के मूल से वायु को खींचकर कण्ठ में, कण्ठ में से छाती में, छाती के प्रदेश से खींचकर 
नाभिप्रदेश में रोका जाए । फिर नाभिप्रदेश से खींचकर कुण्डलिनी में रोका जाए, फिर कुण्डलिनी प्रदेश 
से खींचकर मूलाधार में रोका जाए, फिर गुदास्थान में से खींचकर दोनों ओर की कमरों में, दोनों उरुओं 
में और मध्यप्रदेश में रोका जाए, फिर आगे दोनों घुटनों में, जाँघो में तथा पैरों के अँगूठों में भी रोका 
जाए तो उस वायुनिरोध को भी प्रत्याहार कहा जाता है । प्रत्याहार को जानने वाले महात्मा लोगों का 
यह अभिप्राय है । इस प्रकार के प्रत्याहार का अभ्यास करते हुए महात्मा के सभी पाप तथा संसाररूपी 
रोग नष्ट हो जाते हैं। हे सुव्रत! स्वस्तिकासर पर निश्चल बैठकर विद्वान्‌ पुरुष को पहले दोनों 
नासिकाओं के द्वारा वायु को भीतर खींचना चाहिए । 

पूरयेदनिलं विद्वानापादतलमस्तकम्‌ ।. 

पश्चात्पादद्वये तद्वन्मूलाधारे तथैव च ॥11॥ 

नाभिकन्दे च हन्मध्ये कण्ठमूले च तालुके । 

्रुवोर्मध्ये ललाटे च तथा मूर्धनि धारयेत्‌ ॥1 2॥ 

देहे स्वात्ममतिं विद्वान्समाकृष्य समाहितः । 

आत्मनात्मनि निर््न्रे निर्विकल्पे निरोधयेत्‌ ॥1 3॥ 


27 Jo तृ 0 





418 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


प्रत्याहारः समाख्यातः साक्षाद्वेदान्तवेदिभिः । 
एवमभ्यसतस्तस्य न किञ्चिदपि दुर्लभम्‌ ॥14॥ 
इति सप्तमः खण्डः । 
इस प्रकार वायु को खींचकर उसे पैरों के तलों से लेकर मस्तक तक भरना चाहिए । फिर उसे 
दोनों पैरों में, मूलाधार में, नाभिकन्द में, हृदय के बीच में, कण्ठ के मूल में, तालुस्थान में, दो भोहों 
के बीच के स्थान में, ललाट में और मस्तक में रोकना चाहिए । फिर विद्वान्‌ मनुष्य को समाधिनिष्ठ 
होकर देह के ऊपर रखी हुई आत्मबुद्धि को खींचकर उसे अन्त:करण द्वारा द्वन्द्वरहित निर्विकल्प आत्मा 
में रोक देना चाहिए । वेदान्त जानने वाले इसे ही साक्षात्‌ प्रत्याहार कहते हैं । इसका अभ्यास करने वाले 
के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है । 
यहाँ सातवाँ खण्ड पूरा हुआ । 
अष्टमः खण्डः 
अथातः संप्रवक्ष्यामि धारणाः पञ्च सुव्रत । 
देहमध्यगते व्योम्नि बाह्माकाशं तु धारयेत्‌ ॥1॥ 
प्राणे बाह्यानिलं तद्वज्ज्वलने चाग्निमौदरे । 
तोयं तोयांशके भूमिं भूमिभागे महामुने ॥2॥ 
हयवरलकाराख्यं मन्त्रमुच्चारयेत्क्रमात्‌ । 
धारणैषा परा प्रोक्ता सर्वपापविशोधिनी ॥३॥ 


हे सुब्रत ! अब मैं पाँच धारणाएँ बता रहा हुँ । देह के मध्य में जो आकाश अवस्थित है, उसमें 
बाहर के आकाश की भावना करनी चाहिए | और हे मुनि ! उसी तरह प्राण में बाहर के वायु की, पेट 
की अग्नि में बाहर के अग्नि की, भीतर के पानी के अंशों में बाहर के पानी की तथा पृथ्वी के अंशों 
में पृथ्वी की धारणा करनी चाहिए। उस सयम ह, य, व, र, ल ऐसे मंत्ररूप अक्षरों का क्रमश: 
करते जाना चाहिए । इस धारणा को श्रेष्ठ कहा गया है । और वह सर्व पापों की शुद्धि करने 
वाली हे । 


जान्वन्तं पृथिवी ह्यंशो ह्यपां पाय्वन्तमुच्यते । 
हृदयांशस्तथाग्न्यंशो भ्रूमध्यान्तोऽनिलांशकः ॥4॥ 
आकाशांशस्तथा प्राज्ञ मूर्धांशः परिकीर्तितः । 
ब्रह्माणं पृथिवीभागे विष्णुं तोयांशके तथा ॥5॥ 
अग्न्यंशे च महेशानमी श्वरं चानिलांशके । 
आकाशांशे महाप्राज्ञ धारयेत्तु सदाशिवम्‌ ॥6॥ 


घुटभे तक का भाग पृथ्वी का अंश है । गुदा तक का भाग जल का अंश है । हृदय तक का भाग 
अग्नि का अंश है | भ्रकुटि तक का भाग वायु का अंश है, एवं मस्तक का भाग आकाश का अंश है । 
हे सुज्ञ ! उनमें से पृथ्वी के भाग में ब्रह्म की, जल के भाग में विष्णु को, अग्नि के भाग में महेश्वर की, 
वायु के भाग में ईश्वर की और आकाश के भाग में सदाशिव की धारणा करनी चाहिए । 


नवम: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 


अथवा तव वक्ष्यामि धारणां मुनिपुङ्गव । 

पुरुषे सर्वशास्तारं बोधानन्दमयं शिवम्‌ ॥7॥ 
धारयेदबुद्धिमान्नित्यं सर्वपापविशुद्धये । 
ब्रह्मादिकार्यरूपाणि स्वे स्वे संहृत्य कारणे ॥8॥ 
सर्वकारणमव्यक्तमनिरूप्यमचेतनम्‌ । 
साक्षादात्मनि सम्पूर्णे धारयेत्प्रणवेन तु । 
इन्द्रियाणि समाहत्य मनसात्मनि योजयेत्‌ ॥9॥ 


इत्यष्टमः खण्ड: । 


419 


अथवा हे मुनिवर ! मैं एक और धारणा बताता हूँ । बुद्धिमान मनुष्य को सर्व पापों की शुद्धि के 
लिए ज्ञानस्वरूप और आनन्दमय सदाशिव की पुरुष में (जीवात्मा में) धारणा करनी चाहिए | और भी 
ब्रह्म आदि सभी कार्यरूपों का उन-उनके (अपने-अपने) कारण में लय कराकर ३ॐ% इस प्रणवमंत्र के 
उच्चारणपूर्वक सभी के कारण में जो कि अवर्णनीय, अचेतन प्रकृति का भी कारण रूप है, उसमें 
साक्षात्‌ सम्पूर्ण आत्मा में--धारणा करनी चाहिए । और इन्द्रियों को सभी ओर से खींचकर मन के साथ 


लगा देना चाहिए | 
यहाँ आठवाँ खण्ड पूरा हुआ । 
द 


नवमः खण्डः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि ध्यानं संसारनाशनम्‌ । 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म सर्वसंसारभेषजम्‌ ॥1॥ 
उध्वरितं विश्वरूपं विरूपाक्षं महेश्वरम्‌ । 
सोऽहमित्यादरेणैव ध्यायेद्योगीश्वरेश्ररम्‌ ॥2॥ 


अब मैं संसार का नाश करने वाले ध्यान के बारे में कह रहा हँ । ऋत (मानसिक सत्य) और 
सत्य (वाचिक सत्यरूप) ब्रह्म ही सर्व संसार का औषध है । इसलिए उन ऊर्ध्वरेतस्‌ और विश्वस्वरूप 


तथा योगेश्वरों के भी ईश्वर ऐसे विरूपाक्ष का ध्यान मैं वही हँ“--इस विभावना से करना चाहिए । 


अथवा सत्यमीशानं ज्ञानमानन्दमद्वयम्‌ । 
अत्यर्थमचलं नित्यमादिमध्यान्तवर्जितम्‌ ॥३॥ 
तथा स्थूलमनाकाशमसंस्पृश्यमचाक्षुषम्‌ । 
न रसं न च गन्धाख्यमप्रमेसमनूपमम्‌॥4॥ 
आत्मानं सच्चिदानन्दमनेन्तं ब्रह्म सुव्रत । 
अहमस्मीत्यभिध्यायेद्धयेयातीतं विमुक्तये ॥5॥ 
एवमभ्यासयुक्तस्य पुरुषस्य महात्मनः । 
क्रमाद्वेदान्तविज्ञानं विजायेत न संशयः ॥6॥ 
इति नवमः खण्डः । 





420 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अथवा सत्य, ईश्वर, ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय, अद्वैतरूप, परात्पर (सर्वातीत), अचल, नित्य, 
आदि-मध्य-अन्तरहित, स्थूलतारहित, आकाशरहित, अस्पर्श्य, अदृश्य (अचाक्षुष) रसरहित, 
रूपरहित, गन्धरहित, अप्रमेय, अनुपम, सच्चिदानन्द आत्मा को “मैं वही हूँ---इस प्रकार से उस ध्येय 
से परे का ध्यान मुक्ति के लिए करना चाहिए । इस प्रकार से अभ्यास में लगे हुए महात्मा को वेदान्त 
का ज्ञान प्राप्त हो जाता है इसमें कोई सन्देह नहीं है । 


यहाँ नवम खण्ड पूरा हुआ । 
र 
दशमः खण्डः 


अथातः संप्रवक्ष्यामि समाधिं भवनाशनम्‌ । 

* समाधिः संविदुत्पत्तिः परजीवैकतां प्रति ॥1॥ 
नित्यः सर्वगतो ह्यात्मा कूटस्थो दोषवर्जितः । 
एकः सम्मिद्यते भ्रान्त्या मायया न स्वरूपतः ॥2॥ 


अब संसार का नाश करने वाली समाधि बता रहा हँ । जीव और परमात्मा की एकता का ज्ञान 

होना ही “समाधि' है । जैसे नित्य, सर्वव्यापक, कूटस्थ और निष्कलंक आत्मा एक ही है । वह केवल 
माया की वजह से ही अलग-अलग होता है, वास्तविक स्वरूप में तो ऐसी भिन्नता है ही नहीं 
(पारमार्थिक एक ही चैतन्य की सत्ता है) | 

तस्मादद्वैतमेवास्ति न प्रपञ्जो न संसृतिः । 

यथाकाशो घटाकाशो मठाकाश इतीरितः ॥3॥ 

तथा श्रान्तै्द्विधा प्रोक्तो ह्यात्मा जीवेश्वरात्मना । 

नाहं देहो न च प्राणो नेन्द्रियाणि मनो नहि ॥4॥ 

सदा साक्षिस्वरूपत्वाच्छिव एवास्मि केवलः । 

इति धीर्या मुनिश्रेष्ठ सा समाधिरिहोच्यते ॥5॥ 


इसलिए सब अद्वैत ही है, प्रपंच है ही नहीं, और संसार भी नहीं है । जिस प्रकार एक ही 

आकाश घटाळाश और मठाकाश भी कहा जाता है, उसी प्रकार एक ही आत्मा को भ्रमप्राप्त लोगों ने 
जीव और ईश्वर इस तरह दो भिन्न रूपों में कहा है । 'मैं देह नहीं हूँ, प्राण भी नहीं हुँ, इन्द्रियाँ भी में 
नहीं हुँ और मन भी नहीं हूँ । किन्तु सदा साक्षीरूप होने से सदाशिव ही हँ'--ऐसी जो बुद्धि होती है, 
उसे ही हे मुनिवर ! समाधि कहा जाता है । 

सोऽहं ब्रह्म न संसारी न मत्तोऽन्यः कदाचन । 

यथा फेनतरङ्गादि समुद्रादुत्थितं पुनः ॥6॥ 

समुद्रे लीयते तद्वज्जगन्मय्यनुलीयते । 

तस्मान्मनः पृथङ्‌ नास्ति जगन्माया च नास्ति हि ॥7॥ 

यस्यैवं परमात्मायं प्रत्यग्भूतः प्रकाशितः । 

स तु याति च पुंभावं स्वयं साक्षात्परामृतम्‌ ॥8॥ 


और भी-- वह ब्रह्म मैं ही हूँ, मं संसारी नहीं हूँ, किसी भी काल में मुझसे भिन्न कुछ है ही नहीं, 
जैसे समुद्र से उत्पन्न हुए फेन, तरंगादि समुद्र में ही लय हो जाते हैं, वैसे ही मुझसे ही उत्पन्न हुआ यह 


दशम: खण्ड:] जाबालदर्शनोपनिषत्‌ (92) 421 


जगत्‌ मुझमें ही लय हो जाता है मुझसे अलग न तो मन है, न जगत्‌ है या न तो माया ही है'-- 
इस तरह से प्रत्यक्‌ स्वरूप परमात्मा जिसको प्रकाशित हो गया है, वह स्वयं ही साक्षात्‌ अमृतस्वरूप 
परमपुरुष के भाव को प्राप्त हो जाता हे । 

यदा मनसि चैतन्यं भाति सर्वत्रगं सदा । 

योगिनोऽव्यवधानेम तदा सम्पद्यते स्वयम्‌ ॥9॥ 

यदा सर्वाणि भूतानि स्वात्मन्येव हि पश्यति । 

सर्वभूतेषु चात्मानं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥10॥ 

यदा सर्वाणि भूतानि समाधिस्थो न पश्यति । 

एकीभूतः परेणाऽसौ तदा भवति केवलः ॥11॥ 

सदा पश्यति चात्मानं केवलं परमार्थतः । 

मायामात्रं जगत्कृत्स्नं तदा भवति निर्वृतिः ॥1 2॥ 

एवमुक्त्वा स भगवान्दत्तात्रेयो महामुनिः । 

सांकृतिः स्वस्वरूपेण सुखमास्तेऽतिनिर्भयः ॥13॥ 

इति दशमः खण्डः । 
इति जाबालदर्शनोपनिषत्समाप्ता । 


~ नकदी 

जब योगी के मन में परमचैतन्य सर्वव्यापक चेतना अस्खलित रूप से प्रकाशित हो जाती है। 
तब ही वह स्वयं तद्रूप (चैतन्यरूप) हो जाता है । जिस समय सभी भूतों को वह अपनी आत्मा में ही 
देखने लगता है, और सभी भूतों (प्राणियों) को आत्मा से भिन्न नहीं देखता है, तब वह मनुष्य ब्रह्म ही 
बन जाता है । समाधि में रहा हुआ मनुष्य जब सभी प्राणियों को देखता नहीं है और वह जब परमात्मा 
के साथ ही एकीभूत होता है तब वह केवल परमेश्वर ही बना हुआ होता हे । जिस समय मनुष्य केवल 
आत्मा को ही पारमार्थिक सत्ता के रूप में देखता है, और इस सारे जगत्‌ को केवल माया के रूप में 
ही देखता है, तब उसका निर्वाण (मोक्ष) हो जाता है । इस प्रकार कहकर भगवान्‌ दत्तात्रेय मौन हो गए 
और महामुनि सांकृति आत्मस्वरूप में अवस्थित होकर अतिनिर्भय होकर सुखपूर्वक रहने लगे । 

यहाँ दसवाँ खण्ड पूरा हुआ । 
इस प्रकार जाबालदर्शनोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
® 


शान्तिपाठः 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्घानि““ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
Es 





(93) तारसारोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


यह शुक्लयजुर्वेदीय उपनिषत्‌ है । इसके तीन खण्ड किए गए हैं । प्रथम खण्ड (पाद) 
में अविमुक्त को उपासना का उपदेश और नारायण के स्थूल अष्टाक्षर तारक का प्रतिपादन है । 
दूसरे खण्ड (पाद) में नारायण सूक्ष्माष्टतारक, प्रणवावयव के देवता, तथा श्रीराम के 
सर्वात्मकत्व का प्रतिपादन है और अन्तिम खण्ड (पाद) में जाम्बवान आदि आठ तनु के मंत्र 
दिए गए हें | तथा इस विद्या के पठन का और मंत्रों एवं अर्थो के फल बताए हैं । अन्त में ज्ञानी 
के द्वारा प्राप्य परमपद का उल्लेख किया गया है । 


® 


शान्तिपाठः 
३ पूर्णमदः पूर्णमिदंः--पूर्णमेवावशिष्यते ॥ (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (पैंगलोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य हे । 
प्रथमः पादः 
बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं यदनु कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां 
भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । तस्माद्यत्र क्वचन गच्छेत्तदेव मन्येतेति ।. इदं वै 
कुरुक्षेत्र देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । अविमुक्तं वै 
कुरुक्षेत्रं देवानां देवयजनं सर्वेषां भूतानां ब्रह्मसदनम्‌ । अत्र हि जन्तोः 
प्राणेषूत्क्रममाणेषु रुद्रस्तारकं ब्रह्म व्याचष्टे येनासावमृतो भूत्वा मोक्षी 
भवति । तस्मादविमुक्तमेव निषेवेत । अविमुक्तं न विमुञ्चेत्‌ । एवमेवैष 
भगवन्निति वै याज्ञवल्क्यः ॥1॥ 
बृहस्पति ने याज्ञवल्क्य से कहा--'प्राणों का कौन-सा क्षेत्र (स्थान) है ? इन्द्रियों के देवयजन 
का क्या अभिप्राय है ? समस्त प्राणियों का ब्रह्मसदन क्या है” ? “तब याज्ञवल्य ने उत्तर में कहा-- 
'अविमुक्त' ही प्राणों का क्षेत्र है उसे ही इन्द्रियों का देवयजन कहा गया है और वही समस्त प्राणियों 
का ब्रह्मसदन है । ठीक है, किसी भी स्थान को जाने वाले को यही समझना चाहिए । यह कुरुक्षेत्र ही 
आणस्थानीय इन्द्रियों का देवयजन है और समस्त प्राणियों का ब्रह्मसदन (ब्रह्मस्थान) है । जब इस जगत्‌ 
में जीव के प्राण का उत्क्रमण होता है, उस समय रुद्रदेव तारक के सम्बन्ध में उपदेश करते हैं, जिससे 
वह जीव अमृतत्व पाकर मोक्षपद का लाभ प्राप्त करता है । इसलिए प्राणी के लिए यह उचित है कि 


वह सदैव 'अविमुक्त' की उपासना करता रहे | उसे कभी न छोड़े | इस तरह मुनि याज्ञवल्क्य ने यह 
तथ्य प्रतिपादित किया । (यहाँ 'अविमुक्त' पारिभाषिक शब्द है) 


अथ हैनं भारद्वाजः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं किं तारकं किं तारयतीति । स 
होवाच याज्ञवल्क्यः नमो नारायणायेति तारकं चिदात्मकमित्यु- 
पासितव्यम्‌ । ओमित्येकाक्षरमात्मस्वरूपम्‌ । नम इति क्कयक्षरं प्रकृति- 


द्वितीय: पाद:] तारसारोपनिषत्‌ (93) 423 


स्वरूपम्‌ । नारायणायेति पञ्चाक्षरं परब्रह्वास्वरूपम्‌ इति । य एवं वेद 
सोऽमृतो भवति | ओमिति ब्रह्मा भवति, नकारो विष्णुर्भवति, मकारो 
रुद्रो भवति, नकार ईश्वरो भवति, रकारोऽण्डविराङ भवति, यकार; पुरुषो 
भवति, णकारो भगवान्‌ भवति, यकारः परमात्मा भवति । एतद्वै 
नारायणस्याष्टाक्षरं परमपुरुषो भवति ॥2॥ अयमृग्वेदः प्रथमः पादः ॥1॥। 
अब भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य से पूछा--“तारक क्या है ? वह क्या तारता है ?”” तब याज्ञवल्क्य 
ने कहा-- ३% नमो नारायणाय” यही चिदात्मक तारक कहलाता है । इसकी ही चिदात्मक समझकर 
उपासना करनी चाहिए । इसमें (3४ नमो नारायणाय' मंत्र मे) जो 3७ (ओम्‌) है, वह एकाक्षर 
आत्मस्वरूप हे, इसमें आए हुए “नम:' ये दो अक्षर प्रकृतिस्वरूप हैं और इस मंत्र में आए नारायणाय' 
ये पाँच अक्षर ब्रह्मस्वरूप हँ । इस प्रकार जो जानता है वह 'अमृत' हो जाता है । अब एक-एक अक्षर 
लेकर इस अष्टाक्षर मंत्र का अर्थ करते हैं--इसमें ॐ का अर्थ ब्रह्मा होता है, नकार विष्णु है, मकार 
रुद्र है, नकार ईश्वर होता है, रकार अण्ड विराट्‌ है, यकार पुरुष है, णकार भगवान्‌ हे और यकार 
परमात्मा है ! ये ही नारायएःमंत्र के आठ अक्षर हैं । यही परमपुरुषरूप है । यह पहला पाद ऋग्वेद है 
(अर्थात्‌ यही ऋग्वेद के मस्तक का साररूप है) । 
यहाँ प्रथम खण्ड पूर्ण हुआ । 
र 


द्वितीयः पादः 
ॐ इत्येतदक्षरं परं ब्रह्म । तदेवोपासितव्यम्‌। एतदेव सूक्ष्माष्टाक्षरं 
भवति । तदेतदष्टात्मकोऽष्टधा भवति। अकारः प्रथमाक्षरो भवति। 
उकारो द्वितीयाक्षरो भवति । मकारस्तृतीयाक्षरो भवति । बिन्दुस्तुरीया- 
क्षरो भवति ¦ गादः पञ्चमाक्षरो भवति | कला षष्ठाक्षरो भवति | कला- 
तीता सप्तमाक्षरो भवति । तत्परश्जाष्टमाक्षरो भवति । तारकत्वात्तारको 
भवति । तदेव तारकं ब्रह्म त्वं विद्धि । तदेबोपासितव्यम्‌॥1॥ 

“3५” यह एकाक्षर परम ब्रह्म है । उसी की उपासना करनी चाहिए । इसी में अष्टाक्षर मंत्र के 
आठौं अक्षर सूक्ष्म रूप में रहते हैं जैसे अकार प्रथम मंत्राक्षर है, उकार द्वितीय मंत्राक्षर है, मकार तृतीय 
मंत्राक्षर है, बिन्दु चौथा अक्षर है, नाद पाँचवाँ अक्षर है, कला छठा अक्षर है, कलातीत सातवाँ अक्षर 
है और उससे परे जो है, वह आठवाँ अक्षर है । वह सबको तारता है, इसलिए इसे “तारक' कहा जाता 
है । उसे तुम “तारक ब्रह्म” जानो उसी की उपासना करनी चाहिए । 


अत्रैते श्लोका भवन्ति 

अकारादभवद्‌ब्रह्मा जाम्बवानिति संज्ञकः । 
उकाराक्षरसम्भूत उपेन्द्रो हरिनायकः ॥2॥ 
मकाराक्षरसम्भूतः शिवस्तु हनुमान्‌ स्मृतः । 
बिन्दुरीश्वरसंज्ञस्तु शुध्नश्वक्रराट्‌ स्वयम्‌ । 13॥ 
नादो महाप्रभुर्ज्ञेयो भरतः शङ्खनामकः । 
कलायाः पुरुषः धरणीधरः ॥4॥ 
कलाऽतीता भगवती स्वयं सीतेति संञ्ञिता। 
तत्परः परमात्मा च श्रीरामः पुरुषोत्तमः ॥5॥ 





424 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इसके विषय में ये श्लोक कहे गए है--अकार से जाम्बवान नाम के ब्रह्मा उत्पन्न हुए, उकार 
से वानरों के नायक उपेन्द्र उत्पन्न हुए, मकार से शिव, हनुमान के रूप में जन्मे हैं और ईश्वरसंज्ञक बिन्दु 
से चक्रवर्ती शत्रुघ्न उत्पन्न हुए । ओर जो शंख नामक नाद होता है, वही महाप्रभुत्ववान्‌ भरत है, ऐसा 
माना गया है । और कला से साक्षात्‌ धरणीधर लक्ष्मण जी उत्पन्न हुए हें तथा कलातीता स्वयं भगवती 
` सीता हैं, ऐसा कहा गया है । और उससे जो परे हैं वे परमात्मा ही पुरुषोत्तम श्रीरा; हैं। 
ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वम्‌। तस्योपव्याख्यानं भूतं भव्यं भविष्य- 
द्यच्चान्यत्‌ तत्त्वमन्त्रवर्णदेवताछन्दो ऋक्कलाशक्तिसृष्ट्यात्मकमिति । य 
एवं वेद ॥6॥ यजुर्वेदो द्वितीयः पादः ॥2॥ 
यह सब 'ओम्‌' इस एक अक्षर का ही रूप हे । यह जो भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ है, वह सब 
3 का ही विस्तार है । और भी जो कुछ तत्व, मन्त्र, वर्ण, देवता, छन्द, ऋक्‌, कला, शक्ति, सृष्टि 
आदि का रूप है वह सब 3% कार का ही विस्तार है । जो ऐसा जानता है वह तद्रूप ही हो जाता हे । 
यह दूसरा पाद यजुर्वेद के मस्तक का सार है। 
यहाँ द्वितीय पाद पूर्ण हुआ । 
20 
तृतीय: पादः 
अथ हैनं भारद्वाजो याज्ञवल्क्यमुवाच--अथ कैर्मन्त्रैः परमात्मा प्रीतो 
भवति स्वात्मानं दर्शयति तान्नो ब्रूहि भगव इति ॥1॥ 


बाद में भारद्वाज ने याज्ञवल्क्य से कहा--'अब किन मंत्रों से परमात्मा प्रसन्न होते हैं ? और 
अपने आपका साक्षात्कार कराते हैं ? हे भगवन्‌ ! वह हमें बताइए? । 


स होवाच याज्ञवल्क्यः 
3 यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवानकारवाच्यो जाम्बवान्‌ 
भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः ॥2॥ 

ॐ यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवानुकारवाच्य उपेन्द्रस्वरूपो 
हरिनायको भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः ॥3॥ 

३» यो ह वै परमात्मा नारायणः स भगवान्‌ मकारवाच्यः शिवस्वरूपो 
हनूमान्‌ भुर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः ॥4॥ 

3 यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवान्‌ बिन्दुस्वरूपः शत्रुघ्नो 
भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः ॥5॥ 

३» यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवान्‌ नादस्वरूपो भरतो भूर्भुवः 

सुवस्तस्मै वै नमो नमः ॥6॥ 

ॐ यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवान्‌ कलास्वरूपो लक्ष्मणो 
भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः ॥7॥ 

3 यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायणः स भगवान्‌ कलातीता भगवती सीता 
चित्स्वरूपा भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः । 181 

३» यो ह वै श्रीपरमात्मा नारायण: स भगवान्‌ तत्पर: यशदा सा पुरष: पुराण- 

पुरुषोत्तमो : परमात्मा 
ब्रह्मैवाहं रामोऽस्मि भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः ॥9॥ 


तृतीय: पाद:] तारसारोपनिषत्‌ (93) 425 


जले कम ने उत्तर दिया कि जो ओंकार रूप परमात्मा श्री नारायण हैं, वही अकारवाच्य 
तित है, वहा जम हरिनायक उपेन्द्र है, वही मकारवाच्य शिवस्वरूप हनुमान हैं, वही 
णन जाउनी हु, व्हा नादस्वरूप भरत हे, वही कलास्वरूप लक्ष्मण हैं, वही कलातीता भगवती 
र ॥ सीता हैं (जिस प्रकार अथम मत्र म 32 यो ह वे! से लेकर 'स भगवान्‌? तक और अन्त 
भूर्भुवः स्वः' से लेकर नमो नमः' तक सभी मंत्रं में हं।) तो थे तीन भू, भुव: और स्व: लोक 
भी यही परमात्मा है और वही इन उपर्युक्त आठ मंत्रों में प्रतिपादित हुए हें । उन सबके स्वरूप को बार- 
बार नमस्कार हो, नमस्कार हो । जो यह भगवान्‌ नारायण हैं, वही भगवान्‌ तत्पर, परमपुरुष, 
पुराणपुरुषोत्तम, नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, परमानन्द, अनन्त, अद्वय, परिपूर्ण, परमात्मा ब्रह्मरूप 
राम में ही हूँ, भू: भुवः स्व:--ये मेरे ही रूप हे, ब्रह्म को नमस्कार है, नमस्कार है । 
एतदष्टविधमन्त्रं योऽधीते सोऽग्निपूतो भवति स वायुपूतो भवति स 
आदित्यपूतो भवति स स्थाणुपूतो भवति स सर्वैदिवैज्चातो भवति । 
तेनेतिहासपुराणानां रुद्राणां शतसहस्राणि जप्तानि फलानि भवन्ति । 
श्रीमन्नारायणाष्टाक्षरानुस्मरणेन गायत्र्याः शतसहस्रं जप्तं भवति प्रणवा- 
नामयुतं जप्तं भवति दशपूर्वान्‌ दशोत्तरान्‌ पुनाति। नारायणपद- 
मवाप्नोति य एवं वेद ॥10॥ 
इस उपर्युक्त आठ प्रकार के मंत्र को जो पढ़ेगा, वह अग्नि जैसा पवित्र होता है, वायु जैसा पवित्र 
होता है । आदित्य जैसा पवित्र होता है, वह स्थाणु (शिवलिंग) जैसा पवित्र होता है, वह सभी देवों के 
द्वारा जाना जाता है, वह इतिहासपुराणों का एक लाख रुद्रमंत्र के जपों का फल प्राप्त करता हे | 
श्रीमन्नारायण के अष्टाक्षरमंत्र के स्मरण (जप, चिन्तन) से एक लाख गायत्री मंत्र के जाप की समानता 
होती है । और प्रणव के अर्बुद जप की समानता होती है । उसे जपने वाला अपने पहले की और आने 
वाली दस-दस पीढ़ियों को पवित्र कर देता है । जो ऐसा जानता है, वह नारायण का पद पाता है। 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥11॥ 
तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांस समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥1 2॥ 
इत्यपुनिषत्‌ । सामवेदस्तृतीयः पादः ॥३॥ 
इति तारसारोपनिषत्समाप्ता । 
उ+ 
भगवान्‌ विष्णु के उस परमधाम का विद्वान्‌ उपासक सदैव ध्यान-दर्शन करते हैं, जो कि आकाश 


में प्रकाशुक्त सूर्यमण्डल की तरह संव्याप्त है । साधना में सतत लगे रहने वाले निष्काम उपासक 
ब्राह्मण जहाँ पहुँचकर उस परम धाम को और भी ज्यादा प्रकाशित करते हैं ऐसे उस पद को विष्णु 


का परमपद कहते हैं | इस प्रकार इस उपनिषत्‌ का उपदेश है । 
यहाँ सामवेद के मस्तक का साररूप तीसरा पाद पूरा हुआ | 
इस प्रकार तारसारोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 
शान्तिपाठः 

ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं" पूर्णमेवावशिष्यते । (पूर्ववत्‌) 

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
EN 





(94) महावाक्योपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


यह उपनिषत्‌ अथर्ववेदीय है । इस बारह मंत्रों वाली उपनिषद में ब्रह्मा ने देवों के समक्ष 
रहस्यज्ञान प्रकट किया हे । यह अत्यन्त गोपनीय रहस्यज्ञान केवल जिज्ञासुओ के ही समक्ष 
प्रकट करना चाहिए । गुरुसेवक, अन्तर्मुखी और सात्त्विक गुणों से पूर्ण जिज्ञासु ही इसका 
अधिकारी हे । इसमें अपरोक्षानुभव के उपदेश का अधिकारी, विद्या और अविद्या का स्वरूप 
और कार्य, हंसविद्या के अभ्यास से परमात्मा का आविर्भाव, तत्त्वज्ञान की वृत्ति का स्वरूप, 
प्रणवहंसज्योति का ध्यान और हंसज्योति विद्या का फल- ये विषय प्रतिपादित हैं। 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः""देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 


अथ होवाच भगवान्ब्रह्मापरोक्षानुभवपरोपनिषदं व्याख्यास्यामः ॥1॥ 
गुह्यादगुह्यतरमेषा न प्राकृतायोपदेष्टव्या । सात्त्विकायान्तर्मुखाय परिशु- 
श्रूषवे ॥2॥ 


एक बार ब्रह्मा ने देवों से कहा--'अपरोक्ष अनुभव (इन्द्रियातीत अनुभूति) के विषयवाली 
उपनिषद्‌ की हम विवेचना करेंगे | इस उपनिषद्‌ को जन साधारण के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए । 
क्योंकि यह गूढ़ से भी अधिक गूढ़ है । किन्तु जो सात्त्विक गुणों से ओतप्रोत है, अन्तर्मुखी है तथा 
अपने गुरुजनों की सेवा में संलग्न है, ऐसे अधिकारी को ही यह उपनिषत्‌ सुनानी चाहिए । 
अथ संसृतिबन्धमोक्षयोविंद्याविद्ये चक्षुषी उपसंहत्य विज्ञायाविद्यालो- 
काण्डस्तमोदृक्‌ ॥3॥ . 
तमो हि शारीरभ्रपञ्माब्रहमस्थावरान्तमनन्ताखिलाजाण्डभूतम्‌ । 
निखिलनिगमोदितसकामकर्मव्यवहारो लोक: ॥4॥ 
इसके बाद संसार के बन्धन और मोक्ष की कारणभूता विद्या और अविद्यारूपी दोनो आँखों को 
बन्द करके ब्रह्मात्मैक्य की अनुभूति करता हुआ साधक अविद्या रूप संसार के प्रति तमोमयी दृष्टि से 
(अज्ञानमयी दृष्टि से) मुक्त हो जाता है । आत्मा के स्वरूप को आवृत कर देने वाला यह अज्ञानरूपी 
अन्धकार ही तग है | यही अविद्या है । और यही चराचर (स्थावर-जंगम) समस्त जगत्‌ का, इस देह 
से लेकर ब्रह्माण्डपर्यनत सकल (अखण्ड) मण्डल का कारण है । इस तम (अन्धकार) से ही सभी 
वस्तुओं को ब्रह्म से अलग सत्ता का भान होता है । वेदों में जो धर्म कर्तव्य आदि का निर्देश हे, उसे 
प्रकट करने वाला कारण भी यही तमोमयी अविद्या है | 


09 टु 


महावाक्योपनिषत्‌ (94) 427 
नैषोऽन्धकारोऽयमात्मा । विद्या हि काण्डान्तरादित्यो ज्योतिर्मण्डलं ग्राह्य 
नापरम्‌ ॥5॥ 
असावादित्यो ब्रह्मेत्यजपयोपहितं हंसः सोऽहम्‌ । प्रागणपानाभ्यां प्रति- 
लोमानुलोमाभ्यां समुपलभ्यैवं सा चिरं लब्ध्वा त्रिवृदात्मनि ब्रह्मण्यभि- 
ध्यायमाने सच्चिदानन्दः परमात्माविर्भवति ॥6॥ 
यह अन्धकार आत्मा नहीं है । यह तो अविद्या है, विद्या तो इससे अलग ही है, वह चित्‌ स्वरूप 
है, आदित्यस्वरूप, स्वप्रकाशित, ज्योतिरूप ही है । उसी को ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि वह केवल 
ब्रह्म पर ही अवलम्बित है । वह ब्रह्मस्वरूप ही है, और कुछ वह नहीं है। यह आत्मा भी वही 
आदित्यस्वरूप ब्रह्म है । वही श्वास-प्रश्चास के अजपाजाप से युक्त है । और वही 'हंस' नाम से सभी के 
देह में प्रतिष्ठित है । इस हंसरूपी परमात्मा का अंश अपने आपको मानकर और प्राण-अपान का ज्ञान 
प्राप्त करके चिरकाल तक साधना करने से इस विद्या के द्वारा समष्टि-व्यष्टि-तदैक्यरूप ब्रह्म में रत रहने 
पर ही सच्चिदानन्द ब्रह्म का आविर्भाव होता हे । 


सहस्त्रभानुमच्छुरिता पूरितत्वादलिप्या पारावारपूर इव । नैषा समाधिः । 
नैषा योगसिद्धिः । नैषा मनोलयः । ब्रह्मैक्यं तत्‌ ॥7॥ 

आदित्यवर्णं तमसस्तु पारे । सर्वाणि रूपाणि विचित्य धीरः । नामानि 
कृत्वाऽभिवदन्यदास्ते ॥8॥ १ 


तत्त्वज्ञान की यह श्रेष्ठ वृत्ति हजारों सूर्या के प्रकाश से पूर्ण, तरंगरहित सागर की जलराशि जैसी, 
ब्रह्मभाव के रस से युक्त और सनातन (शाश्वत, स्थायी) रहने वाली है । (लयरहित-अविनाशी है ।) 
ऐसी यह स्थिति न तो समाधि की है, न तो योगसिद्धि की ही है । वह मनोलय भी नहीं है | वह तो 
है--जीव और ब्रह्म की एकता ही । वह ब्रह्म (आत्मतत्त्व) अज्ञान से परे आदित्य जैसी कान्तिवाला 
स्वप्रकाशित है (शुक्ल) है । विद्वान्‌ नाम-रूप की व्यर्थता पर सोचकर परात्पर की अनुभूति करते हैं, 
वे उस ब्रह्मरूप में ही (तद्रूप ही) हो जाते हैं । 
धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार । शक्रः प्रविद्वान्प्रदिशश्रतस्त्रः तमेवं विद्वानप्रृत 
इह भवति । नान्यः पन्था अयनाय विद्यते ॥9॥ 
यज्ञेन यज्ञमंयजन्त देवाः । तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्‌ । ते ह नाकं 
महिमानः सचन्ते । यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥1 0॥ 
ब्रह्माजी ने इस स्थिति को पहले पहल कहा है । और ऐसा ही सबसे अग्रणी, देवों में अतुलनीय 
और श्रेष्ठ देवराज इन्द्र ने भी कहा है । ऐसे ही अविनाशी ब्रह्म को इस प्रकार जानने वाला साधक 
परमात्मा के ही रूप को (अमृतत्व को) प्राप्त कर लेता है । इसके सिवा तो मुक्ति के लिए और कोई 
दूसरा मार्ग है ही नहीं । पुरातन समय में देवों ने ज्ञानरूप यज्ञ से विराट्‌ रूप यज्ञ का यजन किया था। 
वे ही ब्रह्मात्मैक्य यज्ञ करने वाले प्रथम जीवन्मुक्त हुए । वे स्वर्ग में (महिमामय लोक में) अभी भी 
“साध्य' नाम से प्रकाशित हो रहे हैं। 


सोऽहमर्कः परं ज्योतिरर्कज्योतिरहं शिवः । 
आत्मज्योतिरहं शुक्रः सर्वज्योतिरसावदोम्‌॥1 1॥ 








428 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


मैं ही वह चिन्मय आदित्य हुँ । मैं ही वह आदित्यरूप परमज्योति हूँ । मैं ही वह कल्याणकारी 
शिव हुँ ! मैं ही वह श्रेष्ठ आत्मज्योति हुँ । सर्वप्रकाशक शुक्र (ब्रह्म) मैं ही हँ । मैं उस परम सत्ता से 
कभी भी अलग नहीं हूँ। 
य एतदथर्वशिरोऽधीते । प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाशयति । साय- 
मधीयानो दिवसकृतं पापं नाशयति । तत्सायं प्रातः प्रयुञ्जानः पापो- 
ऽपापो भवति । मध्यन्दिनमादित्याभिमुखोऽधीयमानः पञ्चमहापातको- 
पपातकात्प्रमुच्यते । सर्ववेदपारायणपुण्यं लभते। श्रीमहाविष्णु- 
सायुज्यमवाप्नोतीत्युपनिषत्‌ ॥1 21 
इति महावाक्योपनिषत्समाप्ता । 


+ म्स 


जो इस अथर्वशिरा का अध्ययन करता है, वह प्रात: को अध्ययन (पाठ) करके रात्रि में किए 
हुए पाप का नाश कर देता हे । शाम को पढ़ने वाला दिन में किए गए पाप का नाश कर देता है। 
सायं-प्रातः--दोनों समय पढ्ने वाला पापी हो, तो निष्पाप हो जाता है । मध्याह्काल में सूर्य के सन्मुख 
होकर पढ़ने वाला पाँच महापातकों से और उपपातकों से मुक्त हो जाता है। इसका पाठ करने वाला 
सभी वेदों के पारायण का फल प्राप्त करता है, और श्री महाविष्णु का सायुज्य प्राप्त करता है, ऐसा 
यह उपनिषत्‌ कहती है । 

इस प्रकार महावाक्योपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
ww 


शान्तिपाठः 
३ भद्रं कर्णेभिः""देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) | 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ | 


अ 


(95) पञ्चव्रद्योपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 

यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय है । 41 मंत्रों वाली इस उपनिषत्‌ में कहा गया हे कि 
सद्योजात, अघोर, वामदेव, तत्पुरुष और ईशान--ऐसे पाँच नामवाले महेश्वर जगत्‌ के पहले 
भी थे । वे ही क्रमश: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश के अधिष्ठाता देव हुए और उन्हीं 
पाँच में से क्रमश: ऋक्‌, यजुस्‌, साम, अथर्व और 3$कार हुए । यह पंचब्रह्म स्वयं में 
अवस्थित मानना चाहिए । माया से परे विश्व को प्रकाशित करने वाले महादेव को मायामोहित 
देवलोग नहीं जानते । वह दृष्टिगोचर नहीं होता | विश्व का भासक और विश्व को अपने में लय 
करने वाला परम शान्त ब्रह्म मैं ही हूँ और वही त्रह्म संपूर्ण दृश्यमान जगत्‌ में अनुस्यूत है, इस 
प्रकार पंच ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्मरूप हो जाता हे । मिट्टी के ज्ञान से मिट्टी से बनी सभी 
चीजें ज्ञात हो जाती हैं । इसी प्रकार ब्रह्मज्ञान से सारा जगत्‌ जाना जाता है । कारणकार्य का 
अभेद होता है । हदयकमल के सूक्ष्मकाश में उस ब्रह्मरूप आत्मा का स्थान है । 


७ 


शान्तिपाठः 
ॐ सह नाववतु । सह नौ मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
3७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 
अथ पैप्पलादो भगवान्भो किमादौ किं जातमिति । सद्योजातमिति किं 
भगव इति । अघोर इति । किं भगव इति वामदेव इति । किं वा पुनरिमे 
भगव इति । तत्पुरुष इति । किं वा पुनरिमे भगव इति । सर्वेषां दिव्यानां 
प्रेरयिता ईशान इति । ईशानो भूतभव्यस्य सर्वेषां देवयोनिनाम्‌ ॥1॥ 
एक बार जब शाकल ने पूछा-भगवन्‌ ! सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ ? तब पैप्पलाद भगवान्‌ 
ने कहा--सबसे पहले 'सद्योजात' उत्पन्न हुआ । शाकल ने पूछा--इसके और कोई भेद हैं पैप्पलाद 
ने कहा--हाँ 'अघोर' है । शाकल ने पूछा--क्या अन्य भी कोई भेद है ? पैलाद ने कहा--हाँ 
“वामदेव? है । शाकल ने पूछा--बस, इतने ही भेद हैं ? पैयलाद ने कहा--और भी तत्पुरुष है । बस, 
इतने ही भेद हैं। पैप्पलाद ने कहा--और भी एक भेद ईशान' नामक है । वह सभी देवों को प्रेरित 
करने वाला है तथा भूत, भविष्यत्‌ और समस्त देवयोनियों का शासक है। 
कति वर्णाः । कति भेदाः । कति शक्तयः । यत्सर्वं तद्गुह्यम्‌ ॥2॥ 
तस्मै नमो महादेवाय महारुद्राय ॥3॥ 
प्रोवाच तस्मै भगवान्महेशः ॥4॥ ः 
इसके कितने वर्ण हैं, कितने भेद (प्रकार) हैं, तथा कितनी शक्तियाँ है--ये सब बातें त 
ही गोपनीय (अनधिकारियों से छिपाने योग्य) हैं। ऐसे महारुद्र महादेव को नमस्कार हो । 
भगवान्‌ महेश ने ही पैप्पलाद को ये सभी उपदेश दिए हैं । 


430 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


गोप्यादगोप्यतरं लोके यद्यस्ति श्रृणु शाकल | 
सद्योजातं मही पूषा रमा ब्रह्मा त्रिवृत्स्वरः ॥5॥ 
ऋग्वेदो गार्हपत्यं च मन्त्राः सप्त स्वरास्तथा । 
वर्ण पीतं क्रिया शक्तिः सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌ ॥6॥ 


हे शाकल ! यह ज्ञान तो गोपनीय से भी अधिक गोपनीय है । तुम उसे सुनो ! वह है सद्योजात 
ब्रह्म ! सभी प्रकार की अभीष्ट सिद्धियों को देने वाली मही, पूषा, रमा, ब्रह्म, त्रिवृत्‌ (सत्त्व, रज और 
तम), अकारादि स्वर, ऋग्वेद, गार्हपत्य अग्नि, विविध मंत्र, सा-रे-ग-म-प-ध-नि--ये सात स्वर 
और पीत रंग तथा क्रियाशक्ति आदि इसके अनेक स्वरूप हैं । 


अघोरं सलिलं चन्द्रं गौरी वेदद्वितीयकम्‌। 

नीरदाभं स्वरं सान्द्रं दक्षिणाग्निरुदाहृतम्‌ ॥7॥ 

पञ्चाशद्वर्णसंयुक्तं स्थितिरिच्छाक्रियान्वितम्‌। 

शक्तिरक्षणसंयुक्तं सर्वाघौघविनाशनम्‌ ॥8॥ 

सर्वदुष्टप्रशमनं सर्वैश्वर्सफलप्रदम्‌ ॥9॥ 

जल, चन्द्रमा, गौरी, दूसरा वेद (यजुर्वेद), मेघ की आभा, उकार स्वर, स्निग्धता और 

दक्षिणाग्नि--ये सब अघोर के स्वरूप बतलाए जाते हैं । इसके सिवा और भी पचास वर्ण-अ से 
लेकर ज्ञ तक के जो हैं, उनके साथ स्थिति और इच्छाशक्ति एवं क्रियाशक्ति सहित इनके रक्षण का 
स्वरूप भी अघोर का ही स्वरूप है | वह सभी प्रकार के पापसमूहों का नाश करने वाला है तथा सभी 
दुष्टों का विनाश करने वाला तथा सभी अभीष्ट फलों का देने वाला है। 


वामदेवं महाबोधदायकं पावकात्मकम्‌। 
विद्यालोकसमायुक्तं भानुकोटिसमप्रभम्‌॥1 0॥ 
प्रसन्नं सामवेदाख्यं गानाष्टकसमन्वितम्‌। 
धीरस्वरमधीनं चाहवनीयमनुत्तमम्‌॥11॥ 
ज्ञानसंहारसंयुक्तं शक्तिद्वयसमन्वितम्‌। 

वर्ण शुक्लं तमोम्रिश्रं पूर्णबोधकरं स्वयम्‌ ॥1 2॥ 
धामत्रयनियन्तारं धामत्रयसमन्वितम्‌। 
सर्वसौभाग्यदं नृणां सर्वकर्मफलप्रदम्‌ ॥13॥ 
अष्टाक्षरसमायुक्तमष्टपत्रान्तरस्थितम्‌ ॥1 41 


वामदेव महाबोधकारक तथा पावनकारक है । वह विद्या के आलोक से प्रकाशित है और करोड़ों 
सूर्यो के तेज वाला है। वह सर्वदा आनन्दस्वरूप है । वह सामवेद के सात गान तथा भरत शास्त्र की 
एक गीति मिलाकर आठ गान वाले सामवेद से युक्त है। वह अ-आ-आम्‌ रूप धीर-मन्द स्वर के 
अधीन है, और सर्वोत्तम आहवनीय अग्नि जैसे ज्ञान और संहार शक्ति में युक्त दीखने वाला वामदेव 
का स्वरूप है। वह तमोमिश्रित शुक्लवर्ण वाला है और स्वयं बोधदायक है। वह तीनों धामो को 
(भुवनों को) अवस्थाओं को नियंत्रित करने वाला है । और स्वयं उन तीनों धामों में अनुस्यूत भी है । 
वह सभी मनुष्यों को सौभाग्य देने वाला है। वह सभी कर्मों का फल देने वाला है । वह आठ अक्षरों 
में निवास करता है । ये आठ अक्षर अ, क, च, ट, त, प, य, श है, अथवा क्षरित न होने वाले आठ 
तत्त्व हैं, अथवा “39 नमो महादेवाय' ये आठ मंत्राक्षर हैं, या हृदयकमल के अष्टदल हि 


पञ्चब्रह्मोपनिषत्‌ (95) ज्ञा 


यत्तत्तत्पुरुषं प्रोक्तं वायुमण्डलसंवृतम्‌ । 
पञ्चाग्निना समायुक्तं मन्त्रशक्तिनियामकम्‌ ॥1 5॥ 
पञ्चाशत्स्वरवर्णाख्यमथर्ववेदस्वरूपकम्‌ । 
कोटिकोटिगणाध्यक्षं ब्रह्माण्डाखण्डविग्रहम्‌ ॥1 6॥ 
वर्ण रक्तं कामदं च सर्वाधिव्याधिभेषजम्‌ । 
सृष्टिस्थितिलयादीनां कारणं सर्वशक्तिधृक्‌ ॥17॥ 
अवस्थात्रितयातीतं तुरीयं ब्रह्मसंज्ञितम्‌ । 
_ _ ब्रह्मविष्ण्वादिभिः सेव्यं सर्वेषां जनकं परम्‌ ॥1 8॥ 
और जो 'तत्पुरुष' कहा गया है, वह स्वरूप वायुमण्डल से घिरा हुआ है । वह पंचाग्नि से युक्त 
है और मंत्रशक्ति का नियामक है । वह स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर पचास वर्णो से युक्त है । वह 
अथर्ववेद का स्वरूप है । वह करोड़ों-करोड़ों गणों का अध्यक्ष है । अखण्ड ब्रह्माण्डरूप शरीर वाला 
वह स्वरूप है | उस स्वरूप का वर्ण लाल है, वह सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला है | वह सभी 
प्रकार के रोगों का औषध है । वह सृष्टि, स्थिति और प्रलय का कारण है, एवं सर्व शक्तियों को धारण 
किए हुए है । वह तीनों अवस्थाओं (जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति) से परे है, वह तुरीय ब्रह्म कहा जाने 
वाला है । वह ब्रह्मा, विष्णु आदि का उपास्य है, और सबका परमजनक (मूल कारण) है । 


ईशानं. परमं विद्यात्प्रेरकं बुद्धिसाक्षिणम्‌ । 

आकाशात्मकमव्यक्तमोंकारस्वरभूषितम्‌ ॥1 9॥ 

सर्वदेवमंयं शान्तं शान्त्यतीतं स्वरादबहिः । 

अकारादिस्वराध्यक्षमाकाशमयविग्रहम्‌॥20॥ 

पञ्चकृत्यनियन्तारं पञ्जब्रह्मात्मकं बृहत्‌ ॥21॥ 

पञ्जब्रह्मोपसंहारं कृत्वा स्वात्मनि संस्थितः । 

स्वमायावैभवान्सर्वान्संहृत्य स्वात्मनि स्थितः ॥2 2॥ 

पञ्जब्रह्मात्मकातीतो भासते स्वस्वतेजसा । 

आदावन्ते च मध्ये च भासते नान्यहेतुना ॥23॥ 

जो ईशान स्वरूप है उसे परम मानना चाहिए | वह विद्या का प्रेरक है और बुद्धि का साक्षी है। 

वह आकाशात्मक है, अव्यक्त है, वह ओंकार के स्वर से भूषित है। ० सर्वदेवमय, शान्त और शान्ति 
से भी परे हे । वह अकार आदि स्वरों का अध्यक्ष हे, एवं आकाश जैसे शरीरवाला है। वह स्वरूप 
सृष्टि, स्थिति, लय, विधान और अनुग्रह- इन पाँचौं कृत्यों का नियामक हे । वह पंचब्रह्मात्मक 
विश्वव्यापी विराट है । वही पंचब्रह्मात्मक स्वरूप वाला ईशान अपने ऐसे स्वरूप का उपसंहार करके 
अपने मूल स्वरूप में स्थिति करता है । और वही अपनी माया के वैभव (प्रभाव) से सबका संहार करके 
अपनी ही आत्मा में प्रतिष्ठित होने वाला है । ये ईशान पंचत्रहा से परे रहकर अपने ही तेज से प्रकाशित 
हैं। और आदि-मध्य-अन्त में किसी अन्य कारण से नहीं, बल्कि केवल प्रकाश के लिए ही प्रकाशरूप 


है, स्वयंभू प्रकाश है । 
मायया मोहिताः शम्भोर्महादेवं जगदगुरुम्‌ । 
न जानन्ति सुराः सर्वे सर्वकारणकारणम्‌ । 
न संदूशे तिष्ठति रूपमस्य परात्परं पुरुषं विश्वधाम ॥24॥ 


432 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


येन प्रकाशते विश्वं यत्रैव प्रविलीयते । 
तद्ब्रह्म परमं शान्तं तद्ब्रह्मास्मि परं पदम्‌ ॥2 5॥ 
शंभु की माया से मोहित देवलोग सभी कारणों के भी कारण, ऐसे जगद्गुरु महादेव को पहचान 

नहीं सकते । समग्र विश्व को प्रकाश देने वाले उन परात्पर पुरुष का रूप जन साधारण की दृष्टि में नहीं 
आ सकता | जिससे समग्र विश्व प्रकाशित होता है, और जिसमें विलीन हो जाता है वही परम शान्त 
ब्रह्म है वह परमपद स्वरूप ब्रह्म मैं ही हूँ। 

पञ्चब्रह्ममिदं विद्यात्सद्योजातादिपूर्वकम्‌ । 

दृश्यते श्रूयते यच्च पञ्चब्रह्मात्मकं स्वयम्‌ ॥26॥ 

पञ्चधा वर्तमानं तं ब्रह्मकार्यमिति स्मृतम्‌ । 

ब्रह्मकार्यमिति ज्ञात्वा ईशानं प्रतिपद्यते ॥27॥ 

पञ्जब्रह्मात्मकं सर्व स्वात्मनि प्रविलाप्य च । 

सोऽहमस्मीति जानीयाद्विद्वान्ब्रह्मामृतो भवेत्‌ ।28॥ 

इत्येतद्ब्रह्म जानीयाद्यः स मुक्तो न संशयः ॥29॥ 


यह सद्योजात आदि जो कुछ भी देखा जाता है और सुना जाता है, वह सब पंचत्रह्मात्मक ही 
है । यह (सद्योजात आदि) पाँच प्रकार से है, वह एक ब्रह्म का ही कार्य है । इस ब्रह्मकार्य को जानकर 
“ईशान” को प्राप्त किया जा सकता हे । और इस पंचब्रह्मात्मक सबको अपने आत्मा में विलीन करके 
“में ही वह पंचब्रह्म हूँ'--इस प्रकार जान लेना चाहिए । इस प्रकार जानने वाला अमृतरूप हो जाता है । 
(ब्रह्मामृत का आस्वादन करता है) इस प्रकार इस ब्रह्म को जो जान लेता है, वह मुक्त हो जाता है, इसमें 
- कोई संशय नहीं है । 

पञ्चाक्षरमयं शम्भुं परब्रह्मस्वरूपिणम्‌ । 

नकारादियकारान्तं ज्ञात्वा पञ्चाक्षरं जपेत्‌ ॥३०॥ 

सर्व पञ्चात्मकं विद्यात्पञ्जब्रह्मात्मतत्त्वतः ॥3 1॥ 

पञ्चब्रह्मात्मिकीं विद्यां योऽधीते भक्तिभावितः । 

स पञ्चात्मकतामेत्य भासते पञ्चधा स्वयम्‌ ॥32॥ 


भगवान्‌ शंभु को पंचाक्षर का स्वरूप मानकर, जिस पंचाक्षर मंत्र के प्रारंभ में नकार है और अन्त 
में यकार है ऐसा मंत्र (पंचाक्षर मंत्र) जपना चाहिए । (३% नम: शिवाय |) यह सब कुछ पंच ब्रह्मात्मक 
होने से सबको पंचात्मक ही मानना चाहिए । भक्तिभावना से युक्त होकर जो मनुष्य इस पंचात्मिका विद्या 
को पढ़ता और समझता है, वह पंचात्मकता को प्राप्त होता है और पाँच प्रकार से प्रकाशित होता है । 
एवमुक्त्वा महादेवो गालवस्य महात्मनः । 
कृपां चकार तत्रैव स्वान्तर्धिमगमत्स्वयम्‌ ॥3३॥ 
. यस्य श्रवणमात्रेणाश्रुतमेव श्रुतं भवेत्‌ । 
अमतं च मतं ज्ञातमविज्ञातं च शाकल ॥34॥ 
एकेनैव तु पिण्डेन मृत्तिकायाश्च गौतम । 
विज्ञातं मृण्मयं सर्वं मृदभित्रं हि कार्यकम्‌ ॥35॥ 
एकेन लोहमणिना सर्व लोहमयं यथा । 
विज्ञातं स्यादथैकेन नखानां कृन्तनेन च ॥36॥ 


पञ्चब्रह्मोपनिषत्‌ (95) गं 


सर्व कार्ष्णायसं ज्ञातं तदभिन्नं स्वभावतः । 
कारणाभिन्नरूपेण कार्यकारणमेव हि ॥371 
_ इस प्रकार महात्मा गालव से कहकर महादेव ने कृपा की और वहीं स्वयं अन्तर्धान हो गए । 

जिसके केवल श्रवण करने से ही नहीं सुना हुआ सब सुना जा सकता है, नहीं माना हुआ सब माना 
जाता है, ओर हे शाकल ! जो नहीं जाना था वह जाना जाता हे । हे गौतम ! जैसे मिट्टी के एक पिण्ड 
के जान लेने से मिट्टी से बनी हुई सभी चीजें जानी जाती हैं क्योंकि मिट्टी का कार्य मिट्टी से अभिन्न 
ही है | जैसे एक लोहमणि के जानने से लोहे से बनी सभी चीजें जानी जाती हैं, नख कारने की छुरी 
से भी सभी लोहमय पदार्थ जाने जाते हैं, क्योंकि वह उससे अभिन्न ही है । कार्य कारण से अभिन्न होता 
है, इसलिए कार्य कारण ही है। 

तद्रूपेण सदा सत्यं भेदेनोक्तिर्मृषा खलु । 

तच्च कारणमेकं हि न भिन्नं नोभयात्मकम्‌ ॥३8॥ 

भेदः सर्वत्र मिथ्यैव धर्मादेरनिरूपणात्‌ । 

अतश्च कारणं नित्यमेकमेवाद्वयं खलु । 

अत्र कारणमद्ठैतं शुद्धचैतन्यमेब हि ॥39॥ 

अस्मिन्ब्रह्मपुरे वेश्म दहरं यदिदं मुने । 

पुण्डरीकं तु तन्मध्ये आकाशो दहरोऽस्ति तत्‌ ॥ 

स शिवः सच्चिदानन्दः सोऽन्वेष्टव्यो मुमुक्षुभिः ॥40॥ 

अयं हृदि स्थितः साक्षी सर्वेषामविशेषतः । | 

तेनायं हृदयं प्रोक्तः शिवः संसारमोचकः ॥4 1 ॥ इत्युपनिषत्‌ । 

इति पञ्चब्रह्मोपनिषत्समाप्ता । 


[ST 
DT) 


ब्रह्मरूप से यह सदा सत्य है, पर भेद रूप से कहना तो मिथ्या ही है । और वह कारण तो एक 
ही है । वह भिन्न नहीं हे, और भिन्नाभिन्न-उभयात्मक भी नहीं हो सकता । भेद तो सर्वथा मिथ्या ही है। 
क्योंकि जिस कारण (धर्मादि) से भेद माना जाता है, उन धर्मादि कारणों का निरूपणा (उत्पत्ति) ही नहीं 
किया जा सकता | इसलिए कारण तो एक ही है और वह अद्वितीय (अद्वय) ही हू । यहाँ अद्वैत शुद्ध 
चैतन्य ही कारण है । हे मुनि, इस ब्रह्मपुर में जो दहर नामक स्थान है-शरीर में जो दहर नाम का 
स्थल है, उस हृदयस्थित स्थल को पुण्डरीक भी कहते हैं उसी FE दहराकाश है और उसी में यह तत्त्व 
है । वह शिव है, सच्चिदानन्द है । मुमुक्षुओ के लिए वही खोजनेयोग्य है । हृदय में निवास करता हुआ 
वह सभी प्राणियों का अविशेषरूप से (समान रूप से) साक्षी है । इसलिए इस हृदय को ही संसारमोचक 
शिव (संसार से मोक्ष देने वाला शिव) कहा गया है। 
इस प्रकार पञ्जब्र्ोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 
शान्तिपाठः 
ॐ सह नाववतु । सह नौ मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अ 


28 उ०तृ० 


(96) प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


कृष्णयजुर्वेदीय इस उपनिषद्‌ का मूल प्रयोजन चित्तशुद्धि हे । इसमें कहा गया है कि देह 
जो है, वह यज्ञ की आहुति देने के लिए अग्निहोत्र है । शरीर में एक यज्ञ ही चल रहा हे । उस 
यज्ञ में आत्मा यजमान (यज्ञकर्ता) है, बुद्धि यजमान-पली है, अहंकार अध्वर्यु है, (यज्ञ को 
कराने वाला) होता चित्त है, प्राण-अपान आदि पाँच वायु पाँच ब्राह्मणों के रूप में हैं, और 
शरीर वेदी है । फिर इस शरीरयज्ञ का प्रतिफल भी बताया गया है । बाद में बाह्य प्राणाग्निहोत्र, 
“शरीराग्निदर्शन' नामक अपर अग्निविद्या, शरीराग्नि द्वारा शरीर यज्ञ का निरूपण, अगले क्रम 
में है। अन्त में इस विद्या के पठन-पाठन, इसका महत्त्व तथा फल आदि बताया गया है । 


९ 


शान्तिपाठः 


३% सह नाववतु । सह नौ-“मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 


अथातः सर्वोपनिषत्सारं संसारज्ञानातीतमन्नसूक्तं शारीरयज्ञं व्याख्या- 
स्यामः । यस्मिन्नेव पुरुषः शरीरे विनाप्यग्निहोत्रेण विनापि सांख्ययोगेन 
संसारविमुक्तिर्भवति ॥1॥ 


अब सभी उपनिषदों के साररूप, सांसारिक ज्ञान से परे, जो शारीरयज्ञ है, जिसका प्रतिपादन 
अन्नसूक्त में किया गया है, ऐसे उस यज्ञ की (यज्ञ निरूपक उपनिषत्‌ की) व्याख्या हम करते हैं। इस 
प्रकार शारीरयज्ञ को जानकारी से अग्निहोत्र के बिना भी और सांख्य आदि दर्शनों के ज्ञान के बिना भी 
संसार से निवृत्ति (मोक्षप्राप्ति) हो जाती है । 


स्वेन विधिनान्नं भूमौ निक्षिप्य या ओषधी: सोमराज्ञीरिति तिसूभिरन्नपत 
इति द्वाभ्यामनुमन्त्रयते ॥2॥ 


अपनी विधि के अनुसार, पृथ्वी पर रची गई वेदिका के ऊपरं पहले अन्न को रखना चाहिए । फिर 
pe ) या ओषधय०' आदि, (2) “या फलिनीर्या०' आदि तथा (3) 'जीवला नधारिषा०' आदि-इन तीन 
तथा (1) ‘अन्नपतेऽन्रस्य०' आदि और (2) “यदन्नमग्नि०? आदि- इन दो मंत्रों से उसे अभिमंत्रित 
करना चाहिए । (अब उन तीन और दो, कुल पाचों मंत्रो को नीचे सानुवाद दिया जा रहा है)-- 


या ओषधयः सोमराज्ञीबहीः शतविचक्षणाः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो 
मुञ्चन्त्वंहसः ॥3॥ 


औषधियों के अधिष्ठाता देव सोम बहुवीर्यशालो और बहुशाखावाले हे 
प का हुशाखावाले बड़े प्रभावक हैं | वे अनेक 
प्रकार से रोगों को दूर करने में समर्थ हैं | देवों के आचार्य.बृहस्पति द्वारा ये खास प्रकार के गुणों 
वाली औषधियाँ तैयार की गई हैं। ये औषधियाँ हमें रोगों से और पापों से मुक्ति दें । 


प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्‌ (96) 435 


याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः । बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो 
मुञ्चन्त्वंहसः ॥4॥ 
बृहस्पति (विशिष्ट वैद्य) द्वारा जो फल वाली या फल से रहित, फूलों वाली या फूलों से रहित-- 
ऐसी सभी औषधियाँ रची गई हैं, वे सभी औषधियाँ हमें रोगों और पापों से मुक्त करें । 
जीवला नघारिषां मा ते बध्नाम्योषधिम्‌। यातयायुरुपाहरादप रक्षांसि 
चातयात्‌ 1151 
निरन्तर हरी-भरी रहने वाली औषधि मेरे द्वारा बाँधी जा रही हे, अर्थात्‌ ग्रहण की जा रही हे । 
आयुष्य को क्षीण करने वाले तत्त्वों से वह हमारा सदैव रक्षण करती रहे । 
अन्नपतेऽन्नस्य नो धेह्यानमीवस्य शुष्मिणः । प्रपदातारं तारिष ऊर्ज नो 
धेहि द्विपदे चतुष्पदे ॥6॥ 
हे अन्नपति अग्निदेव ! आप हमारे लिए (सबके लिए) आरोग्यदायक और पुष्टिदायक अन्न को 
व्यवस्था करें । दान देने वाले लोगों की अच्छी तरह से पुष्टि करें | हमारे पुत्र-पौत्रादिकों के लिए तथा 
हमारे पशुओं आदि के लिए भी अन्न दें। 
यदन्नमग्निर्बहुधा विराद्ध रुद्रैः प्रजग्धं यदि वा पिशाचैः । 
सर्व तदीशानो अभयं कृणोतु शिवमीशानाय स्वाहा ॥7॥ 


जो अन्न रुद्रों और पिशाचों से प्राय: बचाकर प्रजा के लिए अग्नि द्वारा रखा जाता है, उस 
कल्याणकारी अन्न को ईशानदेव दोषरहित बनाएँ । उन ईशानदेव शिव को यह आहुति समर्पित है । 
(इन उपर्युक्त पाँच मंत्रों से अन्न को अभिमंत्रित करके नीचे दिए गए दो मंत्रों से-(1) 'अन्तश्चरसि०' 
आदि और (2) 'आपः पुनन्तु०' आदि से अन्न का प्रोक्षण करना चाहिए |) 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां विश्वतोमुखः । त्वं यज्ञस्त्वं ब्रह्मा त्वं रुद्रस्त्व 
विष्णुस्त्वं वषट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः सुवरो 
नमः ॥8॥ 
प्राणियों के हृदय में सर्वत्र व्याप्त होकर रहने वाले और निरन्तर भ्रमण करने वाले तुम यज्ञ हो, 
तुम्ही ब्रह्मा हो, तुम्हीं विष्णु, वषट्कार, आपः, ज्योति, रस, अमृत, भूः भुवः स्वः (तीनों लोक) 
सब कुछ तुम्हीं हो। ऐसे तुमको नमस्कार हो । 
आपः पुनन्तु पृथिवीं पृथिवी पूता पुनातु माम्‌ । पुनन्तु ब्रह्मणस्पतिब्रह्म- 
पूता पुनातु माम्‌ । यदुच्छिष्टमभोज्यं यद्वा दुश्चरितं मम | सर्व पुनन्तु 
मामापोऽसतां च प्रतिग्रहं स्वाहा ॥१॥ नक 
जल ! तुम पवित्र करो और पवित्र बनी हुई पृथ्ती मुझे पवित्र एः 
मुझे त तो कुछ भी उच्छिष्ट हे जो अभक्ष्य है, अथवा कोई दुश्वरित हे, उस 
सबको हटाकर जल देवता हमें पवित्र कर दे । इस हेतु से यह आहुति समर्पित है । (इस प्रकार उपर्युक्त 
दो मंत्रों से प्रोक्षण करके बाद में बाँए हाथ से वेदि का स्पर्श करते हुए) 
अमृतमस्यमृतोपस्तरणमस्यमृतं प्राणे जुहोम्यमाशिष्यान्तोऽसि। २० 


मस्यमृतो' ४ 
अर । ॐ व्यानाय स्वाहा । 3७ उदानाय 


प्राणाय स्वाहा । ३ॐ अपानाय स्वाहा 


436 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


स्वाहा । ॐ समानाय स्वाहा । ॐ ब्रह्मणे स्वाहा । ॐ ब्रह्मणि म 
आत्माऽमृतत्वायेति ॥1 0॥ 

(और दाहिने हाथ में जल ग्रहण करके--) 'अमृतमस्यमृतो०' इत्यादि बोलकर उसे पी जाना 
चाहिए । मंत्रार्थ यह है--हे जल ! तुम अमृतमय हो (अमृतस्वरूप हो) | तुम अमृतस्वरूप आच्छादन 
हो) । जल पीने के बाद-- अमूत प्राणे जुहोम्यमाशिष्यान्तोऽसि’ ऐसा कहकर (अर्थात्‌, “अमृत जैसे- 
होम करने योग्य पदार्थ का आस्वादन कर लिया हे'--ऐसा कहकर) अपनी आत्मा का अनुसन्धान 
करते हुए ये आहुतियाँ देनी चाहिए--“ ३ प्राणाय स्वाहा, ॐ अपानाय स्वाहा, ॐ उदानाय स्वाहा, 
३% समानाय स्वाहा, ३% व्यानाय स्वाहा, ३% ब्रह्मणे स्वाहा, ३% ब्रह्मणि म आत्माऽमृतत्वाय |”! 
(अर्थात्‌ प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान तथा ब्रह्म के लिए यह आहुति समर्पित है । ब्रह्म में 
मेरी आत्मा अमृतत्व का रसास्वादन करे |) 

कनिष्ठिकाङ्गुल्याङ्गुष्ठेन च प्राणे जुहोति अनामिकयापाने मध्यमया 
व्याने सर्वाभिरुदाने प्रदेशिन्या समाने ॥1 1॥ 

प्राण में कनिष्ठिकांगुलि और अंगूठे से, अपान में अनामिका से, व्यान में मध्यमा से, समान में 

सभी अँगुलियों से आहुति देनी चाहिए | 
तूष्णीमेकामेक ऋचा जुहोति द्वे आहवनीये एकां दक्षिणाग्नौ एकां 
गार्हपत्ये एकां सर्वप्रायश्रित्तीये ॥1 21 

मौन रहकर एक आहुति (मन में प्राणाय स्वाहा से) करनी चाहिए । इसी प्रकार (मन में अपानाय 
स्वाहा से) दो आहुतियाँ आहवनीय अग्नि में देनी चाहिए । और एक आहुति उसी प्रकार दक्षिणाग्नि में, 
एक गार्हपत्य में और एक सर्व प्रायश्चित्तीय अग्नि में समर्पित करनी चाहिए । 

अथापिधानमस्यप्रृतत्वायोपस्पृश्य पुनरादाय पुनरुपस्पृशेत्‌ ॥131 


उपर्युक्त प्रकार से पाँच आहुतियाँ देकर नियमानुसार अन्न ग्रहण करके अपिधान (अनावृत्त) 
स्वरूप को अमृतत्व के लिए स्पर्श करके फिर ग्रहण करके फिर स्पर्श करना चाहिए । 
सव्ये प्राणावाऽऽपोगृहीत्वा हृदयमन्वालभ्य जपेत्‌ । प्राणोऽग्निः परमात्मा 
पञ्चवायुभिरावृतः । अभयं सर्वभूतेभ्यो न मे भीतिः कदाचन ।।1 4॥ 


बाँयें हाथ में पानी लेकर, हृदय को छूकर जप करना चाहिए । मुख्य प्राण ही अग्निस्वरूप हे । 
वह पाँच वायुओं से (प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान से) घिरा हुआ है | वह परमात्मस्वरूप है । 
ऐसा वह मुख्य प्राण मुझे समस्त प्राणियों से भयरहित करे | मैं कभी भी उनसे भयभीत न रहूँ । 
विश्वोऽसि वैश्वानरो विश्वरूपं त्वया धार्यते जायमानम्‌ । 
विश्वं त्वाहुतयः सर्वा यत्र ब्रह्माऽमृतोऽसि ॥1 5॥ 
हे मुक्त प्राण ! तुम विश्वरूप हो ! तुम्ही विश्व में वैश्वानर रूप धारण करके 
i (विराट्‌ होकर) समस्त 
र को अपने म में गा हु हो। वही वैश्वानर सभी भूतो (प्राणियों) के देह में भी स्थित है । 
रातत स्वरूप हो । तुम्हीं से आविर्भूत होने वाला यह विश्व सभी आहुतियों में तुरीय में 
ह आहुतियों के रूप में तुरीय में 
महानवोऽयं पुरुषो योडडयुष्ठाग्रे प्रतिष्ठित: । 
तमद्भिः परिषिञ्जामि सोऽस्यान्ते अमृताय च ॥16॥ 


प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्‌ (96) 437 


पैरों के दोनों अँगूठों के अग्र भाग में जो प्राणरूप से प्रतिष्ठित है, वहाँ पर तुम प्रतिक्षण अभिनव 
पुरुष के रूप में म उपस्थित रहते हो । ऐसे तुमको इस भोजन के अन्त में अमृतत्व की प्राप्ति के लिए 
चारों ओर से सिंचित (परितुष्ट) करता हुँ । 000) 
अनावित्येष बाह्यात्मा ध्यायेताग्निहोत्रं जुहोमीति । सर्वेषामेव सूनुर्भ- 
वति । अस्य यञ्चपरिवृता आहुतीहॉमयति ॥17॥ . अ 


वह प्राणरूप पुरुष विलक्षण चेष्टावाला है ! इसलिए बाह्यात्मा को इसका चिन्तन करना चाहिए । । 
वह पुरुष प्रतिदिन प्राणाग्निहोत्र करता हे । इसलिए तुम सभी के पुत्र भी होते हो | (क्योंकि अग्निरूप 
तुम्हारा, परमात्मा पुत्र की तरह पोषण करते हैं ।) इस.यज्ञीय भाव से परिवृत होकर तुम आहुतियों का 
होम करते हो । हि क र 
स्वशरीरे सज्ञं परिवर्तयामीति । चत्वारोऽग्नयस्ते किं नारमर्धयाः ॥1 8॥ 


मैं अपने शरीर में.यज्ञ को परिवर्तित करता हुँ | इस शरीर में चार प्रकार के अग्नि माने गए हैं । 
वे सभी सूक्ष्मातिसूक्ष्म हैं । वे सभी अर्ध मात्रिक हीहैं। - - 


तत्र सूर्योऽग्निर्नाम सूर्यमण्डलाकृतिः सहस्त्ररश्मिपरिवृत एकऋषिर्भूत्वा 
मूर्धनि तिष्ठति । यस्मादुक्तो दर्शनाग्निर्नाम चतुराकृतिराहवनीयो भूत्वा ` 
मुखे तिष्ठति । शारीरोऽग्निर्नाम जराप्रणुदा हविरवस्कन्दति । अर्धचन्द्रा 
कृतिर्दक्षिणाग्निर्भूत्वा हृदये तिष्ठति । तत्र कोष्ठाग्निरिति कोष्ठाग्निर्नामा- 
- शितपीतलींढस्बादितं सम्यग्‌ व्यष्ट्यं विषयित्वा गार्हपत्यो भूत्वा नाभ्यां 
तिष्ठति ॥1 9॥ 
उन चार अग्नियों में एक 'सूर्याग्न' है, वह सूर्यमण्डल जैसे आकारवाला है, हजारों किरणों से 
आवृत है । वह एकर्षि होकर गएतंक में रहता है । और चूँकि जीवात्मा सर्वत्र ईश्वररूप में नजर आता 
` है, इसलिए वह 'दर्शनाग्नि' कहलाता हे, वह विराट्‌ आदि चार आकृतियों वाला है, और वह 
आहवनीय अग्नि होकर मुँह में रहता है। स्थूल शरीर को जलाने वाला “शारीर अग्नि (हिरण्यगर्भ), 
स्थूल शरीर के आश्रित जरा आदि अवस्था के द्वारा निर्बल किया जाता है । वह स्थूल प्रपंचरूप प 'हवि’ 
को शासित करता है । वह अर्धचन्द्र के स्वरूप वाला दक्षिणाग्नि होकर सभी प्राणियों के हृदय में रहता 
है । और चौथा 'कोशाग्नि! नाम का अग्नि है । वह “कोशाग्नि' खाकर, ति चाटकर और आस्वादित 
वस्तु को अच्छी तरह पकाकर गार्हपत्याग्नि के रूप में नाभि स्थान में रहता हे । 
_प्रायश्चित्तयस्त्वधस्तात्तिर्यक्‌ तिस्त्रो हिमांशुप्रभाभिः प्रजननकर्मा ॥20॥ - 
इस प्रकार प्रायश्चित्त वृत्तियाँ नीचे रहती हैं । वक्र वृत्तियों और तीन अवस्थाओं (जाग्रदादि) का 
प्रकाशक चिद्रूप चन्द्र सभी तरह से. समर्थ (प्रभु) है । सभी कुछ प्रकाशित कर देने वाला है । 
` अस्य शारीरयज्ञस्य यूपरशनाशोभितस्य को यजमानः we पत्नी के 
ऋत्विजः के सदस्याः कानि यज्ञपात्राणि कानि हवींषि का वेदिः 
'काऽन्तर्वेदिः को द्रोणकलशः को रथः कः पशुः कोऽध्वर्युः को होता को. 
` ब्राह्मणाच्छंसी कः प्रतिप्रस्थाता कः प्रस्तोता को मैत्रावरुणः कः उद्गाता - 
का धारा कः पोता के दर्भाः कः स्रुवः काज्यस्थाली कोवाघारौ 
'कावाज्यभागौ केऽत्र याजाः के अनुयाजाः केडा कः सूक्तवाकः कः . 
शंयोर्वाकः काऽहिंसा के पत्नीसंयाजाः को यूपः का रशना का इष्टयः का 
दक्षिणा किमवभूथमिति ॥21॥ 


438 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


खम्भे और रस्सी से अशोभित (रहित) इस शारीरयज्ञ का यजमान कौन है ? यजमान-पत्नी कौन 

है ? ऋत्विज्‌ कौन हैं ? सदस्य कौन हैं ? यज्ञपात्र कौन-कौन से हैं ? होमद्रव्य क्या है ? वेदि कौन- 
सी है ? अन्तवेंदि कौन-सी हे ? द्रोणकलश कौन-सा है ? रथ कौन है ? बलिपशु कौन है ? अध्वर्यु 
कौन हे ? होता कौन है ? ब्राह्मणाच्छंसी, प्रतिप्रस्थाता, प्रस्तोता, मैत्रावरुण, उद्गाता, धारा-पोता, ये 
सब कोन हैं ? दर्भ कौन से हैं ? खुवा, घृतपात्र, आघार, आज्यभाग, याज, अनुयाज, इडा, सूक्तवाक्‌ 
शंयोर्वाक्‌ अहिंसा, पत्नीसंयाज, यूप, रशना, इष्टाएँ, दक्षिणा आदि सब कौन-कौन से होते है ? 

अस्य शारीरयज्ञस्य यूपरशनाशोभितस्यात्मा यजमानः बुद्धिः पत्नी वेदा 

महर्त्विजः अहङ्कारोऽध्वर्युः चित्तं होता प्राणो ब्राह्मणाच्छंसी अपानः 

प्रतिप्रस्थाता व्यानः प्रस्तोता उदान उद्गाता समानो मैत्रावरुणः शरीरं 

वेदिः नासिकाऽन्तर्वेदिः मूर्धा द्रोणकलशः पादो रथः दक्षिणहस्तः स्रुवः 

सव्यहस्त आज्यस्थाली श्रोत्रे आघारौ चक्षुषी आज्यभागौ ग्रीवा धारा 

पोता तन्मात्राणि सदस्याः महाभूतानि प्रयाजाः भूतानि गुणा अनुयाजाः 

जिह्वेडा दन्तोष्ठौ सूक्तवाकः तालुः शंयोर्वाकः स्मृतिर्दया क्षान्तिरहिंसा 

पत्नीसंयाजाः ओंकारो यूपः आशा रशना मनो रथः कामः पशुः केशा 

दर्भाः बुद्धीन्द्रियाणि यज्ञपात्राणि कर्मेन्द्रयाणि हवींषि अहिंसा इृष्टय: 

त्यागो दक्षिणा अवभृथं मरणात्‌ सर्वा ह्यास्मिन्देवताः शरीरेडधिसमा- 

हिताः ॥2 2॥ 

वाराणस्यां मृतो वापि इदं वा ब्राह्मणः पठेत्‌ । एकेन जन्मना जन्तुर्मोक्षं च 

प्राप्नुयादिति मोक्षं च प्राप्नुयादित्युपनिषत्‌ ॥23॥ 

इति प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्समाप्ता । 


+ 


खम्भे और रस्सी से अशोभित (रहित) इस शारीरयज्ञ का आत्मा जयमान है बुद्धि जयमान- 
पत्नी है, वेद बड़े ऋत्विज हैं, अहंकार अध्वर्यु है, चित्त होता है, प्राण ब्राह्मणाच्छंसी है, अपान 
प्रतिप्रस्थाता है, व्यान प्रस्तोता है, उदान उद्गाता हे, समान मैत्रावरुण है, शरीर वेदि है, नासिका 


सदस्य हे, महाभूत प्रयाज हैं, भूतों के गुण अनुयाज हं, जीभ इडा है, दाँत और है 
2. हे व ; र ओष्ठ सूक्तवाक्‌ है, 

वायु शंयोर्वाक्‌ है, स्मृति दया है, क्षान्ति अहिंसा है, और वही पत्नी संयाज है, ओंकार यू हे, आशा 

रशना है, मन रथ है, काम पशु हे, केश दर्भ है, बुद्धीन्दरियाँ (ज्ञानेन्द्रियाँ) ही यज्ञ के पात्र है, कर्मेन्द्रियाँ 


इस प्रकार प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्‌ समाप्त होती है। 


७ 


शान्तिपाठः 


3 सह नाववतु । सह नौ---मा विद्विषावहै । 
७० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ है । (पूर्ववत्‌) 


र 


(97) गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 


अथर्ववेद से सम्बद्ध इस उपनिषत्‌ में सगुण ब्रह्म श्रीकृष्ण का प्रतिपादन करते हुए 
पर्यवसान तो निर्गुण-निराकार में ही होता है । मुनियों और ब्रह्मा के बीच हुए प्रश्नोत्तर के रूप 
में इसका आरंभ होता हे । शुरू में मंगलाचरण के रूप में भगवान्‌ कृष्ण का स्तवन करके 
गोपालकृष्ण के परमदेवत्व का निरूपण करके उनका स्वरूप, उनके विशिष्ट स्वरूप का ध्यान, 
उनके मंत्र का जप, उनका भजन, गोविन्दपूजा का विधान, अष्टादशाक्षर मंत्र का माहात्म्य, 
उसका विनियोग और फल, मंत्र में प्रयुक्त पंच पदों से जगत्‌ की सृष्टि, पंचपदात्मक गोविन्द 
की स्तुति, फलश्रुति--आदि अनेक विषयों का इसमें उल्लेख किया गया है । 


९३ 


शान्तिपाठः 

ॐ भद्रं कर्णेभिः" देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३ॐ% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 

इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है। 
( कृषिर्भूवाचकः शब्दो नश्च निर्वृतिवाचकः । 
तयोरैक्यं परं ब्रह्म कृष्ण इत्यभिधीयते ॥ ) 
सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णायाक्लिष्टकर्मणे । 
नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे ॥1॥ 

('कृषि’ भूवाचक शब्द है और नकार निवृत्तिवाचक शब्द है । उन दोनों का ऐक्य जो पखद्य है, 
वही कृष्ण कहलाता है ।) अनायास ही सब कुछ कर सकने वाले सच्चिदानन्दस्वरूप, वेदान्त के द्वारा 
ही जाने जा सकने वाले, बुद्धि के साक्षीरूप परम गुरु ऐसे श्रीकृष्ण को नमस्कार । 

मुनयो ह वै ब्राह्मणमूचुः। कः परमो देवः । कुतो मृत्युर्बिभेति | कस्य 

विज्ञानेनाखिलं विज्ञातं भवति । केनेदं विश्वं संसरतीति ॥2॥ 

तु होवाच ब्राह्मणः । कृष्णो वै परमं दैवतम्‌। गोविन्दान्मृत्युर्बिभेति । 

गोपीजनवल्लभज्ञानेनैतद्विज्ञातं भवति । स्वाहेदं विश्वं संसरतीति ॥३॥ 

मुनियों ने ब्राह्मण (जरह) से पूछा--परमदेव कौन है ? मृत्यु किससे डरती है ? 

जीने तरह से जान लेने से यह सब भी ठीक से जाना जाता है ? यह विश्व किसके द्वार 
चलता है ?' तब उन ब्राह्मण ने कहा--कृष्ण ही परम दैवत है । गोविन्द से मृत्यु डरती हे । गोपी जनों 
के प्रियतम में एक को ही जान लेने से यह सब विज्ञात (जाना हुआ) हो जाता है । स्वाहारूपी माया 
शक्ति से ही यह जगत्‌ चल रहा है (आवागमन कर रहा) है। 

तढु होचुः । कः कृष्णः । गोविन्दश्न कोऽसाविति । गोपीजनवल्लभश्च 


कः । का स्वाहेति ॥4॥ 


440 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तानुवाच ब्राह्मणः । पापकर्षणो गोभूमिवेदविदितो गोपीजनविद्याकला- 
पीप्रेरकः । तन्माया चेति सकलं परं ब्रह्मैव तत्‌ । यो ध्यायति रसति 
भजति सोऽमृतो भवतीति ॥5॥ 

ते होचुः किं तद्रूपं किं रसनं किमाहो तद्भजनं तत्सर्व विविदिषतामार्ा- 


हीति ॥6॥ 
तदु होवाच हैरण्यो गोपवेषमभ्राभं तरुणं कल्पट्गुमाश्रितम्‌ ॥7॥ 
तब मुनियों ने फिर से पूछा-- कृष्ण कोन है ? यह गोविन्द कौन है ? और गोपीजनवल्लभ भी 


कौन है ? स्वाहा कोन है ?' तब उनसे ब्राह्मण ने कहा--'पापों का अपकर्षण (अपहरण) करने वाले 
ही कृष्ण हें । और गाय, भूमि एवं वेद के द्वारा जो ज्ञात कराया जाता है, वही गोविन्द है । और गोपी- 
. जनों में विद्या और कला का प्रेरक ही गोपीजनवल्लभ है । उनकी माया (स्वाहा) है । इस प्रकार यह सब 
एक ब्रह्म ही है जो मनुष्य इसका ध्यान करता है, इसमें रस-भाव रखता है, इसका भजन करता है 
. वह अमर बन जाता है ।' तब मुनियों ने फिर से पूछा-- उनका रूप कैसा है ? उसका रसास्वाद कैसे 
किया जाता है ? उनका भजन कैसे किया जाता है ? इन सब बातों को जानने की इच्छा रखने वाले 
हमें आप विशदरूप से बताइए ।' तब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा ने कहा--'वे गोपों का वेश धारण किए हुए 
हँ, ये काले बादलों की-सी कान्तिवाले हैं और कल्पवृक्ष के नीचे खड़े हुए हैं! । 


तदिह श्लोका भवन्ति-- 

सत्पुण्डरीकनयनं मेघाभं वैद्युताम्बरम्‌ । 

द्विभुजं ज्ञानमुद्राढ्यं वनमालिनमीश्वरम्‌ ॥8॥ 
गोपगोपाङ्गनावीतं सुरट्गमतलाश्रितम्‌। 
दिव्यालंकरणोपेतं रत्नपङ्कजमध्यगम्‌ ॥9॥ 
कालिन्दीजलकल्लोलसङ्भिमारुतसेवितम्‌ । 
चिन्तयंश्चैलसा कृष्णं मुक्तो भवति संसृतेः ॥10॥ 


इस विषय में ये श्लोक कहे गए है-ये सत्‌ (श्वेत) विकसित नयन वाले हैं, मेघ जैसी उनकी 
कान्ति.है, विद्युत्‌. से चमकते वस्न धारण किए हुए हैं, दो हाथ वाले है, ज्ञानमुद्रा से युक्त हैं, उन्होंने 
वन्य पुष्पों की माला पहनी है, ऐसे वे ईश्वर हैं वे गोपों, गोपियो और गायों से घिर हुए हैं, वे कल्पवृक्ष 
` के नीचे खड़े हुए हैं, वे दिव्य अलंकारों से युक्त हैं, वे रत्नमय पंकजों (कमलों) के बीच विराजित हें 
वे कालिन्दी के जल की तरंगो से युक्त पवन के द्वारा सेवा किए जा रहे हे--ऐसे कृष्ण का मन से सदैव 
चिन्तन करते रहना चाहिए । ऐसा चिन्तन करने से मनुष्य इस संसार के बन्धनों से मुक्त हो जाता है । 


तस्य पुना रसनमिति जलभूमीन्दुसम्पातः 'कामादिकृष्णायेत्येकं पदम्‌। 
गोविन्दायेति द्वितीयम्‌ । गोपीजनेति तृतीयम्‌ । वल्लभायेति 
स्वाहेति पञ्चममिति ॥11॥ Ee यम 
पञ्चपदं जपन्पञ्चाङ्ग 

सम्पद्यते ब्रह्म सम्पद्यत इति ॥12॥ 


(अब श्रीकृष्ण के नामामृत का रसास्वादन और मंत्रजाप के बारे में कहते हुँ 
हते हैं कि) जल = 
भूमि = लू, इन्दु = उ और अनुस्वार--सब मिलकर जो 'क्ली” शब्द बनता है, वही च । हु 
में इस बीजमंत्र (क्लीं) को रखकर “कृष्णाय” इस प्रकार बोलना चाहिए र| 


८ ? ८ ए | पूरे मं 
हुआ । “गोविन्दाय'--यह दूसरा पद है । 'गोपीजन'--यह तीसरा पद है । पूरे मंत्र का र 


साग्नी तद्रूपतया ब्रह्म 


गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ (97) 441 


हे और 'स्वाहा'--यह पाँचवाँ पद है । इन पाँच पदों से यह पूरा मंत्र हुआ--क्ली कृष्णाय गोविन्दाय 
गोपीजनवल्लभाय स्वाहा । यह पंचपदी मंत्र पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चन्द्र, अग्नि आदि का प्रकाशक 
चिन्मय मंत्र हे । इस मंत्र को जपने वाला उनका रूप धारण करके ब्रह्म को प्राप्त करता हे, तद्रूप होकर 
ब्रह्म को ही प्राप्त कर लेता हे । 
तदेष श्लोक:--क्लीमित्येतदादावादाय कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन- 
वल्लभायेति बृहन्भानव्या सकृदुच्चरेद्योऽसौ गतिस्तस्यास्ति मङक्षु 
नान्या गतिः स्यादिति ॥1 3॥ 
इस विषय में यह श्लोक है--क्ली'--काम बीज को आरंभ में रखकर, कृष्णाय गोविन्दाय, 
गोपीजनवल्लभाय--इन पदों का “बृहन्‌ भानवी' (स्वाहा) के साथ जो मनुष्य उच्चारण करेगा, उसे 
शीघ्रातिशीघ्र कृष्णमिलन को सद्गति प्राप्त होगी । उसके लिए इसके सिवा और कोई अन्य गति हो ही 
नहीं सकती । 
भक्तिरस्य भजनम्‌ । तदिहामुत्रोपाधिनैराश्येनामुष्मिन्मनः कल्पनम्‌ । 
एतदेव च नैष्कर्म्यम्‌ ॥14॥ 
कृष्ण की सतत भक्ति ही भजन है। इस लोक और परलोक की सभी उपाधि-भोगों के प्रति 
आकांक्षा का सर्वथा त्याग कर देना और मन के साथ इन्द्रियों को कृष्ण में ही लगा देना ही नैष्कर्म्य 
(संन्यास) है । 
कृष्णं तं विप्रा बहुधा यजन्ति गोविन्दं सन्तं बहुधाऽऽराधयन्ति । 
गोपीजनवल्लभो भुवनानि दधे स्वाहाश्रितो जगदैजत्सुरेताः ॥1 5॥ 
वायुर्यथैको भुवनं प्रविष्टो जन्येजन्ये पञ्चरूपो बभूव । 
कृष्णस्तथैकोऽपि जगद्धितार्थं शब्देनासौ पञ्चपदो विभातीति ॥1 6॥ 
इस कृष्ण की ब्राह्मण लोग तरह-तरह से पूजा करते हैं | गोविन्दरूप उनकी बहुत प्रकार की 
आराधना (उपासना) करते हैं । अपनी स्वाहारूप माया का आश्रय लेकर यह गोपीजनवल्लभ भुवनों को 
धारण करते हैं, यह सर्वशक्तिमान है । जैसे एक ही वायु इस भुवनों में प्रविष्ट होकर प्रत्येक प्राणी में 
प्राणापानादि पाँच प्राणों के रूप में हो जाता है, वैसे ही एक ही कृष्ण जगत्‌ के कल्याण के लिए 
शब्दरूप लेकर मंत्र के पाँच पदों में विराजित हो रहे हैं | 
ते होचुरुपासनमेतस्य परमात्मनो गोविन्दस्याखिलाधारिणो ब्रूहीति ॥17॥ 
तानुवाच यत्तस्य पीठं हैरण्याष्टपलाशमम्बुजं तदन्तरालिकानलास्त्रयुगं 
तदन्तरालाद्यर्णाखिलबीजं कृष्णाय नम इति बीजाढ्यं स ब्रह्माणमादा- 
यानङ्गगायत्री यथावद्वयालिख्य भूमण्डलं शूलवेष्टितं कृत्वाङ्ग- 
वासुदेवादिरुक्मिण्यादिस्वशक्तीऱ्द्रादिवसुदेवादिपार्थादिनिध्यावीतं यजे- 
त्संध्यासु प्रतिपत्तिभिरुपचारैः। तेनास्याखिलं भवत्यखिलं भव- 
तीति ॥1 8॥ 
| तब मुनियों ने कहा--'अखिल विश्व के आधाररूप परमात्मा गोविन्द की उपासना के बारे में हमें 
` कहिए।' तब ब्रह्मा ने उनसे कहा--हे मुनियो ! सबसे पहले पीठ पर आठ दलों वाला कमल सुवर्ण 
से बनाना चाहिए । इसके बाद, इसके बीच उल्टे-सीधे त्रिकोण बनाने चाहिए | इससे उसमें छ: कोण 
बनेंगे । फिर उन कोणों की बीच की जगह (कर्णिका) में बीजमंत्र क्लीं लिखना चाहिए । यह बीजमंत्र 


442 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सभी कार्यों की सिद्धि का अमोघ साधन है । बाद में प्रत्येक कोण में “क्लीं कृष्णाय नम:'--ये छ: अक्षर 
एक-एक करके लिखने चाहिए (बीजयुक्त कृष्णमंत्र) | बाद में ब्रह्ममंत्र-अष्टादशाक्षर गोपालविद्या तथा 
कामगायत्री का उल्लेख करके (कामगायत्री यह है--कामदेवाय विद्महे, पुष्पबाणाय धीमहि । 
तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌’) आठ वज्नों से घिरे हुए भूमण्डल को बनाना चाहिए । फिर उपर्युक्त मंत्र को 
वासुदेवादि अंगों, रुक्मिणी के साथ स्वशक्ति, इन्द्र, वासुदेव, पार्थ और निधि आदि आठ आवरणों से 
संरक्षित करके पीठयंत्र की पूजा करनी चाहिए | इस तरह विधिपुरःसर पूजा करने से साधक को सब 
कुछ की (चारों पुरुषार्थ सहित) प्राप्ति हो जाती है । 
तदिह श्लोका भवन्ति 
एको वशी सर्वगः कृष्ण ईड्य एकोऽपि सन्बहुधा यो विभाति । 
तं पीठगं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सिद्धिः शाश्वती नेतरेषाम्‌ ॥1 9॥ 
नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विदधाति कामान्‌ । 
तं पीठगं येऽनुभजन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्‌ ॥2 0॥ 
एतद्विष्णोः परमं पदं ये नित्योद्युक्तास्तं यजन्ति न कामात्‌ । 
तेषामसौ गोपरूपः प्रयत्नात्प्रकाशयेदात्मपदं तदेव ॥2 1॥ 
इसके विषय में ये श्लोक हैं-सबको अपने वश में रखने वाले सर्वव्यापक ईश्वर श्रीकृष्ण एक 
होते हुए भी बहुत से दिखाई देते हैं । जो साधक उनकी पीठ को इस तरह से अनुभव में लाते हैं, उन्हीं 
को शाश्वत सुख मिलता है, दूसरों को नहीं । वे नित्यों के भी नित्य हैं, वे चेतनों के भी चेतन हैं । वे 
एक होते हुए भी बहुतों के कामों को धारण करते हैं । उनको (निरपेक्षतत्व को) जो साधक पीठ में 
विराजमान ऐसे उनका भजन करते हैं, उन्हीं को शाश्वत सिद्धि प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं। यह 
विष्णु का परम पद है । नित्य प्रयत्नशील रहकर जो कामनारहित होकर इन्हें भजते हैं, उनके आगे यह 
गोपरूप अपना सही रूप प्रकाशित कर देते हैं। नित्य और निष्काम उपासक के आगे वे प्रयत्नपूर्वक 
अपने को बता ही देते हैं । 
यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्व यो विद्यां तस्मै गोपायति स्म कृष्णः । 
तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुः शरणं व्रजेत्‌ ॥22॥ 
ओङ्कारेणान्तरितं ये जपन्ति गोविन्दस्य पञ्चपदं मनुम्‌ । 
तेषामसौ दुर्शयेदात्मरूपं तस्मान्मुमुक्षुरभ्यसेन्नित्यशान्त्यै ॥2 3॥ 
एतस्मा एव पञ्चपदादभूवन्गोविन्दस्य मनवो मानवानाम्‌ । 
दशार्णाद्यास्तेऽपि संक्रन्दनाद्यैरभ्यस्यन्ते भूतिकामैर्यथाबत्‌ ॥24॥ 
जिन श्रीकृष्णा ने पहले ब्रह्मा को उत्पन्न किया था और उन्हें सर्वप्रथम विद्या दी थी 
बुद्धि को प्रकाशित करने वाले की) शरण में मुमुक्षु को जाना चाहिए जो लोग र त्ये गिर 
के पंचपद मंत्र का जप करते हैं, उनको वे स्वयं अपना सही स्वरूप बता देते हैं इसलिए मुमुक्षु को 
नित्य शान्ति प्राप्त करने के लिए सदैव इसका (ओंकार के साथ पंचपद मंत्र का) अभ्यास जला 
चाहिए । इसी गविन्द के पंचपद मंत्र से मनुष्यों के लिए फिर अनेक दशाक्षर आदि मंत्र बने हे, जिनका 
उन्नति की कामना करने वाले कई लोगों के द्वारा अंगन्यास आदि विधिपुर:सर अभ्यास किया जा रहा 


है । 


ते पप्रच्छुस्तदु होवाच ब्रह्मसदनं चरतो मै ध्यातः स्ततः 
परार्धान्ते सोऽबुध्यत । गोपवेषो मे पुरुषः त ती 


गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ (97) 443 


मयानुकूलेन हृदा मह्यमष्टादशार्णस्वरूपं सृष्टये दत्त्वान्तर्हितः । पुनस्ते 
सिसृक्षतो मे प्रादुरभूत्ेष्वक्षरेषु विभज्य भविष्यज्जगद्रूपं प्रकाशयन्‌ । 
तदिह कादापो लात्पृथिवीतोऽगिन्बिन्दोरिन्दुस्तत्संपाता त्तदर्क इति क्लीं- 
कारादसृजं कृष्णादाकाशं खाद्वायुरुत्तरात्सुरभिविद्याः प्रादुरकार्षमकार्ष- 
मिति । तदुत्तरातस्त्रीपुंसादिभेदं सकलमिदं सकलमिदमिति ॥2 5॥ 
फिर ऋषियों के पूछने पर ब्रह्मा ने कहा कि--इस ब्रह्मलोक में रहकर मैंने उन भगवान्‌ का ध्यान 
किया, उनकी स्तुति की । तब कहीं एक परार्ध वर्षो के बाद वे मेरी ओर देखने लगे (उन्हें मालूम पड़ा) 
और मेरे सामने गोप वेश धारण करके वे प्रकट हुए । तब मेरे द्वारा प्रणाम किए जाने पर मुझे सृष्टि 
उत्पन्न करने के लिए अठारह अक्षर का मंत्र देकर अन्तर्धान हो गए । फिर सृष्टिसर्जन की इच्छा वाले 
मेरे आगे वे पुन: प्रकट हुए और भावी जगत्‌ के रूप को इन अठारह अक्षरों में विभक्त करके मेरे आगे 
प्रकाशित किया । बाद में मैंने इस मंत्र के 'क' अक्षर से जल की, 'ल' अक्षर से पृथ्वी की, ई' अक्षर 
से अग्नि की और अनुस्वार से चन्द्रमा की और सब मिलाकर हुए 'क्लीं' से सूर्य की रचना की । मंत्र 
के दूसरे पद 'कृष्णाय' से आकाश की और आकाश से वायु की उत्पत्ति की । फिर उसके बाद के 
'गोविन्दाय' पद से कामधेनु गाय और वेदादि विद्याओं की रचना कौ । बाद में चौथे पद 
“गोपीजनवल्लभाय से स्री-पुरुष आदि की रचना की और बाद के अन्तिम स्वाहा पद से सब स्थावर- 
जंगम (जड़-चेतन) पदार्थों की रचना की | 
एतस्यैव यजनेन चन्द्रध्वजो गतमोहमात्मानं वेदयति । ओंकारालिकं 
मनुमावर्तयेत्‌ । सङ्गरहितोऽभ्यानत्‌ ॥26॥ 
तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ ॥27॥ 
तस्मादेनं नित्यमावर्तयेन्नित्यमावर्तयेदिति ॥28॥ 
इसी मंत्र की उपासना से ही प्राचीन काल के चन्द्रध्वज ने अपने आपको मोहरहित बना दिया 
था | इसलिए ३ कार सहित इस मंत्र का आवर्तन करना चाहिए । इसी मंत्र से वह चन्द्रध्वज संगरहित 
(संन्यासी) हो गया था । यही मंत्र विष्णु का परमधाम है (श्रीकृष्ण का गोलोक है) | आकाश में सूर्य 
की तरह उस धाम में परमात्मा व्याप्त होकर विराज रहे हैं। इसलिए इसका आवर्तन करते ही रहना 
चाहिए, करते ही रहना चाहिए । 
तदाहुरेके यस्य प्रथमपदाद्भमिद्वितीयपदाज्जलं तृतीयपदात्तेजश्वतुर्थपदा- 
द्वायुश्चरमपदाद्वयोमेति । वैष्णवं पद्ञव्याहृतिमयं मन्त्रं कृष्णावभासक 
कैवल्यस्य सृत्यै सततमावर्तयेत्सततमावर्तयेदिति ॥29॥ 
कुछ मुनि लोग इस अष्टादशाकषर मंत्र के बारे में कहते हें कि इसके पहले पद क्लीं से भूमि, दूसरे 
'कृष्णाय' पद से जल और तीसरे “गोविन्दाय' से तेज, चतुर्थ पद “गोपीजनवल्लभाय 22. वायु और 
पाँचवें 'स्वाहा' पद से आकाश प्रकट हुआ यह पंचमहाव्याहतियुक्त अष्टादशाक्षर वेष्णवमंत्र श्रीकृष्ण 
को तेजोमय बनाने वाला है । इसका मोक्षप्राप्ति के लिए सतत जाप करते रहना चाहिए । 


तदत्र गाथा:-- 

यस्य चाद्यपदाद्धूमिर्द्धितीयात्सलिलोद्धवः । 
तृतीयात्तेज उद्भूतं चतुर्थादगन्धवाहनः ॥>०॥ 
पञ्जमादम्बरोत्पत्तिस्तमेवैकं समभ्यसेत्‌ । 
-न्द्रध्वजोऽगमद्विष्णोः परमं पदमव्ययम्‌ ॥31॥ 


444 १ उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ततो विशुद्धं विमलं विशोकमशेषलो भादिनिरस्तसङ्गम्‌ । 
चत्तत्पदं पञ्चपदं तदेव स वासुदेवो न यतोऽन्यदस्ति ॥321 
इस विषय में गाथा प्रसिद्ध है कि, जिसके पहले पद से भूमि और दूसरे पद से जल उत्पन्न हुआ, 
तीसरे से तेज और चौथे पद से वायु उत्पन्न हुआ है, पाँचवें पद से आकाश की उत्पत्ति हुई है उसी मंत्र 
का अभ्यास (जप) करना चाहिए | इसी उपासना से चन्द्रध्वज विष्णु के परमपद को प्राप्त हुए थे। 
इसलिए उस विशुद्ध, विमल, विशोक और लोभ आदि आसक्ति को संपूर्णतया दूर कर देने वाला जो 
पंचपद है, वह वासुदेव स्वयं ही है, इसके सिवा और कोई नही है । 


तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्दविग्रहं पञ्चपदं वृन्दावनसुरभूरुहतलासीनं . 
सततं समरुद्गणोऽहं परमया स्तुत्या तोषयामि ॥3 3॥ 
. ॐ नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे । 
विश्वेश्वराय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः ॥34॥ 
नमो विज्ञानरूपाय परमानन्दरूपिणे । 
कृष्णाय गोपीनाथाय गोविन्दाय नमो नमः ॥35॥ 
नमः कमलनेत्राय नमः कमलमालिने । 
नमः कमलनाभाय कमलापतये नमः ॥3 6॥ 


उस प॑चपदमंत्रा्मक सच्चिदानन्दस्वरूप वृन्दावन के देववृक्ष के नीचे बैठे हुए एक गोविन्द को 
मैं देवों के साथ रहकर इस परम स्तुति से प्रसन्न कर रहा हँ--3% विश्व के स्वरूप भूत तथा विश्व की 
स्थिति और अन्त के कारण स्वरूप विश्वेश्वर और व्यापक ऐसे गोविन्द को नमस्कार हो, नमस्कार हो । 
विज्ञानरूप तथा परमानन्दस्वरूप गोपियों के नाथ कृष्ण गोविन्द को बार-बार नमस्कार हो । कमल जैसे 
नेत्रो वाले, कमलो की माला पहने हुए, नाभि में कमल वाले कमला के पति को बार-बार नमस्कार । 


बर्हापीडाभिरामाय रामायाकुण्ठमेधसे । 
रमामानसहंसाय गोविन्दाय नमो नमः ॥37॥ 
कंसवंशविनाशाय केशिचाणूरघातिने । . - 

.  वृषभध्वजवन्द्याय पार्थसारथये नमः ॥38॥ 

- वेणुवादनशीलाय गोपालायाहिमर्दिने। | 
कालिन्दीकूललोलाय लोलकुण्डलधारिणे ॥३9॥ 
'वल्लवीवदनाम्भोजमालिने नृत्तशालिने । 
नमः प्रणतपालाय्‌ श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥40॥ 


मस्तक पर मोरपंख से रमणीय, सबको रमण कराने वाले, अकुण्ठित बुद्धिले, रमा.(राधा) के 
मानस के हंस, ऐसे गोविन्द को बार-बार नमस्कार हो । कंस के वंश का विनाश करने 
चाणूर का वध करने वाले, भगवान्‌ वृषभध्वज (शिव) के लिए भी वन्दनीय, पार्थ के सारथिः सो लाह 
बार नमस्कार हो । वेणु वादन की वृत्ति वाले, गायों के पालक, कालिय का मर्दन करने वाले, कालिन्दी 
के तीर पुर साँप | फणा पर चंचल गति (लास्य) करने वाले, चंचल कुण्डल धारण करने वाले 
विकसित कमलो की माला से शोभित, नृत्य से शोभायमान, नमन करने वालों के पालक ऐसे 
श्रीकृष्ण को बार-बार नमस्कार हो । क. कु 1 SS 


नमः पापप्रणाशाय गोवर्धनधराय च | 


पूतनाजीवितान्ताय तृणावर्तासुहारिणे ॥41॥ 


गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ (97) 445 


निष्कलाय विमोहाय शुद्धायाशुद्धवैरिणे । 

अद्वितीयाय महते श्रीकृष्णाय नमो नमः ॥421 

प्रसीद परमानन्द प्रसीद परमेश्वर । 

आधिव्याधिभुजङ्गेन दष्टं मामुद्धर प्रभो ॥431 

श्रीकृष्ण रुक्मिणीकान्त गोपीजनमनोहर । 

संसारसागरे मग्नं मामुद्धर जगद्गुरो ॥44॥ 

केशव क्लेशहरण नारायण जनार्दन । 

गोविन्द परमानन्द मां समुद्धर माधव ॥45॥ 

पापों के नाश करने वाले, गोवर्धन को धारण करने वाले, पूतना के जीवन का अन्त लाने वाले, 

ठृणावर्त के प्राण हरने वाले, अंशरहित-अखण्ड, मोहरहित, शुद्धस्वरूप, अशुद्ध के शत्रु, अद्वितीय 
और महान्‌ ऐसे श्रीकृष्ण को बार-बार नमस्कार हो । हे परमानन्दस्वरूप परमेश्वर ! आप हम पर प्रसन्न 
हों, प्रसन्न हं । हे प्रभो ! आधिव्याधि रूप साँपों से दंश किए हुए मेरा उद्धार करें । हे श्रीकृष्ण ! हे 
रुक्मिणी के प्रियतम ! हे गोपीजनों के मनोहर ! हे जगदगुरु ! संसार सागर में डूबे हुए मेरा आप उद्धार 
करें ! हे केशव ! हे क्लेशहारी ! हे नारायण ! हे जनार्दन ! हे गोविन्द ! हे परमानन्द ! हे माधव ! 
आप मेरा उद्धार कीजिए । 

अथैवं स्तुतिभिराराधयामि तथा यूयं पञ्चपदं जपन्तः श्रीकृष्णं ध्यायन्तः 

संसृतिं तरिष्यथेति होवाच हैरण्यगर्भः ॥46॥ 

अमुं पञ्चपदं मन्त्रमावर्तयेद्यः स यात्यनायासतः केवलं तत्पदं तत्‌ ॥47॥ 

अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्घदिति ॥48॥ 

तस्मात्कृष्ण एव परमो देवस्तं ध्यायेत्‌ तं रसयेत्‌ तं भजेत्‌ तं भजेदित्यों 

तत्सदित्युपनिषत्‌ ॥4 9॥ 

इति गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत्समाप्ता । 


> 


है मुनियो ! जैसे में (ब्रह्मा) इन स्तुतियों से भगवान्‌ पंचपद श्रीकृष्ण की आराधना करता हुँ, वैसे 
तुम लोग भी पंचपद को जपते हुए, श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए, संसार को पार कर जाओगे'--ऐसा 
हिरण्यगर्भ ने कहा | जो इस पंचपद का जप करेगा, वह अनायास ही कैवल्यपद को प्राप्त करेगा | यह 
परमपद एक है जो गतिशील न होने पर भी मन से भी ज्यादा वेगशील है । उसको इन्द्रियाँ पहुँच नहीं 
सकती । क्योंकि वह तो इन्द्रियों से आगे ही आगे है । इसलिए कृष्ण ही परमदेव हैं | उनका ध्यान- 
चिंतन करना चाहिए, उनका आस्वादन करना चाहिए, उनको भजना चाहिए, इति ३% तत्‌ सत्‌-ऐसी 
ही यह उपनिषत्‌ है । ; 
इस प्रकार गोपालपूर्वतापिन्युपनिषत्‌ समाप्त होती है । 


w 
शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः"देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3७ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
श्र 


(98) गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


इस अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ में व्रजस्रियो के द्वारा दुर्वासा की भिक्षा, कृष्ण के अस्खलित 
ब्रह्मचर्य और दुर्वासा के निराहारत्व का उपपादन, दोनों के बारे में गान्धर्वी की शंका, 
ब्रह्मज्ञानियों के लिए नैष्कर्म्य का कथन, गोपालकृष्ण के जन्म आदि के बारे में गांधर्वी के प्रश्न, 
अवतारविषयक प्रश्न, मथुरा का माहात्म्य, मथुरा के आवरण में देवों का वास, मथुरा की 
कृष्णमूर्तियाँ-रुद्रादि कौ पूजनीय, मथुरा के गोपालकृष्ण की महिमा, भगवान्‌ का ध्यानाई 
स्वरूप, विद्यासंप्रदाय आदि बहुत से विषय दिए गए हे । 


९७ 


शान्तिपाठ: 
ॐ भद्रं कर्णेभिः--देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३2 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 


एकदा हि व्रजस्त्रियः सकामाः शर्वरीमुषित्वा सर्वेश्वरं गोपालं कृष्ण- 
मूचिरे। उवाच ताः कृष्णः । अमुकस्मै ब्राह्मणाय भैक्षं दातव्यमिति । 
दुर्वासस इति ॥1॥ 
कथं यास्यामो जलं तीर्त्वा यमुनायाः यतः श्रेयो भवति। कृष्णेति 
ब्रह्मचारीत्युक्त्वा मार्ग वो दास्यति यं मां स्मृत्वाऽगाधा गाधा भवति यं 
मां स्मृत्वाऽपूतः पूतो भवति यं मां स्मृत्वाऽव्रती व्रती भवति यं मां स्मृत्वा 
सकामो निष्कामो भवति यं मां स्मृत्वाऽश्रोत्रियः श्रोत्रियो भवति यं मां 
स्मृत्वाऽगाधतलस्पर्श रहिता अपि सर्वा सरिद्गाधा भवन्ति ॥2॥ 
श्रुत्वा तद्वाक्यं हि वै रौद्रं समृत्वा तद्वाक्येन तीर्त्वा तत्सौर्या हि वै 
गत्वाऽऽश्रमं पुण्यतमं हि वै नत्वा मुनिं श्रेष्ठ तमं हि वै रौद्रं चेति दत्त्वाऽस्मै 
ब्राह्मणाय क्षीरमयं a म हि वै मृष्टतमं हि तुष्टः स्नात्वा भुक्त्वा 
हित्वाऽऽशिषं प्रयुज्यानुज्ञा ॥3॥ 
एक बार कामनावाली ब्रज की खियो ने रात में उपवास पूर्वक रहकर सवेश्वर ऐसे गोपालकृष्ण 
उन्‍होंने पालकृष्ण 
से कहा। उन्होंने कहा--हे कृष्ण ! हम किस ब्राह्मण को भिक्षा दें ?' तब कृष्ण ने कहा--'दुर्वासा 
को दो” | तब गोपियो ने कहा--यमुना के जल को तैर कर कैसे जाएँ ?' तब कृष्ण बोले.“ 
के र -_ कृष्ण 
ब्रह्मचारी है'--ऐसा कहोगी तो वह तुम्हें मार्ग देगी । मुझे याद करने से गहरी वह छिछली हो जाएगी 
मेरे स्मरण से अपवित्र पवित्र हो जाता हे । मेरा स्मरण करके व्रतहीन EE 
करके व्रतहीन व्रती हो 
मेरै जाता है, मेरै स्मरण से 
सकाम मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे स्मरण से अश्रोत्रिय श्रोत्रिय हो जाता है। मेरे स्मरण से 
और स्पर्शरहित सभी नदियाँ गाध के 
> हि एप (छिछली) हो जाती है। श्रीकृष्ण के इस वाक्य को सुनकर 


गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (98) 447 


रौद्र (दुर्वासा) का स्मरण करके वे उस सौर्या (सूर्यपुत्र) यमुना को पार करके आश्रम में जाकर 
पुण्यशाली उन श्रेष्ठ रौद्र मुनि को नमन करके उस ब्राह्मण को क्षीरयुक्त, घृतयुक्त पका हुआ भैक्ष्य 
0) । तब ऐसे अन्न को जानकर संतुष्ट हुए उन मुनि ने स्नान करके भैक्ष्य खाकर के उन्है आशीष 
ता ऊचुः--कथं यास्यामो वयं सौर्या तीर्त्वा । स होवाच मुनिः दूर्वा 
शिनं मां स्मृत्वा वो दास्यतीति मार्गम्‌ ॥4॥ 
तासां मध्ये हि श्रेष्ठा गान्धर्वी ह्युवाच तं हि वै ताभिरेवं कथं कृष्णो 
ब्रह्मचारी कथं दूर्वाशनो मुनिः । तां हि मुख्यां विधाय पूर्वमनुकृत्वा 
तूष्णीमासुः ॥5॥ 
हा उन्होंने कहा--'यमुना को तेरकर कैसे जाएँगी ?' तब उन मुनि ने कहा-- निराहार दुर्वासा 
(मै) हूँ, ऐसा कहकर स्मरण करने से वह तुम्हें मार्ग देगी ।! उनके बीच एक बड़ी गोपी गान्धर्वी थी । 
उसने उन मुनि से कहा--कृष्ण ब्रह्मचारी केसे हो सकते हैं और दुर्वासा भी निराहार कैसे हो सकते 
र १ हर उस मुख्य को आगे करके बाकी की गोपियाँ मौन ही रहीं (गान्धर्वी के साथ सहमत होकर 
न रहीं) | 


शब्दवानाकाश: । शब्दाकाशाभ्यां भिन्नः। तस्मिन्नाकाशस्तिष्ठति । 

आकाशे तिष्ठति। स ह्याकाशस्तं न वेद । स ह्यात्माऽहं कथं भोक्ता 

भवामि ॥6॥ 

स्पर्शवान्‌ वायुः । स्पर्शवायुभ्यां भिन्न: । तस्मिन्वायुस्तिष्ठति | वायौ 

तिष्ठति । वायुस्तं न वेद । स ह्यात्माऽहं कथं भोक्ता भवामि ॥7॥ 

रूपवदिदं तेजः । रूपाग्निभ्यां भिन्नः। तस्मिन्नग्निस्तिष्ठति । अग्नौ 

तिष्ठति । अग्निस्तं न वेद्‌ । स ह्यात्माऽहं कथं भोक्ता भवामि ॥8॥ 

रसवत्य आपः । रसाद्भयो भिन्नः । तस्मिन्नापस्तिष्ठन्ति। अप्सु तिष्ठति । 

आपस्तं न विदुः । स ह्यात्माऽहं कथं भोक्ता भवामि ॥9॥ 

गन्धवतीयं भूमिः । गन्धभूमिभ्यां भिन्नः । तस्मिन्‌ भूमिस्तिष्ठति । भूमौ 

तिष्ठाति । भूमिस्तं न वेद । स ह्यात्माऽहं कथं भोक्तां भवामि ॥1 0॥ 

इदं हि मन एवेदं मनुते । तानीदं हि गृह्णाति । यत्र सर्वमात्मैवाभूत्तत्र वा 

कुत्र मनुते क्व वा गच्छतीति। सह ह्यात्माऽहं कथं भोक्ता 

भवामि ॥11॥ 

तब उस गोपी की शंका का समाधान करते हुए मुनि ने कहा-- आकाश शब्द गुण वाला है, 

पर वह आत्मा तो शब्द और आकाश दोनों से अलग है। उसी में आकाश रहता है और आकाश में 
वह भी रहता है, फिर भी आकाश उसे नहीं जानना । वही आत्मा में हूँ तो में भोक्ता कैसे बन सकता 
हूँ। यह वायु स्पर्श वाला है, लेकिन आत्मा तो उन वायु और स्पर्श दोनों से अलग है, वायु उसी में 
रहता है, और वह वायु में रहता है फिर भौ वायु उसे नहीं जानता | वह ps मैं ही न तो में कैसे 
भोक्ता बन सकता हूँ ? यह तेज रूपवाला है, लेकिन आत्मा तो रूप और अग्नि दोनों से अलग है 
अग्नि उसमें रहता है और वह अग्नि में रहता है फिर भी अग्नि उसे नहीं जानता । वह आत्मा मैं हूँ। 
वह मैं भला कैसे भोक्ता बन सकता हूँ। यह जल रसयुक्त है, पर वह आत्मा तो जल और रस दोनों 


448 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


से अलग ही हे । पानी उसमें रहता है और वह पानी में रहता है पर पानी उसे जानता नहीं है । वही 
आत्मा मैं हूँ, तो में भला भोक्ता केसे बन सकता हूँ | यह पृथ्वी गन्धयुक्त है, पर वह आत्मा तो पृथ्वी 
और गन्ध, दोनों से अलग ही हे । पृथ्वी उसमें रहती है, वह भी पृथ्वी में रहता हे फिर भी पृथ्वी इसे 
नहीं जानती । वह आत्मा है, वह मैं ही हूँ तो में भोक्ता कैसे बन सकता हुँ ? यह मन ही ऐसा मानता 
हे, मन ही इन सबको ग्रहण करता है परन्तु जब सब कुछ आत्मरूप ही हो गया, तब कौन क्या 
मानेगा ? कौन कहाँ जाएगा ? वही आत्मा में हूँ, में भोक्ता कैसे बन सकता हूँ ? 

अयं हि कृष्णो यो वो हि प्रेष्ठः शरीरद्दयकारणं भवति ॥1 21 

द्वा सुपर्णौ भवतो ब्रह्मणोऽहं संभूतस्तथेतरो भोक्ता भवति | अन्यो हि 

साक्षी भवतीति । वृक्षधर्मे तौ तिष्ठतः । अतो भोक्त्रभोक्तारौ । पूर्वो हि 

भोक्ता भवति । तथेतरोऽभोक्ता कृष्णो भवतीति ॥131 


यह जो कृष्णा तुम्हारा प्रियतम है, वह व्यष्टि-समष्टि रूप दोनों शरीर के कारणस्वरूप होने से 

और ईश्वर होने से वैसे ही आत्मरूप हे । चिन्मात्र ब्रहम से ही सुपर्ण जैसे जीव और ईश्वर--दोनों उत्पन्न 
होते हैं | उनमें से एक 'अहं' से उत्पन्न जीव भोक्ता होता है और दूसरा ईश्वर अभोक्ता और साक्षी होता 
है। वे दोनों वृक्ष धर्म रूप संसार में रहते हैं, परन्तु भोक्ता और अभोक्ता के रूप में होते हैं । पहला जीव 
है, वह भोक्ता होता है और दूसरा साक्षी है, वह अभोक्ता होता हे ! यह कृष्ण अभोक्ता साक्षी है । 

यत्र विद्याऽविद्ये न विदामो विद्याऽविद्याभ्यां भिन्नो विद्यामयो हि यः स 

कथं विषयो भवति ॥1 4॥ 

यो ह वै कामेन कामान्‌ कामयते स कामी भवति । यो ह वै त्वकामेन 

कामान्‌ कामयते सोऽकामी भवति । जन्मजराभ्यां भिन्नः स्थाणुरय- 

मच्छेद्योऽयम्‌ । योऽसौ सूर्ये तिष्ठति योऽसौ गोषु तिष्ठति योऽसौ गोपान्‌ 

पालयति योऽसौ सर्वेषु देवेषु तिष्ठति योऽसौ सवैर्दिवैर्गीयते योऽसौ सर्वेषु 

भूतेष्वाविश्य भूतानि विदधाति स वो हि स्वामी भवति ॥1 5॥ 


जो विद्या और अविद्या का विषय नहीं है । अविद्या से तो वह प्रकाशित होता ही नहीं और विद्या 
का तो वही प्रकाशक है, विषय नहीं है (भ्रकाश्य नहीं है) | वह तो विद्या और अविद्या दोनों से भिन्न 
है, वह विद्यामय ज्ञानमय ही है, वह कैसे विषय हो सकता है ? जो कामनाओं से भोगों को चाहता है, 
वह कामी होता है और जो कामनारहित होकर भोगों को भोगता है वह अकामी होता हे । वह जन्म 
और जरावस्था से भिन्न है, अचल है, अच्छेद्य है, वह यह जो सूर्य में भी रहता है, वह जो गायों में 
रहता है, वह जो गोपों का पालन करता है, वह जो सभी देवों में रहता है वह जो सभी के द्वार स्तुति 
द्वारा गाया जाता है, वह जो सभी भूतों में प्रविष्ट होकर सभी भूतों को धारण करता है, वही वह तुम 
लोगों का स्वामी (कृष्ण) है । ; र 
सा होवाच गान्धर्वी-कथं वा स्वस्मासु जातो गोपाल: । कथं वा 
ज्ञातोऽसौ त्वया मुने कृष्णः । को वाऽस्य मन्त्रः । किं स्थानम्‌ | कथं वा 
देवक्यां जातः। को वाऽस्य जायाग्रामो भवति । कीदृशी पूजाऽस्य 


गोपालस्य भवति । साक्षात्प्रकृतिपरोऽयमात्मा गोपालः कथं त्ववतीर्णो 
: कथ 
भूम्याम्‌ । सा गान्धर्वी हि वै मुनिमुवाच ॥1 6॥ 


गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (98) 449 


फिर गान्धर्वी ने पूछा--“हमारी गोपाल की जाति में उत्पन्न हुए कृष्ण को आपने कैसे जान 

लिया ? इसका मंत्र क्या है । उसका स्थान क्या हे ? वह देवकी से क्यों जन्मा ? इसका जायाग्राम 
(पत्नी समूह) कौन है ? इस गोपाल की पूजा किस तरह होती हे ? साक्षात्‌ प्रकृति से पर यह आत्मा 
गोपाल इस भूमि पर क्यों अवतीर्ण हुआ ?”--ऐसे प्रश्‍न गान्धर्वी ने पूछे । 

स होवाच तां हि वै-पूर्व नारायणो यस्मिंल्लोका ओताश्च प्रोताश्च तस्य 

हत्पद्यमाज्जातोऽन्जयोनिस्तपस्तप्त्वा तस्मै ह वरं ददौ । स कामप्रश्नमेव 

वब्रे । तं हास्मै ददौ ॥1 7॥ 

स होवाचाब्जयोनिः--यो वाऽवताराणां मध्ये श्रेष्ठोऽवतारः को भवति 

येन लोकास्तुष्टा भवन्ति यं स्मृत्वा मुक्ता अस्मात्‌ संसाराद्भवन्ति कथं 

वाऽस्यावतारस्य ब्रह्मता भवति ॥1 8॥ 


तब मुनि ने उससे कहा--पहले नारायण ही थे, उनमें ये सब लोक ओतप्रोत थे | उनके हृदय- 

कमल से कमलयोनि (ब्रह्मा) जन्मे । उन्होंने तप किया तो उन नारायण ने उन्हें वरदान दिया । उन 
ब्रह्मा ने इच्छित वरदान माँगा और नारायण ने उसे दिया । फिर ब्रह्मा (कमलयोनि) ने उनसे कहा-- 
जो अवतारों में श्रेष्ठ है वह कौन है ? जिन्होंने इन लोकों की सृष्टि की है, जिनका स्मरण करके मनुष्य 
इस संसार से मुक्त हो जाते हैं ? और इस अवतार की ब्रह्मता कैसे होती है ?” 

स होवाच तं हि वै नारायणो देवः-सकाम्या मेरोः शृङ्गे यथा सप्तपुर्यो 

भवन्ति तथा निष्काम्याः सकाम्या भूगोलचक्रे सप्तपुर्यो भवन्ति । तासां 

मध्ये साक्षादूब्रह्म गोपालपुरी भवति ॥1 9॥ 

सकाम्या निष्काम्या देवानां सर्वेषां भूतानां भवति । अथास्य भजनं 

भवति । यथा हि वै सरसि पदां तिष्ठति तथा भूम्यां तिष्ठति चक्रेण रक्षिता 

मथुरा तस्माद्गोपालपुरी भवति ॥20॥ 


ब्रह्मा के द्वारा पूछे जाने पर उन नारायण देव ने कहा-- जैसे मेरु पर्वत के शिखर पर कामना 
वालों के लिए कामों को भोगने के लिए सात नगरियाँ स्थित हैं, वैसे ही कामना नहीं करने वालों के 
लिए सात नगरियाँ पृथ्वी के बीच में भी आई हुई हैं । पृथ्वी में सकाम लोगों के लिए भी नगरियों हैं 
ही | उन निष्कामियों की सात नगरियों में एक साक्षादब्रमपुरी है, उसका नाम गोपालपुरी है । इस भूगोल 
में सकाम और निष्काम, देवों और अन्य प्राणियों के लिए पुरियाँ हैं । इस मथुरा में उसका--कृष्ण का 
भजन होता है । जैसे तालाब में कमल होता है, वैसे ही भगवान्‌ के चक्र से रक्षित मथुरा है | इसीलिए 
वह गोपालपुरी कही जाती है | 


बृहद्बृहद्वनं मधोर्मधुवनं तालस्तालवनं काम्यं काम्यवनं बहुला 
बहुलवनं कुमुदः कुमुदवनं खदिरः खदिरवनं भद्रो भद्रवनं भाण्डीर इति 
` भाण्डीरवनं श्रीवनं लोहवनं बृन्दावनमेतैरावृता पुरी भवति॥21॥ 

तत्र तेष्वेव गगनेष्वेवं देवा मनुष्या गन्धर्वा नागाः किंनरा गायन्ति 
जृत्यन्तीति ॥2 2॥ 

तत्र द्वादशादित्या एकादश रुद्रा अष्टो वसवः सप्त मुनयो ब्रह्मा नारदश्च 
पञ्च विनायका विश्वेश्वरो रुद्रश्वरोऽम्बिकेश्वरो गणेश्वरो नीलकण्ठेश्वरो 

29 उ०तृ० 


450 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


वीरेश्वरो गोपालेश्वरो भद्रेश्वर इत्यष्टावन्यानि लिङ्गानि चतुर्विशति- 

भवन्ति ॥23॥ 

द्वे वने स्तः कृष्णवनं भद्रवनम्‌। तयोरन्तर्द्वादश वनानि पुण्यानि 

पुण्यतमानि । तेष्वेव देवास्तिष्ठन्ति सिद्धाः सिद्धिं प्राप्ताः ॥2 4॥ 

वह साक्षाद्‌ ब्रह्मपुरी गोपालपुरी मथुरा बारह वनों से घिरी हुई है | उनमें पहला बृहद्‌ वन है 

दूसरा मधुदैत्य का मधुवन है, तीसरा तालों वाला तालवन, चौथा कामद काम्यवन, पाँचवाँ बहुला वाला 
बहुलवन, छठा कुमुद वाला कुमुदवन, सातवाँ खदिर वाला खदिरवन, आठवाँ भद्रवन, नवाँ 
भाण्डीरवन, दसवाँ श्रीवन, ग्यारहवाँ लोहवन और बारहवाँ वृन्दावन--इनसे यह मथुरा आवृत है । वहाँ 
उन्हीं वनों के गगनों में देव, मनुष्य, गंधर्व, नाग और किन्नर आदि गाते हैं और नाचते रहते हैं । वहाँ 
बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र, आठ वसु, सात मुनि, ब्रह्मा, नारद, पाँच विनायक तथा वीरेश्वर, रुद्रेश्वर, 
अम्बिकेश्वर, गणेश्वर, नीलकण्टेश्वर, विश्वेश्वर, गोपालेश्वर और महेश्वर--ऐसे आठ अन्य लिंग हैं और 
तदुपरान्त अन्य चौबीस शिवलिंग भी आए हुए हैं । कृष्णवन और भद्रवन ऐसे दो वन हैं । उनके भीतर 
बारह पवित्र वन हैं | वे बहुत ही पवित्र हैं । उन्हीं में देवलोग रहते हैं, वहीं सिद्धि को प्राप्त हुए सिद्ध 
पुरुष रहते हैं। 

तत्र हि रामस्य राममूर्तिः प्रद्युम्नस्य प्रद्युम्ममूर्तिरनिरुद्धस्यानिरुद्धमूर्ति : 

कृष्णस्य कृष्णमूर्तिः ॥2 5॥ 

वनेष्वेवं मथुरास्वेवं द्वादश मूर्तयो भवन्ति । एकां हि रुद्रा यजन्ति द्वितीयां 

हि ब्रह्मा यजति तृतीयां ब्रह्मजा यजन्ति चतुर्थी मरुतो यजन्ति पञ्चमीं 

विनायका यजन्ति षष्ठीं च वसवो यजन्ति सप्तमीमृषयो यजन्ति अष्टमीं 

गन्धर्वा यजन्ति नवमीमप्सरसो यजन्ति दशमी वै ह्यन्तर्धाने तिष्ठति 

एकादशमिति स्वपदानुगा द्वादशमिति भूम्यां तिष्ठति । तां हि ये यजन्ति ते 


मृत्युं तरन्ति मुक्तिं लभन्ते गर्भजन्मजरामरणतापत्रयात्मकटुःखं 
तरन्ति ॥26॥ 


वहाँ राम (बलराम) की राममूर्ति, प्रद्युम्न की प्रद्युम्नमूर्ति, अनिरुद्ध की अनिरुद्धमूर्ति और कृष्ण की 

कृष्णमूर्ति है । मधुरा के इन वनों में बारह मूर्तियाँ हैं | उनमें एक की पूजा रुद्र करते है दूसरी की पूजा ब्रह्मा 
करते हैं, तीसरी की पूजा सनत्कुमारादि ब्रह्मा के पुत्र करते हैं, चौथी की पूजा मरुत करते हैं, पाँचवीं की 
पूजा विनायक करते हैं, छठी की पूजा वसु करते हैं, सातवीं की पूजा ऋषि लोग करते हैं, आठवीं की पूजा 
गंधर्व लोग क़रते हैं, नवीं की पूजा अप्सराएँ करती हैं, दसवीं को पूजा गुप्त रहती है और ग्यारहवीं की 
पूजा विष्णुपद में पहुँची हुई है, और 'द्रादशधाम' नाम से प्रसिद्ध बारहवीं भूमि में ही रहती है | जो लोग 
उस बारहवीं मूर्ति की पूजा को करते हैं, वे लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त करते हैं और 
गर्भ, जन्म, जरा, मरण तथा तीनों प्रकार के तापों (दुःखों) को पार कर जाते हे । 

तदप्येते श्लोका भवन्ति-- 

सम्प्राप्य मथुरां रम्यां सदा ब्रह्मादिवन्दिताम्‌ । 

शङ्कचक्रगदाशाङ्करक्षितां मुसलादिभिः ॥27॥ 

यत्रासौ संस्थितः कृष्णः स्त्रीभिः शक्त्या समाहितः । 

रमानिरुद्धप्रद्युम्ने रुक्मिण्या सहितो विभुः ॥28॥ 

चतुःशब्दो भवेदेको ह्योंकारस्य उदाहृतः ॥2 9॥ 


गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (98) 451 


ऐसी रमणीय, सदैव ब्रह्मादिकों के द्वारा सेवित, शंख-चक्र-गदा-शार्ङ्ग आदि के द्वारा और मूसल 

आदि के द्वारा सुरक्षित मथुरापुरी को जहाँ व्यापक श्रीकृष्ण, खियों के साथ, अपनी शक्ति के साथ 
निवास कर रहे हैं, जहाँ रमा (राधा), रुक्मिणी, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध के साथ रहे हें ऐसी नगरी को 
प्राप्त करके मनुष्य को समाहित (स्थिर) हो जाना चाहिए । वहाँ वे चार मिलकर एक चतुर्व्यूह, ओंकार 
की तरह हो जाता हे (जैसे अ, उ, म और अर्धमात्रा मिलकर एक ओंकार होता है) । 

तस्मादेव परो रजसेति सोऽहमित्यवधार्यात्मानं गोपालोऽहमिति भाव- 

येत्‌। स मोक्षमश्नुते । स ब्रह्मत्वमधिगच्छति । स ब्रह्मविद्धवति | स 

गोपान्‌ जीवानात्मत्वेन सृष्टिपर्यन्तमालाति । स गोपालो ह्यों भवति तत्‌ 

सोऽहम्‌ । परं ब्रह्म कृष्णात्मको नित्यानन्दैकस्वरूपः सोऽहम्‌। ओं तत्‌ 

सद्गोपालोऽहमेव । परं सत्यमबाधितं सोऽहमित्यात्मानमादाय मनसैक्यं 

कुर्यात्‌ । आत्मानं गोपालोऽहमिति भावयेत्‌ । स एवाव्यक्तोऽनन्तो नित्यो 

गोपालः ॥30॥ 

इसलिए रजस्‌ (रजोगुण या मलिनता) से परे जो है, वह में स्वयं ही हँ, ऐसी धारणा करके 

अपने आपमें “में गोपाल ही हँ'--इस प्रकार की भावना करनी चाहिए | ऐसा भावक मोक्ष को प्राप्त 
करता है, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है, वह ब्रह्मविद्‌ हो जाता हैं, वह सृष्टिपर्यन्त गोपों को अपने 
आत्मत्व के रूप में स्वीकार करता हे । वह गोपाल ३% स्वरूप बन जाता है । जो वह सत्‌ है वही में 
हूँ । कृष्णात्मक नित्य आनन्दस्वरूप जो पखह्य है, वही में हुँ । वह सत्‌ स्वरूप गोपाल मैं ही हुँ । परम 
अबाधित सत्य वह मैं ही हुँ--इस प्रकार अपनी आत्मा में स्वीकार करके मन से ऐक्यभाव करना 
चाहिए । “में गोपाल हूँ-एऐसी आत्मा में भावना करनी चाहिए । वही अव्यक्त, अनन्त और 
नित्यगोपाल हे । 


मधुरायां स्थितिर्रह्मन्‌ सर्वदा मे भविष्यति । 

शङ्खचक्रगदापदावनमालाधरस्य वै ॥31॥ 

विश्वरूपं परं ज्योतिः स्वरूपं रूपवर्जितम्‌ । 

मधुरामण्डले यस्तु जम्बूदीपे स्थितोऽपि वा । 

योऽर्चयेत्‌ प्रतिमां मां च स मे प्रियतरो भुवि ॥3 2॥ 

तस्यामधिष्ठितः कृष्णरूपी पूज्यस्त्वया सदा । र 

हे ब्रह्मन्‌! मेरा निवास मथुरा में सदैव रहेगा । वहाँ में शंख, चक्र, गदा, पद्य आर वनमाला 

धारण करके रहूँगा। और अन्य मेरा स्वयं ज्योतिरूप आकाररहित जो विश्वरूप है । लेकिन मथुरा के 
मंडल में जो साकार स्वरूप है, उसे यदि (उसकी प्रतिमा को) जम्बूद्वीप में दूर रहने वाला भी कोई 
मनुष्य पूजता है, तो वह मेरा बहुत ही प्रिय बन जाता है । तुमको भी उस मूर्ति में प्रतिष्ठित कृष्णरूप 
की ही पूजा करनी चाहिए । 


चतुर्धा चास्यावतारा भेदत्वेन यजन्ति मामू ॥33॥ 
युगानुवर्तिनो लोका यजन्तीह सुमेधसः । 
गोपालं सानुजं कृष्णं रुक्मिण्या सह तत्परम्‌ ॥34॥ 


452 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


गोपालोऽहमजो नित्यः प्रद्युम्नोऽहं सनातनः । 
रामोऽहमनिरुद्धोऽहमात्मानं ह्यर्चयेद्बुधः ॥35॥ 
मयोक्तेन स धर्मेण निष्कामेन विभागशः । 

तैरहं पूजनीयो वै भद्रकृष्णनिवासिभिः ॥३७॥ 
तद्धर्मगतिहीना ये तस्यां मयि परायणाः । 


इस प्रकार से मुझ एक को ही युग के अनुसार बुद्धिमान लोग अवतार के भेद से चार प्रकार 

से--चतुर्व्यूह के रूप में पूजते हैं । अनुज-बलराम के और रुक्मिणी के साथ रहे हुए गोपाल की लोग 
पूजा करते हैं । वह गोपाल मैं पारमार्थिक रूप में अजन्मा, नित्य हूँ, और प्रद्युम्न भी सनातन है, बलराम 
भी मैं हूँ और अनिरुद्ध भी मैं ही हूँ--इस प्रकार अपनी आत्मा को मानकर बुद्धिमान को मेरी अर्चना 
करनी चाहिए । भद्रवन और कृष्णवन में बसते (समाहित) लोगों के द्वारा मुझे इसी तरह पूजा जाना 
चाहिए । वे धर्म की गति से हीन हों, और-- 

कलिना ग्रसिता ये वै तेषां तस्यामवस्थितिः ॥371 

यथा त्वं सह पुत्रैस्तु यथा रुद्रो गणैः सह । 

यथा श्रियाऽभियुक्तोऽहं तथा भक्तो मम प्रियः ॥३8॥ 
--चाहे कितने ही कलिकाल से ग्रसित क्यों न हों, यदि उनकी उपस्थिति उस नगरी में होगी तो उन्हें 
भी उस नगरी में रहकर मेरी पूजा करनी चाहिए । जैसे रुद्र अपने गणों के साथ मेरी पूजा करते है, वैसे 
तुम भी अपने पुत्रों के साथ मेरी पूजा करो । और जैसे मैं लक्ष्मी (ऐश्वर्य) से युक्त हूँ, उसी प्रकार मेरे 
भक्त तुम भी बने रहो । 


स होवाचाब्जयोनिश्चतुर्भिदैवैः कथमेको देवः स्यात्‌ । 

एकमक्षरं यद्विश्रुतमनेकाक्षरं कथं संभूतम्‌ ॥३9॥ 

स होवाच तं हि-पूर्वमेकमेवाद्वितीयं ब्रह्मासीत्‌। तस्मादव्यक्तमेका- 

क्षरम्‌ । तस्मादक्षरान्महत्‌ । महतोऽहंकारः । तस्मादहंकारात्‌ पञ्च तन्मा- 

त्राणि । तेभ्यो भूतानि । तैरावृतमक्षरम्‌ । अक्षरोऽहमोंकारोऽहमजरोऽम- 

रोऽभयोऽमृतो ब्रह्माभयं हि वै। स मुक्तोऽहमस्मि। अक्षरोऽह- 

मस्मि ॥40॥ 

तब कमलयोनि ब्रह्मा ने पूळा--'वह एक ही देव चार प्रकार के कैसे होते हैं ? जो एक ही अक्षर 

कहा गया है, वह अनेक अक्षर रूप कैसे हो सकता है ?” ब्रह्मा द्वारा इस तरह पूछे जाने पर नारायण 
ने उनसे कहा कि पहले तो एक और अद्वितीय ब्रह्म ही था। उससे एकाक्षर अव्यक्त उत्पन्न हुआ है। 
उस अव्यक्त से महत्‌ जन्मा । महत्‌ से अहंकार उत्पन्न हुआ | अहंकार से तन्मात्राएँ जन्मी । और 
तन्मात्राओं से पंचमहाभूत उत्पन्न हुए । उनके द्वारा अक्षर आवृत हो गया । मैं वह अक्षर, यह ओंकार 
अजर, अमर, अभय हूँ | सचमुच ब्रह्म अभय ही है । वही में मुक्त हुँ, वही मैं अक्षर हूँ । १ 

सत्तामात्रं चित्स्वरूपं प्रकाशं व्यापकं तथा | 

एकमेवाद्वयं ब्रह्म मायया च चतुष्टयम्‌ ॥41॥ 

रोहिणीतनयो विश्व अकाराक्षरसम्भव 


तैजसात्मकः प्रद्युम्न उकाराक्षरसम्भवः ॥421 


गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ ( 98 ) 453 


प्राज्ञात्मकोऽनिरुद्धोऽसौ मकाराक्षरसम्भवः । 
अर्धमात्रात्मकः कृष्णो यस्मिन्‌ विश्वं प्रतिष्ठितम्‌ ॥431 


वास्तविक (पारमार्थिक) दृष्टि से तो स्वयंप्रकाशित चिन्मय व्यापक सत्ता तो एक ही है, परन्तु 
माया से ही उसके चार भाग हुए हैं। रोहिणी के पुत्र बलराम विश्व” रूप और ओंकार के 'अकार' से 
उत्पन्न हुए हैं, 'तैजस्‌' स्वरूप प्रद्युम्न ओंकार के उकार से उत्पन्न हुए हैं, प्ाज्ञस्वरूप अनिरुद्ध ओंकार 
के मकार से उत्पन्न हुए हैं । कृष्ण अर्धमात्रा का स्वरूप है, उनमें यह सारा विश्व प्रतिष्ठित है । 
कृष्णात्मिका जगत्कर्त्री मूलप्रकृति रुक्मिणी । 
व्रजस्त्रीजनसम्भूतश्रुतिभ्यो ब्रहासङ्गतः । 
प्रणवत्वेन प्रकृतित्वं वदन्ति ब्रहावादिनः ॥441 
तस्मादोंकारसम्भूतो गोपालो विश्वसंस्थितः । 
क्लीमोंकारस्य चैकत्वं वदन्ति ब्रह्मवादिनः । 
मथुरायां विशेषेण मां ध्यायन्‌ मोक्षमश्नुते ॥45॥ 
कृष्णात्मिका मूलम्रकृति रुक्मिणी है, वही जगत्कर्त्री (जगत्‌ को बनाने वाली) है । और व्रज की 
स्त्रियों के समूह से उत्पन्न हुई श्रुतियों से वह (३%) ज्ञान से पूर्ण (युक्त) हुआ है । इस तरह ब्रह्मवादी 
लोग प्रणव का प्रकृतित्व प्रतिपादित करते हैं । इस तरह ३% कार से उत्पन्न हुए गोपाल सारे विश्व में 
उपस्थित हैं । ब्रह्मवादी लोग 'क्ली' और 'ओम्‌'-दोनों को एक ही बताते हैं । विशेष करके मथुरा में 
मेरा ध्यान करने वाला मोक्ष को ही प्राप्त होता है । 
अष्टपत्रं विकसितं हत्पदां तत्र संस्थितम्‌ । 
दिव्यध्वजातपत्रैस्तु चिह्नितं चरणद्वयम्‌ ॥46॥ 
श्रीवत्सलाञ्छनं हृत्स्थं कौस्तुभप्रभया युतम्‌ । 
चतुर्भुजं शङ्कचक्रशाङ्गपद्मगदाऽन्वितम्‌ ॥47॥ 
सुकेयूरान्वितं बाहुं कण्ठमालासुशोभितम्‌। 
द्युमत्किरीटमभयं स्फुरन्मकरकुण्डलम्‌ ॥48॥ 
हिरण्मयं सौम्यतनुं स्वभक्तायाभयप्रदम्‌। 
ध्यायेन्मनसि मां नित्यं वेणुश्रृङ्गधरं तु वा ॥49॥ 
मथुरा में वह ध्येय मूर्ति ऐसी है-वह (में) आठ दलों वाले विकसित हृदयकमल में विराजित 
हूँ । दिव्य ध्वजाओं और छत्रो से युक्त हूँ, दोनों चरण मेरे चिह्नित किए गए हैं । ऐसे श्रीवत्स के लांछन 
वाले, तेजोमय कौस्तुभमणि वाले, चार हाथ वाले, शंख-चक्र-गदा-शाङ्ग-पदम से युक्त, सुन्दर केयूर 
पहने हुए हाथवाले, कण्ठ में मालाओं से सुशोभित, कान्तियुक्त मुकुट धारण किए हुए, हिलते 
मकराकार कुण्डल वाले, निर्भय, सोने की-सी कान्ति वाले, सौम्य शरीर वाले, अपने भक्तों को अभय 
देने वाले, वेणु या सींग को धारण किए हुए--इस प्रकार मेरा मन में ध्यान करना चाहिए। 


मथ्यते तु जगत्सर्वं ब्रह्मज्ञानेन येन वा । 
मत्सारभूतं यद्यत्स्यान्मथुरा सा निगद्यते ॥50॥ 
अष्टदिक्पालकैर्भूमिपद्मं विकसितं जगत्‌। 


454 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


संसारार्णवसञ्जातं सेवितं मम मानसे ॥51॥ 

चचन्द्रसूर्य॑त्विषो दिव्या ध्वजा मेरुर्हिरण्मयः । 

आतपत्रं ब्रह्मलोकमथोर्ध्वं चरणं स्मृतम्‌ ॥52॥ 

श्रीवत्सस्य स्वरूपं च वर्तते लाञ्छनैः सह । 

श्रीवत्सलक्षणं तस्मात्‌ कथ्यते ब्रह्मवादिभिः ॥53॥ 

जिससे सारा जगत्‌ मथा जाता है, उसे मथन कहा जाता है, उस मथन में ही ब्रह्मज्ञान है, वह 

मेरा सारतत्त्व है, इसलिए उस मेरे निवासस्थान नगरी को मथुरा कहा जाता हे । मेरे हृदय में तो आठ 
दिक्पालों के द्वारा सेवित यह भूमिरूपी पद्म विकसित हुआ है, जो कि संसाररूपी सागर से उत्पन्न हुआ 
है । सूर्य और चन्द्रमा की किरणें इस भूमिपद्म की ध्वजाएँ हैं । छत्रदण्ड इसका मेरु है, ब्रह्मलोक इसका 
छत्र है, और एक चरण ऊपर हे । मेरा यह श्रीवत्स का स्वरूप लांछनों के साथ रहता है, इसलिए 
ब्रह्मवादियों के द्वारा मैं “श्रीवत्सलक्षण' कहा जाता हूँ । 


येन सूर्याग्निवाक्चन्द्रतेजसा स्वस्वरूपिणा । 

वर्तते कौस्तुभाख्यं मणिं वदन्तीशमानिनः ॥54॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति अहंकारश्चतुर्भुजः । 
पञ्चभूतात्मकं शङ्खं करे रजसि संस्थितम्‌ ॥55॥ 
बालस्वरूपमित्यन्तं मनश्चक्रं निगद्यते । 

आद्या माया भवेच्छाङ्ग पदां विश्वकरे स्थितम्‌ ॥56॥ 
आद्या विद्या गदा वेद्या सर्वदा मे करे स्थिता । 
धर्मार्थकामकेयूरैर्दिव्यैर्दिव्यमयीरितेः ॥57॥ 


जिस स्वरूप के तेज से ही सूर्य, अग्नि, वाक्‌ और चन्द्र प्रकाशित हो रहे है, उन्हीं को कौस्तुभ 
नाम की मणि के रूप में मेरे भक्त और महेश आदि बता रहे हैं। सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ एवं 
अहंकार_ये मेरे चार हाथ हैं। रजोगुणविशिष्ट पंचभूतरूप शंख मेरे हाथ में धारण किया गया है । 
बालस्वरूप-विशुद्ध मन को ही मेरे हाथ में स्थित चक्र समझा जाता है । आद्या माया ही मेरा शाङ्ग धनुष 
है, विश्व ही कर में स्थित पद्म है । आद्या विद्या ही मेरे हाथ में रहने वाली गदा है । धर्म, अर्थ, काम, 
(मोक्ष ?) मेरे हाथ के केयूर कहे गए हैं। 
कण्ठं तु निर्गुणं प्रोक्तं माल्यते आद्ययाऽजया । 
माला निगद्यते ब्रह्मंस्तव पुत्रैस्तु मानसैः ॥58॥ 
कूटस्थं सत्त्वरूपं च किरीटं प्रवदन्ति माम्‌ । 
क्षीरोत्तरं प्रस्फुरन्तं कुण्डलं युगलं स्मृतम्‌ ॥59॥ 
ध्यायेन्मम प्रियं नित्यं स मोक्षमधिगच्छति । 
स मुक्तो भवति तस्मै स्वात्मानं तु ददामि वै ॥6०॥ 
एतत्सर्व भविष्यद्वै मया प्रोक्तं विधे तब । 


स्वरूपं द्विविधं चैव सगुणं निर्गुणात्मकम्‌ ॥61॥ 
मेरा कण्ठ निर्गुण (गुणातीत) है, उसमें आद्या मायारूपी 
मानसपुत्र ने (सनत्कुमारदिकों ने) ऐसा कहा है । सत्स्वरूप ह ह त 
क्षीरोत्तर-3%कार ही मेरे ये प्रस्फुरित दो कुण्डल माने जाते हैं । जो मनुष्य मेरे इस प्रिय स्वरूप ना ध्यान 


गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (98) 455 


करता है, वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता हे । वह मुक्त हो जाता हे, उसे मैं अपनी आत्मा दे देता हुँ 
(साक्षात्कार करा देता हूँ) । हे ब्रह्मा ! यह जो मैंने तुम्हें बताया हे, वह सब अनुभव तुम्हें भविष्य में 
होगा। मेने तुम्हें मेरै दो स्वरूप बताए हे--एक सगुण है और दूसरा निर्गुण है । 
स होवाचाब्जयोनिः--व्यक्तीनां मूर्तीनां प्रोक्तानां कथं त्वाभरणानि 
भवन्ति कथं वा देवा यजन्ति रुद्रा यजन्ति ब्रह्मा यजति ब्रह्मजा यजन्ति 
विनायका यजन्ति द्वादशादित्या यजन्ति वसवो यजन्ति गन्धर्वा यजन्ति 
सपदानुगा अन्तर्धाने तिष्ठन्ति कां मनुष्या यजन्ति ॥62॥ 
तब कमलजन्मा ब्रह्मा ने कहा--आपकी कही गई मूर्तियों के आभरण व्यक्तियों के लिए कैसे 
होते हैं देव लोग इसकी कैसे उपासना करते हैं ? रुद्र उन्हें कैसे पूजते हैं ? इन्हें ब्रह्मा, ब्रह्मा के 
सनत्कुमार आदि पुत्र, विनायक, बारह आदित्य, आठ वसु, गन्धर्व, उसकी कैसे पूजा (उपासना) करते 
हैं ? ये सब तो अपने-अपने कैलास, वैकुण्ठ, सत्यलोक आदि स्थानों में अन्तर्हित होकर पूजी जाती 
हैं । पर मनुष्य आपकी कौन-सी मूर्ति को भजते हैं ? 
स होवाच तं हि वै नारायणो देव:--आद्या व्यक्ता द्वादशा मूर्तयः सर्वेषु 
लोकेषु सर्वेषु देवेषु सर्वेषु मनुष्येषु तिष्ठन्ति रुद्रेषु रौद्री ब्रह्माणीयेषु ब्राह्मी 
देवेषु दैवी मनुष्येषु मानवी विनायकेषु विघ्नविनाशिनी आदित्येषु 
ज्योतिर्गन्धर्वेषु गान्धर्वी अप्सरःस्वेवं गौर्वसुष्वेवं काम्या अन्तर्धा- 
नेष्वप्रकाशिनी आविर्भावतिरोभावा स्वपदे तिष्ठन्ति तामसी राजसी 
सात्तिचकी मानुषी विज्ञानघन आनन्दधनः सच्चिदानन्दैकरसे भक्तियोगे 
तिष्ठति ॥6३॥ 


तब उन नारायण ने ब्रह्मा से कहा कि--पहली बारह मूर्तियाँ व्यक्त हें ये मूर्तियाँ सभी लोकों 
में, सभी देवों में और सभी मनुष्यं में रहती हैं । जैसे-रुद्रो में रौद्री, ब्रह्माणियो में ब्राह्मी, देवों में देवी, 
मनुष्यों में मानवी, विनायकों में विघ्नविनाशिनी, आदित्यो में ज्योति, गंधर्वो में गान्धर्वी, प्रकार 
अप्सराओं में गौरी, ऐसे वसुओं में काम्या, अन्तर्धानों में अप्रकाशिनी और अपने स्थान में आविर्भाव 
तिरोभावरूप रहती हैं । इनमें जो मानुषी मूर्ति है वह सात्विकी, राजसी और pF तीन प्रकारं 
वाली है। और वह मूर्ति विज्ञानघन, आनन्दमय, सच्चिंदानन्दैकरसरूप भक्तियोग में रहती है। 
विज्ञानमय आनन्द नाम की मनुष्यप्रसिद्ध मूर्ति जो-सच्चिदानंदरसमय भक्तियोग है, वहाँ रहती है। 


3 प्राणात्मने ॐ तत्सद्धूर्भुवःसुवस्तस्मै वै प्राणात्मने नमो नमः । ३० 
श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय ॐ तत्सद्भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै 
नमो नमः । ॐ अपानात्मने ॐ तत्सद्भूर्भुवः सुवस्तस्मै वा अपानात्मने 
नमो नमः । ॐ श्रीकृष्णायानिरुद्धाय ॐ तत्सदभू्भुवः सुवस्तस्मै वै 
नम्रो नमः । ॐ व्यानात्मने ॐ तत्सदभूर्भुवः सुवस्तस्मै वै व्यानात्मने 
नमो नमः । ॐ श्रीकृष्णाय रामाय ॐ तत्सदभूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो 
नमः । ॐ उदानात्मने ॐ तत्सदभूर्भुवः सुवस्तस्मै वै उदानात्मने नमो 
नमः । ॐ श्रीकृष्णाय देवकीनन्दनाय ॐ तत्सदभूर्भुवः सुवस्तस्मै वै 
नमो नमः । ॐ समानात्मने ॐ तत्सदभूर्भुवः सुवस्तस्मै वै समानात्मने 
नमो नमः । ॐ श्रीगोपालाय निजस्वरूपाय ॐ तत्सदभूर्भुवः सुवस्तस्मै 


456 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


बै नमो नमः । ॐ योऽसौ प्रधानात्मा गोपाल ॐ तत्सद्भूभ्भुवः सुवस्तस्मै 
बै नमो नमः । ॐ योऽसाविन्द्रियात्मा गोपाल ॐ तत्सदभूर्भुवः सुवस्त- 
स्मै वै नमो नमः। 3७ योऽसौ भूतात्मा गोपाल ॐ तत्सद्भूर्भुवः 
सुवस्तस्मै वै नमो नमः । ॐ योऽसावुत्तमपुरुषो गोपाल ॐ तत्सद्‌- 
भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः । ॐ योऽसौ ब्रह्मापरं वै ब्रह्म 3 
तत्सदभूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः । ॐ योऽसौ सर्वभूतात्मा गोपाल 
ॐ तत्सदभूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो नमः। 59 जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति- 
तुरीयातीतोऽन्तर्यामी गोपाल ॐ तत्सद्भूर्भुवः सुवस्तस्मै वै नमो 
नमः ॥64॥ 
अब ब्रह्मा और ब्रह्मा से उत्पन्न हुए मनुष्यादि कैसे यजन करते हैं, इस प्रकार पूछे गए प्रश्‍न के 
उत्तर में कहते हैं कि (इन्द्रियों के = गो के पालक = गोपाल की स्तुति इस तरह की जाती है कि)-- 
प्राणात्मा को नमस्कार हो । कृष्ण को, गोविन्द को, गोपीजन वल्लभ को नमस्कार हो । अपानात्मा को 
नमस्कार हो । कृष्ण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध को नमस्कार हो । व्यानात्मा को नमस्कार हो । कृष्ण और राम 
को नमस्कार हो । उदानात्मा को नमस्कार हो । कृष्ण को और देवकीनन्दन को नमस्कार हो । समानात्मा 
को नमस्कार हो । गोपाल तथा निजस्वरूप को नमस्कार हो । प्रियतम आत्मा गोपाल को नमस्कार हो । 
इन्द्रियों के आत्मा गोपाल को नमस्कार हो । भूतात्मा गोपाल को नमस्कार हो । अनुत्तम पुरुष गोपाल 
को नमस्कार हो । जो यह अपखह्मरूप गोपाल है, उसे नमस्कार हो । सर्वभूतों के आत्मस्वरूप गोपाल 
` को नमस्कार हो । जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय-इन चारों अवस्थाओं को लाँधकर रहने वाले 
तुर्यातीत गोपाल को नमस्कार हो । अन्तर्यामी गोपाल को नमस्कार हो । भूः स्वरूप, भुवः स्वरूप, स्वः 
स्वरूप ऐसे गोपाल को 3%कारपूर्वक बार-बार नमस्कार हो, नमस्कार हो । 
एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ॥65॥ 
इस गोपाल का पारमार्थिक स्वरूप तो इस प्रकार का है--वह एक और अद्वितीय है, वह 
सभी प्राणियों का अन्तरात्मा है, वह गूढ़ (छिपा हुआ) है, वह सर्वव्यापक और स्वयंप्रकाश है | वह 
सभी कर्मा का अध्यक्ष है, वह सभी प्राणियों में निवास करता है। वह साक्षी है, चैतन्यरूप है और 
निर्गुण है । | 
ॐ रुद्राय नमः । आदित्याय नमः । विनायकाय नम: । सूर्याय नमः । 
विद्यायै नमः । इन्द्राय नमः । अग्नये नमः । यमाय नमः । नित्रतये 


नमः । वरुणाय नमः । वायवे नमः । कुबेराय नम: । ईशानाय 
४ | ईशानाय नमः । 
सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ॥66॥ 


यह जो कृष्णा नामक ब्रह्मतत्त्व है, उनके स्वरूप की अज्ञानमय दृष्टि से जो 
होकर लोगों को दिखाई दे रहे है, सामान्य अज्ञानी लोग न क ह में 
हैं और ओंकार पूर्वक कहते हैं कि ३% रुद्र को नमस्कार, ) कर 
नमस्कार, सूर्य को नमस्कार, विद्या को नमस्कार, इन्द्र को » विनायक को 
नमस्कार, नित्ृति को नमस्कार, वरुण को नमस्कार, वायु को 
को नमस्कार, सभी देवों को नमस्कार हो | 


गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ (98) 457 


दत्त्वा स्तुतिं पुण्यतमां ब्रह्मणे स्वस्वरूपिणे । 

कर्तृत्वं सर्वभूतानामन्तर्धानो बभूव सः॥67॥ 

ब्रह्मणा ब्रह्मपत्रेभ्यो नारदात्तु श्रुतं मुने । 

तथा प्रोक्तं तु गान्धर्वि गच्छध्वं स्वालयान्तिकम्‌॥ इति ॥68॥ 


इति गोपालपूर्वोत्तिरतापिन्युपनिषत्समाप्ता । 
Rani 

मुनि दुर्वासा ने गांधीं से यह कहकर कहा कि इस प्रकार भगवान्‌ नारायण अपने पुत्र ब्रह्माजी 
को पूर्वकथित पुण्यदात्री स्तुति और सर्वलोकों की सृष्टि के कर्तृत्व का सामर्थ्य देकर स्वयं अन्तर्धान- 
(अदृश्य) हो गए । हे गान्धर्वी ! यह शास्त्र प्रारंभ में नारायण ने अपने पुत्र ब्रह्मा को बताया था । ब्रह्मा 
ने यह शास्त्र अपने पुत्रों-सनत्कुमारादि तथा नारदादि को बताया था। मैंने इसे सनकादि तथा नारद 
से सुना है। और जैसा मैने सुना वैसा ही तुम लोगों से मैंने कहा । अब तुम सब लोग अपने-अपने 
घर की ओर जाओ। 

इस प्रकार गोपालोत्तरतापिन्युपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
ww 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः--देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ।! 


अ 


(99) कृष्णोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


इस अथर्ववेदीय उपनिषत्‌ में कहा गया है कि नन्द परमानंद है, यशोदा मुक्ति हे, देवकी 
ब्रह्मविद्या और वसुदेव वेद हैं | कृष्ण-बलराम वेदार्थ, गोपियाँ और गायें वेद की ऋचाएँ हैं । 
कृष्ण को लाठी ब्रह्मा, बाँसुरी रुद्र, शृंग इन्द्र, गोकुल वैकुण्ठ और वहाँ के वृक्ष तपस्वी मुनिगण 
हे । गोपालकृष्ण माया द्वारा शरीर धारण किए हुए ईश्वर हैं । वह स्वयं ब्रह्म हैं । चाणूर द्वेष, 
मुष्टिक मत्सर, कुवलयापीड दर्प, बकासुर गर्व, रोहिणी दया, सत्यभामा अहिंसा, अघासुर 
महाव्याधि, कंस कलि, सुदामा मनोविग्रह, अक्रूर सत्य, उद्धव इन्द्रियनिग्रह, शंख लक्ष्मी, 
कश्यप उलूखल, अदिति रस्सी, कालिका गदा, शाङ्ग माया, कमल जगद्बीज और 
तुलसीमाला शक्ति है | ये सब कृष्ण से भिन्न नहीं और कृष्ण उनसे भिन्न नहीं हैं । 


९०) 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभि:““देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 


श्रीमहाविष्णुं सच्चिदानन्दलक्षणं रामचन्द्रं दृष्टा सर्वाङ्गसुन्दरं मुनयो 
वनवासिनो विस्मिता बभूवुः । तं होचुर्नोऽवद्यमवतारान्वै गण्यन्ते 
आलिङ्घामो भवन्तमिति । भवान्तरे कृष्णावतारे यूयं गोपिका भूत्वा 
मामालिङ्गथ अन्ये येऽवतारास्ते हि गोपा नः स्त्रीश्च नो कुरु । 
अन्यो$न्यविग्रहं धार्य तवाडुस्पर्शनादिह । 

शश्वत्स्पर्शयितास्माकं गृह्णीमोऽवतारान्वयम्‌ ॥1॥ 

रुद्रादीनां वचः श्रुत्वा प्रोवाच भगवान्स्वयम्‌ । 

अङ्गसङ्गं करिष्यामि भवद्वाक्यं करोम्यहम्‌ ॥2॥ 


सच्चिदानन्दस्वरूप श्रीमहाविष्णुरूप रामचन्द्र जी को सर्वागसुन्दर 
तो आपके किसी अवतार में आपको आलिंगन करना चाहते है । तब भगवान्‌ बोले--'अन्य जन्म में 
कृष्णावतार में रप सब गोपिकाएँ बनकर मेरा आलिंगन करेंगे ।: तब ऋषि लोग बोले-- हमारे अन्य 
अवतारों में भौ हमें आप गोप-गोपियाँ ही रखें। वह हमें स्रिया बना दे। उस लाता; त में 
अन्योऽन्यानुकूल स्त्री-पुरुष का रूप धारण करेंगे जिससे कि आपका रमणीय स्पर्श कृष्णावतार र्से 
शाश्वत स्पर्श कराने वाले अवतारों को स्वीकार करते हैं | य स्पर्श हो सके । हम ऐ 


र, कहा 7 रुप्रादि देवों १1 
भगवान्‌ ने कहा-- आपका वचन मानकर मैं आपका अंगसंग त, का यह वचन सुनकर स्वयं 


कृष्णोपनिषत्‌ (99) 459 


मोदितास्ते सुराः सर्वे कृतकृत्याधुना वयम्‌ । 

यो नन्दः परमानन्दो यशोदा मुक्तिगेहिनी ॥3॥ 

माया सा त्रिविधा प्रोक्ता सत्त्वराजसतामसी । 

प्रोक्ता च सात्त्विकी रुद्रे भक्ते ब्रह्मणि राजसी ॥4॥ 

तामसी दैत्यपक्षेषु माया त्रेधा ह्युदाहृता । 

अजेया वैष्णवी माया जप्येन च सुता पुरा ॥5॥ 

देवकी ब्रह्मपुत्रा सा या वेदैरुपगीयते । 

निगमो वसुदेवो यो वेदार्थः कृष्णरामयोः ॥6॥ 

इस प्रकार भगवान्‌ से प्रसन्न किए गए वे सब देव बोले--'हम कृतकृत्य हो गए।' बाद में 

जन्मांतर में भगवान्‌ के आनन्द के रूप में नन्द जन्मे । यशोदा मुक्तिरूपिणी ही है । भगवान्‌ की माया 
सात्विकी, राजसी और तामसी--तीन प्रकार की है । भक्त रुद्र में सात्विकी, ब्रह्म में राजसी और दैत्यों 
के पक्ष में तामसी माया कही गई है । और जो एक वैष्णवी माया है वह तो अजेय है । यह माया किसी 
अन्य मंत्र के जाप से जीती नहीं जा सकती, वह पहले अपनी आत्मा में ही जन्मी अपनी पुत्री के समान 
है । जो देवकी है वह ब्रह्मपुत्रा (ब्रह्मविद्या) ही हे । वह ब्रह्मविद्या वेदों में गायी जाती है । वासुदेव ही 
निगमरूप हैं और कृष्ण-बलराम--दोनों को वेदार्थ ही कहा जाता है । 

स्तुबते सततं यस्तु सोऽवतीर्णो महीतले । 

चने बृन्दावने क्रीडन्गोपगोपीसुरैः सह ॥7॥ 

गोप्यो गाव ऋचस्तस्य यष्टिका कमलासनः । 

बंशस्तु भगवान्‌ रुद्रः शृङ्गमिन्द्रः सगोसुरः ॥8॥ 

गोकुलं वनवैकुण्ठं तापसास्तत्र ते द्रुमाः । 

लोभक्रोधादयो दैत्याः कलिकालस्तिरस्कृतः ॥9॥ 

गोपरूपो हरिः साक्षान्मायाविग्रहधारणः । 

दुर्बोधं कुहकं तस्य मायया मोहितं जगत्‌ ॥1 0॥ 

जो वेदार्थ सतत जिसकी स्तुति करते हैं, वही पखहारूप इस भूमिपर वृंदावन के वन में गोपों, 

गोपियों और देवों के साथ खेल करते हुए (लीला करते हुए) अवतरित हुए हैं। गोपियाँ और गायें वेद 
की ऋचाएं हैं, यष्टिका के रूप में ब्रह्मा उत्पन्न हुए, भगवान्‌ रुद्र बाँसुरी बनकर आए, शुंग होकर गायों 
और देवों के साथ इन्द्र जन्मे और माया द्वारा शरीर धारण करके साक्षात्‌ हरि ही गोप के रूप में आये । 
उनका रहस्य जानना दुष्कर है । उनकी माया से सारा जगत्‌ मोहित हुआ है। 

दुर्जया सा सुरैः सर्वैधुष्टिूपो भवेद्द्विजः । 

रूद्रो येन कृतो बंशस्तस्य माया जगत्कथम्‌ ॥1 1॥ 

बलं ज्ञानं सुराणां वै तेषां ज्ञानं हृतं क्षणात्‌ । 

शेषनागोभवेद्रामः कृष्णो ब्रह्मैव शाश्वतम्‌ ॥1 2॥ 

अष्टावष्टसहन्रे द्वे शताधिक्यः स्त्रियस्तथा । 

ऋचोपनिषदस्ता वै ब्रह्मरूपा ऋचः स्त्रियः ॥13॥ 

द्वेषश्वाणूरमल्लो$यं मत्सरो मुष्टिको जयः । 

दर्पः कुवलयापीडो गर्वो रक्षः खगो बकः ॥14॥ 


460 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


वह माया सभी देवो के द्वारा भी दुर्जय है, जिसने ब्रह्माजी को भी यष्टिरूप बना दिया और 
रुद्र को भी बाँसुरी का रूप दे दिया । उन प्रभु को यह जगत्‌ कैसे जान सकता है ? भगवान्‌ की 
माया ने देवों का बल और प्राण एक क्षण में हर लिया था। शेषनाग बलराम के रूप में और 
शाश्वत ब्रह्म ने कृष्ण के रूप में अवतार लिथा (वे बलराम और कृष्ण बने ।) भगवान्‌ की सोलह 
हजार एक सौ आठ श्रिया वेद की ऋचाएँ और उपनिषदें ही हैं । अन्य खियाँ भी ब्रह्मरूप (वेदरूप) 
ऋचाएँ ही हैं। द्वेष चाणूर मल्ल हुआ, मत्सर ही अजय मुष्टिक हुआ, दर्प कुवलयापीड हुआ और 
गर्व पक्षीरूप में बक हुआ । 


दया सा रोहिणी माता सत्यभामा धरेति वै । 

अघासुरो महाव्याधिः कलिः कंसः स भूपतिः ॥15॥ 
शमो मित्रः सुदामा च सत्याक्रूरोद्धवो दमः । 

यः शङ्कुः स स्वयं विष्णुर्लक्ष्मीरूपो व्यवस्थितः ॥1 61 
दुरधसिन्धौ समुत्पन्नो मेघघोषस्तु संस्मृतः । 

दुग्धोदधिः कृतस्तेन भग्नभाण्डो दधिग्रहे ॥17॥ 
क्रीडते बालको भूत्वा पूर्ववत्सुमहोदधौ । 

संहारार्थं च शत्रूणां रक्षणाय च संस्थितः ॥18॥ 


दया रोहिणी माता बनकर आई । धरतीमाता सत्यभामा बनकर आई । महाव्याधि अघासुर और 
कलि कंस राजा हुए । शम सुदामा मित्र, सत्य अक्रूर और दम उद्धव हुए | जो शंख है, वह स्वयं विष्णु 
हैं और लक्ष्मी का भाई होने के नाते वह स्वयं लक्ष्मीरूप भी है । वह शंख क्षीरसागर से उत्पन्न हुआ 
है और मेघ जैसी उसकी आवाज कही गई है । भगवान्‌ ने दही के ग्रहण के लिए दूध के मटके फोड़कर 
वहाँ क्षीरसागर को ही पैदा कर दिया था। और उसी क्षीर के महासागर में वे पहले की ही तरह अच्छी 
त क्रीड़ा कर रहे हे । वे शत्रुओं के संहार के लिए और सज्जनो के रक्षण के लिए सदैव व्यवस्थित 
रहते हैं। 
कृपार्थ सर्वभूतानां गोप्तारं धर्ममात्मजम्‌ । 
यत्स्रष्ठुमीश्वरेणासीत्तच्चक्र ब्रह्मरूपधृक्‌ ॥1 9॥ 
जयन्तीसम्भवो वायुश्चमरो धर्मसंज्ञितः । 
यस्यासौ ज्वलनाभासः खड्गरूपो महेश्वरः ॥20॥ 
कश्यपोलूखलः ख्यातो रज्जुर्माताऽदितिस्तथा । 
चक्रं शङ्कं च संसिद्धिं बिन्दुं च सर्वमूर्धनि ॥21॥ 
यावन्ति देवरूपाणि वदन्ति विबुधा जनाः । 
नमन्ति देवरूपेभ्य एवमादि न संशयः ॥22॥ 
सभी प्राणियों के ऊपर कृपा करने के लिए और अपने आत्मज 
ही कृष्ण को जानता चाहिए । ईश्वर (महाकाल) के द्वारा जो चक्र उत्पन्न किया गया वही चक्र कृष्ण के 


हाथ में ब्रह्मरूप को धारण किए हुए शोभित हो रहा है | भगवान्‌ के में 
चँवर के रूप में बह रहा था वह धर्म ही का रूप था। यहाँ महेश्वर जन्मकाल में उत्पन्न हुआ यह वायु 


ज जैसे धर्म की रक्षा करने वाले 


कृष्णोपनिषत्‌ (99) 461 


सिद्धि को और तुरीयसाक्षात्काररूप बिन्दु को योगीजन प्राप्त करते हैं । वह भगवान्‌ सर्वात्मभाव से रहते 
हैं। जितने-जितने देवरूपों के बारे में ज्ञानीजन बातें कहते हैं, और जिन्हें लोग देव समझकर नमन 
करते हैं, वे सब भगवान्‌ श्रीकृष्ण का ही अवलम्बन कर रहे हैं इसमें कोई संशय नहीं है । 

गदा च कालिका साक्षात्सर्वशत्रुनिबर्हिणी । 

धनुः शार्ङ्गस्वमाया च शरत्कालः सुभोजनः ॥23॥ 

अब्जकाण्डं जगदूबीजं धृतं पाणौ स्वलीलया । 

गरुडो वटभाण्डीरः सुदामा नारदो मुनिः ॥24॥ 

बृन्दा भक्तिः क्रिया बुद्धिः सर्वजन्तुप्रकाशिनी । 

तस्मान्न भिन्नं नाभिन्नमाभिभिंन्नो न वै विभुः ॥25॥ 

भूमावुत्तारितं सर्व वैकुण्ठं स्वर्गवासिनाम्‌ ॥26॥ 

सर्वतीर्थफलं लभते य एवं वेद । 

देहबन्धाह्विमुच्यते इत्युपनिषत्‌ ॥2 71 

इति कृष्णोपनिषत्समाप्ता । 


+ 
सर्व शत्रुओं को मारने वाली कालिका ही गदा हुई है । स्वमाया शा के रूप में प्रकट हुई है। 
और सर्वभक्षक काल ही बाण बनकर आया है। विश्व का बीज ही भगवान्‌ के हाथ का कमल है, 
जिसको भगवान्‌ अपने हाथ में लीलापूर्वक धारण करते हैं। गरुड ने ही भाण्डीरवट का रूप धारण 
किया है। नारद मुनि ही सुदामा बनकर आए हैं। वृन्दा भक्ति का रूप है और सभी प्राणियों की 
प्रकाशक बुद्धि ही भगवान्‌ की क्रिया है । इसलिए इन गोप-गोपिकाओं से भगवान्‌ भिन्न नहीं हैं और | 
व्यापक प्रभु परमात्मा से वे भी अलग नहीं हें । भगवान्‌ ने स्वर्गवासियों को और वैकुण्ठ को भूमि प्र 
उतार दिया । जो इस प्रकार जानता है, वह सभी प्रकार का फल प्राप्त कर लेता है । और देह के बन्थनों 
से मुक्त हो जाता है । ऐसा यह उपनिषत्‌ कहती है । 
इस प्रकार कृष्णोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
® 
शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः---देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
र 


(100) याज्ञवल्क्योपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


इस शुक्लयजुर्वेदीय उपनिषद्‌ में राजा जनक और याज्ञवल्क्य के संवाद द्वारा 
संन्यासधर्म का विशद विवेचन किया गया है । इसमें आहिताग्नि संन्यास विधि, निरग्निक 
संन्यासविधि, ब्राह्मण का ही संन्यास में अधिकार, संन्यास में अनधिकृत लोगों का 
कर्तव्यनिरूपण, पारमहंस्यपूग की सर्वोत्कृष्टता, साम्बर परमहंस का लक्षण, दिगम्बरपरमहंस 
का लक्षण, संन्यासी का परमेश्वरत्व, स्री आदि की निन्दा और अच्छे यति का लक्षण आदि 
विषयो की चर्चा की गई है । 


९७) 


शान्तिपाठः 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं*“देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (पेंगलोपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 


अथ जनको ह वैदेहो याज्ञवल्क्यमुपसमेत्योबाच भगवन्संन्यासमनु- 
ब्रूहीति । स होवाच याज्ञवल्क्यो ब्रह्मचर्य समाप्य गृही भवेत्‌ । गृही 
भूत्वा वनी भवेत्‌ वनी भूत्वा प्रत्रजेत्‌ । यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव 
प्रब्रजेद्गृहाद्वा वनाद्वा । अथ पुनर्त्र॑ती वाऽव्रती वा स्नातको वाऽस्नातको 
चा उत्सन्नाग्निरनग्निको वा यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रत्रजेत्‌ ॥1॥ 
अब वैदेह राजा जनक याज्ञवल्क्य के सम्मुख जाकर बोले--हे भगवन्‌ ! मुझे संन्यासधर्म 
बताइए।' तब याज्ञवल्क्य ने कहा--्रहमचर्याश्रम को समाप्त करके गृहस्थाश्रमी बनना चाहिए । फिर 
गृहस्थाश्रमी से वानप्रस्थी होना चाहिए और वानप्रस्थ के बाद संन्यास लेना चाहिए । अथवा जितेन्द्रिय 
हो जाने पर ब्रह्मचर्य से या गृहस्थी से या वानप्रस्थ से भी संन्यास लेना चाहिए । वैराग्य हो जाने पर 
तो चाहे मनुष्य व्रती हो या अत्रती, स्नातक हो या न हो, अग्नि की सेवा-पूजा कर चुका हो या नहीं 
परन्तु जिस क्षण वैराग्य हो जाए, उसी क्षण संन्यास ले लेना चाहिए । 


तदेके प्राजापत्यामेवेष्टिं कुर्वन्ति । अथवा न कुर्यादाग्नेय्यामेव । 

अग्निर्हि प्राणः । प्राणमेवैतया करोति । 2 कुर्यात्‌. आ 
त्रयो धातवो यडुत सत्त्वं रजस्तम इति । अयं ते योनिऋत्विजो यतो जातो 
अरोचथाः । तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रयिमित्यनेन मन्त्रेणाग्नि- 


माजिप्रेत्‌ । एष वा अग्नेर्योनिर्यः प्राणं गच्छ स्वां योनि 
'वमेवैतदाह ॥2॥ स्वां योनिं गच्छ स्वाहेत्ये- 


कुछ लोग इसके बाद प्राजापत्य इष्टि करते हैं। अथवा फिर ङ्स 
ही कर ले | क्योंकि अग्नि ही प्राण है । इस यज्ञ से प्राण की ही पुष्टि वग जी ह यर 


याज्ञवल्क्योपनिषत्‌ (100) 463 


तमस्‌--इन त्रिधातुओ के सम्बन्धयुक्त यज्ञ करे । तब इस मंत्र से अग्नि का आघ्राण करे-“हे 
अग्निदेव ! जिस मूल कारण से आप उत्पन्न होकर प्रकाशित हो रहे है, उसे जानकर आप अत्यन्त 
प्रज्वलित हों और हमारे ऐश्वर्य को बढाएँ । अग्नि का मूलकारण यही प्राण है, अतः हे अग्निदेव, आप 
अपने उद्भव-स्थान प्राण में प्रतिष्ठित हो जाएँ ।” 
ग्रामादर्निमाहत्य पूर्ववदग्निमाजिघ्नेत्‌ । यदग्निं न विन्देदप्सु जुहुयादापो 
वै सर्वा देवताः सर्वाभ्यो देवताभ्यो जुहोमि स्वाहेति हुत्वो दधृत्य 
प्राश्नीयात्‌ साज्यं हविरनामयम्‌। मोक्षमन््रैसत्रस्येवं वेद तदब्रह्म 
तढुपासितव्यम्‌ । शिखां यज्ञोपवीतं छित्त्वा संन्यस्तं मयेति त्रिवारः 
मुच्चरेत्‌ । एवमेवैतद्भगवन्निति वै याज्ञवल्क्यः ॥३॥ 
गाँव से अग्नि लाकर पहले की तरह उसका आघ्राण करना चाहिए । यदि अग्नि न मिले तो जल 
में ही यज्ञ करना चाहिए क्योंकि जल सर्वदेवतामय हे । में सभी देवताओं के लिए होम कर रहा हूँ 
स्वाहा'--इस प्रकार होम करके उसे खा लेना चाहिए। घी वाला वह हवि नीरोग होता है। फिर 
मोक्षमंत्रों के द्वारा वेदत्रयी की प्राप्ति करनी चाहिए । वही ब्रह्म है, उसकी उपासना करनी चाहिए | फिर 
शिखा और यज्ञोपवीत को काटकर, “मैंने संन्यास लिया है'--ऐसा तीन बार बोलना चाहिए । हे 
जनक, यह विधि ऐसी है'--ऐसा याज्ञवल्क्य ने (जनक से) कहा | 
अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्यं अयज्ञोपवीती कथं ब्राह्मण इति । स 
होवाच याज्ञवल्क्य इदं प्रणवमेवास्य तद्यज्ञोपवीतं य आत्मा । प्राश्या- 
चम्यायं विधिः ॥4॥ 
बाद में याज्ञवल्क्य से अत्रि ने पूछा-- ब्राह्मण यज्ञोपवीत के बिना कैसे रह सकता है” ? तब . 
याज्ञवल्क्य ने कहा--संन्यासी का यज्ञोपवीत प्रणव ही है । वह ३% ही आत्मा है । जिसने पूर्वोक्त प्रकार 
से हवन करके प्राशन कर लिया है, उसके लिए यही मात्र विधि है । 
अथ वा परिव्राड्विवर्णवासा मुण्डोऽपरिग्रहः ` शुचिरद्रोही भैक्षमाणो 
ब्रह्मभूयाय भवांते ! एष पन्थाः परिव्राजकानां वीराध्वाने वाऽनाशके 
चापां प्रवेशे वाग्निप्रबेशे वा महाप्रस्थाने वा। एष पन्था ब्रह्मणा 
हानुवित्तस्तेनेति स संन्यासी ब्रह्मविदिति । एवमेवैष भगवन्निति वै 
याज्ञवल्क्य ॥5॥ 
अथवा वह परिव्राजक संन्यासी जो कि गेरुआ वस्रधारी, मुण्डित, अपरिग्रही, पवित्र, द्रोह न 
करने वाला, भिक्षाचारी होता है, वह ब्रह्मपद को प्राप्त होता ही है । अमर वीरगति, अग्निप्रवेश, जल- 
प्रवेश, महाप्रस्थान आदि जो विधियां ब्रह्मप्राप्ति के लिए बताई गई हैं, उनमें से संन्यासियों के लिए यही 
(पूवोक्त) मागं बताया गया है । इसी कारण से वह परित्राजक (संन्यासी) ब्रह्म का ज्ञाता है । हे जनक ! 
यह विधि ऐसी ही है--ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा | 
तत्र परमहंसा नाम संवर्तकारुणिश्रेतकेतुदुर्वासऋभुनिदाघदत्तात्रेयशुक- 
'बामदेवहारीतकप्रभृतयोऽव्यक्तलिङ्गाऽव्यक्ताचारा अनुन्मत्ता उन्मत्त 
वदाचरन्तः ॥6॥ 


454 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


यहाँ इन संन्यासियो में "परमहंस? संज्ञा वाले अव्यक्त चिहण और अव्यक्त स्वभाव वाले, उन्मत्त 
न होते हुए भी उन्मत्त-सा आचरण करने वाले संवर्तक, आरुणि, श्वेतकेतु, दुर्वासा, ऋभु, निदाघ, 
दत्तात्रेय, शुक, वामदेव, हारीतक आदि के नाम लिए जा सकते हें । 


परस्त्रीपुरपराङ्मुखास्त्रिदण्डं कमण्डलुं भुक्तपात्रं जलपवित्रं शिखां 
यज्ञोपवीतं बहिरन्तश्चेत्येतत्सर्वं भृः स्वाहेत्यप्सु परित्यज्यात्मान- 
मन्विच्छेत्‌ ॥7॥ 


संन्यासी को अन्य की स्त्रियो के प्रति विमुख होना चाहिए । उसे नगर में नहीं रहना चाहिए, 
त्रिदण्ड धारण करना चाहिए, कमण्डलु, भोजनपात्र, जलपवित्र, शिखा, यज्ञोपवीत--इन सभी बाहर 
के और प्रतीक चिह्नों को उसे “भू: स्वाहा'--ऐसा कहकर जल में छोड़ देना चाहिए और निरन्तर 
आत्मानुसन्धान ही करते रहना चाहिए । 


यथा जातरूपधरा निर्ईन्द्वा निष्परिग्रहास्तत्त्वब्रहममार्गे सम्यक्संपन्नाः 
शुद्धमानसाः प्राणसंधारणार्थं यथोक्तकाले विमुक्तो भैक्षमाचरन्नुदर- 
पात्रेण लाभालाभौ समौ भूत्वा करपात्रेण वा कमण्डलूदकपो भैक्षमाच- 
रन्नुदरमात्रसंग्रहः पात्रान्तरशून्यो जलस्थलकमण्डलुरबाधकरहः स्थल- 
निकेतनो लाभालाभौ समौ भूत्वा शून्यागार-देवगृहतृणकूट-वल्मीक- 
वृक्षमूलकुलालशालाग्निहोत्र-शालानदीपुलिनगिरि-कुहरकोटर-कन्दर- 
निर्झर-स्थण्डिलेष्वनिकेतनिवास्यप्रयत्नः शुभाशुभकर्मनिर्मूलनपरः 
संन्यासेन देहत्यागं करोति स परमहंसो नामेति ॥8॥ 


तुरन्त जन्मे हुए बच्चे जैसे निर्वख, सुख-दुःखादि द्वन्द्रों से रहित, परिग्रहरहित, ब्रह्मतत्त्व की 
प्राप्ति के मार्ग में अच्छी तरह लगे हुए, शुद्ध मनवाले, केवल प्राणधारण के लिए यथासमय स्वेच्छा 
से भिक्षा माँगने वाले, उदर को ही पत्ररूप में रखने वाले, लाभ-हानि को समान मानने वाले, करपात्र 
या खप्पर में माँगकर खाने वाले, कमण्डलु का जल पीकर आनंद में रहने वाले और विचरण करने 
वाले ये परमहंस होते हैं | वे उदरपूर्ति जितना ही माँगते हैं | वे बाधारहित एकान्त स्थल में रहते हैं, 
लाभ-हानि को समान मानते हैं, और खाली खण्डहर, देवमन्दिर, घास की झोपड़ी, वल्मीक, वृक्षमूल, 
कुम्हार का कर के के “0400 के बड़े-बड़े पत्थर-इन्हीं स्थानों में रहते हुए वे 
अपना घर कहीं नहीं बनाते ओर अपने अच्छे-बुरे सभी कर्मों ं 
देहत्याग कर देते हैं । ऐसे वे परमहंस होते हे । ह हे नयस से 


आशाम्बरो न नमस्कारो न दारपुत्राभिलाषी लक्ष्यालक्ष्यनिर्वर्तकः 
परिवाट्‌ परमेश्वरो भवति । अत्रैते श्‍लोका भवन्ति ॥9॥ 
` वह परमहंस दिशाओंरूपी वस्रों को धारण करता हुआ, किसी को 
व ) नमस्कार 
आ, ख्री-पुत्रादि की अभिलाषा न करता हुआ, लक्ष्य और अलक्ष्य--दोनों i 
संन्यासी होता है- अर्थात्‌ वही परमेश्वर हो जाता है । इसके विषय में ये शलोक कहे गए A 
यो भवेत्पूर्वसंन्यासी तुल्यो वै धर्मतो यदि । 


तस्मै प्रणामः कर्तव्यो नेतराय कदाचन 
प्रमादिनो बहिश्चत्ताः पिशुनाः Ce 0॥ 


याज्ञवल्क्योपनिषत्‌ (100) 465 


संन्यासिनोऽपि दृश्यन्ते वेदसंदूषिताशयाः ॥11॥ 

नामादिभ्यः परे भूम्नि स्वाराज्ये चेत्स्थितोऽद्वये । 

प्रणमेत्कं तदात्मज्ञो न कार्य कर्मणा तदा ॥12॥ 

ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति । 

प्रणमेह्ण्डवद्भूमावाश्वचण्डालगोखरम्‌ ॥13॥ 

जो मनुष्य अपने से पहले संन्यासी हो चुका हो, और जो अपने तुल्य धर्म वाला हो--तो ऐसे 

इन दोनों को ही नमस्कार करना चाहिए--अन्य को नहीं । प्रमादी, बहिर्मुखी, विषयासक्त, नीच, 
कलहप्रिय और वेद के विचारों को दोषपूर्ण बताने वाले संन्यासी भी देखे जाते हैं । नाम, धाम, काम 
और अवस्थाओं से परे, उच्चतम स्थान पर प्रतिष्ठित, अद्रय के साम्राज्य में अवस्थित, स्थिर बुद्धि 
वाला, आत्मतत्त्व में प्रतिष्ठित संन्यासी भला कैसे किसी को प्रणाम करेगा ? क्योंकि सभी को 
आत्मस्वरूप देखने वाले उसके लिए तो संसार में कोई भी कार्य शेष नहीं रहा हे । अथवा तो वह 
जीवमात्र में ईश्वर को समझकर घोड़े, चाण्डाल, गाय और गधे को भी दंडवत्‌ प्रणाम कर लेता है। 

मांसपाञ्चालिकायास्तु यन्त्रलोकेऽङ्गपञ्जरे । 

स्नास्वस्थिग्रन्थिशालिन्याः स्त्रियाः किमिव शोभनम्‌ ॥1 4॥ 

त्वङ्मांसरक्तवाष्पाम्बु पृथक्कृत्वा विलोचने । 

समालोकय रम्यं चेत्किं मुधा परिमुह्यसि ॥15॥ 

मेरुशृङ्खतटोल्लासिगङ्गाजलरयोपमा । 

दृष्टा यस्मिन्मुने मुक्ताहारस्योल्लासशालिता ॥16॥ 

श्मशानेषु दिगन्तेषु स एव ललनास्तनः । 

श्रभिरास्वाद्यते काले लघुपिण्ड इवान्धसः ॥1 7॥ 

मांस और मेद आदि के द्वारा रचे गए यंत्र जैसे हड्डियों के पंजर रूप नारी के देह में नसें, हड्डियाँ 

और ग्रन्थियाँ ही भरी हुई हैं | उसमें कौन सी वस्तु शोभनीय है ? इस नारी की त्वचा, मांस, ल 
अश्रु, आदि को अलग-अलग करके देख लो । क्या वे शोभनीय लगते हैं 2 यदि नहीं, तो फिर क्यों 
उसके ऊपर मिथ्या ही इतने मुग्ध होते जा रहे हो ? जिसके स्तनों पर लटकते हार को मेरुशिखरों के 
बीच बहती हुई गंगानदी के जल की उपमा दी गई है और वैसे ही वह हार दीख भी रहा हे, परन्तु, 
श्मशानों में या यहीं-कहीं उसी नारी का कटा हुआ स्तन समय आने पर कुत्तों के द्वारा इस तरह खाया 
जाता है कि जैसे खाद्य पदार्थ का एक सामान्य टुकड़ा हो । 


केशकज्जलधारिण्यो दुःस्पर्शा लोचनप्रिया: । 
दुष्कृताग्निशिखा नार्यो दहन्ति तृणवन्नरम्‌ ॥18॥ 
ज्वलिता अतिदूरेऽपि सरसा अपि नीरसाः । 

स्त्रियो हि नरकाग्नीनामिन्धनं चारु दारुणम्‌ ॥1 9॥ 
कामनाम्ना किरातेन विकीर्णा मुग्धचेतसः । 

नार्यो नरविहङ्गानामङ्गबन्धनवागुराः ॥20॥ 
जन्मपल्वलमत्स्यानां चित्तकर्दमचारिणाम्‌। 

पुंसां दुर्वासनारज्जुर्नारी बडिशपिण्डिका ॥2 1॥ 


30 उ०तृ० 


466 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सर्वेषां दोषरत्नानां सुसमुद्राकयानया । 
दुःखशृङ्खलया नित्यमलमस्तु मम स्त्रिया ॥22॥ 


केशकलापों और नेत्रकज्जलों को धारण करने वाली, दुष्प्राप्य स्पर्शवाली, आँखों को प्रिय लगने 

वाली ये स्त्रिया तो जलती हुई आग की ज्वालाओं के समान हैं । वे पुरुष को घास के तिनके की तरह 
क्षणभर में जला देती हैं । ये स्त्रियां दूर से ही जला देने वाली, अत्यन्त रसमय दीखने पर भी रसहीन 
कर देने वाली, नरकाग्नि की लकड़ियाँ हैं, जो लकड़ियाँ सुन्दर दीखने पर भी सही रूप में दारुण होती 
हैं । काम नाम के पारधि ने मानवरूपी पक्षियों को पकड़ने के लिए हृदय को मुग्ध कर देने वाला स्री- 
रूपी जाल बिछा रखा हे । जन्म के बावड़ी में बसती हुई और चित्त के कीचड़ में घूमती हुई पुरुषरूपी 
मछलियों के लिए दुर्वासनारूपी रस्सी से बँधी हुई ये स्त्रियाँ मछली पकड़ने के काँटे के समान हें । 
सर्वत: दोषरत्नों की पिटारी रूप तथा दुःखों की जंजीररूप इस स्त्री से तो भगवान्‌ ही बचाए । 

यस्य स्त्री तस्य भोगेच्छा निःस्त्रीकस्य क्व भोगभूः । 

स्त्रियं त्यक्त्वा जगत्त्यक्तं जगत्त्यक्त्वा सुखी भवेत्‌ ॥23॥ 

अलभ्यमानस्तनयः पितरौ क्लेशयेच्चिरम्‌ । 

'लब्धो हि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते ॥2 4॥ 

जातस्य ग्रहरोगादि कुमारस्य च धूर्तता । 

उपनीतेऽप्यविद्यत्वमनुद्वाहश्च पण्डिते ॥25॥ 

यूनश्च परदारादि दारिद्र्यं च कुटुम्बिनः । 

पुत्रदुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा ॥26॥ 

जिसकी स्त्री होती है, उसे भोग की इच्छा होती है, जिसकी स्री है ही नहीं, उसको भोग की इच्छा 

का प्रश्न ही नहीं रहता | एक खरी को छोड़ा तो जगत्‌ पूरा छूट जाता है, और जगत्‌ से छुटकारा पाकर 
मनुष्य सुखी होता है । पुत्र जब नहीं होता, तो माता-पिता को कष्ट होता है, अगर होता है तो गर्भपात 
या प्रसव की पीड़ा आ जाती है | अगर वह जन्मा, तो ग्रह या रोग आदि होता है, वह कुमारावस्था में 
आया तो बड़ा धूर्त निकल आता है | यदि उसको यज्ञोपवीत भी दिया गया तो वह विद्या नहीं पढ़ 
सकता और यदि विद्या पढ़कर पण्डित हुआ तो उसका विवाह दुष्कर बन जाता है । अगर वह युवान 
हुआ तो परख्री का फन्दा होता है और विवाह हुआ तो कुटुम्ब की गरीबी होती है, और अगर धनी भी 
हो जाता है तो मर जाता है | पुत्र के दुःखों का तो कोई अंत नहीं है | र 

न पाणिपादचपलो न नेत्रचपलो यतिः । 

न च वाक्चपलश्चैव ब्रह्मभूतो जितेन्द्रियः ॥27॥ 

रिपौ बद्धे स्वदेहे च समैकात्म्यं प्रपश्यतः । 

विवेकिनः कुतः कोपः स्वदेहावयवेष्विव ॥2 8॥ 

अपकारिणि कोपश्चेत्कोपे कोपः कथं न ते । 

धर्मार्थकाममोक्षाणां प्रसह्ण परिपन्थिनि । oi 

नमोऽस्तु मम कोपांय स्वाश्रयज्चालिने भूशम्‌। 

कोपस्य मम वैराग्यदायिने दोषबोधिने ॥30॥ 


इस यति के हाथ और पैर चंचल नहीं होते और न उसको आँखें 
नहीं ही चपल होती हैं | उसकी वाणी 
` भी चपल नहीं होती । वह जितेन्द्रिय और ब्रह्मभूत ही होता है सामने बँधे हुए शत्र मे हउ देह 


याज्ञवल्क्योपनिषत्‌ (100) 467 


में एकात्मता को देखने वाले उस विवेकी को अपने देह के अवयवों की तरह उस शत्रु के शरीर पर 
भी कोप कैसे हो सकता है ? यदि तुम्हें अपने अपकारी के ऊपर कोप होता है, तो अपने कोप के ऊपर 
कोप क्यों नहीं आता ? क्योंकि वह क्रोध तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष--इन चारों पुरुषार्थों का बहुत 
विरोधी हे । अपने आधार को ही एकदम जला देने वाले मेरे क्रोध को नमस्कार हो । मुझे वैराग्य देने 
वाले और मेरे दोषों को बताने वाले मेरे क्रोध को नमस्कार । 

यत्र सुप्ता जना नित्यं प्रबुद्धस्तत्र संयमी । 

प्रबुद्धा यत्र ते विद्वान्सुषुप्ति याति योगिराट्‌ ॥311 

चिदिहास्तीति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च । 

चित्त्वं चिदहमेते च लोकाश्विदिति भावय ॥32॥ 

यतीनां तदुपादेयं पारहंस्यं परं पदम्‌ । 

नातः परतरं किञ्चिद्विद्यते मुनिपुङ्गव ॥3३॥ इत्युपनिषत्‌ । 

इति याज्ञवल्क्योपनिषत्समाप्ता । 


जहाँ साधारण जन सोते हैं, वहाँ योगी (संयमी) सदा जागता है । और जहाँ लोग जागते हैं, वहाँ 
यह ब्रह्मज्ञ योगीराज सुषुप्ति को प्राप्त होता है यहाँ चित्‌ ही है, सब चिन्मात्र ही है, सब चिन्मय ही 
है, सब चित्‌ ही चित्‌ है, मैं भी चित्‌ हुँ, ये सब लोक भी चित्‌ है, ऐसी भावना करो । यतियों के लिए 
यह “पारमहंस्यपद' ही उपादेय है । हे मुनिश्रेष्ठ ! इससे परे कुछ भी नहीं है । 
इस प्रकार याज्ञवल्क्योपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
९७१ 


शान्तिपाठः 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं““पूर्णमेबावशिष्यते । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


(101) वराहोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


यह कृष्णयजुर्वेदीय उपनिषत्‌ है । इसमें वराह भगवान्‌ ने क्रभु को ब्रह्मविद्या का उपदेश 

दिया है । इसके पाँच बड़े अध्याय हैं । पहले अध्याय में तत्त्वो की संख्या के बारे में मतवैविध्य 

बताकर तत्वातीत भगवद्बुद्धि ही करणीय है, ऐसा बताकर उस बुद्धि का फल बताया है । दूसरे 

में साधनचतुष्टय, आत्मा का स्वरूप, आत्मज्ञानी की स्थिति, अज्ञानी और ज्ञानी का स्थिति 

वैलक्षण्य, आत्मानुसन्धान, जीवन्मुक्ति आदि विषय दिए गए हैं । तीसरे में चिन्मात्रभाव की 

. प्राप्ति, भगवदभक्ति का मोक्ष साधनत्व आदि विषय दिए हैं । चौथे में सात भूमिकाएँ प्रणव की 

अकारादि की विकृति के चार प्रकार, चार प्रकार के जीवन्मुक्त बताए गए हैं । पाँचवें में योग 
की बातें--अष्टांग योग, बन्ध, नाड़ी आदि की बहुत सी बातों का संग्रह किया है । 


९७ 


शान्तिपाठः 
ॐ सह नाववतु । सह नौ"मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमोऽ ध्यायः 


हरिः ३०। अथ तऋभुर्वै महामुनिर्देवमानेन द्वादशवत्सरं तपश्चचार । 

तदवसाने वराहरूपी भगवान्ग्रादुरभूत्‌। स होवाचोत्तिष्ठोत्तिष्ठ वरं 

'वृणीष्वेति । सोदतिष्ठत्‌ । तस्मै नमस्कृत्योवाच भगवन्कामिभिर्यद्यत्का- 

मितं तत्तत्त्वत्सकाशात्स्वप्नेऽपि न याचे। समस्तवेदशास्त्रेतिहास- 

पुराणानि समस्तविद्याजालानि ब्रह्मादयः सुराः सर्वे त्वट्रूपज्ञानान्मुक्ति- 

स । ह परका ब्रह्मविद्या ब्रूहीति होवाच | तथेति स 

वाच वराहरूपी भगवान्‌ । चतुर्विशतितत्त्वानि केचिदिच्छन्ति 

` वादिनः । केचित्षटत्रिशत्तत्त्वानि केचित्षण्णवतीनि च ॥1॥ हे 

हरिः ३७ । महामुनि ऋभु ने देवों की काल गणना 

तपश्चर्या के अन्त में भगवान्‌ वाराह स्वरूप में प्रकट 

लो।” तब ऋभु उठे । उन्होंने वराह भगवान्‌ को नमस्कार करके कहा--“ 
< के कि 

लोग जो-जो इच्छाएँ करते हैं, उनमें से कोई भी इच्छापूर्ति मैं आपके पास “ So प्यारा लाल 
समस्त वेद, शास्त्र, पुराण, इतिहास और समग्र विद्याओं 


| ठ इसलिए आपके स्वरूपज्ञान का प्रतिपादन करने वाली 

i र गर हक जब ऋभु ने ऐसा कहा तब वराहरूपी क 
मते 

मानते हैं| उछ मतेवादी चौबीस तत्व, कुछ छत्तीस तत्त्व और कुछ तो छियानबे तत्त्व 


प्रथमोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 469 


तेषां क्रमं प्रवक्ष्यामि सावधानमनाः शृणु । 

ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चैव श्रोत्रत्वर्लोचनादयः ॥2॥ 

कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव वाक्पाण्यङ्घ्यादयः क्रमात्‌ । 

प्राणादयस्तु पञ्चैव पञ्च शब्दादयस्तथा ॥3॥ 

मनोबुद्धिरहंकारक्षित्तं चेति चतुष्टयम्‌ । 

चतुर्विशतितत्त्वानि तानि ब्रह्मविदो विदुः ॥4॥ 

उनका क्रम मैं कह रहा हूँ । तुम सावधान होकर सुनो । श्रोत्र-त्वचा-नेत्र आदि पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, 

वाणी-हाथ-पैर आदि पाँच कर्मेन्द्रियाँ, प्राणापानादि पाँच प्राण, शब्द-स्पर्शादि पाँच तन्मात्राएँ तथा 
मन-बुद्धि-चित्त-अहंकार ये चार मिलकर चौबीस तत्त्व ब्रह्मवेत्ता जानते हैं । 

एतैस्तत्त्वैः समं पञ्जीकृतभूतानि पञ्च च। 

प्रथिव्यापस्तथा तेजो वायुराकाशमेव च ॥5॥ 

देहत्रयं स्थूलसूक्ष्मकारणानि विदुर्बुधाः । 

अवस्थात्रितयं चैव जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तयः ॥6॥ 

आहत्य तत्त्वजातानां षद्‌त्रिंशन्मुनयो विदुः । 

पूर्वोक्तैस्तत्त्वजातैस्तु समं तत्त्वानि योजयेत्‌ ॥7॥ 

इन चौबीस तत्वों के साथ पंचीकृत पाँच भूत--पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा 

स्थूल, सूक्ष्म और कारण--ये तीन देह, और जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति-ये तीन अवस्थाएँ, और 
एक आत्मा-इन तत्त्वों को कुछ बुद्धिमान लोग मिलाकर जानते हैं | उन सबको मिलाकर वे छत्तीस 
तत्त्व कहते हैं । और आगे भी उन छत्तीस तत्वों के साथ कुछ तत्त्व जोड़े जाते हैं । (कुछ लोग और 
भी तत्त्व जोडते हैं |) 


षड्भावविकृतिश्चास्ति जायते वर्धतेऽपि च । 

परिणामं क्षयं नाशं षड्भावविकृतिं विदुः ॥8॥ 

अशना च पिपासा च शोकमोहौ जरा मृतिः । 

एते षडूर्मयः प्रोक्ताः षट्कोशानथ वच्मि ते ॥9॥ 

त्वक्च रक्तं मांसमेदोमज्जास्थीनि निबोधत । 

कामक्रोधौ लोभमोहौ मदो मात्सर्यमेव च ॥10॥ 

एतेऽरिषड्वा विश्वश्च तैजसः प्राज्ञ एव च। _ 

जीवत्रयं सत्त्वरजस्तमांसि च गुणत्रयम्‌ ॥11॥ 

जन्मता है, बढ़ता है, परिणत होता है, क्षय होता है, नष्ट होता हे-आदि छ: भावविकार हें | 

भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा और मरण--ये छ: ऊर्मियाँ हैं। अब मैं तुम्हें छ: कोशों के बारे में 
कहता हुँ त्वचा, रक्त, मांस, मेद, मज्जा और अस्थि--ये कोश जानने चाहिए ४ काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, मद और मात्सर्य--ये छः शत्रु हैं | विश्व, तैजस और प्राज्ञ--ये तीन जीव हैं । सत्त्व, रजस और 
तमस्‌- ये तीन गुण हैं । 

प्रारब्धागाम्यर्जितानि कर्मत्रयमितीरितम्‌। 

वचनादानगमनविसर्गानन्दपञ्चकम्‌ ॥12॥ 


470 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सङ्कल्पोऽध्यवसायश्च अभिमानोऽवधारणा । 
मुदिता करुणा मैत्री उपेक्षा च चतुष्टयम्‌ ॥1 3॥ 
दिग्वातार्कप्रचेतोऽश्चिवङ्नीनदरोपनद्रमृत्युकाः । 
तथा चन्दरश्चतुर्वक्त्रो रुद्रः क्षेत्रज्ञ ईश्वरः ॥14॥ 
आहत्य तत्त्वजातानां षण्णवत्यस्तु कीर्तिताः । 
पूर्बोक्ततत्त्वजातानां वैलक्षण्यमनामयम्‌ ॥1 5॥ 
प्रारब्ध, आगामी और संचित--ये तीन कर्म कहे जाते हें । वचन, आदान, गमन, विसर्ग और 
आनंद--ये पाँच और, तथा संकल्प, अध्यवसाय, अभिमान और अवधारणा--ये और अधिक चार 
तत्त्व तथा मुदिता, करुणा, मैत्री, उपेक्षा--ये और चार, एवं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, 
अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र, मृत्यु, चन्द्र, ब्रह्मा, रुद्र, क्षेत्रज्ञ और ईश्वर--ये सब मिलकर छियानबें तत्त्व होते 
हें। परन्तु इन पूर्वोक्त तत्त्वों से विलक्षण और निर्दोष तत्त्व भी एक हे । 
वराहरूपिणं मां ये भजन्ति मयि भक्तितः । 
विमुक्ताज्ञानतत्कार्या जीवन्मुक्ता भवन्ति ते ॥16॥ 
ये षण्णवतितत्त्वज्ञा यत्र कुत्राश्रमे रताः । 
जटी मुण्डी शिखी वापि मुच्यते नात्र संशयः ॥1 7॥ 
इति प्रथमोऽध्यायः । 
ऐसे विलक्षण निर्दोष तत्त्वरूप वराहरूपी मुझे जो लोग भक्तिपूर्वक भजते हैं, वे लोग अज्ञान और 
उसके कार्य से मुक्त होकर जीवन्मुक्त हो जाते हैं । जो लोग इन छियानबे तत्त्वें को जानते हैं, दे लोग 
चाहे किसी भी आश्रम में रहते हों, चाहे जटाधारी हों, चाहे मुण्डित हों, चाहे ।शखाधारी हो फिर भी 
वे मुक्त हो ही जाते हैं, इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । 
यहाँ प्रथम अध्याय पूरा हुआ । 
Es 


द्वितीयोऽ ध्यायः 


ऋभुर्नाम महायोगी क्रोडरूपं रमापतिम्‌ । 

वरिष्ठां ब्रह्मविद्यां त्वमधीहि भगवन्मम । 

एवं स पृष्टो भगवान्प्राह भक्तार्तिभञ्जनः ॥1 1 

स्ववर्णाश्रमधर्मेण तपसा गुरुतोषणात्‌ । 

साधनं प्रभवेत्पुंसां वैराग्यादिचतुष्टयम्‌ ॥2॥ 

नित्यानित्यविवेकश्च इहामुत्र विरागता । 

शमादिषट्कसम्पत्तिमुंमुक्षा तां 

एवं जितेन्द्रियो भूत्वा सर्वत्र होय ईश 
विहाय साक्षिचैतन्ये मयि कुर्यादहंमतिम्‌ ॥4॥ 

ऋभु नाम के महायोगी ने वराहरूपी 


लक्ष्मीपति कहा 
ब्रह्मविद्या पढ़ाइए।” जब उन्होंने ऐसा कहा पति भगवान्‌ ने कहा-- 


un हे भगवन्‌ ! आप मुझे श्रेष्ठ 


भंजक भगवान्‌ बोले-- 


द्वितीयोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 47] 


वर्णाश्रमधर्म के पालन से, तप से और गुरु को प्रसन्न करने से मनुष्य को वैराग्य आदि चार साधन प्राप्त 
होते हैं । जैसे--नित्य- अनित्य वस्तु विवेक, इहलोक तथा परलोक के प्रति वैराग्य, शमदमादि षट्क 
सम्पत्ति और मुमुक्षुता-इन चार साधनों का अभ्यास करना चाहिए । इस तरह अभ्यास करते-करते 
जितेन्द्रिय होकर सर्वत्र ममताबुद्धि को छोड़कर, साक्षीरूप चैतन्य के ऊपर ही (मेरे ऊपर ही) “मैं 
ऐसी बुद्धि करनी चाहिए | 

दुर्लभं प्राप्य मानुष्यं तत्रापि नरविग्रहम्‌ । 

ब्राह्मण्यं च महाविष्णोर्वेदान्तश्रवणादिना ॥5॥ 

अतिवर्णाश्रमं रूपं सच्चिदानन्दलक्षणम्‌। 

यो न जानाति सोऽविद्वान्कदा मुक्तो भविष्यति ॥6॥ 

अहमेव सुखं नान्यदन्यच्चेन्नैव तत्सुखम्‌ । 

अमदर्थ न हि प्रेयो मदर्थ न स्वतःप्रियम्‌ ॥7॥ 

परप्रेमास्पदतया मा न भूवमहं सदा । 

भूयासमिति यो द्रष्टा सोऽहं विष्णुर्मुनी श्वर ॥8॥ 


मनुष्यत्व दुर्लभ है, और उसमें भी पुरुष का शरीर और ब्राह्मणत्व तो और भी दुर्लभ है । उसको 
प्राप्त करने के बाद वेदान्त का श्रवण आदि करना चाहिए । परन्तु बाद में वर्णाश्रम से परे जो 
सच्चिदानन्दस्वरूप विष्णु को मनुष्य नहीं जानता, वह मूर्ख भला कब मुक्त हो सकेगा ? हे मुनीश्वर ! 
मैं ही सुखरूप हूँ, दूसरा कोई नहीं है । और अगर कोई दूसरा है, तो वह सुख है ही नहीं । जो वस्तु 
मेरे लिए नहीं है, वह किसी को प्रिय नहीं हो सकती, और जो मेरे लिए है, वह किसी मनुष्य को अपने 
लिए प्रिय नहीं होती (मेरे-आत्मा के लिए ही प्रिय होती है) | इस प्रकार परमप्रेम का स्थान मैं कभी 
न था ऐसा नहीं है मैं सदाकाल ही परमप्रेमास्पद हूँ एवं रहूँगा भी'--ऐसा जो जानता है, वह स्वयं 
विष्णुरूप (मेरा ही स्वरूप) होता है। 


न प्रकाशोऽहमित्युक्तिर्यत्प्रकाशैकबन्धना । 

स्वप्रकाशं तमात्मानमप्रकाशः कथं स्पृशेत्‌ ॥9॥ 

स्वयं भातं निराधारं ये जानन्ति सुनिश्चितम्‌ । 

ते हि विज्ञानसम्पन्ना इति मे निश्चिता मतिः ॥1 0॥ 

स्वपूर्णात्मातिरेकेण जगज्जीवेश्वरादयः । 

न सन्ति नास्ति माया च तेभ्यश्चाहं विलक्षणः ॥11॥ 

अज्ञानान्धतमोरूपं कर्मधर्मादिलक्षणम्‌ । 

स्वयंप्रकाशमात्मानं नैव मां स्प्रष्टुमर्हति ॥1 2॥ 

मैं प्रकाशरूप नहीं हुँ'-ऐसा (नकारात्मक) कथन भी प्रकाश के ही एक कारण से किया जा 

सकता है (प्रकाश के अभाव में ऐसा कथन भी कैसे किया जा सकता है 2) तो उस स्वयंप्रकाश आत्मा 
को प्रकाशहीन किस प्रकार मनुष्य के द्वारा अनुभूत किया जा सकता है ? जो लोग स्वयंप्रकाशित, 
निराधार और अतिनिश्चित ऐसे आत्मास्वरूप को जानते हैं, वे ही विज्ञानसम्पन्न हैं, ऐसा मेरा निश्चित 
मत है । अपने पूर्ण आत्मा के अतिरिक्त जगत्‌, जीव और ईश्वर आदि नहीं हैं, और माया भी नही है, 
और 'मैं उनसे विलक्षण हूँ'--ऐसा समझना ही ज्ञान है। कर्म-धर्मादि लक्षणयुक्त और अज्ञानरूप 
-अंधकारमय तमस्‌ का रूप स्वयंप्रकाश आत्मा को (मुझको) स्पर्श करने के लिए योग्य नहीं है। 


472 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सर्वसाक्षिणमात्मानं वर्णाश्रमविवर्जितम्‌ । 
ब्रह्मरूपतया पश्यन्ब्रहोव भवति स्वयम्‌ ॥1 3॥ 
भासमानमिदं सर्व मानरूपं परं पदम्‌ । 
पश्यन्वेदान्तमानेन सद्य एव विमुच्यते ॥1 4॥ 
देहात्मज्ञानवज्ज्ञानं देहात्मज्ञानबाधकम्‌ । 
आत्मन्येव भवेद्यस्य स नेच्छन्नपि मुच्यते ॥1 5॥ 
सत्यज्ञानानन्दपूर्णलक्षणं तमसःपरम्‌ । 

ब्रह्मानन्दं सदा पश्यन्कथं बध्येत्‌ कर्मणा ॥1 61 


सबके साक्षीरूप आत्मा को वर्णाश्रम से परे ब्रह्मस्वरूप में ही देखने वाला मनुष्य स्वयं ब्रह्म ही 
हो जाता है । “यह सब जो कुछ-दिखाई दे रहा है, वह प्रमाणरूप (पारमार्थिक रूप) से परमपद ही 
हे'> ऐसा वेदान्त के प्रमाण से देखने वाला मनुष्य तुरन्त ही मुक्त हो जाता है । 'देहात्मज्ञान' के बदले 
'देहात्माभाव का ज्ञान' (देहात्मभाव का बाधक ज्ञान) जिस पुरुष को हो जाता है, वह पुरुष न चाहते 
हुए भी मुक्त हो जाता है । जो मनुष्य सत्य, ज्ञान और आनन्दरूप पूर्ण लक्षणयुक्त और आज्ञानान्धकार 
से सदैव परे रहने वाले ब्रह्मानन्द को सदा देखता है, वह कर्मो से कैसे बँधेगा ? 
त्रिधामसाक्षिणं सत्यज्ञानानन्दादिलक्षणम्‌। 
त्वमहंशब्दलक्ष्यार्थमसक्तं सर्वदोषतः ॥17॥ 
सर्वगं सच्चिदात्मानं ज्ञानचक्षुर्निरीक्षते । 
अज्ञानचकषु्नक्षेत भास्वन्तं भानुमन्धवत्‌ ॥1 8॥ 
प्रज्ञानमेव तद्ब्रह्म सत्यप्रज्ञानलक्षणम्‌ । 
एवं ब्रह्मपरिज्ञानादेव मर्त्योऽमृतो भवेत्‌ ॥19॥ 
तद्‌ब्रह्मानन्दमद्ठनदं निर्गुणं सत्यचिद्घनम्‌। 
विदित्वा स्वात्मनो रूपं न बिभेति कुतश्चन ॥2.0॥ 
पक तीन धामों स साक्षी, सत्य-ज्ञान अनन्त आदि लक्षणवाला “तू”, 'मै'--आदि 
शब्दों का लक्ष्यार्थरूप, सर्वदोषो से रहित, सर्वव्यापक और सच्चिदानन्दरूप आत्मा है । उसे ज्ञान 
त सकता है, पर अज्ञान दृष्टि वाला मनुष्य तो जैसे अन्धा प्रकाशित सूर्य को नहीं देख 
त रछा कै, हत 
सत्य और चैतन्यमय आत्मा का स्वरूप है | उसे जान ER ह अदत, नि 5 
रूप हे | उसे जान लेने के बाद मनुष्य किसी से भी नहीं डरता है | 
चिन्मात्रं सर्वगं नित्यं सम्पूर्ण सुखमद्वयम्‌। 
साक्षाद्ब्रह्मैव नान्योऽस्तीत्येवं ब्रह्मविदां स्थितिः ॥21॥ 
अज्ञस्य दुःखौघमयं ज्ञस्यानन्दमयं जगत्‌ । 
अन्धे भुवनमन्धस्य प्रकाशं 
उचाली लि 0 तु का ॥22॥ 


स्थितेऽद्वितीयभावः स्यात्को बन्धः क. 
Ms तु चिन्मात्रं सर्वदा Jn ह 
व देहादिसंघातो घटवद्दृशिगोचरः ॥24॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 473 


केवल चैतन्यरूप, सर्वव्यापक, नित्य, संपूर्ण, सुखमय, अद्वैत साक्षात्‌ ब्रह्म ही है और दूसरा 

कोई पदार्थ है ही नहीं, ऐसी ब्रहमवेत्ताओं की स्थिति है । जैसे अन्धे के लिए जगत्‌ अन्धकारमय ही है 
और अच्छी आँखों वालों के लिए प्रकाशमय होता है, वैसे ही अज्ञानी के लिए जगत्‌ दुःखों के ण्या १ 
रूप है, परन्तु ज्ञानी के लिए आनन्दमय हे । अनन्त और सच्चिदानन्दमय मैं (वराहरूपी भगवान) ही 
सर्वत्र अवस्थित हूँ---ऐसी अद्वितीय भावना जब होती है, तब तो क्या बन्धन है और कौन मुक्त होता 
है ? (कोई नहीं |) सभी प्राणियों का जो चैतन्य है, वही सही आत्मस्वरूप है, परन्तु घड़े की तरह 
दृष्टिगोचर होता हुआ यह देहादि समुदाय तो आत्मस्वरूप है ही नहीं । 

स्वात्मनोऽन्यदिवाभातं चराचरमिदं जगत्‌ । 

स्वात्ममात्रतया बुद्धवा तदस्मीति विभावय ॥2 5॥ 

स्वस्वरूपं स्वयं भुङ्क्ते नास्ति भोज्यं पृथक्‌ स्वतः । 

अस्ति चेदस्तितारूपं ब्रह्मेवास्तित्वलक्षणम्‌ ॥2 6॥ 

ब्रह्मविज्ञानसम्पन्नः प्रतीतमखिलं जगत्‌ । 

पश्यन्नपि सदा नैव पश्यति स्वात्मनः पृथक्‌ ॥27॥ ` 

मत्स्वरूपपरिज्ञानात्कर्मभिर्न स बध्यते ॥2 8॥ 


दिखाई 


आत्मा से अलग-सा ही दिखाई देने वाला यह सचराचर (जडचेतनमय जगत्‌) पारमार्थिक रूप 

से तो केवल अपनी आत्मा ही है, ऐसा जानकर तुम्हें “में ही जगत्‌ रूप हूँ” ऐसा मानना चाहिए । आत्मा 
अपने स्वरूप को ही भोगता है (अपने स्वरूप को ही खाता है), अपने से अलग कोई भोग्य पदार्थ ही 
नहीं है । फिर भी अगर कोई 'हे' तो वह अस्तित्व के रूप में ब्रह्म ही है । अस्तित्व (सत्ता) ही ब्रह्म का 
लक्षण है । ब्रह्मानुभव से युक्त हुआ मनुष्य दिखाई देने वाले इस सारे जगत्‌ को देखता हुआ भी उसे 
अपने आत्मा से अलग तो देखता ही नहीं है । ऐसे मेरे स्वरूप का ज्ञान होने से मनुष्य कर्मा से बॅधता 
नहीं है । 

यः शरीरेन्द्रियादिभ्यो विहीनं सर्वसाक्षिणम्‌। 

परमार्थैकविज्ञानं सुखात्मानं स्वयंप्रभम्‌ ॥29॥ 

स्वस्वरूपतया सर्व वेद स्वानुभवेन यः। 

स धीरः स तु विज्ञेयः सोऽहं तत्त्वं ऋभो भव ॥30॥ 

अतः प्रपञ्चानुभव- सदा न हि स्वरूपबोधानुभवः सदा खलु । 

इति प्रपश्यन्परिपूर्णवेदनो न बन्धमुक्तो न च बद्ध एव तु ॥31॥ 

स्वस्वरूपानुसन्धानान्नत्यन्त सर्वसाक्षिणम्‌ । 

मुहूर्त चिन्तयेन्मां यः सर्वबन्धैः प्रमुच्यते ॥3 2॥ 

जो मनुष्य अपने आत्मा को शरीर इन्द्रियादि से अलग, सर्वसाक्षी, पारमार्थिक, एकमात्र, 
विज्ञानस्वरूप, सुखमय और स्वयंप्रकाश मानता हे, तथा सबको अपने अनुभव से आत्मरूप से जानता 
है, वह धीर है इसी को सहीरूप में 'में' जानना चाहिए । और हे ऋभु ! तुम भी वही हो | इसी कारण 
से प्रपंच का अनुभव कभी है ही नहीं, पर स्वरूप ज्ञान का अनुभव तो सदैव है ॥ इस प्रकार देखता हुआ 
मनुष्य परिपूर्ण ज्ञानी है, और इसलिए वह कभी बन्धन में नहीं पड़ता और बँधा हुआ भी नहीं रहता । 
स्वरूपानुसन्धान से नृत्य करते हुए जो मनुष्य मेरा एक क्षण भी (एक मुहूर्तकाल तक भी) चिन्तन करता 
है, वह सभी बन्धनों से मुक्त हो जाता है.। 


474 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सर्वभूतान्तरस्थाय नित्यमुक्तचिदात्मने । 

प्रत्यक्चैतन्यरूपाय मह्यमेव नमो नमः ॥33॥ 

त्वं वाहमस्मि भगवो देवतेऽहं वै त्वमसि । 

तुभ्यं मह्यमनन्ताय मह्यं तुभ्यं चिदात्मने ॥34॥ 

नमो मह्यं परेशाय नमस्तुभ्यं शिवाय च । 

किं करोमि क्व गच्छामि किं गृह्णामि त्यजामि किम्‌ ॥35॥ 

यन्मया पूरितं विश्वं महाकल्पाम्बुना यथा । 

अन्तःसङ्गं बहिःसङ्गमात्मसङ्गं च यस्त्यजेत्‌ । 

सर्वसङ्गनिवृत्तात्मा स मामेति न संशयः ॥36॥ 

सभी भूतों के अन्तस्‌ में स्थित, नित्य मुक्त, चिदात्मा और प्रत्यक्‌ चैतन्यरूप ऐसे मुझे ही मैं 

बार-बार नमस्कार करता हूँ । हे भगवन्‌ ! हे देवता ! तुम ही में हूँ और मैं ही तुम हो । अनन्त ऐसे मुझे 
और तुझे तथा चिदात्मक ऐसे मुझे और तुझे नमस्कार हो । परमात्मा ऐसे मुझे और शिवस्वरूप ऐसे 
तुझे नमस्कार हो। मैं कहाँ जाऊं ? क्या लूँ और क्या छोडूं ? क्योंकि महाकल्प (प्रलयकाल) में जैसे 
विश्व जल से भर जाता है, वैसे ही मुझसे यह सब कुछ भरा हुआ हे । सब कुछ मैं ही हूँ । इस तरह 
जो भीतर का संग, बाहर का संग और आत्मा के संग को भी जो छोड़ देता है, वह सभी संगों से 
विनिर्मुक्त आत्मा वाला मनुष्य मुझे प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । 

अहिरिव जनयोगं सर्वदा वर्जयेद्यः 

कुणपमिव सुनारीं त्यक्तुकामो विरागी । 

विषमिव विषयादीन्मन्यमानो दुरन्ता- 

ञ्जगति परमहंसो वासुदेवोऽहमेव ॥37॥ 


जो वैरागी मनुष्यों के सम्बन्ध को साँप की तरह छोड़ देता है, जो सुन्दर स्री को एक शवदेह 
की तरह छोड़ने के लिए तत्पर रहता है, और अन्तविहीन विषयों को विष जैसा मानता है, वह इस 
जगत्‌ में परमहंस है और मैं वासुदेव भी बही हूँ । 
इदं सत्यमिदं सत्यं सत्यमेतदिहोच्यते । 
अहं सत्यं परं ब्रह्म मत्तः किञ्चिन्न विद्यते॥38॥ 
उप समीपे यो वासो जीवात्मपरमात्मनोः । 
उपवासः स विज्ञेयो न तु कायस्य शोषणम्‌ ॥39॥ 
कायशोषणमात्रेण का तत्र हाविवेकिनाम्‌ । 
वल्मीकताडनादेव मृतः किं नु महोरगः ॥40॥ 
अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेद परोक्षज्ञानमेव तत्‌। 
अहं ब्रह्मेति चेद्वेद साक्षात्कारः स उच्यते ॥41॥ 
“यह सत्य ह यह सत्य है, यही सत्य है, और मैं हूँ मै 
है ही नही ”--ऐर॥ कहना चाहिए । जीवात्मा और पता गे क 


क्योंकि शोषण को उपवास नहीं 
क्योंकि अनशन कर शरीर को सुखाने से अविवेकियों को पवास नहीं कहा जाता | 
के ऊपर दण्डप्रहार से उसके भीतर रहा हुआ बड़ा साँप क फल मिलता है ? (कुछ नहीं) वल्मीक 


ह 


द्वितीयोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 475 


ऐसा जो जानता है, वह परोक्षज्ञान ही है । और भें ही ब्रह्म हूँ'--ऐसा ज्ञान जो रखता है उसे साक्षात्कार 
कहा जाता है। 

यस्मिन्काले स्वमात्मानं योगी जानाति केवलम्‌। 

तस्मात्कालात्समारभ्य जीवनन्मुक्तो भवेदसौ ॥42॥ 

अहं ब्रह्मेति नियतं मोक्षहेतुर्महात्मनाम्‌। 

द्वे पदे बन्धमोक्षाय निर्ममेति ममेति च ॥43॥ 

ममेति बध्यते जन्तुर्निर्ममेति विमुच्यते । 

बाह्यचिन्ता न कर्तव्या तथैवान्तरचिन्तिका । 

सर्वचिन्तां समुत्सृज्य स्वस्थो भव सदा ऋभो ॥44॥ 

जिस काल में योगी अपने को केवल एक स्वरूप में जान लेता है, उसी क्षण वह जीवन्मुक्त हो 

जाता है। 'मे ब्रह्म हँ'--ऐसा जब निश्चित ही हो गया तो वही निश्चय महात्माओं के मोक्ष का कारण 
बनता है । बन्धन और मोक्ष के लिए दो ही पद हें-एक “निर्मम” अर्थात्‌ मेरा कुछ भी नहीं' वह मोक्ष 
के लिए है और दूसरा हे--'मम' अर्थात्‌ मेरा, यह बन्धन के लिए है | 'मम'--ऐसा मानते हुए प्राणी 
बन्धन में पड़ता है और “निर्मम'--ऐसा मानकर प्राणी मुक्त होता है हे ऋभु ! बाहर और भीतर की 
चिन्ता नहीं करनी चाहिए । सभी चिन्ताओं का त्याग करके तुम स्वस्थ रहो । 

सङ्कल्पमात्रकलनेन जगत्समग्रं 

सङ्कल्पमात्रकलने हि जगद्विलासः । 

सङ्कल्पमात्रमिदमुत्सृज निर्विकल्प- 

माश्रित्य मामकपदं हृदि भावयस्व ॥45॥ 

केवल संकल्पों से ही यह समग्र जगत्‌ है, और केवल संकल्पों के करने से ही इस सारे जगत्‌ 

का विलास है । इसलिए इस निर्विकल्प पद का आश्रय करके तुम संकल्पों को छोड़ दो और हृदय में 
मेरे पद की भावना करो | 


मच्चिन्तनं मत्कथनमन्योऽन्यं मत्प्रभाषणम्‌ । 

मदेकपरमो भूत्वा कालं नय महामते ॥46॥ 

चिदिहास्तीति चिन्मात्रमिदं चिन्मयमेव च । 

चित्त्वं चिदहमेते च लोकाश्विदिति भावय ॥47॥ 

रागं नीरागतां नीत्वा निर्लेपो भव सर्वदा । 

अज्ञानजन्यकर्त्रांदिकारकोत्पन्नकर्मणा ॥48॥ 

्ुतयुत्पन्नात्मविज्ञानप्रदीपो बाध्यते कथम्‌। 

अनात्मतां परित्यज्य निर्विकारो जगस्थितौ ॥49॥ 

महाबुद्धिमान ! मेरा चिन्तन, मेरी कथा, परस्पर मेरे ही विषय में संभाषण और मुझ में ही 

FF म समय व्यतीत कर लो । इस जगत्‌ में चैतन्य ही है, १ चैतन्य ही चैतन्य है । जैसे 
मे चैतन्य हँ, वैसे तुम भी चैतन्य ही हो, ये सभी लोग भी चैतन्य ही __ऐसी भावना करो । राग को 
नीराग (रागाभाव) करके सर्वकाल में तुम निलेंप ही हो जाओ | कर्ता आदि कारक तो अज्ञान से ही 
उत्पन्न होते है । तो ऐसे (अज्ञानजनित) कर्मों से श्रुतियों से उत्पन्न हुआ आत्मज्ञानरूपी दीपक कैसे बुझ 
सकेगा ? इसलिए अनात्मभाव को छोड़कर जगत्‌ की स्थिति में तुम निर्विकार हो जाओ । 


476 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


एकनिष्ठतयान्तस्थसंविन्मात्रपरो भव । 
घटाकाशमठाकाशौ महाकाशे प्रतिष्ठितौ ॥50॥ 

एवं मयि चिदाकाशे जीवेशौ परिकल्पितौ । 

या च प्रागात्मनो माया तथान्ते च तिरस्कृता ॥51॥ 
ब्रह्मवादिभिरुद्गीता सा मायेति विवेकतः । 
मायातत्कार्यविलये नेश्वरत्वं न जीवता ॥52॥ 
ततः शुद्धश्चिदेवाहं व्योमवन्निरुपाधिकः । 
जीवेश्वरादिरूपेण चेतनाचेतनात्मकम्‌ ॥53॥ 


और तुम एकनिष्ठता से केवल भीतर के अनुभूतिज्ञान में ही तत्पर हो जाओ । जैसे घड़े का 
आकाश और घर का आकाश महाकाश में ही अवस्थित रहे हैं, वैसे ही जीव और ईश्वर चैतन्य 
चिदाकाश ऐसे मुझमें ही तो कल्पित हुए हैं । पहले (अज्ञानावस्था में) माया का जो सम्बन्ध आत्मा को 
दिखाई देता है, वह अन्त में (ज्ञान होने के बाद तो) तिरस्कृत (निराकृत) हो जाता है । इसी कारण से 
ब्रह्मज्ञानी लोग विवेकदृष्टि से उसे माया कहते हैं, क्योंकि माया और उसके कार्य के नाश होने पर तो 
न तो ईश्वरत्व है, न ही जीवत्व हे । इसके बाद तो शुद्ध और उपाधिरहित मैं चैतन्य ही अवशिष्ट रहता 
हूँ। जीव और ईश्वर आदि के रूप में चैतन्य में ही हूँ, और अचेतन भी तो मैं ही हूँ । 


ईक्षणादिप्रवेशान्ता सृष्टिरीशेन कल्पिता । 
जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः ॥54॥ 
त्रिणाचिकादियोगान्ता ईश्वरभ्रान्तिमाश्रिताः । 
लोकायतादिसांख्यान्ता जीवविश्रान्तिमाश्रिताः ॥55॥ 
तस्मान्मुमुश्षुभिर्नैव मतिर्जीवेशवादयोः । 

कार्या किन्तु ब्रह्मतत्त्वं निश्चलेन विचार्यताम्‌ ॥56॥ 
अद्वितीयब्रह्मतस्चं न जानन्ति यथा तथा । 

भ्रान्ता एवाखिलास्तेषां क्व मुक्तिः क्वेह वा सुखम्‌ ॥57॥ 


ईक्षण से (“तदैक्षत') से लेकर प्रवेशपर्यन्त ( तत्सृष्टवा तदेवाविशत्‌') तक की सृष्टि तो ईश्वर की 

बनाई हुई है, और जाग्रत्‌ अवस्था से लेकर मोक्षपर्यन्त का संसार जीव का बनाया हुआ है । त्रिणाचिक 
से लेकर योग तक के दर्शन ईश्वर की श्रन्ति को प्राप्त हुए हैं। और लोकायत से लेकर सांख्य तक 
के दर्शन जीवतत्त्व तक पहुँचे हुए हें । इसलिए मुमुक्षुओ को जीववाद में या ईश्वरवाद में बुद्धि करनी 
ही नहीं चाहिए, किन्तु निश्चल होकर ब्रह्मतत्त्व का ही चिन्तन करना चाहिए । जो लोग अद्वितीय 
ब्रह्मतत्त्व को जानते नहीं हैं, वे तो जिस किसी तरह किसी रन्ति को ही प्राप्त हुए है । उनकी मुक्ति 
कहाँ है ? और उन्हें इस लोक में सुख भी कहाँ है ? 

उत्तमाधमभावश्रेत्तेषां स्यादस्ति तेन किम्‌। 

स्वप्नस्टराज्यभिक्षाभ्यां प्रबुद्धः स्पृशते खलु ॥58॥ 

अज्ञान बुद्धिविलये निद्रा सा भण्यते बुधै: । 

विलीनाज्ञानतत्कार्ये मयि निद्रा कथं भवेत्‌ ॥59॥ 

बुद्धेः पूर्णविकासोऽयं जागरः परिकीर्त्यते । 

विकारादिविहीनत्वाज्जागरो मे न विद्यते ॥6 0॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 477 


सूक्ष्मनाडिषु सञ्चारो बुद्धेः स्वप्नः प्रजायते । 
सञ्चारधर्मरहिते मयि स्वप्नो न विद्यते ॥61॥ 
उन लोगों का चाहे उत्तम भाव हो, या अधम भाव हो, पर इससे क्या है ? स्वप्न में राज्य मिले 

या भिक्षा मिले, पर जागा हुआ मनुष्य क्या उसका अनुभव कर सकता है ? (नहीं कर सकता |) जब 
बुद्धि का अज्ञान में लय होता है, तब विद्वान्‌ लोग उसे निद्रा कहते हैं परन्तु मुझमें तो अज्ञान और 
उसका कार्य-दोनों ही नष्ट हो चुके हैं, तो भला फिर मुझे निद्रा कहाँ से होगी ? बुद्धि के पूर्ण विकास 
होने को जाग्रदवस्था कहते हैं, पर मैं तो बुद्धि आदि विकारों से रहित ही हूँ, तो फिर मेरी कोई जाग्रत्‌ 
अवस्था भी तो नहीं है । जब बुद्धि का सूक्ष्म नाडियो में संचार होता है, तब स्वप्नावस्था होती है, परन्तु 
मैं तो उस संचार धर्म से भी रहित ही हूँ, इसलिए मुझमें तो स्वप्नावस्था भी नहीं हैं । 

सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमसावृते । 

स्वरूपं महदानन्दं भुङ्क्ते विश्वविवर्जितः ॥62॥ 

अविशेषेण सर्व तु यः पश्यति चिदन्वयात्‌ । 

स एव साक्षाद्विज्ञानी स शिवः स हरिर्विधिः ॥6३॥ 

दीर्घस्वप्नमिदं यत्तदीर्घ वा चित्तविभ्रमम्‌। 

दीर्घ वापि मनोराज्यं संसारं दुःखसागरम्‌ । 

सुप्तेरुत्थाय सुप्त्यन्तं ब्रह्मैकं प्रविचिन्त्यताम्‌ ॥64॥ 

सुषुप्ति के समय में सब कुछ अज्ञान से ढँक जाता है और इसीलिए सबका विलय हो जाता है । 

बाद में जगत्‌ से रहित हुआ आत्मा बड़े ही आनन्दमय आत्मस्वरूप का अनुभव करता है । परन्तु उस 
आज्ञानावरण के विशेष के बिना ही जो मनुष्य केवल चैतन्य के अनुसरण से ही सब कुछ आत्ममय ही 
देखता है, वही साक्षात्‌ विज्ञानी, वही शिव, वही विष्णु और वही ब्रह्म है । यह संसार एक लम्बा-सा 
सपना हे, अथवा तो चित्त की लम्बी भ्रान्ति ही है, अथवा मन का लम्बा राज्य है, और वह दुःख का 
सागर ही हे । इसलिए सोकर उठने के बाद फिर सोने के समय तक केवल ब्रह्म का ही चिन्तन करते 
रहना चाहिए | 


आरोपितस्य जगतः प्रविलापनेन 

चित्तं मदात्मकतया परिकल्पितं नः । 

शत्रून्निहत्य गुरुषद्कगणान्निपाताद्‌ 

गन्धद्विपो भवति केवलमद्वितीयः ॥65॥ 

अद्यास्तमेतु वपुराशशितारमास्तां 

कस्तावताऽपि मम चिदूवपुषो विशेषः । 

कुम्भे विनश्यति चिरं समवस्थिते वा 

कुम्भाम्बरस्य नहि कोऽपि विशेषलेशः ॥66॥ 

आरोपित जगत्‌ का अत्यन्त लय कर देने से हमारा कल्पित चित्त केवल मेरा स्वरूप ही बनकर 

रह जाता है । इस प्रकार हमारे काम आदि शत्रुओं का (सभी का) विलय करके केवल आत्मरूप 
गन्धहस्ती अद्वितीय रह जाता है अर्थात्‌ केवल एक ही आत्मा अनुभव में आता है। यह शरीर चाहे 
आज ही अस्त हो जाए, या चाहे जहाँ तक चन्द्र-तारे रहे, वहाँ तक टिका रहे, पर इससे मेरे चैतन्य 
रूप शरीर में क्या विशेषता होगी ? (कुछ भी नहीं ।) घड़े का चाहे तुरन्त नाश हो, या लम्बे काल तक 


478 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


वह टिका रहे, तो भी उसे घड़े के भीतर रहने वाले आकाश में किसी भी प्रकार की लेशमात्र भी 
विशेषता नहीं आती हे । 


अहिनिर्ल्वयनी सर्पनिर्मोको जीववर्जितः । 
वल्मीके पतितस्तिष्ठेत्तं सर्पो नाभिमन्यते ॥67॥ 
एवं स्थूलं च सूक्ष्मं च शरीरं नाभिमन्यते । 
प्रत्यरज्ञानशिखिध्वस्ते मिथ्याज्ञाने सहेतुके । 

नेति नेतीति रूपत्वादशरीरो भवत्ययम्‌ ॥68॥ 


साँप के द्वारा उतार दी गई निर्जीव त्वचा (साँप की खाल), बिल (बाँबी) पर ही पड़ी रहती है । 
उसे साँप फिर अपनी नहीं मानता, उसी तरह ज्ञानी मनुष्य स्थूल शरीर को या सूक्ष्म शरीर को अपना 
नहीं मानता, क्योंकि प्रत्यगात्मा के ज्ञानरूप अग्नि से उसका मिथ्या-ज्ञान नष्ट हो चुका होता है, और 
निति नेति'--“यह नहीं, यह नहीं'--ऐसे अनुभव से वह "रीर रहित ही हो जाता है । 
शास्त्रेण न स्यात्परमार्थवृष्टिः कार्यक्षमं पश्यति चापरोक्षम्‌। 
प्रारब्धनाशात्प्रतिभाननाश एवं त्रिधा नश्यति चात्ममाया ॥6 9॥ 


पहले तो शास्त्र के द्वारा परमार्थदृष्टि नहीं होती । बाद में अपरोक्ष ज्ञान को ही परमार्थ दृष्टि के 
लिए कार्यक्षम (समर्थ) माना जाता है, और बाद में (तीसरे सोपान में) प्रारब्ध कर्मा के नाश होने से 
मिथ्याज्ञान का नाश होता है और इस प्रकार तीन प्रकार से आत्मा की माया का नाश होता है । 


ब्रह्मत्वे योजिते स्वामिञ्जीवभावो न गच्छति । 
अद्वैते बोधिते तत्त्वे वासना विनिवर्तते ॥70॥ 
प्रारब्धान्ते देहहानिर्मायेति क्षीयतेऽखिला । 
अस्तीत्युक्ते जगत्सर्वं सद्रसं ब्रह्म तद्भवेत्‌ ॥71॥ 
भातीत्युक्ते जगत्सर्वं भानं ब्रह्मैव केवलम्‌। 
मरुभूमौ जलं सर्व मरुभूमात्रमेव तत्‌ । 
जगत्त्रयमिदं सर्व चिन्मात्रं स्वविचारतः ॥7 21 
अज्ञानमेव न कुतो जगतः प्रसङ्गो 
जीवेशदेशिकविकल्पकथातिदूरे । 
एकान्तकेवलचिदेकरसस्वभावे 

ब्रह्मैव केवलमहं परिपूर्णमस्मि ॥7 3॥ 


हे स्वामी, जब स्व' (अपने) मे ब्रह्मभाव जुड़ जाता है, तब जीवभाव प्राप्त ही नहीं होता, और 
जब अद्रैततत्त्व समझ में आता है, तब वासनाएँ दूर हो जाती हैं। प्रारब्ध का अन्त होने पर देह का 


यह सारा जगत्‌ ब्रह्म है” ऐसा कहने 
| ब्रह्म प्रकाशित होता हे'--ऐसा 


ऐसा अर्थ निकलता है । मरुस्थल में जो जल दिखाई देता है, वह मर ही बत जाता है 


और गुरु की कल्पना की तो बात ही क्या है ? (बे तो हैं डी नन र 
ही सब कुछ है तब मैं वही परिपूर्ण ब्रह्म हू हैं ही नही) जब केवल एकमात्र एकरस चित्‌ 


द्वितीयोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 479 


बोधचन्द्रमसि पूर्णविग्रहे मोहराहुमुषितात्मतेजसि । 
स्नानदानयजनादिकाः क्रिया मोचनावधि वृथैव तिष्ठते ॥74॥ 
सलिले सैन्धवं यद्ठत्साम्यं भवति योगतः । 

तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरिति कथ्यते ॥75॥ 

दुर्लभो विषयत्यागो दुर्लभं तत्त्वदर्शनम्‌ । 

दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरोः करुणां विना ॥76॥ 
उत्पन्नशक्तिबोधस्य त्यक्तनिःशेषकर्मणः । 

योगिनः सहजावस्था स्वयमेव प्रकाशते ॥771 


जिस ज्ञानरूपी चन्द्रमा का प्रकाश मोहरूपी राहु ने हर लिया है, वह ज्ञानचन्द्र पूर्ण शरीर वाला 

होने पर भी जबतक उस मोह राहु से उसका छुटकारा हो, तब तक तो स्नान, दान, यज्ञ आदि क्रियाएँ 
व्यर्थ ही हें । जैसे पानी में नमक डालने से पानी के साथ उसकी समानता हो जाती है, उसी प्रकार 
आत्मा और मन की जो एकता हो जाती है, उसे 'समाधि' कहा जाता है । सद्गुरु की दया के बिना 
विषयों का त्याग करना मुश्किल है, एवं तत्त्वदर्शन भी दुर्लभ है, तथा सहज अवस्था भी दुर्लभ ही है । 
जिसमें आत्मशक्ति का ज्ञान हो चुका हो, और जिसने सभी कर्मो का त्याग किया हो, ऐसे योगी को 
सहजावस्था आप ही आप प्राप्त हो जाती है । (प्रकाशित हो जाती है ।) 

रसस्य मनसश्चैव चञ्चलत्वं स्वभावतः । 

रसो बद्धो मनो बद्धं किं न सिद्ध्यति भूतले ॥78॥ 

मूच्छितो हरति व्याधि मृतो जीवयति स्वयम्‌ । 

बद्धः खेचरतां धत्ते ब्रह्मत्वं रसचेतसि॥79॥ 

इन्द्रियाणां मनो नाथो मनोनाथस्तु मारुतः । 

मारुतस्य लयो नाथस्तन्नाथं लयमाश्रय ॥80॥ 

निश्चेष्टो निर्विकारश्च लयो जीवति योगिनाम्‌ । 

उच्छिन्नसर्वसंकल्पो निःशेषाशेषचेष्टितः । 

स्वावगम्यो लयः कोऽपि यो मनोवागगोचरः ॥81॥ 

रस (पारद) और मन दोनों की चंचलता स्वाभाविक है । जिसने पारद को बाँध लिया और मन 

को भी बाँध लिया हो उसके लिए इस धरती पर क्या सिद्ध नहीं हो सकता ? पारद और मन--दोनों 
मूर्च्छित होने पर रोगों को दूर करते हैं, वे दोनों मर जाते हैं, तो अन्य को जिलाते हैं, और अगर बंध 
जाते हैं तो खेचरता को प्राप्त करवाते हैं । (बँधा हुआ पारद आकाश में उड्ने की शक्ति देता है और 
बँधा हुआ मन खेचरी विद्या को ग्राप्त करवाता है ।) इस प्रकार पारद में ओर मन में ब्रह्मत्व है। मन 
इन्द्रियों का स्वामी है, प्राणवायु मन का नाथ (स्वामी) है, एवं प्राणों की आत्मा में लीनता होना प्राणों 
का नाथ (स्वामी) होना है । इसलिए तुम प्राण के नाथरूप उस लय ॥ ही आश्रय करो । चेष्टारहित और 
निर्विकार होते हुए भी योगियों का वह लय जीवित ही रहता है । उसमें से सभी संकल्प उच्छिन्न हो गए 
होते हैं । समस्त चेष्टाएँ समाप्त हो गई होती हैं और वह मन एवं वाणी से अगोचर होता है । ऐसा लय 
केवल अनुभवगम्य ही होता है । 

पुङ्खानुपुङ्खविषयेक्षणतत्परो५पि 

ब्रह्मावलोकनधियं न जहाति योगी | 

सङ्घीतताललयवाद्यवशं गतापि 

मौलिस्थकुम्भपरिरक्षणधीर्नटीव ॥82॥ 


480 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सर्वचिन्तां परित्यज्य सावधानेन चेतसा । 
नाद एवानुसन्धेयो योगसाम्राज्यमिच्छता ॥83॥ 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 


जैसे नाच करती हुई नर्तकी, संगीत-ताल-लय-वाद्ययन्त्रादि की वशवर्ती होकर उन सबमें ध्यान 
रखती हुई भी अपने सर पर रखे गए घड़े का रक्षण करने में पूरा ध्यान रखती है, उसी तरह यह योगी 
भी एक के बाद दूसरे अविरत प्राप्त होते रहते विषयों को देखने में तत्पर होते हुए भी ब्रह्मदर्शन की 
बुद्धि का कभी त्याग नहीं करता । अपने साम्राज्य को चाहने वाले पुरुष को सभी चिन्ताओं का त्याग 
करके सावधाने चित्त से नाद का ही अनुसन्धान करना चाहिए । 


यहाँ पर दूसरा अध्याय पूरा होता है । 
अँ 
तृतीयोऽ ध्यायः 


न हि नानास्वरूपं स्यादेकं वस्तु कदाचन । 
तस्मादखण्ड एवास्मि यन्मदन्यन्न किञ्चन ॥1॥ 
दृश्यते श्रूयते यद्यद्‌ब्रह्मणोऽन्यन्न तद्भवेत्‌ । 
नित्यशुद्धविमुक्तैकमखण्डानन्दमद्र्‍यम्‌। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यत्परं ब्रह्माहमेव तत्‌ ॥2॥ 
आनन्दरूपोऽहमखण्डबोधः परात्परोऽहं घनचित्प्रकाशः । , 
मेघा यथा व्योम न च स्पृशन्ति संसारदुःखानि न मां स्पृशन्ति ॥3॥ 
सर्व सुखं विद्धि सुदुःखनाशात्सर्व च सद्रूपमसंत्य नाशात्‌ । 
चिद्रूपमेव प्रतिभानयुक्तं तस्मादखण्डं मम रूपमेतत्‌ ॥4॥ 
जो वस्तु एक ही हो, वह अनेकस्वरूप वाली हो ही नहीं सकती । इसलिए मैं अखण्ड ही हूँ, 
क्योंकि मुझसे अन्य कुछ है ही नहीं | जो जो भी कुछ दिखाई पड़ता है, या सुनाई पड़ता है, वह सब 
ब्रह्म से अलग हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्म नित्य, शुद्ध, विमुक्त, एक, अखण्ड, आनन्दरूप, 
अद्वैत, सत्य, ज्ञानमय और अनन्त है | ऐसा जो पह है, वही मै हँ । मे आनन्दरूप और अखण्ड 
ज्ञानमय हूँ । मैं परात्पर हूँ, मैं गाढ चैतन्यरूप प्रकाशवाला हुँ । जिस तरह बादल आकाश का स्पर्श नहीं 
करते, उसी तरह संसार के दुःख मेरा स्पर्श नहीं करते । दुःखों का अत्यन्त नाश हो जाने से तुम सबको 
सुखरूप जानो । असत्य का नाश हो जाने से तुम सभी को सत्य ही मानो । जो-जो प्रतिभान से क 
(सामने से दिखाई देने वाला) हो, वह सब चैतन्य का ही स्वरूप है इसलिए मेरा अखंड रूप ह | 
न हि जनिर्मरणं गमनागमौ न च मलं विमलं न च वेदनम्‌ । 
चिन्मयं हि सकलं विराजते स्फुटतरं परमस्य तु योगिनः ॥5॥ 
सत्यचिद्घनमखण्डमद्वयं सर्वदृश्यरहितं निरामयम्‌ । 
यत्पदं विमलमद्दयं शिवं तत्सदाहमिति मौनमाश्रय ॥6॥ 
जन्ममृत्युसुखदुःखवर्जितं जातिनीतिकुलगोत्रदूरगम्‌ गोत्रदूरगम्‌ । 
चिद्विवर्तजगतोऽस्यकारणं तत्सदाहमिति मौनमाश्रय । 
पूर्णमद्दयमखण्डचेतनं विश्वभेदकलनादिवर्जितम्‌ जतम । प 
अद्वितीयपरसंविदंशकं तत्सदाहमिति मौनमाश्रय ॥8॥ 
जन्म नहीं है, मरण नहीं है, गमन नहीं है, आगमन नही है, मल नहीं 
अनुभवज्ञान भी नहीं है, परन्तु सब चैतन्यमय ही ! ५ "ल नही है, निर्मल नहीं है और 
iE न ही प्रकाशित हो रहा है। यह सबसे पर स्वरूप योगी को 





` तृतीयोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 48] 


अति स्पष्ट दिखाई देता है । सत्य, चैतन्यमय, अखण्ड, अद्वैत, सर्वदृर्यरहित, निर्दोष, निर्मल, अद्वैत 
और कल्याणस्वरूप जो परमतत्त्व है, वह मैं हुँ, ऐसा मानकर मौन ही धारण किए रहो । जन्म, मृत्यु, 
सुख आर दु:ख से जो रहित हे, जाति, नीति, कुल और गोत्र से भी जो रहित हे (दूर हे) तथा चेतन्य 
में प्रतीत होती हुई जगत्‌ की भ्रान्ति का जो कारण है वही सदा मैं हूँ--ऐसा मानकर तुम मौन को ही 
ह रहो । जो पूर्ण, अद्वैत, अखण्ड और चैतन्य है, और समग्र भेद (ज्ञान) से रहित होते हुए 
रतीय परम संवेदना (ज्ञान) का अंश है, वही मैं हूँ ऐसा मानकर तुम मौन का ही आश्रय करके रहो । 
केनाप्यबाधितत्वेन त्रिकालेऽप्येकरूपतः । 
विद्यमानत्वमस्त्येतत्सद्रूपत्वं सदा मम ॥9॥ 
निरुपाधिकनित्यं यत्सुप्तौ सर्वसुखात्परम्‌ । 
सुखरूपत्वमस्त्येतदानन्दत्वं सदा मम ॥10॥ 
दिनकरकिरणैर्हि शार्वरं तमो निबिडतरं झटिति प्रणाशमेति । 
घनतरभवकारणं तमो यद्धरिदिनकृत्प्रभया न चान्तरेण ।।1 1॥ 
मम चरणस्मरणेन पूजया च स्वकतमसः परिमुच्यते हि जन्तुः । 
न हि मरणप्रभवप्रणाशहेतुर्मम चरणस्मरणादृतेस्ति किञ्चित्‌ ॥12॥ 
यह मेरा पारमार्थिक स्वरूप किसी से भी बाधित नहीं होता । और वह तीनों काल में एकरूप ही 
होता है । इसलिए सदैव उसका अस्तित्व (सत्ता) रहता है । यह मेरा 'सत्‌' रूप है । उपाधिरहित और 
नित्य ऐसा जो तत्त्व सुषुप्ति के समय में सर्व सुखों से पर और सुखमय होता है, वही मेरी नित्य 
आनन्दमयता हे । रात्रि का अतिगाढ अन्धकार जैसे सूर्य की किरणों से शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, वैसे 
ही संसार कारणरूप अज्ञान का गाढ अन्धकार जो है, वह श्रीहरि की (भगवान्‌ की) कान्ति के बिना 
नष्ट नहीं हो सकता । मेरे (परमेश्वर के) चरण का स्मरण और पूजन करने से प्राणी अपने आज्ञानान्धकार 
से छूट जाता है । इस प्रकार मेरे चरण के स्मरण के सिवा जन्म-मरण के नाश का और कोई कारण 
(उपाय) है ही नहीं । 
आदरेण यथा स्तौति धनवन्तं धनेच्छया । 
तथा चेद्दिश्वकर्तारं को मुच्येत बन्धनात्‌ ॥1३॥ 
आदित्यसन्निधौ लोकक्रेष्टते स्वयमेव तु । 
तथा मत्सन्निधावेव समस्तं चेष्टते जगत्‌ ॥1 4॥ 
शुक्तिकायां यथा तारं कल्पितं मायया तथा । 
महदादि जगन्मायामयं मप्येब केवलम्‌ ॥1 5॥ 
चण्डालदेहे पश्चादिस्थावरे ब्रह्मविग्रहे । 
अन्येषु तारतम्येन स्थितेषु न तथाह्यहम्‌ ॥1 6॥ 
जैसे मनुष्य धन की इच्छा से धनवान की आदरपूर्वक स्तुति करता है, वैसे ही जो विश्वकर्ता की 
स्तुति करता है, ऐसा कौन मनुष्य संसार के बन्धन से भला नहीं छूटेगा ? (छूट ही जाएगा ।) सूर्य के 
सानिध्य में मनुष्य आप ही आप जैसे चेष्टा करने लगता है, A मेरे सान्निध्य में यह ह जगत्‌ 
चेष्टा करने लग जाता है । जैसे भ्रामक माया के कारण ही सीप में रूपा कल्पित ही होता है, वैसे ही 
मुझमें भी महत्तत्व आदि यह जगत्‌ केवल माया के द्वारा दी डे हुआ है । पारमार्थिक -. से क 
जगत्‌ मिथ्या ही है, और केवल मैं ही सत्य हूँ । चाण्डाल के देह में, पशु आदि के देह में, स्थाव 
में या ब्रह्मा के देह में तारतम्य से छोटा-बड़ापन दीखता है, वैसा में नहीं हूँ । 


विनष्टदिग्भ्रमस्यापि यथापूर्वं विभाति दिक्‌ । 
तथा विज्ञानविध्वस्तं जगन्मे भाति तन्न हि॥17॥ 


31 उ०तृ० 


482 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


न देहो नेन्द्रियप्राणो न मनोबुद्धयहङ्कृति । 

न चित्तै नैव माया च न च व्योमादिकं जगत्‌ ॥1 8॥ 
न कर्ता नैव भोक्ता च न च भोजयिता तथा । 
केवलं चित्सदानन्दब्रहावाह॑ जनार्दनः ॥19॥ 
जलस्य चलनादेव चञ्चलत्वं यथा रवेः । 
तथाहङ्कारसम्बन्धादेव संसार आत्मनः ॥20॥ 


दिशा का भ्रम होने वाले व्यक्ति को उस भ्रम के नाश होने पर पहले की ही तरह ठीक से दिशाएँ 
दिखाई पड़ती हैं, उसी प्रकार विज्ञान से जगत्‌ के उच्छिन्न हो जाने पर वह जगत्‌ मुझे तो दीखता नहीं 
है । शरीर नहीं हैं, इन्द्रियाँ नहीं हैं, प्राण नहीं हैं, मन, बुद्धि और अहंकार भी नहीं है, चित्त नहीं है 
माया महीं है, आकाश आदि जगत्‌ भी नहीं है, कर्ता नहीं है, भोक्ता नहीं है और भोग कराने वाला भी 
नहीं है केवल सत्ता और आनन्दस्वरूप चैतन्य जनार्दन में ही हूँ। (मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं ।) 
जैसे पानी-के हिलने से उसमें प्रतिबिम्ब सूर्य भी हिलता-सा लगता है, उसी प्रकार अहंकार के सम्बन्ध 
से ही आत्मा का संसार होता है। 


चित्तमूलं हि संसारस्तत्प्रयत्मेन शोधयेत्‌ । 

हन्त चित्तमहत्तायां कैषा विश्वासता तव ॥21॥ 
क्व धनानि महीपानां ब्राह्मणाः क्व जगन्ति वा । 
प्राक्तनानि प्रयातानि गताः सर्गपरम्पराः । 

कोटयो ब्रह्मणां याता भूपा नष्टाः परागवत्‌ ॥2 2॥ 
स चाध्यात्माभिमानोऽपि विदुषोऽप्यासुरत्वतः । 
विद्वानप्यासुरश्रेत्स्यान्निष्फलं तत्त्वदर्शनम्‌ ॥23॥ 
उत्पाद्यमाना रागाद्या विवेकज्ञानवह्निना । 

यदा तदैव दह्यन्ते कुतस्तेषां प्ररोहणम्‌ ॥2 4॥ 


संसार का मूल चित्त ही है, इस बात को प्रयत्नपूर्वक खोज लेना चाहिए । अरे रे ! चित्त की 
महत्ता में तुम्हें यह कैसा विश्वास है ? चित्त ते क्षुद्र से भी क्षुद्र है । राजाओं की धन-सम्पत्तियाँ कहाँ 
गई ? ब्राह्मण बहुत से (ब्रह्मा भी) कहाँ चले गये ? बहुत से जगत्‌ भी कहाँ रह गये हैं ? पहले की 
सृष्टियाँ, करोड़ों ब्रह्मा और बड़े-बड़े राजा भी धूल की तरह नष्ट हो गए हैं । विद्वान्‌ को भी आसुरी भाव 
से मैं ऐसा हुँ“ इस प्रकार का आध्यात्मिक अभिमान होता है । विद्वान्‌ भी अगर ऐसे आसुरी भाववाला 
हो जाता है, तो उसका तत्त्वदर्शन मिथ्या ही होता है । रागादि जब उत्पन्न होते हैं, तब विवेकाग्नि- 
ज्ञानाग्न से ही वे जल सकते हैं और उनके जल जाने के बाद फिर से उनका उगना कैसे संभव हो 
सकता है ? (इसलिए ज्ञान से उन्हें जला ही देना चाहिए |) 


यथा सुनिपुणः सम्यक्‌ परदोषेक्षणे रतः । 


तथा चेन्निपुणः स्वेषु को न मुच्येत बन्धनात्‌ 
अनात्मविदमुक्तोऽपि द्‌ वाञ्छति जु 


मुनीः 
नात्मज्ञस्यैव विषय आत्मज्ञो Sel 


। 
आत्मनात्मनि सन्तृप्तोनाविद्यामनुधावति 
ये गा जगद्भावास्तानविद्यामयान्विदुः | न 
, कर्थं तेषु किलात्मञ्ञस्त्यक्ताविद्यो निमज्जति ॥28॥ 


चतुर्थोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 483 


` पराये दोषों को देखने में मनुष्य जितना निपुण होता है उतना ही अगर अपने दोषों को देखने 
में निपुण हो जाए, तो संसाररूप बन्धन से भला कौन नहीं छूटेगा ? (सभी छूट जाएंगे) जिसको आत्मा 
का ज्ञान नहीं हुआ है, और जो जीवन्मुक्त नहीं हुआ है, वही सिद्धियो का समूह चाहता है । हे मुनीश्वर ! 
और द्रव्य, मंत्र, क्रिया, काल और अनेक युक्तियो से वह उन्हें प्राप्त कर भी लेता है, परन्तु आत्मा को 
जानने वाले का यह विषय नहीं है । आत्मवत्ता पुरुष तो केवल आत्मा ही को देखता है, आत्मा में ही 
आत्मा के द्वारा सदैव तृप्त रहता है एवं अविद्या के पीछे दौड़ता नहीं है । जगत्‌ के जितने भी पदार्थ 
हैं, उन्हें ज्ञानी लोग अविद्यामय ही समझते हैं । इसलिए जो पुरुष आत्मा को जानने वाला है, जिसने 
अविद्या छोड़ी है, वह अविद्या के पदार्थो में कैसे रत होगा ? (अर्थात्‌ नहीं रहेगा) 
द्रव्यमन्त्रक्रियाकालयुक्तयः साधुसिद्धिदाः । 
प॑रमात्मपदप्राप्तो नोपकुर्वन्ति काश्चन ॥29॥ 
सर्वेच्छाकलनाशान्तावात्मलाभोदयाभिधः । 
स पुनः सिद्धिवाञ्छायां कथमर्हत्यचित्ततः ॥30॥ 
इति तृतीयोऽध्यायः । 
द्रव्य, मंत्र, क्रिया, काल और उनकी युक्तियाँ यद्यपि उत्तम सिद्धियों को देती तो हैं ही, परन्तु, 
परमात्मा के पद की प्राप्ति में वे सब किसी भी प्रकार का उपकार (सहाय) नहीं देतीं। जब सभी 
इच्छाओं का आकलन शान्त हो जाता है, तब आत्मलाभ का उदय (अर्थात्‌ मोक्ष) होता है । और वह 
लाभ होने के बाद सिद्धि की इच्छा कैसे उत्पन्न हो सकती है ? क्योंकि उस अवस्था में चित्त तो होता 
ही नहीं है । 
यहाँ तीसरा अध्याय पूरा हुआ । 
श्र 


चतुर्थोऽ ध्यायः 


अश्र ह ऋभुं भगवन्तं निदाघः पप्रच्छ जीवन्मुक्तिलक्षणमनुब्रूहीति ॥1॥ 


तथेति स होवाच । सप्तभूमिषु जीवन्ुक्ताश्चत्वारः ॥2॥ 
शुभेच्छा प्रथमा भूमिका भवति। विचारणा द्वितीया । तनुमानसी 


तृतीया । सत्त्वापत्तिस्तुरीया । असंसक्तिः पञ्चमी । पदार्थभावना षष्ठी । 
तुरीयगा सप्तमी ॥३॥ 


प्रणवात्मिका भूमिका अकारोकारमकारार्धमात्रात्मिका ॥4॥ 
स्थूलसूक्ष्मनीजसाक्षिभेदेनाकारादयश्चतुविधाः ॥5॥ 
किसी एक समय निदाघ ने भगवान्‌ तरु से पूछा-- आप मुझे जीवन्मुक्त का लक्षण बताइए ।' 

तब 'बहुत अच्छा' ऐसा कहकर ऋभु बोले- ज्ञान की सात भूमिकाएँ हैं, उनमें से चार जीवन्मुक्त की 
स्थितिवाली होती हैं । पहली भूमिका शुभेच्छा है, दूसरी भूमिका विचारणा है, तीसरी भूमिका तनुमानसी 
है, चौथी भूमिका सत्त्वापत्ति है, पाँचवी भूमिका असंसक्त है, छठी भूमिका पदार्थभावना है और सातवीं 
“भूमिका तुरीयगा है । प्रणवरूप (ओंकार रूप) भूमिका, अ-उ-म और अर्धमात्रारूप होती है । ये “अकार 
आदि भी स्थूल, सूक्ष्म, बीज और साक्षी के भेद से प्रत्येक चार-चार प्रकार के होते हैं। 


484 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तदवस्था जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितुरीया: ॥6॥ 
अकारस्थूलांशे जाग्रद्विश्चः | सूक्ष्मांशे तत्तैजसः । बीजांशे तत्त्राज्ञः । 


साक्ष्यंशे तत्तुरीयः ॥7॥ 

उकारस्थूलांशे स्वप्नविश्वः। सूक्ष्मांशे तत्तैजसः | बीजांशे तत्प्राज्ञः । 
साक्ष्यंशे तत्तुरीयः ॥8॥ ` 

मकारस्थूलांशे सुषुप्तविश्व। सूक्ष्मांशे तत्तैजसः । बीजांशे तत्प्राज्ञः । 
साक्ष्यंशे तत्तुरीयः ॥9॥ 


अर्धमात्रास्थूलांशे तुरीयविश्वः । सूक्ष्मांशे तत्तैजसः । नीजांशे तत्प्राज्ञः । 
साक्ष्यंशे तुरीयतुरीयः ॥1 0॥ 
उनक्री अवस्थाएँ भी चार होती हैं--जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय । उनमें से अकार के स्थूल 
अंश में जाग्रदवस्था वाला विश्व होता है, सूक्ष्म अंश में जाग्रत्‌ तैजस होता है, बीज अंश में जाग्रत्‌ प्राज्ञ 
होता है और साक्षी अंश में जाग्रत्‌ तुरीय होता है अब उकार के स्थूल अंश में स्वप्न विश्व होता है 
उसके सूक्ष्म अंश में स्वप्न तैजस होता है, बीज अंश में स्वपन प्रज्ञ होता है और साक्षी अंश में स्वप्न 
तुरीय होता है । अब मकार के स्थूल अंश में सुषुप्ति अवस्था वाला विश्वात्मा होता है, उसके सूक्ष्म अंश 
में सुषुप्ति तैजस, उसके बीज अंश में सुषुप्त प्राज्ञ और साक्षी अंश में सुषुप्ति तुरीय होता है । अब 
अर्धमात्रा के स्थूल अंश में तुरीयावस्था वाला विश्वात्मा होता है, उसके सूक्ष्म अंश में तुरीय तैजस होता 
है, उसके बीज अंश में तुरीय प्राज्ञ होता है और उसके साक्षी अंश में तुरीयतुरीय होता हे । 
अकारतुरीयांशाः प्रथमद्वितीयतृतीयभूमिकाः । उकारतुरीयांशा चतुर्थी 
भूमिका । मकारतुरीयांशा पञ्चमी । अर्धेमात्रातुरीयांशा षष्ठी । तदतीता 
सप्तमी ॥1 1॥ 
ऊपर बताई गई सात ज्ञान भूमिकाओं में से पहली, दूसरी और तीसरी भूमिकाएँ अकार के 
तुरीयांश रूप में है। चौथा भूमिका उकार के तुरीय अंश के रूप में हैं । पांचवी भूमिका मकार के 


तुरीयांश ह रूप में है । छठी भूमिका अर्धमात्रा के तुरीयांश के रूप में है, और सप्तमी उन सभी अंशों 
से रहित हे । 


भूमित्रयेषु विहरन्मुमुक्षुर्भवति । तुरीयभूम्यां विहरन्ब्रह्मविद्धवति । पञ्च- 


मभूम्यां विहरन्ब्रह्मविद्वरो भवति । षष्ठभूम्यां विहरनब्रह्मविद्वरीयान्भवति । 
सप्तमभूम्यां विहरन्ब्रह्मविद्वरिष्ठो भवति ॥1 21 


पहली तीन भूमिकाओं में विहार करने वाला 
ब्रह्मवेत्ता होता है, पाँचवीं 0 में विहार करने वाला ब्रह्मवेत्ताओ में श्रेष्ठ होता है, छठी भूमिका में 


श्रेष्ठ होता है तथा सातवी में 
ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठतम होता है । 1 सातवीं भूमिका में विहार करने वाला 


तत्रैते श्लोका भवन्ति-- 

ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात्प्रथमा समुदीरिता । 
विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसी ॥1॥ 
सत्त्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात्ततोऽसंसक्तिनामिका | 
पदार्थभावना घष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता ॥2॥ 





-चतुर्थोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 485 


इस विषय में ये श्लोक हैं-शुभेच्छा नाम को पहली ज्ञान भूमिका कही गई है । दूसरी विचारणा 
और “4 तवुमानसा ह । चौथी सत्त्वापत्ति है, बाद में असंसक्ति नाम की है । छठी पदार्थ भावना है 
और सातवी तुर्यगा कही गई है । 


स्थितः किं मूढ एवास्मि प्रेक्ष्योऽहं शास्त्रसज्जनैः । 
वैराग्यपूर्वमिच्छेति शुभेच्छेत्युच्यते बुध्चैः ॥३॥ 
शास्त्रसञ्जनसंपर्कवैराग्याभ्यासपूर्वकम्‌ । 
सदाचारप्रवृत्तिर्या प्रोच्यते सा विचारणा ।॥।4॥ 
विचारणाशुभेच्छाभ्यामिन्द्रयार्थेषु रक्तता । 

यत्र सा तनुतामेति प्रोच्यते तनुमानसी ॥5॥ 
भूमिकात्रितयाभ्यासाच्चित्तेऽर्थविरतेर्वशात्‌ । 
सत्त्वात्मनि स्थिते शुद्धे सत्त्वापत्तिरुदाहता ॥6॥ 


मैं क्‍यों मूढ़ ही बैठा रहा हूँ ?' 'ये शास्त्र और सज्जन मुझे ऐसा देख रहे हैं ?'--इस तरह की 
जो वैराग्यपूर्ण इच्छा होती है, इसे पण्डित लोग “शुभेच्छा' कहते हैं शाख्रों और सज्जनों के संग से 
वैराग्य हो जाने पर सदाचार में अभ्यासपूर्वक जो प्रवृत्ति होती है, उसे 'विचारणा' कहा जाता है । इस 
तरह “शुभेच्छा' और 'विचारणा' से विषयों के ऊपर का प्रेम जो पतला पड़ जाता है, उसे तनुमानसी 
कहा जाता है । इन तीन भूमिकाओं के अभ्यास से मन में विषयों के प्रति वैराग्य आ जाने से चित्त जब 
शुद्धात्मा में स्थिर हो जाता है, तब उसे 'सत्त्वापत्ति' कहा गया है। 


दशाचतुष्टयाभ्यासादसंसर्गफला तु या। 
रूढसत्त्वचमत्कारा प्रोक्ताउसंसक्तिनामिका ॥7॥ 
भूमिकापञ्चकाभ्यासात्स्वात्मारामतया भृशम्‌ । 
आभ्यन्तराणां बाह्यानां पदार्थानामभावनात्‌ ॥8॥ 
परप्रयुक्तेन चिरं प्रत्ययेनावबोधनम्‌ । 
पदार्थभावना नाम षष्ठी भवति भूमिका ॥9॥ 
'षड्भूमिकाचिराभ्यासाद्वेदस्यानुपलम्भनात्‌ । 
यत्स्वभावैकनिष्ठत्वं सा ज्ञेया तुर्यगा गतिः ॥1 0॥ 


इन चार भूमिकाओं के अभ्यास से जिस मनुष्य में असंगरूपी फल प्रकट होता है और सत्त्वगुण का 
चमत्कार रूढ़ बनता है, तब उसको 'असंसक्ति' कहा गया है । फिर इन पाँच भूमिकाओं के अभ्यास से 
अपनी आत्मा में ही अत्यन्त रमण करते हुए स्थित रहता है, और इससे बाहर-भीतर के किसी भी पदार्थ 
का भान नहीं रहता | उस समय तो कोई पदार्थ की पहंचान करवाता है, तभी लम्बे समय के बाद पदार्थ 
की पहचान होती है । इसी को 'पदार्थभावना' नाम की छठी ज्ञानभूमिका कहते हैं । इन छ: भूमिकाओं के 
लम्बे अभ्यास के बाद संसार में जो किसी प्रकार का भेद नहीं दीखता और केवल आत्मस्वभाव में ही तब 


जो एकनिष्ठा 


प्राप्त होती है, उसे 'तुर्यगाः नाम की सातवीं भूमिका जानना चाहिए । 


शुभेच्छादित्रयं भूमिभेदाभेदयुतं स्मृतम्‌ । 
यथावद्वेद बुद्धयेदं जगज्जाग्रति दृश्यते ॥1 1॥ 


अद्वैते स्थैर्यमायाते द्वैते च प्रशमं गते। 


. पश्यन्ति स्वप्नवल्लोकं तुर्यभूमिसुयोगतः ॥1 2॥ 


486 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


विच्छिन्नशरदभ्रांशविलयं प्रविलीयते । 
सत्त्वावशेष एवास्ते हे निदाघ दृढीकुरु ॥1 3॥ 
पञ्चभूमिं समारुह्य सुषुप्तिपदनामिकाम्‌ । 
शान्ताशेषविशेषांशस्तिष्ठत्यट्वैतमात्रके ॥1 4॥ 


शुभेच्छादि भूमिकाएँ भेदाभेदज्ञान से युक्त मानी जाती हैं। इसलिए इन अवस्थाओं में मनुष्य 
जाग्रत्‌ अवस्था में इस जगत्‌ को अपनी बुद्धि से अच्छी तरह से जानता है । फिर जब चौथी अवस्था 
का उत्तम योग होता है तब उसके कारण से अद्वतभाव स्थिर होता है, और द्वैतभाव का नाश हो जाता 
है । इसलिए इस भूमिका पर पहुँचे हुए लोग जगत्‌ को स्वप्न जैसा ही देखते हैं हे निदाघ ! इस चौथी 
भूमिका में जैसे शरद्‌ ऋतु के बादलों के अंश छिन्नभिन्न होकर नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही द्वैत के अंशों 
का विलय हो जाता है । और केवल सत्त्व अंश ही शेष रहता है । इसलिए तुम उसी भूमिका को दृढ़ 
करो | बाद में पाँचवी भूमिका पर आरूढ़ होने से बाकी बचे अंश भी नष्ट हो जाते हैं । मात्र अद्वेत- 
आत्मस्वरूप ही शेष रहता है । इसीलिए इस भूमिका को “सुषुप्तिपद' नाम से कहा जाता हे । 


अन्तर्मुखतया नित्यं बहिर्बृत्तिपरोऽपि सन्‌ । 
परिश्रान्ततया नित्यं निद्रालुरिव लक्ष्यते ॥1 5॥ 
कुर्वन्नभ्यासमेतस्यां भूम्यां सम्यर्विवासनः । 
सप्तमी गाढसुप्त्याख्या क्रमप्राप्ता पुरातनी ॥16॥ 
यत्र नासन्न सद्रूपो नाहं नाप्यनहंकृतिः । 

केवलं क्षीणमनन आस्तेऽद्वैतेऽतिनिर्भयः ॥171 


फिर छठी भूमिका में आकर बाहर की वृत्ति में परायण होने पर भी मनुष्य नित्य अन्तर्मुखता से 

ही रहता है और बड़ी थकान से मानो निद्रालु हो (नींद ले रहा हो) ऐसा दीखता है । इस तरह इस 
भूमिका का अभ्यास करते-करते बिल्कुल वासनारहित हो जाता है। और अन्त में 'गाढ सुषुप्ति’ नाम 
की सातवीं भूमिका में क्रमश: जा पहुँचता है। यही भूमिका देहसम्बन्ध से पहले की पुरातनी अवस्था 
है । जहाँ सत्‌ नहीं है, असत्‌ भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है, अनहंकार भी नहीं है । यहाँ केवल 
क्षीणमन वाला, वह अति निर्भय होकर अवस्थित रहता है । 

अन्तःशून्यो बहिःशून्यः शून्यकुम्भ इवाम्बरे । 

अन्तःपूर्णो बहिःपूर्णः पूर्णकुम्भ इवार्णवे ॥1 8॥ 

मा भव ग्राह्मभावात्मा ग्राहकात्मा च मा भव। 

भावनामखिलां त्यक्त्वा यच्छिष्टं तन्मयो भव ॥1 91 

द्रष्टुदर्शनदृश्यानि त्यक्त्वा वासनया सह । 

दर्शनप्रथमाभासमात्मानं केवलं भज ॥20 ॥ 


ग्रहण किए जाते हुए पदार्थ 
हा , उसी के रूप तुम हो जाओ | तुम 
द्रष्टा, दृश्य और दर्शन को अपनी वासनाओं के साथ छोड़ ही दो में य 
रूप आत्मा का ही केवल उपासना (चिन्तन) करो। . ही दो और बाद में दर्शन के प्रथम आभास 
न कति व्यवहारवतोऽपि च । 
अस्तंगतं स्थितं व्योम स जीवन्मुक्त उच्यते ॥211 





चतुर्थोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 487 


नोदेति नास्तमायाति सुखे दुःखे मनः प्रभा । 
यथाप्राप्तस्थितिर्यस्य स जीवन्मुक्त उच्यते ॥221 
यो जागर्ति सुषुप्तिस्थो यस्य जाग्रन्न विद्यते । 
यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥2 3॥ 
रागद्वेषभयादीनामनुरूपं चरन्नपि । 
योऽन्तर्व्योमवदच्छन्नः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥24॥ 
यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते । 
कुर्वतोऽकुर्वतो वापि स जीवन्मुक्त उच्यते ॥25॥ 


जिसके आगे यह जो कुछ जैसा है, वैसा ही रहता हो, और सभी प्रकार का व्यवहार करते हुए 
भी जिसकी दृष्टि में सब कुछ अस्त ही हो गया हो और केवल आकाश ही रहा हो, वह 'जीवन्मुक्त' 
कहलाता है । जिसकी मानसिक कान्ति सुख में उगती नहीं है, और दु:ख में अस्त नहीं होती, परन्तु 
प्रथम की ही स्थिति यथास्थिति रहती हो, वह “जीवन्मुक्त. कहलाता है । जो सुषुप्ति में रहा हुआ भी 
जागता ही रहता है, जिसे लोकिक जाग्रदवस्था नहीं होती, और जिसका ज्ञान वासनारहित होता है, वह 
जीवन्मुक्त कहलाता है । राग, द्वेष, भय आदि के योग्य वर्तन जो कर रहा तो हो, परन्तु भीतर तो 
आकाश की तरह ही जो निर्लेप (अनावृत) ही रहता हो, वह 'जीवन्मुक्त' कहा जाता है जो कुछ करता 
हो, या न करता हो परन्तु उसका भाव तो अहंकाररहित ही होता हो, तथा जिसकी बुद्धि लिप्त नहीं 
होती, वह 'जीवन्मुक्त' कहा जाता है । 
यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः । 
हर्षामर्षभयोन्मुक्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥26॥ 
यः समस्तार्थजालेषु व्यवहार्यपि शीतलः । 
परार्थेष्विव पूर्णात्मा स जीवन्मुक्त उच्यते ॥27॥ 
प्रजहाति यदा कामान्सर्वाश्जित्तगतान्मुने । 
मयि सर्वात्मके तुष्टः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥28॥ 
चैत्यवर्जितचिन्मात्रे पदे परमपावने । 
अषुब्धचित्तो विश्रान्तः स जीवन्मुक्त उच्यते ॥2 9॥ 
इदं जगदहं सोऽयं दृश्य जातमवास्तवम्‌ । 
यस्य चित्ते न स्फुरति स जीवन्मुक्त उच्यते ॥30॥ ह वी. 
जिससे लोग उद्वेग प्राप्त नहीं करते और जो लोगों से उद्वेग hls च ८ ८" 
तथा भय से रहित हुआ हो, वह जीवन्युक्त हे दि हो, उनके सम्बन्ध में राग-द्वेष 
योत ही Re क मुनि ! जब मनुष्य ष्य चित्त में रही हुई सभी 
सेजो मुक्त रहता हो, वह पूर्णात्मा 'जीवन्मुक्त' कहलाता है न हे मु ह नु "जीवन्मुक्त 0 
ड ओं और सर्वात्मा मुझमें (अन्तरत मे) ही संतुष्ट रहता है, वह “जीवन्मुक्त 
कामनाओं को छोड़ देता है, और सर्वा परमपावन में अक्षुब्ध (शान्त) चित्तवाला होकर जो विश्राम 
कहलाता है । जाड्यरहित केवल परमान स जह हुँ और जो यहे सब दृश्य है वह मिथ्या है 
oe GR है! ज्या का भी स्फुरण नहीं होता, वह जीवन्सुक्त' कहलाता है । 


सद्ब्रह्मणि स्थिरे स्फारे पूर्ण विषयवर्जिते । 
आचार्यशास्त्रमार्गेण प्रविश्याशु स्थिरो भवः ॥31॥ 


488 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


शिवो गुरुः शिवो वेदः शिवो देवः शिवः प्रभुः । 

शिवोऽस्म्यहं शिवः सर्व शिवादन्यन्न किञ्चन ॥3 2॥ 

तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 

नानुध्यायद्बहूञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥331 

शुको मुक्तो वामदेदोऽपि मुक्तस्ताभ्यां विना मुक्तिभाजो न सन्ति । 
शुकमार्ग येऽनुसरन्ति धीराः सद्यो मुक्तास्ते भवन्तीह लोके ॥34॥ 
वामदेवं येऽनुसरन्ति नित्यं मृत्वा जनित्वा च पुनःपुनस्तत्‌ । 

ते वै लोके क्रममुक्ता भवन्ति योगैः सांख्यैः कर्मभिः सत्त्वयुक्तैः 11351 


सत्यस्वरूप ब्रह्म स्थिर, सर्वव्यापी, पूर्ण और विषयरहित है । उसमें आचार्य और गुरु के बताए 

हुए मार्ग पर शीघ्र ही प्रवेश करके तुम उसमें स्थिर हो जाओ | शिव गुरु है, शिव वेद है, शिव देव 
है और शिव प्रभु हैं । मैं शिव हूँ और यह सब शिव है, शिव से भिन्न कुछ है ही नही'--इस तरह उस 
परमात्मा को जानकर धीर पुरुष. को उसी में बुद्धि करनी चाहिए । उसे अनेक शब्दों का विचार नहीं 
करना चाहिए, क्योंकि वह तो वाणी को थकाने वाला होता है । शुकदेव मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, वामदेव 
भी मुक्ति को प्राप्त हुए हैं, उनके बिना अन्य लोग मुक्ति को प्राप्त नहीं हुए है । इसलिए जो धीर पुरुष 
शुकदेव के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे इस लोक में शीघ्र ही मुक्त हो जाते हैं। और जो लोग 
वामदेव के मार्ग का अनुसरण करते हैं, वे लोग बार-बार मरकर और बार-बार जन्म लेकर सांख्य से, 
योग से या सात्त्विक कर्मा से क्रम मुक्ति को प्राप्त करते है | 

शुकश्च वामदेवश्च द्वे सृती देवनिर्मिते । 

शुको विहङ्गमः प्रोक्तो वामदेवः पिपीलिका ॥36॥ 

अतद्व्यावृत्तिरूपेण साक्षाद्विधिमुरडेन वा । 

महावाक्यविचारेण सांख्ययोगसमाधिना ॥३7॥ 


विदित्वा स्वात्मनो रूपं संप्रज्ञातसमाधितः । 
शुकमार्गेण विरजाः प्रयान्ति परमं पदम्‌ ॥38॥ 


:पुनः । 


यमाद्यासनजायासहठाभ्यासात्युन 
विघ्नबाहुल्यसंजात अणिमादिवशादिह ॥39॥ 


अलब्ध्वापि फलं सम्यक्मुनर्भूत्वा महाकुले 
पुनर्वासनयैवायं योगाभ्यासं | 


अनेकजन्माभ्यासेन 
सोऽपि मुक्ति समाप्नोति तद्विष्णोः पर 
द्वाविमावपि पन्थानौ बहाप्राप्तिकतै कगौ ॥41॥ 


पञ्चमोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 489 


सद्योमुक्तिप्रदश्चैकः क्रममुक्तिप्रदः परः । 
अत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः ॥4 2॥ 
यस्यानुभवपर्यन्ता बुद्धिस्तत्त्वे प्रवर्तते । 
तददृष्टिगोचराः सर्वे मुच्यन्ते सर्वपातकैः ॥4 3॥ 
खेचरा भूचराः सर्वे ब्रह्मविददृष्टिगोचराः । 
सद्य एव विमुच्यन्ते कोटिजन्मार्जितैरधैः ॥44॥ 
इति चतुर्थोऽध्यायः । 
यद्यपि इससे अच्छा (योग्य) फल तो नहीं मिलता, पर वह अच्छे कुल में जन्म प्राप्त करता है, 
और उस जन्म से वह पूर्व-जन्म की वासना से फिर से अपने योगाभ्यास को आगे बढ़ाता है । इस प्रकार 
अनेक जन्मों तक अभ्यास करने से वामदेव के मार्ग से वह भी विष्णु के परमधाम रूप मुक्ति को प्राप्त 
करता है । ये दोनों मार्ग ब्रह्मप्राप्ति कराने वाले और कल्याणस्वरूप हैं । उनमें से एक मार्ग सद्योमुक्ति 
(तुरन्तमुक्ति) देता है और दूसरा मार्ग क्रममुक्ति देने वाला है । जो मनुष्य सर्वत्र एक आत्मा को ही देखता 
है, उसको इस लोक में क्या मोह हो सकता है ? और क्या शोक भी हो सकता है ? जिसकी बुद्धि 
अनुभव-पर्यन्त एक तत्त्व के विचार में ही प्रवर्तमान होती है, उसकी दृष्टि में जो लोक आते हैं, वे सभी 
पापों से छूट जाते हैं। आकाशविहारी हों या धरती पर विचरण करने वाले हों--वे सभी जीव ब्रह्मवेत्ता 
पुरुष की दृष्टि पर पड़ते हैं कि तुरन्त ही वे करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो जाते हैं । 
यहाँ चौथा अध्याय पूरा हुआ । 
पञ्जमोऽ ध्यायः 


अथ हैनं ऋभुं भगवन्तं निदाघः प्रप्रच्छ योगाभ्यासविधिमनुब्रूहीति । 
तथेति स होवाच 
पञ्चभूतात्मको देह पञ्चमण्डलपूरितः। 
काठिन्यं पृथिवी होका पानीयं तद्द्रवाकृति ॥1॥ 
दीपनं च भवेत्तेजः प्रचारो वायुलक्षणम्‌। 
आकाशतत्त्वतः सर्व ज्ञातव्यं योगमिच्छता ॥2॥ 
फिर निदाघ ने भगवान्‌ ऋभु से पूछा-- मुझे योगाभ्यास की विधि बताइए ।' तब “बहुत अच्छा' 
ऐसा कहकर ऋभु बोले--शरीर पंचभूतात्मक है और पाँच मण्डलों से भरा हुआ है। उन जहाँ 
कठिनता है, वह पृथ्वी है । जहाँ प्रवाह का आकार है, वह जल है । जठर में जो अग्नि जलती है वह 
तेज है । जो प्रंसरण (आना-जाना) है वह वायु है । और जो कुछ खाली है, वह आकाशतत्त्व के कारण 
से है । योग के जिज्ञासु को यह सब जान लेना चाहिए । 
षट्शतान्यधिकान्यत्र सहस्राण्येकविंशतिः । 
अहोरात्रवहैः ` श्रासैर्वायुमण्डलघाततः ॥3॥ 
तत्पृथ्वीमण्डले क्षीणे वलिरायाति देहिनाम्‌ । 
तद्वदापोगणापाये क्रेशाः स्युः प क्रमात्‌. ॥4॥ 
` त्रेजःक्षयेऽक्षुधा कान्तिर्मश्यते ये । 
वेपथुः संभवेन्नित्यं नाम्भसेनैव जीवति ॥5॥ 





490 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इत्थं भूतक्षयान्नित्यं जीवितं भूतधारणम्‌ । 
उड्याणं कुरुते यस्मादविश्रान्तं महाखगः ॥6॥ 
वायुमण्डल के आघात से इस शरीर में एक रात-दिन के सामान्यतया इक्कीस हजार छ: सौ 
श्वास-प्रश्वास चल रहे हैं | प्राणियों में जब पृथ्वीमंडल (तत्व) कम पड़ जाता है, तो शरीर पर झुरिंयाँ 
पड़ जाती हैं, जब जल कम पड़ जाता है, तो क्रमशः केश सफेद हो जाते हैं, जब तेजोभाग कम पड़ 
जाता है, तो ठीक तरह से भूख नहीं लगती तथा कान्ति नष्ट होती है, जब वायुभाग की कमी पड़ जाती 
है, तो शरीर में नित्य कँपकँपी होती है । और अकेले जल या अकेले आकाश से कोई जी नहीं सकता । 
इस प्रकार नित्य ही भूतों का क्षय होता रहता है। इसलिए भूतों को धारण किए रहना (भूत धारण 
करना) ही जीवन है । इसी कारण से बड़े-बड़े पक्षी अविच्छिन्न रीति से सतत ही उडते रहते हैं । 
उड्डियाणं तदेव स्यात्तत्र बन्धोऽभिधीयते । 
उड्डियाणो ह्यसौ बन्धो मृत्युमातङ्गकेसरी ॥7॥ 
तस्य मुक्तिस्तनोः कायात्तस्य बन्धो हि दुष्करः । 
अग्नौ तु चालिते कुक्षौ वेदना जायते भूशम्‌ ॥8॥ 
न कार्या क्षुधितेनापि नापि विण्मूत्रवेगिना । 
हितं मितं च भोक्तव्यं स्तोकं स्तोकमनेकधा ॥9॥ 
मृदुमध्यममन्त्रेषु क्रमान्मन्त्रं लयं हठम्‌। 
लयमन्त्रहठा योगा योगो हृष्टाङ्गसंयुतः ॥10॥ 


इसी को उड्डियाणबन्ध कहा जाता है | इस उड्ियाणबन्ध को यदि हमारे शरीर में प्रतिदिन किया 
जाए, तब मृत्युरूप हाथी का नाश करने में वह केसरी (सिंह) जैसा होता है। शरीर से इसकी मुक्ति 
भी हो सकती है परन्तु निर्दिष्ट पुरुष के लिए यह उड्डियाणबन्ध दुष्कर है, क्योंकि अग्नि को जब 
- चलायमान किया जाता है, तब पेट में बड़ी वेदना होती है, इसलिए भूखे मनुष्य को और विष्टा-मूत्र 
के वेग वाले मनुष्य को यह उड्ियाणबन्ध नहीं करना चाहिए । जिसे योगक्रिया करनी हो, उसे 
हितकारी, थोड़ा-थोड़ा और प्रमाणपुर:सर (प्रमाण के अनुसार) खाना चाहिए । इस प्रकार विविध खाद्यों 
से क्षुधाशान्ति करके मृदु = लय, मध्यम = हठ और मन्त्र = नादानुसन्धान--इन योगों की साधना 
करनी चाहिए । इन तीन योगों में प्रथम क्रम लययोग का, द्वितीय मन्त्रयोग का और तीसरा क्रम हठयोग 
का है | उनमें हठयोग यम आदि आठ अंगों वाला होता हे । 
यमश्च नियमश्चैव तथा चासनमेव च । 
प्राणायामस्तथा पश्चात्प्रत्याहारस्तथा परम्‌ ॥1 1॥ 
धारणा च तथा ध्यानं समाधिश्राष्टमो भवेत । 
अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य दयार्जवम्‌ ॥ 121 
क्षमा धृतिर्मिताहारः शौचं चेति यमा दश । 
तपः सन्तोषमास्तिक्यं दानमीश्वरपूजनम्‌ ॥1 3॥ 
रि7द्वान्तश्रवणं चैव हीर्मतिश्च जपो व्रतम्‌ । 
एते हि नियमाः प्रोक्ता दशधैव महामते ॥1 4॥ 
बुद्धिमान ! यम, नियम, प्रत्याहार 
र यु या आसन, प्राणायाम, धारणा, , ध्यान और आठवीं समाधि-- 
इनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरो न करना आर्जव 
(सरलता), क्षमा, धैर्य, मिताहार तथा बाहर-भीतर को पवित्रता--ये ४ म, क 
न जसे दश यम हें । इसी प्रकार तप, 


पञ्चमोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 491 


सन्तोष, आस्तिकता, दान, ईश्वरपूजन, सिद्धान्तश्रवण, लज्जा, मनन, जप और व्रत--ये दस नियम 
कहे जाते हैं। 

एकादशासनानि स्युश्चक्रादि मुनिसत्तम । 

चक्रे पद्मासनं कूर्म मयूरं कुक्कुटं तथा ॥15॥ 

वीरासनं स्वस्तिकं च भद्रं सिहासनं तथा । 

मुक्तासनं गोमुखं च कीर्तितं योगवित्तमैः ॥1 6॥ 

सव्योरु दक्षिणे गुल्फे दक्षिणं दक्षिणेतरे । 

निदध्यादृजुकायस्तु चक्रासनमिदं मतम्‌ ॥17॥ 


हे मुनिश्रेष्ठ ! चक्र आदि आसन ग्यारह हैं। चक्रासन, पद्मासन, कूर्मासन, मयूरासन, 

कुक्कुटासन, वीरासन, स्वस्तिकासन, भद्रासन, सिंहासन, मुक्तासन और गोमुखासन--ये ग्यारह 
आसन योगवेत्ताओं ने कहे हैं | (यहाँ ग्यारह आसन कहे हैं, जब कि जाबालदर्शनोपनिषद्‌ में नौ आसन 
बताए हैं । यहाँ पर चक्रासन और कूर्मासन--दो ज्यादा बताए गए हें । उनमें से चक्रासन का स्वरूप 
तो यहाँ बताया गया है, अन्य आसनों के स्वरूप जाबालदर्शनोपनिषत्‌ में बताए गए हैं | कूर्मासन के 
विषय में जिज्ञासु को किसी योग्य गुरु के पास जाकर उसकी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए |) जब 
बाँयीं जाँघ दाहिने टखने पर और दाहिनी जाँध बाँयें टखने पर रखी जाए और शरीर एकदम सीधा रखा 
जाय, तब उसे चक्रासन माना गया हे । 

पूरकः कुम्भकस्तद्वद्रेचकः पूरकः पुनः । 

प्राणायामः स्वनाडीभिस्तस्मान्नाडीः प्रचक्षते ॥1 8॥ 

शरीरं सर्वजन्तूनां षण्णवत्यङ्गुलात्मकम्‌। 

तन्मध्ये पायुदेशात्तु इयङ्गुलात्परतः परम्‌ ॥19॥ 

मेढ्देशादधस्तात्तु द्वयङगुलान्मध्यमुच्यते । 

मेढान्नताङगुलादूर्ध्वं नाडीनां कन्दमुच्यते ॥20॥ 

चतुरङ्गुलमुत्सेधं चतुरङ्गुलमायतम्‌ । 

अण्डाकारं परिवृतं मेदोमज्जास्थिशोणितैः ॥2 1॥ 

पूरक, कुंभक और रेचक--इस तीन प्रकार का प्राणायाम होता है । वह अपनी नाड़ियों के द्वारा 

ही होता हे, इसलिए नाडियाँ कही जाती हैं । सभी प्राणियों का (मनुष्यों का) शरीर छियानबे अंगुल के 
प्रमाण का होता है । इस शरीर में गुदा के ऊपर दो अंगुल और ह प्रदेश के नीचे दो अंगुल को शरीर 
का मध्यप्रदेश कहा जाता है । और लिंग के नीचे-एक अंगुल ऊंचे नाड़ियों का कन्द (मूल स्थान) 
कहा जाता है । वह चार अंगुल ऊँचा, चार अंगुल लम्बा-चौड़ा, अण्ड जैसे आकार का है और मेद, 
मज्जा, हड्डियों और रक्त से आवृत है । 

तत्रैव नाडीचक्रं तु द्वादशारं प्रतिष्ठितम्‌ । 

शरीरं ध्रियते येन बर्तते तत्र कुण्डली ॥22॥ 

ब्रहारन्ध्रे सुषुम्णा या वदनेन पिधाय सा । 

अलम्बुसा सुषुम्णायाः कुहूनाडी वसत्यसौ ॥23॥ 

अनन्तरारयुग्मे तु वारुणा च यशस्विनी । 

दक्षिणारे सुषुम्णायाः पिङ्गला वर्तते क्रमात्‌ ॥24॥ 


492 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तदन्तरारयोः पूषा वर्तते च पयस्विनी । 
सुषुम्ना पश्चिमे चारे स्थिता नाडी सरस्वती ।!25॥ 


वहीं नाड़ीचक्र स्थित है । वह बारह आराओं वाला है | इसी के डारा शरीर धारण किया जाता 
है । उसमें कुण्डली अवस्थित है । नाड़ीचक्र में जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसने अपने मुख से ब्रह्मरन्ध्र को 
ढँककर रखा है । अलम्बुसा और कुहू नाड़ियाँ सुषुम्णा के पास में होती हैं और सुषुम्णा के दाहिनी ओर 
के आरे में पिंगला नाड़ी अवस्थित है । इसके बाद के दो आरों में पूषा और यशस्विनी--ये दो नाड़ियाँ 
हैं, और सुषुम्ना के पश्चिम के आरे में सरस्वती नाड़ी हे । 


शङ्किनी चैव गान्धारी तदनन्तरयोः स्थिते । 

उत्तरे तु सुषुम्नाया इडाख्या निवसत्यसौ ॥26॥ 
अनन्तरं हस्तिजिह्वा ततो विश्वोदरी स्थिता । 
प्रदक्षिणक्रमेणैव चक्रस्यारेषु नाडयः ॥27॥ 
वर्तन्ते द्वादश ह्येता द्वादशानिलवाहकाः । 
पटवत्संस्थिता नाड्यो नानावर्णाः समीरिताः ॥2 811 
पटमध्यं तु यत्स्थानं नाभिचक्रं तदुच्यते । 
नादाधारा समाख्याता ज्वलन्ती नादरूपिणी ॥2 9॥ 
पररन्धा सुषुम्ना च चत्वारो रत्नपूरिताः । 

कुण्डल्या पिहितं शश्चद्‌ब्रह्मरन्धस्य मध्यमम्‌ ॥30॥ 


इसके बाद के दो आरों में शंखिनी और गान्धारी नाड़ियाँ हैं । सुषुम्ना के उत्तर भाग में इडा नाम 

की नाड़ी रहती है । इसके बाद हस्तिजिह्वा और विश्वोदरी नाडियाँ आयी हुई हैं । इस तरह इस नाडी 
चक्र के आराओं में दाहिनी ओर के प्रदक्षिणा के क्रम से नाडियाँ आई हुई हैं ये बारह नाडियाँ हैं । 
उनमें बारह वायु बह रहे हैं। वे वस्र की तरह रही हुई हैं और तरह-तरह के रंगों वाली कही गई हैं । 
नाभि प्रदेश का जो मध्य स्थान है, उसे नाभिचक्र कहा जाता है । और जो नाडीनाद का आधार है उसे 
ज्वलन्ती और नादरूपिणी कहा गया है । पररन्ध्रा और सुषुम्ना आदि चार रत्नों से भरपूर हैं । और 
रह्मरनभ्र का मध्यभाग सदैव कुण्डली के द्वारा ढँका हुआ ही रहता है । (आवृत होकर रहता है ।) 

एवमेतासु नाडीषु धरन्ति दश वायवः । 

एवं नाडीगतिं वायुगतिं ज्ञात्वा विचक्षणः ॥31॥ 

समग्रीवशिरःकायः संवृतास्यः सुनिश्चलः । 

नासाग्रे चैव हन्मध्ये बिन्दुमध्ये तुरीयकम्‌ ॥32॥ 

्त्रवन्तममृतं पश्येन्नेत्राभ्या सुसमाहितः । 

अपानं मुकुलीकृत्य पायुमाकृष्य चोन्मुखम्‌ ॥3 3॥ 

प्रणवेन समुत्थाप्य श्रीबीजेन निवर्तयेत्‌ । 

स्वात्मानं च श्रियं ध्यायेदमृतप्लावनं ततः ॥34॥ 


इस प्रका( इन नाडियो में दश वायु धारण किए जाते है । इस तरह नाडीगति और वायुगति 
जानकर बुद्धिमान को गर्दन, मस्तक और शरीर को सीधा रखकर oe र 
निश्चल होकर बैठना चाहिए और नासिका के अग्रभाग मे, हदय के बीच में और बिन्दु के बीच जो तुरीय 
- पद अवस्थित है, उसे एकदम एकाग्र होकर, दोनों नेत्रों से उससे. होता हुआ अमृतं का सरवण देखना 
चाहिए । फिर बाद में अपानवायु का संकोच करके गुदा को ऊँचे खौंचना चाहिए | इस प्रकार प्रणवमंत्र 


पञ्चमोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 


के द्वारा ठीक तौर से उसे ऊपर स्थापित करके लक्ष्मीबीज के द्वारा उसे वापिस लौटाना चाहिए | उस 
समय अपने आत्मा का लक्ष्मी के रूप में ध्यान करना चाहिए । इससे अमृत के द्वारा तरबतर हुआ जा 
सकता है । 

कालवञ्चनमेतद्धि सर्वमुख्यं प्रचक्षते । 

मनसा चिन्तितं कार्य मनसा येन सिद्धयति ॥351 

जलेऽग्निज्वलनाच्छाखापल्लवानि भवन्ति हि । 

नाधरन्य॑ जागतं वाक्यं विपरीता भवत्त्रिया ॥36॥ 

मार्गे बिन्दुं समाबध्य बहि प्रज्वाल्य जीवने । 

शोषयित्वा तु सलिलं तेन कायं दृढं भवेत्‌ ॥37॥ 

गुदयोनिसमायुक्त आकुञ्जत्येककालतः । 

अपानमूर्ध्वगं कृत्वा समानोऽन्ने नियोजयेत्‌ ॥38॥ 


इसे ही सभी में मुख्य कालवञ्चन कहा जाता हे । इसी के द्वारा मन में चिन्तित कार्य मन में ही 
सिद्ध हो जाता हे । “जल स्थान में अग्नि प्रकट करने से भी शाखाएँ और कोंपलें प्रस्फुटित होती हैं-- 
यह जो जगत्‌ का वाक्य है, वह यहाँ अधन्य (अकृतार्थ) नहीं होता (कृतार्थ ही होता है), यहाँ विपरीत 
क्रिया होती ही है । मार्ग में बिन्दु को बाँधकर, जीवन में अग्नि को प्रज्वलित करके जल को सुखा देना 
चाहिए, इससे शरीर दृढ़ (मजबूत) बनता हे । गुदारूप मूल स्थान में एकाग्र होकर एक ही समय में 
(उसी समय) अपानवायु का संकोच भी करना चाहिए । और इस तरह उसे ऊर्ध्वगामी बनाकर समान 
के रूप में जठर के अन्न के साथ जोड़ना चाहिए । 


स्वात्मानं च श्रियं ध्यायेदमृतप्लावनं ततः । 

बलं समारभेद्योगं मध्यमद्वारभागतः ॥39॥ 
भावयेदूर्ध्वगत्यर्थ प्राणापानसुयोगतः । 

एष योगो वरो देहे सिद्धिमार्गप्रकाशकः ॥40॥ 
यथैवापाङ्गतः सेतुः प्रवाहस्य निरोधकः । 

तथा शरीरगाच्छाया ज्ञातव्या योगिभिः सदा ॥41॥ 
सर्वासामेव नाडीनामेष बन्धः प्रकीर्तितः । 
बन्धस्यास्यः प्रसादेन स्फुटीभवति देवता ॥42॥ 


उस समय अपने आत्मा का लक्ष्मी के रूप में ध्यान करना चाहिए । इससे अमृत में तरबतर हुआ 
जा सकता है । यह योग बलरूप है । इसका बीच के द्वारभाग से आरंभ करना चाहिए । प्राण और 


. अपानं का सुयोग करके उसकी ऊर्ध्वगति की भावना करनी चाहिए । यह उत्तम योग है और देह में 
: सिद्धि का मार्ग प्रकट करने वाला है । जैसे बीच में मेंड़ (बाँध) बाँधी हो, तो वह पानी के प्रवाह को 


रोकती है, वैसे ही योगियों के शरीरं की छाया के बारे में समझना चाहिए । इसे 'सर्वनाडीबन्ध' कहा 
जाता है । इस बन्ध के सिद्ध होने पर आत्मारूप देवता स्फुट हो जाता है। 

एवं चतुष्पथो बन्धो मार्गत्रयनिरोधकः । 

एकं विकासयन्मार्ग येन सिद्धाः सुसङ्गताः ॥43॥ 

उदानमूर्ध्वगं कृत्वा प्राणेन सह वेगतः । 

बन्धोऽयं सर्वनाडीनामूर्ध्वं याति निरोधकः ॥44॥ 


494 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अयं च सम्पुटो योगो मूलबन्धोऽप्ययं मतः । 
बन्धत्रयमनेनैव सिद्भयत्यभ्यासयोगतः ॥45॥ 
दिवारात्रमविच्छिन्नं यामे यामे यदा यदा । 
अनेनाभ्यासयोगेन वायुरभ्यसितो भवेत्‌ ॥46॥ 


इस प्रकार चार मार्ग वाला यह बन्ध तीन मार्गो को रोकता है, एवं एक मार्ग को खुला कर देता 
है, जिससे सिद्ध हुए मनुष्यों ने अच्छी तरह से आत्मतत्त्व को प्राप्त कर लिया है | प्राण के साथ उदान 
वायु को ऊर्ध्वगामी करके तुरन्त ही यह नाडियों का बन्ध किया जा सकता है । वह निरोधक है, 
इसलिए ऊपर ही ऊपर जाता है। यह सम्पुट योग है । इसे “मूलबन्ध' भी माना गया हे । इसका 
अभ्यास करने से अन्य तीन बन्ध इसी के द्वारा सिद्ध हो जाते हैं । रात-दिन और प्रहर-प्रहर पर जिस 
समय इसका अभ्यास किया जाता है, उस-उस समय वायु वश में आने लगता है । 


वायावभ्यसिते वह्निः प्रत्यहं वर्धते तनौ । 

वह्नौ विवर्धमाने तु सुखमन्नादि जीर्यते ॥47॥ 
अन्नस्य परिपाकेन रसवृद्धिः प्रजायते । 

रसे वृद्धि गते नित्यं वर्धन्ते धातवस्तथा ॥48॥ 
धातूनां वर्धनेनैव प्रबोधो वर्धते तनौ । 

दह्यन्ते सर्वपापानि जन्मकोट्यर्जितानि च ॥49॥ 
गुदमेढान्तरालस्थं मूलाधारं त्रिकोणकम्‌ । 

शिवस्य बिन्डुरूपस्य स्थानं तद्धि प्रकाशकम्‌ ॥50॥ 


इस प्रकार वायु को वश करने का अभ्यास होने पर शरीर में प्रतिदिन अग्नि बढ़ता रहता है और 
अग्नि के बढ़ने से अन्न आदि आसानी से पच जाते हैं । अन्न का ठीक तरह से पाचन होने से रस की 
वृद्धि होती है, और रस की वृद्धि होने से दिन-प्रति-दिन धातु की वृद्धि होती रहती हे । इस प्रकार से 
धातुओं के बढ़ने से शरीर में ज्ञान बढ़ जाता है, और करोड़ों जन्मों के सभी पाप जल जाते हैं | गुदा 
और लिंग के बीच में मूलाधार अवस्थित है, उसके तीन कोने हैं और वही स्थान बिन्दुरूप शिव का 
प्रकाशक स्थान है । 


यत्र कुण्डलिनी नाम परा शक्तिः प्रतिष्ठिता । 
यस्माहुत्पद्यते वायुर्यस्माद्वह्निः . प्रवर्धते ॥5 1॥ 
यस्मादुत्पद्यते बिन्ुर्यस्मान्नादः प्रवर्धते । 

सस्माहुत्पद्यते हंसो यस्मादुत्पद्यते मनः ॥52॥ 
मूलाधारादिषट्चक्रं शक्तिस्थानमुदीरितम्‌। 
कण्ठाडुपरि मूर्धान्तं शाम्भवं स्थानमुच्यते ॥5३॥ 
नाडीनामाश्रयः पिण्डो नाड्यः प्राणस्य चाश्रयः । 
जीवस्य निलयः प्राणो जीवो हंसस्य चाश्रयः ॥54॥ 


वहाँ पर कुण्डलिनी नाम की पराशक्ति का स्थान है । वहाँ से वायु उत्पन्न होता है, और वहीं से 
अग्नि भी बढ़ती है । वहाँ से बिन्दु उत्पन्न होता है, वही से नाद बढ़ता है वहीं से “हस (सोऽहं मंत्र) 
भी उत्पन्न होता है, और वहीं से मन उत्पन्न होता है । मूलाधार आदि छः के शक्ति का स्थान कहलाते 
हैं, और कण्ठ के ऊपर, मस्तक तक 'शांभव स्थान--आत्मा का स्थान कहा जाता है । यह देह 








पञ्चमोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 495 


नाडियों का आश्रयस्थान है, एवं नाडियाँ प्राण का आश्रय है, प्राण जीव का आश्रयस्थान है और जीव 
का परमात्मा आश्रयस्थान है । 

हंसः शक्तेरधिष्ठानं चराचरमिदं जगत्‌ । 

निर्विकल्पः प्रसन्नात्मा प्राणायामं समभ्यसेत्‌ ॥55॥ 

सम्यग्बन्धत्रयस्थोऽपि लक्ष्यलक्षणकारणम्‌ । 

वेद्यं समुद्धरेन्नित्यं सत्यसन्धानमानसः ॥56॥ 

रेचकं पूरकं चैव कुम्भमध्ये निरोधयेत्‌ । 

दृश्यमाने परे लक्ष्ये ब्रह्मणि स्वयमाश्रितः ॥57॥ 

बाह्यस्थविषयं सर्व रेचकः समुदाहृतः । 

पूरकं शास्त्रविज्ञानं कुम्भकं स्वगतं स्मृतम्‌ ॥5 8॥ 

वह हंस शक्ति का मूल स्थान है | वही स्थावर-जंगम जगत्‌ है--ऐसा समझकर, विकल्परहित 

होकर प्राणायाम का अच्छी तरह से अभ्यास करना चाहिए । जिस मनुष्य को सत्य का (आत्मतत्त्व का) 
अनुसन्धान करने की मनीषा हुई हो, उसको तीनों बन्धो में अच्छी तरह रहते हुए भी लक्ष्य-लक्षण का 
कारण और नित्य जाननेयोग्य परम तत्त्व को खोज निकालना चाहिए । पखह्मरूप प्रत्यक्ष लक्ष्य में 
अपनी स्थिति करके रेचक और पूरक प्राणायाम को कुंभक के बीच में रोककर बहुत अभ्यास करके 
अन्त में कुंभक में स्थिति कर देनी चाहिए | बाहर के सभी विषय रेचक कहलाते हैं । शाख्रों का अनुभव 
ज्ञान पूरक है और अपने में रहा हुआ परम तत्त्व कुंभक कहलाता है । 


एवमभ्यासचित्तश्चेत्स मुक्तो नात्र संशयः । 

कुम्भकेन समारोप्य कुम्भकेनैव पूरयेत्‌ ॥59॥ 

कुम्भेन कुम्भयेत्कुम्भं तदन्तस्थः परं शिवम्‌ । 

पुनरास्फालयेदद्य सुस्थिरं कण्ठमुद्रया ॥60॥ 

वायूनां गतिमावृत्य धृत्वा पूरककुम्भकौ । 

समहस्तयुगं भूमौ समं पादयुगं तथा ॥61॥ 

वेधकक्रमयोगेन चतुष्पीठं तु वायुना । 

आस्फालयेन्महामेरुं वायुवक्त्रे प्रकोटिभिः ॥62॥ 

इस प्रकार अभ्यास करने में यदि चित्त लग जाए, तो वह मुक्त हो जाता है, इसमें कोई भी सन्देह 

नहीं है । कुम्भक से चढ़ाकर कुम्भक को ही पूरक करना चाहिए । फिर उस कुंभक से ही कुंभक करना 
चाहिए | और उसके अन्दर स्थिति करके परमशिव का ध्यान करना चाहिए ओर फिर कण्ठमुद्रा से 
अत्यन्त स्थिरता से फिर से आस्फालन (कुम्भक द्वारा ही वायु का संचरण) करना चाहिए । वायुओं की 
गति को घेरकर, पूरक और कुम्भक धारण करके दोनों हाथ सीधे रखने चाहिए, और पृथ्वी पर दोनों 
पैर भी सीधे रखने चाहिए । वेधक क्रम के योग से वायु के द्वारा वायु के मुख में प्रकोटियों दर चार 
पीठवाले महामेरु का आस्फालन करना चाहिए। (वेधक योग अर्थात्‌ ब्रह्मा-विष्णु-रुद्र ग्रन्थियों का 
वेध |) 

पुटद्वयं समाकृष्य वायुः स्फुरति सत्वरम्‌ । 

सोमसूर्याग्निसम्बन्धाज्जानीयादमृताय वै ॥63॥ 

मेरुमध्यगता देवाश्चलन्ते मेरुचालनात्‌ । 

आदौ सञ्जायते क्षिप्रं वधोऽस्य ब्रहमग्रन्थितः ॥64॥ 


496 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ब्रह्मग्रन्थि ततो भित्त्वा विष्णुग्रन्थिं भिनत्त्यसौ । 

विष्णुग्रन्थिं ततो भित्त्वा रुद्रग्रन्थिं भिनत्त्यसौ 11651 

रुद्रग्रन्थिं ततो भित्त्वा छित्वा मोहमलं तथा । 

अनेकजन्मसंस्कारगुरुदेवप्रसादतः ॥66॥ 

जिस समय वायु सोम, सूर्य तथा अग्नि के सम्बन्ध से तुरन्त ही दोनों नासापुटों को खींचकर 

स्फुरित होता है, तब वह अमृत देने वाला होता है, ऐसा समझना चाहिए । मेरु का संचालन करने से 
मेरु के मध्य में रहते हुए देव चलित होते हैं, और तुरन्त ही प्रथम ग्रन्थि के द्वारा उसका वेध होता है । 
बाद में ब्रह्मग्रन्थि भेदकर वह योगी विष्णुग्रन्थि को भेदता है । और विष्णुग्रन्थि को भेदकर रुद्रग्रन्थि को 
भेदता है । रुद्रय्रन्थि को भेदकर अनेक जन्मों के संस्कारों तथा गुरु की कृपा से मोहरूपी मैल को 
काटकर वह परमपद को प्राप्त हो जाता है। 


योगाभ्यासात्ततो वेधो जायते तस्य योगिनः । 

इडापिङ्लयोर्मध्ये सुषुम्नानाडिमण्डले ॥67॥ 

मुद्राबन्धविशेषेण वायुमूर्ध्वं च कारयेत्‌ । 

हृस्वो दहति पापानि दीर्घो मोक्षप्रदायकः ॥6 8॥ 

आप्यायनः प्लुतो वापि त्रिविधोच्चारणेन तु । 

तैलधारामिवाच्छिन्नं दीर्घघण्टानिनादवत्‌ ॥69॥ 

अवाच्यं प्रणवस्याग्रं यस्तं वेद स वेदवित्‌। 

. हृस्वं बिन्दुगतं दैर्घ्य ब्रह्मरन्ध्रगतं प्लुतम्‌ । 
द्वादशान्तगतं मन्त्रं प्रसादं मन्त्रसिद्धये ॥70॥ 
इस प्रकार योगाभ्यास करने के बाद, उस योगी को इडा और पिंगला के बीच की सुषुम्ना नाडी 

के मण्डल में वेध होता है । इसके लिए मुद्रा तथा बन्थो की विशेषता के द्वारा वायु को ऊर्ध्व गतिवाला 
करना चाहिए । वह वायु हस्व होता है, तो पापों को जलाता है, और दीर्घ होता है तो मोक्षदायक होता 
है, और प्लुत हो तो पुष्टिकारक होता है । इस प्रकार तीन प्रकार के उच्चारणं से वह युक्त होता हे । 
घण्ट के दीर्घ निनाद जैसा और तेल की धारा की तरह अविच्छिन्न ऐसा प्रणव का जो अग्र भाग है, वह 
अवर्णनीय है | उसे जो जानता है, वह वेदवेत्ता है । इस प्रणवमंत्र के हस्व भाग को बिन्दु में अवस्थित 
मानकर तथा दीर्घ भाग को ब्रह्मरन्ध्र में तथा प्लुत भाग को द्वादशार चक्र के अन्त में अवस्थित मानकर 
ध्यान करना चाहिए, जिससे प्रसादरूप होकर वह मंत्र की सिद्धि के लिए हो। 

सर्वविघ्नहरश्चायं प्रणवः सर्वदोषहा । 

आरम्भश्च घटश्चैव पुनः परिचयस्तथा ॥71॥ 

निष्पत्तिश्रेति कथिताश्चतस्रस्तस्य भूमिकाः । 

कारणत्रयसम्भूतं बाह्यं कर्म परित्यजन्‌ ॥72॥ 

आन्तरं कर्म कुरुते यत्रारम्भः स उच्यते । 

वायुः पश्चिमतो वेधं कुर्वन्नापूर्य सुस्थिरम्‌ ॥73॥ 

यत्र तिष्ठति सा प्रोक्ता घटाख्या भूमिका बुधैः । 

न सजीवो न निर्जीवः काये तिष्ठति निश्चलम्‌ । 

यत्र वायुः स्थिरः खे स्यात्सेयं प्रथम भूमिका ॥74॥ 





पञ्चमोऽध्यायः] वराहोपनिषत्‌ (101) 497 


यह प्रणवमंत्र सभी विघ्नों को हरने वाला और सर्वदोषों का नाश करने वाला है । इसकी चार 
भूमिकाएँ हे--आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति । उनमें आरंभ यह है कि जहाँ मन-कर्म-वचन-तीनों 
से होते हुए बाह्य कर्मा का त्याग करके भीतर के ही कर्म किए जाते हैं। विद्वानों ने घट नाम की दूसरी 
भूमिका ऐसे बताई है कि जिसमें पश्चिम से वेध करता हुआ वायु चारों ओर से पूर्ण होकर अत्यन्त स्थिर 
रहता हो | जिसमें वायु सजीव भी न हो और निर्जीव भी न हो, ऐसा वायु शरीर में स्थिर रहे और 
हृदयाकाश में स्थित बना रहे उसे प्रथम परिचय नाम की भूमिका कहा गया है। 
यत्रात्मना सृष्टिलयौ जीवन्मुक्तिदशागतः । 
सहजः कुरूते योगं सेयं निष्पत्तिभूमिका ॥7 5॥ इति । 
और जिसमें जीवन्मुक्ति में पहुँचा हुआ मनुष्य सहजस्वरूप बनकर स्वयें ही सृष्टि तथा लय को 
कर सकता हो, वह निष्पत्ति भूमिका है । 
एतटुपनिषदं योऽधीते सोऽग्निपूतो भवति। स वायुपूतो भवति। 
सुरापानात्पूतो भवति । स्वर्णस्तेयात्पूतो भवति । स जीवन्मुक्तो भवति । 
तदेतदूचाभ्युक्तम्‌। तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः | दिवीव 
चक्षुराततम्‌ । तद्विप्रासो विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं 
पदमित्युपनिषत्‌ ॥7 6॥ 
इति पञ्चमोऽध्यायः । 


इति वराहोपनिषत्समाप्ता । 


Ne 


इस प्रकार इस उपनिषद्‌ को जो जानता है, वह अग्नि जैसा पवित्र हो जाता है, वह वायु जैसा 
पवित्र हो जाता है, वह सुरापान के पाप से मुक्त होता है, वह सुवर्ण की चोरी के पाप से मुक्त हो जाता 
है, वह जीवन्मुक्त हो जाता है । ऐसा ही ऋचा में कहा गया है-- विष्णु के उस परम पद को आकाश 
में फैले हुए चक्षु की भाँति ज्ञानी लोग सदैव देखते हैं । विष्णु का जो परम पद है, उसमें जाग्रत्‌ रहने 

वाले ब्रहाज्ञानी क्रोधरहित होकर अच्छी तरह से प्रकाशित हो रहे हैं। 

यहाँ पाँचवाँ अध्याय पूरा हुआ । 
इस प्रकार वराहोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
® 


शान्तिपाठः 
३» सह नाववतु । सह नौ""मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
Es 


32 उ०तृ० 


(102) शाट्यायनीयोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


शुक्लयजुर्वेदीय यह उपनिषद्‌ 40 मंत्रों की है । इसमें विष्णुलिंग संन्यासधर्म का विवेचन 
किया गया है । इसमें मन का बन्धन और मोक्ष का हेतुत्व, साधन-चतुष्टय सम्पत्ति, कुटीचक 
के धर्म, चार प्रकार के संन्यासी और उनके धर्म, कुटीचकों के जप-यज्ञ आदि, योगयज्ञ आदि 
चार प्रकार के यज्ञ, परिखाजकों के कर्तव्य, उनके वासस्थान आदि के नियम, आत्मज्ञानी की 
स्थिति, आरूढच्युतत्व में प्रत्यवाय विष्णु के लिंगद्रय का अनुवर्त्तन--ये विषय प्रतिपादित किए 
हुएँ हैं । 
«®. 


शान्तिपाठः 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं" पूर्णमेवावशिष्यते । (पूर्ववत्‌) 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (पैंगलोपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 


मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः । 

बन्धाय विषयासक्तं मुक्त्यै निर्विषयं स्मृतम्‌ ॥1॥ 

समासक्तं सदा चित्तं जन्तोर्विषयगोचरे । 

यद्येवं ब्रह्मणि स्यात्तत्को न मुच्येत बन्धनात्‌ ॥2॥ 

चित्तमेव हि संसारस्तत्प्रयत्नेन शोधयेत्‌ । 

यच्चित्तस्तन्मयो भाति गुह्यमेतत्सनातनम्‌ ॥3॥ 

नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं नाब्रह्मवित्परमं प्रैति धाम । 

विष्णुक्रान्तं वासुदेवं विजानन्तिप्रो विप्रत्वं गच्छते तत्त्वदर्शी ॥4॥ 


मन ही मनुष्य के बन्ध और मोक्ष का कारण होता है । विषयों में आसक्त मन लिए होता 
है, और विषयों से रहित मन मोक्ष के लिए होता है । जैसा प्राणी का चित्त विषयों न न होता 
है, वैसा ही यदि ब्रह्म में आसक्त होता तो बन्धन से कौन मुक्त नहीं होता ? (सभी मुक्त हो जाते) चित्त 
हो संसार हे, उसे प्रयत्नपूर्वक शुद्ध करना चाहिए । जैसा मनुष्य का चित्त होता हे, वैसा ही वह होता 
है, यह सनातन और गूढ सत्य है । वेदतत्त्व को न जानने वाले केलिएतो विराट है ही नहीं । वह 
उसे मानता ही नहीं । ब्रह्म को नहीं जानने वाला उस परमधाम को प्राप्त ही नहीं कर सकता । उस 


सर्वान्तर्यामी सर्वज्ञ वासुदेव को जानने वाला ब्राह्मण ही तत्त्वदर्शी 5. 
होकर 
सकता है। होकर अपने स्वरूप को गात कर 


अथ ह यत्पर ब्रह्म सनातनं ये श्रोत्रिया अकामहता अधीयु 
9 ॥ 
शान्तो दान्त उपरतस्तितिश्चुर्यो$नूचानो ह्यभिजञ्चौ समान: । 





शाट्यायनीयोपनिषत्‌ (102) 499 


त्यक्तेषणो ह्यनृणस्तं विदित्वा मौनी वसेदाश्रमे यत्र कुत्र ॥5॥ 
अथाश्रमं चरमं संप्रविश्य यथोपपत्तिं पञ्चमात्रां दधानः ॥6॥ 
अब जो श्रोत्रिय-वेदरहस्यज्ञ लोग इस सनातन पखह्य को किसी कामना के बिना ही समझ 
लेते हैं, वे ब्रह्मस्वरूप ही हो जाते हैं। ऐसा पुरुष शान्त, संयमी, विषयभोगों से उपरत 
(पराङ्मुख), सहनशील, वेदज्ञ, एषणाओं से रहित, गुरु-देव-पितृ ऋणों से मुक्त होकर मुमुक्षु के 
समान बनकर उस परमतत्त्व (ब्रह्म) को जान कर, मौनी बनकर, जहाँ-कहीं भी आश्रम में निवास 
करे। इसके बाद अन्तिम संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होकर यथासाध्य त्रिदण्ड आदि पंच मात्राओं को 
स्वीकार करता हुआ मोक्ष प्राप्त करे । 
त्रिद'डमुपवीतं च वासः कौपीनवेष्टनम्‌ । 
शिक्यं पवित्रमित्येतद्‌ बिभृयाद्यावदायुषम्‌ ॥7॥ 
पञ्चैतास्तु यतेर्मात्रास्ता मात्रा ब्रह्मणे श्रुताः । 
न त्यजेद्यावदुत्क्रान्तिरन्तेऽपि निखनेत्सह ॥8॥ 
विष्णुलिङ्कं द्विधा प्रोक्तं व्यक्तमव्यक्तमेव च । 
तयोरेकमपि त्यक्त्वा पतत्येव न संशयः ॥9॥ 
त्रिदण्डं वैष्णवं लिङ्गं विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌। 
निर्वाणं सर्वधर्माणामिति वेदानुशासनम्‌ ॥1 0॥ 
और जहाँ तक आयुष्य रहे, वहाँ तक त्रिदण्ड, उपवीत, वस्न, लंगोटी, छींका और पवित्री धारण 
करे । यति की ये पाचों मात्राएँ ब्रह्म (३४कार) में समाहित हैं । इनका त्याग कभी नहीं करना चाहिए । 
इन सभी को मृत्यु आने पर शरीर के साथ जमीन में गाड़ देना चाहिए । विष्णुलिंग व्यक्त और अव्यक्त 
के भेद से दो प्रकार का होता है । संन्यासी यदि इन दोनों में से एक को भी छोड़ेगा तो वह पथभ्रष्ट 
हो जाएगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । त्रिदण्ड को वैष्णवलिंग के रूप में जाना जाता हे । यह चिह्न 
ब्राह्मणों को मुक्तिप्रदायक होता है यह चिह्न वेद का अनुशासन रूप तथा सर्व धर्मो का निर्वाण माना 
जाता है । 
अथ खलु सौम्य कुटीचको बहूदको हंसः परमहंस इत्येते परित्राज- 
काश्चतुर्विधा भवन्ति। सर्व एते विष्णुलिङ्गिनः शिखिन उपवीतिनः 
शुद्धचित्ता आत्मानमात्मना ब्रह्म भावयन्तः शुद्धचिद्रूपोपासनरता 
जपयमवन्तो नियमवन्तः सुशीलिनः पुण्यश्लोका भवन्ति । तदेतद्‌- 
चाभ्युक्तम्‌ । 9 
कुटीचको बहूदकश्चापि हंसः परमहंस इव वृत्त्या च भिन्नाः । 
सर्व एते विष्णुलिङ्गं दधाना वृत्त्या व्यक्तं बहिरन्तश्च नित्यम्‌ ॥11॥ 
अब हे सौम्य ! कुटीचक, बहूदक, हंस और परमहंस-ये चार प्रकार के परित्राजक (संन्यासी) 
होते हैं ये सभी विष्णुलिंग वाले, शिखावाले, उपवीत धारण करने वाले, शुद्ध मनवाले, अपने आजर 
में ही ब्रह्म की भावना करने वाले, शुद्ध चैतन्य की उपासना में ही परायण, जप और संयम वाले, नियमों 
को पालने वाले, शीलवान और पवित्र कीर्तिवाले होते हैं । यह बात इस ऋचा में भी कही गई है कि 
कुटीचक, बहूदक, हँस और परमहंस--ये चार भेद तो प्रकृति (सहज रुचि) के अनुसार किए गए हैं । ये 
सदा व्यक्त और अव्यक्त तथा बाह्य और आन्तरिक विष्णुलिंग को धारण करने वाले होते हैं | 


500 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


पञ्चयज्चा वेदशिरःप्रविष्टाः क्रियावन्तोऽमी संगता ब्रह्मविद्याम्‌ । 

त्यक्त्वा वृक्षं वृक्षमूलं श्रितासः संन्यस्तपुष्पा रसमेवाश्नुवानाः । 

विष्णुक्रीडा विष्णुरतयो विमुक्ता विष्ण्वात्मका विष्णुमेवापियन्ति ॥1 2॥ 

वे पंचयज्ञ वाले (जप, तप, स्वाध्याय, योग और ज्ञान वाले) होते हैं, तथा वेदों के मस्तक 

(उपनिषदों) में प्रविष्ट होते हैं । वे अपने-अपने धर्मानुकूल कर्म करने वाले होते हैं, तथा ब्रह्मविद्या के 
साथ संगति किए हुए होते हैं वे इस संसाररूपी वृक्ष को छोड़कर संसारवृक्ष के मूल (ब्रह्म) का आश्रय 
करने वाले होते हैं । सभी कर्मकाण्डरूपी पुष्पों को वे छोड़ देते हैं और सारभूत तत्त्व का ही आस्वाद 
करते हैं । वे केवल विष्णु में ही रमण करते हैं, विष्णु में ही प्रीति करते हैं, वे विमुक्त हैं, विष्णुस्वरूप 
ही हैं और केवल विष्णु के ही पूजाध्यानादि से कृतार्थ होते हैं । 


त्रिसन्ध्यं शक्तितः स्नानं तर्पणं मार्जनं तथा । 
उपस्थानं पञ्चयज्ञान्कुर्यादामरणान्तिकम्‌ ॥13॥ 
दशभिः प्रणवैः सप्तव्याहतिभिश्चतुष्पदा । 
गायत्रीजप यज्ञश्च त्रिसन्ध्यं शिरसा सह ॥14॥ 


इस प्रकार के परिव्राजक को मरणपर्यन्त तीनों सन्ध्याओं में यथाशक्ति स्नान, तर्पण, मार्जन, 
उपस्थान और पाँच यज्ञ करते रहना चाहिए । और तीनों सन्ध्याओं में दश प्रणव (३१कार) तथा सात 
व्याहतियों (भूः, भुवः, स्वः, महः, जनः, तपः, सत्यम्‌) के साथ तथा आपो ज्योती’ इत्यादि शिर के 
साथ चतुष्पाद गायत्री का जाप और यज्ञ करना चाहिए । 


योगयज्ञः सदैकाग्र्यभक्त्या सेवा हरेर्गुरोः । 

अहिंसा तु तपोयज्ञो वाङ्‌मनःकायकर्मभिः ॥1 5॥ 
नानोपनिएदभ्यासः स्वाध्यायो यज्ञ ईरितः । 
ओमित्यात्मानमव्यग्रो ब्रह्मण्यग्नौ जुहोति यत्‌ ॥1 6॥ 
ज्ञानयज्ञः स विज्ञेयः सर्वयज्ञोत्तमोत्तमः । 

ज्ञानदण्डा ज्ञानशिखा ज्ञानयज्ञोपवीतिनः ॥171 
शिखा ज्ञानमयी यस्य उपवीतं च तन्मयम्‌ । 

ब्राह्मण्यं सकलं तस्य इति वेदानुशासनम्‌ ॥1 8॥ 


उसे सदैव एकाग्रभक्ति से योग, यज्ञ, हरि और गुरु की सेवा और मन-वाणी-शरीर और कर्मों 
से अहिंसा, तप और यज्ञ करते रहना चाहिए | विविध उपनिषदों के अभ्यास को स्वाध्याय यज्ञ कहा 
जाता हे । अव्यग्र होकर ॐकार के उच्चारणपूर्वक आत्मा का ब्रह्मरूपी अग्नि में होम जो किया जाता 
है, उसे ही ज्ञानयज्ञ जानना चाहिए । वह सभी यज्ञों में उत्तमोत्तम यज्ञ है इस यज्ञ के करने वालों का 
ज्ञान ही दण्ड होता है, ज्ञान ही शिखा होती है, ज्ञान ही यज्ञोपवीत होता है । इस प्रकार जिसकी शिखा 


ज्ञानमयी होती है, उपवीत भी ज्ञानमय होता है, उसके लिए सभी वस्तुएँ हे ड 
अनुशासन है । स्तुए ब्रह्ममय हैं, ऐसा वेद क 


अथ खलु सोम्यैते परिव्राजका यथा प्रादुर्भवन्ति तथा भवन्ति । 


कामक्रोधलोभमोहदःभदपांसूयाममत्वाहकारादीस्तिती्य मानावमानौ 


लोभः 
निन्दास्तुती च वर्जयित्वा वृक्ष इव तिष्ठासेत्‌ । छिद्यमानो न ब्रूयात्‌ । तदेवं 


शाट्यायनीयोपनिषत्‌ (102) 501 


विद्वांस इहैवामृता भवन्ति । तदेतदृचाभ्युक्तम्‌ । बन्धुपुत्रमनुमोदयित्वान- 
वेक्ष्यमाणो इन्द्रसहः प्रशान्तः । प्राचीमुदीचीं वा निर्वर्तयंश्चरेत ॥1 9॥ 
अब हे सौम्य ! ये परिव्राजक कैसे प्रादुर्भूत होते हैं, यह कहा जाता है--काम, क्रोध, लोभ, 
मोह, दम्भ, दर्प, असूया, ममत्व, अहंकार आदि को पार करके मान-अपमान तथा निन्दा-स्तुति को 
छोड़कर वृक्ष की तरह निश्चल बैठने की इच्छा होनी चाहिए । काटे जाने पर भी कुछ कहना नहीं 
चाहिए । तो ऐसा जानने-बरतने वाले यहीं (इसी लोक में) अमृतरूप हो जाते हैं । यही ऋग्वेद की ऋचा 
में भी कहा है-भाइयों और पुत्रों की अनुमति लेकर (उनका पालन-पोषण करके) फिर कभी उनकी 
ओर न देखते हुए, शीत-उष्णादि द्वन्द्रो को सहन करता हुआ वह पूर्व या उत्तर की ओर चला जाए। 
पात्री दण्डी युगमात्रावलोकी शिखी मुण्डी चोपवीती कुटुम्बी । 
यात्रामात्रं प्रतिगृह्णन्मनुष्यात्‌ अयाचितं याचितं वोत भैक्षम्‌ ॥20॥ 
मृददार्वलाबूफलतन्तुपर्णपात्रं तत्तथा यथा तु लब्धम्‌ । 
क्षीणं क्षामं तृणं कन्थाजिने च पर्णमाच्छादनं स्यादहतं वा विमुक्तः ॥21॥ 
पात्रवाला, दण्डधारी, केवल जीव-परमात्मा को ही देखने वाला, शिखाधारी, मुंडित, 
उपवीतरूपी कुटुम्बवाला वह अपनी प्राणयात्रा के लिए ही मनुष्यों से भिक्षा माँगकर निरन्तर विचरण 
करे | मिट्टी या काष्ठ की तुम्बी, नारियल का या नारियल के रेशों से निर्मित जैसा मिले वैसा पात्र वह 
ग्रहण करे | एक चटाई, वृक्षों की छाल या सूखे घास से बनी कथरी, कृष्णमृगचर्म तथा कीड़ों द्वारा न 
खाए गए हों, ऐसे पत्तों से बनी ओढ़नी (उत्तरीय) उस संन्यासी को धारण करना चाहिए । (श्रीफल के 
रेशों की चटाई भी हो सकती है ।) 
ऋतुसन्धौ मुण्डयेन्मुण्डमात्रं नाधो नाक्षं जातु शिखां न वापयेत्‌। 
चतुरो मासान्धुदशीलतः स्यात्स यावत्सुप्तोऽन्तरात्मा पुरुषो विश्वरूपः ॥2 2॥ 
अन्यानथाष्टौ पुनरुत्थितेस्मिन्स्वकर्मलिप्सु्िहेद्वा वसेद्वा । 
देवाग्न्यगारे तरुमूले गुहायां वसेदसङ्गोऽलक्षितशीलवृत्तः । 
अनिन्धनो ज्योतिरिवोपशान्तो न चोढ्विजेदुद्विजेद्यत्र कुत्र ॥23॥ 
हंस संन्यासी को ऋतुसन्धि के समय मुण्डन करवाना चाहिए । पर कुटीचक संन्यासी को तो 
शिखा कभी नहीं कटवानी चाहिए । जब विश्वरूप विराट्‌ भगवान्‌ नारायण शयन करते हैं, तब तक 
(चौमासा में) एक ही स्थान पर रहकर चित्त स्थिर रखकर उसे निवास करना चाहिए । इस प्रकार श्रवण- 
ध्यान-समाधि आदि की प्राप्ति को चाहने. वाले संन्यासी को स्वकर्म करते हुए एक स्थान पर ही रह 
जाना चाहिए अथवा तो उसे अन्यत्र आश्रय प्राप्त कर लेना चाहिए । उसको अपना निवास किसी 
देवालय में, किसी वृक्ष के मूल में (नीचे) अथवा नजदीक की किसी गुफा में कर लेना चाहिए । वहाँ 
संगरहित और सर्वथा अलक्षित (जनसंपर्क से दूर) रहकर काष्ठरहित अग्नि की तरह शान्तचित्त रहना 
चाहिए । उसे किसी को भी देखकर क्षुब्ध नहीं होना चाहिए, और सभी में आत्मबुद्धि कर लेनी चाहिए । 
आत्मानं चेद्विजानीयादयमस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुसङ्तरेत्‌ ॥24॥ 
तमेव धीरो विज्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत ब्राह्मणः । 
नानुध्यायाद्बहूञ्छब्दान्वाचो विग्लापनं हि तत्‌ ॥25॥ 


502 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


बाल्येनैव हि तिष्ठासेन्निर्विद्य ब्रहावेदनम्‌ । 

ब्रह्मविद्यां च बाल्यं च निविद्य मुनिरात्मवान्‌ ॥2 6॥ 
यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामो येऽस्य हृदि श्रिताः । 

अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते ॥27॥ 


मनुष्य यदि अपनी आत्मा को ही, “मै ब्रहम हूँ”--इस तरह जान ले तो फिर क्या चाहता हुआ, 

किसके काम के लिए वह अपने शरीर का शोषण या पोषण करे ? धीर पुरुष को उसी को जानकर 
(ब्रह्म को जानकर) उसी में अपनी बुद्धि को स्थिर कर देना चाहिए । ऐसे ब्रह्मज्ञ को अन्यान्य दूसरे शब्दों 
का ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह तो मात्र वाणी को थकाने वाली बात है । वैराग्ययुक्त होकर 
रहने की इच्छा करनी चाहिए । ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं--ऐसा विश्वास करके (निश्चय करके) 
ब्रह्म को पहचान लेना चाहिए और वैराग्य को भली भाँति समझकर आत्मा में ही रमण करते हुए सभी 
को आत्मवत्‌ ही देखना चाहिए | जब इसके हृदय में रही हुई सभी कामनाएँ छूट जाती हैं, तश्ग मर्त्य 
अमर्त्य बन जाता है और ब्रह्म का रसास्वादन करने लगता हे । 

अथ खलु सोम्येदं परिव्राज्यं नैष्ठिकमात्मधर्म यो विजहाति स वीरहा 

भवति । स ब्रह्महा भवति । स भ्रूणहा भवति । स महापातकी भवति । य 

इमां वैष्णवीं निष्ठां परित्यजति । स स्तेनो भवति । गुरुतल्पगो भवति । स 

मित्रधुग्भवति । स कृतघ्नो भवति । स सर्वस्माल्लोकात्प्रच्युतो भवति । 

तदेतदूचाभ्युक्तम्‌। 

स्तेनः सुरापो गुरुतल्पगामी मित्रधुगेते निष्कृतेर्यान्ति शुद्धि । 

व्यक्तमव्यक्तं वा विधृतं विष्णुलिङ्गं त्यजन्न शुध्येदखिलैरात्मः पसा ॥2 8॥ 

अब हे सौम्य ! जो कोई यदि यह नैष्ठिक आत्मधर्मरूप संन्यस्त को छोड़ देता है, वह वीर का 

हत्यारा होता है, वह ब्राह्मण का हत्यारा होता है, वह भ्रूण का हत्यारा होता है, वह बड़ा ही पातकी 
होता है । जो इस वैष्णवी निष्ठा को छोड़ देता है, वह चोर होता है, वह गुरुशय्या पर बैठने का पाप 
प्राप्त करता है (गुरुख्रीगमन का पाप पाता है), वह मित्रद्रोही बनता है, वह कृतघ्न होता है, वह सभी 
लोकों से पतित होता है। यह बात एक ऋचा में भी कही गई है कि--कोई चोर, शराब पीने वाला, 
गुरुपत्नीगामी और मित्रद्रोही तो प्रायश्चित्त के द्वार आत्मा के प्रकाश के कारण शुद्धि को प्राप्त कर लेते 


हैं, परन्तु व्यक्त या अव्यक्त विष्णुलिंग को एक बार धारण करके फिर छोड़ देने वाला तो समग्र 
प्रायश्चित्तों से भी शुद्धि नहीं पा सकता | 


त्यक्त्वा विष्णोलि्गमन्तबंहिर्वा यः स्वाश्रमं सेवतेऽनाश्रमं वा । 
प्रत्यापत्तिं भजते वातिमूढो नैषां गतिः कल्पकोट्यापि दृष्टा ॥29॥ 
त्यक्त्वा सर्वाश्रमान्धीरो वसेन्मोक्षाश्रमे चिरम्‌। 
मोक्षाश्रमात्परिश्रष्टो न गतिस्तस्य विद्यते ॥3 0॥ 
पारिव्राज्यं गृहीत्वा तु यः स्वधर्मे न तिष्ठति । 
तमारूढच्युतं विद्यादिति वेदानुशासनम्‌ ॥31॥ 
तो मनुष्य विष्णु के बहिलिंग या अन्तलिंग को छोड़कर में 
या डुकर फिर अपने ध्या 
अनाश्रम (आश्रमहीन) अवस्था में रहता है, तो वह अतिमूढ पुरुष अपने अ में पट है 


शाट्यायनीयोपनिषत्‌ (102) 503 


विपत्तियाँ प्राप्त करता है और अनन्त जन्मों तक (कल्प कोटियो में भी) उसकी सद्गति नहीं होती । जो 
पुरुष सभी आश्रमों को छोड़कर मोक्षाश्रम में ही लम्बे समय तक रहता है, वह फिर जब उस मोक्षाश्रम 
से परिभ्रष्ट हो जाता है, तब तो उसकी फिर कोई भी गति नहीं है । परित्राजक आश्रम को ग्रहण करके 
फिर जो मनुष्य अपने उस धर्म में स्थित नहीं रहता उसको 'आरूढच्युत' (चढ़कर गिरा हुआ) कहा 
जाता है, ऐसा वेद का अनुशासन है। 
अथ खलु सोम्येमं सनातनमात्मधर्म वैष्णवी निष्ठां लब्ध्वा यस्तामदूष- 
यन्वर्तते स वशी भवति । स पुण्यश्लोको भवति । स लोकज्ञो भवति । स 
वेदान्तज्ञो भवति । स ब्रह्मज्ञो भवति । स सर्वज्ञो भवति । स स्वराड्‌ 
भवति । स परं ब्रह्म भगवन्तमाप्नोति ¦ स पितृन्सम्बन्धिनो बान्धवान्सु- 
हृदो मित्राणि च भवाहुत्तारयति ॥३2॥ 
अब हे सौम्य ! जो मनुष्य इस वैष्णवी निष्ठारूप सनातन आत्मधर्म को प्राप्त करके इस निष्ठा 
को दूषित न करते हुए उसी में अवस्थित रहता है, वह संयमी है, वह पवित्र नाम (कीर्ति) वाला है, 
वह सभी लोकों को जानने वाला होता है, वंह वेदान्त को जानने वाला होता है, वह ब्रहाज्ञ होता है 
वह सर्वज्ञ होता है, वह स्वराट्‌ होता है, वह पखह्य रूप भगवान्‌ को प्राप्त करता है, वह अपने पितृओं 
को, सम्बन्धियों को, भाइयों को, हितैषियों को और मित्रों को संसार-सागर से पार उतार देता है । 
तदेतद्चाभ्युक्तम्‌-- 
शतं कुलानां प्रथमं बभूव तथा पराणां त्रिशतं समग्रम्‌ । 
एते भवन्ति सुकृतस्य लोके येषां कुले संन्यसतीह विद्वान्‌ ॥33॥ 
त्रिंशत्परांस्त्रिंशदपरांस्त्रिशच्च परतः परान्‌ । 
उत्तारयति धमिष्ठः परिव्राडिति वै श्रुतिः ॥34॥ 
संन्यस्तमिति यो ब्रूयात्कण्ठस्थप्राणवानपि । 
तारिताः पितरस्तेन इति वेदानुशासनम्‌ ॥35॥ 
ऐसा वेद की दो ऋचाओं में भी कहा गया है-जिसके कुल में कोई यदि संन्यास लेता है, तो 
उसके कुल में पहले की सौ पीढ़ियों और बाद की तीन सौ पीढ़ियों में जन्म ग्रहण करने वालों का उद्धार 
हो जाता है । ऐसे उत्तम कृत्य करने वाले विद्वान्‌ संन्यासी तो कभी-कभी ही इस लोक में जन्म लेकर 
कृतार्थ कर देते हैं । विद्वान्‌ संन्यासी तीस बाद की और तीस पहले की तथा तीस बाद के भी बाद की 
पीढ़ियों को तार देता है, ऐसा श्रुति कहती है । प्राणों के कण्ठगत होने पर (मरण के समीप आने पर) 
भी जो इस प्रकार कहे दे कि मैने संन्यास लिया है तो ऐसा समझना चाहिए कि उसने पितृओं को तार 
दिया। ऐसी वेद की आज्ञा है। 
अथ खलु सोम्येमं सनातनमात्मधर्म वैष्णवीं निष्ठां नासमाप्य प्रब्रूयात्‌ । 
नानूचानाय नानात्मविदे नावीतरागाय नाविशुद्धाय नानुपसन्नाय 
नाप्रयतमानसायेति ह स्माहुः । तदेतदृचाभ्युक्तम्‌- 
विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेहमस्मि । 
असूयकायानृजवे शठाय मा मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥36॥ 


504 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


हे सौम्य ! इस सनातन आत्मधर्मरूप वैष्णवी विद्या को स्वयं आचरण किये बिना किसी को 
कहनी नहीं चाहिए । यह विद्या वेदाध्ययनरहित को, आत्मा को नहीं जानने वाले को, वैराग्य रहित को, 
अविशुद्ध (मलिन) को, जो गुरु के पास न आया हो, उसको तथा जिसका मन संयत न हो उसको तथा 
अतत्पर को नहीं कहनी चाहिए, ऐसा कहा गया है । एक ऋचा में भी यही बात कही गईं है--विद्या 
ब्राह्मण के पास आई और कहने लगी कि मेरा रक्षण करो । मैं तुम्हारी निधि हूँ । असूयावाले, कपटी 
और दुष्ट (नीच) के आगे मुझे न कहो | तभी मैं वीर्यवान्‌ (बलवान) हो सकती हूँ । 
यमेवैष विद्याच्छुचिमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्‌ । 
अस्मा इमामुपसन्नाय सम्यक्‌ परीक्ष्य दद्याद्वैष्णवीमात्मनिष्ठाम्‌ ॥३7॥ 
अध्यापिता ये गुरु नाद्रियन्ते विप्रा वाचा मनसा कर्मणा वा । 
यथैव तेन न गुरुर्भोजनीयस्तथैव चान्नं न भुनक्ति श्रुतं तत्‌ ॥38॥ 
इस आत्मनिष्ठ वैष्णवी विद्या को, जिसे पवित्र, मेधावी, सावधान, अभिमानशून्य और ब्रह्मचारी 
समझे, उस पास में आए जिज्ञासु को ही देना चाहिए । और देने से पहले उसकी ठीक-ठाक परीक्षा भी 
लेनी चाहिए । गुरु के द्वार पढ़ाए गए जो लोग मन, वाणी और कर्म के द्वारा गुरु का आदर नहीं करते, 
वे जैसे अपने गुरु को नहीं खिलाते-पिलाते, वैसे श्रवण-ज्ञान को वे भी नहीं खा सकते (पचा सकते) | 
अथवा तो ऐसे लोगों के अन्न को हितैषी लोग ग्रहण नहीं करते और गुरु भी स्वीकार नहीं करते । वैसे 
यह यति भी उस कृतघ्न का अन्न न ग्रहण करे, ऐसा श्रुति का वचन है । 
गुरुरेव परो धर्मो गुरुरेव परा गतिः । 
एकाक्षरप्रदातारं यो गुरुं नाभिनन्दति । 
तस्य श्रुतं तपो ज्ञानं स्रवत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥39॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ । 
स ब्रह्मवित्परं प्रेयादिति वेदानुशासनम्‌ ॥ इत्युपनिषत्‌ । 
इति शाट्यायनीयोपनिषत्समाप्ता । 
N+ ` 
गुरु ही परमधर्म है, गुरु ही परम गति है । जो मनुष्य उन एकाक्षर--प्रणवमंत्र के दाता गुरु का 
आदर नहीं करता, उसका सुना हुआ सब ज्ञान कच्चे घड़े के भीतर के जल को तरह द्रवित हो जाता 


है । जिस मनुष्य की जैसी देवताओं पर भक्ति होती है, वैसी ही गुरु पर भी होती है, वह ब्रह्मज्ञानी 
परमपद को प्राप्त करता है, ऐसा वेद का वचन है | 


इस प्रकार शास्यायनीयोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 


शान्तिपाठः 


ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं -पूर्णमेवावशिष्यते । पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ £ 


र 


(103) हयग्रीवोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय). 


यह अथर्ववेदीय उपनिषद्‌ हे । इसमें नारद जी और ब्रह्मा का संवाद है । नारदजी को 
ब्रह्मविद्या की जिज्ञासा हुई । ब्रह्माजी ने उन्हें हयग्रीव मंत्रों का जप करने का उपदेश दिया । 
हूलों' यह हयग्रीव का एकाक्षर मंत्र है । उससे घटित और तीन मंत्र भी बताए । उन तीन मंत्रं 
के ऋषि, ध्यान, आदि भी बताए । हयग्रीव का एक चौथा मंत्र भी कहा, पाँचवाँ भी कहा, 
एकाक्षर मंत्र भी कहा | वागादिसिद्धि कर प्रयोग बताया । फिर मंत्रज्ञान का फल, मंत्रों का 
महावाक्यार्थ प्रतिपादन, स्वरव्यंजन भेद से मन्त्र का द्वैविध्य, अनुमंत्र, इस विद्या का फल और 
अन्त में प्रार्थना दी हे । 

40) 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः”“देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 
नारदो ब्रह्माणमुपसमेत्योबाच-अधीहि भगवन्‌ ब्रह्मविद्यां वरिष्ठां 
ययाऽचिरात्‌ सर्वपापं व्यपोह्य ब्रह्मविद्यां लब्ध्वैश्वर्यवान्‌ भवति ॥1॥ 
ब्रह्मोबाच--हयग्रीवदैवत्यान्‌ मन्त्रान्‌ यो वेद स श्रुतिस्मृतीतिहास- 
पुराणानि वेद स सर्वैश्वर्यवान्‌ भवति ॥2॥ 
एक बार नारद ने ब्रह्मा के पास जाकर कहा-- हे भगवन्‌ ! श्रेष्ठतम ब्रह्मविद्या को कहिए जिससे 
मनुष्य शीघ्र ही सभी पापों को दूर करके ऐश्वर्यशाली होता है । तब ब्रह्मा बोले--'जो हयग्रीव देवता 
के मंत्रों को जानता है, वह श्रुति, स्मृति, इतिहास, पुराण, सब-कुछ जान लेता है और सर्व प्रकार से 
ऐश्वर्यशाली हो जाता है! । 
'त एते मन्त्राः 
विश्रोत्तीर्णस्वरूपाय चिन्मयानन्दरूपिणे । 
तुभ्यं नमो हयग्रीव विद्याराजाय विष्णवे स्वाहा स्वाहा नमः ॥3॥ 
ऋग्यजुःसामरूपाय वेदाहरणकर्मणे । 
प्रणवोद्गीथवपुषे महाश्वशिरसे नमः स्वाहा स्वाहा नमः ॥4॥ 
उद्गीथ प्रणवोद्गीथ सर्ववागीश्ररेश्वर । 
सर्ववेदमयाचिन्त्य सर्व बोधय बोधय स्वाहा स्वाहा नमः ॥5॥ 
वे मंत्र (मंत्रार्थ) ये हैं--“विश्व से परे स्वरूपवाले, चिन्मय और आनन्दस्वरूप, विद्या के राजा 


ऐसे हे हयग्रीव, आपको नमस्कार, स्वाहा स्वाहा । ऋक्‌, सजुः और साम के स्वरूप, वेदों का संग्रह 
कार्य करने वाले, प्रणव और उद्गीथरूप शरीरवाले, बड़े अश्व के मस्तकवाले आपको नमस्कार, स्वाहा 


506 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


स्वाहा | हे उद्गीथ ! हे प्रणवोद्गीथ ! हे सभी वाणियों के ईश्वर के भी ईश्वर ! हे सर्ववेदमय ! हे 
अचिन्त्य ! हमें ज्ञान दीजिए, ज्ञान दीजिए, स्वाहा स्वाहा नम: । 
ब्नह्मात्रिरविसवितृभार्गवा ऋषयः । गायत्रीत्रिष्टुबनुष्टुपछन्दांसि । श्रीमान्‌ 
हयग्रीवः परमात्मा देवतेति | हलौमिति बीजम्‌ । सोऽहमिति शक्तिः । 
हलूमिति कीलकम्‌ । भोगमोक्षयोर्विनियोगः । 
अकारोकारमकारैरङ्गन्यासः । ध्यानमू-- 
शङ्खचक्रमहामुद्रापुस्तकाढ्यं चतुर्भुजम्‌ । 
सम्पूर्णचन्द्रसंकाशं हयग्रीवमुपास्महे ॥6॥ 

इन मंत्रों के ब्रह्मा, अत्रि, रवि, सवितृ और भार्गव ऋषि हैं । गायत्री, त्रिष्टुभ्‌ और अनुष्टुप्‌ छन्द 
हैं | श्रीमान्‌ हयग्रीव परमात्मा देवता हैं | 'हलो' यह बीज है । 'सोऽहम्‌' इनकी शक्ति है । 'हलूम्‌' यह 
कीलक है । भोग और मोक्ष में इनका विनियोग है । अकार, उकार और मकार के द्वारा अंगन्यास विहित 
हैं । फिर ध्यान इस तरह से किया जाता है-- शंख, चक्र, महामुद्रा और पुस्तक से युक्त चार हाथों वाले 
तथा संपूर्ण चन्द्र की आभा वाले हयग्रीव की हम उपासना करते हैं ।' 

ॐ श्रीमिति द्वे अक्षरे । हलौमित्येकाक्षरम्‌। ३ नमो भगवत इति 
सप्ताक्षराणि । हयग्रीवायेति पञ्चाक्षराणि । विष्णव इति त्रीण्यक्षराणि । 
मह्यं मेधां प्रज्ञामिति षडक्षराणि । प्रयच्छ स्वाहेति पञ्चाक्षराणि । 
हयग्रीवस्य तुरीयो भवति ॥7॥ 

“३५? और 'श्री-ये दो अक्षर है । 'हलो' यह एक अक्षर है । ३% नमो भगवते'--ये सात 
अक्षर हैं । 'हयग्रीवाय'--ये पाँच अक्षर हैं | विष्णवे'--ये तीन अक्षर हैं । मह्यं मेधा प्रज्ञा --ये छः 
अक्षर हैं और “प्रयच्छ स्वाहा'--ये पाँच अक्षर हैं ये सब मिलकर के हयग्रीव का चौथा मंत्र बनता है । 
(पूरा मंत्र इस प्रकार होगा-- 35 श्रीं, हूलौं 3 नमो भगवते हयग्रीवाय विष्णवे महं मेधा प्रज्ञं प्रयच्छ 
स्वाहा ।” इस प्रकार से यह मंत्र उनतीस अक्षरों वाला होता हे । 

3 श्रीमिति द्वे अक्षरे । हलौमित्येकाक्षरम्‌ । ऐमैमैमिति त्रीण्यक्षराणि । 
क्लीं क्लीमिति द्वे अक्षरे । सौः सौरिति द्वे अक्षरे । हरमित्येकाक्षरम्‌ । 3 
नमो भगवत इतिं सप्ताक्षराणि | हयग्रीवायेति पञ्चाक्षराणि । मह्यं मेधां 


प्रज्ञामिति षडक्षराणि । प्रयच्छ स्वाहेति पञ्चाक्षराणि । पञ्चमो मनु- 
भेवति ॥8॥ 


न्य 3>', श्री'-र्‍ये दो अक्षर हैं | हलौं' यह एक अक्षर है। 'ऐ'-'ऐ/-'ऐ'- ये तीन अक्षर हैं । 
बली 'ली -ये दो अक्षर हैं। सौ रबी सौ--ये दो अक्षर हैं।। 'ही'--यह एक अक्षर है । 32 नमो 
भगवते'--ये सात अक्षर है | महं मेधा प्रज्ञा --ये छः अक्षर हैं । 'प्रयच्छ स्वाहा'--ये पाँच अक्षर हैं । 
ये सब प न. का ब मंत्र बनता है । (पूरा मंत्र इस तरह होगा--“३५ श्री हलौ एँ ऐं ऐं 
क्लीं क्लीं सौ: सौ: हीं ॐ नमो भगवते हयग्रीवाय महं मेधा प्रज्ञा त्र चौतीस 
क्ली शा प्रयच्छ स्वाहा” 

अक्षरों का होता है। 7 चुद 

हयग्रीवैकाक्षरेण ब्रह्मविद्या प्रवक्ष्यामि। ब्रह्मा महेश्वराय महेश्वरः 

संकर्षणाय. संकर्षणो नारदाय नारदो व्यासाय व्यासो लोकेभ्यः 

प्रायच्छदिति हकारों लकारोमुकारों त्रयमेकस्वरूपं भवति | हलौ 


हयग्रीवोपनिषत्‌ (103) 507 


बीजाक्षरं भवति । बीजाक्षरेण हलौरूपेण तज्जापकानां संपत्सारस्वतौ 
भवतः । तत्स्वरूपज्ञानां वैदेही मुक्तिश्च भवति । दिक्पालानां राज्ञा 
नागानां किन्नराणामधिपतिर्भवति । हयग्रीवैकाक्षरजपशीलाज्ञया 
सूर्यादयः स्वतः स्वस्वकर्मणि प्रवर्तन्ते । सर्वेषां बीजानां हयग्रीवैकाक्षर- 
बीजमनुत्तमं मन्त्रराजात्मकं भवति । हलौं हरुग्रीवस्वरूपो भवति ॥9॥ 

अब मैं हयग्रीव के एकाक्षर से ही ब्रह्मविद्या कहूँगा | इस विद्या को ब्रह्मा ने महेश्वर को, महेश्वर 
ने संकर्षण को और संकर्षण ने नारद को, नारद ने व्यास को और व्यास ने सब लोगों को सिखाया 
था । 'हकारोम्‌' 'सकारोम्‌' और 'मकारोम्‌'-तीनों एक स्वरूप होते हैं । 'हलौ' (स्लो) बीजाक्षर हे । 
और बीजाक्षर 'हलौ' (स्लो) रूप से जप करने वालों की संपत्ति और ज्ञान बढ़ते हैं, एवं उसके स्वरूप 
को जानने वालों की विदेहमुक्ति भी हो जाती है । इसका साधक दिक्पालो का, राजाओं का, नागों का 
और किन्नरों का अधिपति बनता है । हयग्रीव के एकाक्षर मंत्र करने वाले की आज्ञा से सूर्योदय और 
अन्य भी अपने आप अपने-अपने कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं । सभी बीजों में हयग्रीव का एकाक्षर बीज 
तो उत्तम और मंत्रराजात्मक ही है । यह 'हलौं' (एकाक्षरमंत्र) हयग्रीव का स्वरूप ही है। 

अमृतं कुरु कुरु स्वाहा । तज्जापकानां वाक्सिद्धिः श्रीसिद्धिरष्टाङ्ग- 
योगसिद्धिश्व भवति ॥10॥ 
हलौं सकलसाम्राज्येन सिद्धि कुरु कुरु स्वाहा ॥11॥ 

“इन एकाक्षरोपासकों के लिए अमृत कर दो, अमृत ही कर दो स्वाहा'--इस तरह का जप करने 
वालों की वाक्‌-सिद्धि होती है और श्रीसिद्धि तथा अष्टांगयोग सिद्धि भी होती है । 'हलौं' सकलसाम्राज्य 
से सिद्धि दो, सिद्धि दो'--यह एक अन्य मंत्र हे । 

तानेतान्‌ मन्त्रान्‌ यो वेद अपवित्रः पवित्रो भवति। अब्रह्मचारी 
सुब्रह्मचारी भवति । अगम्यारमनात्‌ पूतो भवति । पतितसंभाषणात्‌ पूतो 
भवति । ब्रह्महत्यादिपातकैर्मु्तो भवति | गृहं गृहपतिरिव देही देहान्ते 
परमात्मानं प्रविशति ॥1 2॥ 

प्रज्ञानं ब्रह्म । अहं ब्रह्मास्मि । तत्त्वमसि । अयमात्मा ब्रहोति महावाक्यैः 
प्रतिपादितमर्थं त एते मन्त्राः प्रतिपादयन्ति ॥13॥ 

ऐसे इन मंत्रों को जो जानता है, वह अपवित्र हो तो पवित्र हो जाता है, ब्रह्मचारी न हो तो अच्छा 
ब्रह्मचारी बन जाता है । अगम्य के गमन के पाप से मुक्त होता है, पापमय वाणी के पाप से मुक्त हो 
जाता है, ब्रह्महत्यादि पापों से मुक्त हो जाता है । इस देह के छूटने पर जैसे घर का मालिक अपने घर 
में प्रवेश करता हो, उसी तरह परमात्मा में प्रवेश कर जाता है। 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म', तत्त्वमसि' ; 
“अयमात्मा ब्रह्म. और 'अहं ब्रह्मास्मि--इन महावाक्यों के द्वारा प्रतिपादित अर्थ को ८१... ये मंत्र 
प्रतिपादित कर रहे हैं (महावाक्यो के अर्थ क्रमशः अज्ञान ब्रहम है', वह तुम हो,” “यह आत्मा ब्रह्म 
है” और भै ब्रह्म हँ--ऐसा होता है |) 

स्वरव्यञ्जनभेदेन द्विधायते ॥1 4॥ 

ये सभी मंत्र स्वर और व्यंजन के भेद से दो प्रकार के होते हैं स्वर प्रकृति का अंश है और 

व्यंजन ब्रह्म का अंश है । और बीज मायाविनिर्मुक्त पहा है । 


508 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अथानुमन्त्रान्‌ जपति-- 

यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा । 

चतस्र ऊर्ज दुदुहे पयांसि क्व स्विदस्याः परमं जगाम ॥1 5॥ 

गौरीमिमाय सलिलानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी । 

अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्‌ ॥16॥ 

ओष्ठापिधाना नकुली दन्तैः परिवृता पविः । 

सर्वस्यै बाच ईशाना चारु मामिह वादये ॥17॥ 

ससर्परीरमतिं बाधमाना बृहन्मिमाय जमदग्निदत्ता । 

आ सूर्यस्य दुहिता ततान श्रवो देवेष्वमृतमजुर्याम्‌ ॥1 8॥ 

मंत्रों को कहकर ये चार अनुमंत्र कहे गए हैं | इनका अर्थ इस तरह किया जा सकता है--देवों 

के अधिपतियों की रानी वाक्‌ जब नीचे यज्ञ में बैठती है और जब कुछ समझ में न आए ऐसा बोलती 
है तब वह पानी और दूध बरसाती है भूभाग के लिए क्या उसका श्रेष्ठ भाग चला गया ? बादलों की 
आवाज, एकपदी, दो पदवाली, चार पदवाली, आठ पदवाली, नौ पदवाली या तो स्वर्ग में हजार पद 
वाली होते हुए स्वर्ग में से जल बना रही है......ओठों से आवृत और दाँतों से घिरा हुआ यह वज्र सबके 
ऊपर प्रभुत्व करने वाला है, वह मुझे अच्छी वाणी बुलाए यही वाणी का रस है ।......सब तरफ धीरे- 
धीरे सरकती हुई, जमदग्नि की दी हुई और अज्ञान को दूर करती हुई सूर्यपुत्री ने बड़ी भारी आवाज 
की और देवों के बीच अविनश्वर अमृतमय अन्न बरसाया (इन मंत्रों के साथ यद्यपि प्रस्तुत विषय का कोई 
सम्बन्ध नहीं बैठता ।) 


य इमां ब्रह्मविद्यामेकादश्यां पठेद्धयग्रीवप्रभावेण महापुरुषो भवति । स 
जीवन्मुक्तो भवति ॥1 9॥ 

ॐ नमो ब्रह्मणे धारणं ये अस्त्वनिराकरणं धारयिता भूयासं कर्णयोः श्रुतं 
मा च्योढ्वं ममामुष्यमो मित्युपनिषत्‌ ॥20॥ 


इति हयग्रीवोपनिषत्समाप्ता । 
+ 


जो मनुष्य इस ब्रह्मविद्या को एकादशी के दिन पढ़ेगा वह हयग्रीव के प्रभाव से महापुरुष होगा । 
वह जीवन्मुक्त हो जाता है। 3७ ब्रह्म को नमस्कार | मेरा धारण अध्ययन कां रक्षण हो। मेरा 
अनिराकरण (पढ़ी हुई विद्या का अनिराकरण) विस्मरण का अभाव हो । मैं विद्या को अच्छा धारण करने 


वाला बनूँ | गुरुमुख से श्रवण की गई विद्या को मैं भूलूँ नहीं । और मेरा आयुष्य कलेवररहित कैवल्यमय : 
बन जाए । यही यह उपनिषत्‌ है । 


इस प्रकार हयग्रीबोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 
शान्तिपाठः 


श्रे. 


(104) दत्तात्रेयोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 
यह अथर्ववेदीय उपनिषत्‌ है । इसके तीन खण्ड है । सत्यक्षेत्र प्रयाग में ब्रह्माजी के तप 
से भगवान्‌ प्रकट हुए । ब्रह्माजी ने उनसे तारक के बारे में पूछा | भगवान्‌ ने उत्तर देते हुए 
दत्तात्रेय के बारे में बताया । दत्तात्रेय का ध्यान, उनका तारक एकाक्षर मंत्र, उनके षडक्षर, 
अष्टक्षर, द्वादशाक्षर, पोडशाक्षर और दत्तात्रेय अनुष्टुप्‌ आदि मंत्र बताए । दूसरे खण्ड में 
दत्तात्रेय मालामंत्र कहा गया है और तीसरे खण्ड में दत्तात्रेय विद्या का फल दिया गया है । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः"-देबहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमः खण्डः 


ॐ सत्यक्षेत्रे ब्रह्मा नारायणं महासाम्राज्यं किं तारकं तन्नो बूहि 
भगवन्नित्युक्तः सत्यानन्दचिदात्मकं सात्त्विक मामकं धामोपास्वेत्याह । 
सदा दत्तोहमस्मीति प्रत्येतत्संवदन्ति ये न ते संसारिणो भवन्ति। 
नारायणेनैवं विवक्षितो ब्रह्मा विश्वरूपधरं विष्णुं नारायणं दत्तात्रेयं 
ध्यात्वा सद्ददति ॥1॥ 
सत्यक्षेत्र में ब्रह्मा, बड़े तेजोमय नारायण से, हे भगवन्‌ ! तारक क्या है, इसके सम्बन्ध में आप 
मुझे कहिए'--ऐसा कहने लगे। तब नारायण ने कहा--'सत्य-आनन्द-चिदात्मक ऐसा मेरा जो 
सात्त्विक धाम है, उसकी उपासना करो' उन्होंने आगे कहा--'जो लोग मेरे प्रति में दत्त हूँऐसा ठीक 
तरह से कहेंगे, वे संसारी नहीं होते? | जब नारायण ने ब्रह्मा से इस तरह कहा, तब ब्रह्मा विश्वरूपधारी 
विष्णु भगवान्‌ नारायणं का ध्यान करके इस तरह कहने लगे कि सत्‌ सत्‌' । 
दमिति हंसः । दामिति दीर्घम्‌ । तद्बीजं नाम नीजस्थम्‌ । दामित्येकाक्षरं 
भवति । तदेतत्तारकं भवति | तदेवोपासितव्यं विज्ञेयं गर्भादितारणम्‌ । 
गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । वटबीजस्थमिव 
दत्तबीजस्थं सर्व जगत्‌ | एतदेवैकाक्षरं व्याख्यातम्‌ ॥2॥ 
ब्रह्मा के इस दृढ़ानुभव से सन्तुष्ट भगवान्‌ दत्तात्रेय तब कहने लगे-- दम” यह हंस (त्यगात्मा) 
है, 'दाम्‌? यह उसका विश्रान्तिस्थान पखह्य दीर्घ है। उसका बीज ब्रह्म ही है। वह बीजस्थ 'दाम्‌' 
एकाक्षर है । वही यह तारक है उसी की उपासना करनी चाहिए, वही जानना चाहिए | अर 
छन्द है, सदाशिव ऋषि है, दत्तात्रेय देवता है । जैसे वटबीज में वट रहता है, वैसे ही दत्तबीज में जगत्‌ 
रहता है । इस प्रकार एकाक्षर मंत्र की व्याख्या की गई | 


510 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


व्याख्यास्ये षडक्षरम्‌ । ओमिति प्रथमम्‌। श्रीमिति द्वितीयम्‌ । हीमिति 
तृतीयम्‌ । क्लीमिति चतुर्थम्‌ । ग्लौमिति पञ्चमम्‌ । द्रामिति षट्कम्‌ । 
( ॐ श्रीं हीं क्लीं ग्लौं द्रां इति) षडक्षरोऽयं भवति । सर्वसंपहुद्धिकरी 
भवति । योगानुभवो भवति गायत्री छन्दः । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो 
देवता ॥३॥ 


अब षडक्षर की व्याख्या करूँगा | इसमें ३% प्रथम है, श्रीं द्वितीय है, हीं तृतीय है, क्लीं चौथा 
अक्षर है, ग्लौं पाँचवाँ अक्षर है और द्रां छठा अक्षर है, इस प्रकार यह षडक्षर मंत्र हे । इसको उपासना 
से योगानुभव होता है । इसका गायत्री छन्द है । सदाशिव ऋषि है और दत्तात्रेय देवता हे । इस तरह 
39 श्रीं हीं क्लीं ग्लौ द्रां--ऐसा छः अक्षरों वाला मंत्र बनता है । 
्रमित्युक्त्वा द्रामित्युक्त्वा वा दत्तात्रेयाय नम इत्यष्टाक्षरः । दत्तात्रेयायेति 
सत्यानन्दचिदात्मकम्‌। नम इति पूर्णानन्दैकविग्रहम्‌ । गायत्री छन्दः । 
सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । दत्तात्रेयायेति कीलकम्‌। तदेव 
बीजम्‌ । नमः शक्तिर्भवति ॥4॥ 


प्रथम 'द्रं' या द्रा कहकर बाद में ‘दत्तात्रेयाय नमः” ऐसा बोलने से अष्टाक्षर मंत्र बनता है । इसमें 
“दत्तात्रेयाय” पद सत्यानन्दचिदात्मक है और 'नम” पद पूर्णानन्दस्वरूप है । इस मंत्र का छन्द गायत्री हे 
और सदाशिव ऋषिः हैं, एवं दत्तात्रेय देवता है । 'दत्तात्रेयाय'--यही कीलक है, और वही बीज हे 
“नमः? शक्ति हे । 
ओमिति प्रथमम्‌। आमिति द्वितीयम्‌ । ह्वीमिति तृतीयम्‌ । क्रोमिति 
चतुर्थम्‌ । एहीति तदेव वदेत्‌। दत्तात्रेयेति स्वाहेति मन्त्रराजोऽयं 
द्वादशाक्षरः । जगती छन्दः । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । 
ओमिति बीजम्‌ । स्वाहेति शक्तिः । सम्बुद्धिरिति कीलकम्‌ । द्रमिति 
हदये । हीं क्लीमिति शीर्षे। एहीति शिखायाम्‌ । दत्तेति कवचे । 
आत्रेयेति चक्षुषि । स्वाहेत्यस्त्रे । तन्मयो भवति । य एवं वेद ॥5॥ 


अब दत्तात्रेय का द्वादशाक्षरमंत्र कहा जाता है । इसमें प्रथमाक्षर 'ओम्‌' है, दूसरा “आम! है, 'हीं 
तीसरा है, 'क्रोम' चोथा हे | बाद में “एहि' बोलना चाहिए और बाद में 'दत्तात्रेय स्वाहा” ऐसा बोलने 
से बारह अक्षरों का यह मंत्रराज बनता है । (पूरा मंत्र--'3 आं हूँ क्रों एहि दत्तात्रेय स्वाहा'-एऐसा होता 
है) इस मंत्र का छन्द जगती है, सदाशिव ऋषि है, दत्तात्रेय देवता है, ओम्‌ बीज है और स्वाहा शक्ति 
है । सम्बुद्धि कीलक है । 'द्रम्‌' कहकर हृदय में, हीं क्ली' कहकर मस्तक पर, “एहि” कहकर शिखा 
पर, दत्त' कहकर कवच पर, “आत्रेय' कहकर आँख पर और 'स्वाहा' कहकर अस्र पर न्यास करने 
से साधक तन्मय हो जाता है और जो यह जानता है, वह भी तन्मय होता है । 


षोडशाक्षरं व्याख्यास्ये । प्राणं देयम्‌ । मानं शरोत्रं 
देयम्‌। षड्दशशिरश्छिनत्ति। Rr शोत 
अतिसेवापरभक्तगुणवच्छिष्याय वदेत्‌ । ओमिति प्रथमं भवति । ऐमिति 
द्वितीयम्‌ । क्रोमिति तृतीयम्‌ । क्लीमिति चतुर्थम्‌ । क्लूमिति पञ्चमम्‌ । 
हामिति षष्ठम्‌। हीमिति सप्तमम्‌। हृमित्यष्टमम्‌ । सौरिति नवमम्‌। 


प्रथम: खण्ड:] दत्तात्रेयोपनिषत्‌ (104) 51] 


दत्तात्रेयायेति चतुर्दशम्‌ । स्वाहेति षोडशम्‌ । गायत्री छन्दः । सदाशिव 
ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । ॐ बीजम्‌ । स्वाहा शक्तिः । चतुर्थ्यन्तं 
कीलकम्‌ । ओमिति हृदये । क्लां क्लीं क्लूमिति शिखायाम्‌ । सौरिति 
कवचे । चतुर्थ्यन्तं चक्षुषि । स्वाहेत्यस्त्रे । यो नित्यमधीयानः सच्चिदा- 
नन्दसुखी मोक्षी भवति। सौरित्यन्ते श्रीवैष्णव इत्युच्यते । तज्जापी 
विष्णुरूपी भवति ॥6॥ 
यह षोडशाक्षर मंत्र अनधिकारी को नहीं देना चाहिए--भले प्राण देना पड़े, भले उसे मान भी 
देना पड़े, चाहे उसे आँख भी-दो, या चाहे तो उसे कान भी दो । क्योंकि अनधिकारियों को यह मंत्र 
दिए जाने से तो सोलह मस्तक कट जाते हैं | इसलिए अनधिकारियों को यह षोडशाक्षर मंत्र नहीं देना 
चाहिए । परन्तु जो शिष्य अतिसेवापरायण हो, भक्त हो और गुणवान हो उसी को देना चाहिए । इसमें 
ओं प्रथमाक्षर हे, ऐं द्वितीय है, क्रों तृतीय है, क्लीं चतुर्थ है क्लूं पाँचवाँ है, हां छठा है, हीं सातवाँ 
है, हूँ आठवाँ है, सौ: नवाँ हे, दत्तात्रेयाय--ये पाँच मिलकर चौदह होते है और 'स्वाहा'--ये दो 
मिलकर सोलह होते हैं। (पूरा मंत्र--३% ऐं क्रों क्ली क्लूँ हां हीं हूं सौः दत्तत्रेयाय स्वाहा’ होगा ।) 
इस मंत्र का गायत्री छन्द है, सदाशिव ऋषि है, दत्तात्रेय देवता है, 3% बीज है, स्वाहा शक्ति है | 
चतुर्थ्यन्त 'दत्तात्रेयाय' शब्द कीलक है । इसका ओम्‌ कहकर हदय में, क्लां-क्लूं-क्लीं कहकर शिखा 
में, सौ: कहकर कवच में, चतुर्थ्यन्त 'दत्तात्रेयाय' पद से आँख पर और स्वाहा कहकर अस्त्र पर हमेशा 
अध्ययन करते हुए जो न्यास करता है, वह सच्चिदानन्द की ओर मुखवाला मोक्ष प्राप्त करता है । और 
सौः के बाद 'श्रीवेण्णवे' यह भी बोला जाए तो वह बोलने वाला विष्णुरूपी हो जाता है । 
अनुष्टुपूछन्दो व्याख्यास्ये । सर्वत्र सम्बुद्धिरिमानीत्युच्यन्ते- 
दत्तात्रेय हरे कृष्ण उन्मत्तानन्ददायक । 
दिगम्बर मुने बाल पिशाच ज्ञानसागर ॥ 
इत्युपनिषत्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्दः। सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । 
दत्तात्रेयेति हृदये । हरे कृष्णेति शीर्षे । उन्मत्तानन्देति शिखायाम्‌ । 
दायकमुने इति कवचे । दिगम्बरेति चक्षुषि पिशाचज्ञानसागरेत्यस्त्रे । 
आनुष्टुभोऽयं मयाऽधीतः । अब्रह्मजन्मदोषाश्च प्रणश्यन्ति । सर्वोपकारी 
मोक्षी भवति । य एवं वेदेत्युपनिषत्‌ ॥7॥ 


इति प्रथम: खण्ड: । . 


अब दत्तात्रेय के अनुष्टुप्‌ मंत्र की व्याख्या करता हँ । ये पद सर्वत्र संबुद्धि कहे जाते हैं--“हे 
दत्तात्रेय ! हे हरे ! हे कृष्ण ! हे उन्मत्त ! हे आनन्ददायक ! हे दिगम्बर ! हे मुनि 1 हे बालपिशाच ! हे 
ज्ञानसागर !” ऐसी यह उपनिषत्‌ हे । यह अनुष्टुप्‌ छन्द है, सदाशिव ऋषि हे, दत्तात्रेय देवता है । 
दित्तात्रेयाय' बोलकर हृदय में, हरे कृष्ण' कहकर मस्तक पर, 'उन्मत्तानन्द' कहकर शिखा पर, 
“दायकमुने' कहकर कवच में, दिगम्बर कहकर आख पर, 'पिशाचज्ञानसागर' कहकर अन्न में (न्यास 
करना चाहिए !) यह मंत्र मैने सीखा । इससे ब्रह्मातिरिक्त जन्म के जो दोष हैं, वे नष्ट हो जाते हैं । जो 
यह जानता है वह साधक सर्व का उपकारक और मोक्षगामी बनता है | ऐसा उपनिषत्‌ कहती है । 


यहाँ प्रथम खण्ड पूरा हुआ । 
020 





512 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


द्वितीयः खण्डः 


ओमिति व्याहरेत्‌। ॐ नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात्रसन्तुष्टाय 

महाभयनिवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालोन्मत्तपिशाचवे- 

घायेति महायोगिनेऽवधूतायेति अनसूयाऽऽनन्दवर्धनायात्रिपुत्रायेति 

` सर्वकामफलप्रदाय ओमिति व्याहरेत्‌। भवबन्धमोचनायेति ह्रीमिति 

व्याहरेत्‌। सकलविभूतिदायेति क्रोमिति व्याहरेत्‌। साध्याकर्षणायेति 

सौरिति व्याहरेत्‌। सर्वमनःक्षोभणायेति श्रीमिति व्याहरेत्‌ । महोमिति 

व्याहरेत्‌ । चिरंजीविने वषडिति व्याहरेत्‌ । वशीकुरु वशीकुरु वौषडिति 

व्याहरेत्‌ । आकर्षयाकर्षय हुमिति व्याहरेत्‌ । विद्वेषय विद्वेषय फडिति 

व्याहरेत्‌ । उच्चाटयोच्चाटय ठठेति व्याहरेत्‌ । स्तम्भय स्तम्भय खखेति 

व्याहरेत्‌ । मारय मारय नमः संपन्नाय नमः संपन्नाय स्वाहा पोषय पोषय 

परमन्त्रपरयन्त्रपरतन्त्रांश्छिन्धि च्छिन्धि ग्रहान्निवारय निवारय व्याधी- 

न्निवारय निवारय दुःखं हरय हरय दारिद्र्यं विद्रावय विद्रावय देहं पोषय 

पोषय चित्तं तोषय तोषय सर्वमन्त्रसर्वयन्त्रसर्वतन्त्रसर्वपल्लवस्वरूपा- 

येति 3७ नमः शिवायेत्युपनिषत्‌ ॥1॥ 
इति द्वितीयः खण्डः । 

पहले ३% बोलना चाहिए । बाद में “३% नमो भगवते......इत्यादि मूल मंत्र के बाद ओम्‌ बोलना 
चाहिए । यह दत्तात्रेय का मालामंत्र है | (हम मूलमंत्र में दिए गए नामों का ही यहाँ उल्लेख कर देते हैं 
वे सरल हैं इसलिए इनके अनुवाद की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती | यों भी मंत्रों के उन्हीं अक्षरों 
को पढ़ने से ही मंत्रफल मिलता है, अनुवाद से नहीं |) ३% नमो भगवते दत्तात्रेयाय, स्मरणमात्र- 
सन्तुष्टाय, महाभयनिवारणाय, महाज्चानप्रदाय, चिदात्मने, बाल-उन्मत्त-पिशाच-वेशाय, महायोगिने, 
अवधूताय, अनसूया-आनन्द-वर्धनाय, सर्वकाम-फल-प्रदाय और बाद में ३४ कहना चाहिए । (सभी 
शब्दों का अर्थ सरल ही है। फिर, “भव-बन्ध-मोचनाय'-ऐसा बोलकर 'ही' का उच्चारण करना 
चाहिए । फिर, सकलविभूतिदाय'- ऐसा कहकर 'क्रो' बोलना चाहिए । फिर, 'साध्याकर्षणाय' यह 
. कहकर बाद में “सौः” बोलना चाहिए । फिर, “सर्वमन:क्षोभणाय'-ऐसा कहकर अन्त में श्री" बोलना 
चाहिए । और 'महा-ओम्‌ भी बोलना चाहिए। फिर, 'चिरंजीविने' यह बोलकर 'वषट” बोलना 
चाहिए | फिर, “वशीकुरु वशीकुरु' बोलकर, “वौषट्‌' बोलना चाहिए | फिर, 'आकर्षय आकर्षय हुम्‌' 
कहना चाहिए | फिर, 'विद्वेषय विद्वेषय फट” और फिर, “उच्चाटय उच्चाटय ठ ठ” बोलना चाहिए । 
फिर, “स्तम्भय स्तम्भय ख ख'--ऐसा बोलना चाहिए । फिर, “मारय मारय नमः संपन्नाय नमः 
संपन्नाय स्वाहा, पोषय पोषय परमन्त्र-परयन्त्र-परतन्त्राश्छिन्धि छिन्धि, ग्रहान्निवारय निवारय 
व्याधीत्रिवारय निवारय दुःखं En हरय दारिद्य विद्रावय विद्रावय देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय 
तोषय'--इस्‌ प्रकार सर्वमत्र, सर्वयंत्र, सर्वतंत्र और सर्वपल्लव स्वरूप ३ शिव को नमस्कार | इस 
हक ८ त | (इस प्रकार शत्रु के उच्चाटन, मारण, स्तंभन ओर अपने दुःखादि निवारण और 


यहाँ दूसरा खण्ड पूरा हुआ । 
र 


तृतीय: खण्ड:] दत्तात्रेयोपनिषत्‌ (104) 513 


तृतीय: खण्ड: 


य एवं वेद । अनुष्टुप्‌ छन्द: । सदाशिव ऋषिः । दत्तात्रेयो देवता । 
ओमिति बीजम्‌ । स्वाहेति शक्तिः । द्रामिति कीलकम्‌ । अष्टमर्त्यष्टमन्त्रा 
भवन्ति । यो नित्यमधीते वाय्वग्निसोमादित्यब्रह्मविष्णुरुद्रैः पूतो भवति । 
गायत्र्याः शतसहस्त्रं जप्तो भवति। महारुद्रशतसहस्त्रजापी भवति । 
प्रणवायुतकोटिजप्तो भवति । शतपूर्वान्‌ शतापरान्‌ पुनाति । स पङ्क्ति- 
पावनो भवति । ब्रह्महत्याऽऽदिपातकैर्मुत्तो भवति । गोहत्यादिपातकै- 
मुक्तो भवति । तुलापुरुषादिदानैः प्रपापानतः पूतो भवति । अशेष- 
पापान्मुक्तो भवति । अभक्ष्यभक्ष्यपापैर्मुक्तो भवति । सर्वमन्त्रयोगपारीणो 
भवति। स एव ब्राह्मणो भवति। तस्माच्छिष्यं भक्तं प्रतिगृह्णीयात्‌ । 
सोऽनन्तफलमश्नुते। स॒ जीवन्मुक्तो भवतीत्याह भगवान्नारायणो 
द्रह्माणमित्युपनिषत्‌ ॥1॥ 


इति तृतीयः खण्डः । 
इति दत्तात्रेयोपनिषत्समाप्ता । 


जो इस दत्तात्रेय विद्या को जानता है, वह उक्त फल पाता है । इस दत्तात्रेय विद्या का अनुष्टुप्‌ छन्द 
है, सदाशिव ऋषि है, दत्तात्रेय देवता है, “ओम्‌' यह बीज है, “स्वाहा' यह शक्ति है, द्राम' यह कीलक 
है, आठ मंत्र ही आठ मूर्तियाँ हैं । इसको जो पढ़ता है, वह वायु, अग्नि, चन्द्र, सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु और 
रुद्र जैसा पवित्र होता है । इसने एक लाख गायत्री मंत्रों का जप किया माना जाता है, उसने एक लाख 
महारुद्रमंत्र का जप किया है, ऐसा माना जाता है । उसने अयुत कोटि ओंकारजप किया है, ऐसा मानना 
चाहिए | सौ अगली और सौ पिछली अपनी पीढ़ियों को वह पवित्र कर देता हे । वह अपनी पंक्ति को 
पावन करता है । वह ब्रह्महत्यादि पापों से मुक्त होता है । गोहत्यादि पापों से भी वह मुक्त होता हे | 
तुलापुरुष आदि दान से और प्रपा आदि के पान से जो पुण्य मिलता हे, वह उसको मिल जाता है | 
सम्पूर्ण पापों से वह मुक्त हो जाता है । अभक्ष्य भक्ष्य के पाप से भी वह मुक्त हो जाता हे । सर्वमंत्र योग 
में बह पारंगत होता है । वही ब्राह्मण होता है । विद्वान्‌ पुरुष को इसी से इस उपनिषद्‌ को अपने भक्त 
या शिष्य को ग्रहण करवानी चाहिए । वह अनन्त फल को प्राप्त करेगा । वह जीवन्मुक्त हो जाएगा, 
ऐसी यह उपनिषत्‌ भगवान्‌ नारायण ने ब्रह्मा से कही है । यहाँ उपनिषत्‌ पूरी हुई । 

यहाँ तीसरी खण्ड पूरा हुआ । 
इस प्रकार दत्तात्रेयोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
ww 
शान्तिपाठः 


ॐ भ्रं कर्णेभिः-"देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
Es 


(105) गरुडोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


अथर्ववेदीय परम्परान्तर्गत इस उपनिषत्‌ में ब्रह्मा से लेकर भारद्वाज तक को गुरु-शिष्य 
परंपरा बताकर गरुडविद्या कही गई है | इस विद्या का तात्पर्य विषनिवारण विद्या से है । सर्प 
से लेकर जितने भी जहरीले दंश देने वाले जन्तु हैं, इन सबके विष-निवारण की प्रक्रिया इस 
उपनिषद्‌ में बताई है | इसमें मुख्यतः गुरुशिष्य परंपरा और इस विद्या के ऋषि देवता, छन्द, 
विनियोग आदि बताया है, और अन्त में गरुडमाला मंत्र का विवेचन दिया गया है । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ भद्रं कर्णेभिः---देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शाण्डिल्योपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 


`  गारुडब्रह्माविद्यां प्रवक्ष्यामि यां ब्रह्मविद्यां नारदाय प्रोवाच नारदो 
बृहत्सेनाय बृहत्सेन इन्द्राय इन्द्रो भरद्वाजाय भरद्वाजो जीवत्कामेभ्यः 
शिष्येभ्यः प्रायच्छत्‌ ॥1॥ 


अब मैं गरुडब्रह्म विद्या को कहुँगा, जिस ब्रह्मविद्या को ब्रह्मा ने नारद से कहा था। नारद ने 
बृहत्सेन को, बृहत्सेन ने इन्द्र को, इन्द्र ने भारद्वाज को और भारद्वाज ने जीवन धन्य बनाने की इच्छा 
करने वाले अपने शिष्यों को कहा था। 


अस्याः श्रीमहागरुडब्रह्मविद्याया ब्रह्मा ऋषिः । गायत्री छन्दः । 
श्रीभगवान्महागरुडो देवता । श्रीमहागरुडप्रीत्यर्थे मम सकलविषवि- 
नाशनार्थे जपे विनियोगः ॥2॥ 


इस महागारुड विद्या के ऋषि ब्रह्मा हैं । गायत्री छन्द है। श्री भगवान्‌ महागरुड देवता हैं । 
महागरुड के प्रीत्यर्थ मेरे सकल विषों के विनाश के लिए जप में विनियोग किया जाता है । 


3७ नमो भगवते अङ्गुष्ठाभ्यां जमः । श्रीमहागरुडाय तर्जनीभ्यां स्वाहा । 
पक्षीन्द्राय मध्यमाभ्यां वषद्‌। श्रीविष्णुवल्लभाय अनामिकाभ्यां हुम्‌। 
तरैलोक्यपरिपूजिताय कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्‌ । उग्रभयंकरकालानलरूपाय 
करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्‌ । एवं हृदयादिन्यासः ॥3॥ 


“ॐ नमो भगवते अंगुष्ठाभ्यां नम: कहकर दोनों अँगूठों पर, ' तर्जनीभ्यां 
ला दोनों तर्जनियो {र ूठों पर, श्री महागरुडाय नमः तर्जनीभ्यां 
श्रीविष्णुवल्लभाय ही. अता र R मध्यमाभ्यां वषट'--कहकर दोनों मध्यमाओं पर 
[भ्या हम्‌ सा कहकर दोनों EN री 2 
कनिष्ठिकाभ्यां वौषट'--ऐसा कहकर दोनों कनिष्ठिकाओं अनामिकाओं पर, त्रैलौक्यपरिपूजिताय 


~. [ पर तथा 'उग्रभयंकर कालानलरूपाय 
. करतलकरपृष्ठाभ्यां फट'-ऐसा थैलियों | 
ऐसा कहकर हथेलियों और पृष्ठ भागों पर न्यास करना चाहिए--अंगूठे से 


गरुडोपनिषत्‌ (105) 515 


उन-उन अंगुलियों का स्पर्श करना चाहिए । करतलादि में परस्पर स्पर्श करना चाहिए । इसी तरह 
दाहिने हाथ की पाँचों अँगुलियों से हृदयादि का भी न्यास करना चाहिए । 

भूर्भुवः सुवरोमिति दिग्बन्धः ॥4॥ 

इसी तरह भूः, भुवः, स्व: और 3%--इन व्याहृतियों से दिग्बन्धन सम्पन्न करना चाहिए । 

ध्यानम्‌ 

स्वस्तिको दक्षिणं पादं वामपादं तु कुञ्चितम्‌ । 

प्राञ्जलीकृतदोर्युग्मं गरुडं हरिवल्लभम्‌॥ 

अनन्तो वामकटको यज्ञसूत्रं तु वासुकिः । 

तक्षकः कटिसूत्रं तु हारः कर्कोट उच्यते ॥ 

पद्मो दक्षिणकर्णे तु महापद्मस्तु वामके । 

शङ्खः शिरः प्रदेशे तु गुलिकस्तु भुजान्तरे ॥ 

पौण्डूकालिकनागाभ्यां चामराभ्यां सुवीजितम्‌। 

एलापुत्रकनागाद्यैः सेव्यमानं मुदान्वितम्‌ ॥ 

कपिलाक्षं गरुत्मन्तं सुवर्णसदृशप्रभम्‌ । 

दीर्घबाहुं बरृहत्स्कन्धं नागाभरणभूषितम्‌॥ 

आजानुतः सुवर्णाभमाकट्योस्तुहिनप्रभम्‌ । 

कुङ्कुमारुणमाकण्ठं शतचन्द्रनिभाननम्‌ ॥ 

नीलाग्रनासिकावक्त्रं सुमहच्चारुकुण्डलम्‌ । 

दंष्ठाकरालवदनं किरीटमुकुटोज्ज्वलम्‌ ॥ 

कुङकुमारुणसर्वाङ्गं कुन्देन्ुधवलाननम्‌। 

विष्णुवाह नमस्तुभ्यं क्षेमं कुरु सदा मम ॥ 

एवं ध्यायेत्त्रिसंध्यासु गरुडं नागभूषणम्‌ । 

विषं नाशयते शीघ्रं तूलराशिमिवानलः ॥5॥ 

अब ये ध्यानमंत्र कहे जाते हें-“जिनका दाहिना पैर स्वस्तिकाकार है, बाँया पैर घुटनों तक 

सिकुड़ा हुआ है, जिन्होंने दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा में जोड़ रखे हैं, जो विष्णुवल्लभ हें जिन्होंने अनन्त 
नाग को बाँयें हाथ में कड़े के रूप में धारण किया है, और वासुकि को यज्ञोपवीत के रूप में धारण 
किया है, तक्षक को करधनी और कर्कोट को गले के हार की तरह जिन्होंने धारण किया है, पद्मनाग 
को दाहिने तथा महापद्मनाग को बाँये कान के आभूषण के रूप में जिन्होंने धारण किया है, जिन्होंने 
शंख नाग को सिर पर तथा गुलिक नाग को हाथों के बीच के भाग में धारण कर रखा है, जिन्होंने पौण्डू 
कलिक नागों को चँवर के रूप में रखा है, जिनकी एला और पुत्रक आदि नागों के द्वारा प्रसन्नतापूर्वक 
सेवा की जा रही है, ऐसे कपिल वर्ण नेत्र वाले, सुवर्ण जैसी कान्तिवाले, लम्बी भुजाओं वाले, विशाल 
कन्धों वाले, नागों के अलंकारों से विभूषित, घुटनों तक सोने को कान्तिवाले तथा कटि तक हिम जैसी 
धवल प्रभावाले, कुंकुम के समान लाल शरीरवाले, सैंकड़ों चन्द्रों समान मुख की कान्तिवाले, नासिका 
के अग्र भांग में तथा मुखमण्डल में नीलवर्ण वाले, विशाल कुण्डलयुक्त कान वाले, भयंकर दाढ़ों से 
विकराल मुखवाले, अत्यन्त देदीप्यमान मुकुट धारण करने वाले, कुंकुम से किए गए लेप से लाल 
अंगवाले, कुन्दपुष्प और चन्द्र के समान धवल मुखवाले हे विष्णुवाहन गरुडदेव ! आपको नमस्कार 
हो। आप सदैव हमारा कल्याण करें।”-इस प्रकार तीनों सन्ध्याओं में नागविभूषित गरुड का ध्यान 
करना चाहिए | इससे रूई के ढेर में पड़े अग्नि की तरह गरुडदेव सभी विषों का नाश कर देते हैं। 


516 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ओमीमों नमो भगवते श्रीमहागरुडाय पक्षीन्द्राय विष्णुवल्लभाय 

त्रैलोक्यपरिपूजिताय उग्रभयंकरकालानलरूपाय वञ्रनखाय वञ्च- 

तुण्डाय वज़दन्ताय वच्र्दष्राय वज्रपुच्छाय वञ्रपक्षालक्षितशरीराय 

ओमीमेहोहि श्री महागरुडाप्रतिशासनास्मिन्नाविशाविश दुष्टानां विषं 

दूषय दूषय स्पृष्टानां विषं नाशय नाशय दन्दशूकानां विषं दारय दारय 

प्रलीनं विषं प्रणाशय प्रणाशय सर्वविषं नाशय नाशय हन हन दह दह 

पच पच भस्मीकुरु भस्मीकुरु हुं फट्‌ स्वाहा ॥6॥ 

अब गरुडमाला मंत्र और मूल मंत्र आदि कहते हैं-“पक्षीराज, गरुड, विष्णुप्रिय, तीनों लोकों 

में पूजित, भयंकर, कालाग्नि समान, कठारे नखवाले, कठोर चोंच वाले, कठोर दाँत वाले, कठोर दाढों 
वाले, कठोर पूँछ वाले, कठोर पंखों से लक्षित शरीर वाले, भगवान्‌ श्री गरुड को नमस्कार हे । हे 
महागरुड ! आप आइए । अपने अनुशासित इस आसन पर आइए । प्रवेश कीजिए । दुष्ट के विष को 
दूर कीजिए । दूर कीजिए । स्पर्शमात्र से असर करने वाले विष को दूर कीजिए, दूर कीजिए । रेंगने वाले 
विषैले साँपो का विष दूर कीजिए, दूर कीजिए । छिपे विष को हटाइए, हटाइए । सर्व प्रकार का जहर 
दूर कीजिए, दूर कीजिए | मारिए मारिए, जलाइए जलाइए, बचाइए बचाइए । सभी विषों को भस्म 
कीजिए, भस्म कीजिए । हुँ फट-इस तरह सबीज मंत्र से आहुति देनी चाहिए । (स्वाहा-आहुति समर्पण 
करना चाहिए) 

चन्द्रमण्डलसंकाश सूर्यमण्डलमुष्टिक । पृथ्वीमण्डलमुद्राङ्ग श्रीमहागरुड 

विषं हर हर हुं फट्‌ स्वाहा ॥7॥ 

3 क्षिप स्वाहा ॥8॥ 


हे चन्द्रमण्डल समान तेजवाले ! हे सूर्यमण्डल को मुट्ठी में रखने वाले ! हे पृथ्वी जैसे मुद्रांगों 
वाले ! हे महागरुड ! समस्त विषों का हरण कोजिए, हरण कीजिए हुँ फट स्वाहा करके सबीज मंत्र 
से आहुति देनी चाहिए । (अन्य मंत्र है-- 3 क्षिप स्वाहा) 35 हे महागरुड ! आप विषां और विषधरों 
को फेंक दीजिए इस निमित्त से स्वाहा--यह आहुति समर्पित है । 

ओमीं सचरति .सचरति तत्कारी मत्कारी विषाणां च विषरूपिणी 
विषदूषिणी विषशोषणी विषनाशिनी विषहारिणी हतं विषं नष्टं विष- 


मन्तःप्रलीनं विषं प्रनष्टं विषं हतं ते ब्रह्मणा विषं हतमिन्द्रस्य वज्रेण 
स्वाहा ॥9॥ 


तत्कारी-मत्कारी-उनका या हमारा हिंसक जो विष फैलता ही -जाता है, उसे विषरूपिणी 
विषदूषिणी, विषशोषणी, विषनाशिनी, विषहारिणी--ऐसी ब्रह्मविद्या को नाश कर दिया (विषरूपिणी 
और विषनाशिनी--दोनें ब्रह्मविद्या है क्योंकि संसारविषवृक्ष उसी का ही विवर्त है, और विशनाशिनी 


5 छुँ र ही ।) विष को नष्ट करने में इन्द्र के वत्र ने सहयोग दिया । इस निमित्त यह आहुति 


ॐ नमो भगवते महागरुडाय विष्णुवाहनाय त्रैलोक्यपरिपूजिताय 


'वञ्रनखवञ्रतुण्डाय EE 
एह्येहि महागरुड 
छिन्धि आवेशयावेशय हुं फट्‌ स्वाहा ॥10॥ हागरुड विषं छिन्धि 


तीनों लोकों में पूजित, विष्णु के वाहन, वज्र जैसे नखों है ; 
ज़ेड १ तथा वज्र जैसी चाँ वाले, वज्र 
जैसे पंखों से शरीर को भूषित करने वाले भगवान्‌ महागरुड को नमस्कार हो का आइए, 


गरुडोपनिषत्‌ (105) 517 


आएइ, विष को काटिए, काटिए, प्रविष्ट हो जाइए, प्रवेश कीजिए हुं फट्‌ स्वाहा--ऐसा सबीज मंत्र 
बोलकर आहुति प्रदान करनी चाहिए । न र 

सुपर्णोऽसि गरुत्मान्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुः स्तोम आत्मा साम ते 

तनूर्वामदेव्यं बृहद्रथन्तरे पक्षौ यज्ञायज्ञियं पुच्छं छन्दांस्यङ्लानि धिष्णिया 

शफा यजूंषि नाम । सुपर्णोऽस्मि गरुत्मान्दिवं गच्छ सुवः पत ॥11॥ 
हरे! हे गरुडदेव ! आप सुन्दर पंख वाले और अग्नि जैसे गतिवाले हैं । त्रिवृत्‌ सोम आपका मस्तक 
हे, और गायत्र (साम) आपके नेत्र हैं । यज्ञ आपकी अन्तरात्मा और सभी छन्द आपके अवयव हें । 
यजुष्‌ आपका नाम हे, वामदेवसाम आपकी देह है और यज्ञायज्ञीय साम आपकी पूंछ है । और घिष्ण्य 
स्थित अग्नि आपके नख हें । हे गरुडदेव ! आप अग्नि की तरह दिव्य लोक में जाइए और स्वर्गलोक 
को प्राप्त कीजिए । 

ओमीं ब्रह्मविद्याममावास्यायां पौर्णमास्यायां पुरोवाच सचरति सचरति 

तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी विषहारिणी हतं विषं नष्टं विषं 

प्रनष्टं विषं हतमिन्द्रस्य वज्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वज़ेण 

स्वाहा ॥121 | 

प्राचीन काल में अमावास्या या पूर्णिमा में यह ब्रह्मविद्या कही गई थी । उनकी या हमारी हिंसा 

करने वाला विष जो फैल रहा है, उस विष का नाश करने वाली, उसका दूषण और हरण करने वाली 
यह ब्रह्मविद्या है । उसने विष को नष्ट कर दिया। उसने इन्द्र के वज्र द्वारा विष का नाश कर दिया। 
विष को नष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने सहायता की | इस निमित्त यह आहुति समर्पित हे । 


तत्स्त्र्यम्‌ । यद्यनन्तकदूतो5सि यदि वानन्तकः स्वयं सचरति सचरति 
तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी हतं विषं नष्टं विषं हतमिन्द्रस्य 
वञ्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषभिन्द्रस्य वञ्रेण स्वाहा ॥1 3॥ 


तत्स्र--यह बीजमंत्र सर्वविषनाशक है | तुम चाहे अनन्तक के दूत हो वा स्वयं अनन्तक हो, 
यह विष जो उनकी या हमारी हिंसा करने वाला फेल रहा है उसका दूषण और हरण करने वाली यह 
ब्रह्मविद्या है । उसने विष का नाश कर दिया । उसने इन्द्र के वत्र द्वारा विष का नाश कर दिया । विष 
का नाश करने में इन्द्र के वज्र ने सहायता की इस निमित्त यह आहुति समर्पित हे । 


यदि वासुकिदूतोऽसि यदि वा वासुकिः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी हतं विषं नष्टं विषं हतमिन्द्रस्य वञ्रेण 
विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वञ्रेण स्वाहा ॥1 4॥ 


तुम यदि वासुकि के दूत हो या स्वयं वासुकि हो । यह उनकी और हमारी हिंसा करने वाला जो 
विष फैल रहा है उसका दूषण और हरण करने वाली यह ब्रह्मविद्या है । उसने विष का नाश कर दिया । 
उसने इन्द्र के वज्र द्वारा विष का नाश कर दिया | विष का नाश करने में इन्द्र के वज्र ने सहायता की 
इसके निमित्त यह आहुति समर्पित है । | 
` यदि तक्षकदूतो$सि यदि वा तक्षकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी हतं विष नष्टं विषं हतमिन्द्रस्य वज़ेण 
विषं-हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वञ्रेण स्वाहा ॥1 5॥ 


चाहे तुम तक्षक के दूत हो या स्वयं तक्षक हो ! यह जो उनकी और हमारी हिंसा करने वाला 
जहर फैल रहा है, उसको नाश कंरने वाली, उसको भी दूषित करने वाली य॒ह ब्रह्मविद्या है। उस 


518 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ब्रह्मस्वरूपा ने इन्द्र के वज्र द्वारा घातक विष को विनष्ट किया । विषनाश करने में इन्द्र के वज्र ने 
सहायता दी । उस निमित्त से यह आहुति समर्पित है । 


यदि कर्कोटकदूतो$सि यदि वा कर्कोटकः स्वयं सचरति सचरति 
तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी हतं विषं नष्टं विषं हतमिन्द्रस्य 
वज्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वज्रेण स्वाहा ॥1 6॥ 


तुम यदि कर्कोटक के दूत हो या स्वयं कर्कोटक हो | यह जो उनकी और हमारी हिंसा करने 
वाला जहर फैल रहा है, उसका नाश करने वाली, उसका दूषण करने वाली ब्रह्मविद्या है। उस 
ब्रह्मस्वरूप ने इन्द्र के वज्र द्वारा घातक विष का नाश कर दिया । इन्द्र के वज्र ने विष का नाश करने 
में सहायता दी | इसके निमित्त यह आहुति समर्पित है । 


यदि पद्मकदूतोऽसि यदि वा पदाकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी हतं विषं नष्टं हतमिन्द्रस्य वद्रेण विषं 
हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वञ्रेण स्वाहा ॥17॥ 


तुम पद्मक के दूत हो या स्वयं पद्मक हो । यह जो उनकी और हमारी हिंसा करने वाला विष फैल 
रहा है, उसका नाश करने वाली, उसको दूषित करने वाली ब्रह्मविद्या है । उस ब्रह्मस्वरूपा ने विष का 
नाश किया । उसने इन्द्र के वज्र के द्वारा विष का नाश किया | विष का नाश करने में इन्द्र के वज्र ने 
सहायता की । इस निमित्त यह आहुति समर्पित हे । 


यदि महापद्मकदूतोऽसि यदि वा महापदाकः स्वयं सचरति सचरति 
_ तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी हतं विषं नष्टं विषं हतमिन्द्रस्य 
वज्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वञ्रेण स्वाहा ॥1 8॥ 


तुम यदि महापद्मक के दूत हो या स्वयं महापद्मक हो, यह जो उन. और हमारी हिंस करने 
वाला जहर फैल रहा है, उसका नाश करने वाली, उसको दूषित करने वाली ब्रह्मविद्या है । उसने विष 
का नाश किया । इन्द्र के वज्र द्वारा विष का नाश किया | विष का नाश करने में इन्द्र ने उसकी सहायता 
की । उस निमित्त यह आहुति समर्पित हे । 


यदि शङ्खकदूतोऽसि यदि वा र |, सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी रिणी हतं विषं नष्टं विषं 
डि हतमिन्द्रस्य वञ्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वञ्रेण स्वाहा ॥1 9॥ 


तुम यदि शंखक के दूत हो अथवा स्वयं शंखक हो । (पर) यह जो उनकी और हमारी हिंसा 

करने वाला विष फैल रहा है, उसका नाश करने वाली, उसको भी दूषित करने वाली ब्रह्मविद्या है । 

उसने विष का नाश कर दिया । उसने इन्द्र के चन्र द्वारा विष का नाश किया | विष को नाश करने में 
इन्द्र ने सहायता की | इस निमित्त यह आहुति समर्पित है । 


यदि गुलिकदूतोऽसि यदि वा गुलिकः स्वयं सचरति सचरति 

: तत्कारी 
मत्कारी र विषदूषिणी विषहारिणी हतं विषं नष्टं विषं 
हतमिन्द्रस्य वञ्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य बञ्रेण स्वाहा ॥20॥ 


तुम यदि गुलिक के दूत हो अथवा स्वयं गुलिक हो, यह जो उनकी बाल. 
Ee पका नाश 4? उसको भी प्रदूषित करने वाली Cd 
घातक विष का नाश कर दिया । उसने इन्द्र के वज्र के 
`. करने में इन्द्र ने उसकी सहायता. की | उस निमित्त यह आहुत iE किया | विष का नाश 


गरुडोपनिषत्‌ (105) 519 


यदि पौण्डूकालिकदूतोऽसि यदि वा पौण्डूकालिकः स्वयं सचरति 

सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी विषहारिणी हतं विषं 

नष्टं विषं हतमिन्द्रस्य वत्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वञ्रेण 

स्वाहा ॥21॥ 

चाहे तुम पौण्ड़कालिक के दूत हो या स्वयं पौण्ड़कालिक हो, यह जो उनकी और हमारी हिंसा 

करने वाला विष है, उसका नाश करने वाली उसको भी दूषित कर देने वाली यह ब्रह्मविद्या है । इस 
ब्रह्मरूपा ने विष का नाश किया । इसने इन्द्र के वज्र के द्वारा इस घातक विष का नाश किया | विष 
के नाश में इन्द्र ने उसकी सहायता की । उस निमित्त यह आहुति दी जाती हे । 


यदि नागकदूतोऽसि यदि वा नागकः स्वयं सचरति सचरति तत्कारी 
मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी विषहारिणी हतं विषं नष्टं विषं 
हतमिन्द्रस्य वञ्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य वञ्रेण स्वाहा ॥22॥ 


चाहे तुम नागक के दूत हो अथवा स्वयं नागक हो । यह जो उनकी और हमारी हिंसा करने वाला 
जहर फैल रहा है, उसका नाश करने वाली, उसको भी प्रदूषित कर देने वाली ब्रह्मविद्या है । इस 
ब्रह्मरूपा ने घातक विष का नाश कर दिया । उसने इन्द्र के वज्र के द्वारा विष का नाश किया | विष 
के नाश में इन्द्र ने उसकी सहायता की । इस निमित्त यह आहुति समर्पित हे । “+ 


यदि लूतानां प्रलूतानां यदि वृश्चिकानां यदि घोटकानां यदि स्थावरजङ्ग- 
मानां सचरति सचरति तत्कारी मत्कारी विषनाशिनी विषदूषिणी 
विषहारिणी हतं विषं नष्टं विषं हतमिन्द्रस्य वञ्रेण विषं हतं ते ब्रह्मणा 
विषमिन्द्रस्य वज्रेण स्वाहा ॥23॥ 
तुम चाहे बड़ी मकड़ी हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे घुडदौड साँप हो, या चाहे स्थावर जंगम हो, 
यह जो उनकी और हमारी हिंसा करने वाला विष फैल रहा है, उसको नष्ट करने वाली, उसको भी 
दूषित कर देने वाली ब्रह्मविद्या है | उस ब्रह्मरूपा ने घातक विष को नष्ट कर दिया । उसने यह विषनाश 
इन्द्र के वज्र द्वारा किया | विष के नाश में इन्द्र ने उसकी मदद की । इसके निमित्त यह आहुति समर्पित 
है--स्वाहा । | १ 
नागक इत्येषां दिव्यानां महानागानां महानागादिरूपाणां विषतुण्डानां 
विषदन्तानां विषदंष्टाणां विषाङ्गानां विषपुच्छानां विश्वचाराणां 
वृश्चिकानां लूतानां प्रलूतानां मूषिकाणां गृहगौलिकानां गृहगोधिकानां 
घ्रणासानां गृहगिरिगह्ृरकालानलवल्मीकोद्भूतानां तार्णानां पार्णानां 
काष्ठदारुवृक्षकोटरस्थानां मूलत्वग्दारुनिर्यासपत्रपुष्पफलो द्भूतानां दुष्ट- 
कीटकपिश्चानमार्जारजम्बुकव्याघ्रवराहाणां जरायुजाण्डजोद्भिज्जस्वेद- 
जानां शस्त्रबाणक्षतस्फोटव्रणमहाब्रणकृतानां कृत्रिमाणामन्येषां भूत- 
बेतालकूष्माण्डपिशाचप्रेतराक्षसयक्षभयप्रदानां विषतुण्डदंष्टाणां 
विषाङ्कानां विषपुच्छानां विषाणां विषरूपिणी विषदूषिणी विषशोषिणी 
विषनाशिनी विषहारिणी हतं विषं नष्टं विषमन्तःप्रलीनं विषं प्रनष्टं विषं 
हतं ते ब्रह्मणा विषमिन्द्रस्य 'वञ्रेण स्वाहा ॥24॥ 


520 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अनन्त, वासुकि, तक्षक, कर्कोटक, पद्मक, महापद्मक, शंखक, गुलिक, पौण्ड्कालिक आदि 

सभी नाग तथा सभी दिव्य नागों के और महानागों के आदिरूप विषैली चोंचों, विषैले दाँतों, विषैली 
दाढों, विषैले अंगों तथा विषैली पूँछों वाले सभी जगहों में घूमने वाले बिच्छू, मकड़ी, बड़ी मकड़ी, 
चुहिया, छछूंदर, छिपकली, घोटक, घर की दीवारों के तथा फर्श के छोटे-छोटे छिद्रों आदि में रहने 
वाले विषैले कीड़े, चींटी-चीटे, दीमक, तृण-पत्तों-काछ-पेड़-कोटर आदि में रहने वाले, जड-तना- 
वृक्ष छाल-पत्तों-पुष्पों-फलों-में उत्पन्न होने वाले विषैले दुष्ट कीड़े, बन्दर-कुत्ते-बिलली-सियार-व्याघ्र- 
वराह आदि घूमने वाले विषैले जानवर, जरायुज (पशु, मनुष्यादि), अण्डज, उद्भिज्ज और स्वेदज सब 
प्राणी, शस्र-अस्न से कटे या घायल हुए अंग, फोडे, घाव, आदि में उत्पन्न हुए बड़े कीड़े, कृत्रिम तथा 
अन्य विष, भूत-वेताल-कूष्मांडःप्रेत-पिशाच-राक्षस-यक्ष आदि भयप्रदायक, विषैली चंचुवाले, विषैली 
दाढ़वाले, विषैले अंगों वाले, विषैली पूँछवाले भले हों, परन्तु विषों की भी विषरूप विषदूषक यह 
ब्रह्मविद्या सभी विषों को दूषित करने वाली, सभी विषों का शोषण करने वाली, सभी विषों का नाश 
करने वाली और सभी विषों का हरण करने वाली है । यह ब्रह्मविद्या सभी विषों को मारे, नष्ट करे | उस 
ब्रह्मविद्या ने इन घातक विषों को, अन्तलींन विषों को, प्रणाशक विषों को भी नष्ट कर दिया है । इन 
सभी विषों को नष्ट करने में इन्द्र के वज्र ने उसकी सहायता की हे--स्वाहा । 

य इमां ब्रह्मविद्याममावास्यायां पठेच्छृणुयाद्वा यावज्जीवं न हिंसन्ति 

सर्पाः। अष्टौ ब्राह्मणान्ग्राहयित्वा तृणेन मोचयेत्‌। शतं ब्राह्मणान्‌ 

ग्राहयित्वा चक्षुषा मोचयेत्‌। सहस्त्रं ब्राह्मणान्‌ ग्राहयित्वा मनसा 

मोचयेत्‌ । सर्पाञ्जले न मुञ्चन्ति । तृणे न मुञ्चन्ति । काष्ठे न मुञ्चन्तीत्याह 

भगवान्ब्रह्मेत्युपनिषत्‌ ॥25॥ 

इति गरुडोपनिषत्समाप्ता । 


र; 
= 


जो मनुष्य इस ब्रह्मविद्या को अमावास्या में पढ़ता है, या सुनता है, उसको जिन्दगीभर साँप नहीं 
काटते । इस ब्रह्मविद्या को आठ ब्राह्मणों को ग्रहण करवाकर (स्वीकार करवाकर) फिर तृण (जड़ीबूटी) 
के द्वारा विष का मोचन करना चाहिए । इसे सौ ब्राह्मणों को ग्रहण करवाकर नेत्रं से विष को मुक्त करना 
चाहिए । उसे हजार म से स्वीकार करवाकर मन से जहर को मुक्त करना चाहिए । साँपों को पानी 
में नहीं छोड़ना चाहिए, तृणो में नहीं छोड़ना चाहिए, काछों में भी नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसा ही ब्रह्माजी 
ने कहा है । यही उपनिषत्‌ है । 

इस प्रकार गरुडोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
७ 


शान्तिपाठः 


ॐ भद्रं कर्णेभिः-देवहितं यदायुः । (पूर्ववत्‌) 
3 शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ ०. 


शः 


(106) कलिसंतरणोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 

ह कृष्णयजुर्वेद परम्परा की इस छोटी-सी उपनिषद्‌ में केवल तीन मंत्र हैं । इन तीन मंत्र 
में प्रस्तुत भगवान्‌ के नाम-स्मरण मात्र से कलि को पार किया जा सकता है, यह कहकर 
आवरणविनाश के लिए भगवान्‌ के सोलह नाम दिए हैं, तथा अन्त में नाम जप की महिमा भी 
बताई गई हैं । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ सह नाववतु । सह नौ-“मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषद्‌ में) द्रष्टव्य है । 
द्वापरान्ते नारदो ब्रह्माणं जगाम कथं भगवन्‌ गां पर्यटन्कलिं संतरेय- 
मिति । स होवाच ब्रह्मा साधु पृष्टोऽस्मि सर्वश्रुतिरहस्यं गोप्यं तच्छृणु येन 
'कलिसंसारं तरिष्यसि । भगवत आदिपुरुषस्य नारायणस्य नामोच्चारण- 
मात्रेण निर्धूतकलिर्भवति ॥1॥ 
द्वापर के अन्त में नारद ब्रह्मा के पास गए । वे कहने लगे--हे भगवन्‌ ! पृथ्वी पर भ्रमण करता 
हुआ मैं कैसे कलिकाल को पार कर सकता हूँ?” तब ब्रह्म बोले-- अच्छा प्रश्‍न पूछा है । यह 
सर्ववेदों का रहस्य और गोपनीय बात है । तो यह सुनो कि जिससे कलिकाल के संसार को पार कर 
जाओगे । भगवान्‌ आदि पुरुष नारायण के नामोच्चारण मात्र से ही मनुष्य कलियुग को झाड़कर फेंकने 
वाला बन जाता है! । 
नारदः पुनः पप्रच्छ तन्नाम किमिति । स होवाच हिरण्यगर्भः । हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे । हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे | इति 
घोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनम्‌। नातः परतरोपायः सर्ववेदेषु 
दृश्यते इति षोडशकलावृतस्य जीवस्यावरणविनाशनम्‌। ततः 
प्रकाशते परं ब्रह्म मेघापाये रविरश्मिमण्डलीवेति ॥2॥ 
तब नारद ने फिर पूछा-- वह नाम क्या है ?” तब हिरण्यगर्भ ब्रह्मा बोले--हरे राम हरे राम राम 
राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे --इस प्रकार ये सोलह नाम कलिकाल के पापों 
को नाश करने वाले हैं | इससे बड़ा उपाय सभी वेदों में दिखाई नहीं देता । इन सोलह नामों से सोलह 
कलाओं से आवृत जीव के आवरण का नाश होता है । इसके बाद जैसे बादलों को हट जाने से 
रविमण्डल साफ प्रकाशित होता है, वैसे ही जीव के आगे पखह्य प्रकाशित हो उठता है । 
ुनर्नारदः पप्रच्छ भगवन्कोऽस्य विधिरिति। तं होवाच नास्य 


विधिरिति। सर्वदा शुचिरशुचिर्वा पठन्ब्राह्मणः सलोकतां समीपतां 


522 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सरूपतां सायुज्यतामेति । यदास्य षोडशीकस्य सार्धत्रिकोटीर्जपति तदा 
ब्रह्महत्यां तरति। तरति वीरहत्याम्‌। स्वर्णस्तेयात्पूतो भवति । 
पितृदेवमनुष्याणामपकारात्पूतो भवति। सर्वधर्मपरित्यागपापात्सद्यः 
शुचितामाप्नुयात्‌ सद्यो मुच्यते सद्यो मुच्यत इत्युपनिषत्‌ ॥3॥ 

इति कलिसंतरणोपनिषत्समाप्ता । 


न 


नारद ने फिर पूछा--'भगवन्‌ ! इसकी विधि क्या है ?' तब ब्रह्मा बोले--इसकी कोई विधि 
नहीं है । सदैव पवित्र या अपवित्र ब्राह्मण इसको जपते-पढ़ते हुए ईश्वर की सलोकता (एकलोकता) को, 
सामीप्य को, ईश्वर जैसे स्वरूप को और ईश्वर में मिल जाने की अवस्था को प्राप्त कर लेता है । जब 
साधक इस षोडश नाम वाले मंत्र का साढे तीन करोड जप कर लेता है, तब वह ब्रह्महत्या के पाप से 
मुक्त हो जाता है । वह वीरहत्या के पाप से मुक्त हो जाता है । वह सुवर्ण चोरी के पाप से मुक्त हो जाता 
है | पिता-देव-मनुष्यों पर किए गए अपकार के पापों से मुक्त हो जाता है । सर्वधर्म त्याग के पाप से 
वह शीघ्र मुक्त हो जाता है । वह पवित्र हो जाता है छूट जाता है, छूट जाता है, यही इस उपनिषत्‌ 
का कहना है । यहाँ उपनिषत्‌ पूरी होती है । 

इस प्रकार कलिसंतरणोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 


शान्तिपाठः 


३ सह नाववतु । सह नौ"मः विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र 


~> 


(107) जाबाल्युपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


इस सामवेदीय उपनिषद्‌ में कुल 23 मंत्र है । इसमें पिप्पलाद के पुत्र पैपलादि और 
जाबालि का परमतत्त्व के विषय में प्रश्नोत्तर है । मुख्य प्रश्न ये है--तत्त्व क्या है जीव कौन 
है ? पशु कौन है ? ईश कौन है ? और मोक्षप्राप्त का उपाय क्या है ? इन सभी प्रश्नों का 
उत्तर जाबालि ने क्रमश: दिया है । अन्त में इस उपनिषत्‌ में प्रतिपादित ज्ञान की महिमा बताकर 
उपनिषत्‌ को पूरा किया हे । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ आप्यायन्तु ममाङ्घानि”“ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (महोपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 

अथ हैनं भगवन्त जाबालिं पैप्पलादिः पप्रच्छ भगवन्मे ब्रूहि 

परमतत्त्वरहस्यम्‌॥1॥ 

किं तत्त्वं को जीवः कः पशुः क ईशः को मोक्षोपाय इति ॥2॥ 

स तं होवाच साधु पृष्टं सर्व निवेदयामि यथाज्ञातमिति ॥3॥ 

पुनः स तमुवाच कुतस्त्वया ज्ञातमिति ॥4॥ 

पुनः स तमुवाच षडाननादिति ॥5॥ 

पुनः स तमुवाच तेनाथ कुतो ज्ञातमिति ॥6॥ 

पुनः स तमुवाच तेनोशानादिति ॥7॥ 

पुनः स तमुवाच कथं तस्मात्तेन ज्ञातमिति ॥8॥ 

पुनः स तमुवाच तदुपासनादिति ॥9॥ 

पुनः स तमुवाच भगवन्कृपया मे सरहस्यं सर्व निवेदयेति ॥10॥ 

एक बार भगवान्‌ जाबालि से पैप्पलादि ने पूछा--भगवन्‌ ! मुझे परम तत्त्व का रहस्य कहिए । 

तत्त्व क्या है ? जीव कौन है ? पशु कौन है ? ईश कौन है ? मोक्ष का उपाय क्या है ?' तब जाबालि 
ने उनसे कहा--'ठीक पूछा है । मैने जो जाना है वह कहता हूँ !' पैप्पलादि ने फिर से उनसे पूछा-- 
“आपने कहाँ से जाना ?” तब उन्होंने कहा- षडानन से।' तब उन्होंने फिर पूछा-- उन्होंने कहाँ से 
जाना ?” तब उन्होंने कहा-- उन्होंने ईशान से जाना | तब पैलादि ने फिर पूछा--“तो फिर उन्होंने 
कैसे और कहाँ से जाना ?” जाबालि बोले-'उसकी उपासना से जाना” । तब पैप्पलादि बोले-हे 
भगवन्‌! कृपा करके मुझे रहस्यसहित वह शान बताई | 

स तेन पृष्टः सर्व निवेदयामास तत्वम्‌ । पशुपतिरहंकाराविष्टः संसारी | 

जीवः स एव पशुः। सर्वज्ञः पञ्चकृत्यसम्पन्नः सर्वेश्वर ईशः 

पशुपतिः ॥1 1॥ 


524 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


के पशव इति पुनः स तमुवाच ॥1 2॥ 

जीवाः पशव उक्ताः । तत्पतित्वात्पशुपतिः ॥1 ३॥ 

स पुनस्तं होवाच कथं जीवाः पशव इति । कथं तत्पतिरिति ॥1 4॥ 

स तमुवाच यथा तृणाशिनो विवेकहीनाः परप्रेष्याः कृष्यादिकर्मसु 
“नियुक्ताः सकलदुःखसहाः स्वस्वामिबध्यमाना गवादप्रः पशवः । यथा 
तत्स्वामिन इव सर्वज्ञ ईशः पशुपतिः ॥1 5॥ 

तज्ज्ञानं केनोपायेन जायते ॥1 6॥ 

पुनः स तमुवाच विभूतिधारणादेव ॥17॥ 

तत्प्रकारः कथमिति । कुत्र कुत्र धार्यम्‌ ॥18॥ 


उसके ऐसा कहने पर जाबालि ने सब तत्त्व इस प्रकार बताया--'स्वयं पशुपति ही अहंकार से 
आविष्ट होकर संसारी जीव बनते हैं और वही पशु है । जो सर्वज्ञ और पंचकृत्यों से पूर्ण है वह ईश 
ही पशुपति है ।” तब उसने फिर पूछा-- पशु कौन है ?' उन्होंने उत्तर दिया-- जीव ही पशु कहे गए 
हैं, और उनके पति होने से ईथर पशुपति कहे गए हैं।' फिर उन्होंने पूछा--'जीव पशु क्यों हैं और 
ईश्वर उनके पति कैसे हैं ?” तो उन्होंने उत्तर दिया--जैसे घास खाने वाले विवेकहीन किसी अन्य के 
दास, कृषि आदि कामों में जोड़े गए सभी दुःखों को सहन करने वाले अपने मालिक के द्वारा बाँधे गए 
बैल आदि पशु कहलाते हैं, उसी प्रकार उन पशुओं जैसे जीवों के स्वामी होने से यह सर्वज्ञ ईश्वर 
पशुपति कहे जाते हैं।' तब पैप्पलादि ने पूछा--'तंब उनका ज्ञान कैसे हो सकता है ?” तब जाबालि 
ने उत्तर दिया कि-- विभूतिधारण से ही उसका ज्ञान होता है।' तब पैप्पलादि ने फिर पूछा--उस 
विभूतिधारण का क्या प्रकार है ? वह कहाँ-कहाँ धारण करना चाहिए ?' 


पुनः स तमुवाच सद्योजातादिपञ्चब्रहममन्त्रर्भस्म संगृह्यार्निरिति भस्मे- 

त्यनेनाभिमन्त्र्य मानस्तोक इति समुद्धृत्य जलेन संसृज्य त्र्यायुषमिति 

शिरोललाटवक्षःस्कन्धेष्विति तिसृभ्िस्त्र्यायुषैस्त्रयम्बकैस्तिस्त्रो रेखाः 

प्रकुर्वीत । ब्रतमेतच्छाम्भवं सर्वेषु वेदेषु वेदवादिभिरुक्तं भवति । 

तत्समाचरेन्मुमुक्षुर्न पुनर्भवाय ॥19॥ 

तब फिर जाबालि ने उत्तर दिया कि-'सद्योजातं०' आदि पाँच मंत्रों से भस्म को इकट्ठा करके, 

“अग्निरिति भस्म'--आदि कहकर उसका अभिमंत्रण करके, “मानस्तोके” आदि मंत्रों से उठाकर, जल 
से उसे मिश्रित करके “त्र्यायुषं जमदग्ने०' आदि मंत्रों से मस्तक, ललाट, छाती और कन्धों पर उसे 
धारण करना चाहिए । बाद में, त्र्यायुष और त्र्यम्बकं आदि मंत्रों से तीन रेखाएँ और खींचनी चाहिए । 
यह शांभव ब्रह्म है । इसे सभी वेदवादियो ने कहा है । मुमुक्षु को फिर से जन्म न लेना पड़े, इसलिए 
इसका आचरण करना चाहिए । (ऊपर जो सद्योजातादि पाँच मंत्रों का उल्लेख किया है, वे पूरे मंत्र इस 
प्रकार हैं-- 3» सद्योजातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवे भवे नातिभवे भवस्व मां 
क्व नमः क ॥ LT नमो ज्येष्ठाय नम: । श्रेष्ठाय नमो रुद्राय. नम: | कालाय नमः 
कालविकरणाय नमो बलविकरणाय नम: ।12॥ बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः । सः 
मनोन्मनाय नम: ॥3॥ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः कोड पर मात त 
रुद्ररूपेभ्य: ॥£1। तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमहि । तन्नो रुद्र: प्रचोदयात्‌ ॥5॥ तथा-- अग्निरिति 
भस्म । वायुरिति भस्म | जलमिति भस्म । स्थलमिति भस्म । व्योमेति भस्म | सर्व र भस्म | मन 
एतानि चक्षूँषि भस्मानि ।”--ये पूरे मंत्र ह ह वा इदं भस्म 


जाबाल्युपनिषत्‌ (107) 525 


अथ सनत्कुमारः प्रमाणं पृच्छति । त्रिपुण्ड्धारणस्य त्रिधा रेखा 
आललाटादाचक्षुषोराश्चुवोर्मध्यतश्च ॥20॥ 
अब जब सनत्कुमार ने उसका प्रमाण (कद) पूछा तब उन्होंने कहा कि त्रिपुण्ड धारण करने के 

लिए तीन आडी रेखाएँ पूरे ललाट के मध्य, भौहाँ तथा नेत्रों तक खींचनी चाहिए । 

याऽस्य प्रथमा रेखा सा गार्हपत्यश्राकारो रजो भूर्लोकः स्वात्मा 

क्रियाशक्तिः ऋग्वेद: प्रातःसवनं प्रजापतिर्देवो देवतेति । याऽस्य द्वितीया 

रेखा सा दक्षिणार्निरुकारः सत्त्वमन्तरिक्षमन्तरात्मा चेच्छाशक्तिर्यजुर्वेदो 

माध्यन्दिनसवनं विष्णुर्देवो देवतेति । याऽस्य तृतीया रेखा साऽऽहवनीयो 

मकारस्तमो द्यौर्लोकः परमात्मा ज्ञानशक्तिः सामवेदस्तृतीयसवनं 

महादेवो देवतेति ॥21॥ 

जो इसकी प्रथम रेखा है, वह गार्हपत्य अग्नि, अकार, रजोगुण, भूर्लोक, अपनी आत्मा, 

क्रियाशक्ति, ऋग्वेद और प्रातःसवन है, एवं प्रजापति देव उसके देवता हैं । जो इसकी दूसरी रेखा है, 
वह दक्षिणाग्नि, उकार, सत्त्वगुण, अन्तरिक्षलोक, अपनी अन्तरात्मा, इच्छाशक्ति, यजुर्वेद और 
मध्याहकालीन सवन है और इसके देव विष्णु हैं। जो इसकी तीसरी रेखा है, वह आहवनीय अग्नि 
सहित मकार है । वह तमोगुण, चौलोक, परमात्मा, ज्ञानशक्ति, सामवेद और तीसरा सवन है, महादेव 
इसके देवता हैं । 

त्रिपुण्डूं भस्मना करोति यो विद्वान्ब्रह्मचारी गृही वानप्रस्थो यतिर्वा स 

महापातकोपपातकेभ्यः पूतो भवति । स सर्वान्‌ वेदानधीतो भवति । स 

सर्वान्देवान्ध्यातो भवति। स सर्वेषु तीर्थेषु स्नातो भवति। स 

सकलरुद्रमन्त्रजापी भवति। न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तते ॥ 

इति ॥22॥ | 

ॐ सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥2 3॥ 

इति जाबाल्युपनिषत्समाप्ता । 


(ON BT 
न 


साधक इस प्रकार से भस्म से त्रिपुण्ड करता है । जो विद्वान्‌ ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी या 
संन्यासी हो, वह चाहे महापातकी हो तो भी त्रिपण्ड्रधारण से मुक्त होता है, उपपातकों से मुक्त होता है । 
उसने सभी सरवदेवों का ध्यान कर लिया माना जाता है । उसे सभी तीर्थ में स्नान कर लिया माना जाता 
है | वह संकल रुद्रमंत्रों का जप किया हुआ माना जाता है | वह फिर से जन्म नहीं लेता, फिर से वह 
यहाँ आता नहीं है । यह सत्य है, ऐसा यह उपनिषत्‌ कहती है, और यहाँ वह पूरी होती है। 


इस प्रकार जाबाल्युपनिषत्‌ समाप्त होती है। 
w 
शान्तिपाठः 
३७ आप्यायन्तु ममाड्मानि ते मयि सन्तु । (पूर्ववत्‌) 
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अ 


(108) सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌ 
(उपनिषत्परिचय) 


यह क्रग्वेदीय परंपरा की उपनिषत्‌ है । इसमें 'श्रीसूक्त' के अक्षरों के आधार पर देवी 
के मंत्र, चक्र आदि प्रकट किए हैं | देवसमूह और नारायण के प्रश्नोत्तररूप में यह उपनिषत्‌ 
हे । इसके तीन खण्ड हैं । प्रथम खण्ड में सौभाग्यलक्ष्मी का स्थान, श्रीसूक्त के ऋषि आदि का 
निरूपण, सौभाग्यलक्ष्मी चक्र, एकाक्षरी मंत्र, क्रषि आदि, एकाक्षरी चक्र और लक्ष्मी का 
विशेषमंत्र हे । दूसरे खण्ड में योग्याधिकारी के लिए ज्ञानयोग, षण्मुखीमुद्रा से युक्त 
प्राणायामयोग, नादाविर्भावपूर्वक तीन ग्रन्थियों का विवेचन, अखण्ड ब्रह्याकारवृत्ति, 
निर्विकल्पभाव, समाधिलक्षण आदि हैं । तीसरे खण्ड में नवचक्रो का विस्तृत वर्णन है । अन्त 
में फलश्रुति है । 

७” 


शान्तिपाठः 


ॐ वाङ्मे मनसि““वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (अक्षमालिकोपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य हे । 
प्रथमः खण्डः 


अथ भगवन्तं देवा ऊचुर्हे भगवन्नः कथय सौभाग्यलक्ष्मीविद्याम्‌ ॥1॥ 
तथेत्यवोचद्भगवानादिनारायणः सर्वे देवा यूयं सावधानमनसो भूत्वा 
शृणुत । तुरीयरूपां तुरीयातीतां सर्वोत्कटां सर्वमन्त्रासनगतां पीठोपपीठ- 
देवतापरिवृतां चतुर्भुजां श्रियं हिरण्यवर्णामिति पञ्चदशगिर्भिध्यायेत्‌ ॥2॥ 
देवों ने भगवान्‌ से कहा--हे भगवन्‌! हमें सौभाग्यलक्षमी विद्या बताइए |” तब भगवान्‌ 
नारायण ने अच्छा” ऐसा कहकर आगे कहा कि--तुम सब देवता सावधान होकर सुनो । महाकाली, 
महालक्ष्मी और महासरस्वती-इन तीनों से भी अलग एक चौथी शक्ति के या तो उससे भी परे, 
सर्वश्रेष्ठ, सभी मंत्रों के अधिष्ठानरूप ऐसी तथा जिसकी पीठ तथा उपपीठ देवताओं से घिरी हुई है, 
ऐसी चार हाथों वाली लक्ष्मीदेवी है । उसका "हिरण्यवर्णा? आदि श्रीसूक्त की पंद्रह ऋचाओं से ध्यान 
करना चाहिए । 


अथ पञ्चदश ऋगात्मकस्य श्रीसूक्तस्थानन्दकर्दमचिक्लीतेन्दिरासुता 
ऋषयः । श्रीरित्याद्या ऋचः चतुर्दशानामृचामानन्दाद्युषयः । हिरण्य- 
वर्णाद्याद्यत्रयस्यानुष्टुप्‌ छन्दः । कांसोस्मीत्यस्य बृहती छन्दः । तदन्ययो- 
इयोस्त्रष्टुप्‌ । । शेषस्य प्रस्तारपडिक्त: । श्र्यग्निदेबता । 
हिरण्यवर्णामिति बीजम्‌। कांसोऽस्मीति शक्तिः ॥ हिरण्यमया चन्द्रा 


रजतस्त्रजा हिरण्यस्रजा हिरण्या हिरण्यवर्णेति प्रणवादिनमोन्तैश्र- 


प्रथम: खण्ड:] सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌ (108) 527 


तुर्थ्यन्तैरङ्गन्यासः । अथ वक्तरत्रयैरङ्गन्यासः । मस्तकलोचनश्रुतिघ्राण- 
वदनकण्ठबाहुद्ययहदयनाभिगुहापायूरुजानुजड्भेषु श्रीसूक्तेरेव क्रमशो 
न्यसेत्‌ ॥3॥ 
पंद्रह ऋचाओं वाले इस श्रीसूक्त के आनन्द, कर्दम, चिक्लीत और इन्दिरापुत्र क्रषि हँ, पहली 
ऋचा के ऋषि श्रीदेवी स्वयं हें । शेष चौदह ऋचाओं के ऋषि आनन्द आदि हैं । 'हिरण्यवर्णा०', तां 
म आवह०', और 'अश्वपूर्णामू०'--इन तीन ऋचाओं का अनुष्टुप्‌ छन्द है, 'कां सोऽस्मितां०'-इस 
ऋचा का छन्द बृहती है । इसके बाद की दो ऋचाओं का छन्द त्रिष्टुप्‌ हे । इसके बाद की आठ ऋचाओं 
का (अर्थात्‌ उपैतु मां! से लेकर 'आद्रा य: करिणीम्‌०' तक) अनुष्टुप्‌ छन्द है । अन्तिम ऋचा, अर्थात्‌ 
“तां म आवाह जातवेदो०'--इस पंद्रहवीं ऋचा का छन्द प्रस्तारपंक्ति नाम का है । श्री और लक्ष्मी इसकी 
देवताएँ हें । “हिरण्यस््र्णा०'--यह बीज हे । “काँ सोऽस्मि०'-यह शक्ति है । “हिरण्मया, चन्द्रा, 
रजतख्रजा, हिरण्यस्रजा, हिरण्या, हिरण्यवर्णा'--ये छ: अंग देवता हैं | उनके पहले प्रणव और अन्त 
में नमः” शब्द लगाकर उन शब्दों को चतुर्थ्यन्त करके अंगन्यास करने चाहिए । इसके बाद वक्त्रत्रयमंत्र 
से भी अंगन्यास हैं । मस्तक, आँखें, कान, नाक, मुख, कण्ठ, दोनों हाथ, हृदय, नाभि, गुह्यांग, गुद, 
ऊरुओं, जाँधों और पैरों में-पंद्रह स्थलों में श्रीसूक्त की पंद्रह ऋचाओं द्वारा क्रमश: न्यास करने 
चाहिए । 
अमलकमलसंस्था तद्रजःपुञ्जवर्णा 
करकमलधृतेष्टाऽभीतियुग्माम्बुजा च । 
मणिकटकविचित्रालंकृताकल्पजालैः 
सकलभुवनमाता सन्ततं श्रीः श्रियै नः ॥4॥ 
निर्मल कमलदल पर आसीन, कमलपराग के समूह जैसे वर्णवाली, चारों हाथों में क्रमश: 
वरमुद्रा, अभयमुद्रा और अन्य दो हाथों में दो कमल धारण करने वाली, मणिजडित कंकणों से विचित्र 
शोभावाली, सभी अलंकारो से विभूषित, सर्वलोक माता लक्ष्मी हमें सर्व प्रकार से सम्पन्न करें | इस मंत्र 
से भगवती का ध्यान करना चाहिए | 
तत्पीठकर्णिकायां ससाध्यं श्रीबीजम्‌ | वस्वादित्यकलापदोषु श्रीसूक्त- 
गतार्धार्धेर्चा तदबहिर्यः शुचिरिति मातृकया च श्रियं यन्त्राङ्गदशकं च 
विलिख्य श्रियमावाहयेत्‌॥5॥ 
अब देवी का मंत्र कहा जाता है-उनकी पीठ पर कर्णिका में (बीजकोश में) प्रयत्नपूर्वक श्रीबीज 
श्री? लिखना चाहिए | बाद में आठ, बारह और सोलह दलवाले पद्यो के ऊपर तथा भूवृत्तो के बीच 
श्रीसूक्त का आधा-आधा मंत्र लिखना चाहिए । बाद में बीजकोश के बाहर--यः शुचि: प्रयतो भूत्वा” 
आदि फलदर्शक मंत्र को लिखकर षोडशार के बीच तथा ऊपर 'अ'कार से लेकर क्षकार तक 
मातृकावर्णो को लिखना चाहिए । इस तरह दस अंगों से युक्त श्रीचक्र बनाकर श्री का आवाहन करना 
चाहिए । (दस अंग ये है--प्रणव, षट्कोण, भूवृत्त, अष्टदल, भूवृत्त, द्वादशदल, भूवृत्त, द्रादशदल, 
भूवृत्त और निर्भूवृत्त |) । 
अङ्कैः प्रथमावृतिः । पद्मादिभिर्द्वितीया । लोकेशैस्तृतीया। तदायुधै- 
स्तुरीया वृतिर्भवति । श्रीसूक्तैरावाहनादि । षोडशसहस्त्रजपः ॥6॥ 


528 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अब आवरण कहे जाते हैं कि--अंगन्यास की देवताएँ प्रथम आवरण है, दूसरे आवरण में पद्मा, 
पद्यवर्णा, पद्मस्था, आर्द्रा, तर्पयन्ती, तृप्ता, ज्वलन्ती, स्वर्णप्रकारा--ये आठ देवियाँ आती हैं । तीसरे 
आवरण में इन्द्रादि देव--दिक्पाल आते हैं । चौथे आवरण में वज्रादि आयुध लेने चाहिए । इस प्रकार 
पूजन करने के बाद सूक्त का सोलह हजार बार जप करने से पुरश्चरण होता है । 


सौभाग्यरमैकाक्षर्या भृगुनिचृद्गायत्री । श्रिय ऋष्यादयः। शमिति 
बीजशक्तिः । श्रामित्यादि षडडुम्‌ ॥7॥ 


सौभाग्यरमा नाम के एकाक्षरी मंत्र 'श्री: की उपासना का प्रकार यह है कि इस एकाक्षरी मंत्र के 
ऋषि भृगु हँ । निचृद्गायत्री इसका छन्द है, श्री: देवता हैं, 'शं' बीज है, इस मंत्र के षडंग न्यास के 
लिए श्रां, श्री, श्रू, शरै, श्रों और श्र:--ये बीज हें । 
भूयाद्भूयो द्विपद्याभयवरदकरा तप्तकार्तस्वराभा 
शुभ्वाभ्राभेभयुग्मद्ववकरधतकुम्भाद्धिरासिच्यमाना । 
रक्तौघाबद्धमौलिर्विमलतरदुकूलार्तवालेपनाढ्या 
पद्माक्षी पदानाभोरसि कृतवसतिः पद्मगा श्रीः श्रियै नः ॥8॥ 


यह ध्यानमंत्र है “जिन्होंने ऊपर के दो हाथों में दो कमल धारण किए हें तथा शेष दो हाथों 
में से एक के द्वारा अभयमुद्रा और दूसरे के द्वारा वरमुद्रा धारण की है । तपे हुए सोने-सा वर्णवाली, 
जिसके ऊपर सफेद बादल जैसे श्वेत दो हाथी अपनी सूँड़ में रखे हुए कुंभों से अभिषेक कर रहे हैं, ऐसी 
तथा जिसके मुकुट में रत्नों की लडियाँ लटक रहीं है ऐसी, सुन्दर रेशमी वस्र धारण करने वाली, ऋतु- 
अनुकूल फूलों की गन्ध से लेपित, कमलपत्र जैसी आँखों वाली, विष्णु के हृदयकमल में वास करने 
वाली, पद्मासना लक्ष्मी हम सबके ऊपर कल्याण करने वाली बने | (इस भावना के अनुसार ध्यान 
करना चाहिए |) 


तत्पीठम्‌। अष्टपत्रं वृत्तत्रयं द्वादशराशिखण्डं चतुरस्त्रं रमापीठं भवति । 

कर्णिकायां ससाध्यं श्रीबीजम्‌। विभूतिरुन्नतिः कान्तिः सृष्टिः कीर्तिः 

सन्नतिर्व्युष्टिः सत्कृष्टिऋद्धिरिति प्रणवादिनमोन्तैश्तुर्थ्यन्तैर्नवशक्ति 

यजेत्‌ ॥9॥ 

इस मंत्र के लिए देवी का पीठ निम्नलिखित प्रकार से बनाना चाहिए । अष्टदल कमल बनाकर, 

उसकी चारों ओर तीन वर्तुल करके उनमें बारह राशियों के बारह विभाग करने चाहिए | फिर चतुरस्र 
बनाने से रमायंत्र (रमापीठ) होता है । अष्टदल की कर्णिका में (बीजकोश में) षट्कोण बनाकर उसके 
मध्य में साध्य के नाम के साथ श्री (बीज) लिखना चाहिए । और विभूति, उन्नति, कान्ति, सृष्टि, 
कीर्ति, सन्नति, व्यष्टि, उत्कृष्टि और ऋद्धि-इन नव पीठशक्तियो का उन्हे चतुर्थी विभक्ति लगाकर, 
पहले प्रणव जोड़कर और बाद में नमः लगाकर पूजन करना चाहिए | (जैसे-_' ३% विभूत्यै नमः, 32 
उन्नत्यै नमः? आदि) | र 


अङ्कैः प्रथमावृत्तिः । वासुदेवादिभिर्द्दितीया । बालक्यादिभिस्तृतीया । 
| इन्द्रादिभिश्चतुर्थी भवति । द्वादशलक्षजपः ॥1 0॥ शर 
और, आवरणपूजा के लिए षडंग से प्रथमावरण की तथा वासुदेव, संकर्षण 
» , संकर्षण, , अनिरुद्ध 
की पूजा द्वारा द्वितीय आवरण की पूजा करनी चाहिए। और बालाकि, विमला या 
वनमालिका, मालिका और वसुमालिका का पूजन तीसरे आवरण के लिए करना चाहिए । और चौथे 


द्वितीय: खण्डः] सोभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌ (108) 529 


आवरण को पूजा में इन्द्रसहित समस्त देवों की और वत्र आदि उनके सभी आयुधों की पूजा चाहिए 
और पुरश्चरण के लिए नियमानुसार बारह लाख मंत्रों का जप करना चाहिए । 

श्रीलक्ष्मीर्वरदा विष्णुपत्नी वसुप्रदा हिरण्यरूपा स्वर्णमालिनी रजतस्त्रजा 

स्वर्णप्रभा स्वर्णप्राकारा पदावासिनी पदाहस्ता पद्मप्रिया मुक्तालंकारा 

चन्द्रसूर्या बिल्वप्रिया ईश्वरी भुक्तिर्मुक्तिर्विभूतिक्रद्धिः समृद्धिः कृष्टिः 

पुष्टिर्धनदा धनेश्वरी श्रद्धा भोगिनी भोगदा सावित्री धात्री विधात्रीत्यादि- 

प्रणवादिनमोन्ताश्वतुर्थ्यन्ता मन्त्राः । एकाक्षरवदङ्घादिपीठम्‌ | लक्षजपः । 

दशांशं तर्पणम्‌ । दशांशं हवनम्‌ । द्विजतृप्तिः ॥11॥ 

विविध मंत्रों से लक्ष्मी की पूजा की जाती है । इससे आदिनारायण ने विविध मंत्र बताए हैं । जैसे 

श्री, लक्ष्मी, वरदा, विष्णुपत्नी, वसुप्रदा, हिरण्यरूपा, स्वर्णमालिनी, रजतस्रजा, स्वर्णप्रभा, 
स्वर्णप्राकारा, पद्मवासिनी; पद्महस्ता, पद्मप्रिया, मुक्तालंकारा, चन्द्रा, सूर्या, बिल्वप्रिया, ईश्वरी, भुक्ति 
मुक्ति, विभूति, ऋद्धि, समृद्धि, कृष्टि, पुष्टि, धनदा, धनेश्वरी, श्रद्धा, भोगिनी, भोगदा, धात्री, 
विधात्री--ऐसे नाम लेकर उनके आगे प्रणव तथा अन्त में नम: जोड़कर नामों को चतुर्थ्यन्त बनाकर 
मन्त्र बनाना चाहिए । (जैसे ३ॐ श्रियै नमः, ३% लक्ष्म्यै नमः इत्यादि ।) इन सभी मंत्रों के अंगन्यास 
और पीठ-पूजा आदि तो एकाक्षरमंत्र--सौभाग्यरमा--की तरह ही करना चाहिए । इसका पुरश्चरण एक 
लाख जप का है, जप के दशांश का तर्पण और शतांश का हवन भी हे । और ब्रह्ममोजन कराना 
चाहिए । 

निष्कामानामेव श्रीविद्यासिद्धिः । न कदापि सकामानामिति ॥1 2॥ 

निष्काम भाव से पुरश्चरण करने वालों को ही सिद्धि मिलती है, सकाम लोगों को कभी सिद्धि नहीं 
होती है । 
यहाँ प्रथम खण्ड पूरा होता है । 
अँ 


द्वितीय: खण्डः 


अथ हैनं देवा ऊचुस्तुरीयया मायया निर्दिष्ट तत्तव॑ ब्रूहीति | तथेति स 
होवाच 

योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात्प्रवर्धते । 

योऽप्रमत्तस्तु योगेन स योगी रमते चिरम्‌ ॥1॥ 

समापय्य निद्रां सुजीर्णेऽल्पभोजी श्रमत्याज्यबाधे विविक्ते प्रदेशे । 
सदा शीतनिस्तृष्ण एष प्रयत्मोऽथ वा प्राणरोधो निजाभ्यासमार्गात्‌ ॥2॥ 
वक्त्रेणापूर्य वायुं हुतवहनिलयेऽपानमाकृष्य धृत्वा 
स्वाङगुष्ठाद्यङगुलीभिर्वरकरतलयोः षडभिरेवं निरुध्य । 

श्रोत्रे नेत्रे च नासापुटयुगलमथोऽनेन मार्गेण सम्यक्‌ 

पश्यन्ति प्रत्ययांशं प्रणवबहुविधध्यानसंलीनचित्ताः ॥3॥ 


भगवान्‌ आदिनारायण से देवों ने कहा-- त्रिगुणातीत तुर्या माया का रहस्य कहिए ।' तब 
नारायण ने ठीक है” कहकर आगे कहा--योग से योग को जानना चाहिए । योग योग से बढ़ता है । 
जो सावधान होकर योगपरायण होता है, वह योगी दीर्घायु होता है। योगी को पर्याप्त निद्रा लेकर, 


34 3० तृ (9 


530 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


खाया हुआ पच जाने पर ही अल्पाहार लेकर, श्रम न हो ऐसे निर्विघ्न एकान्त स्थल में बैठकर, मन 
को तृष्णारहित बनाने का हमेशा ही प्रयत्न करते रहना चाहिए । अथवा प्राप्त किए ज्ञानानुसार प्राणायाम 
करना चाहिए । मुँह से वायु को जठर में भरकर नीचे जाते हुए अपान को वापस खींचकर उन दोनों 
का सम्मिश्रण होने देना चाहिए । इस समय हाथ के अँगूठे, अँगुलियाँ और दोनों करतलों से दोनों कान, 
दोनों आँखें, दोनों नासिकाओं को बन्द कर देना चाहिए और चित्त में ओमूकार का प्रयत्नपूर्वक ध्यान 
करना चाहिए । ऐसा करने से योगी लोग सभी पदार्थों को अपने समीप में ही देख सकते हैं । 
श्रवणमुखनयननासानिरोधनेनैव कर्तव्यम्‌ । 
'शुद्धसुषुम्नासरणौ स्फुटममलं श्रूयते नादः ॥4॥ 
विचित्रघोषसंयुक्तानाहते श्रूयते ध्वनिः । 
दिव्यदेहश्च तेजस्वी दिव्यगन्धो5प्यरोगवान्‌ ॥5॥ 
सम्पूर्णह्ृदयः शून्ये त्वारम्भे योगवान्भवेत्‌ । 
द्वितीयां विघटीकृत्य वायुर्भवति मध्यगः ॥6॥ 
कान, मुख, आँख तथा नासिका का इस तरह निरोध करना चाहिए, जिससे साधक को शुद्ध 
सुषुम्ना नाडी में प्राण का अवस्थान होता है, एवं उसे अनाहतनाद सुनाई पड़ता है । अनाहतनाद में 
विचित्र प्रकार की आवाजो से भरी हुई ध्वनि सुनाई पड़ती हे । ऐसे प्राणनिरोध करने वाला योगी 
दिव्यदेहधारी, तेजस्वी, दिव्यगंधयुक्त, नीरोगी ओर परिपूर्ण हृदय वाला होता है । एकान्त में इसका 
अभ्यास करने से योगसिद्धि होती हे । इस तरह करने से प्राणवायु इडा को छोड़कर सुषुम्णा में स्थित 
होता है। 
दृढासनो भवेद्योगी पद्याद्यासनसंस्थितः । 
विष्णुग्रन्थेस्ततो भेदात्परमानन्दसम्भवः ॥7॥ 
अतिशून्यो विमर्दश्च भेरीशब्दस्ततो भवेत्‌ । 
तृतीयां यत्नतो भित्त्वा निनादो मर्दलध्वनिः ॥8॥ 
महाशून्यं ततो याति सर्वसिद्धिसमाश्रयम्‌ । 
चित्तानन्दं ततो भित्त्वा सर्वपीठगतानिलः ॥9॥ 


योगी को प्रथम. आसनसिद्धि प्राप्त कर लेनी चाहिए । पद्मासनादि में से किसी एक आसन. पर 
स्थिर होने से प्रथम विष्णुग्रन्थि का भेद होता हे, और उससे उसे परम आनंद होता है | उस समय उसे 
घबरा देने वाला भेरी शब्द सुनाई देता है । वह शब्द अतिशून्य से (गहराई से) आता है । तब वायु 
. पिंगला नाडी को यत्नपूर्वक छोड देता है, तब उस समय तीसरी ग्रन्थि (रुद्रय्रन्थि--मणिपूरक चक्र) को 
भेदकर चलने पर मृदंग जैसी आवाज आने लगती है । इसके बाद प्राणवायु अन्य चक्रों का भेदन करता 
हुआ महाशून्य (आकाशचक्र) में पहुँच जाता है, और वहाँ सभी सिद्धियाँ उसे मिल जाती है । इसके 
बाद प्राणवायु चित्त के आनन्द को भी भेदकर कामरूपादि सभी पीठों में गतिशील हो जाता है । 
निष्पत्तौ वैणवः शब्द: क्वणतीति क्वणो भवेत्‌ । 
एकीभूतं तदा चित्तं सनकादिमुनीडितम्‌ ॥1 0॥ 
अन्तेऽनन्तं समारोप्य खण्डे$खण्डं समर्पयन्‌ । 
भूमानं प्रकृतिं ध्यात्वा कृतकृत्योऽमृतो भवेत्‌ ॥1 1॥ 
योगेन योगं संरोध्य भावं भावेन चाञ्जसा । 
निर्विकल्पं परं तत्त्वं सदा भूत्वा परं भवेत्‌ ॥1 2॥ 


तृतीय: खण्ड:] सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌ (108) 531 


अहंभावं परित्यज्य जगद्धावमनीदृशम्‌ । 
निर्विकल्पे स्थितो विद्वान्भूयो नाप्यनुशोचति ॥1 3॥ 
ऐसी क्षमता से उसे वेणुनाद जैसा नाद सुनाई पड़ता है । उस समय चित्त एकाग्रवृत्ति वाला हो 

जाता हे । सनकादि मुनियों ने ऐसे चित्त को प्रशस्त कहा हे । तब योगी सान्त में अनन्त का (खण्ड 
में अखण्ड का) लय करके ज्ञानगम्य ब्रह्म और प्रकृति का ध्यान करते हुए कृतकृत्य बनता है । वह 
अमर बन जाता हे । इस प्रकार असंप्रज्ञात योग से संप्रज्ञात योग को अपने वश में करके, छोटे भाव 
की सहायता से ही बड़े भाव को प्राप्त करके निरन्तर निर्विकल्प होकर वह परम भाव को प्राप्त होता 
हे । अहंभाव को छोड़कर जो आत्मभाव से अलग जगद्‌ भाव को भी छोड़ देता हे, वह निर्विकल्प भाव 
में स्थित हो जाता हे, तो फिर निर्विकल्पभाव में स्थित ऐसे योगी के लिए और कुछ सोचने के लिए 
शेष ही नहीं रहता । 

सलिले सैन्धवं यद्वत्साम्यं भवति योगतः । 

तथात्ममनसोरैक्यं समाधिरभिधीयते ॥14॥ 

यदा संक्षीयते प्राणो मानसं च प्रलीयते । 

तदा समरसत्वं यत्समाधिरभिधीयते ॥15॥ 

यत्समत्वं तयोरत्र जीबात्मपरमात्मनोः । 

समस्तनष्टसंकल्पः समाधिरभिधीयते ॥16॥ 

प्रभाशून्यं मनःशून्यं बुद्धिशून्यं निरामयम्‌ । 

सर्वशून्यं निराभासं समाधिरभिधीयते ॥17॥ 

स्वयमुच्चलिते देहे देही नित्यसमाधिना । 

निश्चलं तं विजानीयात्समाधिरभिधीयते ॥1 8॥ 

जैसे पानी में नमक पिघलकर एकरूप हो जाता हे, उसी तरह आत्मा और मन की एकरूपता 

को समाधि कहते हैं | जब प्राण क्षीण हो जाता है और मन का विलय हो जाता हे, तब जो सामरस्य 
होता हे उसे समाधि कहते हैं | जिसमें सभी संकल्प नष्ट हो जाते हैं, ऐसे जीव और ब्रह्म के ऐक्य को 
समाधि कहा जाता है। जब कुछ भी आभास नहीं होता, मनोरहित, बुद्धिशून्य, किसी उपद्रवरहित 
संसारजोधरहित जो अवस्था है, उसे समाधि कहते हैं . शरीर के गतिशील होने पर भी चित्त समाधि 
वाला हो, तो वह योगी निश्चल है, ऐसा समझो | वह समाधि कहलाती है । 


यत्र यत्र मनो याति तत्रतत्र परं पदम्‌। 
तत्रतत्र परं ब्रह्म सर्वत्र समवस्थितम्‌ ॥1 9॥ 
समाधिस्थ के लिए तो जहाँ जहाँ मन जाता है, वहाँ-वहाँ परमपद ही है। और जहाँ-जहाँ 
परमपद-ब्रह्म होता है, वहाँ-वहाँ समानता होती है । 
यहाँ दूसरा खण्ड पूरा हुआ । 


तृतीयः खण्डः 


अथ हैनं देवा ऊचुर्नवचक्रविदेकमनुब्रूहीति । तथेति स होवाच--आधारे 
ब्रह्मचक्रं त्रिरावृतं भगमण्डलाकारम्‌ । तत्र मूलकन्दे शक्तिः पावकाकारं 
ध्यायेत्‌ । तत्रैव कामरूपपीठं सर्वकामप्रदं भवति । इत्याधारचक्रम्‌ ॥1॥ 


532 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तब देवों ने भगवान्‌ आदिनारायण से पूछा--'नवचक्र (श्रीचक्र) का विवेक (विवरण) कहिए | 
नारायण ने तब “अच्छा” ऐसा कहकर आगे कहा--आधार अर्थात्‌ मूलाधार में ब्रह्मचक्र स्थित है । वह 
तीन वृत्तो से घिरा हुआ वक्राकार स्वरूप का हे । उसमें मूलकन्द में अग्निज्योति जैसी ज्योति का ध्यान 
करना चाहिए । वहाँ सभी कामनाओं का परिपूरक कामरूप पीठ आया हुआ है । 
द्वितीयं स्वाधिष्ठानचक्र षड्दलम्‌ । तन्मध्ये पश्चिमाभिमुखं लिङ्गं 
प्रबालाङकुरसदूशं ध्यायेत्‌। तत्रैवोड्याणपीठं जगदाकर्षणसिद्धिदं 
भवति ॥2॥ 


दूसरा स्वाधिष्ठान चक्र है । वह छ: दलों वाले कमल के आकारवाला है । उसके बीच--कर्णिका 
में पञ्चिमाभिमुखी, प्रवाल जैसे रंग वाले, अंकुर की तरह दृश्यमान लिंग (शिवलिंग) का ध्यान करना 
चाहिए । वहाँ पर समस्त जगत्‌ को आकृष्ट करने की सिद्धि देने वाला उड्याणपीठ स्थित है । 


तृतीयं नाभिचक्रं पञ्चावर्त सर्पकुटिलाकारम्‌। तन्मध्ये कुण्डलिनीं 
बालार्ककोटिप्रभां तडित्प्रभां (तनुमध्यां) ध्यायेत्‌ । सामर्थ्यशक्तिः 
सर्वसिद्द्रिप्रदा भवति । मणिपूरकचक्रम्‌ ॥3॥ 


तीसरा नाभिचक्र (मणिपूरकचक्र) है । वह साँप जैसे टेढ़े-मेढ़े पाँच आवर्तो से घिरा हुआ है। 
उसके बीच कुण्डलिनी शक्ति स्थित है | वह प्रातःकालीन उदीयमान करोड़ों सूर्यो जैसी कान्तिवाली है, 
और बिजली जैसी चमकीली है। उसके उस प्रकार के रूप का ध्यान करना चाहिए । उससे 
सर्वसिद्धिदायक सामर्थ्य प्राप्त होता है । उसे मणिपूरकचक्र कहा जाता हे । 


हृदयचक्रमष्टदलमधोमुखम्‌ । तन्मध्ये ज्योतिर्मयलिङ्गाकारं ध्यायेत्‌ । सैव 
हंसकला सर्वप्रिया सर्वलोकवश्यकरी भवति ॥4॥ 


चौथा हृदयकमल है । वह आठ दलों वाला हे । और उल्टा होकर स्थित हे । उसमें ज्योतिर्मय 
तथा लिंगाकार रूप में अवस्थित जीव का ध्यान करना चाहिए | इस ध्यान से हंसकला नाम की सभी 
लोकों को वश में करने वाली और सभी को प्रिय लगने वाली शक्ति (सिद्धि) प्राप्त होती है । (यह 
अनाहतचक्र है ।) 


कण्ठचक्रं चतुरङ्गुलम्‌ । तत्र वामे इडा चन्द्रनाडी दक्षिणे पिङ्गला 
Bs तन्मध्ये सुषुम्नां श्वेतवर्णा ध्यायेत्‌ । य एवं वेदानाहतसिद्धिदा 
भवति ॥5॥ 


पाचों कण्ठस्थान में अवस्थित कण्ठचक्र (विशुद्धिचक्र) है वह चार अँगुलियों के प्रमाण वाला 
है। उसकी बाँयी ओर इडा नाम की चन्द्रनाडी है और दाहिनी ओर पिंगला नाम की सूर्यनाडी है । उन 
दोनों के बीच में सफेद रंग की सुषुम्ना नाडी का ध्यान करना चाहिए | जो इस प्रकार जानता (ध्यान 
करता) है, वह अन्यों को भी अनाहत की सिद्धि देने वाला हो जाता है । 


तालुचक्रम्‌ । तत्राम्ृतधाराप्रवाहः । घण्टिकालिङ्गमूलचक्ररन्ध्रे राजदन्ता- 
वलम्बिनीविवरं दशद्वादशारम्‌। तत्र शून्यं ध्यायेत्‌। चित्तलयो 
भवति ॥6॥ : 

तालुप्रदेश-में तालुचक्र आया हुआ है । वहाँ अमृत का धाराप्रवाह बह रहा i के 

आ a हा है । वहाँ घण्टिका 

: का लिंग है । इस चक्र के मध्य में आए हुए छिद्र में राजदन्तो के मूल के छिद्र जुड़े हुए है । 


तृतीय: खण्ड:] सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌ (108) 533 


(ऊपर के जबड़े के बीच में आए हुए दो बड़े दाँत राजदन्त कहे जाते हैं ।) उस छिद्र को. (अह्मरन्त्र को) 
दशम द्वार कहा जाता है । वहाँ पर शून्य का ध्यान करना चाहिए । इससे चित्त का लय होता है । 
सप्तमं भूचक्रमङगुष्ठमात्रम्‌ । तत्र ज्ञाननेत्रै दीपशिखाकारं ध्यायेत्‌ । तदेव 
कपालकन्दवाक्सिद्धिदं भवत्याज्ञाचक्रम्‌ ॥7॥ 
सातवा भूचक्र है । वह दोनों भौंहों के बीच में स्थित है । एक अँगूठे जितना उसका परिमाण है । 
वहाँ दीपक की ज्योति जैसा ज्ञाननेत्र है। उसका ध्यान करना चाहिए | इसी चक्र को वाकृसिद्धिप्रद, 
कपालकन्द अथवा आज्ञाचक्र कहा जाता है । 
ब्रह्मरन्ध्रं निर्वाणचक्रम्‌ । तत्र सूचिकागृहेतरं धूप्रशिखाकारं ध्यायेत्‌ । तत्र 
जालन्धरपीठं मोक्षप्रदं भवतीति परब्रह्मचक्रम्‌ ॥8॥ 
आठवाँ चक्र ब्रह्मर्ध्र में आया हुआ है । वह निर्वाणचक्र है । उसमें सूई की नोक जैसे 
प्रमाणवाला धूम्रशिखा के आकार वाले का ध्यान करना चाहिए । वहाँ जालन्धरपीठ आया हुआ है । यह 
चक्र मोक्षदायक होता है, इसलिए इस निर्वाणचक्र को पखह्यचक्र का कहा गया है । 
नवममाकाशचक्रम्‌। तत्र षोडशदलपदामूर्ध्वमुखं तन्मध्यकर्णिकात्रि- 
कूटाकारम्‌ । तन्मध्ये ऊर्ध्वशक्तिः । तां पश्यन्ध्यायेत्‌ । तत्रैव पूर्णगिरि- 
पीठं सर्वेच्छासिद्धिसाधनं भवति ॥9॥ 
नवाँ चक्र आकाशचक्र है । वह सोलह दलों वाले कमल के आकार का है । वह ऊर्ध्वमुखी है । 
उसकी मध्यकर्णिका त्रिकूटाकार (तीन शिखरों जैसी) है । उसमें ऊर्ध्व, शक्तिदायक, परशून्य का ध्यान 
करना चाहिए । वहाँ पर पूर्णगिरि पीठ है । यह चक्र सभी इच्छाओं की सिद्धि का साधन माना जाता है। 
सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषदं नित्यमधीते सोऽग्निपूतो भवति। स वायुपूतो 
भवति । स सळलधनधान्यसत्पुत्रकलत्रहयभूगजपशुमहिषीदासीदासयोग- 
ज्ञानवान्भवति । न स पुनरावर्तते न स पुनरावर्तत इत्यु-पनिषत्‌ ॥1 0॥ 
इति सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्समाप्ता । 
~ - 
इस प्रकार सौभाग्यलक्ष्मी. नामक उपनिषत्‌ जो नित्य पढ्ता है, वह (ज्ञानरूपी) अग्नि से पवित्र 
होता है, वह वायु से पवित्र होता है, वह हरएक प्रकार से धन, धान्य, सत्रों, त्री, घोड़ों, भूमि, 
हाथियों, भैंसों, पशुओं, महिषियों, दासियों, दासों आदि से युक्त तथा योग के ज्ञानवाला होता है, 
उसका पुनर्जन्म नहीं होता, ऐसा यह उपनिषत्‌ कहती है । 
यहाँ तृतीय खण्ड पूरा हुआ । 
इस प्रकार सौभाग्यलक्षम्युपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 


शान्तिपाठः 
ॐ वाङ्मे मनसि""वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
अ 


(109) सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


यह उपनिषद्‌ कृष्णयजुर्वेदीय है । आश्वलायन और ऋषियों के संवाद के रूप में हे । 
इसमें महासरस्वती का तात्त्विक स्वरूप बताया गया है । पहले दशश्लोकी सरस्वती विद्या बताई 
है । यह तत्त्वज्ञान का साधन है । बाद में उस विद्या के ऋषि, देवता, छन्द आदि बताए है । 
फिर उन दसों श्लोको के अलग-अलग देवता, ऋषि और छन्द आदि बताए हैं । फिर सरस्वती 
को प्रार्थना, उनका ब्रह्मत्व, उनका प्रकृतित्व, मायेश्वरत्व (पुरुषत्व), ईश्वरत्व बताया हे । माया 
की आवरण और विक्षेप शक्तियों का उद्भव, जीवस्वरूप, आवरणनाश, छ: प्रकार की 
समाधियाँ, साक्षात्कार, मुक्ति एवं फलश्रुति भी दी गई हे । 


९७० 


` शान्तिपाठः 
३ॐ सह नानवतु । सह नौ-“मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (शारीरकोपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 


ऋषयो ह वै भगवन्तमाश्वलायनं सम्पूज्य पप्रच्छुः 
केनोपायेन तज्ज्ञानं तत्पदार्थावभासकम्‌ । 
यदुपासनया तत्त्वं जानासि भगवन्वद्‌ ॥1॥ 
सरस्वतीदशश्लोक्या सऋचा बीजमिश्रया । 
स्तुत्वा जप्त्वा परां सिद्द्रिमलभं मुनिपुङ्गवाः ॥2॥ 
ऋषियों ने भगवान्‌ आश्वलायन की पूजा करके उनसे पूछा--“हे भगवन्‌ ! किस उपाय से 
ब्रह्मसाक्षात्कारी ब्रह्मज्ञान प्राप्त होता है, 'यह आप जानते हैं । जिस उपासना से यह ज्ञान आपने प्राप्त 
किया हो, वह हमें बताइए ।” तब ऋषियों के इस प्रश्न के उत्तर में आश्वलायन ने कहा कि, “हे 
मुनिवर्यो ! बीजयुक्त सरस्वतीसूक्त की दश ऋचाओं का जप और उस सूक्त द्वारा स्तुति करके मैं इस 
परम सिद्धि को प्राप्त कर सका हुँ ।” 
ऋषय रूचुः-- 
कथं सारस्वतप्राप्तिः केन ध्यानेन सुव्रत । . 
महासरस्वती येन तुष्टा भगवती बद्‌ ॥३॥ 
ऋषियों ने पूछा--“हे सुब्रत ! कौन-से ध्यान से, कौन-सी विधि से ज्ञानप्राप्ति होती है ? और 
महासरस्वती कैसे प्रसन्न होती है ? यह उपासना आप हमें बताइए | 
स होवाचाश्वलायनः-अस्य श्रीसरस्वती दशश्लोकीमहामन्त्रस्य 
अहमाश्वलायन ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । श्रीवागीश्वरी देवता । यद्वागिति 


सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ (109) 535 


बीजम्‌ । देवीं वाचमिति शक्ति: । प्रणो देवीति कीलकम्‌ । विनियोग- 
स्तत्परीत्यर्थे । श्रद्धा मेधा प्रज्ञा धारणा वाग्देवता महासरस्वतीत्येतैरङ्ग- 
न्यासः ॥4॥ 


तब आश्वलायन ने कहा--इस सरस्वती दशश्लोक महामंत्र के आश्वलायन ऋषि हैं, अनुष्टुप्‌ 
छन्द है, श्रीवागीश्वरी देवता है, 'यद्वाग्‌'-यह बीज है, “देवी वाचम्‌'-यह शक्ति है, प्रणो देवी'-यह 
कीलक है, उनकी प्रीति में विनियोग है । श्रद्धा, मेधा, प्रज्ञा, धारणा, वाग्देवता, महासरस्वती-इन 
नामों से अंगन्यास है । 
नीहारहारघनसारसुधाकराभां 
कल्याणदां कनकचम्पकदामभूषाम्‌ । 
उत्तुङ्गपीनकुचकुम्भमनोहराङ्गीं वाणीं 
नमामि मनसा वचसा विभूत्यै ॥5॥ ब 
अब ध्यानमंत्र यह है--“बर्फ की हारमाला, कर्पूर की राशि और चन्द्र की धवलता समान श्वेत 
कान्तिवाली, कल्याणकारिणी, सुवर्ण तथा चम्पक पुष्पों की माला जैसे वर्ण वाली, उन्नत, पुष्ट कुचकुम्भ 
तथा मनोहर अंगोंवाली सरस्वती को मैं वाणी का वैभव प्राप्त करने के लिए मन से प्रणाम करता हूँ ।'” 
इस प्रकार का ध्यान करना चाहिए । 


ॐ प्रणो देवीत्यस्य मन्त्रस्य भरद्वाज ऋषिः । गायत्री छन्दः । श्रीसरस्वती 
देवता । प्रणवेन बीजशक्तिः कीलकम्‌ । इष्टार्थे विनियोगः । मन्त्रेण 
न्यासः ॥6॥ 
“प्रणो देवी ० '--इस मंत्र के भरद्वाज ऋषि हैं, गायत्री छन्द है, सरस्वती देवता हैं, प्रणव बीज- 
शक्ति और कीलक है । अभीष्ट सिद्धि के लिए विनियोग है, मंत्र से षडंगन्यास किया जाता है। 
या वेदान्तार्थतत्त्वैकस्वरूपा परमार्थतः । 


नामरूपात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥7॥ 
ॐ प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । धीनामवित्र्यवतु ॥8॥ 


जो सरस्वती परमार्थ रूप से उपनिषदों के तत्त्व का (ब्रह्म का) ही एक रूप है, और सरस्वती 
के नाम-रूप से सगुण हुई है वह मेरी रक्षा करे | (अब जपमंत्र यह है--) ऊपर के ध्यानमंत्र से ध्यान 
करके जप करना चाहिए कि--अन्न से पूर्ण और उपासकों का रक्षण करने वाली सरस्वती हमारा रक्षण 
करें | हमें अधिक अन्न दें, हमें तृप्त करें | 
आ नो दिव इति मन्त्रस्य अत्रिऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । सरस्वती देवता । 
ह्रीमिति बीजशक्तिः कोलकम्‌ । इष्टार्थे विनियोगः । मन्त्रेण न्यासः ॥9॥ 
या साङ्गोपाङ्गवेदेषु चतुष्वेकेव गीयते । 
अट्वैता ब्रह्मणः शक्तिः सा मां पातु सरस्वती ॥10॥ 
हीं आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागंतु यज्ञम्‌। हवं देवी _ 
जुजुषाणा घृताची शग्मां नो वाचमुशती श्रृणोतु ॥1 1॥ 
“आ नो दिव०'--इत्यादि मंत्र के अत्रि ऋषि है, त्रिष्टुप्‌ छन्द है, सरस्वती देवता हैं, हीं' 
बीजशक्ति और कीलक है, इष्ट अर्थप्राप्ति में इसका विनियोग है । और मंत्र से न्यास है । ध्यानमंत्र यह 
है--“जो अंग-उपांग सहित सभी वेदों में ब्रह्म की अट्वैतशक्ति के रूप में गाई जाती है, वह सरस्वती 


536 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


मेरा रक्षण करे ।”” जपमंत्र यह है--“हमारे द्वार पूजित सरस्वती धुलोक में बड़े पर्वताकार मेघों में होकर 
हमारे यज्ञ में आएँ । और हमारे आनन्ददायक स्तोत्र प्रेम से सुनें ।” 

पावका न इति मन्त्रस्य मधुच्छन्द ऋषिः । गायत्री छन्दः । सरस्वती 

देवताः । श्रीमिति बीजशक्तिः कीलकम्‌ । इष्टार्थे विनियोगः । मत्रेण 

न्यासः ॥1 2॥ 

या वर्णपदवाक्यार्थस्वरूपेणैव वर्तते । 

अनादिनिधानानन्ता सा मां पातु सरस्वती ॥1 3॥ 

श्रीं पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती । यज्ञं वष्टु धिया 

वसुः ॥1 4॥ 


'पावका न०'--इत्यादि मंत्र के मधुच्छन्दा ऋषि हैं, गायत्री छन्द, सरस्वती देवता, श्रीं बीज- 
इष्टार्थ में विनियोग और मंत्र से न्यास होता है । ध्यानमंत्र इस प्रकार है--“जो वर्ण, पद, वाक्य और 
अर्थ के रूप में रहती है, और जो उत्पत्ति और नाश से रहित है ऐसी सरस्वती मेरी रक्षा करे?” । जपमंत्र 
यह है-- पवित्र करने वाली, अनादि सम्पत्ति वाली सरस्वती देवी हमारे यज्ञ में पधारें और धनप्राप्ति 
करवाकर (धनप्राप्ति कराने वाली बुद्धि देकर) हमारा यज्ञ पूर्ण कराएँ | 


चोदयित्रीति मन्त्रस्य मधुच्छन्द ऋषिः । गायत्री छन्दः । सरस्वती देवता । 

ब्लूमिति बीजशक्तिः कीलकम्‌ । मन्त्रेण न्यासः ॥1 5॥ 

अध्यात्ममधिदैवं च देवानां सम्यगीश्चरी । 

प्रत्यगास्ते वदन्ती या सा मां पातु सरस्वती ॥1 6॥ 

ब्लूं चोदयित्री सूनृतानां चेतन्ती सुमतीनाम्‌ । यज्ञं दधे सरस्वती ॥1 7॥ 

“चोदयित्री०' आदि मंत्र के मधुच्छन्दा ऋषि, गायत्री छन्द, सरस्वती देवता, “ब्लूं', बीज-शक्ति 

और कीलक, इष्टार्थ में विनियोग और मंत्र से न्यास होता है । ध्यानमंत्र है--“जो देवो का अध्यात्म 
और अधिदैव तत्त्वरूप है, जो भीतर बोलती हुई-सी है, ऐसी सरस्वती हमारी रक्षा करें ।” जप मंत्र यह 
है--“प्रिय और सत्य बोलने की प्रेरणा देने वाली, सज्जनों को उनके उत्तम कार्यो में प्रेरणा देने वाली 


सरस्वती ने यज्ञ को धारण किया है । उन्हीं के आधार पर इस यज्ञ की पूर्णता अवलम्बित है । इसलिए 
वे यज्ञ को सफल बनाएँ” | 


महो अर्ण इति मन्त्रस्य मधुच्छन्द ऋषि: । गायत्री छन्दः । सरस्वती 

देवता । सौरिति बीजशक्तिः कीलकम्‌ । मन्त्रेण न्यासः ॥1 81 

अन्तर्याम्यात्मना विश्व त्रैलोक्यं या नियच्छति । 

रुद्रादित्यादिरूपस्था यस्यामावेश्य तां पुनः । 

ध्यायन्ति सर्वरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥1 9॥ 

सौः महो अर्णः सरस्वती प्रचेतयति केतुना। धियो विश्वा 

विराजति ॥20॥ 

'महो अर्ण०' इत्यादि मंत्र के मधुच्छन्दा ऋषि, 

और कीलक, इष्टप्राप्ति के लिए विनियोग तथा मंत्र से 
अन्तर्यामी स्वरूप से समग्र विश्व में व्याप्त होकर उसे शक्ति 


गायत्री छन्द, सरस्वती देवता, सौ: बीजशक्ति 
न्यास होता है | ध्यानमंत्र यह है--“जो अपने 
क्ति देती है, ऐसी रुद्र-सूर्यादि के रूप में रहने 


सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ (109) 537 


वाली हमारी रक्षा करें ।” जपमंत्र यह है--“नदी के रूप में स्थित सरस्वती अपने प्रवाहरूपी कर्म से 
अपनी अगाध जलराशि का परिचय देती हैं और देवी के रूप में वह अपने बुद्धि-प्रवाह से अपनी 
अगाधता को बताती है” । 

चत्वारि वागिति मन्त्रस्य उचथ्यपुत्र ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । सरस्वती 

देवता । ऐमिति बीजशक्तिः कीलकम्‌ । मन्त्रेण न्यासः ॥21॥ 

या प्रत्यग्दृष्टिभिर्जविर्व्यज्यमानानुभूयते । 

व्यापिनी ज्ञप्तिरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥22॥ 

ऐं चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानि तानि विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिणः । गुहा 

त्रीणि निहिता नेङ्गयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति ॥23॥ 

“चत्वारि वाग्‌०' इत्यादि मंत्र के उचथ्यपुत्र (दीर्घतमा) ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, सरस्वती देवता, ऐं” 
बीजशक्ति और कीलक है । इष्ट-प्राप्त्यर्थ विनियोग और मंत्र से न्यास हैं । ध्यान मंत्र है “जो व्यापक 
तथा चिद्रूप होने पर भी सामान्य जनों के द्वारा विविध रूपों में अभिव्यक्त दिखाई देती है, वह सरस्वती 
हमारी रक्षा करें |” जप मंत्र यह है-“परा-पश्यन्ती-मध्यमा-वैखरी-इन चार रूपों वाली वाणी को 
विद्वान्‌ जानते हें । उनमें से पहली तीन हृदय-गुफा में छिपकर रहती हैं | मनुष्य चौथी वैखरी वाणी 
. बोलते हैं” । (इस प्रकार वाणी चार प्रकार की हे) । 

यद्वार्वदन्तीति मन्त्रस्य भार्गव ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । सरस्वती देवता । 
क्लीमिति बीजशक्तिः कीलकम्‌ । मन्त्रेण न्यासः ॥24॥ 
नामजात्यादिभिर्भेदैरष्टधा या विकल्पिता । 

निर्विकल्पात्मना व्यक्ता सा मां पातु सरस्वती ॥25॥ 

क्लीं यद्वाग्वदन्त्यविचेतनानि राष्ट्री देवानां निषसाद मन्द्रा । चतस्त्र ऊर्ज 
दुदुहे पयांसि क्व स्विदस्याः परमं जगाम ॥26॥ 

'यद्वाग्वदन्त्य०' इत्यादि मंत्र के ऋषि भार्गव हे, त्रिष्टुभ्‌ छन्द है, सरस्वती देवता, क्ली' बीज- 
शक्ति और कीलक, इष्टप्राप्ति के लिए विनियोग और मंत्र से न्यास होता है । ध्यानमंत्र यह है- नाम, 
जाति के भेद से जो आठ प्रकार की है (नाम, धातु, उपसर्ग, निपात, जाति, गुण, क्रिया और 
यदृच्छा |) परन्तु जो स्वयं निर्विकल्प और व्यक्त है, ऐसी सरस्वती मेरी रक्षा करो ।” जपमंत्र यह है-- 
देवताओं को आनन्द देनेवाली, दिव्य भाव धारण करने वाली, अज्ञानियों को ज्ञान देने वाली यह 
सरस्वती यज्ञ में विराजित होकर चारों दिशाओं के लिए अन्न जल का दोहन-सर्जन करती हें । यह 
मध्यमा वाणी सरस्वती का परमतत्त्व है । वह कहाँ जा रही हैं ? 


देवीं वाचमिति मन्त्रस्य भार्गव ऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । सरस्वती देवता । 

सौरिति बीजशक्तिः कीलकम्‌ । मन्त्रेण न्यासः ॥27॥ 

व्यक्ताव्यक्तगिरः सर्वे वेदाद्या व्याहरन्ति याम्‌। 

सर्वकामदुघा धेनुः सा मां पातु सरस्वती ॥28॥ 

सौः देवी वाचमजनयन्त देवास्तां विश्वरूपाः पशवो वदन्ति। सा नो 

मन्द्रेषमूर्ज दुहाना धेनुर्वागस्मानुपसुष्टुतैतु ॥29॥ 

“देवी वाचं० इत्यादि मंत्र के भार्गव ऋषि, त्रिष्टुभ्‌ छन्द, सरस्वती देवता, 'सो:' बीजशक्ति और 

कीलक, इष्टप्राप्ति के लिए विनियोग और मंत्र से न्यास है । ध्यानमंत्र यह है-“वेदादि शास्त्र जिसे 


538 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


व्यक्त और अव्यक्त वाणी कहते हैं, वे सरस्वती सबकी कामधेनु मेरी रक्षा करें ।”” जपमंत्र यह है-- 
“प्राणदेवताओं ने जिस वैखरी वाणी को उत्पन्न किया है, उसे जगत्‌ के जीव बोल रहे हैं । वह कामधेनु 
जैसी अन्न और बल देने वाली वैखरीरूपा सरस्वती हमारी स्तुतियो से प्रसन्न होकर हमारे समीप आकर 
हमारी सभी कामनाएँ पूर्ण करें ।'” 

उत त्व इति मन्त्रस्य बृहस्पतिऋषिः । त्रिष्टुप्‌ छन्दः । सरस्वती देवता । 

समिति बीजशक्तिः कीलकम्‌ । मन्त्रेण न्यासः ॥30॥ 

यां विदित्वाखिलं बन्धं निर्मथ्याखिलवर्त्मना । 

योगी याति परं स्थानं सा मां पातु सरस्वती ॥31॥ 

सं उत त्वः पश्यन्न ददर्श वाचमुत त्वः शृण्वन्न श्रृणोत्येनाम्‌ । उतो त्वस्मै 

तन्वं विसस्त्रे जायेव पत्य उशती सुवासाः ॥3 2॥ 


“उत त्व०' इत्यादि मंत्र के बृहस्पति ऋषि, त्रिष्टुप्‌ छन्द, सरस्वती देवता, 'सं' बीजशक्ति तथा 
कोलक, इष्टप्राप्ति के लिए विनियोग और मंत्र से न्यास होता है । ध्यानमंत्र यह है~“सर्वमारगों से जिसे 
जानकर, योगी लोग बन्थो को छिन्न-भिन्न करके परमस्थान को प्राप्त करते हैं, वह सरस्वती मेरी रक्षा 
करें |” जप मंत्र यह है-- कुछ लोग इस वाणी को देखने पर भी नहीं देख सकते (नहीं समझ 
सकते) | सुनने पर नहीं सुन सकते | जबकि कुछ लोगों के लिए तो वह उसी प्रकार प्रकट हो जाती 
है, जैसे पति की इच्छा करने वाली वस्तराभूषणों से अलंकृत स्री अपने को पति के समक्ष निर्वत्र होकर 
समर्पित कर देती है । 


अम्बितम इति मन्त्रस्य गृत्समद ऋषिः । अनुष्टुप्‌ छन्दः । सरस्वती 
देवता । ऐमिति बीजशक्तिः कीलकम्‌ । मन्त्रेण न्यासः ॥3 3॥ 
नामरूपात्मकं सर्व यस्यामावेश्य तां पुनः । 

ध्यायन्ति ब्रह्मरूपैका सा मां पातु सरस्वती ॥34॥ 

ऐं अम्बितमे नदीतमे देवितमे सरस्वती । अप्रशस्ता इव स्मसि प्रशस्ति 
मम्ब नस्कृधि ॥3 5॥ - 


'अम्बितः०' इत्यादि मंत्र के ऋषि गृत्समद, छन्द अनुष्टुप्‌, देवता सरस्वती, तथा बीजशक्ति 
कीलक 'एऐ' हे । तथा मंत्र से न्यास होता है । ध्यानमंत्र यह है--“योगीजन जिसमें नामरूपात्मक सब 
जगत्‌ को आरोपित करके उसका ब्रह्म के रूप में ध्यान करते हे, वह सरस्वती मेरा रक्षण करें ।” जपमंत्र 
यह है-- हि श्रेष्ठमाता, श्रेष्ठनदी, श्रेष्ठदेवी, सरस्वती ! आपकी कृपा के बिना तो हम सब गरीब हैं 


हमारी कोई गिनती नहीं | तुम कृपा करो, जिससे जनसमुदाय में हम गणनापात्र हों । धनाभाव और 
ज्ञानाभाव की पूर्ति करके हमें धन और ज्ञान से पूर्ण कर दो ।” 


चतुर्मुखमुखाम्भोजवनहंसवधूर्मम । 

मानसे रमतां नित्यं सर्वशुक्ला सरस्वती ॥36॥ 
नमस्ते शारदे देवि काश्मीरपुरवासिनी । 

त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे ॥37॥ 


अक्षसूत्राङकुशधरा पाशपुस्तकधारिणी । 
मुक्ताहारसमायुक्ता वाचि तिष्ठतु मे सदा ॥38॥ 


सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ (109) 539 


कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता । 
महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे संनिविश्यताम्‌ ॥3 9॥ 
ब्रह्मा के मुखकमलों के वन के ज्ञानहंस की पत्नी ऐसी सरस्वती, जो कि हंसीरूप से सर्वत: श्वेत 
है, मेरे मानस सरोवर में सर्वदा रमण करें । हे काश्मीर नगर में बसने वाली देवी शारदा ! आपको 
नमस्कार । मैं नित्य आपकी प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे विद्यादान दें । अक्षसूत्र (जपमाला), अंकुश, 
पाश और पुस्तक को धारण करने वाली, मोतियो के हार से सुशोभित सरस्वती हमेशा ही मेरी वाणी 
में रहें (वाणी में निवास करे) | शंख-सी त्रिवलय कंठवाली, ताँबे से लाल ओठों वाली, सर्वप्रकार के 
आभूषणों से शोभित, महासरस्वती देवी मेरे जिह्वा के अग्रभाग में विराजमान रहेँ । 
या श्रद्धा धारणा मेधा वाग्देवी विधिवल्लभा । 
भक्तजिह्वाग्रसदना शमादिगुणदायिनी ॥40॥ 
नमामि यामिनीनाथलेखालंकृतकुन्तलाम्‌ । 
भवानीं भवसंतापनिर्वापणसुधानदीम्‌ ॥41॥ 
यः कवित्वं निरातङ्कं भुक्तिमुक्ती च वाञ्छति । 
सोऽभ्यर्च्यैनां दशश्लोक्या नित्यं स्तौति सरस्वतीम्‌ ॥42॥ 
तस्यैवं स्तुवतो नित्यं समभ्यर्च्य सरस्वतीम्‌ । 
भक्तिश्रद्धाभियुक्तस्य षण्मासात्प्रत्ययो भवेत्‌ ॥4३॥ 
ततः प्रवर्तते वाणी स्वेच्छया ललिताक्षरा । 
गद्यपद्यात्मकैः शब्दैरप्रमेयैर्विवक्षितैः ॥44॥ 
अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थः प्रायः सारस्वतः कविः ॥45॥ 
जो श्रद्धा, धारणा, मेधा, वाग्देवता और विधि (ब्रह्मा) की वल्लभा के स्वरूप में पहचानी जाती 
है, भक्तों का जिह्ाग्र जिसका घर है, उस शमदमादि गुणों को देने वाली सरस्वती को मैं नमस्कार करता 
हूँ । चन्द्रलेखा से सुशोभित केशकलाप वाली, संसार के त्रिविध तापों के शमन के लिए अमृत की नदी 
जैसी भवानी (सरस्वती) को में नमस्कार करता हूँ । बाधारहिंत कवित्व की और भुक्ति-मुक्ति कीजो 
कामना करता है, वह नित्य उपर्युक्त दश मंत्रो से सरस्वती की पूजा (स्तुति) करता है । इस तरह स्तुति- 
पूजा करने वाले और श्रद्धालु भक्त को छ: मास में ही प्रतीति हो जाती है। उसमें अपने आप ही ललित 
अक्षरों वाली वाणी, गद्य और पद्य के रूप में अप्रमेय और इच्छित अर्थो में प्रकट हो जाती है । पहले 
न देखे-सुने ग्रन्थ को भी वह जान-पढ़ सकता है, वह विद्वान्‌ कवि हो जाता है। 
(इत्येवं निश्चयं विप्राः ) सा होवाच सरस्वती-- 
आत्मविद्या मया लब्धा ब्रह्मणैव सनातनी । 
ब्रह्मत्वं मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः ॥4 6॥ 
प्रकृतित्वं ततः सृष्टं सत्त्वादिगुणसाम्यतः । 
सत्यमाभाति चिच्छाया दर्पणे प्रतिबिम्बवत्‌ ॥47॥ 
तेन चित्प्रतिब्रिम्बेन त्रिविधा भाति सा पुनः । 
प्रकृत्यवच्छिन्नतया पुरुषत्वं पुनश्च ते॥48॥ 
आश्वलायन कहते हैं कि हे ब्राह्मणो ! इस तरह उपासना करने से सरस्वती क होकर म 
कहा--मै ही ब्रह्म हूँ ! ब्रह्मरूपी मैंने ही आत्मविद्या प्राप्त की है। सच्चिदानंद रूप से मेरा ब्रह्मत्व सिद्ध 


540 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ही है । बाद में सत्त्वादि गुणों की साम्यावस्था से मैं ही प्रकृतिरूप बनी हूँ । दर्पण में पड़ते प्रतिबिम्ब की 
तरह चिच्छाया सत्य दिखाई देती है । इस चैतन्य के प्रतिबिम्ब से वह त्रिगुणात्मिका दिखाई देती है । 
इस प्रकार प्रकृति से व्याप्त मुझमें पुरुषत्व (पखह्यत्व) (प्रकृतियोग से जीवत्व) भी है ही। 

शुद्धसत्त्वप्रधानायां मायायां बिम्बितो ह्यजः । 

सत्त्वप्रधाना प्रकृतिर्मायेति प्रतिपाद्यते ॥49॥ 

सा माया स्ववशोपाधिः सर्वज्ञस्येश्वरस्य हि । 

'बश्यमायत्वमेकत्वं सर्वज्ञत्वं च तस्य तु ॥50॥ 

सात्तिवकत्वात्समष्टित्वात्साक्षित्वाज्जगतामपि । 

जगत्कर्तुमकर्तु वा चान्यथा कर्तुमीशते । 

यः स ईश्वर इत्युक्तः सर्वज्ञत्वादिभिर्गुणैः ॥51॥ 

शक्तिद्वयं हि मायाया विक्षेपावृतिरूपकम्‌। 

विक्षेपशक्तिलिंङ्गादि ब्रह्माण्डान्तं जगत्सृजेत्‌ ॥52॥ 

अन्तर्दृग्दृश्ययोर्भेदं बहिश्च ब्रह्मसर्गयोः । 

आवृणोत्यपरा शक्तिः सा संसारस्य कारणम्‌ ॥5 3॥ 


जब शुद्धसत्त्व प्रधान प्रकृति में ब्रह्म (सरस्वती) का प्रतिबिम्ब पड़ता है, तब वह माया कहलाती 

है । वह माया ईश्वर की वशीभूत उपाधि है । इसीलिए ईश्वर को माया को वश में रखने वाला, सर्वज् 
और एकमात्र कहा जाता है । वह ईश्वर (सात्विक, समष्टिरूप तथा जगत्‌ का साक्षी होने से--) जगत्‌ 
को बनाने, न बनाने या और कुछ करने में समर्थ हैं । ऐसा जो सर्वजञत्वादि गुणों से युक्त है, उसे ईश्वर 
कहा जाता है । विक्षेप और आवरण- यै दो माया की शात्तियाँ हैं । विक्षेपशक्ति लिंगदेह से लेकर 
ब्रह्माण्ड तक जगत्‌ का सर्जन करती है । वह भीतर के दृग्दृश्य के भेद को तथा बाहर के ब्रह्म और 
जगत्‌ की भिन्नता को आवृत कर देती है । और यही आवरणरूप अपरा शक्ति सृष्टि का कारण है । 

साक्षिणः पुरतो भातं लिङ्गदेहेन संयुतम्‌ । 

त्रितिच्छायासमावेशाज्जीवः स्याद्व्यावहारिकः ॥54॥ 

अस्य जीवत्वमारोपात्साक्षिण्यप्यवभासते । 

आवृतौ तु विनष्टायां भेदे भातेऽपयाति तत्‌ ॥55॥ 

तथा सर्गब्रह्मणोश्च भेदमावृत्य तिष्ठति । 

या शक्तिस्तद्वशादब्रह्म विकृतत्वेन भासते ॥56॥ 

अत्राप्यावृतिनाशेन विभाति ब्रह्मसर्गयोः । 

भेदस्तयोर्विकारः स्यात्सर्गे न ब्रह्मणि क्वचित्‌ ॥57॥ 


साक्षीरूप चितिशक्ति जब लिंगदेह से युक्त होकर व्यावहारिक जीव की संज्ञा को प्राप्त करता है, 
और तब चिति और बुद्धि र तरह, ब्रह्म और जीव का भेद खड़ा होता है । जीवरूप से प्रत्यक्ष जगत्‌ 
बनता है । साक्षी ब्रह्म-चिति में आरोप से ही जीवात्मा दीखता है । अत: जब आरोप-आवरण का नाश 


होता है, तब यह दृश्यमान भेद नष्ट हो जाता है । इस आवरणशक्ति 
, शक्ति का 
में कभी नहीं होता। 1 विकार जगत्‌ में होता है, ब्रह्म 


सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ (109) 541 


अस्ति भाति प्रियं रूपं नाम चेत्यंशपञ्चकम्‌ । 

आद्यत्रयं ब्रह्मरूपं जगद्रूपं ततो द्वयम्‌ ॥58॥ 

अपेक्ष्य नामरूपे द्वे सच्चिदानन्दतत्परः । 

समाधिं सर्वदा कुर्याद्धृदये वाथ वा बहिः ॥59॥ 

सविकल्पो निर्विकल्पः समाधिर्द्विविधो हृदि । 

दृश्यशब्दानुभेदेन स विकल्पः पुनर्द्विधा ॥60॥ 

अस्ति = है, भाति = आभास होता है और प्रिय = प्रिय लगता है तथा रूप और नाम--ये पाँच 

अंश हैं, उनमें पहले तीन ब्रह्म का स्वरूप हैं अन्त्य दो जगत्‌ का स्वरूप हैं । इनमें से नाम और रूप 
(अन्त्य दो) की उपेक्षा करके, ब्रह्म के सच्चिदानन्द रूप में परायण होकर अपने भीतर या बाहर हमेशा 
समाधि साधना में साधक को तत्पर ही रहना चाहिए । हृदय में होती हुई इस समाधि के सविकल्प और 
निर्विकल्प--ऐसे दो भेद होते हैं । और सविकल्पक भी दो प्रकार का होता हे--एक दृश्यानुविद्ध और 
दूसरा शब्दानुविद्ध । 

कामाद्याश्चित्तगा दृश्यास्तत्साक्षित्वेन चेतनम्‌ । 

ध्यायेद्दृश्यानुविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः ॥61॥ 

असङ्गः सच्चिदानन्दः स्वप्रभो द्वैतवर्जितः । 

अस्मीतिशब्दविद्धोऽयं समाधिः सविकल्पकः ॥6 2॥ 

स्वानुभूतिरसावेशाददृश्यशब्दाद्यपेक्षितुः । 

निर्विकल्पः समाधिः स्यान्निवातस्थितदीपवत्‌ ॥6३॥ 

हृदीव बाह्यदेशेऽपि यस्मिन्कस्मिंश्च वस्तुनि । 

समाधिराद्यसन्मात्रान्नामरूपपृथक्कृतिः ॥64॥ 

स्तब्धीभावो रसास्वादाच्तृतीयः पूर्ववन्मतः । 

एतैः समाधिभिः षड्भिर्नयेत्कालं निरन्तरम्‌ ॥65॥ 

चित्त में उत्पन्न होने वाले कामादि विकार दृश्य हैं, और चेतन उनका साक्षी हे. --इस प्रकार का 

ध्यान करना ही दृश्यानुविद्ध सविकल्पक समाधि है । 'में असंग, सच्चिदानंद, स्वप्रकाश, द्वैतवर्जित 
हूँ--इस प्रकार ध्यान करने को शब्दानुविद्ध सविकल्प समाधि कहते हैं। आत्मानुभूति के रस के 
आवेश में दृश्य और शब्द की उपेक्षा करने वाले साधक के हृदय में वायुरहित प्रदेश में रखे गए दीपक 
की भाँति निर्विकल्प समाधि होती है । जैसे ये दोनों समाधियाँ हृदय में होती है वैसे ही बाहर भी किसी 
वस्तु के प्रति एकाग्रता होने से हो सकती हैं । प्रथम समाधि द्रष्टा तथा दृश्य के विवेक से होती है । 
द्वितीय समाधि आदि सत्‌ रूप से नाम रूप का पृथक्करण करने से हो सकती है । तृतीय प्रकार की 
समाधि पूर्वोक्त प्रकार से होती है, उसमें स्तब्धीभाव होता है । साधक को इन छः प्रकार की समाधियों 
में निरन्तर अपनी अनुकूल समाधि की साधना करते रहना चाहिए । 


देहाभिमाने गलिते विज्ञाते परमात्मनि । 

यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र परामृतम्‌ ॥66॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिश्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दृष्टे पेरावरे ॥67॥ 


542 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
मयि जीवत्वमीशत्वं कल्पितं वस्तुतो न हि । 
इति यस्तु विजानाति स मुक्तो नात्र संशयः ॥68॥ इत्युपनिषत्‌ । 
इति सरस्वतीरहस्योपनिषत्समाप्ता । 


८1५-->४०---7 


परमात्मा को जानते हुए जब देहाभिमान का नाश हो जाता है, तब मन जहाँ कहीं भी जाता है, 


वहाँ उसे परमात्मा का रूप ही दिखाई देता है । उसे परामृत परमात्मा ही दीखता है । तब हृदय की सभी 
ग्रन्थियाँ टूट जाती हैं । सभी संशय नष्ट हो जाते हैं | तब उस परात्पर के दर्शन से सभी कर्म नष्ट हो 
जाते हैं। यह जीवत्व और ईश्वरत्व तो मुझमें कल्पित (आरोपित) ही है, वह वास्तविक नहीं है । यह 
जो जानता है, वह मुक्त हो जाता है, उसमें कोई संशय नहीं । 


इस प्रकार सरस्वतीरहस्योपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
w 


शान्तिपाठः 


ॐ सह नाववतु । सह नौ मा विद्विषावहै । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


Es 


(110) बहूवृचोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


प क्रग्वेदपरम्परा की इस उपनिषद्‌ में जगत्कारणस्वरूपा आदिशक्ति का स्वरूप बताया 
हे । चितूशक्ति का स्वरूप, चितूशक्ति का सर्वकारणत्व, चित्शक्ति के शब्द से अर्थ का भावन, 
चित्शक्ति का अद्वितीयत्व, प्रत्यक्‌ और पर चितूशक्ति का ऐक्य, अम्बिका आदि रूपों में चित्‌- 
शक्ति की भावना और ब्रह्म का ही मुख्य ज्ञेयत्व--ये विषय क्रमश: बताए गए है । 


® 


शान्तिपाठः 
ॐ वाङ्मे मनसि“-वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । (पूर्ववत्‌) 
३ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (अक्षमालिकोपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 
देवी ह्येकाग्र आसीत्‌ । सैव जगदण्डमसृजत्‌ । कामकलेति विज्ञायते । 
श्रृङ्खारकलेति विज्ञायते ॥1॥ 
तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्‌ । विष्णुरजीजनत्‌ । रुद्रोऽजीजनत्‌ । सर्वे 
मरुद्गणा अजीजनन्‌ । गन्धर्वाप्सरसः किन्नरा वादित्रवादिनः समन्ताद- 
जीजनन्‌ । भोग्यमजीजनत्‌ । सर्वमजीजनत्‌। सर्वं शाक्तमजीजनत्‌। 
अण्डजं स्वेदजमुद्भिज्जं जरायुजं यत्किञ्चैतत्प्राणिस्थावरजङ्गमं मनुष्य न- 
जीजनत्‌ ॥2॥ 
पहले एक देवी ही थीं । उन्होंने जगत्‌ के अण्डे का सर्जन किया । इसलिए वह कामकला के रूप 
में जानी जाती हैं और वह शृंगारकला के नाम से भी प्रख्यात हैं । उन्हीं से ब्रह्मा पैदा हुए, विष्णु पैदा 
हुए और रुद्र पैदा हुए । उन्हीं से सभी मरुद्गण पैदा हुए तथा गन्धर्व, अप्सराएं, किन्नर, तुम्बुरु आदि 
वादक और यह चारों ओर दिखाई देने वाला जगत्‌ उत्पन्न हुआ । उन्हीं से सब भोग्य पदार्थ जन्मे, 
भोक्ता भी (शाक्त भी) जन्मे | अण्डज, स्वेदज, उद्भिज्ज, जरायुज--जो कुछ भी प्राणी, स्थावर, 
जंगम, मनुष्य आदि हैं, वह जन्मे । 
सैषाऽपरा शक्तिः । सैषा शाम्भवी विद्या कादिविद्येति वा हादिविद्येति वा 
सादिविद्येति वा रहस्यम्‌ । ओमों वाचि प्रतिष्ठा ॥३॥ 
सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं व्याप्य बहिरन्तरवभासयन्ती देशकालवस्त्वन्तर- 
सङ्गान्महात्रिपुरसुन्दरी वै प्रत्यक्‌ चितिः ॥4॥ 
वह देवी ही अपण शक्ति है। वही शांभवीविद्या, कादिविद्या, हादिविद्या, अथवा सादिविद्या 
कहलाती है, वह रहस्यमयी है | वे ही प्रणववाची ॐ अक्षरस्वरूपा; सत्‌-चित्‌-आनन्दमयी शक्ति 
प्राणियों की वाणी में प्रतिष्ठित हैं। (शांभवीविद्या = परमकल्याणीकारी ईशसाक्षात्कार विद्या । कादि 
विद्या = क ए इ ल हीं बीज मंत्रों वाली विद्या | हादिविद्या = ह स क ह ल हीं बीजमंत्रो वाली विद्या । 


544 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


सादिविद्या = स क ल हीं बीज मंत्रों वाली विद्या) ये देवी ही तीनों अवस्थारूपी पुरों और तीनों प्रकार 
के शरीरों को विस्तीर्ण करके बाहर और भीतर प्रकाश फैला देती हैं । ये महात्रिपुरसुन्दरी प्रत्यक्‌ चेतना 
के रूप में देश-काल-पात्र के रूप में निःसंग होकर रहती हैं । 


सैवात्मा ततोऽन्यदसत्यमनात्मा । अत एषा ब्रह्मसंवित्तिर्भावाभावकला- 

विनिर्मुक्ता चिद्रिदयाद्वितीयब्रह्मसंवित्तिः सच्चिदानन्दलहरी महात्रिपुर- 

सुन्दरी बहिरन्तरनुप्रविश्य स्वयमेकैव विभाति। यदस्ति सन्मात्रम्‌ । 

यद्विभाति चिन्मात्रम्‌ । यत्तप्रियमानन्दं तदेतत्सर्वाकारा महात्रिपुरसुन्दरी । 

त्वं चाहं च सर्व विश्वं सर्वदेवता । इतरत्सर्वं महात्रिपुरसुन्दरी । सत्यमेकं 

ललिताख्यं वस्तु तदद्वितीयमखण्डार्थं परं ब्रह्म ॥5॥ 

वे (देवी) ही आत्मस्वरूप हैं, उनके सिवा और सब कुछ असत्य और आत्मरहित है । इसीलिए 

वे ब्रह्मविद्या हैं। वे भाव-अभाव की कलाओं से रहित हैं, यह चिद्विद्या अद्वितीय ब्रह्मविद्या 
सच्चिदानन्दलहरी, महात्रिपुरसुन्दरी भीतर-बाहर प्रवेश करके स्वयं ही सर्वत्र एकस्वरूप में प्रकाशित हो 
रही हें । जो अस्तित्वाला है, वह केवल सत्‌ है, जो दिखाई देता है, वह केवल चित्‌ हे । जो प्रिय 
है, वह आनन्द है । तो इन तीनों सभी आकार को धारण करने वाली वे महात्रिपुरसुन्दरी हैं । तुम, मैं, 
और यह सारा विश्व भी उन्हीं एकदेवता का रूप है तुम और मैं के सिवा भी जो कुछ इस जगत्‌ में 
निर्दिष्ट किया जा सकता है, वह सब कुछ भी श्रीमहात्रिपुरसन्दरी ही है । यह जो ललिता नाम की वस्तु 
है, वही सत्य है । वह परब्रह्म से अलग नहीं है, और वह अखण्डार्थ पखह्य का ही रूप है । 


पञ्चरूपपरित्यागादस्वरूपप्रहाणतः । 
अधिष्ठानं परं तत्त्वमेकं सच्छिष्यते महत्‌ इति ॥6॥ 


ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं, ऐसा ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के लिए अस्ति, भाति, प्रिय, 
नाम र रूप-ये पाँचों स्वरूप छूट जाने से अधिषानरूप एक ही महान्‌ परमतत्त्व सत्‌ रूप शेष रह 
जाता है | 


प्रज्ञानं ब्रहोति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा भाष्यते । तत्त्वमसीत्येव 


सम्भाष्यते । अयमात्मा ब्रहोति वा अहं ब्रह्मास्मीति वा ब्रहावाहमस्मीति 
वा ॥7॥। 


इसी बात को श्रुतियाँ, प्रज्ञानं ब्रह्म' या अह ब्रह्मास्मि, अथवा तत्त्वमसि’ या ‘अयमात्मा 
ब्रह्म --इत्यादि महावाक्यों के द्वारा अथवा ब्रह्मैवास्मि” इत्यादि के वाक्यों के द्वारा कह रही हैं । (अर्थात्‌ 
प्रज्ञान ही ब्रहम है, मैं ब्रह्म हूँ, वह तुम हो, अथवा यह आत्मा ब्रह्म है, अथवा मैं ब्रह्म ही हूँ--ऐसे वाक्यों 
के द्वारा श्रुतियाँ यही कह रही हैं ।) 


योऽहमस्मीति वा सोऽहमस्मीति वा योऽसौ सोऽहमस्मीति वा या भाष्यते 
सैषा षोडशी श्रीविद्या पञ्चदशाक्षरी श्रीमहात्रिपुरसुन्द्री बालाम्बिकेति 
बगलेति वा मातङ्गीति स्वयंवरकल्याणीति भुबनेश्वरीति चामुण्डेति 
चण्डेति वाराहीति तिरस्करिणीति राजमातङ्घीति वा शुकश्यामलेति वा 


लघुश्यामलेति वा अश्वारूढेति वा प्रत्यद्भिरा धूमावती 
गायत्री ब्रह्मानन्दकलेति ॥8॥ ्गिरा धूमावती सावित्री सरस्वती 


बहवृचोपनिषत्‌ (110) 545 

ऐसे 'अहं ब्रह्मास्मि’ इत्यादि वाक्यों के द्वारा ज्ञानियों के अनुभूयमान तत्त्व को ही उपासक लोग 

षोडशी, श्रीविद्या, पंचदशाक्षरी, श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी, बाला, अम्बिका, बगला, मातंगी, स्वयंकल्याणी, 

भुवनेश्वरी, चामुण्डा, चण्डा (चण्डी), वाराही, तिरस्करिणी, राजमातंगी, शुकश्यामला, लघुश्यामला, 

अश्वारूढा, प्रत्यंगिरा, धूमावती, सावित्री, सरस्वती, गायत्री, ब्रह्मानन्दकला आदि के रूप में अनुभव 
करते हैं । (उपास्य देवता के रूप में देखते हैं ।) 


ऋचो अक्षरे परमे व्योमन्‌ । यस्मिन्देवा अधि विश्वे निषेदुः । यस्तन्न वेद 
किमृचा करिष्यति । य इत्तद्विदुस्त इमे समासते ॥ इत्युपनिषत्‌ ॥9॥ 


इति बह्वृचोपनिषत्समाप्ता । 
प मन्च 
ऋचाएँ परमाकाश में (अक्षर अविनाशी तत्त्व में) स्थित रहती हैं । उसी में समस्त देवगण सम्यग 
रूप से निवास करते हैं । जो मनुष्य उन ऋचाओं के मर्म को ठीक तौर से नहीं पहचान पाता है, वह 
उन्हें केवल मुँह से पढ़कर क्या लाभ ले सकता है ? परन्तु जो लोग इनके अर्थ को (विवक्षित अर्थ 
को) यथातथ समझते हैं, वे ही ब्रह्म के साथ एकीभाव को (समास को) प्राप्त करते हैं। 


इस प्रकार बहवृचोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
ww 
शान्तिपाठः 


ॐ वाङ्मे मनसि““वक्तारमवतु वक्तारम्‌ । (पूर्ववत्‌) 
३४० शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र 


35 3० तृ 0 


(111) मुक्तिकोपनिषत्‌ 


(उपनिषत्परिचय) 


इस शुक्लयजुर्वेदीय उपनिषद्‌ में हनुमानजी के साथ श्रीरामचन्द्रजी का संवाद हे । इस 
उपनिषद्‌ के दो अध्याय हैं | इनमें प्रथम अध्याय के दो खण्ड हें । प्रथमाध्याय के प्रथम खण्ड 
में हनुमानजी की जिज्ञासा, वेदान्तज्ञान से सायुज्यप्राप्ति, मुक्ति के प्रकार और उनके साधनों की 
जिज्ञासा, सालोक्यमुक्ति के साधनरूप में उपासना, कैवल्य मुक्ति के साधनरूप में उपनिषत्‌- 
ज्ञान, एक सौ आठ उपनिषदों का क्रम, उपनिषदों के अर्थज्ञान से मुक्तिलाभ आदि विषय हैं । 
दूसरे खण्ड में एक सौ आठ उपनिषदों के अलग शान्तिपाठ तथा उपनिषद्‌-ज्ञान से ही 
केवल्यमुक्ति कही है | द्वितीय अध्याय में जीवन्मुक्त और विदेहमुक्ति के स्वरूप, प्रमाण, 
साधन, प्रयोजन बताए हैं । वासना--उसका क्षय, प्रकार, मनोनाश, विज्ञान, सहजकुंभक और 
अन्य आनुषंगिक विषयों की चर्चा की गई है । 


९७) 


शान्तिपाठ: 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं--पूर्णमेवावशिष्यते । (पूर्ववत्‌) 
३% शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 
इसका हिन्दी रूपान्तर पूर्व में (पैंगलोपनिषत्‌ में) द्रष्टव्य है । 
प्रथमोऽ ध्यायः 


प्रथमः खण्डः 
अयोध्यानगरे रम्ये रत्नमण्डपमध्यमे । 
सीताभरतसौमित्रिशतरुष्नाद्यैः समन्वितम्‌ ॥1॥ 
सनकाद्यैर्मुनिगणैर्वसिष्ठाद्यैः शुकादिभिः । 
अन्यैर्भागवतैश्चापि स्तूयमानमहर्निशम्‌ ॥2॥ 
धीविक्रियासहस्राणां साक्षिणं निर्विकारिणम्‌। 
स्वरूपध्याननिरतं समाधिविरमे हरिम्‌ ॥३॥ 
भक्त्या शुश्रूषया रामं स्तुवन्‌ पप्रच्छ मारुतिः । 
राम त्वं परमात्माऽसि सच्चिदानन्दलक्षणः ॥4॥ 
इदानीं त्वां रघुश्रेष्ठ प्रणमामि मुहुमुहुः । 

त्वद्रूपं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतो राम मुक्तये ॥5॥ 
अनायासेन येनाहं मुच्येयं भवबन्धनात्‌ । 

कृपया वद मे.राम येन मुक्तो भवाम्यहम्‌ ॥6॥ 


प्रथमोऽध्यायः] मुक्तिकोपनिषत्‌ (111) 547 


रमणीय अयोध्यानगर में रत्नमण्डप के मध्य में सीता, भरत, सुमित्रापुत्र लक्ष्मण, शत्रुघ्न आदि 

के साथ में रहते हुए तथा सनकादि मुनियों के समूहों द्वार तथा वसिष्ठ आदिकों तथा शुक आदि 
अन्यान्य भगवद्भक्तो के द्वारा रातदिन स्तुति किए जाने वाले ऐसे तथा बुद्धि के अनेक परिणामों के 
साक्षीरूप एवं स्वयं निर्विकारी, समाधि के विराम काल में भी अपने ही स्वरूप में तल्लीन ऐसे हरि की 
सेवा-शुश्रूषा पूर्वक भक्तिभाव से मारुति श्री हनुमान जी ने एमजी की स्तुति करते हुए पूछा-- हि राम ! 
आप तो परमात्मा हैं, आप सच्चिदानन्दस्वरूप हैं । हे रघुश्रेष्ठ ! मैं आपको बार-बार प्रणाम करता हूँ। 
हे राम ! मैं मुक्ति के लिए आपके स्वरूप को तात्त्विक रूप में जानना चाहता हूँ, जिससे में संसार के 
बन्धन से सरलता से मुक्त हो जाऊं । कृपा करके वह कहिए कि जिससे में मुक्त हो जाऊं ।” 

साधु पृष्टं महाबाहो वदामि शृणु तत्त्वतः । 

वेदान्ते सुप्रतिष्ठोऽहं वेदान्तं समुपाश्रय ॥7॥ 

वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ वर्तन्ते कुत्र ते वद । 

हनूमञ्छुणु वक्ष्यामि वेदान्तस्थितिमञ्जसा ॥8॥ 

निश्वासभूता मे विष्णोर्वेदा जाताः सुविस्तराः । 

तिलेषु तैलवद्वेदे वेदान्तः सुप्रतिष्ठितः ॥9॥ 

राम वेदाः कतिविधास्तेषां शाखाश्च राघव । 

तासूपनिषदः काः स्युः कृपया वद तत्त्वतः ॥1 0॥ 

श्रीराम उवाच-- 

ऋग्वेदादिविभागेन वेदाश्चत्वार ईरिताः । 

तेषां शाखा ह्यनेकाः स्युस्तासूपनिषदस्तथा ॥11॥ 

तब राम ने कहा-- हे महाबाहो ! तुमने अच्छा प्रश्न पूछा है । सुनो, अब मैं तुम्हें सब तात्विक 

रूप से कहता हुँ में वेदान्त में अच्छी तरह प्रतिष्ठित हुआ हूँ, इसलिए तुम दान्त का अवलम्बन 
करो।” तब हनुमानजी ने पूछा--“हे सुभ्र्ठ। ये वेदान्त कौन से हैं ? वे कहाँ हैं ? मुझे यह 
कहिए |” तब राम ने कहा-- हि हनुमान ! वेदान्त की सही स्थिति कर से बता रहा हूँ, सुनो । 
विष्णुरूप मेरे निःश्वास से ये सभी विस्तृत वेद उत्पन्न हुए हैं । और जैसे तिलों में तेल रहता है, उसी 
प्रकार वेदान्त वेदों में रहता है ।” तब हनुमान ने पूछा-- हि राम ! वेद कितने हें ? उनको शाखा 
कितनी हैं ? उनमें उपनिषदें कितनी हैं ? यह सब मुझे तात्त्विक रूप से आप बताइए । (2 हु श्रीराम 
ने कहा-_ऋग्वेदादि भेद से वेद चार कहे गए हैं। उनकी शाखाएँ और उपनिषदें तो बहुत हैं। 

ऋग्वेदस्य तु शाखाः स्टुरेकविंशतिसंख्यया । 

नवाधिकशतं शाखा यजुषो मारुतात्मज ॥12॥ 

सहस्रसंख्या जाताः शाखाः साम्नः परन्तप। 

अथर्वणस्य शाखाः स्युः पञ्चाशद्भेदतो हरे ॥13॥ 

एकैकस्यास्तु शाखाया एकैकोपनिषन्मता । 

तासामेकामृचं [मृगेकाऽपि]येन पठ्यते भक्तितो मयि ॥14॥ 

स मत्सायुज्यपदवी प्राप्नोति मुनिदुर्लभाम्‌ । 

राम केचिन्मुनिश्रेष्ठा मुक्तिरेकेति चक्षिरे ॥1 5॥ 

केचित्त्वन्नामभजनात्‌ काश्यां तारोपदेशतः । 


548 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अन्ये तु सांख्ययोगेन भक्तियोगेन चापरे ॥1 6॥ 

अन्ये वेदान्तवाक्यार्थविचारात्‌ परमर्षयः । 

सालोक्यादिविभागेन चतुर्धा मुक्तिरीरिता ॥17॥ 

ऋग्वेद की इक्कीस शाखाएं हैं हे मारुतपुत्र ! यजुर्वेद की एक सौ नौ शाखाएँ हैं । हे परंतप ! 

सामवेद की एक हजार शाखाएं हैं, और हे वानर ! अथर्ववेद की पचास शाखाएँ हैं । एक-एक शाखा 
की एक-एक उपनिषद्‌ है | उनमें से कोई यदि मुझमें भक्ति रखकर एक मंत्र को भी पढ़ता है, तो वह 
मुनियों को भी दुर्लभ ऐसी मेरी सायुज्य पदवी को प्राप्त हो जाता है।” तब हनुमान ने पूछा-- हि 
राम ! कुछ श्रेष्ठ मुनि मुक्ति एक ही है, ऐसा कहते हैं, कुछ लोग नाम भजन से, कुछ लोग काशी में 
तारोपदेश से, कुछ लोग सांख्ययोग से, कुछ लोग भक्तियोग से और कुछ परमऋषि वेदान्त के वाक्यार्थ 
के विचार से सालोक्य आदि भेद से चार प्रकार की मुक्ति कहते हैं ।” 


स होवाच श्रीरामः 

कैवल्यमुक्तिरेकैव पारमार्थिकरूपिणी । 

दुराचाररतो वाऽपि मन्नामभजनात्‌ कपे ॥1 8॥ 
सालोक्यमुक्तिमाप्नोति न तु लोकान्तरादिकम्‌ । 
काश्यां तु ब्रह्मनालेऽस्मिन्‌ मृतौ मत्तारमाप्नुयात्‌ ॥1 9॥ 
पुनरावृत्तिरहितां मुक्तिं प्राप्नोति मानवः । 

यत्र कुत्रापि वा काश्यां मरणे स महेश्वरः ॥20॥ 
जन्तोर्दक्षिणकर्णे तु मत्तारं समुपादिशेत्‌ । 
निर्धूताशेषपापौघो मत्सारूप्यं *जत्ययम्‌ ॥21॥ 


तब श्रीराम ने कहा--“पासमार्थिक रूप से कैवल्यमुक्ति तो एक ही प्रकार की है । परन्तु हे कपि ! 
यदि कोई मनुष्य दुराचार में फॅसा हो, वह भी यदि मेरा नाम जप करे, तो उससे अन्य लोकों की प्राप्ति 
के बदले मेरे लोक को प्राप्त करता है । काशी में मेरे तारमंत्र को सुनते हुए जो मरता है, तो वह मानव 
पुनरावृत्ति से रहित मुक्ति को पा लेता है | काशी में कहीं भी मरने पर वह महेश्वर होता है । (मरणासन्न 
व्यक्ति के) दाहिने कान में मेरे तारमंत्र को पढ़ना चाहिए, जिससे वह समग्र पापों को झाड़कर मेरे 
सारूप्य को प्राप्त करता है। 


सैब सालोक्यसारूप्यमुक्तिरित्यभिधीयते । 
सदाचाररतो भूत्वा द्विजो नित्यमनन्यधीः ॥22॥ 
मयि सर्वात्मके भावो मत्सामीप्यं भजत्ययम्‌ । 

सैव सालोक्यसारूप्यसामीप्या मुक्तिरिष्यते ॥23॥ 
गुरूपदिष्टमार्गेण ध्यायन्‌ मद्रपमव्ययम्‌ । 

मत्सायुज्यं द्विजः सम्यग्भजेदभ्रमरकीटवत्‌ ॥24॥ . 
सैव सायुज्यमुक्तिः स्याद्‌ब्रह्मानन्दकरी शिवा | 
चतुर्विधा च या मुक्तिर्मदुपासजया भवेत्‌ ॥2 5॥ 


उसी को सालोक्य और सारूप्य मुक्ति कहा जाता है। सदाचारपरायण 
में र होकर सदैव एकाग्र 
बुद्धिपूर्वक मुझ सर्वात्मक में जो भाव रखता है वह मेरे सामीप्य को प्राप्त करता है, वही सालोक्य, 


प्रथमोऽध्यायः] मुक्तिकोपनिषत्‌ (111) 549 


सारूप्य और सामीप्य मुक्ति कही गई है । गुरु के उपदिष्ट मार्ग से मेरे अव्यय स्वरूप का ध्यान करते 
हुए द्विज साधक कोटभ्रमरन्याय से मेरा सायुज्य प्राप्त करता है, वही सायुज्यमुक्ति होती है, वही 
ब्रह्मानन्दकारी, कल्याणमयी हे । चारों प्रकार की मुक्ति मेरी उपासना से होती हैं ।” 

इयं कैवल्यमुक्तिस्तु केनोपायेन सिध्यति । 

माण्डूक्यमेकमेवालं मुमुक्षूणां विमुक्तये ॥26॥ 

तथाऽप्यसिद्धं चेज्ज्ञानं दशोपनिषदं पठ । 

ज्ञानं लब्ध्वाऽचिरादेव मामकं धाम यास्यसि ॥27॥ 

तथाऽपि दृढता नो चेह्ठिज्ञानस्याञ्जनासुत । 

दवात्रिंशाख्योपनिषदं समभ्यस्य निवर्तय ॥28॥ 

विदेहमुक्ताविच्छा चेदष्टोत्तरशतं पठ । 

तासां क्रमं सशान्तिं च शृणु वक्ष्यामि तत्त्वतः ॥29॥ 

तब हनुमान ने पूछा-- यह कैवल्यमुक्ति किस उपाय से सिद्ध होती है ?” तब राम ने कहा-- 

“मुमक्षुओं की मुक्ति के लिए एक “माण्डूक्योपनिषत्‌' ही पर्याप्त है । फिर भी यदि ज्ञान सिद्ध न हो तो 
दश उपनिषटें पढ़ो । उनसे ज्ञान प्राप्त करके तुम मेरे धाम में शीघ्र ही आ जाओगे । हे अंजनापुत्र ! 
उससे भी यदि ज्ञान दृढ़ न हो तो बत्तीस उपनिषदे पढ़कर अज्ञान को दूर करो | और विदेहमुक्ति की 
इच्छा हो तो एक सौ आठ उपनिषदें पढ़ो । उनका क्रम और उनके शान्तिंत्र मैं अच्छी तरह से कहता 
हूँ इसे सुनो 

ईशकेनकठप्रश्नमुण्डमाण्डूक्यतित्तिरिः । 

ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा 11301 

ब्रहमकैवल्यजाबालश्चेताश्वो हंस आरुणिः । 

गर्भो नारायणो हंसो बिन्दुनादशिरःशिखा ॥31॥ 

मैत्रायणी कौषितकी बृहज्जाबालतापनी । 

'कालाग्निरुद्रमैत्रेयी सुबालक्षुरिमन्त्रिका ॥32॥ 

सर्वसारं निरालम्बं रहस्यं वत्रसूचिकम्‌। 

तेजोनादध्यानविद्यायोगतत्त्वात्मबोधकम्‌ ॥3 3॥ 

परित्राट्‌ त्रिशिखी सीता चूडा निर्वाणमण्डलम्‌ । 

दक्षिणा शरभं स्कन्दं महानारायणाह्वयम्‌ ॥३4॥ 

ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, तैत्तरीय, ऐतरेय, छान्दोग्य, बृहदारण्यक, ब्रह्म, ` 

कैवल्य, जाबाल, श्वेताश्च, हंस, आरुणिक, गर्भ, नारायण, परमहंस, अमृतबिन्दु, अमृतनाद, 
अथर्वशिर, अथर्वशिखा, मैत्रायणी, कौषीतकिब्राह्मण, बृहज्जाबाल, नृसिंहपूर्व और उत्तरतापिनी, ` 
कालाग्निरुद्र, मैत्रेयी, सुबाल, क्षुरिका, मंत्रिका, सर्वसार, निरालम्ब, शुकरहस्य, वञ्रसूचिका, 
तेजोबिन्दु, नादबिन्दु, ध्यानबिन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, आत्मबोध, नारदपरिव्राजक, त्रिशिखिब्राह्मण, 
सीतोपनिषत्‌, योगचूडामणि, निर्वाण, मण्डलब्राह्मण, दक्षिणामूर्ति, शरभ, स्कन्द और त्रिपादूविभूति- ` 
महानारायणोपनिषत्‌ तथा अद्वयतारक है (और भी आगे) A 

रहस्यं रामतपनं वासुदेवं च मुद्गलम्‌ | 

शाण्डिल्यं पैङ्गलं भिक्षुमहच्छारीरकं शिखा ॥35॥ 


550 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तुरीयातीतसंन्यासपरित्राजाक्षमालिका । 
अव्यक्तैकाक्षरं पूर्णा सूर्याक्ष्यध्यात्मकुण्डिका ॥3 6॥ 
सावित्र्यात्मा पाशुपतं परं ब्रह्मावधूतकम्‌ । 
त्रिपुरातपनं देवी त्रिपुरा कठभावना । 

हृदयं कुण्डली भस्म रुद्राक्षणणदर्शनम्‌ ॥37॥ 
तारसारमहावाक्यपञ्चब्रह्याग्निहोत्रकम्‌ । 
गोपालतपनं कृष्णं याज्ञवल्क्यं वराहकम्‌ ॥38॥ 
शाट्यायनी हयग्रीवं दत्तात्रेयं च गारुडम्‌ । 
कलिजाबालिसौभाग्यरहस्यऋचमुक्तिका ॥39॥ 


--रामरहस्य, रामपूर्व और उत्तरतापनी, वासुदेव, मुद्गल, शाण्डिल्य, पैंगल, भिक्षुक, महोपनिषत्‌, 
शारीरक, योगशिखा, तुरीयातीत, संन्यास, परमहंसपरिव्राजक, अक्षमालिका, अव्यक्त, एकाक्षर, 
अन्नपूर्णा, सूर्य, अक्षि, अध्यात्म, कुण्डिका, सावित्री, आत्मोपनिषत्‌, पाशुपतब्रह्म, पखह्य, अवधूत, 
त्रिपुरतापिनी, देवी, त्रिपुरा, कठरुद्र, भावना, रुद्रहदय, योगकुण्डलिनी, भस्मजाबाल, रुद्राक्षजाबाल, 
गणपति, जाबालदर्शन, तारसार, महावाक्य, पंचब्रह्म, प्राणाग्निहोत्र, गोपालपूर्व और उत्तरतापनी, 
कृष्ण, याज्ञवल्कय, वराह, शाऱ्यायनी, हयग्रीव, दत्तात्रेय, गरुड, कलिसन्तरण, जाबालि, 
सौभाग्यलक्ष्मी, सरस्वतीरहस्य, बहवृचोपनिषत्‌ और मुक्तिकोपनिषत्‌ । 


एवमष्टोत्तरशतं भावनात्रयनाशनम्‌। 

ज्ञानवैराग्यदं पुंसां वासनात्रयनाशनम्‌ ॥40॥ 
पूर्वोत्तरेषु विहिततत्तच्छान्तिपुरःसरम्‌ । 
वेदविद्याब्रतस्नातदेशिकस्य मुखात्‌ स्वयम्‌ ॥41॥ 
गृहीत्वाऽष्टोत्तरशतं ये पठन्ति द्विजोत्तमाः । 
प्रारब्धक्षयपर्यन्तं जीवन्मुक्ता भवन्ति ते ॥42॥ 
ततः कालवशादेव प्रारब्धे तु क्षयं गते । 

वैदेहीं मामकीं मुक्तिं यान्ति नास्त्यत्र संशयः ॥4 31 


इस प्रकार ये एक सौ आठ उपनिषदे असंभावना आदि तीनों भावनाओं का नाश करने वाली 

तथा ज्ञान और वैराग्य देने वाली हैं । ये तीनों प्रकार की पुत्रादि की एषणाओं का नाश करने वाली हैं । 
इन उपनिषदों को पहले और अन्त में तत्तद्‌ वैदिक शान्तिपाठ के साथ, वेदविद्या में प्रवीण- श्रोत्रिय 
गुरु के मुख से pi ग्रहण करके जो टो ब्राह्मण इन एक सौ आठ उपनिषदों को पढ़ते हैं, वे जहाँ 
तक प्रारब्ध का क्षय हो, वहाँ तक यहाँ रहते हुए जीवन्मुक्त हो जाते हैं । बाद में कमो 
के क्षय होने पर विदेहमुक्ति को प्राप्त करते हैं, इसमें कोई सहाहो है | Cn 

सर्वोपनिषदां मध्ये सारमष्टोत्तर शतम्‌ । 

सकृच्छूवणमात्रेण सर्वाघौघनिकृन्तनम्‌ ॥44॥ 

मयोपदिष्टं शिष्याय तुभ्यं पवननन्दन । 

इदं शास्त्रं मयाऽऽदिष्टं गुह्ममष्टोत्तरं शतम्‌ ॥451 

ज्ञानतोऽज्ञानतो वाऽपि पठतां बन्धमोचकम्‌ । 

राज्यं देयं धनं देयं याचतः कामपूरणम्‌ ॥461 





प्रथमोञ्ध्याय:] मुक्तिकोपनिषत्‌ (111) 551 


इदमष्टोत्तरशतं न देयं यस्य कस्यचित्‌ । 
नास्तिकाय कृतघ्नाय दुराचाररताय वै ॥47॥ 
मद्धक्तिविमुखायापि छास्त्रगर्तेषु मुह्यते । 
गुरुभक्तिविहीनाय दातव्यं न कदाचन ॥48॥ 
ये एक सौ आठ उपनिषदें सभी उपनिषदों का सारतत्त्व हैं । इनके एक बार भी श्रवणमात्र से सब 
पापसमूह नष्ट होता है। हे पवनपुत्र ! यह तुम्हें-शिष्य को मैंने यह एक सौ आठ उपनिषदों का 
गोपनीय ज्ञान कहा । जाने-अनजाने भी यह पढ़ने से बन्धन से मोक्ष होता है । किसी को माँगने पर राज्य 
या धन दिया जा सकता है, और उसकी इच्छा पूरी की जा सकती है, पर अनधिकृत को यह एक सौ 
आठ उपनिषदे नहीं देनी चाहिए । जो नास्तिक, कृतघ्न और दुराचारपणयण हो, जो मेरी भक्ति से 
विमुख हो, उसे नहीं देना चाहिए। जो शाख्रों की खाइयो में मूर्च्छित हुआ हो उसे और जो 
गुरुभक्तिरहित हो, उसे भी कभी नहीं देना चाहिए । 
सेवापराय शिष्याय हितपुत्राय मारुते । 
मद्भक्ताय सुशीलाय कुलीनाय सुमेधसे ॥49॥ 
सम्यक्‌ परीक्ष्य दातव्यमेवमष्टोत्तरं शतम्‌। 
यः पठेच्छुणुयाद्वाऽपि स मामेति न संशयः ॥50॥ 
तदेतदूचाभ्युक्तम्‌- 
विद्या ह वै ब्राह्मणमाजगाम गोपाय मां शेवधिष्टेऽहमस्मि । 
असूयकायानृजवे शठाय मा मा ब्रूया वीर्यवती तथा स्याम्‌ ॥5 1॥ 
यमेव विद्याश्रुतमप्रमत्तं मेधाविनं ब्रह्मचर्योपपन्नम्‌। 
अस्मा इमामुपसन्नाय सम्यक्‌ परीक्ष्य दद्याद्वैष्णवीमात्मनिष्ठाम्‌ ॥52॥ 
इति प्रथमः खण्डः 


परन्तु हे मारुति ! जो कोई सेवापरायण, शिष्य, हितकारी पुत्र, मेरा भक्त, सुशील, कुलौन, 
बुद्धिमान हो, उसकी परीक्षा करके ही यह अष्टोत्तर शत उपनिषदों का ज्ञान देना चाहिए । इसे जो 
पढ़ेगा, या सुनेगा वह मुझे प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है । यह बात एक ऋचा में भी कही गई 
है कि- विद्या ब्राह्मण के पास आई और कहा कि मेरा रक्षण करो, मैं तुम्हारी निधि हूँ । मुझे ईर्ष्या वाले, 
कुटिल और शठ को मत कहो, इसी से मैं बलवती बन सकती हूँ | इस वैष्णवी आत्मनिष्ठ विद्या को, 
जिसे हम अप्रमत्त, विश्रुत, बुद्धिमान, ब्रह्मचर्ययुक्त जानें, उसी पास में आने वाले को परीक्षा करके ही 
देनी चाहिए । इस प्रकार यहाँ प्रथम अध्याय का अपन खण्ड पूरा होता है । 

द्वितीयः खण्डः 
अथ हैनं श्रीरामचन्द्रं मारुतिः पप्रच्छ ऋग्वेदादिविभागेन पृथक्‌ 


साति बिगुल । स होवाच श्रीरामः 


सौभाग्यबहवृचानामृग्वेदगतानां दशसंख्याकानामुपनिषदां वाङ्मे 
मनसीति शान्तिः ॥1॥ 


552 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


तब उन रामचन्द्र से हनुमान ने कहा--ऋग्वेदादि के विभाग से अलग शान्तिपाठ कहिए ।' तब 
श्रीराम बोले--ऐतरेय, कौषीतकि, नादबिन्दु, आत्मबोध, निर्वाण, मुद्गल, अक्षमालिका, त्रिपुरा, 


सौभाग्यलक्ष्मी और बहवृच ऐसी दस ऋग्वेद में आई हुई उपनिषदों का शान्तिपाठ “वाङ्मे मनसि” आदि 
मन्त्र है । 


ईशावास्यबृहदारण्यजाबालहंसपरमहंससुबालमन्त्रिकानिरालम्बत्रिशि- 
खीद्राह्मणमण्डलब्राह्मणाद्वयतारकपैङ्कलभिक्षुतुरीयातीताध्यात्मतारसार- 
याज्ञवल्क्यशाट्यायनीमुक्तिकानां शुक्लयजुर्वेदगतानामेकोनविंशति- 
संख्याकानामुपनिषदां पूर्णमद इति शान्तिः ॥2॥ 


ईशावास्य, बृहदारण्यक, जाबाल, हंस, परमहंस, सुबाल, मंत्रिका, निरालम्ब, त्रिशिखिब्राह्मण, 
मण्डलब्राह्मण, अद्वयतारक, पैंगल, भिक्षुक, तुरीयातीतावधूत, अध्यात्म, तारसार, याज्ञवल्क्य, 
शाद्यायनी और मुक्तिका--इन उन्नीस शुक्लयजुर्वेदान्तर्गत उपनिषदों का शान्तिपाठ “पूर्णमदः? आदि 
मंत्र है । 
कठवल्लीतैत्तिरीयकब्रह्मकैवल्यश्चेताश्वतरगर्भनारायणामृतविन्द्वमृतनाद- 
कालाग्निरु्रक्षुरिकासर्वसारशुकरहस्यतेजोबिन्दुध्यानबिन्दुब्रह्मविद्यायोग- 
तत्त्वदक्षिणामूर्तिस्कन्दशारीरकयोगशिखैकाक्षराक्ष्यवधूतकठरुद्रहदययोग- 
कुण्डलिनी पञ्चब्रह्मप्राणारिनहोत्रवराहकलिसंतारणसरस्वतीरहस्यानां 


कृष्णयजुर्वेदगतानां द्वात्रिंशत्संख्याकानामुपनिषदां सह नाववत्विति 
शान्तिः ॥3॥ 


कठ, तैत्तिरीय, ब्रह्म, कैवल्य, श्वेताश्वतर, गर्भ, नारायण, अमृतबिन्दु, अभृतनाद, कालाग्निरुद्र, 
क्षुरिका, सर्वसार, शुकरहस्य, तेजोबिन्दु, ध्यानबिन्दु, ब्रह्मविद्या, योगतत्त्व, दक्षिणामूर्ति, स्कन्द, 
शारीरक, योगशिखा, एकाक्षर, अक्षि, अवधूत, कठरुद्र, रुद्रहृदय, योगकुण्डलिनी, पंचब्रह्म, 
प्राणाग्निहोत्र, वराह, कलिसंतरण और सरस्वतीरहस्य--इस बत्तीस कृष्णयजुर्वेदान्तर्गत उपनिषदों का 


शान्तिपाठ “सह नाववतु०' आदि मन्त्र है | 
केनच्छान्दोग्यारुणिमैत्रायणिमैतरेयीवञ्रसूचिकायोगचूडामणिवासुदेव- 
महत्स न्यासाव्यक्तबुण्डकासावित्री रुद्रा द जालना क्षजाबालदर्शनजानालीनां 


सामवेदगतानां षदामाप्यायन्त्विति 


शान्तिः ॥4॥ 


| केन, छान्दोग्य, आरुणि, मैत्रायणि, मैत्रेयी, वज्रसूचिका, योगचूडामणि, वासुदेव, महा, 
संन्यास, अव्यक्त, कुण्डिका, सावित्री, रुद्राक्षजाबाल, जाबालदर्शन और दाह, 
सामवेदान्तर्गत उपनिषदों का शान्तिपाठ 'आप्यायन्तु०' आदि मंत्र है। 


प्रशनपुण्डकमाण्डूक्याथर्वशिरोऽथर्वशखाबृहज्जाबालनृसिंहतापनीनारद्‌- 


मेकत्रिंशत्संख्याकानामुपनिषदां भद्र कर्णेभिरिति पातीति 


द्वितीयोऽध्यायः] मुक्तिकोपनिषत्‌ (111) 553 


प्रश्न, मुण्डक, माण्डूक्य, अथर्वशिर, अथर्वशिखा, बृहज्जाबाल, नृसिंहतापिनी, नारदपरि- 
ब्राजक, सीता, शरभ, त्रिपाद्विभूतिमहानारायण, रामरहस्य, रामतापनी, शाण्डिल्य, परमहंस- 
परित्राजक, अन्नपूर्णा, सूर्य, आत्मा, पाशुपतब्रह्म, पखह्य, त्रिपुरातापिनी, देती, भावना, भस्मजाबाल, 
गणपति, महावाक्य, गोपालतापिनी, कृष्ण, हयग्रीव, दत्तात्रेय और गरुड--इन इकतीस अथर्व- 
वेदान्तर्गत उपनिषदों का शान्तिपाठ “भद्रं कर्णेभिः ०? आदि मंत्र है । 
मुमुक्षवः पुरुषाः साधनचतुष्टयसंपन्नाः श्रद्धावन्तं सत्कुलभवं श्रोत्रियं 
शास्त्रवात्सल्यं गुणवन्तमकुटिलं सर्वभूतहिते रतं दयासमुद्रं सदगुरु 
विधिवदुपसंगम्योपहारपाणयोऽष्टोत्तरशतोपनिषदं विधिवदधीत्य 
श्रवणमनननिदिध्यासनानि नैरन्तर्येण कृत्वा प्रारब्धक्षयाद्देहत्रयभङ्भं 
प्राप्योपाधिविनिर्मुक्तघटाकाशवत्‌ परिपूर्णता विदेहमुक्तिः । सैव 
कैवल्यमुक्तिरिति ॥6॥ 
अत एव ब्रह्मलोकस्था अपि ब्रह्मामुखाद्वेदान्तश्रवणादि कृत्वा तेन सह 
कैवल्यं लभन्ते। अतः सर्वेषां कैवल्यमुक्तिरज्ञान मात्रेणोक्ता न 
कर्मसांख्ययोगोपासनादिभिरित्युपनिषत्‌ ॥7॥ 
इति द्वितीयः खण्डः 
साधनचतुष्टय से युक्त मुमुक्षु लोग श्रद्धालु होकर कुलीन, श्रोत्रिय, शाख्रों और वात्सल्य आदि 
गुणों वाले, सरल एवं सभी प्राणियों के कल्याण में परायण, दयासागर, सद्गुरु के पास विधिपूर्वक 
जाकर, हाथ में कुछ उपहार लेकर, एक सौ आठ उपनिषदों को पढ़कर निरन्तर श्रवण, मनन, 
निदिध्यासन आदि करके, प्रारब्ध कर्मो के क्षय से देह को छोड़कर उपाधि से विनिर्मुक्त घटाकाश की 
तरह परिपूर्णता यानी विदेहमुक्त पराप्त करता है । कैवल्यमुक्ति भी यही कहलाती है । इसीलिए ब्रह्मा के 
लोक में रहे हुए लोग भी ब्रह्मा के मुख से वेदान्तश्रवण करके उनके साथ ही कैवल्य की प्राप्ति करते 
हैं। इसीलिए सभी की कैवल्यमुक्ति केवल ज्ञान से ही होती है । कर्ममार्ग या सांख्ययोग से नहीं होती 
ऐसा यह उपनिषत्‌ कहती है, यहाँ प्रथम अध्याय पूर हुआ । 


द्वितीयोऽ ध्यायः 


अथ हैनं श्रीरामचन्द्रं मारुतिः पप्रच्छ । केयं वा जीवन्मुक्तिः विदेहमुक्तिः 
किं वा तत्र प्रमाणं कथं वा तत्सिद्धिः सिद्धया वा किं प्रयोजनमिति | स 
होवाच श्रीरामः । पुरुषस्य कर्तृत्वभोक्तृत्वसुखदुःखादिलक्षणश्चित्तधर्मः 
क्लेशरूपत्वाद्‌ बन्धो भवति। तन्निरोधनं जीवन्मुक्तिः । उपाधिविनि- 
मुक्तघटाकाशवत््ररब्धक्षयाद्विदेहमुक्तिः जीवन्मुक्तिविदेहमुक्त्योरष्टोत्त- 
रशतोपनिषदः प्रमाणम्‌ । कर्तृत्वादिदुःखनिवृत्तिद्वारा नित्यानन्दावाप्तिः 
प्रयोजनं भवति । तत्पुरुषप्रयत्नसाध्यं भवति । यथा पुत्रकामेष्टिना पुत्रं 
चाणिज्यादिना वित्तं ज्योतिष्टोमेन स्वर्गं तथा पुरुष प्रयत्नसाध्यवेदान्त- 
जीवन्मुक्त्यादिलाभो भवति। सर्ववासना- 
क्षयात्तल्लाभः। 
तब श्रीरामचन्द्र से मारुति (हनुमान्‌) ने पूछा-- यह जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति की सिद्धि कैसी 
होती है ? इस सिद्धि से क्या प्रयोजन हे ? इसमें प्रमाण क्या है ?” तब श्रीराम ने कहा-- कर्तृत्व, 


554 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


भोक्तृत्व, सुख, दु:ख आदि लक्षणवाला चित्त का धर्म होता है । यह क्लेशरूप होने से बन्धन का कारण 
होता है । उसका निरोध करना ही जीवन्मुक्ति है । घट रूप उपाधि से मुक्त घटाकाश की तरह प्रारब्ध 
कर्मों का क्षय हो जाने से विदेहमुक्ति होती है । जीवन्मुक्ति और विदेहमुक्ति के विषय में एक सौ आठ 
उपनिषदें प्रमाण हैं । कर्तृत्व आदि के दुःख के निवारण द्वारा नित्य आनंद की प्राप्ति इसका प्रयोजन 
है । यह प्रयोजन मनुष्य के प्रयत्नो द्वारा साध्य किया जा सकता है । जिस प्रकार पुत्रकामेष्टि के द्वारा पुत्र, 
व्यापारादि के द्वारा धन, ज्योतिष्टोम से स्वर्ग प्राप्त किया जाता है, वैसे ही पुरुष के प्रयत्नों द्वारा साध्य 
वेदान्त के श्रवण आदि के द्वारा जीवन्मुक्ति आदि का लाभ होता है । सर्ववासनाओं के क्षय हो जाने से 
वह लाभ होता हे । 

अत्र श्लोका भवन्ति-- 

उच्छास्त्रं शास्त्रितं चेति पौरुषं द्विविधं मतम्‌ । 

तत्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम्‌ ॥1॥ 

लोकवासनया जन्तोः शास्त्रवासनयाऽपि च | 

देहवासनया ज्ञानं यथावन्नैव जायते ॥2॥ 

` द्विविधो वासनाव्यूहः शुभश्चैवाशुभश्च तौ । 

वासनौघेन शुद्धेन तत्र चेदनुनीयसे ॥३॥ 

तत्क्रमेणाशु तेनैव मामकं पदमाप्नुहि । 

अथ चेदशुभो भावस्त्वां योजयति संकटे ॥4॥ 

प्राक्तनस्तदसौ यत्नाज्जेतव्यो भवता कपे । 

शुभाशुभाभ्यां मार्गाभ्यां वहन्ती वासनासरित्‌ ॥5॥ 


इस विषय में ये श्लोक हैं-शास्रविमुख और शास्रीय--ऐसे दो पुरुषार्थ होते हैं | उनमें से 

शा्रविमुख अनर्थ के लिए होता है, और शास्रीय परमार्थ के लिए होता है। मनुष्य में रही हुई 
लोकवासना, शास्त्रवासना और देहवासना- तीनों होने से ज्ञान ठीक तौर से भासित नहीं होता | 
वासनाओं का व्यूह शुभ और अशुभ- दो प्रकार का होता है | यदि तुम शुभवासनाओं के समूह द्वारा 
प्रेरित हुए हो, तब क्रमशः मेरे पद को प्राप्त करोगे । औरं यदि अशुभ भाव से प्रेरित हो, तो वह तुम्हें 
संकट में डालेगा। हे कपि ! उस पहले अशुभमार्ग के निरोध के द्वार उसे जीतना चाहिए । यह 
वासनारूपी नदी शुभ और अशुभ--दोनों मार्गों से बह रही है । 

पौरुषेण प्रयत्नेन योजनीया शुभे पथि । 

अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयेत्‌ ॥6॥ 

अशुभाच्चालितं याति शुभं तस्मादपीतरत्‌ । 

पौरुषेण प्रयत्मेन लालयेच्चित्तबालकम्‌ ॥7॥ 

द्रागभ्यासवशाद्याति यदा ते वासनोदयम्‌ । 

'तदाऽभ्यासस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमर्दन ॥8॥ 

स/न्दिग्धायामपि भूशं शुभामेव समाचर । 

शुभायां वासनावृद्धौ न दोषाय मरुत्सुत ॥9॥ 

वासनाक्षयविज्ञानमनोनाशा महामते । 

समकालं चिराभ्यस्ता भवन्ति फलदा मताः ॥10॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] मुक्तिकोपनिषत्‌ (111) 555 


छ पुरुार्थरूप प्रयत्न से इस वासनासरिता को शुभ मार्ग की ओर मोड़ देना चाहिए । और 
अशुभों में प्रविष्ट चित्त को शुभ कार्यो में उतारना (लगा देना) चाहिए । अशुभ से शुभ की ओर मोड़ा 
गया यह चित्त भी कभी दूसरी (अशुभ की) ओर झुक जाता है, इसलिए. चित्त को बच्चे की तरह लाइ 
लड़ाकर काम लेना चाहिए । यदि अभ्यास की पटुता के कारण यदि शुभ वासना का उदय हो जाता 
है, तब तो तुम्हें अभ्यास की सफलता मान लेनी चाहिए । हे शत्रुनाशन ! इसमें तुम्हें यदि कोई सन्देह 
हो, तो भी शुभ वासना का अनुसरण एकदम करते ही रहना चाहिए । क्योंकि हे पवनपुत्र ! शुभवासना 
की वृद्धि में तो कोई दोष है ही नहीं । दुर्वासनाओं का क्षय, विज्ञान और मनोनाश--इन तीनों का 
अभ्यास एक ही साथ करना चाहिए क्योंकि हे महामति ! एक साथ इन तीनों का अभ्यास फलदायक 
होता है, ऐसा माना जाता है। 

त्रयमेते समं यावन्नाभ्यस्ताश्च पुनः पुनः । 

तावन्न पदसम्प्राप्तिर्भवत्यपि समाशतैः ॥11॥ 
एकैकशो निषेव्यन्ते यद्येते चिरमप्यलम्‌ । 

तन्न सिद्धिं प्रयच्छन्ति मन्त्राः संकीर्णिता इव ॥1 2॥ 
त्रिभिरेतैश्चिराभ्यस्तैर्हृदयग्रन्थयो दृढाः । 

निःशङ्कमेव त्रुट्यन्ति बिसच्छेदाद्गुणा इव ॥1 3॥ 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता मिथ्या संसारवासना । 

सा चिराभ्यासयोगेन विना न क्षीयते क्वचित्‌ ॥14॥ 
तस्मात्सौम्य प्रयत्नेन पौरुषेण विवेकिना । 

भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा त्रयमेव समाश्रय ॥1 5॥ 

इन तीनों का जहाँ तक एक साथ बार-बार अभ्यास नहीं किया जाएगा, वहाँ तक तो सैंकड़ों वर्षो 
के बाद भी मेरे पद की प्राप्ति नहीं हो सकती | यदि उनका एक-एक करके अलग अभ्यास किया 
जाएगा, तब तो लम्बे समय तक भी, मन्त्रों के अलग-अलग पढ़ने से जैसे सिद्धि नहीं होती, वैसे ही 
सिद्धि हो ही नहीं सकती । परन्तु इन तीनों के एक साथ अभ्यास करने से, लम्बे समय के बाद अवश्य 
ही हृदय की दृढ ग्रन्थियाँ भी टूट ही जाती हैं, जैसे काटने के साधन से रस्सियाँ कट जाती हों। 
इसलिए जन्मजन्मान्तर से अभ्यस्त संसारवासना जो कि मिथ्या ही है, बह लम्बे अभ्यास के योग के 
बिना तो कहीं नष्ट हो ही नहीं सकती । इसलिए हे सौम्य ! विवेकी बुद्धि से बहुत प्रबल पुरुषार्थ द्वारा 
भोग की इच्छा को दूर से ही छोड़कर इन तीनों का--वासनाक्षय, विज्ञान और मनोनाश का-- 
अवलम्बन कर लो | 

तस्माद्वासनया युक्तं मनो बद्धं विदुर्बुधाः । 
सम्यग्वासनया त्यक्तं मुक्तमित्यभिधीयते । 
मनोनिर्वासनीभावमाचराशु महाकपे ॥1 6॥ 
सम्यगालोकनात्‌ सत्याद्वासना प्रविलीयते । 
वासनाविलये चेतः शममायाति दीपवत्‌ ॥17॥ 
वासनां सम्परित्यज्य मयि चिन्मात्रविग्रहे । 

यस्तिष्ठति गतव्यग्रः सोऽहं सच्चित्सुखात्मकः ॥1 8॥ 
समाधिमथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा। 
हृदयेनात्तसर्वेहो मुक्त एवोत्तमाशयः ॥1 9॥ 


556 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


इसलिए ज्ञानियों ने वासनायुक्त मन को ही 'बद्ध' माना हे और वासनाओं से अच्छी तरह छूटा 

हुआ मन मुक्त माना है । हे कपि ! इसलिए तुम शीघ्र ही मन के वासनारहित भाव का आचरण करो । 
सत्‌ पदार्थ का अच्छी तरह अवलोकन करने से वासना का विलय हो जाता है, और वासना के विलय 
से मन दीपक की तरह शान्त हो जाता है । जो मनुष्य वासना को छोड़कर चिन्मात्रस्वरूप ऐसे मुझमें 
व्यग्रता को छोड़कर स्थित रहता है, वह तो मैं ही सत्‌-चित्‌-सुखात्मक हूँ । (वह मेरा ही स्वरूप होता 
है ।) वह फिर समाधि करे या न करे, और कार्य करे या न करे, हृदय से ही सभी कामनाओं को प्राप्त 
हुआ वह उत्तम आशयवाला मनुष्य मुक्त ही है, ऐसा समझना चाहिए | 

नैष्कर्म्येण न तस्यार्थस्तस्यार्थो$स्ति न कर्मभिः । 

न समाधानजाप्याभ्यां यस्य निर्वासनं मनः ॥20॥ 

सन्त्यक्तवासनान्मौनादृते नास्त्युत्तमं पदम्‌ ॥21॥ 

वासनाहीनमप्येतच्चक्षुरादीन्द्रियं स्वतः । 

प्रवर्तते बहिः स्वार्थे वासनामात्रकारणम्‌ ॥2 2॥ 

अयत्नोपनतेष्वक्षि दृग्द्रव्येषु यथा पुनः । 

नीरागमेव पतति तद्दत्‌ कार्येषु धीरधीः ॥23॥ 


फिर उसका न तो नैष्कर्म्य से कोई अर्थ है, न वा कर्मा से । जिसका मन ही वासनारहित हो गया 
है उसे तो साधनसहित जपादि से भी कोई मतलब नहीं है । वासनारहित मौन के सिवा उसके लिए कोई 
उत्तम पद नहीं है । वह मन वासनारहित होने पर भी चक्षुरादि इन्द्रियाँ तो स्वत: बाहर अपने विषयों में 
प्रवर्तित होते ही रहते हैं, वे केवल वासना के कारण हैं | अनायास लाए गए जले हुए पदार्थो में आँख 
पड़ने पर भी उसमें आसक्ति नहीं होती, उसी प्रकार धीर बुद्धि वाला भी कार्या में उसी आसक्ति-रहित 
भाव को ही रखता है। 


भावसंवित्प्रकटितामनुरूपां च मारुते । 

चित्तस्योत्पत्त्युपरमां वासनां मुनयो विदुः ॥2 4॥ 

दृढाभ्यस्तपदार्थैकभावनादतिचञ्जलम्‌ । 

चित्तं सञ्जायते जन्मजरामरणकारणम्‌ ॥2 5॥ 

वासना55वशतः प्राणस्पन्दस्तेन च वासना । 

क्रियते चित्तबीजस्य तेन बीजाङ्कुरक्रमः ॥2 6॥ 

द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणस्पन्दनवासने । 

एकस्मिंश्च तयोः क्षीणे क्षिप्रं द्वे अपि नश्यतः ॥27॥ 

हे मारुति ! भावरूप पदार्थो को विषय करने वाली, अभिलषित उन पदार्थों के अनुरूप चित्त की 

वृत्ति को ही मुनि लोग वासना कहते हैं । और दृढ रूप से उन पदार्थों में भावनाएँ करते रहने के अभ्यास 
से चंचल बना हुआ मन ही जन्म और मरण का कारण बन जाता है | उन वासनाओं के कारण से ही 
प्राण का स्पन्दन होता है । और उससे फिर वासनाएँ होती हैं और उस चित्तबीज से फिर स्पन्दन--इस 
तरह बीजांकुर न्याय से क्रम चलता रहता है । इस चित्तरूपी वृक्ष के दो बीज हैं--एक है प्राणस्पन्दन 
और दूसरा है वासना । उनमें से एक का भी क्षय (नाश) होने से दोनों का तुरन्त ही नाश हो जाता है । 


असङ्गव्यबहारत्वाद्भवभावनवर्जनात्‌ । 
शरीरनाशदर्शित्वाद्वासना न प्रवर्तते । 


द्वितीयोऽध्यायः] मुक्तिकोपनिषत्‌ (111) 557 


वासनासम्परित्यागाच्चितं गच्छत्यचित्तताम्‌ ॥28॥ 
अवासनत्वात्‌ सततं यदा न मनुते मनः । 

अमनस्ता तदोदेति परमोपशमप्रदा ॥29॥ 
अव्युत्पन्नमना यावद्भवानज्ञाततत्पदः । 
गुरुशास्त्रप्रमाणैस्तु निर्णीतं तावदाचर ॥30॥ 

ततः पक्वकषायेण नूनं विज्ञातवस्तुना । 

शुभोऽप्यसौ त्वया त्याज्यो वासनौघो निराधिना ॥31॥ 


निःसंग व्यवहार से, संसार की भावना के त्याग से और शरीर के नाश होने के विचार से वासना 
फिर प्रवृत्त नहीं होती और वासना के परित्याग से तो चित्त, 'अचित्त' ही हो जाता है । इस प्रकार सतत 
वासनाओं के अभाव से जब मन कुछ भी सोचता नहीं है, तब परम उपशम को देने वाली अमनस्कता 
का उदय होता हे । जब तक तुमने उस परम पदार्थ को जाना नहीं है, और जब तक तुम्हारा मन पूरा 
व्युत्पन्न नहीं हो पाया है, तब तक जो गुरु और शास्र का निश्चित प्रमाण है, उसके अनुसार ही आचरण 
करते रहो । और इसके बाद जब तुम्हारे कषाय (संचित कर्म) पक्व हो जाएँगे, तब वस्तु को यथार्थ रूप 
में जानकर तुम आधिरहित होकर यह शुभ मार्ग भी छोड़ दोगे । 


द्विविधश्चित्तनाशोऽस्ति सरूपोऽरूप एव च । 
जीवन्मुक्तौ सरूपः स्यादरूपो देहमुक्तिगः ॥32॥ 
अस्य नाशमिदानीं त्वं पावने शृणु सादरम्‌। 
चित्तनाशाभिधानं हि यदा ते विद्यते पुनः 11331 
मैत्र्यादिभिर्गुणैर्युक्तं शान्तिमेति न संशयः । 
भूयोजन्मविनिर्मुत्तं जीवन्मुक्तस्य तन्मनः ॥34॥ 
सरूपोऽसौ मनोनाशो जीवन्मुक्तस्य विद्यते । 
अरूपस्तु मनोनाशो वैदेहीमुक्तिगो भवेत्‌ ॥35॥ 
सहस्त्राङ्‌कुरशाखात्मफलपल्लवशालिन : ॥ 


अस्य संसारवृक्षस्य मनो मूलमिदं स्थितम्‌ ॥36॥ 

संकल्प एव तन्मन्ये संकल्पोपशमेन तत्‌ । 

शोषयाशु यथा शोषमेति संसारपादपः ॥37॥ 

चित्तनाश दो प्रकार का होता हे--एक सरूप और दूसरा अरूप | जीवन्मुक्त का सरूप और 

विदेहमुक्त का अरूप चित्तनाश होता है । वे पवनपुत्र ! इस चित्तनाश के बारे में मै कहता हूँ, यह तुम 
. आदरपूर्वक सुनो । यह चित्तनाश ऐसा है कि, पहले जब चित्त मत्री आदि गुणों से युक्त होता हे, तब शान्ति 
को प्राप्त होता है, इसमें कोई भी सन्देह नहीं है । ऐसी शान्ति में वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है, वही 
जीवन्मुक्त का मन है । इसी को जीवन्मुक्त का सरूप मनोनाश कहा जाता है । परन्तु अरूप मनोनाश तो 
विदेहमुक्ति के बाद ही हो सकता है । हजारों अंकुरों, पल्लवो, शाखाओं और फलों वाले इस संसार वृक्ष 
के मूल रूप में तो यह मन का संकल्प ही रहा है । इसलिए संकल्प का शमन करके तुम संकल्पो को ही 
सुखा दो (शुष्क कर दो) जल्दी ही इसे सुखा दो कि जिससे संसाररूपी वृक्ष सूख जाए । 


उपाय एक एवास्ति मनसः स्वस्य निग्रहे । 
मनसोऽभ्युदयो नाशो मनोनाशो महोदयः ॥38॥ 


558 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


ज्ञमनो नाशमभ्येति मनोज्ञस्य हि शृङ्खला ॥39॥ 
तावन्निशीव वेताला वल्गन्ति हृदि वासनाः । 
एकतत्त्वदृढाभ्यासाद्यावन्न विजितं मनः ॥40॥ 
प्रक्षीणचित्तदर्पस्य निगृहीतेन्द्रियद्विषः । 

पद्िन्य इव हेमन्ते क्षीयन्ते भोगवासनाः ॥41॥ 


अपने मन के निग्रह का एक ही उपाय है । जीवन्मुक्ति में मन के सरूप नाश को अभ्युदय और 

विदेहमुक्ति में मन के अरूप नाश को महोदय कहा जाता है । ज्ञानी का मन तो नाश ही प्राप्त करता 
है और अज्ञानी का मन ही श्रृंखला है । रात्रि में वेतालों की तरह चित्त में वासनाएँ केवल तभी तक नाचा 
करती हैं, जब तक कि एक तत्त्व के दृढ़ अभ्यास से मन जीत लिया न गया हो । जिसके चित्त का दर्प 
क्षीण हो गया हो, जिसने इन्द्रियों के शत्रुओं को जीत लिया हो, ऐसे मनुष्य की भोगवासनाएँ तो हेमन्त 
ऋतु में पद्चिनियों की तरह क्षीण हो जाती हैं । 

हस्तं हस्तेन संपीड्य दन्तैर्दन्तान्‌ विचूर्ण्य च । 

अङ्कान्यङ्गैः समाक्रम्य जयेदादौ स्वकं मनः ॥42॥ 

उपविश्योपविश्यैकां चिन्तकेन मुहुर्मुहुः । 

न शक्यते मनी जेतुं विना युक्तिमनिन्दिताम्‌ ॥4 3॥ 

अङ्कुशेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः । 

अध्यात्मविद्याधिगमः साधुसंगतिरेव च ॥44॥ 

वासनासम्परित्यागः प्राणस्मन्दनिरोधनम्‌। 

एतास्ता युक्तयः पुष्टाः सन्ति चित्तजये किल ॥45॥ 


हाथ से हाथ को जोर से मलकर और दाँतों को दाँत से जोर से घिसकर, अंगों को अंगों से 

आक्रान्त करके अर्थात्‌ बड़े जोर से (पूरे बल से) अपने मन को जीत लेना चाहिए । केवल बैठे ही रहने 
से और मन में केवल विचार करने पर किसी युक्ति (अच्छी कारगर युक्ति) के बिना तो मन कभी जीता 
नहीं जा सकता । दुष्ट हाथी को तरह अंकुश के बिना (किसी युक्ति के बिना) तो वश में आ ही नहीं 
सकता । ये युक्तियाँ हैं, एक तो अध्यात्मविद्या की जानकारी, दूसरी है साधुओं की संगति और तीसरी 
युक्ति है वासनाओं का परित्याग, चौथी युक्ति है प्राणों के स्पन्द का निरोध । ये सभी युक्तियाँ चित्त के 
जय के लिए पुष्ट मानी गई हैं। | 

सतीषु युक्तिष्वेतासु हठान्नियमयन्ति ये । 

चेतसो दीपमुत्सृज्य विचिन्वन्ति तमोऽञ्जनैः ॥46॥ 

विमूढाः कतुंमुदयुक्ता ये हठाच्चेतसो जयम्‌। 

ते निबध्नन्ति नागेन्द्रमुन्मत्तं विसतन्तुभिः ॥47॥ 

दवे बीजे चित्तवृक्षस्य वृत्तिब्रततिधारिणः । 

एकं प्राणपरिस्पन्दो द्वितीयं दृढभावना ॥48॥ 

सा हि सर्वगता संवित्‌ प्राणस्पन्देन चाल्यते । 

चित्तैकाग्रयाद्यतो ज्ञानमुक्तं समुपजायते ॥49॥ 

तत्साधनमथो ध्यानं यथावदुपदिश्यते । 

विलाप्य विकृतिं कृत्स्नां । 

परिशिष्टं च चिन्मात्रं चिदानन्दं विचिन्तय ॥50॥ 


द्वितीयोऽध्यायः] मुक्तिकोपनिषत्‌ (111) 559 


ये युक्तियाँ होने पर भी जो लोग हठ से मन को नियन्त्रण में लाने का प्रयत्न करते हैं, वे तो 

दीपक को छोड़कर अंजन से ही अन्धकार को दूर करने का व्यर्थ-सा प्रयत्न कर रहे हैं । जो इस प्रकार 
हठ से मन का विजय करने का प्रयत्न करते हे, वे तो ऐसे विमूढ हैं कि मानो बिसतन्तुओं से मत्त 
हस्तिराज को बाँधने का प्रयत्न करते हों । वृत्तियो के ही ब्रती (सतत वृत्तिशील) चित्तरूपी दृक्ष के दो 
बीज हैं । एक प्राणपरिस्पन्द है और दूसरा है दृढ़भावना | वह संसार की दृढ भावना प्राण के स्पन्दन 
से संचालित होती रहती हे । प्राणायाम करने से चित्तचलन की शान्ति होती है और चित्त की उस 
एकाग्रता से ब्रह्मज्ञान उत्पन्न होता है चित्त को एकाग्र करने का साधन ध्यान है । वह यहाँ पर यथातथ 
उपदिष्ट किया जाता है कि सृष्टिगत सारी विकृतियों को (सारी सृष्टि को ही) ब्रह्म में विलय करके (ब्रह्म - 
से ही जन्म और ब्रह्म में ही लीन, ऐसा ध्यान करके) सृष्टि के सिवा अविशिष्ट रहे हुए एकमात्र 
सच्चिदानन्दस्वरूप का ही चिन्तन (ध्यान) करो । 

अपानेऽस्तङ्कते प्राणो यावन्नाभ्युदितो हृदि । 

तावत्‌ सा कुम्भकावस्था योगिभिर्यानुभूयते ॥51॥ 

बहिरस्तंगते प्राणे यावन्नापान उद्गतः । 

तावत्पूर्णा समावस्थां बहिष्ठं कुम्भकं विदुः ॥52॥ 

ब्रह्माकारमनो वृत्तिप्रवाहोऽहङकृतिं विना । 

सम्प्रज्ञातसमाधिः स्याद्धयानाभ्यासप्रकर्षतः ॥53॥ 

प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं परमानन्ददायकम्‌ । 

असम्प्रज्ञातनामाऽयं समाधिर्योगिनां प्रियः ॥54॥ 


(ध्यान एक साधन यह भी है कि जिसे सहजकुंभक का अभ्यास कहते हैं |) जब अपान का अस्त 
हो जाता है और हृदय में जहाँ तक प्राण का अभ्युदय नहीं होता, वहाँ तक को अवस्था कुंभक अवस्था 
है, जो योगियों के द्वारा अनुभव की जाती है । (अर्थात्‌ हृदयाकाश में अपान का भी अस्त और प्राण 
का अनुदय हो, ऐसी बुद्धि की स्थिरता को अन्त:कुंभक कहते हैं |) नाक के बाहर बारह अंगुल के 
परिमाण में बाह्याकाश में यदि प्राण अस्त हो और अपान का उद्‌गम न हो, तो वहाँ तक की उस सन्धि 
को बाह्यकुंभक कहते हैं । अहंकार के बिना ब्रह्माकारमनोवृत्ति का प्रवाह जब ध्यान के अभ्यास की 
उत्कृष्टता से हो, तब संप्रज्ञात समाधि होती है । जब चित्त की सभी वृत्तियाँ शान्त हो जाती हैं और चित्त 
परम आनन्ददायक हो जाता है, तब यह योगियों को प्रिय लगने वाली असंप्रज्ञात समाधि होती है । 


प्रभाशून्यं मनःशून्यं बुद्धिशून्यं चिदात्मकम्‌ । 
अतद्व्यावृत्तिरूपोऽसौ समाधिर्मुनिभावितः ॥55॥ 
ऊर्ध्वपूर्णमधःपूर्णं मध्यपूर्ण शिवात्मकम्‌ । 
साक्षाद्विधिमुखो होष समाधिः पारमार्थिकः ॥56॥ 
दृढभावनया त्यक्तपूर्वापरविचारणम्‌ । 
यदादानं पदार्थस्य वासना सा प्रकीर्तिता ॥57॥ 
भावितं तीव्रसंवेगादात्मना यत्तदेव सः । 
भवत्याशु कपिश्रेष्ठ विगतेतरवासनः ॥58॥ 
' यह असंप्रज्ञात समाधि जाग्रदादि प्रभा से शून्य, वृत््यादि मन से शून्य, बुद्धि से भी शून्य केवल 
चिदात्मक ही होता है । और यह अतद्‌- -नेति नेति से आत्मा से अतिरिक्त वस्तु की व्यावृत्ति करने 


560 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


वाली होती है, यह समाधि मुनियों के द्वारा अनुभूत है । यह समाधि ऊपर से भी पूर्ण है, नीचे सेभी 
पूर्ण है, मध्य में भी पूर्ण ही हे, यह श्रुतिसिद्ध है, और यही पारमार्थिक (सही) समाधि है और आगे- 
पीछे का कोई विचार किए बिना ही दृढ़भावना से जिस किसी पदार्थ का जो ग्रहण किया जाता है, वही 
वासना है । हे कपिश्रेष्ठ ! वही तो तीव्र संवेग से आत्मा में अनुभूत किया जा रहा है । परन्तु जैसे तीव्र 
संवेग से आत्मा में वासना का अनुभव होता है, वैसे ही अन्य वासनाओं से मुक्त पुरुष भी तीव्र संवेग 
से हो सकता है । 


तादृग्रूपो हि पुरुषो वासनाविवशीकृतः । 

सम्पश्यति यदैवैतत्‌ सद्वस्त्विति विमुह्यति ॥59॥ 
वासनावेगवैचित्र्यात्‌ स्वरूपं न जहाति तत्‌ । 

श्रान्तं पश्यति दुर्दृष्टिः सर्व मदवशादिव ॥60॥ 
वासना द्विविधा प्रोक्ता शुद्धा च मलिना तथा । 
मलिना जन्महेतुः स्याच्छुद्धा जन्मत्रिनाशिनी ॥61॥ 
अज्ञानसुघनाकारा घनाहंकारशालिनी । 
पुनर्जन्मकरी प्रोक्ता मलिना वासना बुधैः ॥62॥ 


वासना के द्वारा वश किया पुरुष वैसा ही (उसी प्रकार का ही) हो जाता है वह किसी वस्तु को 

देखता है, और यही सत्य वस्तु है, ऐसा मान भी लेता है और उसमें मोहित भी हो जाता है । वासनाओं 
के वेग की विचित्रता से वह वस्तु अपना वह स्वरूप भी नहीं छोड़ती । ऐसा होने से वह दूषित दृष्टि 
वाला मनुष्य मानो नशे में हो, इस तरह भ्रमपूर्ण ही देखता है । यह वासना दो प्रकार की है, एक है 
शुद्ध वासना और दूसरी अशुद्ध (मलिन) वासना | जो मलिन वासना है, वह जन्म का कारण होती है, 
और जो शुद्ध वासना है, वह जन्म का विनाश करने वाली होती है । बुद्धिमान मनुष्य अज्ञान के सघन 
आकारवाली गाढ अहंकार से युक्त, पुनर्जन्मकारिणी वासना को ही मलिन वासना कहते हैं । 

पुनर्जन्माङ्कुरं त्यक्त्वा स्थितिः सम्भृष्टबीजवत्‌ । 

बहुशास्त्रकथाकन्थारोमन्थेन वृथैव किम्‌ । 

अन्वेष्टव्यं प्रयत्मेन मारुते ज्योतिरान्तरम्‌ ॥6३॥ 

, दर्शनादर्शने हित्वा स्वयं केवलरूपतः । 

य आस्ते कपिशार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित्‌ स्वयम्‌ ॥6 4॥ 

अधीत्य चतुरो वेदान्‌ सर्वशास्त्राण्यनेकशः । 

ब्रह्मतत्त्वं न जानाति दुर्वी पाकरसं यथा ॥6 ३॥ 

स्वदेहाशुचिगन्धेन न विरज्येत यः पुमान्‌ । 


विरागकारणं तस्य किमन्युदपदिश्यते ॥66॥ 
इसलिए पुनर्जन्म के अंकुररूप उस वासना (अशुद्ध 


र शुद्ध वासना) को छोड़कर जले हुए बीज की- 
सी स्थिति करनी चाहिए । बहुत से शास्त्रों की कथाओं की बार-बार वृथा जुगाली करते रहने से क्या 
फायदा होगा ? इसलिए हे मारुति ! प्रयत्न करके भीतर के ज्योति को ही खोज लेना चाहिए । दर्शन- 


अदर्शन आदि सभी विकल्पों को छोड़कर जो स्वयं कैवल्यरूप से ही ब्रह्म में 

ताः ए ह्य में अवस्थित 
हे वानरसिंह ! स्वयं ब्रह्म हो जाता है । चारों वेदों को पढ़कर, अनेक शास्र र सा 
दर्वी भोजन का रस नहीं जानता, वैसे ही शाख के मर्म को नहीं पहचान सकते | अपने देह की अपवित्र 


द्वितीयोऽध्यायः] मुक्तिकोपनिषत्‌ (111) 561 


गन्ध को पाकर भी जिस मनुष्य में वैराग्य उत्पन्न नहीं होता, उसे भला और कौन-सा उपदेश दिया 


जाए ? 


अत्यन्तमलिनो देहो देही चात्यन्तनिर्मलः । 
उभयोरन्तरं ज्ञात्वा कस्य शौचं विधीयते ॥67॥ 
बद्धो हि वासनाबद्धो मोक्षः स्याद्वासनाक्षयः । 
वासनास्त्वं परित्यज्य मोक्षार्थित्वमपि त्यज ॥6 8॥ 
मानसीर्वासनाः पूर्व त्यक्त्वा विषयवासनाः । 
मैत्र्मादिवासनानाम्नीर्गृहाणामलवासनाः ॥69॥ 
ता आगतः परित्यज्य ताभिर्व्यवहरन्नपि । 
अन्तःशान्तसमस्तेहो भव चिन्मात्रवासनः ॥70॥ 
तामप्यथ परित्यज्य मनोबुद्धिसमन्विताम्‌। 
शेषस्थिरसमाधानो मयि त्वं भव मारुते ॥71॥। 


८५ 


यह देह तो बहुत ही मलिन है, और जो देही (चैतन्य) हे, वह बहुत ही निर्मल है । उन दोनों 


का अन्तर जानकर किसकी पवित्रता का विधान किया जा सकता है ? (किसी का नहीं, क्योंकि देह 
तो स्वभाव से ही मलिन है, वह पवित्र हो ही नहीं सकता और चैतन्य तो पवित्र ही हे, उसके लिए भी 
पवित्रता के विधान की कोई आवश्यकता नहीं रहती ।) जो पुरुष वासनाओं से बद्ध है, वही बद्ध कहा 
जा सकता है, -और जो वासनाओं का क्षय है, वही मोक्ष कहा जाता है | इसलिए तुम सभी वासनाओं 
को छोड़कर मोक्ष के अर्थित्व को भी छोड़ ही दो। पहले मन में रही हुई सभी विषयों की वासनाओं 
को छोड़कर मैत्री आदि नाम की वासनाओं को ग्रहण करो । बाद में तो उनको भी छोड़कर, उनके 
अनुसार ही बाहर वर्तन करते हुए भी भीतर में तो शान्त ही और सर्वसमान स्नेह वाले और केवल 
चिन्मात्र में ही वासना रखने वाले हो जाओ | हे मारुति ! अन्त में तो मन और बुद्धि में रही हुई उस 
वासना को भी छोड़कर मुझमें ही स्थिर विश्रान्ति लेने वाले बने रहो । 


(अब भगवान्‌ राम अपना स्वरूप बताते हैं 
(विकाररहित), रसरहित, नित्य और जो गन्धरहित 
पवनपुत्र ! हे दु:खनाशन ! तुम मेरै ऐसे स्वरूप की उपासना 
है, आकाश के तुल्य व्यापक और निराकार है, एक बार 


36 उ०तू० 


` अशब्दमस्पर्शमरूपमव्ययं तथाऽरसं नित्यमगन्धवच्च यत्‌ । 


अनामगोत्रं मम रूपमीदृशं भजस्व नित्यं पवनात्मजार्तिहन्‌ ॥72॥ 

दृशिस्वरूपं गगनोपमं परं सकृद्विभातं त्वजमेकमक्षरम्‌ 

अलेपकं सर्वगतं यदद्वयं तदेव चाहं सकलं विमुक्त 3० ॥73॥ 

दृशिस्तु शुद्धोऽहमविक्रियात्मको न मेऽस्ति कश्चिद्विषयः स्वभावतः । 
पुरस्तिरश्चोर्ध्वमधश्च रःर्ततः सुपूर्णभूमाऽहमितीह भावय ॥74॥ 

अजोऽमरश्चैव तथाऽजरोऽमृतः स्वयंप्रभः सर्वगतोऽहमव्ययः। 

न कारणं कार्यमतीत्य निर्मलः सदैव तृप्तोऽहमितीह भावय ॥75॥ 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा स्वदेहे कालसात्कृते । 

विशत्यदेहमुक्तत्वं पवनोऽस्पन्दतामिव ॥76॥ 

कि--) शब्दरहित, स्मर्शरहित, रूपरहित, अव्यय 
है, नाम और गोत्र से रहित यह मेरा रूप है। हे 
सना करो | यह स्वरूप केवल साक्षौस्वरूप 
ही प्रकाशित हुआ है-कालातीत रूप से 


562 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


प्रकाशित है, अजन्मा है, एक है, अक्षर (अच्युत) है, वह निर्लेप है, जो सर्वव्यापक है, जो अद्वैत है, 
वही मैं हूँ । इसलिए मैं विमुक्त हूँ, मैं ३$काररूप तुरीयतुरीय हूँ में सर्व का साक्षीस्वरूप हूँ मैं शुद्ध 
हूँ, मैं अक्रिय (क्रियारहित) कूटस्थ हूँ | स्वभाव से ही वास्तव में मेरा कोई विषय नहीं हे और मैं भी 
किसी का विषय नहीं हूँ। आगे-पीछे, ऊपर-नीचे, दाँये-बाँये (सर्वत्र) चारों ओर मैं परिपूर्ण भूमा 
स्वरूप हूँ, ऐसी तुम भावना करो । मेरा कोई जन्म नहीं है, मेरा कोई मरण भी नहीं है, मेरा कोई 
बुढ़ापा भी नहीं हैं । मैं अमृत हूँ, मैं स्वयंप्रकाशित हूँ, मैं सर्वगत हूँ, में अव्यय हूँ । मैं कारण भी नहीं 
हूँ और कार्य भी नहीं हूँ अर्थात्‌ मैं कार्यकारण का अतिक्रमण करके निर्मल रूप से सदैव परितृप्त 
रहता हूँ, ऐसी भावना करो । इस प्रकार का ज्ञानी जब अपना यह देह काल से ग्रस्त हो जाता है, तब 
जीवन्मुक्त के पद को छोड़कर विदेहमुक्ति के पद को, जैसे पवन स्पन्दनराहित्य को प्राप्त करता है, 
वैसे ही-वह प्राप्त कर लेता हे । 
` तदेतदूचाभ्युक्तम्‌-- 

तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः । दिवीव चक्षुराततम्‌ । तद्विप्रासो 

विपन्यवो जागृवांसः समिन्धते । विष्णोर्यत्परमं पदम्‌ ॥77॥ 

ॐ सत्यमित्युपनिषत्‌ ॥ 

न इति मुक्तिकोपनिषत्समाप्ता । 
मल्ल्या त्वया 
यह बात ऋचा के द्वारा भी कही गई है कि--वही विष्णु का परम पद है, जिसका ज्ञानी लोग 
ध्यान किया करते हैं । द्योतनात्मक ब्रह्म में मानो चक्षु की तरह अपने आत्मा में ही उस अपरिच्छिन्न 
व्यापक का वे ध्यान करते हैं | क्योंकि वे विद्वान्‌ ब्रह्मविदों में वरिष्ठ हैं, वे कोपरहित हैं, वे सतत 
जागरूक होते हैं । वही विष्णु का परम पद है । 
इस प्रकार मुक्तिकोपनिषत्‌ समाप्त होती है । 
ww 


शान्तिपाठः 
ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्यूर्णमुदच्यते । 
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
3» शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॥ 


र 


सम्पूर्णोऽयमुपनिषत्समुच्चयः | 
३% तत्सदब्रह्मार्पणमस्तु । 


पारिभाषिक शब्दकोश 


अ 


अक्षय-क्षयरहित, अविनाशी, परमात्मा, अक्षर, 
(कठ. 1.2.16.) कूटस्थ । 


अक्षर-अक्षखह्य - शकार, ब्रह्म, परमात्मा, 
प्रणव, 'न क्षरति-विनश्यति इति अक्षर:'--इस 
व्युत्पत्ति से अविनाशी ब्रह्म-अक्षह्म-ओंकार- 
प्रणव-ये सभी शब्द एक ही तत्त्व के प्रतिपादक 
हें। (देखिए माण्डूक्योपनिषत्‌ तथा माण्डूक्य- 
कारिका) । 


अग्नि-वैदिक वाङ्मय का महत्त्वपूर्ण देवता; उसके 
तीन रूप हैं--आकाश में सूर्य, अन्तरिक्ष में 
विद्युत्‌ तथा पृथ्वी पर साधारण अग्नि। उसे 
गृहपति और दिव्य पुरोहित भी कहा गया है । उसे 
तीन रूपों में कहा गया है--गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि 
और आहवनीय । मीमांसासूत्रों में इसके छः रूप 
बतलाए गए हैं; यथा--गार्हपत्य, आवहनीय, 
दक्षिणाग्नि, सभ्य, आवसध्य और औपासन। 
अग्नि और आदित्य, इन दोनों को 'भर्ग' भी कहा 
गया है-'अग्निर्वै भर्गः? (जैमिनिसूत्र- 
‘आदित्यो वै भर्गः? (4.28.2) | 

अग्निष्टोम-एक श्रौतयज्ञ | यज्ञ दो प्रकार के होते 
हैं-सोमयज्ञ और हविर्यज्ञ। जिसमें सोमरस से 
आहुतियाँ दी जाती हों, उसे सोमयज्ञ और जिसमें 
दूध-दही-घी आदि की आहुतियाँ दी जाती हों 
उसे हविर्यज्ञ कहते हैं। अग्निष्टोम सोमयज्ञ के 
अन्तर्गत है । यह यज्ञ बसन्त ऋतु में किया जाता 
है | (देखिए--ताण्ड्यब्राह्मण 6.1.1) | 


अग्निहोत्र-अग्नि के लिए एक यज्ञविशेष । (इसके 
लिए एक कथा है; देखिए--तैत्तरीय ब्राह्मण, 
2.1.2.5) । अग्निहोत्र के दो प्रकार हैं-मास- 
पर्यन्त और यावज्जीवन | आजीवन अग्निहोत्र में 
रोज सुबह-शाम अग्नि को आहुतियाँ दी जाती 
हैं, एवं अग्निहोत्री का दाह भी उसी अगि में 
होता है, वह अग्नि जीवन तक बुझती नहीं है । 
यह अग्निहोत्र विवाह के बाद ब्राह्मण बसन्त ऋतु 


में, क्षत्रिय ग्रीष्म क्रतु में और वैश्य शरद्‌ ऋतु में 
अग्नि-स्थापन करके शास्रविहित विधि और मंत्रों 
से प्रारम्भ करता है । प्राचीन काल में विविध 
हव्यों से आहुतियाँ दी जाती थीं; आजकल दूध, 
दही, घी आदि की आहुतियाँ दी जाती हैं । 

अंगन्यास-पूजा आदि षट्कर्मा के अन्तर्गत विभिन्न 
अंगों को पवित्र करने के लिए, उनमें देवत्व- 
स्थापन के लिए न्यास की विधि-स्पर्श करने की 
विधि की जाती है । अंगों को मंत्रोच्चारपूर्वक स्पर्श 
करने की यह विधि दैनिक पूजा के उपरान्त 
विशेषत: तान्त्रिक प्रयोगों में की जाती है । स्थिति- 
भेद से यह मंत्रोच्चारपूर्वक न्यास-स्पर्श की विधि 
के अंगन्यास, षडंगन्यास, करन्यास आदि कई 
प्रकार होते हैं | (देखिए-दक्षिणामूर्त्युपनिषत्‌, 6; 
योगकुण्डल्युपनिषत्‌, 2.37-38) । 

अङ्गिरा--द्रष्टा ऋषि । इन्हें ब्रह्माजी का मानसपुत्र कहा 
जाता है । ये अथर्वा ऋषि के भाई लगते हैं । अंगिरा 
के वंशज आंगिरस कहलाते हें । कहीं-कहीं 
अथर्वागिरस का युग्म में उल्लेख मिलता है । 

अंगुष्ठमात्र-मनुष्य को हृदय-गुहा में परमात्मा 
अंगुष्ठपरिमाण वाला है, ऐसा उपनिषदो का कहना 
है (कठ. 2.3.17, 2.1.12, 2.1.13) । वह सूर्य 
के समान प्रकाशमय ज्योति है (श्वेता. 5.8) । 


अज-जन्मरहित । यह विशेषण ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश, ईश्वरं, कामदेव आदि के लिए प्रयुक्त होता 
है। ब्रह्म को अज भी कहा गया है। जीव और 
माया को भी अज कहते हैं (श्वेता. 4.5) । माया 
को या प्रकृति को “अजा” कहा गया है | 

अजपा (गायत्री, जाप, मन्त्र)-जो जप अनायास 
सहज ही चलता रहे उसे 'अजपा जाप' कहते है । 
इसे 'सो5हं' या हंस साधना भी कहा जाता है। 
इस प्रकार स्वाभाविक रूप से जिस मन्त्र का 
अविरत जाप चलता है, इसे 'अजपा मंत्र' कहते 


564 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





ना ॥ इस साधना में प्राण की शक्ति की-गायत्री की 
रक्षा होती है, अतः इसे ही “अजपा गायत्री भी 
कहा जाता हे । 

अजर-जो जीर्ण (वृद्ध) नहीं होता, वह अजर कहा 
जाता है । इसीलिए देवगण अजर कहे गए हें | 
आत्मा, परमात्मा के विशेषण रूप में भी 'अजर' 
शब्द का प्रयोग होता है । घृतकुमारी औषधि को 
भी अजरा कहा गया है । जरा(वृद्धत्व)हीन ही 
अजर का शब्दार्थ हे । 


अज्ञान-ज्ञान का न होना । अयथार्थानुभव । ज्ञान का 
विरोधी | इसे ही अविद्या, माया आदि नामों से 
कहा जाता है । रस्सी में साँप या सीप में चाँदी? का 
उदाहरण इसे समझाने के लिए प्राय: दिया जाता 
है । वेदान्त में इसके अनेक पर्याय हैं; यथा--. 
अज्ञान, माया, अव्यक्त, अव्याकृत, प्रधान, 
प्रकृति, अध्यास, शक्ति, उपाधि, त्रिगुणात्मिका, 
अजा | यद्यपि माया और अविद्या एक ही है, पर 
थोड़ा भेद यह है कि जब अज्ञान चैतन्य को वश में 
करता है, तब वह अविद्या होती है और जब चैतन्य 
अज्ञान को वश में करता है, तब वही अज्ञान माया 
कहलाता है । अविद्यावशीभूत चैतन्य जीव है और 
माया को वश में करने वाला चैतन्य ईश्वर है । वह 
अज्ञान, माया, अविद्या जो कहो, अनादि, अजा 
(जन्म-रहित) है । यह अनन्त है, अनिर्वचनीय है । 
अज्ञान-आवरण- ज्ञान” वेदान्त में ज्ञान का 
केवल अभाव नहीं है, वह ज्ञान का विरोधी 
भावरूप अनिर्वचनीय पदार्थ है । पारमार्थिक सत्‌ 
तत्त्व को पहचानने के लिए त्रिगुणात्मक भावरूप 
अज्ञान पदार्थ--माया को जानने की जरूरत है । 
उस ज्ञानावरोधक अज्ञान के साथ “आवरण” शब्द 
का प्रयोग कई जगह पर किया गया है। अर्थात्‌ 
अज्ञान सही वस्तु को ढँक देता है। इससे 
पारमार्थिकता . नहीं जानी जा सकती। पार- 
मार्थिकता के बदले कुछ और ही दीख पड़ता है, 
जिसे 'विक्षेप' कहते हें । सीप में दिखाई देने 
वाला रजत 'विक्षेप' है । यह देखकर मोह होता है 
(गीता, 5.15) । इस तरह अज्ञान (माया) की दो 





शक्तियाँ हुई--1. 'आवरण' और 2. “विक्षेप' । 
मूल वस्तु को ढँकने वाली शक्ति आवरण हे, 
और उसमें अन्य दिखने वाली शक्ति 'विक्षेप' हे । 
` आवरणशक्ति 'सत्‌” को ढँक देती है और 
'विक्षेप' उसमें जगत्‌ दर्शाती हे । 

अणिमादि (अष्टसिद्धि)-विविध योगिक साध- 
नाओं से सिद्धियाँ मिलती हैं । ये विशिष्ट शक्तियाँ 
हैं। अनेक सिद्धियो में आठ मुख्य हैं--(1) 
अणिमा-शरीर को अणु की तरह सूक्ष्म बनाना, 
(2) महिमा-शरीर को विशाल बनाना, (3) 
गरिमा-शरीर को भारी बनाना, (4) लघिमा- 
शरीर को हल्का बनाना, (5) प्राप्ति-दूरस्थ पदार्थ 
को प्राप्त करना, (6) प्राकाम्य-इच्छित वस्तु को 
प्राप्त करना, (7) ईशित्व-सब पर शासन चलाना 
और (8) वशित्व-सबको अपने वश में लाना । 
कहीं-कहीं इन सिद्धियों को अलग- तरीके से भी 
लिया गया है । (देखिए सांख्यकारिका-59 और 
गीता, अ. 19.20-22) । 

अणु-किसी पदार्थ के सूक्ष्मातिसूक्ष्म अविभाज्य 
अंश को “अणु” कहा जाता है । वह इन्द्रियो से 
अग्राह्य होता है | अपने मूल पदार्थ के गुण उसमें 
होते हैं। वह अणु भी उससे सूक्ष्मतम अनेक 
परमाणुओं के संयोग से बनता हे । वैशेषिक 
दर्शन परमाणुओं के संयोग से सृष्टि-स्चना मानता 
हैं, अतः उन्हें परमाणुवादी कहा जाता है। 
उपनिषदों में आत्मा को अणु इसलिए माना गया 
है कि उसका ज्ञान बहुत सूक्ष्म हे । तर्क से परे है । 
(देखिए कठ. 1.2.8 और 1.2.20) । 

अतिरात्र यज्ञ-यज्ञ-संस्कृति में यज्ञ दो प्रकार के 
हैं--1. श्रौत और 2. स्मार्त । श्रुतिप्रतिपादित 
श्रौत यज्ञं में केलव श्रुतिमंत्रो का और स्मृतिप्रति- 
पादित स्मार्त यज्ञं में पुराणों और श्रुतिमन्रों का 
प्रयोग होता है । श्रौत यज्ञों में अग्निहोत्र, दर्श- 
पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयाग और सोमयाग-- 
ये पाँच यज्ञ आते हैं। इनमें जिस यज्ञ में सोमरस 
को आहुतियाँ दी जाती हैं, उन्हें सोमयाग और 
जिनमें दूध, घी आदि की आहुतियाँ दी जाती है 
उन्हें हतियाग' कहा जाता है। सोमयाग वसन्त 


पारिभाषिक शब्दकोश 


565 





नि में एक दिन का होता हे । कभी-कभी पाँच 
दिन भी लग जाते हें । यह सोमयज्ञ सात प्रकार 
के होते है--1. अग्निष्टोम, 2. अत्यग्निष्टोम, 3. 
उक्थ्ययाग, 4. षोडशी याग, 5. वाजपेय याग, 
6. अविरात्र याग और 7. अप्तोर्याम याग । इस 
प्रकार अतिरात्र यज्ञ सोमयज्ञ का एक प्रकार है । 
यह याग अग्निष्टोम की विशिष्ट कृति ही है। 
(विकृति याग) । 

अथर्वा-ये अथर्ववेद के द्रष्टा ऋषि हैं । इन्हीं के 
नाम से वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा | ये अंगिरा 
के भाई हैं, ब्रह्मा के मानसपुत्र हैं । अथर्वा ने 
अंगिरा को ब्रह्मविद्या का उपदेश दिया था। 
इन्होंने समुद्र में छिपे अग्नि का पता लगाया था । 
इनके वंशज आथर्वण कहलाए । 
अद्दयानन्द- अद्वय' का अर्थ है—दो का अभाव | 
वह अद्वैत जीव-परमात्मा का है। ब्रह्म-जीव- 
जगत्‌ सबको एक ही तत्त्व मानने वाली शंकर की 
विचारधारा के अनुसार उस ऐक्य के साक्षात्कार 
रूप मोक्ष आनन्दस्वरूप है। उसी अद्वैतभाव 
(पस्मात्मभाव) को ही परमानन्द, सदानन्द, 
ब्रह्मानन्द आदि भी कहा जाता है। 
अट्वैत-वेदान्त का प्रमुख सिद्धान्त | इसमें केवल 
ब्रह्म ही सत्य है, जीव ब्रह्मरूप ही है, जगत्‌ मिथ्या 
है, ऐसा सिद्धान्त है (देखिए, छान्दोग्य. 6.2.1) । 
शंकराचार्य के केवलाद्रैत के बाद अन्य परवर्ती 
आचायों ने द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत, शुद्धाद्वैत, 
अविभागाद्वैत आदि मत प्रचलित किए | 
अदवैतग्रन्थि-यज्ञोपवीत प्रकरण में इसके स्वरूप के 
तात्त्विक विवेचन के रूप में इसे 'अद्वैत ग्रन्थि 
कहा गया है (पा.ब्र.पू.का. 14) | 
अद्वैतशक्ति-महोपनिषद्‌ के अनुसार अद्वैतशक्ति 
पखह्य से सम्बद्ध है । और इसी कारण वह द्वैत 
सी दिखाई देती है (देखिए महोपनिषद्‌, 6.62) | 
अधिदेवता-भारत की संस्कृति के अनुसार प्रत्येक 
ग्राम, स्थान, कुल, वस्तु के अपने-अपने 
अधिष्ठान के एक-एक देवता होते हैं। जैसे-- 
ग्रामदेवता, स्थानदेवता, कुलदेवता आदि । यच्चपि 


सभी में एक परब्रह्म की ही सत्ता व्याप्त है, फिर भी 
पखह्य को विविध शक्तिधाराओं को ध्यान में 
रखकर एक-एक शक्ति को-देवता का नाम दिया 
गया है। 

अधिष्ठान-अधिकरण, वासस्थान, स्थिति, 
मुकाम, आधार, अधिकार आदि इसके पर्याय 
हैं । इसमें अवस्थित को अधिष्ठेय कहा जाता है, 
जैसे ब्रह्म अधिष्ठान है और जगत्‌ अधिष्ठेय है । 
अधिष्ठाता-अधिकारी, निवासी, स्वामी, अध्यक्ष, 
मुखिया, नियन्ता, देखभाल करने वाला (देखिए 
बहवृच. 6) | अधिदेवता शब्द में इसकी स्पष्टता 
की गई हे । हमारे अर्धनारीश्वर, नीलकण्ठ, 
पशुपति, प्राणलिंगी, मृत्युंजय, रुद्राक्ष, विरू- 
पाक्ष, शिवशक्ति, सदाशिव आदि शब्दों में यही 
अर्थ ध्वनित होता है। 

अध्यारोप-अपवाद-अवस्तु में वस्तु के आरोप को 
'अध्यारोप' कहा जाता हे । जेसे--रज्जु मे सर्प 
का आरोप अथवा जैसे ब्रह्म में जगत्‌ का आरोप । 
इस 'अध्यारोप' का ही दूसरा नाम “विपर्यय! 
अथवा 'विपर्यास' हे । आचार्य शांकर ने इसे ही 
'अध्यास' कहा है। इसी अध्यारोप, विपर्यय, 
विपर्यास या अध्यास अथवा विपरीत प्रतीति या 
भ्रम का निराकरण करने वाला उसका विरोधी 
शब्द 'अपवाद' कहा जाता हे । 
इस “अपवाद' शब्द को वेदान्तसार ने इस प्रकार 
बताया हे--“रस्सी में अध्यारोप के कारण जो 
साँप दिखाई देता है, जो रज्जु का विवर्त 
सर्पाभास दिखाई देता है, उसे दूर करके केवल 
अपने मूल स्वरूप को दिखाने वाले ज्ञान को 
अपवाद कहा जाता है ।” इस प्रकार “अध्यारोप” 
और 'अपवाद' दोनों शब्दों को एक साथ समझना 
चाहिए | 

अध्वर्यु-उद्गाता-यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों 
(ऋत्विजों) में एक 'अध्वर्यु' नाम का 'ऋत्विज्‌' 
ब्राह्मण होता है। यज्ञ कराने वाले ब्राह्मणों की 
संख्या सामान्यतया .सोलह होती है और प्रत्येक 
के अपने-अपने नाम और कार्य होते हैं। ब्रह्मा, 
ब्राह्मणाच्छंसी, आग्रोध, पोता आदि जैसे ये 


566 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





नाम हैं। परन्तु इनकी मुख्य संख्या चार 
ही है। होता ऋचागान करता है, अध्वर्यु 
यज्ञविधि करता है, व्यवस्था करता है और होता 
को प्रोत्साहित करता है और उद्गाता सामवेद के 
मंत्रों का गान करके प्रार्थना करता है । 


अनन्त-व्यापक, विराट्‌ सृष्टि की रचना करने वाले 
परमात्मा को अनन्त कहा गया है। यह समस्त 
सृष्टि अन्तहीन, अपरिमित और अप्रमेय है; 
इसका कर्ता भी वैसा ही है । (अथर्वशिर. 48), 
(बहवृच. 4.1.5 आदि) | 

अनासक्त-जिसे किसी विषय या वस्तु के प्रति 
लगाव का अत्यन्त अभाव हो, उसे अनासक्त 
कहते हैं। ऐसे आसक्ति से (लगाव से) रहित 
मनुष्य को असंग भी कहा जाता है। विषय या 
वस्तु के प्रति अत्यधिक अनुरक्त ही आसक्ति है 
और उस आसक्ति का अभाव ही अनासक्ति हे । 
आसक्ति वाले मनुष्य को 'आसक्त' और 
अनासक्ति वाले को 'अनासक्त' कहा जाता है। 
उपनिषदा में मुमुक्षु साधकों को संसार में 
अनासक्त रहने का निर्देश दिया गया है । (देखिए 
महोपनिषद्‌, 2.43) । 

अनास्था-'आस्था' का अर्थ श्रद्धा और अनास्था? 
का अर्थ श्रद्धा का अभाव होता है | अनास्था के 
और भी अर्थ- अनादर, अपमान, उपेक्षा, 
बेइज्जती, सम्मान का न होना आदि भी होते हैं। 
ईश्वर, धर्म, कर्मफल आदि में विश्वास उठ जाने 
को अनास्था संकट” नाम दिया जाता है। आज- 
कल यदि उन पर आस्था होती भी है तो अपनी 
किसी कामना कौ पूर्ति करने की शर्तयुक्त व्यापारी 
वाली आस्था होती है । अक्ष्युपनिषद्‌ में आस्था 
की स्वार्थी विकृतियो को दूर करने के अर्थ में 
'अनास्था' शब्द का विशेष प्रयोग किया गया है | 
(देखिए अक्ष्युपनिषद, 23-25) | 

अनाहतनाद-जो शब्द बिना आघात से, बिना 
धक्के से अपने आप उत्पन्न होता हो उसे अनाहत 
(अन्‌ + आहत) नाद कहते हें । योगीजन अपने 
दोनों कानों में अँगुलियाँ डालकर इसे सुनते हें । 
प्रणवध्वनि या 3%कार ध्वनि या सोऽहं की ध्वनि 


ही अनाहत या अनहद नाद कहलाती है । तन्त्र- 
शास्र में ऐसा कहा गया है कि हदयस्थित सुषुम्ना 
के बीच द्वादशदल कमल में स्थित शब्द ब्रह्ममय 
है । वही अनाहत है । हठयोगानुसार हठयोग से 
जब कुण्डलिनी जाग्रत्‌ होती है, तब वह ऊर्ध्व- 
मुखी होती है, और तब बिना किसी आघात से : 
उसमें जो एक विस्फोट होता है, वही 'अनाहत- 
नाद? हे । किसी शंखध्वनि या भ्रमरगुंजन जैसा 
उसका अनुभव होता है । इस प्रकार अनाहतनाद्‌ 
के कई अर्थ मिलते हैं । 

अनियामकत्व-यह शब्द उपनिषदों में अनेक बार 
प्रयुक्त हुआ हे । जो किसी को वश में (नियम में 
या नियन्त्रण में) रखने का गुण न रखता हो, उसे 
अनियामक कहते हैं और उसका भाव ही 
'अनियामकत्व' कहा जाता है । निर्वाणोपनिषद्‌ में 
परमहंस को स्थिति बतलाते हुए उपनिषत्कार 
कहते हैं कि-'अनियामकत्व' ही उस (परमहंस) ` 
की निर्मल शक्ति होती है । परमहंस लोग माया- 
तीत हो जाने के कारण तथा सर्वसाक्षिता प्राप्त 
करने के कारण अनियामकत्व गुण से ओतप्रोत 
होते है, अर्थात्‌ वे किसी के द्वारा नियंत्रित नहीं 
होते । वे किसी को नियंत्रित भी नहीं करते । वे 
साक्षिभाव से युक्त होते हैं । (देखिंए--निर्वाण. 
52 को टीका) | 

अनुपवीत-उपवीत-उपनयन-ब्राह्मण, क्षत्रिय और 
वैश्य जाति के लोगों के लिए किया जाने वाला 
यह एक महत्त्वपूर्ण संस्कार है वह संस्कार नया 
जन्म एवं नयी जीवनरीति को जन्म देता है 
इसलिए उपनयन, उपवीत या यज्ञोपवीत धारण 
करके इन तीनों वर्णो के लोग 'द्विज' (दूसरा जन्म 
लेने वाले) कहे जाते है। वह दूसरा जन्म 
त्यागपूर्ण यज्ञीय और उपासनायुक्त जीवन है । 
तीनों वणो के लोगों के लिए गायत्री की उपासना 
का विधान किया गया हे । इनमें जो यज्ञोपवीत 
(उपवीत, जनेऊ का धागा) प्रतीक रूप से 
विधिपूर्वक धारण नहीं करता उसे 'अनुपवीतः 
कहा जाता है | वह उपवीत संस्कार से वंचित हो 
जाने से अमुक यज्ञीय अधिकार को खो देता है । 


पारिभाषिक शब्दकोश 


567 





44 उपनिषद्‌ में कहा गया है कि इस 


उपनिषद्‌ का पाठ करने वाला अनुपवीत हो तो 
भी उपवीतधारी हो जाता हे (अथर्व. 9) । 
अनुयाज- प्रयाज-यद्यंपि याग, याज और यज्ञ-- 
ये तीनों समानार्थी शब्द हैं, पर जब कोई बड़ा 
याज (यज्ञ) किया जाता है, तब उसके तीन भाग 
किए जाते हैं, यथा--उस बड़े याज की पूर्व 
तैयारियों की विधियों को “प्रयाज! की संज्ञा दी 
गई है, मध्य की मुख्य विधियों को “याज' की 
संज्ञा दी गई है, और अन्तिम विधियों को 
'अनुयाज' कहा गया है । (देखिए ऐतरेय ब्राह्मण, 
2.18, निरुक्त 8.11, प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ 21 
और 22) | 
अनुष्टुप-त्रिष्टुपू-ये दोनों वैदिक छन्द हें । महर्षि 
कात्यायन ने सर्वानुक्रमणी में सात वैदिक छन्दों का 
उल्लेख किया है। वे हें-गायत्री, उष्णिक्‌, 
अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌ और जगती । अनुष्टुप 
छन्द में आठ-आठ अक्षर के चार चरण होते हैं। 
(अनुष्टुप्‌ के महत्त्व के लिए देखिए विष्णुपुराण, 
1.5.45 और ऋग्वेद, 10.130.4) । 
अन्तःकरणचतुष्टय और इन्द्रियाँ-शरीरावयव 
जिस शक्ति से कार्य करते हैं, उसे इन्द्रियशक्ति 
कहते हैं । ये इन्द्रियाँ जीवात्मा के कर्तृत्व-भोक्तृत्व 
के साधन (करण) हैं। ये इन्द्रियाँ दो प्रकार को 
होती हैं--1. ब्राह्म इन्द्रियाँ और अन्तरिन्द्रिय । 
अन्तरिन्द्रिय शरीर के भीतर सक्रिय होती है। 
इसकी संख्या चार है--मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार । एक ही अन्तःकरण के ये चार भाग 
है-_संकल्पविकल्पात्म् मन, निश्चयात्मक 
बुद्धि, अभीष्टचिन्तनात्मक चित्त और अहंभावः 
नात्मक अहंकार । 
बहिरिन्द्रियों का स्वरूप बाहर से प्रकट होता है 
वे ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेन्द्रियं के भेद से दो प्रकार 
की हैं । ज्ञानेद्धियाँ-श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, घ्राण 
और जिहा--ये पाँच हैं, और कर्मेद्धिया _- 
वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ- यै पाँच हैं | 
मन को उभयेन्द्रिय कहा गया है । इस प्रकार कुल 
ग्यारह इन्द्रियाँ होती हैं । 





अन्तर्ृष्टि-अन्तर्मुखी वृत्ति-मनुष्य को कार्यप्रेरित 
करने वाली दो प्रकार की वृत्तियाँ हैं, उनमें एक 
अन्तर्दृष्टि या अन्तर्मुखी दृष्टि हे । इसे अन्तर्दृष्टि 
भी कहते हैं। उसे अपनाकर साधक अपने को 
निर्विकार आत्मतत्त्व जानकर शरीर को वस्रमात्र 
मानता है, और लोक व्यवहार में जलकमलवत्‌ 
निर्लेप (असंग) रहता है (गीता, 5.10 एवं 
5.24, अद्वयतारक. 2 और रुद्रोपनिषद्‌ 1) तथा 
इससे बिल्कुल विपरीत वृत्ति ही 'बहिर्वृत्ति' कही 
जाती है। 

अन्तर्मुख- बहिर्मुख-आन्तरिक वृत्ति वाले साधक 
को अर्थात्‌ अन्तःकरण की ओर झुकने वाली 
वृत्ति वाले को अथवा भीतर की भावनाओं और 
विचारों में तल्लीन रहने वाले को अन्तर्मुख या 
आत्मरत कहा जाता है। ऐसा अन्तर्मुख पुरुष 
अपनी इन्द्रियों और मन को बलपूर्वक आन्तरिक 
उत्थान में नियोजित करके आत्मशक्ति का संचय 
और आत्मोत्कर्ष करता है। जब कि बहिर्मुख 
व्यक्ति अपनी इन्द्रियों को शब्द-स्पर्श-रूप-रस- 
गन्धादि विषयों में लगाता हुआ आन्तरिक शक्ति 
को खोता रहता है (देखिए अक्षिको. 2.36, 
अ.पू. 1.34) | 

अन्तर्यामी- साक्षी-व्यापक परमात्मा का यह एक 
अन्वर्थक विशेषण है। यह व्यापक परमात्मा 
सभी पदार्थों में अनुस्यूत और व्याप्त होने के 
कारण वह सब कुछ देख-सुन-जान सकता है। 
ऐसे सभी के अन्तस्‌ (भीतर) में रहने वाले 
चैतन्यरूप आत्मा को अन्तर्यामी, कूटस्थ, साक्षी, 

क्षेत्रज्ञ आदि कहा जाता है | वह जाग्रत्‌-स्वप्न- - 
सुषुप्ति-तीनों अवस्थाओं में तथा उत्पत्ति- 
स्थिति-लय में भी रहने वाला, जानने वाला, 
नित्य, साक्षी, चैतन्य है, उसे ही 'तुरीय चैतन्य' 
कहते हैं । (देखिए सर्वसारोप. 4,9 और 11 तथा 
महो. 1.51) | 

अपरा-पराविद्या-'परा' शब्द का अर्थ है-परम 
उत्तम, सबसे परे जो है वह | इससे जो अलग है 
वह 'अपरा' = सामान्य है। उपनिषदों में इस 
तरह दो प्रकार की विद्याएँ बताई गई हैं । जो सब 


568 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 








न परे की (आत्मतत्त्व की) उपनिषदों के द्वारा 
जानी जाती है वह 'पराविद्या' है, और जो ऋक्‌- 
यजु आदि वेदों के द्वारा जानी जाने वाली अन्य 
विद्या है, वह 'अपराविद्या' है। (देखिए 
मुण्डकोपनिषद्‌, 1.1.4-5) | 
अपरा-पराशक्ति-'परा' का अर्थ सबसे परे (उत्तम) 
अर्थात्‌ चैतन्य हे, और 'अपरा' का अर्थ इसके 
विपरीत जड़ लिया जाता है । परमात्मा इन्हीं चित्‌ 
और अचित्‌ (परा-अपरा) दो शक्तियों से जगत्‌ का 
निर्माण करता है । अपरा शक्ति अचित्‌ शक्ति (जड 
शक्ति) है, और परा शक्ति चित्‌ शक्ति (चैतन्य 
शक्ति) है। गीता में अपरा शक्ति = प्रकृति को 
अष्टधा कहा है, और चेतन प्रकृति को पराशक्ति 
कहा है (7.4), सांख्य में पुरुष को 'पर' और 
प्रकृति को 'अपर' कहा गया है (श्वेताश्वतर. 1.8, 
4.10, बहवृच. 1.2, 1.3) | 


अपरिग्रह-अनिवार्य वस्तु से अधिक का परित्याग 
करना 'अपरिग्रह' कहलाता है। अपरिग्रह की 
गणना योगदर्शन के पाँच यमों (अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह) में होती है। 
जैनदर्शन के अनुसार मोहत्याग और विषय- 
वस्तुओं के परित्याग को 'अपरिग्रह' माना गया 
है । अपरिग्रह की फलश्रुति पातंजलयोगदर्शन 
(2.39) में कही गई हे । 'अपरिग्रह' का व्रत 
धारण करने वाले को 'अपरिग्रही' कहा गया है | 

अपान (पंच प्राण)-पाँच प्राणों में से अपान एक 
है। पाँच प्राण--प्राण, अपान, व्यान, उदान, 
समान- पै हैं | अपानवायु मलादि को निकाल- 
कर जीवन देता है । इसकी उपस्थिति गुदा और 
उपस्थ में होती हे । नाभि के नीचे की ओर जाना 
उसका स्वभाव है (देखिए- योगसूत्र, 3.39) | 
योगसम्बन्धी उपनिषदों में इन पाँचौं प्राणों के बारे 
में बार-बार कहा गया है । 

अप्सरा-'अप्‌' का अर्थ जल है और वास्तव में 
उस अप्‌ (जल) में उत्पन्न होने वाली औषधियों 
का ही 'अप्सरा' शब्द से व्युत्पत्तिलभ्य अर्थ 
निकलता है । माना जा सकता है कि प्रथमत. 
वनस्पतियाँ (औषधियाँ) ही प्राणदायिनी, 


जीवनदायिनी, सुविधादायिनी रही होंगी और बाद 
में उसी शब्द का अर्थ विस्तार (तेल शब्द की 
तरह) सुन्दरियों तक में हो गया। यह शब्द 
कठोपनिषद्‌ में आया है । यमराज ने नचिकेता 
को अध्यात्म विद्या के बदले +-सराएँ आदि देने 
का प्रलोभन दिया, पर नचिकेता टस से मस न 
हुआ। देवराज इन्द्र भी अपनी रम्भा, उर्वशी 
आदि अप्सराओं के द्वारा यतियों के तपोभंग 
करते हैं, ऐसी कथाएँ भी मिलती है। 
अभ्युदय-निःश्रेयस-'अभ्युदय' का अर्थ 
सांसारिक (भौतिक) उन्नति होता हे और 
'निःश्रेयस' का अर्थ आध्यात्मिक उन्नति (परम 
कल्याण) होता है। ये दोनों जिसके द्वारा सिद्ध 
हों, उसे ही कणाद मुनि 'धर्म' कहते हैं। 
अभ्युदय अपरा विद्या है और निःश्रेयस परा विद्या 
है उपनिषद्‌ कहती है कि मनुष्यों को ये दोनों 
परा (निःश्रेयस) और अपरा (अभ्युदय) विद्याएँ 
जाननी चाहिए । जो पूर्ण मानवता (मानव्य) सिद्ध 
कर सके वही धर्म अर्थात्‌ वही सही जीवनधारक 
तत्त्व है, ऐसा ऋषियों ने माना है । 
अमनस्क (उन्मनी स्थिति)-यह योग की एक 
उच्चतम स्थिति है। इस अवस्था में मन में 
संकल्प-विकल्पादि की उपस्थिति ही नहीं रहती । 
इसे 'मनोनाश' या 'उन्मनी स्थिति" कहते हैं । 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ (3.2.4) की टीका में 
इसका वर्णन है । इस स्थिति को प्राप्त हुए योगी 
बाह्य पूजा, उपासना आदि की कोई 
आवश्यकता ही नहीं रहती | यही निर्विचारता, 
इच्छादिराहित्य, मनोराहित्य आदि नामो से कही 
जाती है। (अधिक जानकारी के लिए देखिए 
मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌ 2.2.4) | 
अमानित्व-निरहंकारिता-साधना मे इस गुण का 
र हत्त हे । एक तरह से इसे लज्जाशीलता 
प वो य है । निरहंकारिता और दंभशून्यता 
बर बन हैं। ऐसे गुण वाला व्यक्ति 
अपनी नम्रता से तामा डा तह 
लाल ला न पा से भी काम 
रे नता का कोई मूल्य 


पारिभाषिक शब्दकोश 


569 





हा हैं, फिर भी इससे सब कुछ खरीदा जा 


सकता हैं। इसकी महिमा नारदपरिव्राजकोपनिषद्‌ 
(3.90) में गाई गई है । 

अमृत-मृत्यु-ईशावास्योपनिषद्‌ में कहा है कि-- 
“अविद्या से मृत्यु को पार कर विद्या से मनुष्य 
अमृत को भोगता हे । मृत्यु और जन्म जगत्‌ का 
अटल नियम है। इस जन्म-मरण के फेरे से 
छुटकारा पाने के लिए बार-बार प्रार्थनाएँ की गई 
हैं, पर वह कैसे हो सकता है ? तो कहते हैं कि 
मृत्यु के रहस्य को अविद्या द्वारा जाना जा सकता 
है । अविद्या से मृत्यु को पार किया जा सकता 
है। वह अविद्या क्या है ? गीता में वेदों को 
अविद्यात्मक कहा गया है- त्रैगुण्यविषया 
वेदा: । उन वेदोंरूपी अविद्या से जागतिक मोह- 
रूपी अविद्या को दूर करके अर्जुन को निख्नैगुण्य 
अमृत का उपभोग करने को कहा गया है । जिस 
तरह एक काँटे को निकालने के लिए दूसरे काँटे 
का उपयोग किया जाता है और काँटा निकल 
जाने के बाद दोनों काँटे फेंक दिए जाते हैं उसी 
प्रकार वेदों के उपदेशों से मृत्युरूपी काँटे को 
निकाल कर, फिर दोनों काँटे फॅंककर अमरता को 
अर्थात्‌ मोक्ष के आनन्द को भोगना चाहिए । 
मृत्योर्मा अमृतं गमय’ आदि अनेक औपनिषदिक 
वाक्य यही सीख दे रहे हैं | (देखिए जैमिनि. 
9.25.10, कठोपनिषद्‌. 2.1.2, 2.3.14-15, 
गीता 2.15, 2.27 आदि) | 

अवधारणा-मन में किसी विषय के प्रति विचार, 
कल्पना, धारणा का उदय होने या स्थिर होने के 
सन्दर्भ में प्रायः अवधारणा’ शब्द का प्रयोग 
किया जाता हे | तथ्य निश्चय या तथ्यपुष्टि को भी 
अवधारणा कहते हैं। उपनिषदों में चार 
अन्तःकरणों के नियमों के सन्दर्भ में इस शब्द का 
प्रयोग है। शारीरकोपनिषद्‌ में संकल्प-विकल्प 
को मन का, निश्चय को बुद्धि का, स्मरणादि 
अनुसन्धान को चित्त का और कर्तृत्वाभिमान को 
अहंकार का विषय माना है । इनमें “निश्चय हो 
अवधारणा है, जो बुद्धि का विषय है (शारीरः 
कोपनिषद्‌ 4) | 





अवधूत-हमारे ब्रह्मचर्यादि चार आश्रमों में अन्त्य 
आश्रम संन्यासाश्रम है । इसे प्रब्रज्या भी कहते हैं । 
क्योंकि संन्यासी आत्मकल्याण और जगत्‌ के हित 
के लिए परिव्राजक (भ्रमणशील) ही रहता है । 
संन्यासी समस्त इन्द्रियों पर जय प्राप्त करने वाला 
होता हे । (संन्यासी के जीवन के लिए देखिए-- 
शाकटायनी उपनिषद्‌ 6, 7 और 8) | संन्यासी 
पंच मात्राओं को-त्रिदण्ड, उपवीत, कौपीन, 
छीका और पवित्री को ही धारण करता है। 
संन्यासोपनिषद्‌ में संन्यासी के छ: प्रकार बताए 
गए हैं । उनमें से एक अवधूत” भी है (संन्यास. 
2.3) । अवधूतोपनिषद्‌ के मन्त्र दो में अवधूत की 
परिभाषा करते हुए कहा है कि संसार-बन्धन से 
मुक्त, अविनाशी, वरेण्य तथा महावाक्यों के 
लक्षयार्थभूत व्यक्ति को “अवधूत' कहा जाता हे । 
संन्यासोपनिषत्‌ (2.27-30) में कहा गया है कि 
अवधूत अनियमवाला होता है । उसके लिए कोई 
नियम नहीं है । पतित और निन्दित को छोड़कर 
कहीं से भी अजगरवृत्ति से वह भोजन करता है 
सदा आत्मानुसन्धान में लीन रहता है । संन्यासी के 
अन्य भेद इस प्रकार हैं; यथा-- 
कुटीचक-(या कुटीचर) शिखा एवं यज्ञोपवीत 
धारण करता है। दण्ड, कमण्डलु, लंगोटी, 
चादर और गुदड़ी रखता है । माता-पिता-गुरु की 
आज्ञा में रहता है बटलोई, फावड़ा और छींका 
धारण करते हुए मन्त्रसाधनपरायण होकर एक ही 
स्थान पर रहता है, श्वेत ऊर्ध्वमुखी त्रिपुण्ड धारण 
करता है, और तीन दण्ड रखता है । (देखिए 
संन्यासोपनिषद्‌ 2.24) | 

बहूदक-शिखा, कन्था, त्रिपुण्ड आदि धारण 
करके कुटीचक के समान होता है । वह माधुकरी 
से जीवन-निर्वाह करता है, और केवल आठ 
ग्रास ही भोजन करता है (संन्यासोप. 2.25) । 
'हंस-हंस प्रकृति वाला संन्यासी जटा एवं 
्रिपुण्ड्धारी, ऊर्ध्वपुण्ड्धारी, अनिश्चित स्थान पर 
भिक्षा माँगकर आजीविका चलाने वाला और 
केवल कौपीन पहनने वाला होता है (संन्यासोप. 
2.26) | 


570 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





| शिखा-उपवीत कुछ नहीं रखता । 
केवल पाँच घरों से भिक्षा माँगकर आजीविका 
चलाता है । कौपीन, चादर और दण्ड ही अपने 
पास रखता है। वह सर्वत्यागी भिक्षु है। वही 
सच्चा भिक्षु हे, अन्य नहीं (परमहंसोपनिषत्‌ 4) | 
तुरीयातीत-वह गोमुखवृत्ति से केवल तीन घरों 
में ही भिक्षा माँगता हे । वह अपने आपको केवल 
चैतन्य ही मानता है । 
इनके अतिरिक्त छठा अवधूत है। इस प्रकार 
संन्यासियों के छः भेद होते हैं | संन्यासोपनिषद्‌ 
में इनके अन्य भेद भी (कर्मसंन्यासी, वैराग्य- 
संन्यासी, ज्ञानसंन्यासी आदि अनेक भेद किए 
गए हैं | देखिए-संन्यासोपनिषद्‌ 2.20, 2.21, 
2.22 आदि। 
अविमुक्त-इसका शाब्दिक अर्थ--'जो मुक्त नहीं है 
वह'--ऐसा होता है, किन्तु जाबालोपनिषद्‌ के 
अनुसार वह ब्रह्म का स्थान' है । (जाबालोपनिषत्‌ 
1.1) | मूर्धा (ब्रह्मरन्ध्र) और चिबुक के बीच के 
स्थान को भी 'अविमुक्त' कहा जाता है। भौं 
और घ्राण के मध्य भाग को भी कहीं-कहीं 
'अविमुक्त' कहा गया है। काशीक्षेत्र को भी 
'अविमुक्त क्षेत्र” कहा गया है (स्कन्दपुराण) । कुछ 
लोग काशी के निकट पाँच कोस की दूरी को भी 
'अविमुक्त' कहते हैं । 
अवेदन (और) असंसक्ति-अक््युपनिषत्‌ और 
महोपनिषत्‌ में बताई हुई सात योग भूमिकाओं में 
से असंसक्ति 'असंगता' भी एक है । असंसर्ग भी 
उसी का पर्याय है। महोपनिषद्‌ के अनुसार 
पहली “शुभेच्छा भूमिका में सांसारिक मायाजाल 
के प्रति ग्लानि और शास्त्रोक्त सत्कमों की इच्छा 
होती है। दूसरी 'विचारणा' भूमिका में 
शाख्राध्ययनजनित वैराग्यं से श्रेष्ठ आचरण की 
प्रवृत्ति होती है । तीसरी 'तनुमानसी' भूमिका में 
. प्रबल वैराग्य होता है | चौथी 'सत्त्वापत्ति' भूमिका 
में चित्त शुद्ध सत्त्वस्वरूप में स्थिर होता है | इन 
भूमिकाओं के अभ्यास से पाँचवीं 'असंसक्ति' 
(असंग - अनासक्ति) सिद्ध होती है। पांचों 
भूमिकाओं के सतत अभ्यास से “पदार्थ भावना' 


नाम की छठी भूमिका उदित होती है, जिसमें 
आत्मातिरिक्त कुछ है ही नहीं, ऐसी भावना हो 
जाती हे और अन्तिम भूमिका 'तुर्यगा' हे । वह 
जीवन्मुक्त की दशा हे । बाद में तुर्यगातीत 
अवस्था विदेहमुक्त की अवस्था है । 
अक्ष्युपनिषद्‌ में सात भूमिकाएँ बताई है 
परन्तु महोपनिषद्‌ में बताई गई भूमिकाओं से 
इसमें अन्तर है। इसके अनुसार--अवेदन, 
विचार, असंसर्ग, स्वप्न, सुषुप्तपद, तुर्या और 
विदेहमुक्ति--ये सात योग-भूमिकाएँ हैं । इसके 
अनुसार योग की प्रारम्भिक अवस्था को ही 
'अवेदन' कहा गया है । इस अवेदन की अवस्था 
में साधक दिन-प्रतिदिन धीरे-धीरे वासनात्मक 
विचारों से दूर होता जाता है और हमेशा 
पारमार्थिक कार्यो में संलग्न होकर आनन्द में 
रहता है और किसी भी अश्लील चेष्टा से घृणा 
करता है । वह भयभीत होकर भोगेच्छा का त्याग 
कर देता है । वह सबके प्रति मधुर व्यवहार करता 
है । स्वाध्याय-सत्संग के द्वारा मोक्ष की आकांक्षा 
करता रहता है, इसी भूमिका को अवेदन अवस्था 
अथवा भूमिका कहा गया है । अक्ष्युपनिषत्‌ के 
अनुसार दूसरी 'विचार' भूमिका वाला साधक: 
विद्वज्जनों का आश्रय लेता है। गुरुजनों के 
सान्निध्य से वह शास्रौं के मर्म को पकड़ लेता 
है। तीसरी 'असंसर्ग' भूमिका वाला साधक 
शाख्रों में अपनी बुद्धि को स्थिर करके तपस्वियों 
के आश्रमों में निवास करता है और सहज भाव 
से भूमिशयनादि कठोर ब्रतों को धारण करता है । 
यह असंसर्ग भूमिका दो प्रकार की है--एक 
सामान्य और दूसरी श्रेष्ठ । सामान्य भूमिका वाला 
साधक सब कुछ ईश्वराधीन ही है, ऐसा मानकर 
अनासक्त रहता हे और श्रेष्ठ भूमिका वाला 
साधक स्वयं को अकर्ता मानता है तथा ईश्वर या 
पूर्वकृत कर्मों को ही कर्ता मानकर शब्द-अर्थ- 
भावहीन होते हुए मौन हो जाता हे (अक्षि. 
225226) | उसका द्वैतभाव अद्वैतभाव में 
समाप्त हो जाता है वह विकल्पशून्य आनन्दप्रद 
अवस्था को प्राप्त कर लेता है । चौथा 'स्वप्न' 


पारिभाषिक शब्दकोश 


571 





ह मर को प्राप्त करके जगत्‌ को स्वप्न की तरह 
देखने लगता है। इसके बाद, 'सुषुप्तपद' नाम 
को छठी भूमिका में प्रवेश करके साधक सद्‌- 
असद्‌, अहंकार-अनहंकार--सबसे परे अद्वैत 
स्थिति में आ जाता है। सातवीं भूमिका 
'विदेहमुक्ति' की स्थिति है । इसमें समस्त प्रारब्ध 
और समस्त देह समाप्त हो जाते हें। इसमें 
साधक ब्रह्मभूत, ब्रह्मानन्दमय हो जाता हे 
(तेजोबिन्दूपनिषत्‌, 4.33 तथा अक्ष्युपनिषद्‌ 
2.40-48)। इस प्रकार महोपनिषद्‌ और 
अक्ष्युपनिषद्‌--दोनों में योग की सात भूमिकाएँ 
अलग-अलग रूप में बताई गई हैं। हमारे 
अपेक्षित पारिभाषिक शब्द--अवेदन, असंसक्ति, 
असंसर्ग अवेदन आदि का क्या अर्थ और क्या 
स्थान है, वह उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो 
जाएगा । साथ ही साथ दोनों उपनिषदों की सात 
भूमिकाओं को अलग पारिभाषिक संज्ञाओं के 
अर्थ और स्थान भी मालूम हो जाएंगे । 
अश्व-पशुओं में पराक्रमी, बलिष्ठ, गतिमान पशु 
अश्व है । इसी के पर्यायवाची अर्वन्‌, अर्वा, हय, 
वाजि आदि शब्द उपनिषदों में प्रयुक्त हुए हैं। 
अश्व ही शक्ति, पराक्रम, गतिशीलता आदि का 
प्रतीक माना गया है । देखिए तैत्ति.आ. 3.8.7.1, 
ऐत.ब्रा. 5.1, शतपथब्राह्मण 3.6.2.5, गोपथ- 
ब्राह्मण 2.4.11 आदि । बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
(1.1.1) में तो विराट्‌ यज्ञ की कल्पना करके 
अश्व को उसका मस्तक स्थानीय बताया गया है | 
और भी बृहदारण्यक उपनिषद्‌ (1.1.2) में ओर 
कठोपनिषद्‌ में रूपको के द्वार अश्व की 
वेगशीलता और बलिष्ठता को बतलाया गया है । 
अश्वमेध-प्राचीनकाल में राजनैतिक एकता स्थापित 
करने के लिए यह वैदिक यज्ञ किया जाता था | 
तात्त्विक दृष्टि से इसका उद्देश्य अश्व = पराक्रम 
के साथ मेधा = बुद्धि को जोड़ने से राष्ट्र की 
अभीष्ट उन्नति को प्राप्त करने का था। चक्रवर्ती 
राजा ही यह यज्ञ कर सकता था। इसमें पहले 
अश्व को छोड़कर विशिष्ट यज्ञानुष्ठान प्रारम्भ 
किया जाता था और छोड़े हुए अश्व के द्वारा 





| अश्वमेधकर्ता के आधिपत्य की स्वीकृति माँगी 


जाती थी । विचरण करते अश्व को बाँधने वाले के 
साथ युद्ध करके तथा उसे जीतकर अपने 
आधिपत्य को स्वीकृति उससे करवायी जाती 
था | अश्वमेध को सब यज्ञों का राजा कहा जाता 
था (शतपथब्राह्मण, 13.2.2.1)। अश्वमेध 
सम्पूर्ण राष्ट्र के हित के लिए--राष्ट्र के पराक्रम, 
मेधा, सम्पदा और राष्ट्रियता के विकास एवं 
विस्तार के लिए ही किया जाता हे । इस सन्दर्भ 
में तैत.आ. में कहा है कि, राष्ट्र वा अश्वमेधः” 
(3.8.9.4) बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (1.2.7) में भी 
सूर्य को अश्वमेध की उपमा दी गई है । 

अष्टग्रह-सामान्यतः नवग्रह माने जाते हें । बाद में 
हुई खोजों के अनुसार ग्रहों की संख्या बारह मानी 
गई हे, किन्तु यहाँ उपनिषदों में 'ग्रह' का अर्थ 
अलग ही है । आध्यात्मिक सन्दर्भ में ग्रह शब्द 
का अर्थ भिन्न है । अथर्वशिर उपनिषद्‌ में देवों ने 
रुद्र की स्तुति करते हुए उन्हें 'अष्टग्रह' कहा है 
(अथर्वशिर 4) । बृहदारण्यक उप. (3.2.1) में 
प्राण, वाक्‌, जिह्वा, चक्षु, श्रोत्र; मन, हस्त और 
त्वचा को अष्टग्रह कहा गया है और इन आठ 
ग्रहों के विषयों को वहाँ अतिग्रह कहा गया है। 
अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ, एक केन्द्रिय, मन और 
प्राण—ये अष्टग्रह हें और उनके विषय अतिग्रह 
हैं । जैसे प्राण का अतिग्रह अपान है और अपान 
अतिग्रह द्वारा गृहीत है | इसी से प्राणग्रह गन्धों 
को सूँघने का कार्य सम्पन्न करता है (बृह. 
3.2.3) | वाकू ग्रह है, नाम अतिग्रह हे, नाम से 
वाक्‌ गृहीत है, अत: वाणी से उच्चारण होता है । 
इस तरह सभी (आठ) ग्रहों और अतिग्रहों को भी 
समझना चाहिए । 

अष्टदल कमल-शरीरस्थ चक्रों का उपनिषदों में 
आलंकारिक वर्णन है। जैसे कुण्डलिनी को 
सर्पिणी, सहस्रारचक्र-स्थान को क्षीरसागर 
आदि | इसी तरह अनाहतचक्र को 'अष्टदल- 
'कमल' अथवा 'हृदयकमल' कहा जाता है । इसी 
का एक और नाम 'ब्रह्मपुर' भी है। इसी को 
्षुरिकोपनिषत्कार ने प्रत्याहार प्रकरण में 


572 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





0 रक्तोत्पल जेसे प्रतीत होने वाले को 
“दहरपुण्डरीक' भी कहा हे (क्षुरिको. 10) । इसे 
“अनाहत चक्र' भी कहा जाता है । इसकी साधना 
की फलश्रुति शिवसारतन्त्र में इन्द्रियस्वामित्व 
और वाक्पतित्वादि की प्राप्तिरूप बताई गई है । 
अष्टांगयोग-चित्रवृत्ति के निरोध के लिए योग 
दर्शन में बताए गए आठ उपायो को अंग कहा 
गया हे । इन आठ अंगों से युक्त योग को अष्टांग 
योग कहा जाता है। इन आठ अंगों में पाँच 
बहिरंग है--यम, नियम, आसन, प्राणायाम और 
प्रत्याहार तथा तीन अन्तरंग हैं--धारणा, ध्यान 
और समाधि । इन्हीं को अष्टांग योग कहते हैं । ये 
अंग निम्नवत्‌ हैं-- 

यम-मन और इन्द्रियों को विषयों की ओर जाने 
से रोकना “यम' है । वह पाँच प्रकार का है-- 
सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्यं और अपरिग्रह । 
नियम-काम्य कर्मों से हटाकर निष्काम कर्म में 
बांधने वाले कार्य । 'नियम' पाँच प्रकार के है 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान | 
आसन-शरीर को स्थिर और सुखपूर्वक रखने 
वाली शरीरस्थिति । आसन की सिद्धिवाला पुरुष 
शीतोष्णादि द्वन्द्व सहन कर सकता हे । 
प्राणायाम-प्राणों को वश में करना “प्राणायामः 
है | प्राणों को वश में करने वाला व्यक्ति अपने 
मन, इन्द्रियों तथा शरीर का शासक हो जाता है | 
प्राणायाम के तीन भेद है-रेचक, पूरक और 
कुम्भक । 

प्रत्याहार-चित्त को अनात्म पदार्थो से हटाकर 
आत्मा में लगाए रहना 'प्रत्याहार कहलाता है। 
धारणा-चिततवृत्तियों को चारों ओर से हटाकर 
एक स्थान (विषय) पर लगाना 'धारणा' है | 
योगसूत्रानुसार चित्त को एक स्थान या विषय पर 
दृढ़ करना धारणा हे (यो.द. 3.3) | 
ध्यान-किसी एक विषय पर चित्त की निरन्तर 
स्थिरता को ध्यान कहा जाता है (मैत्रे. 2.3) | 
मन की सर्वविकार मुक्ति 'ध्यान' है । 


समाधि-यह ध्यान की पराकाष्ठा हे । इससे 
केवल्यपद (मोक्ष) की प्राप्ति होती हे । इसके भी 
भेद योगशास्त्र में किए गए है । 

असंभूति- संभूति-ईशावस्योपनिषद्‌ में 'संभूति' 
और 'असंभूति' इन दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ 
है । शंकराचार्य ने अपने भाष्य में संभूति का अर्थ 
'कार्यरूप जगत्‌” और 'असंभूति' का अर्थ 
'कारणरूप प्रकृति' ऐसा किया है । अर्थात्‌ कार्य- 
ब्रह्म संभूति है और अव्याकृत कारणरूप प्रकृति 
'असंभूति' हे । पिण्डरूप में भी दृश्यमान शरीर 
संभूति और अदृश्य कारण असंभूति है। यही 
एक तरह से समन्वयवादी दृष्टिकोण है । आगे के 
चौदहवें मन्त्र में कहा है कि, जो मनुष्य संभूति 
(दृश्यमान जगत्‌) और विनाश > विगतनाश 
(नाशरहित प्रकृति) को साथ-साथ जानता है, वह 
विनाश (नाशरहित) प्रकृति से मृत्यु को पार 
करके संभूति (दृश्यमान जगत्‌) से अमरत्व को 


- प्राप्त करता है । केवल संभूति (दृश्यमान जगत्‌) 


को अथवा केवल असंभूति (मूलकारण) को 
उपासना करने वाला तो घोर अन्धकार में पड़ने 
के कारण कल्याण प्राप्त नहीं कर सकता । 
अर्थात्‌ एकांगी दृष्टिकोण भयानक है, समन्वय- 
कारी दृष्टिकोण ही उत्तम है । 
असुर- राक्षस-शास्त्रो ने जैसे मनुष्यों को ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद जैसी पाँच 
श्रेणियों में बाँटा है, वैसे ही सूक्ष्म (अन्तरिक्ष) 
लोक के वासियों को भी गन्धर्व, पितर, देवगण, 
असुर और राक्षस जैसी पाँच श्रेणियों में बाँटा 
है (देखिए--निरुक्त 3.8) | असुरों को दैत्यों 
और को श्रेणी में गिना जाता है । वे पवित्र 
कार्यों में विघ्नकर्ता और कुमार्गगामी माने जाते 
1 र “4. विपरित का रक्षक भी माना 
उत्प बारे में देखिए, 
वृहदारण्यकोपनिषत्‌ (5.2.1) | “ 
असूया-अध्यात्म-पथ पर जाने वाले साधक के 
मन में प्राय: प्रकार के विकार उत्पन्न 
हुआ करते हें | काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि 
ऐसे ही विकार है । इन पर विजय प्राप्त करके ही 


पारिभाषिक शब्दकोश 


373 








त अपना लक्ष्य सिद्ध कर सकता हे । 


'असूया' भी ऐसा ही एक विकार हे । किसी के 


गुणों में भी दोषों को देखने की प्रवृत्ति 'असूया' 
है । इसका अपर नाम 'ईर्ष्या' है। (देखिए-- 


वात्स्यायन. 4.1.3; अमरकोशकार भी ऐसा ही 


कहते हें । 
आ 


आकाश-जिस अवकाश (खाली स्थान) में पूरा 
विश्व समा जाता हे, उसे आकाश कहते हैं । पाँच 
महाभूतों में से वह एक है । 'शब्द' उसका गुण 
है । बड़े आकाश के और स्वर्गलोक के बीच के 


भाग को अन्तरिक्ष कहते हें । द्यो:, चु, अभ्र, 
व्योम, पुष्कर, अम्बर, नभ, गगन, अनन्त, 
स्वर्ग, खं आदि आकाश के पर्यायवाची शब्द हे । 
- आकाश-पाताल में सात-सात लोकों का उल्लेख 
उपनिषदों में मिलता है । बृहदारण्यक उपनिषत्‌ में 
याज्ञवल्क्य ने गार्गी को आकाश का विस्तार 
बताया हे (बृहदारण्यक उप. 3.8.4), तैत्तिरी- 
योपनिषद्‌ में भी आकाश को सर्वरूप कहा गया 
हे । (तै. 3.10.3) । 
आग्नेय-आग्नेय शब्द विशेषण है | अग्नि में दी 
जाने वाली पुरोडाशयुक्त आहुतियों को आग्नेय' 
कहा जाता है । अग्निपुराण को भी आग्नेय 
(अग्निसम्बद्ध) पुराण कहते हें । दक्षिण-पूर्व की 
मध्यवर्ती दिशा को भी आग्नेय' कहा गया है । 
स्वर्ण को भी आग्नेय कहा गया है । जैमिनीय 
उपनिषद्‌ में पृथ्वी को भी आग्नेय कहा गया है । 
आग्नेयी दृष्टि--आहिताग्ति लोगों के द्वारा 
नियमित किया जाने वाला कामनापूर्त्यर्थ यज्ञ । ह 
यज्ञ प्रयोजन-भेद से अनेक नाम वाले होते हैं, 
जैसे-मित्रविन्देष्टि आदि । आग्नेयी दृष्टि भी 
उन्हीं में से एक दृष्टि है। दृष्टि का अर्थ विशेष 
प्रयोजनों से किया जाने वाला यज्ञ ही होता है। 
आचार्य-1. अध्ययन कराने वाले अध्यापक, 2. 
यज्ञोपवीत देकर सांगवेदों का अध्ययन कराने वाले 
(मनु. 2.140), 3. शास्त्रार्थ चुनकर स्वयं 
आचरण करने वाला (द्र्‍योपनिषत्‌ 3), 4. मंत्र देने 


वाला व्यक्ति, 5. शिक्षक, 6. धर्ममत के बड़े 
महन्त, 7. धर्मस्थापक, 8. प्रस्थानत्रयी पर भाष्य 
लिखने वाले आदि अनेकों अर्थ इस शब्द के हैं। 

आज्य भाग-यज्ञ सम्बन्धी एक उपकरण और 
तत्सम्बन्धी क्रियाकलाप का एक विशिष्ट घृत का 
भाग | 

आज्यस्थाली-प्राणाग्निहोत्र उपनिषद्‌ में शरीरयज्ञ 
के अन्तर्गत दाहिने हाथ को खुवा और बायें हाथ 
को आज्यस्थाली कहा गया है (प्रा.हो.उ. 22) । 
इसमें ही नेत्रों को आज्य भाग तथा गले को धारा 
कहा है । 

आत्मचिन्तन-अनात्मा को छोड़कर केवल आत्मा 
का ही चिन्तन-मनन करना । इस आत्मानुसन्धान 
को 'अन्तर्यज्ञ' भी कहते हें । गीता (6.30) में 
इसका स्वरूप बताया गया हे । अपनी आत्मा को 
सबगें तथा सबको अपनी आत्मा में देखना ही 
आत्मचिन्तन है । 

आत्मचैतन्य-आत्मा की चैतन्यरूपता, संविद्‌- 
रूपता । इस प्रकार का ज्ञान रखना ही 
आत्मदृष्टि' भी कहा जाता हे । 

आत्मश्राद्ध-स्वर्गस्थ देवों, ऋषियों, देवमानवों 
आदि को शान्ति के लिए श्राद्ध करने का विधान 
है । यह श्राद्ध प्रायः आठ प्रकार का होता है-- 
देवश्राद्ध, ऋषिश्राद्ध, पितृश्राद्ध, दिव्यश्राद्ध, 
मनुष्यश्राद्ध, भूतश्राद्ध, मातृश्राद्ध और आत्म- 
श्राद्ध । आत्मश्राद्ध को बात परित्राजकोपनिषद्‌ में 
कही गई है | जब कोई मनुष्य आतुर या क्रमिक 
संन्यास लेता है, तब वह चान्द्रायणादि प्रायश्चित्तो 
को करके फिर स्वयं का ही श्राद्ध मरने से पहले 
ही कर लेता है । उसे 'आत्मश्राद्ध' कहते हैं। 
आत्मश्राद्ध में वह अपना खुद का, पिता जीवित 
न हो तो पिता का, पिता जीवित हो तो पितामह 
का भी श्राद्ध कर लेता हे । 


आत्मसाक्षात्कार-आत्मा के पारमार्थिक स्वरूप 
का अनुभव, मिलन, प्रत्यक्ष दर्शन । साक्षात्कार 
का अर्थ प्रत्यक्ष अनुभूति या इन्द्रियजन्य ज्ञान भी 
हो सकता है, पर आत्मा का साक्षात्कार बाह्य 


574 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





ति से नहीं होता । श्रुति कहती हे-- 
'मनसैवानुद्रष्टव्यः' । 

आत्मा- जीवात्मा-उपनिषदों का-वेदान्त का प्रधान 
प्रतिपाद्य विषय आत्मा ही है । यह आत्मा अपने 
पारमार्थिक रूप में नित्य, शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्विकार 
ही है । इस पर अविद्या (अज्ञान) के कषाय (कल्मष) 
का कोई प्रभाव नहीं पड़ता । इसलिए वह परमात्मा 
का समकक्ष ही (परमात्मा ही) है । (नृसिंह उ. ता. 
1-2, रामोत्तरतापनी 2.9, ऐतरेय 1.1.1, नृ.उ. 
7.4 आदि इसके असंख्य प्रमाण हें । ऐसी उस 
आत्मा का दूसरा रूप यह है, जो अविद्या (अज्ञान) 
से आवृत हो जाता है । उसे ही 'जीव' या 'जीवात्मा' 
कहा जाता है । उसी का संसार में बार-बार आवागमन 
(आना-जाना) हुआ करता है । जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति 
अवस्था में शरीर का अनुवर्तन करने वाला चैतन्य 
ही जीव (जीवात्मा) है । इसके प्रमाण में ब्रह्मबिन्दु 
उपनिषद्‌ (12), कठोपनिषद्‌ (2.2.10), आदि 
अनेक प्रमाण हैं । जीवात्मा जब उस अविद्या (अज्ञान) 
को छोड़कर अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान 
लेता हे, तब वह अपने मूल रूप ब्रह्म के साथ 
एकाकार हो जाता हे, उसे ही मोक्ष कहा गया हे । 
फिर जगत्‌ में पुनरागमन नहीं होता । (देखिए 
बृहदारण्यक उप. 2.4.5) | 
आदिपुरुष-सृष्टि के पहले केवल परब्रह्म की ही 
उपस्थिति होने से उसे ही आदिपुरुष' कहा गया 
है । आदिजीव, हिरण्यगर्भ और नारायण के लिए 
भी आदिपुरुष का प्रयोग किया गया है । गीता में 
अर्जुन ने कृष्ण को 'त्वमादिदेव:' कहा है । ऋग्वेद 
(10.90.2 और 12) में उस आदिपुरुष से ही 
चतुर्वर्ण सृष्टि का सर्जन होना कहा गया है । 
आदेश-आज्ञा, उपदेश, संकेत, विवरण, भविष्य- 
कथन, विधिवाक्य आदि इसके पर्यायवाची शब्द 
हें । तैत्तिरीय उप. (2.3.1) में इसका अर्थ 
विधिवाक्य है | केन. (4.4) में इसका अर्थ 
संकेत है । ४ 

आध्यात्मिक- आधिदैविक- आधिभौतिक-सभी 


विषयों को और विषयो के ज्ञान को तीन भागो में | 


विभाजित किया जाता है । अन्यान्य प्राणियों के 
शरीरों अथवा स्थूल भौतिक तत्त्वों से सम्बन्धित 
सभी विषय 'आधिभौतिक' कहे जाते हैं। दैवी 
गुणों या देवसम्बन्धी विषयों को 'आधिदैविक' 
कहा जाता है। तथा आत्मतत्त्व से सम्बन्धित 
विषयों को 'आध्यात्मिक' कहा जाता है। 
केनोपनिषद्‌ (4, 5) में मन को आध्यात्म कहा 
गया है। 

आनन्द-परमानन्द-इसका अर्थ प्रसन्नता है। यह 
आत्मा-परमात्मा का स्वरूप (सच्चिदानन्द) 
बताया गया है | पंचकोशों में आबद्ध आत्मा का 
अन्तिम कोश 'आनन्दमय कोश' हे । तैत्ति.उ 
(3.6) में आत्मा-परमात्मा के इस आनन्दस्वरूप 
की महिमा का वर्णन हे । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (2.7) 
में भी सो वे स:' कहकर उस निरतिशय 
आनन्दसुखस्वरूप आत्मा का वर्णन किया गया 
है । इस आनन्दस्वरूप को ही सृष्टि की उत्पत्ति- 
स्थिति-लय का कारण माना गया है। यही 
आनन्द परमानन्द ब्रह्म है । 

आनुष्टुभ मन्त्र-अनुष्टुप्‌ छन्द में रचा हुआ (बना 
हुआ) मन्त्र | इसमें आठ-आठ अक्षर वाले चार 
चरण होते हें । कुल बत्तीस अक्षर होते हैं। 
प्रणवसहित नारसिंह मन्त्र अनुष्टुप्‌ छन्द में होने से 
उसे आनुष्टुभ मन्त्र कहा गया है। 

आपः-इसका अर्थ जल' है । उपनिषदों में इसकी 
ईश्वरी तत्त्व के साथ संगति बिठाई गई है । आप: 
सम्भवत: प्राणरूप (जीवनरूप) होने से उसे 'अन्न” 
भी कहा गया है । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (3.8.1) में 
उसे तेज भी कहा गया है । कई वैदिक सूक्तो में 
इसकी स्तुति भी की गई है। आप: में सृष्टि- 
संरचना की मूलभूत इकाई की अर्थध्वनि 
उठती है । इसमें वरुणदेव प्रतिष्ठित माने गए हैं । 
उसे सर्वदेवरूप भी माना गया है । (देखिए, ना.प. 
403, 97) | 


आयतन-इसका अर्थ स्थान, मन्दिर, विश्रामालय 
आदि है। उपनिषदों में विष्णु को मंगलों का 
आयतन कहा गया है | छान्दोग्य में कहा गया है 
कि जो आयतन को जान लेता है वह सब जान 


पारिभाषिक शब्दकोश 


575 





त हे । वहाँ आयतन का अर्थ मूल कारण | आसक्ति-मोह-ममता-ये पर्याय हें। किसी वस्तु 


(स्रोत) है । (सन्दर्भ 
4.8.3) । 

आर्य-इस शब्द का अर्थ कुलीन, सभ्य, शिष्ट, 
साधु, वफादार, इन्सान आदि कई होते हैँ। 
इसका जातिविशेष अर्थ भी पाया जाता हे । 
कृषीकार भी एक अर्थ हे । वेदों में अतिप्राचीन 
जाति के अर्थ में यह शब्द हे । वेदो में आर्य और 
दस्यु प्रमुख जातियाँ थी । आर्या को श्रेष्ठ और 
दस्युओं को कनिष्ठ माना जाता था । (ऋग्वेद, 
1.103.3; 1.51.8) । महीधर ने आर्य शब्द को 
स्वामी और वैश्यवाचक माना हे। सायण का 
अरणीय अथवा सर्वगन्तव्य अर्थ इससे मिलता- 
जुलता हे । निरुक्तकार ने आर्य को ईश्वरपुर कहा 
है । अक्ष्युपनिषद्‌ में आर्य शब्द आया है । इसके 
अनेक अर्थ हैं । 

आवागमनचक्र-प्राणी अपने कर्मा के अनुसार 
विविध योनियों में जन्म लेता है, मरता है और 
फिर जन्म लेता है। ऐसा जन्म-मरण का चक्र 
जब तक मोक्ष न हो, तब तक चलता ही रहता 
है । इस चक्र में चौरासी लाख योनियों में प्राणी 
को आना-जाना पड़ता है । इसी आवन-जावन 
को आवागमन कहा जाता है। 


आशा-अप्राप्त को प्राप्त करने को इच्छा आशा 
है । अभिलषित वस्तु भी आशा कही जाती हे । 
छान्दोग्य. (2.22.2) में कहा है कि “पितृओं के 
लिए स्वधा, मनुष्यों के लिए आशा और पशुओं 
के लिए तृण-जल का आगान करू |” ` (देवगण 
मनुष्यों की आशाओं का प्रतिरक्षण करते है 
(जैमि.उप. 1.34.11) । उपनिषदों में आशा को 
पिशाचिनी भी कहा है (मेत्रेप्युप. 1.12) | 
उपनिषत्‌ आशा को शाश्वत भी बताते हँ (देखिए 
जैमिनि, 4.22.1) | आशा को त्यागने को बात 
मैत्रेय्युपनिषद्‌ (2.12) में कही गई है । 

आश्रम-भारतीय जीवन-शैली के चार विभाग किए 
गए हैं उन्हें 'आश्रम' कहा जाता है; यथा-- 
ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और 
संन्यासाश्रम । 


छान्दोग्य. 5.1.5 और 








पर लगाव | यह तामस विकार हे । इसे गीता में 
कीचड़ कहा गया हे (गीता 2.52, 14.34) | 
वह मनुष्य को फँसाकर उसको जन्म-मरण के घेरे 

में डालता और सुख-दुःखादि देता रहता है। 
शास्त्रों नें उससे छूटकर मुक्तिलाभ करने का 
उपदेश दिया है (देखिए गीता, 2.17)। 
ईशोपनिषद्‌ 7 में यो.चू. 84 में और मैत्रा. 4.2 में 
आसक्ति के अवगुण और अनासक्ति के लाभ 
बताए गए हैं । 

आसन-योग के आठ अंगों में यह तीसरा अंग है । 
जिसमें शरीर को स्थिर रखकर पहले सिद्धि प्राप्त 
करनी पड़ती है, बाद में प्राणायाम आदि की 
साधना होती है। आसन की व्याख्या 
'स्थिरसुखमासनम्‌' यह है । अर्थात्‌ जो स्थिर और 
सुखदायी हो, वही 'आसन' है। जिस प्रकार 
स्थिर (अविचल) होकर, कष्टरहित होकर 
सुखपूर्वक लम्बे समय तक बैठा जा सके, वह 
आसन है | ऐसे बहुत से आसन अन्यान्य ग्रन्थों 
में वर्णित हैं, पर जाबालदर्शनोपनिषद्‌ के अनुसार 
स्वस्तिक, गोमुख, पद्म, वीर, सिंह, भद्र, मुक्त, 
मयूर और सुख--ये नौ आसन मुख्य हैं । 

आस्तिकता-वेदों की प्रमाणभूतता का स्वीकार । 
उस स्वीकार करने वाले को आस्तिक कहां जाता 
है। वेदप्रामाण्य को स्वीकार न करना ही 
नास्तिकता है और प्रमाण नहीं मानने वाले को 
नास्तिक कहा जाता है। और ईश्वरप्रामाण्य को 
मानने वाला भी आस्तिक और न मानने वाला 
नास्तिक कहलाता है | 

आहवनीय-वैदिक ग्रन्थों में अग्नि के अनेक प्रकार 
हें । उनमें आवहनीय अग्नि, गार्हपत्य अग्नि और 
दक्षिणाग्नि हें । उनमें से जिस अग्नि के द्वारा 
अतिथियों का और देवों का आवाहन किया जाए 
उसे आहवनीय अग्नि कहते हैं (अथर्वशिर. 
7.9.13) । घर में रखा गया पूज्य अग्नि 
“गार्हपत्य अग्नि' है और जिसमें अन्न पकाया 
जाता है वह “दक्षिणाग्नि हे । (विस्तार के लिए 
देखिए-मनु. 2.231 और कठरुद्रोपनिषद्‌ 3) | 


576 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





Mam | 

इडा-हठयोगानुसार शरीर की तीन मुख्य नाडियों 
में से एक, जो नासिका के वाम भाग पर स्थित 
है। 

इन्द्रियाँ-शरीरस्थ चैतन्य अंश जिनके माध्यम से 
कर्ता-भोक्ता बनता है वे इन्द्रियाँ (करण) हैं । ये 
दो प्रकार की हैं--बाह्मोन्द्रियाँ और अन्तरिन्द्रिय | 
बाहोन्द्रियाँ दो प्रकार की हैं--1. ज्ञानेन्द्रियाँ, 2. 
कर्मेन्द्रियाँ । ज्ञानेन्द्रियाँ-आँख, कान, नाक, 
जीभ और त्वचा है और कर्मेन्द्रियाँ -वाक्‌, 
पाणि, पाद, पायू और उपस्थ हैं । अन्तरिन्द्रिय 
मन है । वह कार्यभेद से मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार--चार प्रकार का है। शास्रों में इन 
इन्द्रियों का दमन करने की शिक्षा हे । 
इष्टापूर्त-वेदाध्ययन, अग्निहोत्र और अतिथि- 
सत्कार इष्ट कहलाते हैं, और तालाब-कुआँ 
खुद्वाना या देवमन्दिर बँधवाना आदि (आ) 
पूर्त कहलाते हैं। अर्थात्‌ यज्ञ-यागादि अदृष्ट 
फलवाले कर्म 'इष्ट' हैं और दृष्टफल वाले कर्म 
(पूर्त' कहलाते हें । (मुं. 1.2.10, कठ. 1.1.8, 
प्रश्‍न. 1.9) । इष्ट' का अर्थ अभीप्सित चुना 
हुआ भी होता है, जैसे इष्टदेव आदि। 

ई 

ईशान--(1) पूर्व-उत्तर के बीच के दिशाभाग को 
'ईशान' कहते हैं । भगवान्‌ शिव त््यम्बक को भी 
“ईशान” कहा गया है । (अथर्वशिर. 3, 4) 
ईश्वर-अद्रैत वेदान्त में ब्रह्म एक ही तत्त्व है वह 
शुद्ध, बुद्ध, नित्य, मुक्त है । वह ब्रह्म दो प्रकार 
का है--1. पखह्य और 2. अपखह्या | पखदह्य 
निर्गुण, निर्विषय, केवल चैतन्यरूप है और अपर 
ब्रह्म मायाशक्ति से उपहित और सगुण है। उस 
मायोपहित सगुण-अपर-ब्रह्म को ही ईश्वर कहा 
गया है (पंचदशी, 4.43) | वह जगत्‌ का निमित्त 
कारण है | मायोपहित ब्रह्म ईश्वर और अविद्या- 
वच्छित्र चैतन्य जीव है । ब्रह्म (चैतन्य) तो एक 
ही है, पर उपाधिवशात्‌ ये भेद हुए हैं। अष्टांग- 
योग के नियम अंग में पाँचवाँ ईश्वरप्रणिधान या 
ईश्वरपूजन माना गया हे । 


| उ 
उक्थयाग-यह सोमयाग का तीसरा भेद है। इसे 


भी अग्निष्टोम की विकृति माना जाता है। इस 
यज्ञ का आयोजन पशु को आकांक्षा से किया 
जाता है (स.श्रौ० 9.7) । इसमें इन्द्र और अग्नि 
का यजन किया जाता हे । दोनों को एक-एक 
अज समर्पित किया जाता है। 

उज्छवृत्ति-जो गृहस्थाश्रमी पवित्र जल द्वारा सर्व 
कार्य निष्पन्न करके खेतों में पड़े रहे अनाज के 
द्वारा अपनी आजीविका चलाते हैं, उनकी इस 
आजीविका को उज्छवृत्ति कहा गया है। 
(आश्रमोपनिषद्‌ 2) | 

उट्डियानबन्ध-हठयोग में विविध प्रकार के बन्ध 
होते हैं । योग सम्बन्धी अनेक उपनिषदों में उनका 
उल्लेख पाया जाता है । इन बन्धों में मूलबन्ध, 
उड्डियानबन्ध और जालन्धरबन्ध--ये तीन बन्ध 
मुख्य हैं । महाबन्ध और महावेध का भी उल्लेख 
है। उड्डियानबन्ध में दोनों जानुओं को मोड़कर 
एवं दोनों पैरों के तलुवों को आपस में मिलाकर 
नाभि से नीचे और आठ अंगुल ऊपर के पेट के 
हिस्से को बलपूर्वक खीचकर मेरुदण्ड में इस 
प्रकार लगाया जाता है, जिससे पेट में गड्डा जैसा 
दिखाई पड़ता है | इसमें प्राण पक्षी .की तरह 
सुषुम्ना को ओर उड़ने लगता है। (यो.त. 
119) | 

उत्तरायण-जब सूर्य मकर रेखा से उत्तर में कर्क 
रेखा की ओर जाता है, तब उसे 'उत्तरायण” कहा 
जाता है। सूर्य के इस उत्तरायण का समय छ: 
महीनों का होता है और छ: महीने दक्षिणायन के 
होते हैं। यह शिशिर-वसन्त-ग्रीप्म ऋतुओं का 
समय होता हे । 

उदुम्बर-यह वानप्रस्थाश्रम के चार भेदो में से एक 
भेद का नाम है । जो वानत्रस्थी जिस किसी दिशा 
मे जाकर गूलर, बेर, नीवार आदि बटोर कर, 
अग्नि-संचरण कर उनसे महायज्ञ करके उन्हीं को 


खाकर जीता है, वह उदुम्बर 
» या औदुम्बर कहा 
जाता हे । ड न 


पारिभाषिक शब्दकोश 


577 





उद्गाता-यज्ञ के ज्वार: चार ऋत्विजों में से एक । | (भूख लगना), धनंजय (समस्त शरीर का पोषण 


यह साममन्त्रों का गान करता है ! 
उद्गीथ-(1) एक प्रकार का सामगान, (2) प्रणव 
(छा. 1.1.5) । सामगान के प्रकार हैं-हिंकार, 
प्रस्ताव, उद्गीथ, प्रतिहार, उपद्रव और निधन । 
विचरणशील सूर्य भी उद्गीथ 'कहा गया है। 
उद्गीथ को श्रेष्ठता छान्दोग्य (1.1.2) में बताई 
गई है । 

उदूभिज्ज-जो जीव भूमि को फाड़ कर निकलते हैं 
उन्हें उद्भिज्ज कहा जाता है । हम लोगों ने वन- 
स्पतियों में भी जीवतत्त्व को पहले से माना हे । 

उन्मनी अवस्था-उन्मनी भाव, अन्यमनस्कता, मनो- 
नाश, मनोराहित्य आदि सभी पर्यायवाची शब्द हैं । 

उपदेष्टा-उपदेशक, धर्मोपदेशक, आचार्य, गुरु, 
ऋत्विज, मार्गोपदेशक आदि समानार्थ वाले शब्द 
हे 

उपनयन-ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्यों का क्रमश: 8, 12 
ओर 16 वर्ष पर किया जाने वाला एक संस्कार 
है । वहाँ से ब्रह्मचर्याश्रम शुरू होता है और तब 
से व्यक्ति का पुनर्जन्म (द्विज) होना कहा जाता है, 
शूद्र अनुपवीत होते हैं। उनका उपनयन 
(उपवीत) संस्कार नहीं होता । 

उपनिषत्‌-(1) गुरु के पास रहस्यमय ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए बैठना (उप + नि" सद्‌), (2) 
अविद्या (अज्ञान) को दूर कर देने वाला, (3) 
वैदिक साहित्य का अन्तिम भाग । उपनिषदो को 
ब्रह्मविद्या’ भी कहते हैं | उपनिषदों में परा-अपरा 
दोनों विद्याएँ बताकर परा विद्या की श्रेष्ठता बताई 
गई है । उपनिषत्‌ साहित्य वैदिक शण्खाओं. पर 
आधारित हैं । कुछ तो प्राचीन उपनिषदे हँ, जो 
ब्रह्मविद्या बताते हैं और कुछ परवर्ती उपनिषद्‌ 
मध्यकालीन सम्प्रदायों की देन हैं । 

उपपातक-महापातको के सिवा ओ छोटे-छोटे पाप 
होते हैं, उन्हें उपपातक कहा जाता है । 

उपप्राण-पाँच प्राणों (प्राणापानादि) के उपरान्त 
पाँच उपप्राण भी माने गए हैं। वे है-नाग 
(डकार लेना), कूर्म (पलक झपकना), कृकल 


37 उ० तृ ० 





करना) और देवदत्त (जम्हाई लेना) । 
उपाधि-जिसके संयोग से कोई वस्तु किसी विशेष 
रूप से दिखाई देती हो, तो उस वस्तु अर्थात्‌ 
विशेष दर्शक वस्तु को “उपाधि' कहा जाता है । 
जैसे स्वच्छ (श्वेत) स्फटिकमणि लाल गुलाब के 
संयोग से लाल दिखाई देता है, तो लाल गुलाब 
को उपाधि कहा जाता हे । 

उपासना-जीव अपने इष्ट के साथ एकाकार होने 
का जो अभ्यास करता हे, उसे 'उपासना' कहा 
जाता हे । उपासना-अभ्यास की इस प्रक्रिया को 
इष्ट साक्षात्कार का साधन समझा जाता है । यह 
चित्त की एकाग्रता का वाचक शब्द है । 

ऊ 

ऊर्ध्वपुण्ड्‌-अनेक प्रकार के अनेकानेक शाखा 
वाले संन्यासी जो अनेक तरह के चिह्न धारण 
करते हैं, उनमें एक ऊर्ध्वपुण्ड भी हे । रामानन्दी 
वैष्णव-सम्प्रदाय के लोग ऊर्ध्वपुण्ड लगाते हैं । 
मस्तक पर ऊपर की ओर जाने वाली खड़ी रेखा 
को ऊर्ध्वपुण्ड कहते हैं (नारदपरि.उप. 5.12) । 

ऊर्ध्वरेता-जिसका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो, उसे 
'ऊर्ध्वरेता' कहते हैं । भीष्म, हनुमान, सनकादि 
आदि ऐसे ऊर्ध्वरेता थे। वे अखण्ड ब्रह्मचारी 
होते हें। शिव को भी ऊर्ध्वरेता कहा गया है 
(जाबाल.दर्श. 7.2) । 

ऋ 

ऋचा-वेद (ऋग्वेद) के मन्त्रों को ऋचा (ऋच्‌) 
कहा जाता है । ऋच्‌ स्तुतिवाचक है । ऋग्वेद के 
मंत्रों में देवों की स्तुति है, इसलिए उन्हें ऋचाएँ 
कहते हैं । ऋचाओं का संग्रह होने से ही उस वेद 
का नाम ऋग्वेद पड़ा है। 

ऋत-सत्य-प्रिय वचन को 'क्रत' कहते हैं | इसके 
अन्य पर्यायवाची शब्द-मोक्ष, जल, कर्मफल, 
यज्ञ, सूर्य, ब्रह्म, प्राकृतिक नियम, ईश्वरीय 
नियम, अनुकूल वचन आदि भी होते हैं। 
(तै.आ. 9.1.1, तै.सं. 3.2.9.1, `शत.ब्रा. 1. 
3.4.16, जैमि. 3.36.5, शत.ब्रा. 4.1.4.10, 


578 





ड 3.26.5--आदि विविध अर्था के उदाहरण 
हे) । वास्तव में अटल (शाश्वत) नियम को 
“ऋत' और बदलने वाले नियम को 'सत्य' कहा 
जाता हे । जल का निम्नगामित्व और अग्नि का 
ऊर्ध्वगामित्व, सूर्योदय, सूर्यास्त आदि को ऋत' 
कहेंगे और देश-कालानुसार बदलते हुए ऋतुओं 
के परिवर्तन के नियम को 'सत्य' कहेंगे। 
ऋत्विज-यज्ञों को सम्पादित करने वाले होता, 
अध्वर्यु, उद्गाता, ब्रह्मा आदि को ऋत्विज्‌ कहा 
जाता है । यज्ञ के स्वरूप के अनुसार सम्पादकों 
की संख्या में बढ़ाव-घटाव हुआ करता है, कहीं 
चार, कहीं सात, तो कहीं सत्रह तक भी संख्या 
होती है | और प्रस्तौता, प्रतिहर्ता आदि उनके 
कामों के अनुसार उन्हें नाम भी दिए जाते हैं। 
ऋष्धि-सिद्धि-ऋद्धि” भौतिक समृद्धि का द्योतक 
` शब्द है और सिद्धि" आध्यात्मिक समृद्धि का 
द्योतक शब्द है। (देखिए--गीता 12.10) 
अणिमादि योगसिद्धियाँ तो प्रसिद्ध ही हैं । 
ऋषि-वेदमन््रों का द्रष्टा । मन्त्रों का साक्षात्कर्ता । 
ऋषि दिव्यदृष्टि से युक्त होते हैं मुण्डकोपनिषद्‌ 
(3.2.5) में और गीता में भी ऋषियों के लक्षण 
बताए गए हैं। आगे चलकर देवर्षि, ब्रहार्षि, 
राजर्षि जैसे कई भेद 'ऋषि' शब्द के किए गए 
हैं । उपनिषदों के द्रष्टा ये सभी ऋषि ही थे । 


ए 
एकत्व-ऐक्य-एक होने का भाव है। जैसे जीव 
ही ब्रह्म है, यह एकत्व (ऐक्य) है (छा. 6.2.1) | 
जीव-ब्रह्म का एकत्व (ऐक्य - एकता) प्रतिपादित 
करना ही उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय है | 
(न 6.47.18, ब्रह्मबिन्दु 12 और गीता 9.15) 
एकर्षि अग्नि-एकर्षि अग्नि का उल्लेख मुण्डको- 
पनिषत्‌ (3.2.10) को छोड़कर और कहीं भी 
नहीं मिलता । वहाँ पर एकर्षि अग्नि में होम करने 


वाले को ब्रह्मविद्या का उपदेश करने का विधान | 


है । कुछ विद्वान एकर्षि अग्नि की संगति आत्म 
ज्योतिरूप अग्नि से बिठाते हैं कुछ लोग एकर्षि 





उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





शब्द की व्युत्पत्ति जो अकेला गतिमान रहता है 
(ऋषि) ऐसा करते है, तो कुछ विद्वान्‌--'सभी 
देवों में अवस्थित अग्नि को सभी आहुतियो के 
ग्रहणकर्ता के रूप' को भी एकर्षि कहते हैं । 

एकादश द्वार- एकादश अक्ष-शरीर को ग्यारह 
द्वारों से युक्त अर्थात्‌ एकादश द्वार वाला कहा 
गया है | दो आँखें, दो कान, दो नासिकाएँ, एक 
मुख, ब्रह्मरन्ध्र, नाभि, गुदा और उपस्थ--ये 
एकादश द्वार हैं । कठोपनि. (2.2.1) में नवद्वार 
कहे गए हैं, श्वेताश्वतर में भी यही हे--दो आँखें 
दो कान, दो नासिकाएँ, एक मुख, गुदा और 
उपस्थ | 

एषणात्रय-एषणा का अर्थ इच्छा, चाह, कामना, 
याचना आदि हे । सामान्यतया तीन एषणाएँ 
मानी जाती हें-पुत्रैषणा, वित्तैषणा और 
लोकैषणा | सन्तति, धनधान्यादि तथा कीर्ति की 
ये तीन एषणाएँ सामान्यतया सबमें होती है । 


ओ 


ओकार-३%कार या प्रणव परमात्मा का प्रतीक 
है। यह अ-उ-म--तीन वर्णो से बना है। ये 
तीनों अक्षर तीनों देवों का बोध कराते हैं | वे देव . 
क्रमशः विष्णु, महेश्वर और ब्रह्मा हैं । अत: ३% 
ब्रह्म है। तैत्ति. उ. 1.8.1, ध्यानबिन्दु 9, मैत्रा. 
6.37 आदि में ॐ की परम उपास्यता बताई है । 
ऐसा भी कहा गया है कि ३७ के तीन वर्णो के 
उच्चारण से योगी जीवन्मुक्त हो जाता है। 
(आत्मबोधोपनिषद्‌ 1 तथा कठोपनिषद्‌ 1.2.16) 
अन्यान्य. कई उपनिषदों में भी ३ की महिमा, 
39 की उपास्यता, उपासना की फलश्रुति बार- 
बार बताई गई हे । 


क 
कपालशोधन क्रिया-हठयोग में धौती, बस्ती, 
नेति, -नौलि, त्राटक और कपालभाति-ये छ: 
क्रियाएँ शरीरशोधन के लिए कही गई हैं । इनमें 
छठी अन्तिम क्रिया जो कपालभाति है, यह एक 
विशिष्ट प्राणायाम है | (ह.यो,प्र. 2.22) यह 
कफनाशक है। लोहार की धौकनी के समान 


पारिभाषिक शब्दकोश 


579 





शीघ्रता से र करके किया जाने वाला 
प्राणायाम ही कपालभाति है (ह.यो.प्र. 2.35) । 
मेरुदण्ड में इसके तीन प्रकार बताए 
जातकर्म कपालभाति, 2. व्युत्कर्म कपालभाति 
और 3. शीतकर्म कपालभाति । इनमें जातकर्म 
कपालभाति की तीन विधियाँ हैं । प्रथम विधि में 
सुखासन में बैठकर, दायें नथुने को बन्द कर, 
बायें से बलपूर्वक वायु को खीचकर बिना रोके 
दायें नथुने से बाहर निकाला जाता है। इसी 
प्रकार दायें से वायु खींचकर बायें से बाहर 
निकालते हैं । दूसरी विधि यह है कि दोनों नथुनों 
से एक साथ वायु खींचकर बाहर निकालते है। 
और तीसरी विधि में दायें नथुने को बन्द करके 
बाँये से पूरक-रेचक करते हैं। सम्भवतः यह 
कपालशोधन प्रक्रिया कपालभाति की दूसरी या 
तीसरी प्रक्रिया से मिलृती-जुलती होगी । योग- 
कुण्डलिन्युपनिषद्‌ (1.24-25) में इसको इस 
प्रकार कहा गया हे--दायीं नासिका से धीरे-धीरे 
बाहर को वायु खींचकर बायीं नासिका से रेचन 
करें। कपाल-शोधन में भी वायु को धीरे-धीरे 
बाहर निकाले । बस, इससे अधिक इसका 
अन्यत्र कहीं भी उल्लेख नहीं है । 

कपालाष्टक-योग के आठ प्रसिद्ध अंगों को 
कपालाष्टक कहते हैं | (देखिए पखह्योपनिषत्‌ 2 
की ब्रह्मयोगी व्याख्या) । 

करन्यास-तंत्रोक्त मन्त्रों के उच्चारणपूर्वक अंगुष्ठ 
सहित समस्त अँगुलियों के तल और पृष्ठभाग 
पंर किए गये न्यास को करन्यास कहते हैं। 


> 
९८ 


कर्म-इसका सामान्य अर्थ है क्रिया अथवा गति । | 


आध्यात्मिक रूप से कर्म के सहारे ही आत्मा 
संसारवहन करता है । कर्मचक्र ही संसार का तथ्य 
है । समग्र ब्रह्माण्ड कर्म से ही गतिशील है । 
उपनिषदों में इन्द्रियों के द्वार की जाने वाली 
क्रियाओं को 'कर्म' कहा है | कर्म के न करने 
वाले को कर्तृत्वाभिमान होता है । गीता में कर्म 
सात्त्विक, राजस और तामस--तीन प्रकार 

'कहे गए है (गी. 3.5) । गीता में नियत कर्मों को 
अनिवार्य रूप से करने को कहा गया हे (गी. 
3.8) । आसक्तिरहित निष्काम कर्माचरण करने से 


मनुष्य कर्मबन्धन से मुक्त होता है, यह बात गीता 
बार-बार कहती हे (गी. 4.17, 3.9 आदि) | 
ईशावास्य (2) भी यही कहती हे । 

कर्मफल-मनुष्य कर्म करने में स्वतन्त्र हे किन्तु 
कर्म-फल पाने में पराधीन है । किए हुए कर्मा का 
फल तो वह अवश्य पाता ही हे, पर वह उसके 
हाथ में नहीं है । पूर्वजन्मकृत कर्मफल ही हमारा 
भाग्य (प्रारब्ध) है (गीता, 2.47) । कर्मफल- 
त्यागी कर्मयुक्त मनुष्य नैष्ठिक शान्ति पाता है 
(गी. 5.12 और 12.12) । 

कर्मसंन्यासी-जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ 
आश्रमों में विधिपूर्वक रहने के बाद नियमानुसार 
संन्यास ग्रहण करता है, वह कर्मसंन्यासी है 
(संन्यासोपनिषद्‌ 2.22) । संन्यास के स्वरूप 
भेदों में से यह एक हे । 

कला-किसी कर्म या स्थिति की द्योतिका कला है । 
चन्द्रप्रकाश के सोलहवें भाग को भी कला कहते 
हैं। सूर्यप्रकाश के बारहवें भाग को भी कला 
कहते हैं। पखह्य में सभी कलाएँ (चौसठ 
कलाएँ) हैं, ऐसा माना जाता है। वैदिक 
मान्यतानुसार पखह्य के चार पादों में चौसठ 
कलाओं का विभाजन होने से प्रत्येक पाद में 
सोलह कलाएँ होती हैं। और पख्रह्म ने अपने 
एक पाद से विश्व बनाया, इसलिए विश्व में 
पख्रह्म की सोलह कलाएं हैं (त्रिपादूर्ध्व.; ऋग्‌, 
10.90.4) | इन सोलह कलाओं को “पूर्णकला” 
कहते हैं । विश्व के प्रत्येक प्राणी में अपनी शक्ति 
के तारतम्य के अनुसार कला की कोई न कोई 
संख्या अवश्य होती है। तंत्रशास्त्र में जीवनो- 
पयोगी 64 कलाएँ भी कही गई हैं । 

कलियुग-चार युगों में से चतुर्थ युग। उसकी 
अवधि 432000 वर्ष मानी जाती है । एक अन्य 
मान्यता के अनुसार कलियुग को आयु 1200 
वर्ष तक की भी मानी गई है । 

कल्पवृक्ष-मनचाही वस्तु को देने वाला देवलोक का 
एक कल्पित वृक्ष 'कल्पवृक्ष' है । इसे कल्पतरु भी 
कहा जाता है । स्मृतिशा्र विशेष भी कल्पवृक्ष 


580 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





कहा जाता है (भागवत 1.1.3) । कल्पद्रु, कल्पद्रुम, 
कल्पतरु, कल्पलतिका, कल्पलता, कल्पमहीरुह, 
कल्पवल्ली, कल्पविटप आदि भी इसके अन्य नाम 
हैं । देवासुरो के सामूहिक समुद्रमंथन से निकले हुए 
चौदह रत्नों में से यह एक है, ऐसी मान्यता है । 
गोपालपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ 32 में इसका उल्लेख 
भगवान्‌ के आश्रय रूप में मिलता हे । 


कल्पान्त-कल्प प्राचीन कालगणना की एक इकाई 
है । यह बड़ी लम्बी अवधि है सृष्टि के काल 
चक्र को सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि--इन चार 
युगो में बाँटा गया है । एक-एक युग की अवधि 
कई लाख वर्षों की होती है। चारों युगों की 
अवधि कुल मिलाकर करीब तैतालीस लाख बीस 
हजार वर्षों की है। इतने एक हजार चुतुर्युगी के 
वर्ष ब्रह्मा का एक दिन के बराबर है और उतनी 
ही लम्बी उनकी रात्रि भी हे । दोनों मिलाकर एक 
कल्प होता है और उस कल्प के अन्त में प्रलय 
की स्थिति होती है । 

कवि-मनीषी-उपनिषदो में पखह्य परमात्मा को 
कवि, मनीषी कहा गया हे (ईश. 8) | 'कवि' का 
अर्थ सर्वज्ञ, विचारवान, प्रतिभाशाली, प्रशंस- 
नीय, दूरदर्शी, विद्वान्‌, त्रिकालज्ञ, मनीषी आदि 
होता है और मनीषी' का अर्थ भी पंडित, विद्वान्‌, 
बुद्धिमान, मेधावी, स्तोता आदि होता है । गीता के 
4.16 में कवि का अर्थ विद्वान्‌ ही है । परन्तु गीता 
के 8.9 में तो परमात्मा को ही कवि कहा गया है | 
महोपनिषद्‌ में भी सर्वेश्वर को कवि शब्द से 
उपन्यस्त किया गया हे । (महो. 4.79) | 


कामकला-इस शब्द के कई अर्थ मिलते है, जैसे 
कामदेव की कला (प्रिया, पत्नी); चन्द्र की 
सोलह कलाएँ भी कामकला कही जाती हे । 
तंत्रोक्त विधिविशेष को भी कामकला कहते है । 
सृष्टिनर्माण की आदिदेवी को भी कामकला कहते 
हैं। कामक्रीडा भी कामकला है। तंत्र-ग्रन्थो में 
कहा गया है कि आदिसृष्टि का मूल कारण शिव 
(कल्याणकारी ब्रह्म) और शक्ति (ब्रह्म की चित्‌ 
शक्ति)--ये दो बिन्दुरूप हैं | श्रेतवर्ण 
और शक्तिबिन्दु रक्तवर्ण हे । दोनों बिन्दुओं के 








संयोग का नाम “काम' है । शिवशक्ति बिन्दु से 
अक्षर, भाषा और महाभूतो की उत्पत्ति होती है । 
अकार शिव का और इकार शक्ति का बोधक 
होता है । शिवबिन्दु, शक्तिबिन्द और नाद-- 
इन्हीं तीनों से जो अहंकार उत्पन्न होता है, उसी 
को 'कामकला' कहा जाता है । बहवृचोपनिषद्‌ में 
चित्‌ शक्ति को आदि सृष्टि की सर्जक मानकर 
उन्हीं को कामकला या श्रृंगारकला कहा गया हे । 
(देखिए बहवृ. 1)। इससे एक परमात्मा की 
बहुत होने की कामना और तदनुसार जगत्‌ का 
सर्जन ही कामकला हे, ऐसा प्रमाणित होता है । 
इसी चित्‌ शक्ति को थृंगारकला भी इसलिए कहा 
जाता है कि इसके मन्त्र के पहले श्रृंगस्वरूप 
अकार-उकार-मकार वाला ३$कार बोला जाता 
हे। 
कामधेनु-इच्छित वस्तु को देने में कामधेनु भी 
प्रसिद्ध है। यह स्वर्ग की गाय हे। वह 
इष्टफलदात्री हे । स्वर्ग की इस गाय को कामधेनु 
और सुरभि भी कहते है । श्वेतवर्णा चतुर्वेदरूप 
चार पाद वाली, चार पुरुषार्थरूपी चार स्तनों 
वाली, मोक्षरूप दुग्धधारा वाली, शिव के नन्दी 
की माता यह कामधेनु हे (गो.पू.ता. 25) । यह 
भी कल्पवृक्ष की तरह समुद्रमन्थन से ही उत्पन्न 
हुई है । साधना के क्षेत्र में गायत्री को भी कामधेनु 
कहा गया हे | 
कामबीज-तन्त्र-ग्रन्थो में कामबीज को कामनापूर्ति 
करने वाला बीजमन्त्र बताया गया है । इसे 
मूलमन्त्र भी कहते हें । अत: विशिष्ट प्रयोजनों के 
निमित्त उनके लिए निर्धारित मन्त्रों के साथ हीं, 
क्लीं आदि बीजमन्त्र लगाते हैं । इससे मनं में 
बड़ी शक्ति उत्पन्न होती है और यथाशीघ्र वांछना- 
पूर्ति करने में बड़ी सहायता मिलती है । गोपाल- 
पूर्वतापिनी में 'क्ली' को कामबीज कहा गया है । 
(गो.पू.ता. 12.13) 


कामेश-समस्त कामनाओं का नियन्त्रक ब्रह्म । वही 
षडैश्चर्य से सम्पन्न भगवान्‌ है। वे ही निष्काम 
उपासक को ब्रह्मपद (परमपद) की प्राप्ति करवा 


देते है (त्रिपुरातापि, 1) | अजरा, पुराणी महत्तरा 
तापि, ॥ ह्त्तरा 
चित्‌ शक्ति भी उनके साथ होती हे । 


पारिभाषिक शब्दकोश 


581 





3 सच्चिदानन्दघन परमात्मा को 
'कामेश्वरी देवता' भी कहा गया है । भावनोपनिषद्‌ 
में शरीर में श्रीचक्रत्व के कारणों का विवेचन करते 
हुए अव्यक्त, महत्तत्व, अंहकार, कामेश्वरी, 
वज्रेधरी तथा भगमालिनी को आन्तरिक त्रिकोण के 
अग्रभाग में स्थित देवता कहा गया हे (देखिए 
भावनोपनिषद्‌ 2) । 

कालाग्नि-सर्वविनाशक. अग्नि कालाग्नि है। 
प्रलयकालीन अग्नि ही कालाग्नि है । रुद्र को भी 
कालाग्नि कहा गया हे, क्योंकि वे संहार के देव 
हैं । पंचमुखी रुद्राक्ष को भी कालाग्नि कहा गया 
है । इसे संवर्तक भी कहा गया है (का.रु. 1) | 
कालातीत-काल से परे। ब्रह्म कालातीत है। 
गणपत्युपनिषत्‌ में गणपति को 'कालत्रयातीतः 
कहा हे (गण. 6) । निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म किसी 
भी सांसारिक प्रत्यय से परे है, वह अनिर्वचनीय 
है, वह अवाङमनसगोचर है। काल भी एक 
जागतिक प्रत्यय है । निर्गुण ब्रह्म उससे भी परे हे 
वह विश्वातीत है इसलिए कालातीत है । ब्रह्म के 
अतद्व्यावृत्तिरूप निर्गुणत्व के वर्णन में असंख्य 
बार सर्वातीत ब्रह्म कहा गया है । 
कुण्डलिनीशक्ति-यह योग वर्णित अतिमहत्त्व की 
महाशक्ति है। इसके जागने से मनुष्य रिद्धि- 
सिद्धियो का स्वामी बन जाता है । उसे परमात्मा 
की पराशक्ति कहते हैं। वह प्रत्येक जीव में 
ुषुप्तावस्था में रहती है। वह मनुष्य-शरीर में 
मेरुदण्ड के नीचे गुदा और उपस्थ के बीच में 
स्थित मूलाधारचक्र में कुण्डली मारकर सर्पिणी 
की तरह अवस्थित है । तन्त्रसार उसे देवी कहता 
है। वह मूलाधार चक्र में सूक्ष्म रूप में रहती है । 
योगानुसार शरीर में छह चक्र माने गए है | उनमें 
कुण्डलिनी मूलाधार चक्र में स्वयंभूलिंग में साढे 
तीन चक्कर लगाकर सर्पिणी की तरह विद्यमान 
है। करोड़ विद्युत्मभा-सी तेजस्वी उदीयमान सूर्य 
जैसी प्रकाशित कुण्डलिनी का ध्यान करके 
साधक प्राणायाम द्वारा प्राणमन्त्र पढ़ता हुआ उसे 
जाग्रतू करके शुभ शान्ति प्राप्त करता है। 
(शब्दकल्पद्रुम, खण्ड 2, पु 140) । विवेक- 


मार्तण्ड में कुण्डलिनी का सुन्दर विवेचन है । यह 
योगियों के लिए मोक्ष का और अनभिज्ञा के लिए 
बन्धन का कारण बनाती हे | वह वलयाकार में 
कन्दस्थल के नीचे की नाड़ियों के गुच्छ के ऊपर 
अपने मुँह से ब्रह्मरन्ध्र का द्वार ढँके हुए 
सुप्तावस्था में है। साधक हठयोगादि साधनों से 
उसे जगाकर ब्रह्मरन्ध्र के ताले को उस चाभी से 
खोलता है (विवेकमार्तण्ड 52-56) | जाबाल- 
दर्शनोपनिषत्‌ (4.11) में नाभि से दो अंगुल 
नीचे, अष्टपरकृतियुक्त कुण्डलिनी शक्ति रहती है 
ऐसा वर्णन है। महायोगविज्ञान में भी योगिनी 
तन्त्र में भी कुण्डलिनी जागरण का फल बताया 
गया है । 

कूटस्थ-शिखरस्थ या गुप्तस्थ को कूटस्थ कहते 
है । अन्तर्व्याप्त, अन्तर्यामी, परमेश्वर, जीवात्मा, 
सर्वोपरिस्थ, अचल, “अविनाशी इत्यादि इसके 
वाचक अनेक शब्द हैं। न्यायदर्शन अजन्मा 
परमात्मा को कूटस्थ कहता है। सांख्य का 
कूटस्थ परिणामरहित पुरुष है। वह तीनों 
अवस्थाओं में एक समान और निर्लिप्त ही है | 
शाक्त लोग शिव को कूटस्थ कहते हैं। कूटस्थ 
जीवात्माओं का समष्टिगत रूप है। जड प्रकृति 
से परे अव्यक्त पुरुष कूटस्थ है । गीता क्षर से परे 
अक्षर को कूटस्थ कहती है । उपनिषदों में ब्रह्म से 
लेकर चींटीपर्यन्त सभी प्राणियों की बुद्धि में रहने 
वाला, उनके सभी देहों का नाश होने पर भी रहने 
वाला 'कूटस्थ' है (सा.सा. 10) 

कृच्छ्- चाद्रायण-कृच्छू अर्थात्‌ कष्टसाध्य । 
शारीरिक तप, कठिन प्रायश्चित्त आदि इसके अर्थ 
है। चन्द्रकलाओं के साथ जो कष्टसाध्य तप, 

किया जाता हो, वही कृच्छू-चान्द्रायण है। 
प्रायश्चित्त और धर्मसंचय का यह ब्रत हे । इसमें 
चन्द्रकलाओं के घटने-बढ़ने पर घटता-बढ़ता 
भोजन लिया जाता है । इस व्रत के यवमध्य और 
पिपीलिकामध्य यें दो प्रकार हैं । मनु. 19.27, 
याज्ञ.स्मृ. 3.323,  वसिष्ठस्मृ. 27.21, 
बौधा.धर्म.सू. 4.5.18 आदि में इस व्रत के 
यवमध्य प्रकार को बताया गया है कि शुक्ल पक्ष 
में बढ़ती चन्द्रकलाओं के साथ प्रतिपदा को एक, 


582 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





2 को दो--इस प्रकार बढ़ते-बढ़ते पूर्णिमा को 
15 ग्रास भोजन किया जाता है, फिर कृष्णपक्ष में 
घटती चन्द्रकला के साथ ग्रासों को क्रमशः 
प्रतिदिन घटाते-घटाते चतुर्दशी को एक ग्रास 
तथा अमावास्या को उपवास (निराहारत्व) किया 
जाता है । पिपीलिकामध्य रीति में कृष्णपक्ष की 
प्रतिपदा से व्रतारम्भ करके प्रथम दिन में चौदह 
ग्रास लिए जाते हें ओर प्रतिदिन घटाते-घटाते 
कृष्णचतुर्दशी को एक ही ग्रास लिया जाता हे 
और अमावास्या निराहारी होती है । फिर शुक्ल 
पक्ष को प्रतिपदा को एक ग्रास लेकर क्रमश: 
बढाते-बढाते पोर्णमासी को पन्द्रह ग्रास लिए 
जाते हें । आश्रमोपनिषत्‌ (4) में इस व्रत के 
आचरण के अधिकारी बताए गए हैं। 
कैवल्य-उपाधिरहित केवल चैतन्य की स्थिति 
'कैवल्य' है। विवेक शक्ति के उदय होने पर 
मनुष्य का अहंकार सहज की मिट जाता है । फिर 
कर्तृत्व अथवा सुख-दुःख कुछ नहीं होता और 
कारणाभत में कार्यरूप रागद्वेष, धर्माधर्म कुछ भी 
नहीं रहता । धीरे-धीरे प्रारब्ध के नष्ट होने पर 
अविद्या के अभाव से संस्कारों का भी अभाव 
होता है और आत्मा केवल अपने 'चित्‌ स्वरूप 
में स्थित रहता है । यही 'कैवल्य' है (देखिए 
पातंजलयोगसूत्र 4.34) । इसी को सांख्य 
आत्यंतिकनिवृत्ति कहता है। अध्यात्मोपनिषद्‌ 
(16) में भी कैवल्य का विवेचन दिया गया है | 
क्रतु-यज्ञ, अश्वमेध तथा विवेक, प्रज्ञा, संकल्प, 
इच्छा आदि इस शब्द के अर्थ है । छान्दोग्योप- 
निषद्‌ (3.14.1) में परमपुरुष को 'क्रतुमय' कहा 
गया है । उपनिषदों में कहा गया है कि- छन्द, 
यज्ञ, क्रतुविशिष्टयज्ञ, त्रत आदि सब वेदवर्णितों 
का अधिष्ठाता वह मायावी पुरुष है (श्रे. 4.9) | 
क्षेत्रज्ञ-शरीर क्षेत्र का ज्ञाता, सर्वसाक्षी अथवा 
जीवात्मा को भी क्षेत्रज्ञ कहते हैं । इसे आत्मा और 
परमात्मा के पर्यायरूप में प्रयुक्त देखा जाता है। 
शरीर में प्रकाशमान चैतन्य क्षेत्रज्ञ है (स.सा. 8 )। 
उसी का अंश जीवात्मा है । वह प्रत्येक शरीर में 
है (मैत्रा. 2.5) । शरीर क्षेत्र' है तो शरीर को 





जानने वाला क्षेत्रज्ञ' है । गीता का क्षेत्र-क्षेत्रज् 
विभाग इसका पूरा विवेचन करता हे । 

क्षेत्रपाल-तैतीस कोटि में यह भी एक देवता है । 
वह क्षेत्ररक्षक-खेत का रखवाला करने वाला देव 
है । इसके 49 भेद किए गए हैं। अजर, आप- 
कुन्त आदि उनके नाम हैं। कार्तवीर्य को भी 
क्षेत्रपाल कहते है (मत्स्यपुराण 43.27, 
आत्मपुराण 94.24) । गृह-रक्षार्थ भी क्षेत्रपाल 
का आवाहन किया जाता है । क्षेत्रपाल तीन नेत्रं 
वाले, नीलगिरि से वर्ण वाले, सिर पर चन्द्र और 
जटावाले, गदा-कपाल-पुष्पमाला-गन्धवस्र लिए 
चार हाथों वाले, कानों में सर्पकुण्डल पहने हुए 
होते हैं। सभी पुण्य क्षेत्रों में एक क्षेत्रपाल होते 
है । कुमाऊं क्षेत्र में स्वयंभू क्षेत्रपाल की विशाल 
मूर्ति है । ये बल-बुद्धि-तेजोदायक देव हें । 

ख 

खेचरी मुद्रा-चित्तशोधन के लिए की जाने वाली 
यौगिक मुद्राओं में से यह एक है । इसमें जीभ को 
उलट कर कपालकुहर में प्रविष्ट कर दृष्टि को 
भौहों के बीच स्थिर किः। जाता है । इससे ध्यान 
स्थिर होता हे । भूख-प्य,त मिट जाती है । चित्त 
मनःशून्यता में रमण करता है (यो.त. 117) ! 

ग 

गन्धर्व-देवों के एक भेद अथवा अर्ध देवों के रूप 
में गन्धर्व माने गए हैं । वे देवों के पास गाना गाते 
है। वे गो (वाणी) को धारण करते है। वे 
धुस्थानीय और अन्तरिक्ष-स्थानीय होते हैं। 
चुस्थानीय गन्धर्व दिव्य गन्धर्व कहे जाते हैं | वे 
सोमरक्षक, चिकित्सक, सूर्याश्रों के वाहक और 
ज्ञान के प्रकाशक हैं। अन्तरिक्ष-स्थानीय गन्धर्व 
नक्षत्र-प्रवर्तक और सोमरक्षक होते हैं | उपनिषदों 
तथा ब्राह्मण-ग्रन्यो में उनके देवगन्धर्व और 
मनुष्यगन्धर्व ऐसे भी भेद किए गए हें । दिव्य 
और मर्त्य भेद भी मिलते है। कही-कही तो 
गन्धर्वो के बारह भेदों का उल्लेख भी मिलता है । 
(अग्निपुराण) | 

ह आठ सिद्धियों अणिमादि में से 
एक । जिसके द्वारा मनुष्य अपना भार बहुत बढ़ा 
सकता है। 


पारिभाषिक शब्दकोश 


583 








दे मन्त्र का जप करने वाले ब्रह्मचारी 
को 'गायत्र' कहते हैं। (आश्रमोपनिषद्‌ 1) 
गायत्री-गायत्री प्राणों का त्राण करने वाली है। 
वही प्राणस्वरूप है (शत.ब्रा. 1.3.5.15) | 
गायत्री को प्राण, तेज, ब्रह्मवर्चस्‌ आदि भी कहा 
गया है। देखिए--शत.ब्रा. 1.8.13.2, तै.सं. 
3.2.9.3 और मै.ब्रा. 4.3.1 । आठ-आठ अक्षरों 
वाले तीन चरणों से बने छन्द को गायत्री कहा 
गया है । वह सर्वोत्तम छन्द माना गया है (जे.ब्रा. 
2.227) । त्रिसंध्या में गायत्री जप का विधान हे । 
वह ब्रह्मा-विष्णु-महेश-तीनों शक्तियों का रूप 
माना गया है (स्कन्दपुराण, काशीखण्ड, 
4.9.58) । उसे वेदमाता, दंवमाता, विश्वमाता 
कहा गया है। उसकी उपासना से अभ्युदय और 
निःश्रेयस दोनों की प्राप्ति होती है (अथर्व. 
19.71.1) | 

गार्हपत्य-यज्ञ संस्कृति के समय जो तीन प्रकार के 
अग्नि घर में प्रतिष्ठापित किए जाते थे, उनमें से 
एक । वह अग्नि विवाह के बाद घर में 
गृहस्थाश्रम काल तक रखा एवं पूजा जाता था। 


गुरु-गायत्री मन्त्र का उपदेष्टा, अध्यात्मविद्या का 
प्रदाता, दीक्षा देने वाला, पढ़ाने वाला--ये सब 
“गुरु” कहलाते है। हमारी संस्कृति में गुरु का 
बड़ा महत्त्व और सम्मान है | संस्कार कराने वाला 
विप्र भी गुरु कहलाता है (मनु. 2.142) । इस 
प्रकार माता, पिता, अध्यापक, पुरोहित, दीक्षा 
देने वाला, ज्ञान देने वाला, विप्र--ये सब गुरु 
हैं। पति, अतिथि और ब्राह्मण भी गुरु हैं। 
चाणक्यनीति में अच्छे गुरु के लक्षण बताए गये 
हैं। उपनिषदों के अनुसार ब्रह्मप्राप्ति कराने वाले 
ही गुरु हैं । इस मुख्य गुरु की प्रशंसा और मान- 
सम्मान के लिए गुरुग्रन्थसाहिंब और कबीर आदि 
सन्तों ने भी बहुत कुछ लिखा एवं कहा है। 
गुरुकुल-प्राचीन काल में यज्ञोपवीत धारण करने 
के बाद बालक ब्रहमचर्यश्रम में प्रवेश करके 
विद्या-प्राप्त्यर्थ पच्चीस वर्ष तक गुरुगृह में 
निवास करता था और शहर के या गाँव के बाहर 


एकान्त स्थल में अन्य अनेक विद्यार्थियों के साथ , 





गुरु उसे पढाते और शिक्षा देते थे । उस स्थान 
को गुरु-कुल कहा जाता है। 

गृहस्थ-प्राचीन ब्रह्मचर्यादि चार आश्रमों में दूसरा 
गृहस्थ-आश्रम है। इसमें ब्रह्मचर्याश्रमः के बाद 
व्यक्ति विवाहादि करके शास्रविहित धर्म-कार्यो 
को करते हुए करीब 25 वर्षों तक रहता है। 
इस आश्रम में कामनाओं की पूर्ति की जाती है। 
व्यक्ति इसमें अपनी पत्नी एवं परिवार का 
भरण-पोषण करता है और पाँच ऋणों से मुक्त 
होता है । आश्रमोपनिषद्‌ में गृहस्थों के चार भेद 
किए गये हें । 

गृह्यसूत्र-वैदिक पद्धति में गृह्यसूत्र उम शास्रों का 
नाम हे, जिनमें गृहस्थों के लिए सभी सोलह 
संस्कारों और अन्य कर्तव्यों का निर्देश किया 
गया है । वे धर्मशास्त्रीय, व्यावहारिक वर्तन एवं 
नीति सम्बन्धी ग्रन्थ हैं । ब्राह्मण-आरण्यक युग के 
बाद आए सूत्र-ग्रन्थों की ये रचनाएँ हैं । आजकल 
लगभग ऐसे गृह्वासूत्र और धर्मसूत्र मिलते हैं। 

अन्य सूत्र-गरन्थो में श्रौतसूत्र और शुल्वसूत्र आते 
हैं । ८ 

ग्रह-नक्षत्र-आकाशमण्डल के तारे, जो अपने 
सौरमण्डल में सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वे 
“ग्रह” कहलाते हें । फलित ज्योतिष के अनुसार 
सौरमण्डल में नौ ग्रह हैं । किसी बड़े ग्रह के साथ 
उपग्रह भी हें । वे उपग्रह अपने ग्रह की परिक्रमा 
करते हैं । और नक्षत्र वे हैं, जो सूर्य-मण्डल से 
बहुत दूर दिखाई देते हैं। वे चन्द्र सापेक्ष हैं। 
चन्द्र पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिनों में पूरी करता 
है, इसलिए नक्षत्रों को भी सत्ताइस भागों में बाँटा 
गया है । 

घ 


घोर संन्यासिक-गृहस्थों के चार प्रकार किए हैं- 


यायावर, वार्ताकवृत्ति, शालीनवृत्ति और घोर 
संन्यासी । इनमें घोर संन्यासी उसे कहा जाता है, 
जो पवित्र व्रत द्वारा दैनिक कार्य सम्पन्न करते हुए 
खेतों के बचे दानों से आजीविका चलाता है । 
अकिंचन रहता हुआ वह, सौ वर्ष तक यज्ञिय 


584 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





र जीते हुए साधना करता है (आश्रमोपनिषद्‌ 
2) 1 

च 
चतुराश्रम-मानव-जीवन के चार विभाग हमारी 
संस्कृति में किए गए हैं । वह भारतीय जीवन की 
एक पद्धति हे । आयु के 100 वर्ष निर्धारित करके 
25-25 वर्षो के चार विभाग करके ये जीवन- 
पद्धति बनाई गई है। पहले पचीस वर्ष 
ब्रह्मचर्याश्रम, दूसरे पचीस वर्ष गृहस्थाश्रम, तीसरे 
पचीस वर्ष वानप्रस्थाश्रम और चौथे पच्चीस 
संन्यासाश्रम पालन का विधान हे । 
चतुर्दश- भवन-सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में चौदह भुवन 
(लोक) माने गए हैं। सात ऊपर हैं, सात नीचे 
हैं। ऊपर के लोकों को स्वर्गलोक और नीचे के 
लोकों को अधोलोक या पाताललोक कहते हैं । 
ऊपर के लोक--भू:, भुवः, स्वः, महः, जनः, 
तप: और सत्य हैं और नीचे के लोक ये हैं-- 
अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, 
रसातल और पाताल | 
चतुर्युग-भारतीय काल गणना के अनुसार 
कालचक्र को चार युगों में विभाजित किया गया 
है--1. सतयुग, 2. त्रेतायुग, 3. द्वापर और 4. 
कलियुग । इन युगों के वर्ष भी निश्चित किए गए 
हे । सतयुग सबसे लम्बा और कलि सबसे छोटा 
है। चारों युगों की कुल वर्ष संख्या तैतालीस 
लाख बीस हजार वर्षों की होती है, उसे चतुर्युग 
या चतुर्युगी कहते हैं। 
चतुर्वर्ण-मानव समाज को गुण-कर्म के अनुसार 
चार विभागों में बाँटा गया है-(1 ) अध्ययन- 
अध्यापन, धार्मिक क्रियाएँ करने-कराने वाले 
पवित्र लोग ब्राह्मण हैं, (2) अपने या बाहर से 
आए हुए आक्रमणों से प्रजा का रक्षण करने वाले 
क्षत्रिय हैं, (3) खेती, व्यापार, व्यवसाय आदि 
से देश की धन-सम्पत्ति बढ़ाने वाले वैश्य हे और 
(4) इन सभी वर्णो की शारीरिक सेवा करने वाले 
शूद्र हैं | 
चतुर्व्यूह-चार पदार्थों का अथवा चार मनुष्यों का 


समूह चतुर्व्यूह कहा जाता है । जैसे राम-लक्ष्मण- 
भरत-शत्रुध्न अथवा कृष्णबलदेव-प्रद्युग्न-अनिरुद्ध 
कहा जाता है कि सृष्टि के कार्य के लिए भगवान्‌ ने 
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध--इन चार 
रूपों में अवतार लिया था। अत: उन्हे चतुव्यूह 
कहते हैं (देखिए मुदूगलोपनिषद्‌ 4) । 
चमस-सोमयाग करंने या सोमरस का वितरण 
करने वाला एक यज्ञपात्र, जो उदुम्बर, पलाश, 
खदिर आदि को लकड़ी से चम्मच की आकृति 
का बनाया जाता था | यज्ञ की पूर्णाहुति देने में 
भी उसका उपयोग होता था । सभी क्रत्विजो के 
चमस के अलग-अलग नाम भी दिए गए हें जेसे 
उद्गाता का 'उद्गात्‌' चमस आदि | 
चरु-हविष्यान्न बनाने का पात्र चरु” है (ऋग्‌. 1.7.6, 
अथर्व. 9.5.6) । पात्रवाचक 'चरु” शल्द का बाद 
में इतना अधिक प्रयोग हुआ कि उसमें पकाए गए 
हविष्यात्न को भी लोग चरु ही कहने लग गए । इस 
चरु को बनाने की विस्तृत विधि कात्यायन श्रौतसूत्र 
(4.1.67) में देखी जा सकती हे । 
चातुर्मास्य-एक श्रौत य.ग जो चार महीनों में पूरा 
किया जाता है | वसन्त-शरद में नए अन्न की जो 
इष्टि को जाती है, उसे 'आग्रयण” कहते है । 
वैदिक कल्प के अनुसार वर्ष के चार-चार मास 
के मुख्य तीन मौसमो में चातुर्मास्य याग किया 
जाता है। फाल्गुनी, आषाढी और कार्तिकी 
पूर्णिमाओं में वह सम्पन्न किया जाता है । (देखिए 
शत.ब्रा. 2.6.3.1, 1.6.3.36 और 2.6.4.9) | 
चाक्षुषी विद्या-उपनिषदों में अनेक रहस्यमयी 
विद्याओं का उल्लेख है,जो आज अगम्य हो गई 
हें । उन विद्याओं में कुछ भौतिक अभ्युदय करने 
वाली हैं तो ज्यादातर आध्यात्मिक कल्याण करने 
वाली हैं । विद्याओं की फलश्रुति तो मिलती है पर 
विधि-प्रक्रिया नहीं मिलती । ऐसी ही एक 
चाक्षुषी विद्या! भी है, जो चाक्षुषोपनिषद्‌ में 
0. । इसको चाक्षुष्मती विद्या भी कहते है । 
रोगों को दूर करने के लिए चाक्षुषोपनिषत्‌ में 
वह कही गई हे । यहाँ इस विद्या की उपासना- 
विधि भी बताई गई हे | अहिबुध्न्य ऋषि, गायत्री 


पारिभाषिक शब्दकोश 





के और सूर्य देवता वाली इस विद्या का 
विनियोग नेत्ररोग के निवारणार्थ होता है। 
अक्ष्युपनिषत्‌ में भी यह विद्या बताई है, लेकिन 
चाक्षुष विद्या के मन्त्रों से यहाँ कुछ पाठ-भेद हैं। 
अक्ष्युपनिषत्‌ (प्रथमखण्ड) में इस विद्या का फल 
बताया गया है। चाक्षुषोपनिषत्‌ को ही चाक्षु- 
रुपनिषत्‌, चक्षूरोगोपनिषत्‌, नेत्रोपनिषत्‌ आदि भी 
कहते हैं । 

चित्त-अन्तःकरण के मन, बुद्धि, चित्त और 
अहंकार--ये चार भेद हैं। उनमें चित्त का कार्य 
परस्परानुसंधान करना, स्मृति रखना आदि है। 
पतंजलि के अनुसार तो मन, बुद्धि और अहंकार 
तीनों मिलकर एक चित्त बनता है। योग- 
दर्शनानुसार चित्त की प्रमाण, विपर्यय, विकल्प, 
निद्रा और स्मृति--ये पाँच वृत्तियाँ होती हैं और 


क्षिप्त, मूढ, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध-ये ' 


पाँच भूमियाँ है । मैत्रायण्युप. 4.3-5 तथा 4.] में 
और महोपनिषत्‌ 4.66 में चित्त के स्वरूप, महत्ता 
और शान्ति के विषय में बताया गया है । 
चित्तशुद्धि-चित्त का पूर्णतः मलरहित होना ही 
आत्म-साक्षात्कार की पूर्व शर्त है । यह चित्तशुद्धि 
वेद-विहित कर्माचरण से होती है अर्थात्‌ निष्काम 
कर्माचरण से चित्तशुद्धि होती है । 
चिदात्मा-परमात्मा सत्‌, चित्‌, आनन्दस्वरूप है । 
चित्‌ का अर्थ चैतन्य और आनन्द का अर्थ परम 
सुख होता है। परमात्मा का स्वरूप चैतन्यमय 
होने से उन्हें चिदात्मा कहते है। वह चित्‌ 
(चैतन्य) सघन होने से उसे चिद्घन कहते हैं । 
वही चित्‌ उनमें पूर्णत: भरा होने से उन्हीं को 
चिन्मय भी कहते हैं । वह चित्‌ (चैतन्य) ही परम 
सुख (परमानन्द) होने से उन्हें चिदानन्द कहते 
हैं। (अध्यात्मो. 61, आत्मोपनिषद्‌ 1-4, 
्रह्मविद्योपनिषद्‌ 19) | 
के वाले 
छन्द-अक्षरगणनानुसार वाक्य के किए जाने वा 
भेद को छन्द कहते हैं । इन्हीं छन्दो ने ह 
अन्तःकरण में प्रस्फुटित मन्त्रं को मूर्त रूप देने 








585 


का कार्य किया। गायत्री, त्रिष्टुभ्‌, अनुष्टुप्‌, 
जगती, उष्णिक्‌, बृहती, पंक्ति--ये सात उनके 
भेद हैं। फिर एक-एक भेद के आर्षी-दैवी- 
आसुरी आदि आठ-आठ भेद किए गए हैं। 
अक्षरमेल और मात्रामेल--ये भी छन्द के भेद 
हैं । छान्दोग्य. 1.4.2 में छन्द की व्युत्पत्ति बताई 
है। देवों का आच्छादन करने से वे छन्द 
कहलाए । 





ज 

जगत्‌-परमात्मा की बनाई दुनिया | यह सब दृश्य- 
मान जड़-चेतन जगत्‌ है। शंकर जगत्‌ को 
मिथ्या मानते हैं और रामानुज जगत्‌ को ईश्वर का 
शरीर मानते हैं। जगत्‌ त्रिगुणात्मक एवं 
अग्निषोमात्मक कहा गया है। (शत्रा. 
4.5.9.8 एवं बृ.जा. 27) । 

जड़-चेतन-गतिशील या वृद्धिशील प्राणी चेतन है, 
निश्चेष्ट पदार्थ जड़ हैं । इन्हें ही स्थावर-जंगम कहा 
गया है । अचर और चर भी क्रमश: ये ही हैं । 

जरा-वूढ़ापन, जिसमें शरीर जीर्ण या क्षीण होता 
जाता है, यह प्राय: 50 साल के बाद की अवस्था 
होती हे । 

जरायुज-चार प्रकार के प्राणी हैं--अण्डज, 
स्वेदज, उद्भिज और जरायुज । जो प्राणी जरायु 
से जन्म लेते है उन्हें “जरायुज' कहते है, जैसे 
मनुष्य, पशु आदि । 

जाग्रत्‌-स्वप्न- सुषुप्ति-व्यक्ति का जीवन इन तीन 
अवस्थाओं में से गुजरता रहता है । अधिकांश 
जाग्रदवस्था में ही गुजरता है। उसमें वह 
ज्ञानेन्द्रियो और कर्मेन्द्रियो से काम करता हुआ 
सुख-दुःख का और कर्तृत्व-भोक्तृत्व का अनुभव 
करता है। सोया हुआ मनुष्य अचेतन मन की 
सक्रियता से भीतर में स्वप्न देखता है । बाह्य नहीं 
अपितु सूक्ष्म शरीर तब सक्रिय रहता है और 
उसमें वह सुख-दुःखादि का अनुभव करता है। 
सुषुप्तावस्था गाढ निद्रा की अवस्था है। इसमें 
स्थूल-सूक्ष्म दोनों शरीर निष्क्रिय होते हैं। 

जातवेदा-अग्नि का नाम हे । कहीं-कहीं सूर्य को 
भी जातवेदा कहा है। इस शब्द का उल्लेख 


586 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





ज (2.1.8) एवं केनोपनिषद्‌ (3.3) में 


किया गया है । 


जालन्धरबन्ध-हठयोगानुसार शरीरगत वायु को 


नियन्त्रित करने के लिए कुछ बन्ध किए जाते है 


उनमें एक जालन्धरबन्ध भी है। कण्ठ का 


आकुंचन करके ठोड़ी को कण्ठकूप में दृढतापूर्वक 
इस तरह स्थापित किया जाए कि ठोडी का अन्तर 
मात्र चार अंगुल का रह जाए और सीना आगे की 
ओर तना हो । कण्ठक्षेत्र के सभी नाडी-जाल को 
बाँधकर उस प्रदेश की सभी विकृतियों को इस 
तरह दूर करने से जालन्धरबन्ध होता है । 

जितेन्द्रिय-सभी इन्द्रियों को वश में रखने वाला | 
अध्यात्म-मार्ग में इन्द्रिय-संयम की बड़ी महिमा 
है । मन को स्थिर बनाने में यह अनिवार्य है । 

जीव-अविद्या (माया) से अवच्छिन्न चैतन्य को 
जीव' कहा जाता है। 

जीवन्मुक्त-भारत में मानव-जीवन का परम लक्ष्य 
मोक्ष” या 'मुक्ति' है । ब्रह्म का साक्षात्कार (जान 
लेना) ही वह मुक्ति है । वह मुक्ति अविद्या की 
आवरण-विक्षेप शक्तियों को दूर करने से होती 
है । श्रवण-मननादि से आवरण का नाश होता है 
और ब्रह्म-साक्षात्कार होता है। वास्तव में तो 
जीवात्मा शुद्ध-बुद्ध-मुक्त स्वभाव वाला ही है। 
पर भ्रम से ही वह बद्ध दीखता है । गुरूपदेशादि 
से भ्रम के टूट जाने से वह प्राप्त की ही प्राप्ति 
करता हे । यही मुक्ति है । मिली हुई-सी उस मुक्ति 
के आनन्द में डूबा हुआ साधक सांसारिक बातों 
से ऊपर उठकर प्रसन्नता से जीता हे, उसे 
'जीवन्मुक्त' कहा जाता है । इसके अतिरिक्त मृत्यु 
के बाद मुक्त होने वाले को 'विदेहमुक्त' कहते 
हैं। ये मुक्तात्मा हैं | 

ज्ञान-सामान्य रूप से ज्ञान का अर्थ जानकारी होता 
है, पर दार्शनिक दृष्टि से इसका अर्थ है--यथार्थ 
अनुभव और वाः भी परमतत्त्व का । अर्थात्‌ ब्रह्म 
का साक्षात्‌ अगुभ्व ही सच्चे अर्था में ज्ञान हे । 

ज्ञान- भक्ति- कर्मयोग-गीतोक्त योग के ये तीन 

मुख्य विभाग हैं। योग का अर्थ 'परमात्मप्राप्ति' 

है । परमात्मा की सर्वव्यापकता का अनुभव 





ज्ञानयोग है; श्रद्धा, भक्ति, प्रेम से परमात्मा से 
जुड़ जाना भक्तियोग है और परमात्म-प्रीत्यर्थ 
निष्काम कर्माचरण करके उसे पा लेना कर्मयोग 
है । गीता में कर्मयोग की महत्ता (5.2) कही गई 
है । 

ज्ञान-विज्ञान-यथार्थ ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं 
होती । ज्ञानप्राप्ति गुरुसेवा-प्रणिपात-परिप्रश्‍न से 
होती है । ज्ञान की महिमा गीता 4.38, 4.33, 
4.36, 4.37, 4.39 आदि में बहुत बार बताई 
गई है । और 'विज्ञान' का अर्थ विशिष्ट ज्ञान है । 
अर्थात्‌ किसी विषय के तत्त्वों और सिद्धान्तों का 
क्रमबद्ध संगृहीत ज्ञान विज्ञान कहलाता है । 

ज्ञानवैराग्य संन्यासी-ज्ञानवैराग्य संन्यासी वह है, 
जो क्रमश: सभी शास्रों का अभ्यास करके, 
समस्त अनुभव प्राप्त करके ज्ञान तथा वैराग्य के 
तत्त्वो को अच्छी तरह समझकर देहमात्र को 
अवशिष्ट मानकर संन्यास ग्रहण करता है। 
(संन्यासो. 2.21) । 


ज्ञान संन्यासी-ज्ञान संन्यासी वह है, जो शास्र- 
जान प्राप्त कर सांसारिक सद्गुणो और दुर्गुणों 
का अनुभव करके प्रपंच से उपरत होकर शरीर, 
शाख्रों और लोक वासनाओं का परित्याग करके 
संसार की समस्त प्रवृत्तियों को वमन किया अन्न 
मानकर चारों साधनों से युक्त होकर संन्यासधर्म 
स्वीकार करता हे । (संन्यासो. 2.20) 

ज्ञानाग्नि-जीवनमुक्त स्थिति में उसके ब्रह्मसाक्षात्कार 
होने पर ज्ञानरूपी अग्नि से उसके सभी संचित कर्म 
जल जाते है, ऐसा कहा है । (गी. 4.19, मुण्डक 
2.2.8) | यह ज्ञान केवल जानकारी नहीं, अपितु 


पर साक्षात्कार (अनुभव) है । 

“विषयों का ज्ञान कराने वाली पाँच 
आँख, कान, नाक, जिहा और 
त्वगिन्द्रिय । 


त 
तद्वन-केनोपनिषत्‌ के चौथे खण्ड के छठे मन्त्र में 
इस शब्द का प्रयोग किया गया है । शंकराचार्य ने 
तद्वन शब्द का अर्थ श्रह्म' किया है । तत्‌ = उस 


पारिभाषिक शब्दकोश 





587 








ह ३ हो डि 
(प्राणिसमूह) का वन = भजनीय जो है, वह तद्वन तुरीय-तुरीयातीत-प्राणियो की जाग्रदादि चार 


है । सभी का वह भजनीय इसलिए है क्योंकि वह 
सब का प्रत्यगात्मस्वरूप हे--शंकर ने ऐसा अर्थ 
किया है । क्योंकि ब्रह्म की उपासना सम्भव न होने 
की पूर्वाकांक्षा के उत्तर में यह शब्द आया है । 'वन' 
शब्द का अन्य अर्थ 'जल' भी है। वह ताप 
(हृदयताप) को शान्ति देता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ 
(2.7) में उसे 'रस' कहा गया है । 

तनुमानसी-अक्ष्युपनिषद्‌ में बताई गई सात 
भूमिकाओं में तीसरी भूमिका है । 

तप-विषयों (राग) से शरीर-मन को दृढतापूर्वक 
मुक्त करके उसे योग के लिए सज्ज बनाना ही 
“तप” कहलाता हे । शरीर और मन का संयम 
करके उनकी शक्तियों को ऊर्ध्वगामी करना भी 
तप है । “तप' से असाधारण शक्तियाँ उत्पन्न होती 
हैं । तप कायिक-वाचिक-मानसिक--तीन प्रकार 
का होता है। देवादि की सेवा कायिक तप है 
शास्राध्यनादि वाचिक तप है और भावशुद्धि 
आदि मानसिक तप है । श्रद्धापूर्वक निष्कामकर्मा- 
चरण सात्त्विक तप हे । इस तरह सात्त्विक, 
राजस और तामस--ये तीन प्रकार के तप भी 
हैं । उपनिषदों में तप और स्वाध्याय में प्रमाद 
नहीं करने की बात कही गयी है (तैत्ति. 1.9) । 
तप की महिमा और फल तथा कर्तव्यता आदि 
को मुण्डक 1.1.8, तैत्ति. 3.2, मैत्रा. 4.3 आदि 
में बताया गया है। 

तारकब्रह्म-तारकमन्त्र-अथर्वशिखोपनिषद्‌ कहती 
है कि जो समस्त भयों एवं दुःखों को दूर कर दे 
वही “तारक” है (2.1) । अथर्वशिर उपनिषद्‌ 
(49) कहती है कि--जिस तारक मन्त्र के 
उच्चारण से ही गर्भ-जन्म-जरा-मरण और संसार 
के अन्य भयो से मुक्ति मिले वह “तारक मन्त्र' है । 
अद्वयतारकोपनिषद्‌ में तो तारकमन्त्र का विस्तार 
से वर्णन किया गया है। उसमें तारकयोग का 
स्वरूप भी अच्छी तरह बताया गया है। 
अद्वयतारक (2) में तारकब्रह्म को प्रत्यगात्मा माना 
है (ब्रह्मयोगी-व्याख्या) | षडक्षर मन्त्र का कार 
भी तारकमन्त्र माना गया है । 





अवस्थाओं में अन्तिम अवस्था | यह चौथी 
माक्षावस्था है । जाग्त्‌-स्वप्न-सुषुप्ति की उत्पत्ति 
और लय को जानने वाला, स्वयं उत्पत्ति-नाश से 
रहित, जो नित्य साक्षी चैतन्य है, वही 'तुरीय' है 
ओर उस अवस्था को भी तुरीय कहते है । (स.सा. 
4, ना.प. 5.1) । उस चौथी तुरीय अवस्था को 
जीतने वाले संन्यासियों को तुरीयातीत कहते है । 
पखह्म को भी तुरीयातीत कहा गया हे । (बृ.उ. 
5.14.3 तथा ना.प. 6.1) । 

तैजस-सृष्टिविकास-क्रम में कारणरूप ईश्वर की 
इच्छानुसार सृष्टि के सर्जन-संकल्प के साथ ही 
सृष्टि-प्रक्रिया शुरू हो जाती हे | इसी क्रम में 
सूक्ष्म तन्मात्राएं, पञ्चभूत, ज्ञानेन्द्रियाँ, कर्मेन्द्रियाँ 
पञ्चप्राण आदि उत्पन्न होते हैं, बाद में पञ्चीकरण 
त्रिवृत्करण के आधाररूप सूक्ष्म शरीर उत्पन्न होता 
है । उस सूक्ष्म शरीर से उपहित चैतन्य को समष्टि 
के अभिप्राय से हिरण्यगर्भ और व्यष्टि के 
अभिप्राय से तैजस कहा जाता है। 

तैतीस देवता-'देव' शब्द विश्व की प्रकाशक 
कल्याणकारी शक्तियों का द्योतक है | इसे तैंतीस 
कोटि (श्रेणियों) में बाँटा गया हे--आठ वसु, 
एकादश रूद्र, बारह आदित्य, एक पृथ्वी और 
एक द्यौ । (देखिए--शतपथब्राह्मण-4.5.7.2) । 

त्रयताप-त्रिविध दुःख-ताप (दुःख) तीन विभागों 
में बाँटे गए हैं-(1) आधिभौतिक-जो दुःख 
बिच्छू, साँप आदि अन्य प्राणियों के द्वारा होते 
हैं । (2) आधिदैविक--जो दु:ख प्रकृति से जुड़े 
होते हैं, जैसे-अतिवृष्टि, अकाल आदि । (3) 
आध्यात्मिक- जो दुःख मन से जुड़े होते हैं जैसे 
ईर्ष्या, द्रेष आदि । 

त्रय शरीर-शरीरत्रय-शरीर भी तीन प्रकार के 
हे--(1) स्थूल शरीर--दृश्यमान अंगावयवों 
(पञ्चभूतों) से निर्मित, (2) सूक्ष्म शरीर 
अभौतिक, अमूर्त, अदृश्य पाँच तत्नमात्राओ, 
पाँच ज्ञानेन्द्रियो, पाँच कर्मेन्द्रियो और मन, बुद्धि 
आदि सत्रह तत्वों से निर्मित है । (3) कारण शरीर 
माया है, जो भावनाओं, इच्छाओं आदि से निर्मित 
है । सूक्ष्म शरीर को लिंग शरीर” भी कहते हैं। 


588 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





ड माया-ब्रह्म को शक्ति | इसी 
को माया, आज्ञान, अविद्या, अव्यक्त, प्रकृति, 
अलौकिक शक्ति, दैवी शक्ति, महद्ब्रह्म आदि 
कई नामों से कहा जाता हे । तत्त्वत: न होने पर 
भी दिखाई देने वाली माया हे । माया और ब्रह्म 
के योग से जगत्‌ बना है। कृष्णोपनिषद्‌ (4.5) 
में उसे त्रिगुणात्मिका कहा है । माया के ये तीन 
गुण सत्त्व, रजस्‌ और तमस्‌ हैं, जो क्रमश: 
शान्ति, गतिशीलता (सर्जकता) और आलस्य के 
प्रतीक हैं । 

त्रिणाचिकेताग्नि-कठोपनिषद्‌ में यमराज ने 
नचिकेता को जो यज्ञ का रहस्य बताया, वह 
अग्नि जिसे उन्होंने प्रसन्न होकर नचिकेता का 
नाम दिया था । 

त्रिपाद्‌ ब्रह्म-ईश्वर ने वामनावतार में तीन कदमों में 
सारे विश्व को नाप लिया था, इसलिए ईश्वर को 
त्रिपाद्‌ ब्रह्म” कहा जाता है। 
त्रिपुटी-ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान के तीन पुटों 
(आकारों) का समूह त्रिपुटी” कहा जाता हे । 
त्रिपुरा-प्राणिमात्र के तीनों शरीरों में विद्यमान रहने 
के कारण उस चित्‌ शक्ति को त्रिपुरा, त्रिपुरा- 
सुन्दरी और महात्रिपुरासुन्दरी कहा जाता है। 
(बहवृच. 4) । 

त्रिवृत्‌ स्तोम-“स्तोम' के स्तुति, गुणगान, यज्ञ, 
समूह, राशि आदि अनेक अर्थ होते है। 
अधिकांशतः इसका अर्थ स्तुति ही होता है। 
सामगान के अन्तर्गत स्तुतिपरक छन्द ही स्तोम 
है (जैमिनि. 1.43.6) । कालान्तर में स्तुति की 
विशेष पद्धति को भी स्तोम कहा जाने लगा । 
(तैति.सं. 3.1.24 तथा वाज.सं. 9.33.10.10 
आदि) सामगायकों द्वारा यज्ञ में प्रयोजनीय तीन- 


तीन मन्त्रों को तीन-तीन आवृत्ति से सम्पादित 


अभीष्ट संख्यवाले मनत्रसमूह को स्तोम कहते हैं । 

त्रैपुर-तीन पुरों की समष्टि को त्रैपुर कहा जाता है । 
(स्थूल-सूक्ष्म-कारण को व्यष्टि-समष्टि मिलकर 
त्रैपुर होता है |) 


रट 








त्र्यक्षरी विद्या-साधना के अभीष्ट-सिद्धयर्थ की जाने 
वाली विधियाँ विद्या कहलाती हें । इनमें त्र्यक्षरी 
विद्या भी एक है | सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषत्‌ में त्र्यक्षरी 
विद्या, श्रीविद्या हे । सोभाग्यलक्ष्मी प्राप्त करने के 
लिए विहित विद्या को ही सौभाग्यलक्ष्मी विद्या कहा 
गया है । सुप्रसिद्ध श्रीसूक्त इसी विद्या के अन्तर्गत 
है । (अधिक जानकारी के लिए देखिए, सौ.ल. 
उपनिषद्‌ 1.1, 1.5, 1.11 तथा बहवृचोपनिषद्‌ 
8 और यो.कुं. 2.23-24) । 

त्र्यम्बक-तीन आँखों वाले, शंकर, महेश्वर, 
ईशान, रुद्र, (स्त्री. त्र्यंबका) | 

द्‌ 

दक्षिणा-यज्ञ करने के बाद पुरोहितों को दिया जाने 
वाला दान । ब्रह्मचर्य समाप्ति के समय शिष्य द्वारा 
गुरु को दिया जाने वाला दान । प्रत्येक धार्मिक 
क्रिया के बाद पुरोहितों को दान देने का विधान 
शास्त्रों में है (ऋ. 10.107.2) । छान्दोग्य 
(3.17.4) आत्मयज्ञ को भी दक्षिणा कहता हे । 
दक्षिणा श्रद्धापूर्वक दी जानी चाहिए। (बृह. 
3.9.19) | 

दक्षिणाग्नि-अग्नि के अनेक प्रकारों में से एक 
दक्षिणाग्नि है | वह अन्नपाचन करने वाली अग्नि 
है। 

दक्षिणायन-सूर्य जब कर्क रेखा से मकर रेखा की 
ओर जाता है, तब दक्षिणायन होता है । 

दमन-इन्द्रयों को वश में (संयम में) रखना । 
वृहदारण्यकोपनिषद्‌ में प्रजापति ने 'द दद'का 
उपदेश देकर दान, दया और दमन की शिक्षा दी 
है। आत्मसाक्षात्कार के लिए अधिकार प्राप्त 
करने के लिए जो षट्‌ सम्पत्ति बताई हे उसमें दम 


भी एक है। दम ही दमन है । स्वाध्याय के लिए 
“भी दमन अनिवार्य है | 


दर्शपूर्णमास-यज्ञ संस्कृति में जो प्रत्येक 
अमावास्या के दिन यज्ञ किया जाता है उसे 'दर्श' 
यज्ञ कहते हैं, और जो प्रत्येक पूर्णिमा के दिन 
यज्ञ किया जाता है वह पौर्णमास या पूर्णमासिक 
गञ्च कहा जाता है । ये नियत यज्ञ है । (तैत्तिरीय 


पारिभाषिक शब्दकोश 





मी 1.6.9.3 और 2.5.6.2) | संहिताओ में 
इसकी तुलना देवयान मार्ग से की गई है । 
दिग्बन्ध-दिग्बन्धन-अनुष्ठान यज्ञादि कार्यो में 
आसुरी तत्तों द्वार किए जाने वाले सम्भावित 
विघ्नों को दूर करने के लिए अनुष्ठान (यज्ञ) 
स्थल की चारों दिशाओं में दैवी शक्ति के स्थापन 
के लिए ऋषियों ने दिग्बन्ध या दिग्बन्धन की 
विधि का निर्माण किया हे । (लाङ्गुल. 2) 
दहरपुण्डरीक-हदयस्थ रक्तकमल जैसे प्रतीत होने 
वाले आकार को 'दहरपुण्डरीक' कहा है । वेदान्त 
भी यही कहता है (क्षुरिकोपनिषद्‌ 10)। यही 
अनाहत चक्र है । 

दीक्षा-संकल्पपूर्वक अनुष्ठान, अभीष्ट देवमन्त्र 
अहण, यजन-पूजन-त्रतादि, यज्ञोपवीत संस्कार 
आदि | यों तो कई ग्रन्थों में दीक्षा की कई प्रकार 
की व्याख्याएँ मिलती हें । प्रत्येक शुभ कार्य से 
पहले दीक्षा लेना अनिवार्य माना गया है । शास्रों 
में दीक्षा के लिए मुहूर्त भी निक्षित किए गए हैं। 
दीक्षा के अनेक प्रकार हैं, जैसे-मनत्रदीक्षा, 
समयीदीक्षा, लोकदीक्षा, क्रियादीक्षा, कलादीक्षा 
आदि । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (3.9.2) में दीक्षा 
की महिमा वर्णित है । कहा है कि दीक्षा सत्य में 
प्रतिष्ठित है। निर्वाणोपनिषद्‌ (2.14) में तो 
परञ्रह्म के संयोग को ही दीक्षा माना गया है। 
दुख-सुख-अनुकूलवेदनीय सुख और प्रतिकूल- 
वेदनीय दुःख है । सांख्यों के तापत्रय पती चर्चा 
त्रयताप (त्रिताप) शब्द में हम कर चुके हैं । सच्चा 
सुख तो सच्चिदानन्दस्वरूप का अनुभव ही हे । 
अन्य सुख विनाशी हैं । 

देव-देवता-प्रधान देवता ब्रह्मा, विष्णु, और महेश 
क्रमशः सृष्टि के सर्जन, पालन और संहार के 
नियामक माने जाते हैं। 12 आदित्य, 8 वसु, 
11 रुद्र और 2 द्यावा पृथिवी मिलकर 33 देवता 


माने गए हैं। 
देवजयन-इसके तीन अर्थ होते है--1. वेदिस्थल, 
2. यज्ञस्थल और 2. पृथ्वी । सामान्यतः इसका 
अर्थ 'देवों के लिए यज्ञक्रिया” ऐसा होता "है, पर 





589 





इसके वास्तविक अर्थ तो ऊपर बताए अनुसार ही 
ह । शतपथब्राह्मण और कात्यायन श्रोतसूत्र में भी 
ऐसा ही अर्थ बताया गया हे । जाबालोपनिषद्‌ 
(1.1) और मनु (2.23) में भी यही अर्थ है । 
देवयान-शरीर से उत्क्रमण करने के बाद 
परलोकगमन के दो भागों में से एक देवयान मार्ग 
है । देवयान से जाने वाला व्यक्ति ब्रह्मलोक को 
प्राप्त होता हे । दूसरा पितृयान है, उससे जाने 
वाला व्यक्ति चन्द्रलोक को प्राप्त होता हे । इसे 
अर्चिरादि मार्ग भी कहते हैं। इसका सम्बन्ध 
उत्तरायण, शुक्लपक्ष, दिवस आदि से है। 
द्युलोक-स्वर्गलोक । अन्य अर्थो में आकाश भी 
होता हे । यह शब्द ऋग्वेद में प्राय: 500 बार 
आया हे | 
द्ृष्टा-इसका सामान्य अर्थ 'देखने वाला' होता है । 
पर अनेक विशेषण लगाकर अनेक अर्थ किए जा 
सकते हें । हमारे ऋषियों को मंत्रद्रष्टा कहा गया 
है। उन्होंने मंत्रों का (ऋचाओं का) साक्षात्कार 
किया था। पातंजल में आत्मा को द्रष्टा और 
अन्तःकरण को दृश्य कहा गया है । दृग्दृश्य 
विवेक से ही मुक्ति होती है, ऐसा वेदान्त कहता 
है । वेदान्त साक्षी चैतन्य को द्रष्टा कहता है । 
द्वैत-जहाँ दो होते हैं वह द्वेत हे । मध्वाचार्य 
द्वैतवादी हैं और आचार्य शंकर अद्वैतवादी हे | 
ध 


धर्म-अधर्म-धर्म का सामान्य अर्थ है--'धारण 
करना' । दर्शनानुसार जिससे भौतिक उन्नति और 
आध्यात्मिक कल्याण हो, उसे 'धर्म' कहते हैं। 
मीमांसा में वेदविहित धर्मानुष्ठान को धर्म कहा 
गया है | न्याय में धर्म 24 गुणों में से एक है । 
गीता में वर्णाश्रम धर्म की बात कही है । स्मृतियों 
में दस लक्षण वाला धर्म कहा गया है | साधारण 
धर्म के रूप में मूल्यनिष्ठ जीवन को ही धर्म कहा 
गया है । इससे विपरीत परपीडनरूप उच्छंखलता 
को अधर्म कहा गया है। 


धर्मसूत्र-धर्म का विवेचन करनेके लिए सूत्रकाल में 
जो सूतर-ग्रन्थ बने उन्हें धर्मसूत्र कहा जाता है। 


590 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





उन सूत्र-ग्रन्थों में . ४ धर्म, सदाचरण, 
सामान्य सर्वपालनीय सद्गुणात्मक धर्म आदि का 
निर्देश है। ये वेदों के “कल्प” नामक अंग के 
अन्तर्गत आते हैं। श्रौत, कल्प, धर्म और गृह्य 
ऐसे चार प्रकार के सूत्र-ग्रन्थ हें । आपस्तम्ब, 
हिरण्यकेशी, बौधायन, गौतम और वसिष्ठ-- 
इतने धर्मसूत्र मुख्य हैं । 

धाता-इसे ही 'विधाता' कहते हैं | विधान-निर्णय 
को करने, रचने या बनाने वाला विधाता या धाता 
है । ऋग्वेद में आदित्य को धाता (विधाता) कहा 
है (9.3.17) निरुक्त में उत्पादक को 'धाता' और 
आजीविकादि के प्रेरक को 'विधाता' कहा है 
(11.10) । मैत्रावरुण (5.8) के अनुसार परमेश्वर 
ही विष्णु, नारायण, अर्क, सविता, धाता, 
विधाता सब-कुछ हे । 


७ ७ ३ चारों 
धारणा-अष्टांग योग का छठा अंग हे । चारों ओर 


नव-चक्र-योगोपनिषदों के अन्तर्गत सूक्ष्मरूप से 
स्थित विभिन्न चक्रों का वर्णन आता है। यों तो 
छ: चक्र या सात चक्र ही प्रसिद्ध हैं, परन्तु कुछ 
लोगों ने कुल नौ चक्र माने हैं। योगराजोपनिषद्‌ 
और सौभाग्यलक्ष्म्युपनिषद्‌ में कुछ पाठ-भेद के 
साथ नौ चक्र माने हैं । उनके मतानुसार पहला ब्रह्म 
चक्र है, दूसरा मूलकन्द (मूलाधार) है (इसे 
अग्निकुण्ड या कुण्डलिनी भी कहते हैं) । तीसरा 
नाभिचक्र हे । चोथा हृदयचक्र या अनाहत चक्र 
हे | पाँचवाँ कण्ठ चक्र (विशुद्ध चक्र) हे । छठा 
तालुका (घण्टिका) चक्र है। सातवाँ भूचक्र 
(विद्यास्थल) है । आठवां ब्रह्मरन्ध्र और नवाँ व्योम 
चक्र है । (देखिए, योगराजोपनिषद्‌ 5-7, 12, 
16-17 तथा सौ.ल.उप. 3.8-10 इत्यादि) । 

नव द्वार-दो कान, दो आँखें, दो नासिकाएँ, मुख, 
गुदा और उपस्थ--ये नव द्वार कहे गए हैं। 


से चित्तवृत्तियो को हटाकर किसी एक विषय या | नाचिकेताग्नि-कठोपनिषद्‌ में यमराज से दूसरे 


स्थान पर स्थिर करने को धारणा कहा जाता हे | 
(अमृतोपनिषद्‌ 8 एवं 16; पा.यो.द. 3.1) | 

ध्यान-अष्टांग योग का सातवाँ अंग । धारणा की 
धारावाहिता ही ध्यान है । ध्यान की पराकाष्ठा ही 
समाधि है । 

धृति-सामान्यतः इसको धर्म के दस लक्षणों में से 
एक माना जाता हे । अर्थ- धैर्य, धीरज धारण 
करना, सन्तोष, तुष्टि, मन की दृढ़ता, सोलह 
मातूकाओं में से एक आदि अनेक अर्थ हे 
वास्तव में जिससे मन, प्राण एवं इन्द्रियाँ वश में 
रहें, वही धृति है। इसके सात्त्विक, राजस और 
तामस रूप से तीन भेद गीता में बताए गए हें। 

ध्रुव-स्थिर, अचल, निश्चल, अटल, शाश्वते 
इसके पर्याय हैं। कहीं-कहीं परमात्मा के पर्याय 
रूप में भी इस शब्द का प्रयोग किया गया है 
(कठ. 1.2.10) | ध्रुवा नीतिः” का अर्थ अटूट 
(अपरिवर्तनीय) नियम होता है। इसी को 
ब्रह्मविद्योपनिषद्‌ में ज्ञानाग्नि का पर्याय ध्रुवाग्नि 
भी कहा है | 


वरदान के रूप में नचिकेता ने यज्ञीय विद्या माँगी 
थी । यमराज ने नचिकेता को सांगोपांग वह विद्या 
पढ़ाई । बाद के तीसरे 'मृत्युरहस्य' रूप वरदान 
माँगने पर यमराज द्वारा इस वरदान के एवज में 
उनके द्वारा प्रदत्त अन्य प्रलोभनों से वशीभूत न 
होते हुए नचिकेता की उस निश्चलता को देखकर 
उस अग्निविद्या का नाम नचिकेता के नाम पर 
उसे 'नाचिकेताग्नि' नाम प्रदान किया । इसे 
। त्रिणाचिकेत' भी कहते हैं। 

नाद-अनाहतनाद-नाद का सामान्य अर्थ ध्वनि 
है । आकाशस्थ अग्नि और मरुत्‌ के संयोग से 
नाद उत्पन्न होता है, ऐसा संगीतज्ञ मानते हैं । इसे 
नादब्रह्म कहते हैं। उससे सारा जगत्‌ व्याप्त है । 
योगीजन साधना में अनवरत गुंजायमान अनाहत 
नाद को सुनते रहते हें । प्राणाग्न के आधार से 
शरीर के अन्दर ध्यान स्थिर करने पर एक नाद 
सुनाई देता हैं | इसमें विविध ध्वनियाँ सुनाई देती 

। रम्भ में नाद बहुत जोर से अनेकविध 
सुनाई पड़ता है । अभ्यास के बाद वह सूक्ष्म से 
सूक्ष्मतर होता जाता हे (नादबिन्दु. 33) | 


पारिभाषिक शब्दकोश 





. भ्रमर जैसे पुष्पगन्ध की परवाह नहीं 
करता, उसी तरह नादासक्त चित्त विषयों की 
परवाह नहीं करता । (नादबिन्दु. 43) । मनोमृग 
को बाँधने का जाल नाद ही हे (नादबिन्दु. 45) । 
नारायण-सागर-जल में शेषशायी भगवान्‌ 
नारायण सृष्टि के सर्जक, पालक और संहारक 
माने जाते हैं और उन्हें एक शक्ति मानकर पूजा 
जाता है । पुरुषसूक्त में उसी नारायण पुरुष का, 
विराट्‌ पुरुष का उल्लेख है । मुद्लोपनिषद्‌ में भी 
उनकी महिमा का गान है। वे तीनों काल में 
अवस्थित हैं । वे सबसे परे और सबसे श्रेष्ठ हैं । 
(मुद्गल. 23) । नारायण से ही समष्टिगत प्राण 
और सभी इन्द्रियाँ उत्पन्न हुई । सम्पूर्ण सृष्टि 
नारायण से ही जन्मी (नारा. 9) । वे ही एकमात्र 
विशुद्ध, निष्कलंक, निर्विकल, निरंजन हैं। 
(नारायणोप. 2, महोप. 1.1 और कलिसं. 1) । 
निदिध्यासन-ज्ञानप्राप्ति के अन्तरंग साधनों में वह 
अन्त्य है। गुरुमुख से शाखतर-श्रवण के बाद 
अपनी बुद्धि से शाखानुकूल तर्क-समाधान करके 
फिर निश्चित वस्तु (आत्मा) का सतत ध्यान 
करना निदिध्यासन है । निदिध्यासन ही एक तरह 
से समाधि है। यह मनन का अग्रिम चरण हे 
आत्मा के विजातीय शरीरादि जड़ विषयों के 
विचार से रहित और अद्वितीय ब्रह्मविषयक 
सजातीय विचारों का तैलधारावत्‌ सातत्य ही 
निदिध्यासन है । (बृहदा. 2.4.5) | 
नियम-योग के आठ अंगों में से दूसरा अंग । ये 
पाँच प्रकार के हैं-1. शौच (आततर्बाह 
पावित्र्य), 2. सन्तोष, 3. तप, 4. स्वाध्याय और 
5. ईश्वरप्रणिधान । (पात.यो.सू. 32, जाबाल- 
दर्शन. 1.20-22, 2.1, 2.3, 2.8, ममुः 
4.12, गीता 6.17), आदि में इन नियमों का 
विस्तृत विवरण है । ति 
निरञ्जन-जिसमें अञ्जन, कालिमा या अविद्या नहीं 
है, वह निर्गुण ब्रह्म । 

निरहंकारिता-यह 'अमानित्व-अदंभित्व' गुण का 
पर्यायवाची शब्द है । यह उच्च सात्त्विक गुण हे । 


591 


निर्गुण-सगुण-पखहा के दो स्वरूप माने गए 
हैं-निर्गुण और सगुण | सगुण रूप से सकल 
(दृश्य) सृष्टि की उत्पत्ति होती है । दूसरा निर्गुण 
रूप ब्रह्म का पारमार्थिक स्वरूप है । निर्गुण का 
अर्थ गुणरहित है । परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि 
तो सत्त्व, रजस्‌ और तमोगुण से युक्त है, पर 
परमात्मा स्वयं इन गुणों से परे है । वह अव्यक्त 
ओर केवल ज्ञानगम्य है । सगुण व्यक्त है । 
निर्गुणोपासना कठिन ओर सगुणोपासना सरल 
है। निर्गुण तो निराकार, भेदरहित, नित्य, 
अविनाशी, सर्वोपाधि-विनिर्मुक्त, शुद्ध-बुद्ध-मुक्त 
स्वभाव है । (देखिए--कठ. 1.3.15, मुण्डक. 
1.1.6, बृहदारण्यक. 2.3.6 आदि) । 
निर्वाण-जन्म-मरण-निवृत्तिरूप मोक्ष का पर्याय- 
वाची शब्द हे । निवृत्ति, मुक्ति । 
निर्विकल्पक-विक्षेपरहित धारावाहिक एकाग्रता को 
समाधि कहते हें । वह योग की पराकाष्ठा हे । 
ध्वान को एकाग्रता करते-करते जहाँ तक ध्याता- 
ध्येय-ध्यान की त्रिपुरी का भान रहता है, वहाँ 
तक तो सविकल्प समाधि होती है, पर जब धीरे- 
धीरे ध्याता-ध्येय-ध्यानं का भी भान नहीं रहता, 
तब उस स्थिति को निर्विकल्पक समाधि कहा 
जाता है । जैसे पानी में नमक घुल जाता है, ऐसा 
एकोभाव निर्विकल्प समाधि में होता है | (देखिए 
ह.यो.प्र. 4.5 और निरालम्बोप. 39) । 
निःश्रेयस्‌-भौतिक उन्नति को “अभ्युदय' या 
प्रेयस्‌' और आध्यात्मिक कल्याण को निः श्रेयस्‌ 
अथवा श्रेयस्‌’ कहा गया हे । 
निष्काम कर्म-कामनारहित कर्तव्यपालन ही 
निष्काम कर्म है । निष्कामकर्माचरण ही गीता का 
मुख्य सन्देश है । निष्काम कर्म लोकसंग्रह, ईश्वर- 
रत्यर्थं या प्रारन्धपरिचालित भी होता है । इसमे 
चित्तशुद्धि होने पर ज्ञानप्राप्त से मुक्ति मिलती 
है। निष्काम कर्मो में व्यक्तिगत कामना नहीं 
होती, जगत्‌ के हित का प्रयोजन हो सकता है । 
निःस्पृह-किसी भी स्पृहा (इच्छा) का त्यागी | 
भौतिक वस्तुओं की स्मृहा न रखने वाला व्यक्ति 
एकमात्र आध्यात्मिक कल्याण की ही आकांक्षा 


592 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 








ती है (गीता 6.18, 14.12 और महो. 3.36) 
स्पृहा की उत्पत्ति और उससे मुक्ति को बात इनमें 
कही है । 

प 


पञ्चकोश-वेदान्त में मानव-शरीर के पाँच कोशों 
का वर्णन हे--1. अन्नमय (स्थूल शरीर), 2. 
प्राणमय कोश, 3. मनोमय कोश, 4. विज्ञानमय 
कोश और 5. आनन्दमय कोश। ये आत्मा 
(चैतन्य) को आवृत किए हुए हें । 

पञ्च तन्मात्राएँ-सृक्ष्मभूत--शब्दतन्मात्रा, स्पर्श- 
तन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्रा और गन्ध- 
तन्मात्रा--ये पाँच तन्मात्राएँ कही गई हें । 

पञ्चप्राण-प्राण पाँच माने गए हैं--प्राण, अपान, 
व्यान, समान, उदान | (विशेष विवरण 'प्राण' 
शब्द में देखें । 

पञ्चभूत-पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश-- 
ये पाँच भूत या पञ्चमहाभूत कहे जाते हें । 

पञ्चयज्ञ या पञ्च महायज्ञ-वानप्रस्थ के लिए हमेशा 
करने योग्य पाँच यज्ञ होते हैं--1. ब्रह्म यज्ञ 
(वेदों का अध्ययनाध्यापन), 2. देवयज्ञ 
(अग्निहोत्र), 3. पितृयज्ञ (श्राद्धतर्पणादि), 4. 
अतिथियजञ (मनुष्ययज्ञ) तथा 5. भूतयज्ञ 
(प्राणियों को खिलाना-पिलाना) | 

पञ्चविध मुक्ति-जीवात्मा की इष्टदेव-प्राप्ति ही 
मुक्ति है । इसके पाँच प्रकार हैं--1. सालोक्य, 
2. सामीप्य, 3. सारूप्य, 4. सायुज्य और 5. 
कैवल्य । 'सालोक्य' इष्टदेव के लोक की प्राप्ति 
है, सामीप्य' उनके समीप रहने की प्राप्ति हे, 
“सारूप्य' उनके जैसे रूप की प्राप्ति है, 'सायुज्य' 
उनके साथ जुड़ जाने की प्राप्ति है और 'केवल्य' 
अपनी शुद्धचैतन्यमयता की प्राप्ति हे । (देखिए 
मुक्तिकोपनिषद्‌ 1.18-19, 21-25)। ` 

पञ्चाग्नि-अन्वाहार्यपचन, आहवनीय, गार्हपत्य, 
आवसथ्य और सभ्य--ये पाँच प्रकार के अग्नि 
है । इन्हें पंचाग्नि कहते हैं । इनसे सम्बन्धित तत्त्वज्ञान 
को पञ्चाग्निविद्या कहते हैं । छान्दोग्योपनिषत्‌ तो 
सूर्य, बादल, पृथ्वी, पुरुष, और खरी सम्बन्धी तात्विक 


ज्ञान को पञ्चाग्निविद्या कहती है । तो वायुपुराण 
गार्हपत्य, आहवनीय, दक्षिणाग्नि, सभ्य और 
आवसथ्य को पञ्चाग्नियाँ मानता हे (वा.पु. 
10.6.41-42) | मत्स्यपुराण (35.116) के 
अनुसार ययाति ने पाँच अग्नियों के बीच एक वर्ष 
तक तपस्या की थी । कठोपनिषद्‌ में पञ्चाग्निसिद्ध 
पुरुषों को “पञ्चाग्नयः' कहा गया हे । पञ्चाग्निसिद्धि- 
प्राप्त मनुष्य मन्त्रशक्ति के नियामक होते हैं । 
पञ्जीकरण-पाँच सूक्ष्म भूतों (तन्मात्राओं) को 
पहले प्रत्येक को दो-दो भागों में (आधे में) 
विभक्त करके फिर एक आधे भाग के चार भाग 
करके अपने से अन्य सूक्ष्म भूतों के साथ मिलाने 
से पञ्चीकरण होता है और सूक्ष्म में से स्थूलभूत 
(इन्द्रियभोग्य भूत) बनता है । जैसे 5 पृथ्वी के 
साथ ह जल, है वायु, तेज, ठ आकाश मिलाने 
से स्थूल पृथ्वी बनती हे । उसी तरह अन्य चारों 
भूतों के सन्दर्भ में समझ लेना चाहिए । 
परब्रह्म-विश्व का परमतत्त्व ब्रह्म दो प्रकार का 
बताया गया है--1. पर और 2. अपर | पखह्य 
तो शुद्ध चैतन्य, नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, निर्लेप 
और निर्गुण है । वही ब्रह्म जब सगुण बनता है 
अपनी शक्ति (माया शक्ति) को लेकर गतिशील 
होता है तब वह सृष्टि का कर्ता सर्वज्ञ आदि हो 
जाता है, वही अपखह्य है । पज्ह्म निर्गुण और 
अपञ्रह् सगुण होता है । 
परमगति-परमात्मा की अनुभूति की अवस्था ही 
परमगति है| इसे ही मुक्ति या मोक्ष कहते हैं | 
(कठ. 2.3.10 और गीता 8.11) | 
परमज्योति-पखहा ज्योतिस्वरूपं, प्रकाशस्वरूप, 
शानस्वरूप होने से उसे परमज्योति कहा गया है । 
चिदात्मा, चिदानन्द, चिद्घन, चिन्मय, चैतन्य 
आदि सब उसी के पर्यायवाची शब्द है । परमपुरुष 
भी वही है, परात्पर भी वही हैं। पह्य के 
नाम हैं । उसी का स्थान परमपद है | 
परमपद-वह भी परमगति ही है । मोक्ष या मुक्ति 
bl 0 । महाभारत के शान्तिपर्व (47.37) में 
कण को ही परमपद कहा है। पहा का 


पारिभाषिक शब्दकोश 


593 





कु जहाँ हो, वह परमपद है । कठ. 1.3.1 में 
परमपद उसे कहा है, जहाँ से लौटकर मनुष्य 
पुनः यहाँ नहीं आता (कठ. 1.3.8) | वीतराग 
यति ही परमपद (मोक्ष) प्राप्त करते हैं । 
परमव्योम-'व्योम' का अर्थ तो आकाश हे, पर 
उसमें 'परम' लगा देने से इसका अर्थ 'परा चेतना' 
हो जाता हे । ऋग्वेद में 'परा चेतना' के अर्थ में 
परमव्योम शब्द का कई बार प्रयोग हुआ हे । 
ऋग्वेद में परा चेतना' से सृष्टि की उत्पत्ति और 
संचालन होता हे, ऐसा वर्णित है । इसकी तुलना 
आज के कम्प्यूटर तन्त्र के 'मास्टर कम्प्यूटर' से 
की जा सकती है । मास्टर कम्प्यूटर से माइक्रोवेव 
टॉवर्स द्वारा विभिन्न कम्प्यूटर जुड़े रहते हैं । इसके 
लिए, 'गौरीर्मिमाय.....सहस््ाक्षरा परमे व्योमन्‌' 
--यह ऋग्वेदीय मन्त्र (1.164.41) द्रष्टव्य है । 
यही मन्त्र एकाक्षरोपनिषद्‌ में भी आया हे । 
तदुपरान्त एकाक्षरोपनिषद्‌ 1 और 4 में भी इसे 
हृदयव्योम, परमव्योम से प्रकाशित परा चेतना का 
ही संकेत दिया गया है । 

परमसिद्धान्तश्रवण- तत्त्वमसि’ आदि महावाक्यों 
द्वारा जीव-ब्रहा-ऐक्य का अनुसन्धान करते हुए, 
आत्मा और परमात्मा को प्राप्त करना ही 
सिद्धान्तश्रवण या परमसिद्धान्तश्रवण है । 
परमहंस-संन्यासियों की चार कोटियों में से एक 
उच्चतम कोटि । वह शिखा-यज्ञोपवीतरहित, 
पाँच घरों से भिक्षा माँगकर, हाथ के ही पात्र में 
खाने वाला एक कोपीनधारी तथा एक चादर ओर 
दण्ड धारण करने वाला होता है । 
परमात्मभाव-परमानन्द, ऐक्यानुभव, अद्वयानन्द, 
अद्वैतानन्द, अपरोक्षानुभूति--ये सभी पर्याय- 
वाची शब्द ही हैँ। 

परमात्मा-वेदान्तानुसार तो वास्तव में जीवात्मा 
और परमात्मा में भेद नहीं है, केवल उपाधिगत ही 
भेद है, किन्तु वैशेषिक दर्शन परमात्मा को 
जीवात्मा से अलग मानता है और उसे नित्य 
ज्ञानवान्‌, नित्य इच्छावान्‌ और नित्य संकल्पतन्‌ 
मानता है । वह सम्पूर्ण सृष्टि का संचालक और 


38 उ०तृ० 





एक ही है। वह सर्वोपरि विशुद्ध आत्माओं का 
समूहरूप है। न्यायदर्शन उसे सबका कर्त्ता, 
भोक्ता, सर्वज्ञ, सर्वानुभवकर्ता मानता है। 
महाभारत में प्राकृत गुणों से बद्ध चैतन्य को आत्मा 
और उनसे मुक्त चैतन्य को परमात्मा माना गया है । 
गीता में क्षर-अक्षर से उत्तम पुरुष को परमात्मा 
कहा है (गीता 15.17) । वह सर्व-व्यापक और 
सर्वपोषक तथा अव्यय और ईश्वर है। गीता 
(13.22) में इसका पर्याप्त वर्णन है । 

परलोक-इस पृथ्वीलोक (मर्त्यलोक) से अन्य 
कोई भी लोक । ऊपर और नीचे सात-सात लोक 
हैं । 

परा-अपरा विद्या-वेदाध्ययन आदि अपरा विद्या 
है और अविनाशी ब्रह्म को जानने की विद्या परा 
विद्या है । उपनिषदों में दोनों विद्याओं को जानने 
योग्य कहा गया है । 

परा-पश्यन्ती-मध्यमा -वैखरी-ये वाणी के चार 
रूप कहे गए हैं। मूलाधार चक्र से उठने वाले 
नाद को “परा' वाणी कहते हैं । यह नाद मूलाधार 
से उठकर हृदय में जुड़ता है, तब वह “पश्यन्ती' 
वाणी कही जाती है | हृदय से उठकर बुद्धि में 
जुड़ने पर वही 'मध्यमा' वाणी होती है और वही 
वाणी वहाँ से उठकर कंठ में आकर वागिन्द्रिय 
द्वारा स्फुटित होकर सर्वश्राव्य बनती है, तब उसे 
'वैखरी' वाणी कहा जाता हे । इसका उल्लेख 
अलंकारकौस्तुभ, निघण्टु (2.23) और अथर्व- 
वेद (7.44.1) में किया गया है | अक्षमालोप- 
निषद्‌ में चारों वाणियों का वंदन किया गया है । 
भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वाणी को अपनी विभूति कहा 
है । (गीता 10.34) | 

परिभूः-चारों ओर से आच्छादित किए हुए को 
'परिभू:” कहा जाता है। 

परिब्रज्या-परिव्राजक-धर्म और विद्या के प्रचार 
प्रसार के लिए अथवा जनजागरण के लिए पूरे 
देश में घूमना परित्रज्या कहलाता है । वानप्रस्थी, 
संन्यासी या त्यागी ऐसी परिव्रज्या करता है तो 
उसे परिव्राजक या परित्राट कहते हैं । सदैव 
श्रवण, मनन, चिन्तन, भजन आदि करते हुए, 


5 3-5 


594 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





न जीवन जीते हुए, तितिक्षा 
आदि के साथ ऐसी परिव्रज्या करने वालों में 
नारद श्रेष्ठ माने गए हें । आश्रमोपनिषद्‌ (4) में 
परित्राजको के प्रकार बतलाए गए हें । 


पर्जन्य-सामान्य अर्थ तो मेघ या बादल होता हे 
पर कहीं-कहीं इसका अर्थ इन्द्रदेव, सूर्यदेव या 
विष्णुदेव भी किया गया हे । पर्जन्य एक देवता- 
विशेष हे । वह अन्तरिक्ष-स्थानीय वैदिक देवता 
हैं । (शतपथब्राह्मण 14.9.1.13; तै.सं. 


7.5.18.1 तथा जै.बा. 1.114) | 


पवमान-इसका शब्दार्थ “पवित्रकारी’ होता है। 
सोम पावनकारी होने से उसे "पवमान? कहा गया 
है। कुछ स्तोत्रं को भी इसी कारण 'पवमान 
स्तोत्र” कहते हें । (काठ.सं. 22.10, शत.ब्ा. 
2.5.1.5, जैमि.ब्रा. 1.214 आदि अनेक स्थल 
देखे जा सकते हैं) । 

पश्चिमलिङ्ग-संन्यासियों के कुछ चिह्न होते हैं । इन 
चिहों को धारण करने वाले संन्यासी 'व्यक्त- 
विष्णुलिंग' संन्यासी कहे जाते हैं। उनमें कुछ 
पूर्वलिग और कुछ पश्चिमलिंग परिव्राजक कहे 
जाते हैं (निर्वाणोपनिषत्‌ 3)। बाह्य चिह धारण 
करने वाले पूर्वलिंग (व्यक्त विष्णुलिग) संन्यासी 
दया, क्षमा, निरहंकारिता, करुणा, निर्विकारिता 
आदि गुणों को धारण करते हैं, जब कि 
पश्चिमलिंग (अव्यक्त विष्णुलिंग) बाह्य चिह्नों को 
धारण किए बिना ही अन्तःकरण में सभी गुण 
रखते हैं (देखें-निर्वाणोपनिषद्‌ 1.58 की 
ब्रह्मयोगी टीका) । 

पाप-पुण्य-अनिष्ट भावनाओं और अनिष्ट साधनों 
से किया जाने वाला निकृष्ट कार्य पाप है और 
शुभ भावनाओं और शुभ साधनों से किया गया 
मंगलकार्य पुण्य हे । पुण्य का फल स्वर्गादि और 
पाप का फल नरक (दुःखादि) की प्राप्ति है। 
सत्संग पुण्यदायी और कुसंग पापदायी है | 
(निरा. 16.17) । परोपकार पुण्य का निमित्त 
और परपीडन पाप का निमित्त होता है । 


पिंगला-शरीर में सुविख्यत तीन नाड़ियों में से 


एक । नासिका के दक्षिण भाग में स्थित नाडी । 


पितर-पूर्वज-गोत्रज-पिता, दादा, परदादा आदि 
हमसे पहले जन्म लिए हुए हमारी पीढ़ियों के 
व्यक्तियों को पितर, पूर्वज या गोत्रज कहते हें। 
इन्हें 'वंशज' भी कहा जाता हे । उन पितरों के 
प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए श्राद्ध-तर्पणादि 
किए जाते हैं। (छान्दोग्य. 2.22.2 तथा बृहदा. 
4.3.33) | 
पुत्रैषणा-तीन एषणाएँ है-वित्तैषणा, लोकैषणा, 
और पुत्रैषणा । पुत्रैषणा अर्थात्‌ पुत्रप्राप्ति की 
इच्छा । 
ुनर्जन्म-जब तक व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती है 
तब तक उसे बार-बार जन्मना-मरना पड़ता हे । 
एक मृत्यु के बाद पुनः शरीर धारण करने को 
पुनर्जन्म कहते हैं (गीता 2.27) | यह पुनर्जन्म 
कर्मफल और आसक्ति के अनुसार विविध 
योनियों में होता रहता हे । मुक्ति होने से ही इस 
चक्कर से छुटकारा मिलता है (गीता 18.16) | 
पुरश्चरण-इसका सामान्य अर्थ है--“चलने से 
पहले।' किसी कार्य की सिद्धि के पूर्व में किए 
जाने वाले अनुष्ठान को पुरश्चरण कहा जाता है । 
ये तीन प्रकार के हैं--गति, आगति और 
स्थिति । गति बढ़ने, आगति लौटने और स्थिति 
ठहरने को कहते हैं। अभाष्टसिद्धयर्थ की जाने 
वालौ साधना के साथ-ही-साथ प्रगति के 
अवरोधक दोषों को लौटाया भी जाता है। इस 
गति और आगति से पूर्व शक्ति को स्फुटित करने 
के लिए स्थिति को अपनाया जाता है। यही 
रण .ह | सामान्यतः सवा लाख मन्त्रों का 
अनुष्ठान सर्वसुलभ और सर्वकल्याणकारी है । 
इसकी विधि अत्यन्त जटिल है | इसकी विधि में 
थोड़ी भी असावधानी होने से इसके लाभ के 
बदले हानि भी हो सकती है । नित्यकर्म, सन्ध्या, 
पूजन, शापमोचन, हवन, तर्पण, मार्जन, 
अभिषेक, मुद्रा, विसर्जन और ब्राह्मणभोजन-- 
रि डा है। अनेक तत्न-ग्रन्थो में 
बहुत-सी बातें अतिविस्तार से लिखी गई हैं। 
(नृ.पू.ता. 1.16) | 


पारिभाषिक शब्दकोश 595 





न प्राचीन, पुराणकालीन सन्तों, 
महात्माओं, राजाओं और विशिष्ट पुरुषों की 
परम्परागत चली आती हुई कथाओं को पुराण 
कहते हैं। प्रधानतः अठारह पुराण हैं; और 
उपपुराण भी हैं, वे भी अठारह हैं। पुराणों के 
वक्ता व्यासदेव माने गए हैं। हमारा प्राचीन 
इतिहास उनमे वर्णित हे । 

पुरुष (पुराणपुरुष)-परमपुरुष । सबके पुर (शरीर) 
में रहने वाला अंगुष्ठमात्र पुरुष, जो आकारहीन 
और ज्योतिस्वरूप है, जो व्यापक और मुक्तिदाता 
है, वही पुरुष है। वही आत्मा, परमात्मा और 
अन्तरात्मा के तीन रूपों में प्रकट हुआ है । (कठ. 
2.1.12-13, 2.3.8 तथा आत्मो. 1)। वह 
आदित्य के सदृश प्रकाशमान है (श्वेता. 3.8; 
छान्दोग्य 6.7.1, 3.16.1, 3.14.1, मुण्डक 
1.12.11) । वह पुरुष षोडशकलायुक्त है । वह 
यज्ञरूप, संकल्परूप, अमृतरूप, अविनाशी, 
विराट्‌ एवं विश्वपुरुष है । 

पुरुषसूक्त-ऋग्वेद के दशम मण्डल के 90वें सूक्त 
को और यजुर्वेद के 31वें अध्याय के सोलह 
मन्त्रों को पुरुषसूक्त कहते है। इसमें विराट्‌ 
नारायण की स्तुति है । मुद्गलोपनिषत्‌ में इसके 
अर्थनिर्णय का विवेचन है । 

पुरोनुवाक्या-यज्ञो में तीन प्रकार की आहुतियों में 
से एक पुरोनुवाक्या आहुति है । यह आहुति जिस 
मन्त्र को पढ़कर दी जाती है, उसे 'पुरोनुवाक्या' 
नाम से स्वीकार किया गया है। इन ऋचाओं को 
पृथ्वी, प्राण और भ्रातृव्य देवता से जोड़ा गया 
है | (शत. ब्रा. 14.6.1.9; बृहदारण्यक 3.1.10 
तथा तै.सं. 1.6.10.4) | 

पर्यष्टक-स्थूल दृश्यमान शरीर के भीतर अनुमेय 
एक सत्रह तत्त्वो वाला सूक्ष्म शरीर माना छु हें। 
कहीं-कहीं उस सूक्ष्म शरीर के इन सत्रह तत्वों 
आठ अंगों में समाहित किया गया है । उन आठ 
अंगों का आलंकारिक नाम पुरी देकर उसे 
पुर्यष्टक कहा गया है | ये आठ पुरी--ज्ञानेन्दिय- 
पंचक, कमेंनद्रिपंचक, प्राणपंचक, सूरू 





पंचक, अन्त:करणचतुष्टय, काम, कर्म और 
अविद्या हैं (पैंगलोपनिषत्‌ 2.5) | 

पूर्णपुरुष-द्वन्द्वातीत, सनातन, परख्रह्म, विश्व के 
सर्जक-पालक-संहारक पुरुषब्रह्म । श्रीकृष्ण को 
भी पूर्णपुरुष कहा गया है । षोडशकलायुक्त पुरुष 
भी पूर्णपुरुष है । (नारा. 2; रुद्रहदय. 6; कृष्ण. 
10.12 आदि) । 

पूषा-यह पोषणकर्ता देवता हैं। चारों वेद में इसका 
उल्लेख हे । ऋग्वेद में 'पूषा' का अर्थ सूर्य की 
मानवपुष्टिप्रदात्री एवं मानवकल्याणकत्री बुद्धि 
किया गया है । यजुर्वेद में पूषा को सूर्य द्वारा 
प्रेरित देवता कहा गया है (यजुर्वेद 17.58) | 
तैत्तिरीय ब्राह्मण में उसे दीर्घायु और वर्चसूप्रदाता 
देवता बताया गया है । (तै.ब्रा. 1.2.1.19)। 

पौर्णमासी यज्ञ-दर्श (अमावास्या) और पूर्णिमा के 
दिन प्रतिमास किए जाने वाले यज्ञों में प्रति 
पूर्णिमा के दिन किया जाने वाला यज्ञ । 

प्रकृति-पुरुष-सांख्यदर्शनानुसार पुरुष और प्रकृति 
ये दो तत्त्व है । अव्यक्त प्रकृति ही व्यक्त जगत्‌ 
के रूप में परिणत होती है। उपनिषदों के 
अनुसार तो उस प्रकृति की उत्पत्ति भी पुरुष से ही 
होती है | जैसे मकड़ी अपने से ही तन्तुजाल को 
उत्पन्न करती है और अपने में ही समा लेती है 
वैसे ही पुरुष अपने से ही जगत्‌ उत्पन्न करता है 
और अपने में ही समा लेता है। (मुण्डक. 
1.1.7) | प्रकृति जड़ है और पुरुष चेतन | वे 
दोनों अलग-अलग कोई कर्म नहीं कर सकते | 
इसलिए पुरुष प्रकृतिस्थ होकर प्रकृति के तीन 
गुणों का उपयोग कर जगत्‌ बनाता है । गीता में 
दोनों को अनादि माना गया है (गीता 13.19 
और 13.21) | 

प्रज्ञा-प्रज्ञान-प्रज्ञा का अर्थ प्रकृष्ट ज्ञान अथवा 
प्रकृष्ट बुद्धि है। और ऐसी बुद्धि या ज्ञान वाले 
विद्वान्‌. को ही प्रज्ञान कहा जाता .है। आत्मा- 
परामात्मा के अनुभूतिजन्य ज्ञान को ही प्रज्ञा या 
प्रज्ञान कहा जाता है। बुद्धि की दूरदर्शिता भी 
प्रज्ञा है। बौद्धिक (ज्ञातव्य वस्तुओं या तत्वों) 


nn 


96 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





आ पा की ग्रहण-क्षमता भी प्रज्ञा है, ऐसा 
उपनिषदे मानती हैं। (कोषी.ब्रा. 1.7, 3.3; 
अध्यात्म. 44) । कोषीतकित्राह्मणोपनिषद्‌ में 
इसका कार्य-व्यवहार विस्तार से समझाया गया 
है (3.2) । उपनिषदों में इसलिए प्रज्ञान को ब्रह्म 
का पर्याय माना गया है (अज्ञानं ब्रह्म) । 

प्रणव-'प्रणव' ॐकार है । नादबिन्दु उपनिषद्‌ के 
अनुसार तत्वज्ञान प्राप्ति के बाद, प्रारब्ध क्षीण 
होने पर ३१कारस्वरूप पखह्य के साथ 
आत्मैक्य-चिन्तन करने से नादरूपी स्वप्रकाशित 
शिवतत्त्व का प्रादुर्भाव इस तरह हो जाता है, जैसे 
मेघावरण हट जाने से सूर्य प्रकाशित हो जाता 
है (ना.बि. 30) । अर्थात्‌ प्रणव ही पखह्य और 
प्रणव ही नादब्रह्म है। वही ३#कार है। इसी 
३#कार को नाद-साधना को 'प्रणवसन्धान' नाम 
दिया गया हे । सिद्धासन में बैठकर, वैष्णवी मुद्रा 
धारण करके दाहिने कान में उठती हुई अनाहत 
ध्वनि अविरत सुननी चाहिए । 

प्रतिष्ठा-इस शब्द के स्थापना, स्थान, गौरव, 
कोतिं, आदर, निवास, आधार आदि पर्याय हैं । 
प्रतिष्ठा को जानने से मनुष्य इह-परलोक मे 
प्रतिष्ठा पाता है'-एऐसा उपनिषद्‌ में कहा गया है 
(छा. 5.1.3) । यहाँ प्रतिष्ठा का अर्थ परमात्मा 
का अदृश्य, अशरीर, अवर्णनीय, अनाश्रित, 
अभय प्रतिष्ठा (स्थिति) होता हे । (तैत्ति. 2.7.1, 
जै.उ. 1.21.2) | 


्रत्यगात्मा-इसका अर्थ है निर्मल चित्तवृत्तिवाला 
आत्मा । विशुद्ध अन्तरात्मा (परमात्मा) के लिए 
भी इस शब्द का प्रयोग होता है । प्रत्यग्‌ (भीतर 
का, अन्तस्‌ का) आत्मा साक्षी चैतन्य है । वह 
प्रत्यगात्मा है (कठोपनिषत्‌) । 

प्रत्याहार-आठ योगांगों में से पाँचवाँ अंग। 
(यो.द. 2.29) प्रत्याहार में चित्तवृत्तियों को या 
इन्द्रियों को अपने विषयों से हटाकर चित्त को हर 
स्थिति में शान्त रखकर अपने चिन्तन को आत्मा 
में ही लगाए रहना होता है । (अमृतनाद. 5) 

प्रदक्षिण-प्रदक्षिणा-देवपूजा आदि अवसरों पर 
देवमूर्ति को दाहिनी ओर करके दायें से चारों ओर 





श्रद्धापूर्वक घूमना ही प्रदक्षिण या प्रदक्षिणा अथवा 
परिक्रमा कही जाती हे | देवभेद से परिक्रमा की 
संख्या भी ज्यादा-कम होती है । 'कर्मलोक' नाम 
के ग्रन्थ में ऐसा संख्या-निर्णय किया गया है। 
कालिकापुराण कहता है कि दायाँ हाथ फैलाकर, 
सिर झुकाकर, देवता को दाहिनी ओर करके एक 
या तीन बार की जाने वाली परिक्रमा को 
प्रदक्षिण’ कहा जाता हे । वह कामनापूर्ति करने 
वाली होती है (अक्षको. 15) । 

प्रपञ्च-शास्रों में इसका अर्थ भवसागर या संसार से 
लिया जाता हैं। विस्तार, फैलाव, उथलपुथल, 
पञ्चतत्त्वों के अनेकानेक भेद आदि अन्य अर्थ भी 
है | (आत्मबोधोपनिषद्‌ 2.11.12 और महोप- 
निषद्‌ं 3.4.9) | 

प्रमाद:-मानसिक आलस्य, शैथिल्य, निष्क्रियता । 
प्रमाद लापरवाही और आन्तरिक दुर्बलता को भी 
कहते हैं। इसे ब्रह्मनिष्ठों के द्वारा त्याज्य माना 
गवा है । ब्रह्मवादी के लिए प्रमाद को मृत्यु जैसा 
कहा गया है (अध्या. 15) । गीता (14.8) में 
प्रमाद को तमस्‌ कहा गया: है । प्रमाद के कारण 
कर्तव्यशीलता नष्ट हो जाती है । 

प्रमेय-अप्रमेय-जो पदार्थ (वस्तु) प्रमायोग्य 
(यथार्थ ज्ञान कराने योग्य) प्रमाणों द्वारा सिद्ध 
किए जाने योग्य हो, उसे 'प्रमेय' कहा जाता है । 
इस दृष्टि से जगत्‌ का प्रत्येक पदार्थ प्रमेय ही 
हे और जो उससे विपरीत हो अर्थात्‌ जो किसी 
प्रमाण से सिद्ध न किया जा सके उसे अप्रमेय 
कहते हैं | ऐसा अप्रमेय ब्रह्म है । वह मानवों को 
बुद्धिगम्य नहीं है । शास्त्रों में प्रतिपादित ब्रह्म की 
व्याख्याए ब्रह्म के निकट तो हैं, पर पूर्ण नहीं हैं । 
इसीलिए शास्र भी 'नेति-नेति' कहकर विरत हो 
जाते हैं । (सं.आ.उ. 3.1.3) ै 

आजापत्य-कामनापूर्ति के लिए श्रौतसूत्रों में बताए 
गए अनेकानेक यज्ञों (इष्टियो) में से एक । यद्यपि 
आहिताग्नि द्वारा दर्शपौर्णमास भी इष्टि ही है, पर 
प्रयोजन-भेद से इन इष्टियों के मित्रविन्देष्टि 
आग्नेय ष्टि आदि अनेक भेद किए गए हैं । कुछ 
विद्वानों के मत में संन्यास-दीक्षा के पूर्व अपना 


पारिभाषिक शब्दकोश 


597 





म देकर 'प्राजापत्य' यज्ञ करना चाहिए । 
याज्ञवल्क्यस्मृति (3.56) में इसका पूर्वोक्त प्रकार 
से ही वर्णन किया गया है । शंखस्मृति (7.1) में 
वही श्लोक पाठभेद में उद्घृत है। 

प्राज्ञ-यह जीव की एक संज्ञा है। अविद्योपहित 
चैतन्य ही जीव है। जीव का सम्बन्ध स्थूल, 
सूक्ष्म और कारण--तीनों शरीरों से है । अहंकार 
आदि का कारण अज्ञानोपहित चैतन्य ही कारण- 
शरीर हे । तीनों शरीरो से सम्बद्ध चैतन्य को इस 
प्रकार संज्ञाएँ दी गई है--स्थूलशरीर से सम्बद्ध 
व्यष्टि चैतन्य की 'विश्व', सूक्ष्मशरीर से सम्बद्ध 
व्यष्टि चैतन्य की 'तैजस! और कारणशरीर से 
सम्बद्ध व्यष्टि चैतन्य की संज्ञा 'प्राज्ञ' हे ।. 

प्राणहंस-प्रणवहंस-मुख्य प्राण-जीवात्मा के 
लिए 'हंस' शब्द का प्रयोग तो उपनिषदों में 
अनेकानेक बार आता रहता है, पर कभी-कभी 
प्राण या मुख्य प्राण के लिए भी हंस शब्द का 
प्रयोग देखा जाता है (को.ब्रा.उ. 3.2) । जीवात्मा 
वस्तुतः मुख्य प्राण ही है, इसलिए मुख्य प्राण 
को भी 'हंस' कहा जाता हे । प्रणवोच्चारण में 
मुख्य प्राण की स्वयंचालित प्रक्रिया होती है। 
इसलिए वह प्रणवहंस भी है । (पाशुपत, पूर्व० 
19) 

प्राणायाम-आठ योगांगों में चौथा अंग प्राणायाम 
है। प्राणों पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए 
प्राणायाम का विधान है । आसन के स्थिर होने के 
बाद श्वासःप्रश्नास की गति रोकने को 'प्राणायाम' 
कहा जाता है । श्वास-प्रधास के गति-प्रवाहो को 
रेचक-कुम्भक-पूरक के माध्यम से बाहर-भीतर 
दोनों स्थानों में रोकना (विराम देना) ही 
“प्राणायाम है | प्राणायाम के अनेक प्रकार हैं। 
उनमें प्राणाकर्षण, अनुलोम-विलोम, नाडीशोधन 
आदि प्राणायाम मुख्य हैं । 

प्रारब्ध-मनुष्य द्वारा पूर्व में किए गए सभी कर्म 
“संचित' होते हैं । मनुष्य अभी जो कर्म कर रहा है 
वे 'क्रियमाण' कहलाते हैं और जिन किए गए 
संचित कर्मो का फल मनुष्य अब भोग रहा है 
उन फलोन्मुखी कर्मों को 'प्रारब्ध' कर्म कहते हँ । 


दृष्टान्त रूप में जो बीज हम आज खेत में बो रहे 
है वह क्रियमाण कर्म जैसा है, बाद में उत्पन्न 
हुआ जो अन्न हमारे कोठारों में पड़ा है, वह 
संचित कर्मा जेसा है, और जो अनाज हम खा 
चुके हैं और जिसने पचने का कार्य शुरू कर 
दिया हे, वह प्रारब्ध कर्म जैसा हे । प्रारब्ध हमारे 
हाथ में नहीं हे । सभी कर्मो का फल तो अवश्य 
मिलता ही है । ज्ञानाग्नि भी प्रारब्ध कर्मों का नाश 
नहीं कर सकता। वह संचित, क्रियमाण और 
भावि कर्मों का ही नाश कर सकता है | 
फ़ 

फेनप-वानप्रस्थाश्रम के किए गए वैखानस आदि 
चार भेदों में से एक 'फेनप' नाम का भेद भी हे । 
फेनप वानप्रस्थी विक्षिप्तवत्‌ रहता है, शीर्ण पत्र- 
फल ही खाता है, अग्निपरिचरण करता है, कहीं 
भी विश्राम कर लेता है, नियमित पंचयज्ञादि 
क्रियाएँ करता है और साधना में निरत रहता 
है (आश्रमोपनिषद्‌ 3) | कुछ लोग कहते हैं कि 
वृक्षों से अपने-आप ही नीचे गिरते हुए पत्रों और 
फलों को 'फेन' कहा जाता है और उन्हें ग्रहण 
करने के कारण ऐसे वानप्रस्थियों को 'फेनप' 
कहा गया है। श्रीमदभागवत (3.12.43) की 
व्याख्या में बताया गया है कि दूध पीते हुए बछड़े 
के मुख से गिरते हुए दूध के फेन से जो अपनी 
आजीविका चलाता हे, उसे फेनप कहते हैं । 

ब 


बन्ध-हठयोगानुसार शरीर-शुद्धयर्थ किए जाने 
वाले लगभग पाँच बन्ध बताए गए है । अष्टोत्तर- 
शतोपनिषदन्तर्गत योग-प्रधान उपनिषदों में इन 
पाँच बन्धों में से मूलबन्ध, उड्ियाणबन्ध और 
जालन्धर बन्ध--इन तीनों बन्धों का वर्णन प्राय: 
मिलता ही है। इसके अतिरिक्त महाबन्ध और 
महावेध का वर्णन भी पाया जाता है। 

बन्धन-मोक्ष-प्राप्ति में बाधक सभी घटक बन्धन 
कहे जाते हैं। सांसारिक पदार्थो (विषयों- 
व्यक्तियों) में अतिलगाव या आसक्ति ही बन्धन 
है। सकाम कर्म बन्धन हँ, विषय-विकार और 


598 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





ठे. बन्धन है । निरालम्ब उपनिषद्‌ में इसका 
भली-भाँति विस्तृत विवेचन किया गया हे । 
(निरा. 18.28) । गीता (3.9) में भी यज्ञार्थ कर्मा 
के अतिरिक्त कर्मो को बन्धन कहा गया हे । 
मैत्रायण्युपनिषद्‌ (4.11) में मन को ही बन्धन 
और मोक्ष का कारण माना गया हे । 
बला-अतिबला-सामान्यत: 'बला' शब्द का अर्थ 
आपत्ति, दुःख, भूत-प्रेतादि का आवेश, आफत, 
रोग इत्यादि के लिए होता है | बला' नामक एक 
औषधि भी होती है, जो बलवर्धक, पुष्टिकारक 
और कफ-पित्त-नाशक होती है। यह बला 
औषधि--बला, अतिबला, महाबला और 
नागबला नाम से चार प्रकार की होती है । बला 
शब्द का तीसरा अर्थ विशिष्ट प्रकार की विद्या भी 
होता है । इसे 'ब्रह्मकन्या' विद्या कहा गया हे । 
विश्वामित्र ने यह विद्या राम को सिखाई थी । इस 
विद्या के प्रभाव से युद्ध में भूख-प्यास नहीं 
लगती । सावित्र्यपुनिषद्‌ में इस विद्या के छन्द, 
ऋषि, देवता, विनियोग आदि बताये गए हैं | यह 
विद्या उपनिषदों की अन्य अनेक रहस्यमय 
विद्याओं में से एक है । 
बलि-भूमि की उपज का जो भाग कृषक प्रतिवर्ष 
राजा को देता है, उसे बलि' कहते हैं । देवों को 
दिया गया उपहार, भेंट या भोज्य पदार्थ भी बलि 
कहलाता है । पंच यज्ञों में चौथे भूतयज्ञ को भी 
'बलि' कहा गया है (भूतबलि, श्वानबलि, 
काकबलि, देवबलि आदि) । श्राद्ध में पितरों को 
दिया जाने वाला “बलि” नामक पितृयज्ञ होता है । 
समस्त प्रज्ञा और समस्त देव ब्रह्म को प्राणरूप 
बलि भेंट करते है । (प्रश्‍न. 2.7, कौ.ब्रा. 2.1) | 
बिन्दु-बिन्दु के कोशलभ्य अर्थ तो अनेक होते है, 
पर यहाँ के सन्दर्भ में हठयोग के ब्रह्मचर्य प्रकरण 
में बताये हुए वीर्यबिनदु के संरक्षण के लिए किया 
जाने वाला योग ही इसका अर्थ है | अर्थात्‌ बिन्दु 
का अर्थ वीर्यबिन्दु संरक्षण ही है। (ह.यो.प्र. 
3:88-89) | भागवत और शारदातिलक के 
अनुसार परमेश्वर से शक्ति, शक्ति से नाद और 
नाद सै बिन्दु उत्पन्न हुआ है । कुंजिकातत्न में तो 





| बिन्दु को सर्वप्रथम उत्पन्न हुए ब्रह्म का ही रूप 


माना गया है | क्रियासार में बिन्दु को शिवात्मक 
और बीज को शक्त्यात्मक माना है। नाद और 
बिन्दु का घनिष्ठ सम्बन्ध होने से इन दो शब्दों 
का प्राय: एक साथ ही उल्लेख होता रहता है। 
मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ में उस ब्रह्म को नादबिन्दु, 
कालातीत और अखण्डमण्डलाकार कहा गया है 
(मं.ब्रा.उ. 2.1.4) । योगशिखोपनिषद्‌ (6.72) 
में नाद को ही बिन्दु और बिन्दु को ही 'चित्त' 
कहा गया हे । इसी प्रकार बिन्दु की उत्पत्ति- 
स्थितिलय का कारण मन ही बिन्दु है--ऐसा 
योगशिखोपनिषद्‌ (6.73) में कहा गया है । इस 
प्रकार बिन्दु” शब्द के अनेक अर्थ प्राप्त होते हैं। 
योग और ध्यान के सन्दर्भो में यह शब्द चित्‌ 
आदि के लिए प्रयुक्त होता है । 

बुद्धि-धी-यहाँ के सन्दर्भ में यथार्थ निश्चय करने 
वाली मन की शक्ति को “बुद्धि कहा गया है। 
इसी को धी, मति, धीष्णा आदि भी कहते हैं। 
इसका परिष्कृत रूप मनीषा है | इसके उत्तरोत्तर 
विकास के अनुसार मश: ये नामान्तर होते 
हैं--प्रज्ञा, मेधा, भूमा और ब्राह्मी स्थिति । बुद्धि 
को चैतन्यात्मा का गुण माना है । मन, इन्द्रिया 
और अहंकार बुद्धि के लिए ही कार्य करते हैं। 
गायत्री मन्त्र में सविता को बुद्धि को प्रेरित करने 
के लिए कहा गया है । गीता में गुणानुसार बुद्धि 
के तीन भेद किए गए हैं। अन्त:करणचतुष्टय में 
बुद्धि को महत्त्व का निश्चयात्मक स्थान प्राप्त 
हे। (ना.प. 6.3) | 

बृहत्‌ या बृहनू-ब्रह्मचारी के चार भेदों में से एक 

भेद । जीवन भर गुरुकुल का त्याग न करने वाले 

ब्रह्मचारी को बृहत्‌ या बृहन्‌ कहते हैं । 

बोध-ज्ञान, अनुभूतिजन्य ज्ञान, जानकारी आदि 
इसके अर्थ हैं । बोध की पराकाष्ठा आत्मबोध है । 
सत्यभाव-दयाभाव-ब्रह्म में अहंभाव (अहँ 
ब्रह्मास्मि) ही ज्ञान की पराकाष्ठा है। जागरण- 
ध्मण्ण-ज्ञान आदि को प्रतिबोध कहा जाता है | 
अन्तःकरण को प्रेरणा से उत्पन्न ज्ञान को भी 
प्रतिबोध कहा जाता है । केनोपनिषद्‌ (2.4) में 
प्रतिबोध से परमात्मप्राप्ति की बात कही गई है । 


पारिभाषिक शब्दकोश 


599 





की का मुख्य प्रतिपाद्य विषय हे-- 
पखह्म । निरतिशय महान्‌, बुद्धिमान, सर्वज्ञ, 
सत्तावान, विद्यमान, शाश्वत, नित्य, अपरिवर्तन- 
शील तत्त्व ही ब्रह्म है । वही सच्चिदानन्द, सत्य- 
ज्ञान-अनन्त रूप हे, वही ब्रह्म का सही स्वरूप 
है | स्वरूपान्तर्गत अन्य-भेदक ऐसे इस लक्षण 
को स्वरूपलक्षण कहते हैं, परन्तु जो लक्षण 
स्वरूप के भीतर न होने पर अन्यो से भेद करता 
हे, वह तटस्थ लक्षण हे जेसे सृष्टिसर्जक-पालक- 
संहारक ब्रह्म (ते. 3.1) । ब्रह्म तो जन्मादि से परे 
हे--ये जन्मादि उसके भीतर नही हें । अत: यह 
तटस्थ लक्षण हुआ । ब्रह्म के इन दोनों लक्षणो के 
प्रतिपादक वाक्य श्रुतियों में मिलते हैं (कठ. 
1.3.35) । इन दोनों लक्षणों के अनुरूप शास्त्रीय 
मान्यतानुसार ब्रह्म के दो रूपों की कल्पना की 
गई है--1. सगुण और 2. निर्गुण । श्रह्म' शब्द 
के अन्य अर्था में--वेद, ब्रह्मा, ब्राह्मण आदि हैं । 
पखह्य को ही ब्रह्मतत्त्व कहते हैं । 
ब्रह्मचर्य-चारों आश्रमों में प्रथम पचीस वर्ष की 
अवधि का वेदाध्ययन का यह आश्रम है। 
उपनयन के बाद यह आरम्भ होता है । ब्रह्मचर्य- 
ब्रत के द्वारा परमात्म-प्राप्ति का विधान है। 
ब्रह्मचर्य के व्रत का पालन करके देवों ने मृत्यु को 
जीत लिया, ऐसा वर्णन अथर्ववेद (11.7.19) 
में हे । वीर्यरक्षा के लिए अष्टविध मैथुन से बचना 
भी ब्रह्मचर्य हे । 

ब्रह्मचारी-जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसे 
ब्रह्मचारी कहा जाता है । ब्रह्म अर्थात्‌ वेद का 
चिन्तन-मनन करने वाला ब्रह्मचारी कहलाता है । 
आश्रमोपनिषद में ब्रह्मचारी के चार भेद बताए 
है--1. गायत्र, 2. ब्राह्म (ब्राह्मण), 3. प्राजापत्य 
तथा 4. बृहन्‌ या बृहत्‌ (आश्रम. 1) | इनमें 48 
वर्षो तक वेदाध्ययन-चिन्तन करते हुए ब्रह्मचर्य 
व्रत का पालन करने वाला ब्राह्म (ब्राह्मण/ 
ब्रह्मचारी) कहलाता है और जो गृहस्थ होते हुए 
भी केवल ऋतुकाल में ही खीसंग करता है, वह 
प्राजापत्य कहलाता है | वह अन्य दारत्यागी होता 
है । जो ब्रह्मचारी उपनयन के बाद तीन रात तक 


अलवण (नमकरहित) भोजन करता हुआ गायत्री 
का जाप करता रहता है, वह गायत्र ब्रह्मचारी 
कहलाता है और बृहत्‌ या बृहन्‌ ब्रह्मचारी की 
व्याख्या तो पहले “बृहत्‌! या बृहन्‌ शब्द में बता 
चुके हैं । (आश्रमोपनिषत्‌ 1) 

ब्रह्मजज्ञ-त्रह्म + ज + ज्ञ अर्थात्‌ ब्रह्मा से जन्मी हुई 
सृष्टि को जानने वाला। अग्निदेव सर्वव्यापक 
होने से वे सर्वज्ञाता श्रह्मजज्ञ' कहे जाते हें । 
(कठोपनिषद्‌ 1.1.17) 

ब्रह्मनाडी-सुषुम्ना नाडी का अन्य नाम ब्रह्मनाडी 
है । सुषुम्ना का अन्य नाम ब्रह्मद्वार भी है । 
ब्रह्मनिष्ठ-ब्रह्मविद्या के प्रति एकनिष्ठ पुरुष को 
ब्रह्मनिष्ठ कहा जाता हे । अथवा ब्राह्मणवृत्ति या 
ब्रह्मज्ञान से सुसम्पन्न व्यक्ति को ब्रह्मनिष्ठ कहते 
हैं । 

ब्रह्मरन्ध्र-मस्तक के बीच एक गुप्त छिद्र है। इस 
छिद्र में प्राण निकलने पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति 
होती है । योगियों के प्राण इसी छिद्र से निकलते 
है। इसको मोक्षद्वार भी कहते हैं। इसे 
सुषिरमण्डल भी कहते है (अमृ. 26) । जिस 
साधक के प्राण इस मण्डल को भेदकर सूर्य तक 
पहुँच जाते हैं, उसकी कहीं पर भी मृत्यु हो, 
उसकी मुक्ति हो ही जाती है (अमृत. 39) | 
ब्र्लोक-देवयान-मार्ग के परलोकगमन करने 
वाले को अन्त में प्राप्त होने वाला लोक । मोक्ष, 
ब्रह्मत्मैक्य | 

ब्रह्मविद्या-उपनिषदों की प्रमुख प्रतिपाद्य विद्या । 
ब्रह्म का (परमतत्त्व का) ज्ञान कराने वाली विद्या । 
यही सब विद्याओं की आधारभूत विद्या है। 
(मुण्डक. 1.1.1) । अन्य विद्याएँ नाशवंत हैं, 
किन्तु ब्रह्मविद्या स्थिर (शाश्वत) है । (शुकरहस्यो- 
पनिषत्‌) । 

ब्रह्मपुर-हदयस्थ अष्टदलकमल अथवा दहर 
पुण्डरीक का यह पर्यायवाची शब्द है। 

ब्रह्मयज्ञ-वेदों के अध्ययन-अध्यापन को ब्रह्मयज्ञ 
कहते हैं | प्रतिदिन करणीय पाँच महायज्ञं में से 
यह एक है। 


600 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





ति पुर” शरीर त्यागकर ब्रह्मलीन 


होता है । इसको पुन: सूक्ष्म शरीर नहीं होता । 
ब्रह्मवेत्ता-ब्रह्म को जानने, समझने या अनुभव 
करने वाला, ब्रह्मज्ञानी | अन्य अर्थ में वेदों को 
जानने वाला भी ब्रह्मज्ञ या ब्रह्मवेत्ता कहा जाता 
है। गीता में स्थिरबुद्धि और मोहरहित को 
ब्रह्मवेत्ता (ब्रह्मविद्‌) कहा गया है (गीता 5.20) । 
आत्माराम और आत्मक्रीड को भी ब्रह्मवेत्ताओं में 
श्रेष्ठ माना गया है । (मुण्डक. 3.1.4) | 
ब्रह्वासन्ध्या-सन्धिकाल में ईश्वरोपासना। ऐसी 
सन्ध्या को पाशुपतब्रह्मोपनिषत्‌ में मानसिक यज्ञ 
कहा गया है । (पा.ब्र., पू.का. 18) 
ब्रह्मा-सगुण ब्रह्म के तीन रूप माने गए हैं-ब्रह्मा, 
विष्णु और महेश । यह ब्रह्मा का रूप सृष्टि के 
सर्जन का कार्य करता है । ये ब्रह्माजी पुराणों-वेदों 
और आदि के प्रकटकर्ता भी माने गए हैं । किसी 
यज्ञ के प्रधान सम्पादक-संरक्षक ऋत्विज्‌ को भी 
ब्रह्मा कहा जाता है। इन्हें ही धाता, विधाता, 
प्रजापति, हिरण्यगर्भ, पितामह आदि नामों से 
कहा जाता हैं । पुराणों के अनुसार सागर में शेष- 
शय्या पर सोये हुए विष्णुजी के नाभि-स्थित 
कमल से ब्रह्माजी स्वयं आविर्भूत हुए । इसलिए 
उन्हें स्वयंभू भी कहते हैं | सभी कलाएँ, विद्या, 
सब कुछ ब्रह्माण्ड इन्हीं से उत्पन्न हुआ | ब्रह्मा की 
पत्नी ब्रह्माणी' के रूप में मान्य है | (देखिए 
मुं.उ. 1.1.1) 
ब्रह्माण्ड-ऊपर एवं नीचे के सात-सात कुल चौदह 
लोक मिलकर ब्रह्माण्ड होता है | ब्रह्माण्ड अति 
महत्‌ परिमाण वाला है । बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
ब्रह्माण्ड के आकार का वर्णन किया गया है । 
ब्राह्मण-ब्रह्म (परमतत्त्व) को जानने वाला ब्राह्मण 
है | वेदों को जाने वाला भी 'ब्राह्मण' कहा जाता 
है | चार वर्णो में से पहला वर्ण भी ब्राह्मण कहा 
जाता है । ब्राह्मण को पृथ्वी का देवता कहा गया 
है । ब्राह्मणवरणं के कर्तव्य स्मृतियो में बताए गए 
हैं (मनु. 1.88) । ब्राह्मण की व्याख्या याज्ञवल्क्य 
ने गार्गी से बृहदारण्यकोपनिषद्‌ (3.8.10) में 





बताई है। कहा है कि जो अक्षर-अविनाशी- 
आत्मतत्त्व को जानकर इस लोक से प्रयाण करता 
हैं, वह ब्राह्मण हे । बृहदारण्यक (3.5.1 तथा 
1.4.15) में भी क्रमश: ब्राह्मण की दिनचर्या और 
ब्राह्मण की उत्पत्ति के बारे में बताया गया हे । 

ब्राह्मी स्थिति-योगी की विविध अवस्थाओं में से 
एक । अक्ष्युपनिषद्‌ ओर महोपनिषद्‌ में पाठ-नाम 
के भेद से ऐसी सात अवस्थाएँ बताई गई हें। 
जीवन्मुक्तावस्था को प्राप्त होकर साधक समस्त 
लोकव्यवहारों का निर्वहन करते हुए भी जब 
ब्रह्मतिरिक्त और कुछ नहीं देखता और स्वयं को 
ब्रह्म में लीन हुआ-सा अनुभव करता है, तब उस 
स्थिति को ब्राह्मी स्थिति’ कहा जाता है। ऐसी 
ब्राह्मी स्थिति का सविस्तार वर्णन महोपनिषद्‌ 
(6.66-73) में किया गया है । 


भर 
भद्रासन-दोनों पैरों के टखनों को वृषण के नीचे 
सीवन के दोनों पार्श्व 'गगों में इस प्रकार रखा 





` जाए कि बाँया टखना सीवन के वाम पार्श्व में 


स्थित पैर को हाथों द्वारा दृढ़ता से पकड़ सके । 
(जा.द्‌. 3, 7) 


भर्ग-सूर्य के तेज या दीप्ति (ज्योति) को भर्ग कहा 
जाता हे । 'भर्ग' शब्द भूनने के अर्थ से बनता 
है। अर्थात्‌ पापों को भूनने के लिए सूर्योपासना 
करनी चाहिए । भगवान्‌ शिव के लिए भी “भर्ग” 
शब्द का प्रयोग देखा जाता है । मैत्रायण्युपनिषद्‌ 
में कहा है कि जो सूर्य में स्थापित है, वही भर्ग 
आख को पुतलियों में भी है। उसकी कान्ति से 
मनुष्य गति कर सकता है । भर्ग को सबको तापने 
बाला कहा गया है । साथ ही साथ उसे प्राणियों 
का रजन करने वाला भी कहा गया है । प्राणियों 
में जाने से वह भर्ग है अथवा प्राणियों में आने- 
जाने या प्रजा का भरणपोषण करने से भी वह 
भर्ग कहलाता है | 
NT का बन्धन | परापूर्व के कर्मा 
र संस्कारों की वजह से हमें इस संसार में 
“मरण के फेरे में अनिवार्य रूप से भटकना 


पारिभाषिक शब्दकोश 





001 





ही इ फु देश यम | शु, वहावत, नी संखया स उ हे। वह ऐसा बन्धन हे कि 
आत्मसाक्षात्कार हुए बिना उससे छुटकारा नहीं 
होता । यह आवागमन की अनिवार्यता ही 
भवबन्धन है । भव का अर्थ संसार हे, इसे सागर 
या भवसागर कहा है । 

भावनायोग-भावना अन्तःकरण से (हृदय से) 
उत्पन्न होती है | चिन्तन मस्तिष्क से और क्रिया 
शरीर से उत्पन्न होती हे । अन्तःकरण के पवित्र 
और निर्मल होने पर भावनाएँ भी विशुद्ध होती 
हैं और फिर भावनानुसार ही क्रियाएँ होने लगती 
हैं। चिन्तन भी भावनानुसारी ही है। देवावाहन 
का मूल शुद्धभावना ही हे । ऐसी भावना को भी 
योग कहा है । भावनोपनिषत्‌ (3) में भावनायोग 
को ही पूजोपचार कहा है । इसमें सभी क्रियाएँ 
भावनात्मक ही होती हैं, बाह्य नहीं होतीं । 
भावनायोग का फल जीवन्मुक्ति है (भावनोपनिषत्‌ 
4) | 

भूचरसिद्धि-यह एक योगिक सिद्धि है | योग की 
अनेकानेक सिद्धियों में से भूचरसिद्धि का वर्णन 
योगतत््वोपनिषद्‌ में किया गया है | केवलकुम्भक 
प्राणायाम सिद्ध हो जाने पर रेचक-पूरक का त्याग 
कर दिया जाता है और अभ्यास के समय में 
निकला पसीना शरीर में ही मल दिया जाता हे । 
देह में कम्प और दर्दुरभाव (मेढक का भाव) के 
बाद योगी का शरीर पद्मासन स्थिति में ही भूमि 
से ऊपर उठने लगता है, अतिमानुषी अगम्य 
चेष्टाएँ होने लगती हैं, यह भूचरसिद्ध है । योग- 
तत्त्वोपनिषद (59-60) में सिद्धि का स्वरूप 
बताया है और (62-63 में) इसकी शर्ते भी 
बताई हैं । 

भूत-प्राणी, बीता हुआ समय, पंचभूत, मृत्यु के 
बाद प्रेतयोनि-आदि अनेक अर्था में इस शब्द 
का प्रयोग होता है। गीता (2.28) में यह शब्द 
प्राणी के अर्थ में ग्रहण किया गया है। 
ईशावास्योपनिषद्‌ (7) में भी यह प्राणी के अर्थ 
में है । इस प्रकार इस शब्द का तीन-चार अर्थ में 
यत्र-तत्र प्रयोग मिलता है । 


भूमा-इस शब्द का सामान्य अर्थ- भारी, गुरु, 





प्राचुर्य, _बहुतायत, बडी संख्या, सम्पत्ति, पृथ्वी 
आदि होता है । पर उपनिषदों का भूमा ईश्वर का 
रूपविशेष ही होता है। यह निरतिशय है 
निःसीम है । छान्दोग्योपनिषद्‌ (7.23.1) में उसे 
निरतिशथ सुखस्वरूप कहा है। और भी 
छान्दोग्य (7.24.1) कहती है कि--जहाँ पर 
कुछ अन्य (अलग) नहीं देखा-सुना-जाना जाता 
वह भूमा है और जहाँ पर कुछ अलग देखा-सुना 
जाता हे, हव अल्प हे । भूमा अपनी महिमा में ही 
प्रतिष्ठित हे । वास्तव में तो वही सब की प्रतिष्ठा 
हे, उसकी तो कोई प्रतिष्ठा हो ही नहीं सकती । 
वह निरालम्ब हे । वह ऊपर-नीचे, बाएँ-दायें 
सर्वत्र व्याप्त हैं वह अविभाज्य है, असीम है 
अखण्डानन्दरूप है (छान्दो. 7.25.1) । इसके 
उपरान्त बोधोपनिषत्‌ (2.8) और तेजोबिन्दुः 
3.12-13 आदि में भी आत्म-साक्षात्कारी व्यक्ति 
अपने को भूमा के रूप में बताता हे । 

भोक्ता-भोग करने वाले अथवा भोगने वाले को 
सामान्यतः भोक्ता कहते हें । भोजन या शासन 
करने वाला भी भोक्ता कहलाता है । अनुभव या 
सहन करने वाला भी भोक्ता हे । कहीं पर प्रकृति 
को भोग्या और जीव को भोक्ता कहा गया है। 
इन्द्रियों को घोड़ा, विषयों के चलने का मार्ग और 
शरीर-मन-इन्द्रियों के साथ रहने वाले जीवात्मा 
को मनीषीगण भोक्ता कहते हैं (कठ. 1.3.4) | 
गीता में भगवान्‌ ने अपने को सब यज्ञों का 
भोक्ता और स्वामी कहा है (गीता 9.24) । 
कैवल्य (18) में भी यही कहा गया है । वास्तव 
में भोक्ता, भोग्य और प्रेरयिता (परमात्मा)--इन 
तीनों का ज्ञान होने पर सब कुछ जान लिया जाता 
है | ब्रह्म ही इन तीन भेदों में वर्णित है (श्वेता. 
1.12) | 

भौतिक शरीर-पाँच पञ्चीकृत भूतो से बना हुआ 
दृश्यमान स्थूलशरीर--शरीर के तीन प्रकार में से 
एक। 

म 
मन, मनस्‌, मानस-पाँच ज्ञानेन्द्रियो और पाँच 


002 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 








न त के साथ मन-मानस-मनस्‌ को कहीं पर 
ग्यारहवीं इन्द्रिय के रूप में माना गया है । परन्तु 
वह अन्तरिन्द्रिय है । मन अन्तःकरण की वह 
वृत्ति हे, जिसके द्वारा संकल्प-विकल्प किए जाते 
हैं । किसी ने मन को सुख-दुःखादि की बोधक 
ज्ञानेन्द्रिय माना है (तर्कभाषा) । मन द्वारा किए 
गए मनन को वाणी व्यक्त करती है। (जै. 
1.40.5) । मन ही देखता-सुनता है। काम, 
संकल्प, श्रद्धा आदि सबका कारण मन ही है। 
मन ही बन्धन और मोक्ष का कारण है (गीता और 
बृह. 1.5.3) । मन का सामर्थ्यं असीम है उसका 
वेग भी बड़ा भारी है। मन अनन्त है (बृह. 
3.1.9) | सांख्य के अनुसार प्रकृति से महत्‌ 
(बुद्धि) और महत्‌ से अहंकार और बाद में 
अहंकार से मन उत्पन्न होता है। पाशुपत- 
ब्रह्मोपनिषद्‌ (पू.का. 11) में महेश्वर सदाशिव को 
ब्रह्म का मानसब्रह्म कहा गया है | 


मनीषी-कवि-सर्वज्ञ, विचारवान्‌, विद्वान्‌, 
विवेकी, प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, त्रिकालज्ञ है। 
विशेष विवेचन के लिए 'कवि' शब्द को देखिए । 

मंत्रयोग-लययोग- राजयोग- हठयोग-'योग' 
शब्द का सामान्य अर्थ जुड़ना-जोड़ना, मिलना- 
मिलाना, संयोग, संगति, ध्यान, वृत्ति और 
चित्तवृत्तिनिरोध आदि होते हैं, परन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि एवं प्रक्रिया-भेद से योग के लययोग, 
मंत्रयोग, राजयोग, हठयोग आदि कई भेद होते 
है । योगशिखोपनिषद्‌ (129) कहती है कि ये 
सभी मिलकर महायोग कहलाते हैं। इन सभी 
योगों की चार अवस्थाएँ होती हैं-आरम्भा- 
वस्था, घटावस्था, परिचयावस्था तथा निष्पत्तिः 
अवस्था | 


मन्त्रयोग का लक्षण योगतत्त्वोपनिषद्‌ (21-22) 
में कहा गया है कि जो साधक मातृकायुक्त बारह 
सौ मन्त्र का जाप करता हुआ मन्त्रयोग सिद्ध 
करता है, वह द्र शः अणिमा आदि सिद्धियो का 
ज्ञान प्राप्त करता है। मन्त्रयोग को हंसमन्त्र 
(सोऽहम्‌) पर आधृत होने का विवेचन योग- 
शिखोपनिषद्‌ में किया गया है। श्वास-प्रश्नास 
द्वारा यह सहज मन्त्रजप सर्वप्राणियों को होता तो 


रहता है, परन्तु गुरु-उपदेश से साधक सुषुम्ना 
नाडी में प्राण के प्रविष्ट हो जाने पर इसी मन्त्र का 
उल्टा (हंस का सोऽहम्‌) जाप करता है। तब 
इसे मन्त्रयोग कहा जाता हे । 
लययोग--खाते-पीते, उठते-बैठते, सोते, 
चलते-फिरते चित्त को परमात्मा में लगाए रहने 
पर जो योग होता है, वह लययोग है । इसमें 
किसी भी स्थिति में निष्कल परमात्मा में ध्यान को 
एकाग्र किया जाता है (यो.त. 23-24) । अन्यत्र 
कहा गया है कि लययोग के उदय होने पर जीव- 
परमात्मा का ऐक्य हो जाता है अर्थात्‌ साधक का 
चित्त ब्रह्म में लीन हो जाता है। तब शरीरस्थ 
प्राण स्थिर हो जाता हे । इससे सुख और 
आत्मानन्दपूर्वक परम को. प्राप्ति होती है 
(योगशिखो. 1.134-136) | 
हठयोग में अष्टांग योग, मुद्रा, बन्ध आदि किए 
जाते हैं । इसमें हठपूर्वक इन्द्रियों को सहज धारा 
से हटाकर निक्षिप्त धारा में लगाया जाता है। 
इसका विस्तृत विवरण “हठयोग” शीर्षक में आगे 
प्रस्तुत है । 
राजयोग वह है जो योगों का राजा कहलाता है 
और उसके द्वारा भी हठयोग की सारी सिद्धियाँ 
मिल जाती हे । प्रत्येक जीव की योनि के मध्य में 
(मूलाधार और योनि के बीच कन्द में) महाक्षेत्र में 
जपा और बन्धूक के पुष्पों के समान रक्तवर्णी रज 
होता है। वह दैवी तत्त्वों से समावृत होता है। 
जब यौगिक क्रियाओं के द्वार साधक शरीर के 
ऊर्ध्वभाग-स्थित शिवस्वरूप रेतस्‌ और अधोभाग 
स्थित रज का योग करता है, तब प्राण और 
अपान भी उन्हीं में लीन हो जाते हैं। रज-रेतस्‌ 
की इस योगक्रिया को ही राजयोग कहा जाता है । 
राजयोगी को हठयोग की आवश्यकता नहीं है । 
मन्थ-यह वेदकालीन एक पेय पदार्थ है। कई 
पदो को मथकर वह बनाया जाता था इसलिए 
उसे मन्थ' कहा गया है। शांखायन आरण्यक 
ह. 2.8) ८ ऐसे सभी प्रकार के मन्रों का उल्लेख 
। सतत में दूध मिलाकर बनाये गये पेय को भी 
मन्थ कहते हैं। सम्भवत: यही प्राचीन मन्थ है । 





पारिभाषिक शब्दकोश 


603 





ग का दूसरा अर्थ घर्षण द्वारा अग्नि उत्पन्न 
करने में बोला जाने वाला मन्त्र भी होता है । 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 'मन्थ' शब्द का उल्लेख 
कई बार आया है । जब आहुति डालने के बाद 
खुव में जो अवशिष्ट घी लगा रहता है, उसे मन्थ 
में डालने को कहा जाता हे । 
मन्यु-क्रोध का पर्याय । परन्तु इसके अन्य पर्यायों 
में स्तोत्र, कर्म, शोक, योग, क्रोध (पुण्यप्रकोप), 
साहस, अहंकार आदि भी मिलते हें । अग्नि ओर 
शिव भी 'मन्यु' कहे गए हैं। इन्द्र ने मन्यु से 
मिलकर असुरों को मारा, ऐसा कहा गया हे । 
(तै.सं. 4.4.8.9) । तेत्तरिय संहिता, मैत्रेयी 
ब्राह्मण, तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि में कई बार 
अन्यान्य अर्था में मन्यु शब्द आता है । 
ममता-किसी वस्तु पर अति लगाव, अति मोह 
अति आसक्ति को ममता या ममत्व कहते हैं । 
मर्त्य-मरणशील को मर्त्य कहते हैं। यह जगत्‌ 
मर्त्य' है, अतः इसे 'मर्त्यलोक' कहते हें । 
कठोपनिषद्‌ (1.1.6, 1.1.28) और बृहदारण्य- 
कोपनिषद्‌ (4.4.7) में “मर्त्यः शब्द प्रयुक्त हे । 
कठोपनिषद्‌ में मर्त्य प्राणी को धान्य की उपमा दी 
है और बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में आत्मज्ञान से 
मर्त्य अमर्त्यं बन जाता है, ऐसा कहा है | 
भहाचक्र-नृसिंहतापिन्युपनिषद्‌ में "मन्त्रराज 
आनुष्टुभू नारसिंह मन्त्र से ही महाचक्र बनता 
हे”--ऐसा देवों के प्रश्‍न के उत्तर में प्रजापति ने 
कहा है । अनुष्टुप्‌ छन्दोबद्ध आठ-आठ अक्षर 
वाले चार चरण और बत्तीस अक्षर इस मन्त्रराज 
में होते हैं। इस महामंत्र को सुदर्शन चक्र भी 
कहते हैं। यही विष्णु का चक्र है। पद्मपुराण 
(उत्तरखण्ड के 145वें अध्याय) में सुदर्शन चक्र 
को शिव ने बनाकर विष्णु को दिया--ऐसा 
वर्णन है। पूरा नारसिंह मन्त्र (महामन्त्र) इस 
प्रकार है--“3% उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्त 
सर्वतोमुखम्‌ । नृसिंह भीषणं भद्र मृत्युमत्यु 
नमाम्यहम्‌ ।” (नृःपूर्व.ता. 2.6) | 
महात्मा-उच्चतम स्वभाव, आचरण, विचार वाले 
को महात्मा कहते. हैं। यह शिव का पर्याय भी 


हे । दर्शनों में यही शब्द परमात्मा और विश्वात्मा 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ हे । किसी आदरणीय 
सन्त को भी महात्मा कहा जाता है | कठोपनिषद्‌ 
में यमराज को महात्मा कहा गया है। 

महात्रिपुरसुन्दरी-प्राणिमात्र के तीनों पुरों 
(अवस्थाओं) । जाग्रत्‌-स्वप्न-सुषुप्ति में विद्यमान 
रहने के कारण चित्‌ शक्ति को ही त्रिपुरसुन्दरी” 
या 'महात्रिपुरसुन्दरी' कहते हैं । 

महापातक-पातक का अर्थ पाप है, यह परपीडन से 
होता है । श्रेणी के अनुसार पापों की अनेक संज्ञाएँ 
हैं । महापातक उनमें से एक हे | ये महापातक 
पाँच माने गए हैं-1. ब्रह्महत्या, 2. सुरापान, 3. 
गुरु-पत्नीगमन, 4. चौर्य और 5. महापातकियों 
का संग । एक अन्य श्रेणी उपणतक की हे, इसके 
पचास भेद बतलाए गए हैं । 

महाबन्ध-मूलबन्ध, उड्डियाणबन्ध और जालन्धर- 
बन्ध--इन तीनों बन्धों के सम्मिलित रूप को 
महाबन्ध कहा जाता हे । (योग.उप. 112-114) 

महामुद्रा-चित्तशोधन और प्राणों के ऊर्ध्वगमन के 
लिए योग में कही गई मुद्राओं में से एक। 
महामुद्रा वह है, जिसमें मूलबन्धपूर्वक वामपाद 
की एड़ी से गुदा और उपस्थ के बीच के स्थान 
अर्थात्‌ सीवन को दबाया जाता है और दक्षिण 
पाद को फैलाकर उसकी अंगुलियों को दोनों 
हाथों से पकड़ा जाता है। इसके बाद वाम 
नासिका से पूरक करके जालन्धरबन्ध लगाया 
जाता है । बाद में जालन्धरबन्ध खोलकर दक्षिण 
नासिका से रेचक किया जाता है। इसी प्रकार 
दाहिनी ओर से भी यही मुद्रा दुहाई जाती हे । 

महावाक्य-जीव-ब्रह्मैक्य का प्रतिपादन करने वाले 
वाक्य “महावाक्य' हैं। ये चार हैं-1. प्रज्ञानं 
ब्रह्म, 2. अहं ब्रह्मास्मि, 3.तत््वमसि और 4. 
अयमात्मा ब्रह्म । 

महावेध-हठयोगान्तर्गत पाँच बन्थों में से एक। 
महावेध में मूलबन्धपूर्वक पद्मासन में बैठकर प्राण 
और अपान वायु को नाभिप्रदेश में एक करके 
दोनों हाथ तानकर नितम्बों पर मिलाते हुए भूमि 


604 





Mmmm mm EC € $ Oh) नितम्बों 
पर जमाकर नितम्बों को आसन के साथ ही 


उठाकर बार-बार भूमि पर ताडित किया जाता 
है। इससे प्राण सुषुम्ना में प्रवेश करके 
कुण्डलिनीजागरण होता है। 
मातरिश्वा-अन्तरिक्ष में प्रवहमान पवन का एक 
पर्याय मातरिश्वा है। कहीं-कहीं अग्नि को भी 
मातरिश्वा कहा गया है। मातरिश्वा को प्राणदाता 
पिता कहा गया है (प्रश्‍न. 2.11) । मातरिश्वा 
सृष्टि के मूल घटक 'अप्‌' को धारण करता रहता 
है (ईश. 8)। केनोपनिषद्‌ (3.8) में वायु ने 
स्वयं को ही “मातरिश्वा' कहा है । 
माया-सदसद्विलक्षण, भावरूप, अनिर्वचनीय, 
आवरणविक्षेपरूप अनादि ईश्वरीय शक्ति ही माया 
है। 
मीमांसा-मीमांसा का अर्थ विचार, निर्णय और 
विवेचन होता है । हमारे दर्शनों में तर्कपूत तत्त्व- 
निर्णय के लिए पूर्व और उत्तर दो मीमांसादर्शन 
हुए हैं। जैमिनि ने पूर्वमीमांसा में वेदों के पूर्व 
भाग कर्मकाण्ड का तत्त्वनिर्णय पूर्वमीमांसा सूत्रों 
के द्वारा किया और बादरायण ने उत्तर मीमांसा में 
वेदों के उत्तरभाग (ज्ञानकाण्ड) का तर्कपूर्ण 
तत्त्वनिर्णय अपने ब्रहमसूत्रों के द्वारा किया । 
मुक्ति-मोक्ष-जन्म-मरण के चक्र से छुटकारा ही 
मुक्ति है सांसारिक राग-द्वेष-तृष्णा आदि से मुक्त 
होने पर ही मुक्ति मिलती है । सच्चे विवेक ज्ञान 
से (दृग्‌-दृश्य के विवेक से) तथा पारमार्थिक 
तत्त्व के ज्ञान से आत्मा के अपरोक्ष ज्ञान रूप 
मुक्ति होती है। मुक्ति (मोक्ष) मानव-जीवन का 
अन्तिम पुरुषार्थ (अन्तिम ध्येय, परम लक्ष्य) है | 
हमारे सभी दर्शन मुक्तिलक्षी हैं। 
मुनि-मननशील एवं चिन्तनशील को मुनि कहते 
हैं । जगत्‌ के हित के लिए चिन्तन-मनन करने 
वाले ऋषियों और मुनियों की हमारे देश में कमी 
नहीं । वे हमारी ?1चीनतम संचित निधि हैं । मुनि 
दुःख में उद्वेगरहिंत और सुख में स्मृहारहित होते 
हैं (गी. 2.56) | कामनारहित होकर वे नियत 
कार्य करते रहते हैं। अपने मोक्ष और जगत्‌ के 
हित के लिए चिन्तन-मनन करते हैं । ऋषि और 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





मुनि शब्द में यह भेद है कि ऋषि मंत्रद्रष्टा होते हे 
और मुनि चिन्तक होते हैं । मुनि मुमुक्षु होते हे । 
वे मुक्त बनने जा रहे हैं । मुनि अपरोक्षानुभूति के 
अधिकारी साधक (मुमुक्षु) होते हैं। कुछ 
मुनिसत्तम जीवन्मुक्त भी होते हैं । 
मुदिता-योगशास्तर में आध्यात्मिक उन्नति के लिए 
अनेक साधनाएँ हैं | पातंजलयोगदर्शन में मैत्री 
करुणा-मुदिता-उपेक्षा के गुणों द्वारा की जाने 
वाली चित्तशुद्धि को साधना बताई गई है। 
(पा.यो.सू. 3.33) अर्थात्‌ सुखियों के सम्बन्ध में 
मैत्री दुःखियों के सम्बन्ध में करुणा, पुण्या- 
त्माओं के सम्बन्ध मुदिता तथा पापात्माओं के 
सम्बन्ध में उपेक्षा रखने की यह साधना है । यहाँ 
मुदिता का अर्थ आनन्द होता है । 
मुद्रा-योग में चित्तशोधन और प्राण के ऊर्ध्वगमन 
के लिए अलग-अलग मुद्राएँ प्रतिपादित की गई 
हैं; यथा--1. खेचरी मुद्रा, 2. महामुद्रा, 3. 
अश्विनी मुद्रा, 4. शक्तिचालिनी मुद्रा, 5. योनि- 
मुद्रा, 6. योगमुद्रा, 7. शांभवी मुद्रा, 8. तडागी 
मुद्रा, 9. विपरीतकरणी मुद्रा, 1०. वज्रोली मुद्रा, 
11. अमरोली मुद्रा, 12. सहजोली मुद्रा आदि । 
इनमें कुछ प्रमुख मुद्रा निम्नवत्‌ है— 
खेचरी मुद्रा-जीभ को उलटकर कपालकुहर में 
जाकर दृष्टि को भ्रमूध्य में एकाग्र किया जाता है । 
बह मुद्रा ध्यान में बड़ी सहायक है। इसके 
अभ्यास से भूख-प्यास, निद्रा, तृष्णा, मूर्च्छा 
आदि से छुटकारा होता है । विशेष अध्ययन के 
लिए योगतत्त्वोपनिषद्‌ (117) देखें । 
महामुद्रा-मूलबन्धपूर्वक वाम पाद की एड़ी को 
गुदा और उपस्थ के बीच दबाते हें और 
दक्षिणपाद को फैलाकर उसकी अंगुलियों को 
दोनों हाथों से पकडते है। इसके बाद बायें नथुने 
से पूरक करके जालन्धर बन्ध लगाते हैं । बाद में 
ख छ हिले नथुने से रेचक 
प्रकार दाहिनी ओर मुद्रा 
करनी चाहिए | र से भी यही मुद्र 


अश्विनी मुद्रा-इसमें पद्मासन या सिंहासन में 
योनित्रदेश का घोड़े की तरह बार-बार 


पारिभाषिक शब्दकोश 605 





आ किया जाता है। इससे 
प्राणोत्थान और कुण्डलिनी की जागृति में 
सहायता मिलती है । 

शांभवी मुद्रा-इसमें मूलबन्ध और उड्याण 
बन्ध पूर्वक पद्म या सिद्ध आसन में बैठकर 
नासाग्र या भ्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान 
लगाया जाता हे । 

वज्रोली मुद्रा-इसमें साधक प्रारम्भ में उपस्थेन्द्रिय 
द्वारा मूत्र को ऊपर खींचने और पुनर्विसर्जित 
करने का अभ्यास करता है । बाद में जल, दूध, 
तेल, घृत, शहद और पारे को भी खींचने और 
छोड़ने का अभ्यास बन जाता है। अभ्यास के 
दृढ़ हो जाने पर स्त्रीयोनि में रेतस्‌ विसर्जित करके 
उसके रज को ग्रहण किया जाता है। पर इसमें 
किसी अनुभवी सिद्ध का मार्गदर्शन अनिवार्य है । 
अन्यथा हानि और पतन होता है। (देखिए 
योगतत्त्वोपनिषद्‌, 126-127) । 

अमरोली मुद्रा-यह वज्रोली मुद्रा का अगला 
चरण है । इसमें अमरी (मूत्र) की आरम्भ की और 
अन्तिम धारा को छोड़कर मध्य धारा को हाथ या 
पात्र में लेकर रोज पीकर तथा उसका नस्य (नाक 
द्वारा ऊपर लेना) करके जो अभ्यास किया जाता 
है, वही अमरोली मुद्रा होती है । (देखिए 
यो.त. 128)। 

सहजोली मुद्रा-इसमें अमरोलौ सिद्ध ने 
अमरोली पान और नस्य के बिना भी सहज ही 
सिद्धि प्राप्त हो जाती है । (देखिए यो.त. 128 
की ब्रह्मयोगी टीका) 

षण्मुखी मुद्रा-इसका उपयोग मनोविजय और 
प्राणजय के लिए किया जाता है। जाबाल 
उपनिषद्‌ (6.32-35) में इसका उल्लेख मिलता 
है । स्वस्तिक आसन में बैठकर मन को एकाग्र 
करके अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर, धीरे-धीरे 
प्रणवजप करते हुए, दोनों अँगूठो से i 
तर्जनियो से नेत्रों को, अन्य अंगुलियों से 
नासापुटों को बन्द करके मूर्धा में प्राण (मन) का 
तब तक ध्यान करें, जब तक आनन्द को 








अनुभूति न हो । इस तरह प्राण ब्रह्मरन्ध में प्रविष्ट 
हो जाते हैं। 

वैष्णवी मुद्रा-मूलाधारादि चक्रों में मन को 
एकाग्र करने के लिए इस मुद्रा का उपयोग किया 
जाता है । इसमें मूलाधार, अनाहत, आज्ञा तथा 
सहस्रार चक्रों में क्रमशः विराजित विराट्‌, सूत्र, 
बीज, तुरीय अथवा अन्तर्लक्षय में बहिर्दृष्टि (खुले 
नेत्र) रखते हुए अर्थात्‌ अपलक होकर मन को 
एकाग्र किया जाता है। (देखिए शाण्डिल्यो- 
पनिषद्‌ 1.7.14) 

मुहूर्त-रात-दिन का तीसवाँ भाग या बारह क्षण 
(20 पल या दो दण्ड या दो घड़ी या अड़तालीस 
मिनट का समय) । किसी शुभ कार्य के लिए 
फलित ज्योतिष के अनुसार निकाले गये समय 
को भी मुहूर्त कहा जाता है। शतपथब्राह्मण 
(10.4.2.18) में कहा है कि प्रजापति ने दिन 
और रात के पन्द्रह-पन्द्रह भागों -को 'लोकम्यृणो' 
के रूप में देखा । वे देवों के द्वारा रक्षित होते 
हैं--'मुहुः त्रायते’ इसलिए एक दिन में तीस 
मुहूर्त होते हैं । अतएव उन भागों का नाम मुहूर्त 
पड़ा । 

मूढ-नासमझ-ज्ञानशून्य-जडबुद्धि मूढ कहलाता 
है। जो हिताहित (अच्छे-बुरे) को समझ नहीं 
पाता वह मूढ है | मूढ प्रवाहपतित है | यह शब्द 
कठोपनिषद्‌ (1.2.5) और निरालम्बोपनिषद्‌ 
(3.3) में आया है । अविद्याग्रसित होने पर भी 
पंडितम्मन्य को मूढ .कहा है और निरालम्बो- 
पनिषद्‌ में कर्तृत्वादि अभिमान वाले को मूढ कहा 
है । 

मूर्ततारक- अमूर्ततारक-साधारणतया “मूर्त शब्द 
का तात्पर्य मूर्तिमान्‌, आकृतिमान तथा “अमूर्तः 
शब्द का अशरीरी या आकारहीन होता है । किन्तु 
अद्वयतारक, अथर्वशिख, अथर्वशिर, मण्डल- 
ब्राह्मण आदि उपनिषदों में तारकब्र की 
दर्शनविधि में विशिष्ट अर्थ है। मूर्ततारक या 
ूर्तितारक में इन्द्रियों के अन्तस्‌ में (मनश्चक्षु में) 
तारक (ब्रहमप्रकाश) का ध्यान किया जाता है तथा 
अमूर्त या अमूर्ति तारक वह है जिसमें कि दोनों 


606 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





र के बाहर एक निश्चित दूरी पर उसका 
दर्शन किया जाता है (अद्वयतारक 10) | मनश्चक्ष 
से दर्शन करते समय या बाहर भी भौहों से कुछ 


दूरी पर दर्शन की दोनों स्थितियों में मन को ' 


संयुक्त रखना पड़ता है । मूर्ततारक में मन सहित 
नेत्रों की अन्तर्दृष्टि से देखा जाता है और अमूर्त 
तारक में मन सहित दोनों भौहों से बाहर एक 
निश्चित दूरी पर उस तारक प्रकाशरूप ब्रह्म के 
दर्शन का अभ्यास किया जाता है (मं.ब्रा.उ. 
1.3.2) | यह तो तारकयोग का पूर्वाद्ध ही है 
उत्तरार्ध तो अमनस्क स्थिति में ही किया जाता 
है। 

मूलबन्ध-पूर्वोक्त योगशास्त्रीय तीन मुख्य बन्धों में 
से प्रथम बन्ध । लिंगस्थान और गुदा के रन्ध्र को 
बन्द करके तथा अपान वायु का ऊर्ध्वगमन करके 
प्राणवायु को उसके साथ एकत्व करना ही 
मूलबन्ध है। इसमें बाएँ पैर को सीवन में 
दृढतापूर्वक लगाकर और उसे सिकोड़कर 
अधोगामी अपानवायु का ऊर्ध्वगमन किया जाता 
है (यो.त. 120-121) | 

मूलाधार-योनि और गुदा के बीच आया हुआ एक 

. चक्र (सात या छः में से एक) | वहाँ पास में 
कुण्डलिनीशक्ति साढ़े तीन वलय लेकर 
सुषुप्तावस्था में विद्यमान है। 

मृगतृष्णा-मृगरीचिका-रेत पर सूर्य की प्रखर 
किरणों के पड़ने से दूर से उसमें जो जल का भ्रम 
होता है, उसे मृगजल, मृगतृष्णा, मरुमरीचिका, 
मृगमरीचिका आदि नाम दिए गए हैं । ज्यादातर 
मृगों (हिरनों) को ऐसा भ्रम होने की सम्भावना 
देखकर ऐसी संज्ञा दी गई होंगी । मिथ्या प्रतीति 
ही मृगतृष्णा है । रज्जु में साँप या सीप में रजत 
की प्रतीति भी ऐसा ही भ्रम है। और ब्रह्म में 
जगत्‌ की प्रतीति भी तो ऐसा ही भ्रम है। इस 
भ्रम से मुक्त होने का मार्ग ही उपनिषदों का मुख्य 
उपदेश है । 

मृत्यु-अमरत्व का अर्थात्‌ सत्त्व, ज्योति, सत्‌ या 
ब्रह्म का विरोधी और तमस्‌ का प्रतीक मृत्यु है । 





अविवेकी, अज्ञानी, बाह्य भौतिक भोगों में फँसा 
हुआ व्यक्ति मृत्यु को ही (आज्ञानान्धकार को ही) 
प्राप्त करता है। इसीलिए “मृत्योर्मा अमृतं 
गमय'--ऐसी हम प्रार्थना करते हैं । 

मृत्युञ्जय-मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाले शिव । 
स्वयं जगत्‌ का संहार करते हुए भी ये अमर ही 
हैं, उन्होंने मृत्यु को अपने वश में कर लिया हे । 

मेधा-धारणायुक्त बुद्धि को मेधा कहते हैं । उत्कृष्ट 
स्मृतिक्षम, मानसिक शक्ति, प्रज्ञा, धारणा, 
बुद्धि-ये सभी मेधा के पर्याय शब्द हैं । वेदों में 
मेधाशक्ति की प्रार्थनाएँ हैं । इन्द्र से मेधासम्पन्न 
करने की प्रार्थना तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (1.4.1) में है 
और वहीं पर ओंकार को मेधा से ढँकी हुई ब्रह्मा 
की निधि कहा गया है। बृहदारण्यकोपनिषद्‌ 
(1.5.2) में कहा गया है कि प्रजापति ने मेधा से 
ही सात प्रकार के अन्नों की उत्पत्ति की । 

य 

यक्ष-एक अर्ध देवयोनि । यक्षगण कुबेर के सेवक 
हैं | कुबेर निधियों के रक्षक हैं | कुबेर उनके राजा 
हैं | वे प्रचेताओं की सन्तानें हैं | वटवृक्ष यक्षतरु 
कहलाता है, क्योंकि उन्हें वटवृक्ष बहुत प्रिय हैं । 
केनोपनिषद्‌ में ब्रह्म के यक्षरूप बनकर देवों के 
पास अभिप्राय जानने के लिए जाने की कथा है । 
गीता (17.4) में यक्षपूजा राजसी प्रकृति वाले 
लोगों की कही गई हे । 

यज्ञ-अज्वलित अग्नि में हव्य पदार्थों की आहुति 
देना । वैदिक संस्कृति यज्ञप्रधान थी । यज्ञो का 
पूरा जाल तत्कालीन संस्कृति का प्रधान अंग 
था | अध्वर, क्रतु, यष्टि, हवन, होम, अग्निहोत्र 

` आदि उसके पर्याय है । उस समय सोमयाग, 
अश्वमेध, राजसूय, क्रतुयाज, अग्निष्टोम, 
अतिरात्र, दशरात्र, दर्शपूर्णमास, पितरेष 
अवामि, चातुर्मास्य, सौत्रामणि, पुरुषमेध 
आदि विविध प्रकार के यज्ञों का बोलबाला था | 
इहं पाकयज्ञ, हवि्यज्ञ, सोमयज्ञ और पशुयज्ञ के 
नाम से चार विभागों में बाँटा गया है। 








पारिभाषिक शब्दकोश 607 





र उपकरण और क्रियाएँ-यहाँ प्रमुख यज्ञीय | 


उपकरणों और क्रियाओं का विवरण दिया जा रहा 
है; यथा-(1) अन्तर्वेदिका-यज्ञ के अन्यान्य 
उपकरणों के साथ एक 'वेदि' भी बनाई जाती है । 
उस सुन्दर पूर्वाभिमुखी योषितोपम वेदि के अन्दर 
के भाग को अन्तर्वेदि या अन्तर्वेदिका कहते हैं । 
परन्तु इसके विषय में विशेष विवरण उपलब्ध 
नहीं है। केवल उल्लेख ही मिलता है। 
(2) अभिषेक-यञज्ञ में की जाने वाली मार्जन की 
(छिड़कने की) क्रिया को सामान्यत: अभिषेक 
कहा जाता है। वह मंगल कार्यो के अवसर पर 
किया जाता है। शिवलिंग पर की जाने वाली 
जल या दूध की धारा को भी अभिषेक कहते हैं। 
(रुद्रोपनिषद्‌) (3) अवभृथस्नान-किसी यज्ञ या 
बड़े मंगल कार्य के अन्त में किए जाने वाले 
स्नान को अवभृथ स्नान कहते हैं इसे प्रायश्चित्त 
स्नान भी कहते हैं । एक यज्ञ की समाप्ति के बाद 
दूसरे यज्ञ के प्रारम्भ में भी यह किया जाता हे । 
(का.श्रौ. 19.5.16) | (4) आज्यभाग-क्रग्वेदी 
लोग जिस आज्य-आहुति को खुवा के द्वारा 
उत्तराभिमुख होकर अग्नि को समर्पित करते हैं 
उसे 'आज्यभाग' कहा जाता है । दक्षिण की ओर 
सोमदेव के निमित्त दी जाने वाली आहुति को भी 
'आज्यभाग' कहा जाता है । यजुर्वेदी लोग अग्नि 
के उत्तर-पूर्वार्ध में “अग्नये स्वाहा’ कहकर तथा 
दक्षिण-पूर्वार्ध में 'सोमय स्वाहा' बोलकर जो 
आहुति देते हैं, वह भी आज्यभाग' ही कहलाता 
है । आज्यभाग होतृवरण और पंच प्रयाज के बाद 
ही किया जाता है । आज्यभाग की विस्तारपूर्वक 
प्रक्रिया कात्यायन यज्ञपद्धति’ नामक ग्रन्थ में दी 
है, जिज्ञासु को वहाँ पर ही देख लेना चाहिए । 
(5) आज्यस्थाली-आज्य रखने के ps को 
आज्यस्थाली कहा जाता है | आज्याहुतियों के 
लिए आज्यस्थाली में से चार खुवा आज्य (घी) 
जहू में, आठ खुवा उपभृत में और चार खुवा 
ध्रुवा में करने का भी उल्लेख है। (का-श्री 
2.7.9-10 एवं 15) | प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ तो 
शरीरयज्ञ में दाहिने हाथ को खुवा और बॉये हाथ 





को ही आज्यस्थाली कहा है । (प्रा.हो. 22) (6) 
द्रोणकलश-एक यज्ञीय पात्रोपकरण । यह पात्र 
सोम के लिए उपयोग में लाया जाता है । यह पात्र 
विकंकत काष्ठ, जिसे किंकिणी या कटाई कहते 
हैं, से बनता है, उसका आकार चौडा होता हे । 
बीच में खडडा और चारों ओर परिधि बनाई जाती 
हे । वह अट्टाइस अंगुल लम्बा और बारह अंगुल 
चौड़ा होता है (कपि.क.सं. 44.9 एवं का.श्र. 
8.7.4) । प्राणाग्निहोत्रोपनिषद्‌ (22) में मूर्धा को 
ही द्रोणकलश कहा गया है। (7) यूप-विविध 
यज्ञीय कार्यो के लिए यह एक महत्त्वपूर्ण स्तम्भ 
हैं। पशुयज्ञों में पशुबन्धन के लिए तथा 
अग्निष्टोम में जयमान दीक्षा में यूपच्छेदन के लिए 
इसका उपयोग होता है। यह पलाश, बिल्व, 
खदिर, देवदारु आदि से बनाया जाता है। वह 
3, 5 से लेकर 21 हाथ तक लम्बा हो सकता है 
(का.श्रौ. 6.1.8-26, 14.5.10 और 
20.4.16) | प्राणाग्निहोत्र में यूप को ओंकार 
कहा हे । (8) स्रुवा-इंससे यज्ञाग्नि में घी की 
आहुतियाँ दी जाती हें । यह एक लगभग हाथ 
लम्बा और आगे एक अंगुष्ठ तक के गर्तवाला 
खदिर या विकंकत काष्ठ का या सुववृक्ष का बना 
हुआ होता है। इसे खुव” भी कहा जाता है। 
द्रोणकलश और खुवा दोनों एक ही वृक्ष के काष्ठ 
से बनते हैं । (शब्दकल्पद्रुम, खण्ड 4.370 तथा 
का.श्रौ. 1.3.33) | प्राणाग्निहोत्रोपनिषत्‌ में 
शरीरयज्ञ के भीतर दाँये हाथ को खुव कहा गया 
है । (9) सूक्तवाक्‌-दर्शपौर्णमासादि श्रौतयज्ञों में 
स्वस्तिवाचन क्रिया के अन्तर्गत सूक्तवाक का 
पाठ किया जाता है | आहवनीय कुण्ड के निकट 
अध्वर्यु पलाशसमिधा से बनी हुई पश्चिमी परिधि 
का स्पर्श करके आग्रीध्र से आश्रवण (संवाद) 
करता है | इसके बाद अध्वर्यु होता को सूक्तवाक 
का पाठ करने की प्रैष (आज्ञा) देता है । सूक्तवाक्‌ 
का मन्त्र इदं द्यावापृथिवी' (हौत्र परिशिष्ट 13) 
आदि है । बाद में होता यह पाठ करता है । (10) 
शंयुवाक अथवा शायोर्वाक्‌-सूक्तवाक्‌ की ही 
तरह आग्नीध्र और अध्वर्यु के क्रमशः संवदस्व' 


608 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 








मः “आगानग्रीव' कहने पर अध्वर्य होता को 
शंयुवाक्‌ (शंयोर्वाक्‌) पढ़ने की प्रैष (आज्ञा) 
करता है । शंयोर्वाक्‌ (शुभवचन) का मन्त्र यह है 
--संवदस्वागानग्नीदगज्छावय श्रौषट! (का.श्रौ. 
3.6.15) "नञ्छज्योरावृणीमहे (साँ.श्रौ. 
1.14.21) है । होता इस शंयु-संज्ञक मन्त्र का 
पाठ करता है । कात्यायन श्रौतसूत्र में इसका 


उल्लेख है ओर प्राणाग्निहोत्र में शरीर-यज्ञ ' 


प्रकरण में तो दाँत-ओठों को सूक्तवाक्‌ और तालु 
को शंयुवाक्‌ कहा है । (प्राणा. 22) (11) 
यज्ञस्तोम-यज्ञी में देवों के निमित्त किए जाने 
वाले गुणगान और स्तुतियों को यज्ञस्तोम कहा 
गया है । सृष्टि के आरम्भ में अकेले नारायण ने 
अपने भीतर रहे विराट्‌ पुरुष को बाहर लाने के 
लिए जो ध्यान किया, वही 'यज्ञस्तोम' हुआ-- 
ऐसा महोपनिषद्‌ कहती है (महो. 1.1-4)। 
(12) धिष्ण्य-इस शब्द के तो स्थान, अग्नि, 
नक्षत्र आदि कई अर्थ होते हैं, पर यहाँ के सन्दर्भ 
में यह स्थान, गृह, अग्नि के अर्थ में ही प्रयुक्त 
हुआ है। संहिताओं, श्रौतसूत्रों, ब्राह्मण आदि 
ग्रन्थों के अध्ययन से पता चलता है कि 
अग्निष्टोमादि यागों में यज्ञशालाओं में 
सदोमण्डल में विशिष्ट खुरस्वरूप (कुण्डस्वरूप) 
बनाए जाते थे । अग्निचयनादि यागों में इन पर 
ईंटों का चयन भी किया जाता था । (शत.ब्रा. 
9.4.3.1) | धिष्ण्य आठ प्रकार के होते थे-- 
आग्नीध्रीय, क्षेत्रीय, प्रशास्रीय, ब्राह्मणाच्छंसीय, 
पौत्रीय, नेष्टीय, अच्छावाकीय और मार्जालीय | 
कौन-सा धिष्ण्य कहाँ पर रखा जाता था इसका 
विवरण भी शास्त्रों में मिलता है | घिष्ण्यों के 
आकारों की विशेषताओं का वर्णन भी ब्राह्मण- 
ग्रन्थों में विस्तार के साथ मिलता है । आहुतियों 
के बारे में भी विवरण शतपथब्राह्मण (4.3.4.7) 
में मिलता है । 

यज्ञोपवीत- उपनयन-सोलह संस्कारों में से एक | 
इसका अधिकार ब्राह्मण-्षत्रिय-वैश्यों के लिए ही 
है । इससे वे द्विज (दो बार जन्मे) कह.जाते हैं | 
प्राचीन काल में गुरु द्वारा व्याहृतिपूर्वक गायत्री- 


मन्त्र पाकर शिष्य गुरुगृह-वास करके विद्या प्राप्त 
करता था और ब्रह्मचर्य का पालन करता था। 
यह उसका प्रथम आश्रम था । वह ज्ञान के प्रतीक 
के रूप में तीन धागों वाले जनेऊ को धारण 
करता था। उसे ही यज्ञसूत्र, उपवीत, ब्रह्मसूत्र 
आदि कहते हैं (ब्रह्म. 8.10) । 

यज्चा-यह “यज्‌ धातु से निष्पन्न शब्द है । इसका 
अर्थ यज्ञ कराने वाला (याज्ञिक) होता हे । वस्तुत: 
ज्ञानी और यज्ञमय (त्यागमय) जीवन जीने वाला 
साधक ही यज्वा है (ब्रह्मोपनिषद्‌ 22) । 

यति-यह संयमशील संन्यासी का ही पर्याय है। 
विशेष विवरण के लिए 'संन्यासी' शब्द में 
देखिए । 

यत्त्र-यन्त्र के कई अर्थो में से प्रस्तुत सन्दर्भ में 
यन्त्र का अर्थ देवता का अधिष्ठान” ही होता है 
अन्य मशीन आदि नहीं । ये यन्त्र सोने, चाँदी 
ताम्र या भोजपत्रों पर तत्तत्‌ देवता के मन्त्र के 
बीजमन्त्र आदि लिखकर बनाए जाते हैं। 
यन्नस्थापन करके ही देवता की पूजा करनी 
चाहिए । देवता के अनुसार मन्त्र-लेखन-सामग्री 
बदली जाती है। (केसर आदि) यन्त्र पहना भी 
जाता है और पूजा भी जाता है। उसे बनाने की 
अनेक विधियाँ हैं, जो तन्त्रसारादि ग्रन्थों गें बताई 
गई हैं। श्रीयन्त्र, रामयन्त्र, सुदर्शन महाचक्र, 
गोपालचक्र आदि प्रसिद्ध यन्त्र है | 

यम-इसका एक अर्थ तो मृत्यु के देव हें और अन्य 
अर्थ योग के आठ अंगों में से पहला अंग है। 
यह यम पाँच प्रकार के हैं--1. अहिंसा, 2. 
सत्य, 3. अस्तेय (अचौर्य), 4. ब्रह्मचर्यं और 5. 
अपरिग्रह । 

शाज्या-शस्या-शस्र-यज्ञोपयुक्त सूक्त, मन्त्र या 
ऋचा को 'याज्या' कहते हैं। वेद की अन्य 
ऋचाओं को 'शस्या' कहते हैं और जिन मन्त्रो से 
होता स्तुति करता है, उन्हें “श्न कहा जाता है । 

देखिए--शतपथत्राह्मण (1.4.2.1 9), गोपथ- 


ब्राह्मण (2.3.22), जैमिनित्राह्मण (1.227) और 
ऐतरेयत्राह्माण (3.44 )। ई 








पारिभाषिक शब्दकोश 


609 





बे के चार प्रकारों में से एक | इस 


प्रकार के गृहस्थ यज्ञ करते-कराते हैं, पढ़ते और 
पढ़ाते भी हैं । शुभ कार्यों के लिए दान लेते भी 
हैं और करते भी हैं। आत्मसाधना करते हैं। 
(देखिए--आश्रमोपनिषद्‌ 2) | 

योग-योग का अर्थ है--जोड़ना, मिलाना, संगति 
आदि । साधना के अर्थ में योग के कई भेद किए 
गए है--मन्त्रयोग, लययोग और हठयोग, 
राजयोग आदि (यो.त. 19) । यम-नियमादि योग 
के आठ अंग हैं । पतंजलि मुनि इस अष्टांग योग 
के निर्माता हैं। योगसाधना से अनेक विलक्षण 
शक्तियाँ प्राप्त होती हैं । गीताकार ने “योग' शब्द 
का अर्थ 'कर्म-कौशल' और “समत्व” किया है । 
(2.50) | गीता ने शरीर, मन और अन्त:करण 
रूप साधनों के द्वारा क्रमश: कर्मयोग, ज्ञानयोग 
और भक्तियोग को निरूपित किया हे । कठोप- 
निषत्‌ (2.3.13) ने इन्द्रियों की स्थिर धारणा को 
योग कहा है, तो गीता (6.36) में संयतात्मा को 
योग-साधन माना गयः है । गीता निष्कामकर्मा- 
चरण को योग के केन्द्र में रखती हे । 

योगक्षेम-योगक्षेम का अर्थ है--अप्राप्त की प्राप्ति 
तथा प्राप्त का रक्षण। सामान्य मनुष्य की 
आकांक्षा इस शब्द में द्योतित है। पर जो 
असामान्य लोग अध्यात्मरत होते हैं उनके लिए 
तो परमात्मा का योग या मिलन ही मुख्य है, क्षेम 
की चिन्ता उन्हें नहीं होती, भगवान्‌ ही उनके क्षेत्र 
की और जरूरतों की पूर्ति कर देते हैं। उनकी 
श्रद्धा अत्यन्त बलवती होती है । गीता में भगवान्‌ 
ने वचन दिया है कि--'योगक्षेमं वहाम्यहम्‌' । 

योगनिद्रा-यौगिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न निद्रा को 
योगनिद्रा कहते हैं। उसे समाधि का एक अंग 
माना गया है। वहाँ बाह्यज्ञान नहीं होता, अतः 
वह निद्रा कहलाती है। इस निद्रा की पराकाष्ठा 
ही समाधि है | मण्डलब्राह्मणोपनिषद्‌. (2.5.2) में 
शुद्ध, अद्वैत, चैतन्य और अमनस्क अवस्था ही 
योगनिद्रा है । 

योगी-ऊपर बताए योग को साधना करने वाले को 


30 उ०्त० 








योगी कहा जाता हे । गीता के अनुसार निष्काम- 
कर्माचरण करने वाला योगी है । गीता में कृष्ण ने 
अर्जुन को ऐसा योगी बनने को कहा है। पर 
ऊपर के चारों योगों में से किसी भी योग के 
साधक को योगी कह सकते हैं | उसी का अन्य 
पर्याय “योगात्मा' भी हे । 

योनि-उद्गम, उत्पत्ति-स्थान अथवा उत्पादक 
कारण के अर्थ में 'योनि' शब्द साधारणतया प्रयुक्त 
होता है । हमारे शास्रो में प्राणियों की ऐसी चौरासी 
लाख योनियाँ (उत्पत्ति-स्थान), जातियाँ बताई गई 
हैं। कुछ विद्वानों के मत में अण्डज (अण्डों से 
उत्पन्न होने वाले) प्राणियों की इक्कीस लाख, 
स्वेदज (पसीने से उत्पन्न हो वालों) की इक्कीस 
लाख, उद्भिज्ज (पृथ्वी को फाड़कर उत्पन्न होने 
वालों) को इक्कीस लाख तथा जरायुज (जरायु से 
उत्पन्न होने वाले प्राणियों) की संख्या इक्कीस 
लाख की होती है, इस प्रकार चारों मिलकर 
चौरासी लाख योनियाँ होती हैं । 

र 

रयि-जल, सोमरूप अन्न, धन, भोजन आदि इस 
शब्द के अर्थ होते हें । आदित्य को प्राण और 
रयि को चन्द्र माना गया हे । प्रकृति से स्थूल- 
सूक्ष्म, मूर्तामूर्त सभी घटक 'रयि' माने गए हें । 
(प्रश्‍नोप. 1.5 एवं 1.9) । चन्द्रलोक में होकर 
जाने वाले पितृयान मार्ग को भी 'रयि' कहा गया 
है । मनुष्य रयि' (धन-सम्पदा) की सदैव अपेक्षा 
करते हैं । 

राग-द्वेष-किसी इष्ट वस्तु या सुख की प्राप्ति की 
अभिलाषा राग (आसक्ति) कहलाती है और 
इसके विपरीत किसी अनिष्ट वस्तु या दुःख के 
प्रति घृणा (अनिच्छा) रखने की वृत्ति को द्वेष 
कहा जाता हे | पतंजलि ने राग को पाँच म्लेशों 
में से एक माना है। उनके अनुसार सुख भोगते 
हुए व्यक्ति की वृत्ति अधिकाधिक सुख पाने की ही 
रहा करती है। वही 'राग' है। राग का मूल 
अविद्या है और उसका परिणाम क्लेश है। 
न्यायदर्शन में काम, मत्सर, स्पृहा, तृष्णा, लोभ 


610 





के सबको अनुराग में ही समाविष्ट किया गया 
है । प्रशस्तपाद ने द्वेष के पाँच भेद किए हैं-- 
द्रोह, क्रोध, मन्यु, अक्षमता और अमर्ष | 
योगदर्शन दुःखानुशयी चित्तवृत्ति को द्वेष कहता 
है (यो.द. 2.8) । रागद्वेष रजोगुण के विकार है 
(गीता. 14.7) | कृष्णोपनिषत्‌ (14) में इन 
विकारों की तुलना राक्षसों से की गई हे । गीता 
(3.34) में भी इन्हें शत्रु कहा गया हे । 
राजयोग-योगशिखोपनिषद्‌ (1.136-138) के 
अनुसार जब साधक शरीर के ऊर्ध्वभाग स्थित 
शिवस्वरूप रेतस्‌ और अधोभाग स्थित रज का 
योग करता है, तब प्राण और अपान भी उन्हीं में 
लीन हो जाते हैं । रज और रेतस्‌ के योग की इस 
क्रिया को ही राजयोग कहा गया है । (राजयोग 
की प्रशंसा के लिए देखिए, ह.यो.प्र. 4.8) | 
रुद्र-पखह्य, ईशान, महादेव आदि इसके पर्याय 
हैं । 

रुद्रग्रन्थि-कुण्डलिनीशक्ति जिन तीन ग्रन्थियो को 
भेदकर सहस्रार में प्रवेश करती है, उनमें से एक 
रुद्रग्रन्थि है। पहली ग्रन्थि मूलाधारस्थ है, वह 
ब्रह्मग्रन्थि है। तदुपरान्त हच्चक्र-स्थित विष्णु- 
ग्रन्थि का भेदन करती है और बाद में आज्ञाचक्र- 
स्थित 'रुद्रग्रन्थि' नामक तीसरी ग्रन्थि को भेदती 
है । इन तीनों ग्रन्थियों में क्रमश: ब्रह्मा-विष्णु-रद्र 
(महेश) का स्थान माना जाता है (यो.कुं. 1.67- 
69) । 

रुद्राक्ष-(रुद्र + अक्ष) त्रिपुरवध के समय भगवान्‌ 
रुद्र की आँखों से जो आँसू गिरे उनसे रुद्राक्ष की 
उत्पत्ति हुई, ऐसा माना गया है (रुद्रजाल 2) । 
ल 


लक्ष्य-त्रय-ब्रह्मदर्शन में तीन प्रकार की दर्शन 
प्रक्रियाओं की सहायता ली जाती हे । उनमें तीन 
रंग विशेषों की स्थितियाँ होती हैं और तीन प्रकार 
के दर्शन होते हैं। वे तीन प्रकार के दर्शन ही 
लक्ष्यत्रयी हैं वे ही बाह्यलक्ष्य, मध्यलक्ष्य तथा 
अन्तर्लक्ष्य रूप लक्ष्य॑-त्रय हैं । ब्रह्मज्योतिदर्शन में 
सर्वप्रथम 4, 6, 8, 10 और 12 अंगुल की दुरी 





उपनिषत्स&६ नाप 


अनाहकमा मसला 


पर क्रमश: नीला, काला, लाल, पीला और मिश्र 
रंग का आकाश दिखाई देता हे, वह बाह्य लक्ष्य 
है । प्रातःकाल में ध्यान के समय पर सूर्य-चन्द्र- 
अग्नि की ज्वालाओ के समान और ध्यानरहित 
समय में अन्तरिक्ष समान दिखाई देता हो; तब उसे 
मध्यलक्ष्य कहते हैं और अन्तर्लक्ष्य दीप्तिमान 
ज्योतितुल्य है । महर्षिगण ही इस इन्द्रियातीत 
ज्योति को जान सकते हैं । इस अन्तर्लक्ष्य ज्योति 
के बारे में विद्वानों में बड़ा मतभेद है | कोई इसे 
सहस्रार दल में, कोई इसे बुद्धि की गुहा में 
सर्वागसुन्दर पुरुष रूप में, तो कोई शीर्ष स्थान में 
स्थित उमासहित पंचमुखी महेश्वर के रूप में मानते 
हैं। कुछ लोक 'अंगुष्ठमात्र पुरुष' (हृदयस्थ) को 
ही अन्तर्लक्ष्य मानते हैं । (विशेष विवरण के लिए 
देखिए--मण्डलब्राह्मणोपनिषत्‌ 1.2.8, 
1.2.11-12, 1.3.6 और 1.4.1-2) | 
लययोग-योग के प्रकारों में से एक । योग- 
तत्वोपनिषत्‌ (21-22) के अनुसार मातृकायुक्त 
बारह सौ मन्त्रों का जप करने से मन्त्रयोग सिद्ध 
होता हे, वह बड़ा सिद्धिदायक है । विशेष 
विवेचन 'मन्त्रयोग' शब्द में किया गया हे | 
लिंगशरीर-जब मृत्यु के समय जीव अपने स्थूल 
शरीर को छोड़कर जाता है, तब लिंगशरीर या 
सूक्ष्मशरीर को साथ में लेकर ही जाता हे । पाँच 
जानेन्द्रियाँ, पाँच कर्मेन्द्रियाँ, पाँच प्राण तथा मन 
और बुद्धि- इन सत्रह तत्त्वो से सूक्ष्मशरीर बनता 
है (शारीकोपनिषत्‌) | 
लीलाविग्रह-सनातन ब्रह्म जिस प्रकार अपनी 
माया (विराट्‌ लीलाविग्रह) से ही मंच पर नाटक 
करने के समान मानव-शरौर धारण करते है 
उ प्रकार पूर्ण पुरुष सनातन ब्रह्मरूप श्रीकृष्णा 
ने गोपवेश धारण किया था । वास्तव में तो वे 
पूर्ण पुरुष, सनातन ब्रह्म साक्षात्‌ श्रीहरि ही है । 
(देखिए 10-12) | ऐसे ब्रह्म के 
लीलामय शरीर को ही लीलाविग्रह कहते हैं । 
लोक-पुराणो में सात लोक उल्लिखित हें । 
वस्तुत: पृथ्वी के ऊपर भी सात लोक हैं और 
थ्वी के नीचे भी सात लोक माने गए हें । इस 








पारिभाषिक शब्दकोश 611 





न कुल मिलाकर चौदह लोक ही होते हैँ। 
ऊपर के लोक--भू:, भुवः, स्वः, जनः, तपः, 
महः और सत्य हें तथा नीचे के लोक--अतल, 
वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और 
पाताल हैं (पद्मपुराण) । उपनिषदों ने शीर्षस्थ 
इन्द्रियों--दो आँखें, दो कान, दो नासिकाएँ और 
एक मुख को सात लोक कहे हें । उपनिषदों में 
इहलोक को (पृथ्वी को) और परलोक को इनके 
अतिरिक्त कहा गया है । 
व 
वरदान-किसी देवी-देव या मनुष्य-महापुरुष से 
माँगा हुआ पदार्थ प्राप्त हो, उसे वरदान कहा 
जाता है (वर= श्रेष्ठ वांछित वस्तु और 
दान = दिया जाना) । कठोपनिषद्‌ में नचिकेता 
की यमराज से तीन वरदान माँगने की कथा है। 
'वर' का दूसरा अर्थ श्रेष्ठ महात्मा भी होता है 
(कठ. 1.3.14) । दैवी शक्तियाँ वरदान देती हैं। 
मनुष्य वर देता नहीं है, माँगता हे । 
वषट्कार-हन्तकार-देवों के लिए किया गया 
खास यज्ञ वषट्कार कहलाता है । कहीं-कहीं पर 
यह शब्द स्वाहाकर के अर्थ में भी प्रयुक्त होता 
है। यह शब्द यज्ञ की प्रतिष्ठा माना गया है। 
(तै.सं. 7.5.5.3) । इसे वैश्वानर अग्नि और सूर्य 
से भी सम्बद्ध किया गया हे (मै.ब्रा. 4.6.7) । 
अतिथि या संन्यासी आदि के लिए गृहस्थ लोग 
भोजन का कुछ अंश निकाला करते थे । इसको 
हन्तकार कहा जाता था। 
वह्वियोग-कुण्डलिनी-जागरण के लिए प्रतिपादित 
अनेक यौगिक प्रक्रियाओं में वहियोग या 
अग्नियोग भी एक अत्यन्त महत्त्व का पान है । 
योगचूडामण्युपनिषत्‌ के अनुसार इस वहियोग से 
सुषुप्त कुण्डलिनी जागत्‌ होती है | वहियोग एक 
प्रकार की प्राणायाम प्रक्रिया है (योगचूडामणि 
36.39) | यह मंत्रोक्त वह्वियोग कदाचित्‌ 
सूर्यभेदी प्राणायाम की प्रक्रिया हो सकती है 
क्योंकि इससे सूर्यचक्र का जागरण होकर 
आन्तरिक अग्नि उत्पन्न होती है । सूर्य-भेदी की 
भावना भी इसी के समान है । दोनों लगभग एक 





समान हैं। हठयोगप्रदीपिका (3.116) में भी 
कुण्डलिनौ-साधना में भानु के आकुंचन और 
अग्नि के वशवर्ती होने की बात कही गई है 
अत: दोनों एक ही है, ऐसा मालूम पड़ता है । 

वह्विशिखा-यह शब्द यों तो एक वृक्ष का नाम है, 
पर उपनिषदों में इस शब्द का एक विशिष्ट अर्थ 
है । चतुर्वेदोपनिषत्‌ में चारों वेदों की उत्पत्ति विराट 
पुरुष सं कही गईं हं | उसमें कहा गया है कि 
सहस्रशीर्ष सहस्राक्ष विराट्‌ पुरुष कमलकोश 
समान हृदय में नीचे मुख करके एक कोश के रूप 
में लटका है, वह शक्तिसम्पन्न है । उसके बीच में 
श्रेष्ठ अग्नि (ज्योति) चतुर्मुखी ज्वालायुक्त स्थित 
हैं । उसी के बीच वहिशिखा (अग्निज्योति - श्रेष्ठ 
शिखा) के बीच विराट्‌ पुरुष (प्रहा) स्थित है । 
वही परमज्योति परमात्मा या पखह्य आदि कही 
जाती है (चतुरवेंदो. 4.6) | 

वाकूसिद्धि-आहार-नियमन तथा निरन्तर सत्य 
बोलने के अभ्यास से वाकूसिद्ध प्राप्त होती है । 
वाकूसिद्धि वाला मनुष्य जो भी अपने मुँह से 
बोलता हे, वह सत्य हो जाता हे । इसके लिए 
अनेक योगिक क्रियाएँ भी होती हे । त्रिशिखि- 
ब्राह्मणोपनिषद्‌ (111-112) में कहा गया है कि 
ब्राह्ममुहूर्त में जिह्वा से वायु को खींचकर पी लेने 
से तीन मास में वाकूसिद्धि होती है । 

वाजपेय यज्ञ-सोमयाग की सात संस्थाओं में 
वाजपेय पाँचवाँ है । वह षोडशी याग की विकृति 
है। उसी से ही इसकी लगभग सभी क्रियाएँ 
सम्बद्ध है। सम्राट्‌ बनने को कामना वाला 
आहिताग्नि ब्राह्मण या क्षत्रिय इसे शरद्‌ ऋतु में 
करता है (शत.ब्रा. 5.1.1.14 और 
5.1.1.11) | 

वाजी-यह अश्व शब्द का पर्याय है। वेदों और 
शा्रों में बलिष्ठ पशु के सन्दर्भ में सुप्रसिद्ध है । 

वाणी-मुख से निकले हुए सार्थक शब्द वाणी कहे 
जाते हैं । 

वानप्रस्थ-भारतीय जन-जीवन के शास्त्रीय चार 
विभागीकरण (आश्रमों) में से तीसरा आश्रम । 


612 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





E प्रकार के गृहस्थों में से एक । वे 
“गृहस्थ वार्ताकवृत्ति कहलाते हैं, जो कृषि, 
पशुपालन आदि कार्य आनन्दपूर्वक करते हुए सौ 
वर्षो तक यज्ञोपासनादि करते रहते हैं (आश्रमो- 
पनिषद्‌ 2) । _ 

वालखिल्य-वानप्रस्थ आश्रमियों के चार भेदों में 
से एक | जो वानप्रस्थ जटा धारण करके फटे 
वस्र और वृक्ष की छालों को शरीर का आवरण 
बनाकर आठ मास तक (मार्गशीर्ष से आषाढ़ 
तक) उपार्जित पुष्प-फल-शाक-कन्दमूल आदि 
तथा अन्न ग्रहण करके बाकी के चातुर्मास्य में 
उसी संचित अन्नादि द्वारा आजीविका चलाते हैं । 
वे चातुर्मास्य में कुछ ग्रहण नहीं करते । वे लोग 
पंचमहायज्ञ करते हैं (आश्रमोपनिषद्‌ 3) | 
वासनात्रय-'वासना' शब्द के तो आशा, ज्ञान, 
संस्कार, स्मृति, हेतु, भावना आदि अनेकानेक 
अर्थ होते हैं, पर किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति 
अत्यधिक स्नेह या मोह के कारण किसी 
तत्सम्बन्धी प्रसंग के आने पर उसकी वासना 
जाग उठती है। ऐसी तीन प्रकार की वासनाओं 
को उपनिषदों ने वासनात्रय कहा है; यथा--1. 
देह सम्बन्धी वासना, 2. मन सम्बन्धी वासना 
और 3. बुद्धि सम्बन्धी वासना । 
विकार-किसी व्यक्ति या श्रेष्ठ वस्तु की वृत्ति या 
प्रकृति में बदलाव आ जाने को विकार कहते है । 
खराबी, दोष और अवगुण भी विकार कहे जाते 
हैं। जैसे-काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, 
मात्सर्य--ये सब विकार हैं। (गीता 2.62, 
16.21 आदि) | 

विक्षेप-माया की दो शक्तियों (आवरण और 
विक्षेप) में द्वितीय शक्ति । इसके द्वारा जो वस्तु 
जिसमें नहीं है, वह दिखाई देती है, जैसे रज्जु में 
साँप और ब्रह्म में जगत्‌। इसे अध्यारोप या 
आरोप भी कहते हैं । इसके अन्य शब्द विपर्यास 
और विपर्यय भी हैं | इसी को पारिभाषिक रूप से 
‘विवर्त’ भी कहते हैं। 

विचारणा-अक्ष्युपनिषद्‌ और महोपनिषद्‌ में योग 
की जो सात भूमिकाएँ बताई गई हैं, उनमें से 





~ ७. ३ 
दूसरी भूमिका विचारणा नाम को हे । वैराग्य 


धारण करने से पूर्व जब सांसारिक मायाजाल के 
प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न होता हे और शास्त्रादि 
के प्रति जिज्ञासा-भाव उत्पन्न होता हे, और श्रेष्ठ 
कर्म करने की इच्छा होती हे, तब उसे 
'विचारणा' को भूमिका कहा जाता हे । 
विज्ञानात्मा-स्थूल शरीर के व्यष्टि उपहित चैतन्य 
के विश्व कहते हैं । वही विश्व 'विज्ञात्मा' भी कहा 
जाता हे (पैंगलोपनिषद्‌ 2.6) । 
विदेहमुक्ति--यहाँ जब मनुष्य जीवन्मुक्त होते हुए 
प्रारब्ध कर्मा का फल भोगता हुआ जीता रहता है 
और प्रारब्ध कर्मो के क्षीण होने हो जाने पर 
देहत्याग करके मुक्त हो जाता है, उसे विदेहमुक्त 
कहते हें । विगत देह वाली मुक्ति ही विदेहमुक्ति 
हे । (न तस्य प्राण उत्क्रामन्ते' आदि) | 
विद्वानू-ज्ञाता, जानकार, बुद्धिमान, विद्यावान, ये 
सभी शब्द उपनिषदों में अनेक बार आये हैं । (जैसे 
ईश. 18, मुण्डक. 3.2.8, निरा. 32 आदि) | 
विद्या-विद्या' का अर्थ ज्ञान हे । वह परा-अपरा दो 
प्रकार की हे । यथार्थ ज्ञान विद्या है । विवेक ज्ञान 
भी विद्या है । मुक्तिदात्री विद्या है । अमृतदात्री 
विद्या है। (ईश. 11, मैत्रा. 7.9, केन. 2.4, 
संन्यास. 2.83-84, संहितोपनिषद्‌ 3.4 आदि) | 
विधाता-विधान, रचना, निर्माण करने वाला । 
सृष्टि का सर्जक, ब्रह्मा, ईश्वर, धाता । (देखिए 
ऋग्वेद, 8.3.17, मैत्र, 5.8, निरुक्त 10.26 
और 11.10) | 
विनियोग-फलोद्देश्य से किसी वस्तु के उपयोग 
को 'विनियोग' कहते हे । वैदिक कार्यों में मल- 
विशेष के प्रयोग को विनियोग कहा जाता है। 
प्रेषण, प्रवेश आदि भी इस शब्द के अर्थ हैं। 
जाबालदर्शनोपनिषद्‌ (6.2.13) में साधना 
प्रक्रिया में किए जाने वाले प्रयोग को विनियोग 
कह गया हे । 
विभु-इस शब्द के अनेक अर्थ हैं; यथा- व्यापक, 
» शंकर, ब्रह्म, विष्णु, आत्मा, जीवात्मा, 
ईश्वर आदि | वेद-पुराण-उपनिषदों में विराट ब्रह्म 








पारिभाषिक शब्दकोश 


013 





त सर्वव्यापकता के अर्थ में इसका अनेक बार 


प्रयोग किया गया है । पैगलोपनिषद्‌ (2.1) आदि 
अनेक उदाहरण दिए जा सकते हैं | 

विरज-रज (रजोगुण) जिसमें न हो, वह 'विरज' 
कहलाता है । पखह्योपनिषद्‌ (1) में ब्रह्म को 
विरज (रजोगुणरहित अर्थात्‌ गुणत्रयरहित) कहा 
गया है । 

विरजा-इस शब्द के वृक्ष, प्रेमिका, तीर्थ, नाड़ी 
और नामों में ययाति की माता, ऋक्ष, वानर की 
पत्नी आदि अनगिनत अर्थ होते हैं। यहाँ के 
सन्दर्भ में कौषीतिकिब्राह्मणोपनिषद्‌ के अध्याय 2 
एवं 3 में यह एक नदी है । साधक विरजा नंदी के 
पास जाकर संकल्पमात्र से उसे भी लँघ जाता है । 
गायत्रीरहस्योपनिषद्‌ में “इसे गायत्री की चौबीस 
शक्तियों में से एक कहा गया हे (गा.र. 6)। 
क्षुरिकोपनिषद्‌ में इसे एक नाडी कहा गया है । 

विराट्‌ पुरुष-सार्वभौम शक्तिसम्पन्न परमपुरुष | 
दृश्यादृश्य अनन्त सृष्टि का सर्जक हे । उसकी 
हजारों संज्ञाएँ हैं (शां.भ. 25.9.4) । सारा जगत्‌ 
उसका शरीर है। सृष्टि के परे दस अंगुल तक 

, उसकी स्थिति हे (पुरुषसूक्त) | 

विवर्त-जो न हो अर्थात्‌ कारण के न होते हुए भी 
कार्यरूप में दिखाई पड़े, वह विवर्त कहलाता है 
जैसे ब्रह्म में विश्व विवर्त है । 

विवस्वान्‌ वैवस्वत-बारह आदित्यों में एक को 
विवस्वान्‌ नाम दिया गया है | सूर्य के आदित्य 
आदि बारह नाम हैं। उसकी पत्नी 'संज्ञा' है । 
भागवतपुराण के छठे स्कन्ध के छठे अध्याय में 
तथा ब्रह्माण्डपुराण के 2.38 तथा भागवतपुराण 
हा 1.15 में विवस्वान्‌ सम्बन्धी सभी बातें वर्णित 

| 


विश्व-स्थूल शरीर के व्यष्टि-उपहित चैतन्य को 
बे कहा जाता है। वह एक जीवसंज्ञा है | 
विषयभोग-ज्ञानेन्दरिो के द्वारा शब्द-स्पर्शादि 
विषयों का अनुभव करना ही विषयभोग है । 
(गीता 2.62) | 


-कुण्डलिनीशक्ति के सहस्रार तक जाने 








के मार्ग में आने वाली भेदन करने योग दूसरी 

अन्थि (तीन ग्रन्थियो में से दूसरी ग्रन्थि) । 

वीतराग-साधना की उच्चतम स्थिति में पहुंचा 
हुआ साधक । राग-द्वेषादि समस्त वासनाओं से 
रहित । जैसे बुद्ध, महावीर आदि (गीता 4.10) । 
जाबालदर्शनोपनिषद्‌ (6.50-51) में इसकी 
अधिक विवेचना की गई है । महोपनिषद्‌ के 67वें 
मन्त्र में भी इसका विवेचन हे । 

वीर्य-शरीर की सात धातुओ में से एक । यह बल 
और कान्तिदायक धातु हे । आत्मा से (प्रकृति 
सूर्य या अग्नि से) वीर्य की प्राप्ति होती हे (केन. 
2.4) । वीर्य का अर्थ सामर्थ्य भी होता है । (केन. 
3.5) । 

वेद-वेदत्रयी-वेद संसार का प्राचीनतम ग्रन्थस्थ 

. ज्ञानराशि हे । यद्यपि वेद चार हैं--ऋग्वेद, 
यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद । परन्तु वेदत्रयी 
इसलिए कही जाती है, क्योंकि वैदिक वाङ्मय 
संहिता, ब्रामण और उपनिषत्‌ -तीनों को 
मिलाकर कहा जाता है। अथवा- मन्त्र, गद्य 
और गायन (क्रमशः ऋक्‌, यजुः, साम)--इन 
तीनों के कारण वेदत्रयी कहा गया है। 

वेदांग-वेदों के साथ अंगरूप में अध्ययन किये 
जाने वाले शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, 
छन्द और ज्यौतिष--इन छः विषयों को वेदांग 
कहा गया है। 

वेदान्त-वेदों के अन्तभाग को (अर्थात्‌ सार भाग 
को), तत्त्वज्ञान को अर्थात्‌ उपनिषदों को वेदान्त 
कहा जाता हे । उपनिषदों के उपकारक शारीरक 
सूत्रों और गीता आदि अन्यान्य ग्रन्थों को भी 
वेदान्त कहा जाता हे । 

वैकुण्ठ-भगवान्‌ विष्णु का धाम (स्थान) वैकुण्ठ 
है। पुराणानुसार यह सत्यलोक के ऊपर है। 
भगवान्‌ विष्णु के द्वारा मुक्ति पाए गए लोग यहाँ 
अजर-अमर होकर रहते हें । अवतार के समय 
भगवान्‌ सारे वैकुण्ठ को नीचे भूतल पर उतार 
देते हैं (कृष्णोपनिषद्‌ 25) | अधिक जानकारी के 
लिए नारायण उपनिषद्‌ (4) देखें । 


614 





है विषयभोगों को तुच्छ मानने की 
वृत्ति वैराग्य है। वैराग्य से ही संन्यास ग्रहण 
किया जाता है । भोग्य पदार्थों के प्रति वासना का 
अभाव ही वैराग्य है (अध्यात्मो. 41) । वैराग्य 
का फल बोध ओर बोध का फल उपरति और 
उपरति का फल आत्मानुभवजन्य शान्ति हे । 
(अध्यात्मो. 28) । 

वैश्वदेव-प्रतिदिन संस्कृत अग्नि में पके अन्न द्वारा 
सर्वदेवों के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन । 
वैश्चानर-सामान्य अर्थ अग्नि है । भोजन के पाचन 
में योगदान देने वाले शरीरस्थ परमात्म चेतन का 
अंश भी 'वैश्वानर' कहलाता है (गीता 15.14)। 
चतुर्विध प्राणियों का समष्टिगत अधिष्ठातारूप 
चैतन्यांश भी “वैश्वानर” है । 
वैखानस-यह भी वानप्रस्थियों का एक प्रकार है । 
ग्रामीणों द्वारा उपेक्षित, स्वयं उत्पन्न, पकी हुई 
औषधियों और वनस्पतियों को अग्नि में पकाकर 
खाने वाले और पंचयज्ञ करने वाले वानप्रस्थ 
लोग वैखानस कहे जाते हैं (आश्रमोपनिषद्‌ 3) | 
व्यष्टि-समष्टि-समूह या समाज से पृथक्‌ किए गए 
पदार्थ या व्यक्ति को व्यष्टि कहते हैं । सामूहिकता 
के अभाव वाले व्यक्ति को व्यष्टि की संज्ञा दी गई 
है । इससे ठीक विपरीत अर्थ वाला शब्द “समष्टि! 
है । समूह ही समष्टि है। उपनिषद्‌ में कहीं-कहीं 
व्यष्टि का अर्थ सर्वव्यापकता भी लिया गया हे | 
(कौ.बा. 1.7) 


व्याहृति-एक प्रकार का कथन । व्याहतियाँ सात 
मानी गई हैं--भू:, भुवः, स्व:, तपः, जन: , महः 
और सत्यम्‌। पहली तीन महाव्याहतियाँ हैं| 
पुराण इन्हें सविता और पृश्नि की कन्याएँ मानते 
हैं | उपनिषद-ग्रन्थो में पहली तीन को तीनों वेदों 
के निचोड़-अभिस्रवित साररूप रस के रूप में 
माना गया है (तैत्ति. 1.5.1, जैमिनि 2.9.3) | 
जैमिनीय (1.23.6) के अनुसार तीनों व्याहतियों 
के निचोड़ से ॐ अक्षर अभिस्रवित हुआ है। 

व्योम-व्योमपञ्चक-व्योम का सामान्य अर्थ है 
“आकाश | यह मेघ का पर्याय भी हे | विष्णु को 





उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


भी 'व्योम' कहते हैं। शिव का भी एक नाम 
'व्योमकेश' है। लोक को भी व्योम कहा है। 
(शत.ब्रा. 7.5.2.18) | तैत्तरीयसंहिता में अन्न 
को भी व्योम कहा गया है (5.3.3.2) | मण्डल- 
ब्राह्मणोपनिषत्‌ (4.1.2) के अनुसार आकाश, 
पराकाश, महाकाश, सूर्याकाश और परमाकाश 
के समुच्चय को व्योमपंचक कहा गया है । 

ब्रात्य-इस शब्द के व्रतधारी, परमेश्वर आदि अर्थ 
पहले थे, परन्तु परवर्ती काल में इस शब्द का 
अर्थ उल्टा ही हो गया और कर्तव्यभ्रष्ट, च्युत 
आदि अर्थ में इस शब्द का उपयोग होने लगा | 
संस्कारहीन व्रात्य कहलाता है । जैमिनीय ब्राह्मण 
में व्रात्य शब्द सम्भवत: ब्रतों के नियम-उपनियम 
के अर्थ में है (जै.ब्रा. 2.221)। यही शब्द 
प्रश्नोपनिषद्‌ में प्राण के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 

श 

शक्तिचालिनी मुद्रा-योगशास्रीय दस मुद्राओं में से 
एक | सिद्धासन या पद्मासन में बैठकर दोनों 
हथेलियाँ जमीन पर जमा दें | बीच-पचीस बार 
धरती से नितम्बों को उठाकर पृथ्वी पर ताडन 
करे, बाद में मूलबन्ध लगाकर नासिका के 
समुचित छिद्र से पूरक करके, प्राण-अपान को 
संयुक्त करके, जालन्धरबन्ध लगाकर यथाशक्ति 
छुम्भक करना चाहिए । कुम्भक काल में अश्विनी 
मुद्रा करनी चाहिए। बाद में जालन्धरबन्ध 
खोलकर पूरक से विपरीत नासिका से रेचन 
करना चाहिए और विकाररहित होकर स्थिर हो 
जाना चाहिए। तब यह मुद्रा होती है । इसका 
विशेष वर्णन घेरण्डसंहिता, हठयोगप्रदीपिका 
आदि ग्रन्थों में किया गया है जिज्ञासुओं को उन 
ग्रन्यो से जान लेना चाहिए । यहाँ विस्तार-भय से 
इतना ही कहा है। 

शब्दब्रह्म-ओंकार को शब्दब्रह्म कहा गया है। 
आध्यात्मिक सन्दर्भो में अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होने 
से उसे साक्षात्‌ ब्रह्म कहा गया है | (तैत्तिरीयोपः 
निषत्‌ 1.8.1) | श्रह्मबिन्दु उपनिषद्‌ (16-17) 

* उसका ध्यान-चिन्तन विहित हे और पखहा 

से हा एकता बताई हे । मैत्रायण्युपनिषद्‌ 
(6.22) में भी यही बात कही गई हे । 





पारिभाषिक शब्दकोश ही 


> 





कू में होता जिन मन्त्रों से स्तुति करते हैं 
उस स्तुति को शस्र कहा जाता है । 
शान्ति-क्रिया-वेग-गति-क्षोभ-उद्वेग आदि से रहित 
स्थिति । चित्त की वासना आदि का क्षय । 
आराम, निवृत्ति, अनिष्ट-निवारण । इसे श्रद्धावान्‌ 
प्राप्त करता है (गीता 4.39) । 
शांभवी मुद्रा-मूल तथा उड्डियाणबन्ध पूर्वक पद्य 
या सिद्ध आसन पर बेठकर नासाग्र अथवा 
भ्रूमध्य में दृष्टि को स्थिर करके ध्यान लगाने से 
शांभवी मुद्रा होती हे । 

शालीनवृत्ति-गृहस्थों के चार प्रकारों में एक | जो 
स्वयं यज्ञादि करते हैं, पर दूसरों को नहीं कराते 
वे शालीनवृत्ति हैं । 

शास्र-प्राचीन क्रषि-मुनियों के ग्रन्थ । कर्तव्या- 
कर्तव्य बोधक अनुशासन । चार वेद, छः वेदांग, 
मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र, पुराण, आयुर्वेद, 
धनुर्वेद, गंधर्ववेद और अर्थशास्त्र मिलकर वे 
कुल 18 माने गए हैं । 

शीतली प्राणायाम-योगशास्रों में लगभग 96 
प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, उनमें 9 मुख्य 
है। उनमें एक शीतली प्राणायाम है। इसका 
वर्णन गोरक्षसंहिता तथा घेरण्डसंहिता में किया 
गया है । क्रियाभेद से कुम्भकप्राणायाम के सहित 
आदि आठ भेदों में शीतली एक है । शीतली 
प्राणायाम में सर्वप्रथम दोनों नथुनों को बन्द करके 
दोनों ओठों को कौए की चोंच के समान बनाकर 
जिह्वा को थोड़ा बाहर निकाला जाता है । इसके 
बाद मुख द्वारा धीरे-धीरे वायु को अन्दर खींचा 
जाता हे । यथाशक्ति कुम्भक करके दोनों नथुनों से 
धीरे-धीरे वायु बाहर निकाला जाता है । यही 
शीतली प्राणायाम है । (हठयोगप्रदीपिका 2.57- 
58) | योगकुण्डलिन्युपनिषद्‌ के अनुसार 
शीतली प्राणायाम थोड़ा अलग है (योग. 21, 
30 एवं 31) | 

शुद्धि-शुचिता-पवित्रता-उपनिषदों ने केवल 
शारीरिक शुद्धि को ही नहीं, अपितु आन्तरिक 
पवित्रता को ही अधिक महत्त्व दिया है । नियमों 


से ज्यादा यमों को महत्त्व दिया है (मैत्रेयी, 
2.10) । ज्ञानरूपी मिट्टी और वैराग्यरूपी जल से 
धोए जाने पर ही सच्ची आन्तरिक पवित्रता होती 
है । (मैत्रेयी. 2.3) । 

शुभेच्छा-योग की सात भूमिकाओं में से पहली 
भूमिका । वैराग्य धारण करने से पहले सांसारिक 
मायाजाल के प्रति ग्लानि का भाव उत्पन्न होता है 
और शास्रजिज्ञासा होती है तथा सत्कमो के 
आचरण की वृत्ति होती है, तो उसे शुभेच्छा 
नामक योग की प्रथम भूमिका कहा गया है। 

शृंगारकला-चित्‌ शक्ति (बहवृचोपनिषद्‌ 1) ही 
आदि देवी हैं । 

शोक-अनिष्ट-प्राप्ति से हृदय में जो भाव होता है 
उसे “शोक' कहा जाता है। 

शौच-पाँच प्रकार के नियमों में से एक । आन्तरिक 
एवं बाह्य पवित्रता को शौच कहते हें । 

श्रद्धा-यह सत्य को धारणा (श्रत्‌ + था) है। 
रेमभक्तिपूर्वक पूज्यभाव को श्रद्धा कहते हैं | यह 
एक हदयवृत्ति है (बृहदारण्यक. 3.9.2) | गीता 
में त्रिगुणानुसार श्रद्धा के तीन भेद किए गए हैं। 
(17.2) । श्रद्धाविहीन हवन-दानादि और तप 
आदि को व्यर्थ कहा है (गीता 17.28) | मनु के 
अनुसार श्रद्धापूर्वक किया गया धर्माचरण ही 
फलदायी होता है (मनु. 4.226) । गीता (17.3, 
7.21) एवं ऋग्वेद (10.151.4) आदि में श्रद्धा 

` की महिमा गाई गई है । 

श्रवण-गुरुमुख से शास्त्र का श्रवण | आत्मज्ञान के 
लिए वेदान्तप्रतिपादित प्रथम साधन । 


श्राद्ध-पितरों के प्रति श्रद्धाभाव से अर्पित जल या 
भोज्य-पदार्थं को 'शराद्ध' कहते हैं । शाखरों के या 
लोक विधि के अनुसार पितरों के प्रति किए गए 
कार्य को श्राद्ध कहते हैं | मनु. ने श्राद्ध के पाँच 
प्रकार बतलाए हैं- नित्य, नैमित्तिक, काम्य, 


` वृद्धिश्राद्ध और पार्वण । भविष्यपुराण में बारह 


प्रकार के श्राद्ध बताए गए हैं। श्राद्ध का आरम्भ 
करने वाले इक्ष्वाकुपुत्र निमिराज माने गये हैं । 


616 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





उ शब्दों का 
विवरण 'त्र्यक्षरी विद्या' शब्द मैं द्रष्टव्य है। 
श्रुति-वेदमन्त्रों, ब्राह्मणों, आरण्यको और 
उपनिषदों को 'श्रुति' कहा जाता है, क्योंकि वे 
ऋषियों ने रचे नहीं, अपितु द्रष्टाओं ने अन्य 
ऋषियों को सुनाए है । 

श्रेय-प्रेय-श्रेय कल्याणकारी आध्यात्मिक मार्ग है 
और प्रेय भौतिक उन्नति करने की इच्छा से लिए 
जाने वाले मार्ग को कहते हें । आनन्दस्वरूप 
परब्रह्म की प्राप्ति का मार्ग श्रेय है तथा इस लोक 
या स्वर्गलोक के सुख-भोगों की प्राप्ति के लिए 
सामग्रियों को जुटाने का मार्ग है, वह प्रेय' का 
मार्ग है । (अधिक के लिए देखिए, कठ. 1.2.2) | 
श्रोत्रिय-वेद-वेदांगो में पारंगत पण्डित को 
'श्रोत्रिय' कहा जाता है । सुसंस्कृत ब्राह्मण विद्वान्‌ 
“श्रोत्रियः कहलाता हे । ऐसे ज्ञानी श्रोत्रिय का 
उल्लेख बृहदारण्यकादि उपनिषदों में किया गया 
है । (बृहदारण्यक. 6.1.14, मैत्रायणी. 6.15, 
तैत्तरीयो. 2.8 आदि) | 

ष 

षट्चक्र-योग-साना के ग्रन्थों में 'षट्चक्रभेदन' 
(षट्चक्रवेधन) का उल्लेख कुण्डलिनी जागरण 
के लिए किया जाता है (यो.शि. 6.74, यो.कु. 
3.7.12) | वे छः चक्र हैं-1. मूलाधार, 2. 
स्वाधिष्ठान, 3. मणिपूर, 4. अनाहत, 5. 
विशुद्धचक्र और 6. आज्ञाचक्र । 
षडंगन्यास-इसके विवरण के लिए “अंगन्यास' 
शब्द द्रष्टव्य है । 

घड्कर्मियाँ-ये एक तरह से मन की तरंगे है । ये छ: 
हैं--प्राणसम्बन्धी--भूख और प्यास, मन 
सम्बन्धी--शोक और मोह तथा शरीर सम्बन्धी 
--जरा और मृत्यु, ये कुल मिलाकर छ; हैं | 
षड्गुण-षट्सम्पत्ति-मोक्षप्राप्ति के लिए साधक 
को षट्‌ सम्पत्ति का आश्रय लेना पड़ता है | वह 
षट्‌ सम्पत्ति इस प्रकार है--शम, दम, उपरति, 
तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान । वेदान्त-श्रवण के 


अधिकारी बनने के चार साधनों में से यह एक 
साधन हे । 

षड्भावविकार-विकार भी ऊर्मियों की तरह छ: 
कहे गए हैं; यथा--1. जन्म, 2 अस्तित्व, 3. 
विपरिणमन (परिणाम), 4. विकास (वर्धन), 5. 
अपक्षय और 6. मृत्यु । संन्यासियों को इन षड्‌ 
ऊर्मियो से और षड्‌ भाव विकारों से दूर रहने को 
कहा गया हे । 

षड्रिपु-छ: प्रकार के शत्रु माने गए हैं--काम, 
क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य | इन्हे 
षड्वर्ग' भी कहा जाता हे (मुद्गल. 4.4, गीता 
3.37) | इन्हें छोड़ देने की बात गीता (16.21) 
में कही गई हे । 

षण्मुखी मुद्रा-मन और वायु पर विजय प्राप्त करने 
के लिए यह मुद्रा बतलाई गईं है। इसमें प्राण 
ऊर्ध्वगामी और मन एकाग्र होता है। इसमें 
आनन्दानुभूति होती है (जाबालदर्शनोपनिषत्‌ 
6.32-35) | स्वस्तिक आसन लगाकर एकाग्र- 
चित्त से अपान वायु को ऊपर चढ़ाकर शनै:-शनै: 
ओंकार का जप करते हुए, दोनों अँगूठों से दोनों 
कानों को, तर्जनियों से दोनों नेत्रो को और अन्य 
अगुलियो से दोनों नासिकाओं को बन्द करके मूर्धा 
में मन को आनन्द की अनुभूति होने पर्यन्त धारण 
करना चाहिए | इस तरह प्राण का मन में प्रवेश 
होता है । यही षण्मुखी मुद्रा है । 

षोडशकला-चन्द्र के सोलहवें भाग को कला 
कहते हैं । मनुष्य के सोलह विशिष्ट गुणों को भी 
षोडश कला कहा जाता हे। पूर्णब्रह्म को भी 
सोलह कला वाला कहकर उद्धृत किया गया 
है (जैमिनीयोप. 3.38.8) | सम्पूर्ण जगत्‌ को भी 
सोलह कला वाला मना गया है (शत.ब्रा. 
32:2.2.13) | षोडश संख्या पूर्णता की बोधक 
है। षोडशकला इसलिए पूर्ण शक्तियों की 
बोधिका है ब्रह्म ने सोलह कला के अपने एक 
तृतीयांश भाग से ही जगत्‌ बनाया है, बाकी तीन : 
पाद तो परे (अतीत) हैं (48 कलाएँ तो विश्वातीत 
2 अत; ब्रह्म को 64 कला वाला माना गया है । 
(निपद्य उदैत्युरुष: त्रिपादस्यामृतं दिवि’ ।) 


पारिभाषिक शब्दकोश 


न याग-सोमयागों के क्रम में यह चौथा याग 
है । यह अग्निष्टोम की विकृति माना जाता हे । 
थोड़ी सी विशिष्ट क्रियाओ के अतिरिक्त अन्य 
बातें अग्निष्टोम जैसी ही हें । यह याग वीर्य- 
कामना से किया जाता है (स.श्रौ. 7.9) | अग्नि, 
इन्द्राग्गी और इन्द्र इसके देवता हैं । इनके लिए 
क्रमश: दो अज और एक मेष समर्पित किया 
जाता है । 

स 
संकल्प-निश्चय अथवा तीव्र विचार 'संकल्प' हे । 
संकल्पों का आश्रय मन होता है (बृ. 2.4.11) | 
कल्याणकारी (शिव) संकल्प उत्कृष्ट ज्ञान का 
साधन हो सकता है (शि.सं. 3) । संकल्पो से ही 
कामनाएँ उत्पन्न होती हैं, उन्हें त्यागने की बात 
गीता में कही गयी है (6.24) | उपनिषदों में 
संकल्पों को मन का स्वरूप कहा गया है। 
संकल्प और मन को अलग नहीं मानना चाहिए 
(महोपनिषत्‌ 4.53) | 


संन्यास-चार आश्रमों में से अन्तिम आश्रम । सम्‌ 
(पूर्ण) और न्यास (छोड़ना) अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
कर्मकाण्ड को छोड़कर आत्मनिरत रहने के लिए 
किया गया वास । वह दो प्रकार का है--क्रमिक 
और आतुर | क्रमिक संन्यास 75 वर्षों के बाद 
लिया जाता है और आतुर संन्यास वैराग्य आने 
पर तुरन्त लिया जाता है। विविदिषा संन्यास 
आदि भी संन्यास के प्रकार है । 


सन्यासी-संन्यास धारण करने वाला संन्यासी कहा 
जाता है । वह जितेन्द्रिय, वैरागी और मुमुक्षु होता 
। परिब्राजक, यति, मुनि, अवधूत आदि इसी 
नामान्तर हें । निरालम्ब (39), मैत्रायणि. 
(2.17) आदि अनेक उपनिषदों में इसका विस्तृत 
विवरण दिया गया है। संन्यासी के प्रकार, 
नियम, दिनचर्या, आदि सब बातें उन उपनिषदों 
मैं बताई गई हे। : 
भेवत्सर-सामान्य अर्थ वर्ष होता है । अन्य अर्थ 
यह हे--प्रत्येक साठ वर्ष की एक इकाई करके 
बारह भागों में विभक्त किया जाता है और 





617 





प्रत्येक भाग का प्रथम वर्ष, जो पाँच-पाँच वर्षो के 
बाद आता है, उसे संवत्सर कहते हें और उन 
बारह भागों को 'युग' कहा जाता है । संवत्सर का 
प्रारम्भ चैत्र-शुक्ल प्रतिपदा-मत्स्यावतार जयन्ती 
के दिन से होता है। आदित्य को “संवत और 
चन्द्रमा को सर' कहा गया है (जै.ब्रा. 2.60) | 
एक संवत्सर में बारह मास और चौबीस अर्धमास 
होते हैं (मैत्रा.ब्रा. 1.10.5; ऐत.ब्रा. 8.6) | 
अग्नि और प्रजापति भी संवत्सर कहे गए हैं 
(ताण्ड्यमहाब्राण, 17.13.17 और शत.ब्रा. 
1.6.3.35) । संवत्सर साठ माने गए हैं । 

संस्कार-संस्कार का अर्थ सुधार या परिष्कार है-- 
स्वभाव-परिशोधन । मनुष्य के अचेतन मन में 
अनुभवों को पड़ी हुई छाप भी संस्कार कहलाती 
है । मनुष्यों के कार्य संस्कारों से प्रेरित होते हैं। 
माव-जीवन में परिष्कार करने के लिए हमारे 
ऋषि-मुनियों ने सोलह संस्कारों की योजना की 
है । इन संस्कारों से मनुष्य में उत्तरोत्तर भावों और 
विचारों का परिष्कार होता रहता है। संस्कार 
किसी विशेष योग्यता को प्राप्त करने के लिए भी 
किए जाते हैं। (जै.सू. 3.2.1 का भाष्य और 
तनत्रवार्तिक) । 

सकाम-निष्काम कर्म-किसी कामना के लिए 
किए जाने वाले कर्मो को सकाम कर्म या काम्य 
कर्म कहते हैं, और कामनारहित निष्काम- 
कर्माचरण को कर्तव्य समझकर लोकसंग्रह या 
ईश्वरप्री्यर्थ किए जाने वाले को निष्काम कर्म 
कहते हैं | सकाम कर्मों से बन्धन और निष्काम 
कर्मा से बन्धनमुक्ति होती है। (गीता. 2.47, 
4.20, 5.12 और 12.12 आदि देखिए) । 

सगुण-सविशेष ब्रह्म-वह चैतन्य, जिसमें 
सर्वज्ञत्व, सर्वेश्वरत्व, सर्वनियंतृत्व आदि का 
आरोप किया जाता हे । 

सच्चिदानन्द-यह आत्मा अथवा परमात्मा का 
स्वरूप है | वह “सत्‌'-त्रिकालाबाधित अस्तित्व, 
है, वह चित्‌-चैतन्यरूप, ज्ञानरूप, स्वप्रकाश. 
रूप, स्फुरणरूप है और वह आनन्दरूप, 
निरतिशय आनन्दस्वरूप है। (देखिए कठोप- 
निषद्‌, 1.2.18, 2.1.15 आदि) । 


618 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





ति असत्‌- सत्‌" शब्द के अस्तित्व, सत्ता, सत्य, 
ब्रह्म, शाश्वत, स्थायी, सज्जन आदि कई अर्थ होते 
हैं, किन्तु हम उस ब्रह्म को ही नित्य-स्थायी- 
त्रिकालाबाधित शाश्वत तत्त्व के रूप में लेंगे । 
इसके विपरीत असत्‌ वह है, जो मिथ्या, असत्य, 
अस्तित्वहीन, सत्तारहित, बुरा, दुष्ट आदि होता 
हे | यहाँ के सन्दर्भ में जगत्‌ ही असत्‌, मिथ्या, 
कालाबाधित है । उपनिषत्‌ कहती हे--सत्य को 
ही सदा जय होती है (मै.ब्रा. 4.3.8) | सत्य में 
प्रमाद नहीं करना चाहिए (तैत्ति. 1.11.1) । गीता 
कहती है कि असत्‌ का कोई भी अस्तित्व नहीं है 
और सत्‌ का कहीं भी अभाव नहीं है (गीता 
2.16) । यज्ञ, तप, दान, सौजन्य और सद्भाव में 
सत्‌ है (गीता 17.26-27) । 
सत्त्व-प्रकृति के तीन गुणों में एक सत्त्व है। 
त्रिगुणात्मिका प्रकृति के सत्त्व, रजस्‌ और 
तमस्‌- ये तीन गुण हैं, इनमें सत्त्व सर्वोत्तम गुण 
है । ज्ञान, शान्ति, विवेक, सत्प्रवृत्त आदि इसके 
लक्षण हैं । 'सत्त्व' शब्द आत्मा-परमात्मा की मूल 
सत्ता का भी बोधक हे। यह सत्त्व (सत्तारूप 
परमात्मा) त्रिगुणातीत है । प्रकृति के ये तीनों गुण 
जीवात्मा को शरीर से बाँधते हैं (गीता 14.5) 
तीनों गुणों के लक्षण गीता (14.9 से 14.17) में 
बताए गए हैं। 

सत्त्वापत्ति-अक्ष्युपनिषत में बताई गई सात 
भूमिकाओं में से यह चौथी भूमिका है । इसके द्वारा 
आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित होता है। 
सदानन्द-अद्वैत में (मुक्ति में) मिलता हुआ 
आत्यन्तिक निरतिशय आनन्द ही सदानन्द है। 
रादगति-सदगुरु-हमारे यहाँ सदगुरु की महिमा 
का अत्यन्त गुणगान है। वे सद्गति (मोक्ष- 
प्राप्ति) कराते हैं । गुरु श्रोत्रिय और ब्रह्मनिष्ठ हो 
तभी वह सदगुरु है । 

'सनातन-सद,तत, कालातीत, त्रिकालाबाधित 
तत्त्व, ब्रह्म । 

सन्तोष-यह योग के आठ अंगों के अन्तर्गत दूसरा 
अंग (नियम) है । इस नियम के पाँच प्रकार है, 


4 


उनमें एक सन्तोष दूसरा नियम हैं । अपनी स्थिति 
के अनुसार योग्य प्रयत्न करने पर जो प्राप्त हो 
उसे “सन्तोषः कहते हैं । वही सुख का मूल है। 
(मनु. 4.12, जाबालदर्शनो. 2.5) । 

सन्धि-पारस्परिक वैर निपटाने के लिए राजाओं का 
समझौता, अस्थियों के विविध जोड़, स्वर- 
व्यंजनादि को मिलाने से होने वाला रूप, दिन- 
रात का मिलन, प्रात:-मध्याहर-सायं काल आदि 
अनेक अर्थों में सन्धि शब्द प्रयुक्त होता है । यहाँ 
के सन्दर्भ में प्रातः, मध्याह और सायंकाल की 
त्रिसन्ध्या है । प्रत्येक संध्या में गायत्री जप और 
उपासना का विधान है । संधिकाल की उपासना 
विशेष फलदायिनी होती हैं। (सम्‌ = सम्यक्‌ 
और ध्या = ध्यान) उस समय अच्छा ध्यान 
लगाने का संकेत है । सन्धि और सन्ध्या--दोनों 
शब्द एक ही अर्थ को प्रकट करते है । 

सप्तचक्र-सामान्यतया कुण्डलिनी-जागरण के 
लिए छ: चक्रों का भेदन विहित है, परन्तु इस 
षट्चक्रभेदन के बाद जो इससे परे सातवें चक्र 
तक कुण्डलिनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन होता है, तो 
साधक पूर्णता की स्थिति में पहुँच जाता है । यह 
सातवा चक्र सहस्रारचक्र हे । इसमें सहल्रदल 
कमल होने की बात कही जाती है । तन्त्रसार, 
हठयोगप्रदीपिका आदि ग्रन्थों में इन सातों चक्रों 
को विशद विवेचना की गई है । 


सप्त जिह्वाएँ-यज्ञीय विधियों में अग्नि का आधिः 
देविक रूप--मानवीकरण भी एक है। ऊर्जा- 
उष्णता-प्रकाशादि युक्त अग्निदेव मुखादि 
अवयवों से युक्त होकर भोजन आदि करते हैं। 
अग्निदेव अपनी जिहाओं से आज्य आदि हव्य 
पदार्था को ग्रहण करते हैं । अग्नि के इस प्रकार 
मानवीकरण-दैवीकरण से अग्नि की लपटें ही 
उसकी जिहाएँ मानी जाती हैं। ये लपटे 
(ज्वालाएँ) पुराणों एवं उपनिषदों में सात प्रकार 
की मानी गई हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ (1.2.4) के 
अनुसार ये सात जिह्वाएँ काली, कराली, मनो” 
जवा, सुलोहिता, सुधूमवर्णा, स्फुलिंगिनी और 
विश्वरुची हैं। वस्तुत: तो ये जिहाएँ अग्नि की 


पारिभाषिक शब्दकोश 


619 





= ही हैं। इसी को आगे सात दीप्तियों में 
भी कहा गया है (मुण्डक. 2.1.8) | 
सप्तयज्ञ-यज्ञप्रधान संस्कृति में यज्ञो के श्रोत और 
स्मार्त ऐसे दो विभाग किए गए हैं। यहाँ के 
सन्दर्भ में तो ये सात यज्ञ दार्शनिक स्तर के ही 
हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ (2.1.8) में सप्तयज्ञ या 
सप्तहोम का तात्पर्य स्पष्ट करते हुए आचार्य 
शंकर कहते है कि होमों का अर्थ 'अपने विषयों 
का विज्ञान” होता है । 'यदस्य विज्ञान इस श्रुति 
से भी यही अर्थ सिद्ध होता है । यहाँ पर विषयों 
के विज्ञान' से तात्पर्य “सप्तप्राण (शीर्षस्थ 
इन्द्रियवर्ग) के ज्ञान' से हे । इस विशिष्ट ज्ञान को 
जब आत्मदृष्टि के उद्देश्य से होमा जाता है या 
छोड़ा जाता है, तो उसे ही सात यज्ञ कहा जाता 
है । परन्तु व्यवाहरिक दृष्टि से तो ये सात यज्ञ 
दो यज्ञ सुबह-शाम के, एक यज्ञ दर्श का, एक 
यज्ञ पौर्णमास, एक चातुर्मास्य, एक आग्रायण 
और एक सांवत्सरिक--ये कुल मिलाकर सात 
होते हैं। 

सप्तलोक-भूः, भुवः, स्वः, जनः, महः तप और 
सत्य--ये सात लोक हें । 
सप्त समिधाएँ-यज्ञीय अग्नि को प्रदीप्त करने के 
लिए सात समिधाएँ विहित हैं-आप्र, पलाश, 
खदिर, उदुम्बर (गूलर) आदि । दार्शनिक दृष्टि से 
'इन्द्रियविषय’ ही समिधाएँ हें । शीर्षस्थ सात 
इन्द्रियाँ ही सात समिधाएँ है, यथा--2 नाक, 2 
कान, 2 चक्षु, और 1 जोभ मिलाकर सात होती 
हैं | 

समाधि-सामान्यतया चित्त की एकाग्रता समाधि है 
परन्तु विशेषरूप से विकाररहित विशुद्ध चित्तवृत्ति 
की अवस्था 'समाधि' कही जाती है। समग्र 
चित्तवृत्तियो का बाहर से निरोध हो जाने पर वे 
जब पूर्णत: आत्मस्थ हो जाती -हैं, तब समाधि 
होती है। अष्टांग योग का आठवाँ एवं अन्तिम 


अंग समाधि है । सविचार, सवितर्क, अस्मिता 


और आनन्द के भेद से समाधि (संप्राज्ञतसमाधि) 
के चार भेद किए गए हैं। इस समाधि में ध्याता, 


ध्यान और ध्येय का भान रहता है, जब कि 
असंप्रज्ञात समाधि में वह भान नहीं होता । 

सम्प्रसाद-चित्त की प्रसन्नता एवं निर्मलता | 
पख्रह्मोपनिषद्‌ में पखह्य के ध्यान की अवस्था 
को सम्प्रसाद कहा हे । और उसे देवों का 
सम्प्रसाददाता, अन्तर्यामी, असंग चैतन्य पुरुष 
कहा हे । कभी-कभी सुषुप्ति को भी सम्प्रसा 
कहते हैं। मुण्डकोपनिषद्‌ में स्वप्नानुभव में 
आत्मा को भी सम्प्रसाद कहा गया है। 
सुबालोपनिषद्‌ (4.3) में द्वितीय कोशस्थ शयन 
करने वाले और लोक-परलोक का दर्शन करने 
वाले तथा समस्त शब्दों को जानने वाले आत्मा 
को सम्प्रसाद कहा गया हे । 

संभूति-संभवन का (उत्पन्न होने का) नाम संभूति 
हैं। संभूति कार्यरूप होती है । इसलिए यह 
दृश्यमान जगत्‌ संभूति हे--ऐसा शंकराचार्य का 
अर्थ हे । असंभूति इसके ठीक विपरीत अर्थ- 
वाचक शब्द है । 

सरस्वती-चालन-शक्तिचालन मुद्रा का अपर 
नाम । 

सर्ग-प्रतिसर्ग-सर्ग' का अर्थ संसार अथवा सृष्टि 
होता है । जगत्‌ के मूल उद्गम स्थान को भी सर्ग 
कहा गया है । और जगत्‌ के प्रलय को 'प्रतिसर्ग' 
कहा गया है । पुराणों के लिए इन दोनों का वर्णन 
आवश्यक विषय होता है। सर्ग को ब्रह्म का 
विकास तथा प्रतिसर्ग को ब्रह्म का संकोच माना 
गया है । 

सर्वान्तर्यामी-सभी भूत प्राणियों के अन्तस्‌ में रहने 
वाले को सर्वान्तर्यामी कहते हैं । वह ईश्वर है, 
प्राणियों के हृदय में रहता है (गीता 18.61) । 
श्रेताश्वर (6.11) में कहा है कि सभी भूतो में एक 
देव गूढ रूप से अवस्थित है । वह सर्व भूतों का 
अन्तरात्मा है । नृसिंहपूर्वतापिन्युपनिषद्‌ (1.12) 
में यही बात 'ऋत' और सत्य' शब्द का प्रयोग 
करके कही गई है। “साक्षी' इसी का नामान्तर 


है। 


सविकल्पक समाधि-जिस समाधि में ध्याता, 


620 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





र और ध्यान की त्रिकुटि का भान रहता हो, | सहजोली मुद्रा-शरीर-शोधनार्थ की जाने वाली 


उसे सकविकल्प समाधि कहते हैं । 


सविता-सूर्य (आदित्य) को सविता कहा गया है 
क्योंकि उन्हीं को सृष्टि का उत्पादक, सर्जक, 
रचयिता भी माना गया है। ये सुप्रसिद्ध वैदिक 
देवता हैं। सूर्य के उदीयमान स्वरूप को ही 
सविता कहा जाता है (निरुक्त 8.31) । आदित्य 
अन्तरिक्षा देवता हैं, वही सावित्री हैं (सावि. 6 
और जैमिनि. 3.18.3) । आदित्य, भर्ग आदि 
भी इनके नाम हैं । मैत्रावरुण आदि में भी इनकी 
महिमा का गान है। 

सहज समाधि-अष्टांग योग की चरमावस्था समाधि 
है। परन्तु ऐसे औपचारिक साधन के बिना ही 
(साधना किए बिना ही) अपने दैनन्दिन के कार्य 
करते रहने पर भी जीवन के परम लक्ष्य को पा लेना 
स्वभावतः समाधि 'सहजसमाधि’ कही जाती है। 
इसी समाधि को कबीरदास ने सहजसमाध भली? 
कहकर प्रशंसा की है। महोपनिषद्‌ के चौथे 
अध्याय के 61वें और 62वें मन्त्र में इस 
सहजसमाधि का उल्लेख किया गया है । उपनिषद्‌ 
कहती है कि जो सुन्दर औदार्य और वैराग्य रस से 
ओतप्रोत आनन्दमय अवस्था की प्राप्ति होती है, 
उसे ही समाधि अवस्था कहते है । जब सांसारिक 
पदार्थों के त्याग के प्रति दृढ निश्चय हो जाता है 
और इससे जब जीवन में राग-द्रेष आदि सम्पूर्ण 
नष्ट हो जाते हैं. वही समाधि है। यह समाधि 
साधनसाध्य समाधि से अलग ही है । यहाँ केवल 
अभ्यास बल से ही एकाग्रवृत्ति होती है। उसी 
आनन्दसमाधि को सहजसमाधि कहते हे । 

सहजावस्था-योगसाधना की पराकाष्ठा ही 
सहजावस्था कही जाती है । इस स्थिति में साधक 
हर स्थिति में समानता रखता है। शीतोष्णादि 
द्वन्द्ों को सहना और हर हाल में खुश रहना ही 
साधक का स्वभाव हो जाता है । गीता इसी को 
समत्वयोग, ब्राह्मी स्थिति और स्थितप्रज्ञता कहती 
है । महोपनिषद्‌ (4.72) में इस स्थिति का विशद 
वर्णन करते हुए कहा गया है कि ममत्व बन्धन है 
और निर्ममत्व बन्धराहित्य है। यह अवस्था 
दुर्लभ है, जो गुरु-कृपा या ईशानुग्रह से प्राप्य है। 


बहुत-सी मुद्राओं में से एक, जो हठयोग में बताई 
गई है । 

सहस्रार चक्र-छ: चक्रों के परे सातवाँ चक्र जो 
आज्ञाचक्र के ऊपर स्थित हे । 

सांख्य-इसका सामान्य अर्थ ज्ञान है। छः 
आस्तिक दर्शनों में से एक महत्त्वपूर्ण दर्शन । 
इसके प्रणेता कपिल माने जाते हैं । पुरुष-प्रकृति 
दो तत्त्वों को मानने वाले वे द्वैती थे । सांख्य लोग 
इस जगत्‌ को त्रिगुणात्मिका प्रकृति के द्वारा 
निर्मित मानते हैं । मूलतः तो सांख्य ज्ञान ही था | 
दर्शन के रूप में वह ज्ञान से अलग तो बाद में 
हुआ । ज्ञान ही वेदान्त है। 

साक्षात्कार-इस शब्द का अर्थ--प्रत्यक्ष दर्शन, 
अनुभव, अनुभूति, ज्ञान आदि है। आत्म- 
साक्षात्कार या ब्रह्म-साक्षात्कार के लिए 
उपासनादि कई कर्म उपायरूप में कहे गए हैं । 
गुरूपदिष्ट चार वेदान्तीय महावाक्यों का चिन्तन 
करते हुए अनुभूति की अवस्था प्राप्त करके 
साधक अपने शुद्ध मन--अग्र बुद्धि के द्वारा 
साक्षात्कार करता है। वह नित्यशुद्धबुद्धमुक्त 
ब्रह्मानुभूति हे । 

साम-चार वेदों में से एक गायन-प्रधान वेद | 
अन्य वेदों के कुछ मंत्रों को गायन में बिठाने से 
ही सामवेद बना है । कहीं ऋग्वेद के मन्त्रों को भी 
साम कहा है | गान और तत्त्व जुड़ने से साम को 
महत्ता बढी हुई है। गीता में भगवान्‌ ने भी 
सामवेद को अपनी विभूति माना है (गीता 
10.22) ब्राह्मण-गन्थों (शत.ब्रा. 4.4.5.6) में 
भी साम को वाणी को प्रतिष्ठा कहा है 
छान्दोग्यपनिषद्‌ (2.2.1 ) में साम की पंचविध 
उपासना का वर्णन किया गया है । 

2 0 काल ह प्रकार की मुक्ति में से एक है, 

ह क भगवान्‌ के समीप ही रखती 

CE) स अर्थात्‌ उसी लोक में भक्त 


सायुज्यपद-यह भी पाँच प्रकार की मुक्ति में से एक 





पारिभाषिक शब्दकोश 





हे । इसमें साधक भगवान्‌ के साथ जुड़ जाता हे 
अर्थात्‌ भगवद्रूप ही हो जाता हे । 
सारूप्य-पाँच मुक्तियो में से सारूप्य मुक्ति वह है 
जिसमें भक्त का रूप भगवान्‌ जैसा ही बन जाता 
हे | इसमें वह भगवान्‌ के साथ जुड़ नहीं जाता 
अर्थात्‌ एक नहीं हो जाता अपितु उनके जैसा रूप 
धारण करते हुए उनसे अलग रहता हे । 
सालोक्य-पाँच प्रकार की मुक्ति में से एक । इसमें 
साधक परमात्मा को सदा के लिए निरखता रहता 
हे और परमात्मा को ही परमात्मा (सगुण को) 
सदा के लिए देखता रहता हे । 
सावित्री-गायत्री की लौकिक शक्ति सावित्री हे । 
स्थूल जगत्‌ की शक्तियों से उसका सम्बन्ध है । 
पारलौकिक शक्ति या ब्रह्मविद्या को गायत्री कहते 
हैं, तथा वर्चस्‌ या तेजस्‌ को सावित्री मानते हैं । 
आदित्य सूर्य हे तो प्रकाशित 'द्योः' सावित्रीरूप 
है | यदि सविता अग्नि है तो धरती सावित्री है । 
वरुण सविता है तो 'आप:' सावित्री है । (सावि. 
1.2) | सावित्री को जानने वाला मृत्यु को तेर 
जाता है और वह उसी लोक को प्राप्त होता है । 
(जेमिनि. 4.28.6) । अथर्वशिर (6) में ब्रह्म से 
लेकर गायत्री से लोकों की उत्पत्ति बताई गई है । 
सिंहासन-यह आसन दक्षिण टखने को बायी ओर 
सीवन के नीचे रखकर बायें टखने को इसी तरह 
उल्टा रखकर किया जाता है । (जा. 3.6.1.3) 
सिद्धासन-बाँए पैर की एड़ी को सीवन के बीच 
बलपूर्वक स्थिर करके तलवे को दायें पैर के ऊरु 
पर रखने से यह आसन बनता हे । 
सिद्धि-यह आध्यात्मिक सफलता या विभूति का 
बोधक शाब्द है। योग की अणिमा आदि आठ 
सिद्धियाँ तो सुप्रसिद्ध ही हैं। ईश्वरपरीत्यर्थ 
निष्कामकर्माचरण करने वाला भी सिद्धि प्राप्त 
करता है, ऐसा गीता कहती है (गीता 12.10) | 
पुख-दुःख-अनुकूल वेदनीय सुख है और 
प्रतिकूल वेदनीय दुःख है । 
भुपुप्ति-जीव की तीन अवस्थाओं में से एक। 
भ्थूल-सूक्ष्म शरीर की निष्क्रियता की आनन्दयुक्त 








621 





। उठने के बाद आनन्द का स्मरण होता 
हैं, वही उसकी आनन्दयुक्तता का प्रमाण है । 
सुषुम्ना नाडी-हृदयकेन्द्रस्थ 101 नाड़ियों के जाल 
में प्रत्येक नाडी की सौ-सौ शाखाएँ और उन 
शाखाओं में प्रत्येक शाखा की बहत्तर हजार 
उपशाखाएँ योग में मानी गई हैं। इनमें इडा, 
पिंगला और सुषुम्ना--ये तीन नाड़ियाँ मुख्य हैं । 
सुषुम्ना नाडी के बारे में क्षुरिकोपनिषद्‌ कहती है 
कि सुषुम्ना परमतत्त्व में लीन है और विरजा 
ब्रह्मरूपिणी है । वाम नाडी इडा और दक्षिण 
नाडी पिंगला के बीच के उत्तम स्थान में स्थित 
सुषुम्ना नाडी को जो जानता है, वह वेदवित्‌ है 

(क्षुरि. 16.17) | 
सूक्ष्मद्रष्टा-अति सूक्ष्म बातों को समझ लेने वाला, 
तीक्ष्ण बुद्धिमान, अथवा--ऋषि, परमेश्वर और 
शिव को भी सूक्ष्म द्रष्टा कहा गया है। भेदक 
बुद्धिवाले मर्म को पकड़ने वाला सूक्ष्म द्रष्टा कहा 
जाता हे । कठोपनिषद्‌ (1,3.12) में सूक्ष्माति- 
सूक्ष्म हृदय गुहा में अवस्थित तथा सकल- 
विश्वसर्जक बहुविध परमात्मा को ही सूक्षमदरष्टा 
कहा गया है । 
` सूत्रात्मा-समष्टि के सूक्ष्मशरीर के अभिमानी. 
देवता । हिरण्यगर्भ का नामान्तर । 
सृष्टि-अतिसृष्टि-संसारोत्पत्ति को 'सृष्टि' कहते हैं । 
सृष्टि के पहले एकाकी चेतन पुरुष द्वारा की गई 
प्रथम कामना से क्रमशः संसार (जगत्‌) को 
उत्पत्ति हुई, इसे सृष्टि कहते हैं । (छा. 6.3.2 
मुण्डक 1.1.9) । प्रलय के समय पुन: उसी में 
यह सृष्टि मिल जाती है (तैत्ति. 3.1.1) और जो 
उत्कृष्ट सृष्टि है उसे 'अतिसृष्टि कहते हैं । 
सोम-एक पोषक वनस्पति, लता । सोमरस और 
सोमवल्ली की वेदों में बारबार अत्यन्त महिमा 
गाई गई है । (साम. 473-474, यजु. 16.72, 
अथर्व. 3.27.4 आदि) । 
सो$हम्‌-जीव-ब्रहोक्य प्रतिपादक अनेकानेक 
वाक्य वेदान्त में हैं। जीव अज्ञानवश होकर 
अपने को ब्रह्म से अलग मानता है। उसे बोध 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





622 
ठे. के लिए--'शिवो$हम्‌', 'अहं ब्रह्मास्मि 
“तत्त्वमसि', “अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञानं ब्रह्म' 


आदि अनेक वाक्य हैं । “सोऽहं? भी इसी प्रकार 
का वाक्य है । जब मनुष्य का आज्ञानरूप निर्माल्य 
दूर हो जाता है तब देहदेवालय में अवस्थित उस 
चैतन्य को ब्रह्मरूप से ही पूजना चाहिए । 

स्तोम-संहिताओं में देवों के प्रति स्तोम संग्रहीत 
है । स्तोम का अर्थ स्तुति, गुणगान, प्रशंसा 
आदि होता है (जै. 1.43.6) | सामगानान्तर्गत 
स्तुति-परक मन्त्र ही स्तोम है । 

स्थितता-हृदय की दिव्य भावनाओं से परितुष्ट 
सतत शान्त साधक की अवस्था “स्थितता' कही 
जाती है । याज्ञवल्क्य ने बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में 
जनक को समझाते हुए इस शब्द का प्रयोग किया 
है (बृह. 4.1.7) | गीता (2.55) भी यही कह 
रही है। 3 

स्थूलप्रकृति-मूलप्रकृति तो भगवान्‌ की माया नाम 
की शक्ति या तीनों गुणों की साम्यावस्था, या 
विश्व का मूलं कारण कही जाती है। उसमें से 
उत्पन्न हुए आब्रह्माण्डस्तम्बपर्यन्त जगत्‌ को 


स्थूलप्रकृति कहा जाता है | योगचूडामण्युपनिषद्‌ 


(72) में इसका विवेचन किया गया है । 

स्थूलशरीर-तीन शरीरों में से दृश्य पांचभौतिक 
शरीर को स्थूलशरीर कहते हैं । अन्य दो शरीरों 
में सूक्ष्मशरीर और कारणशरीर है । सूक्ष्मशरीर को 
लिंगशरीर भी कहते हैं। वह सत्रह तत्त्वों का 
बनता हे (10 इन्द्रियाँ, 5 प्राण और मन तथा 
तदुपाधिक चैतन्य) । 


खुवा-एक यज्ञीय उपकरण है, जिससे अग्नि में घी 


की आहुतियाँ डाली जाती हैं । 


स्वधा-पितरों को श्रद्धापूर्वक भोज्य-पदार्थ, पिण्ड 
या जल समर्पण करने के समय स्वधा' शब्द का 
उच्चारण किया जाता है । इसे 'स्वधाकार' कहते 
हें । पितर स्वधारूपी अन्न से ही आयु पाते हैं 


(शत.ब्रा. 13.8.1.4, तै.सं. 2.3.10.4; और 


छान्दोग्य. 2.22.2) । उपनिषद में वाणी को धेनु 


रूप मानकर उसके चार स्तनों के रूप में-- 


स्वाहाकार, स्वधाकार, वषट्कार और हन्तकार 
माने हैं, (बृहदारण्यक. 5.8.1) । पुराणों में 
'स्वाहा' और 'स्वधा को अग्नि की दो पत्तियों के 
रूप में माना है । देवों के लिए स्वाहा और पितरों 
के लिए स्वधा बोलकर उन्हें उनका भाग--तर्पण 
पहुँचाया जा सकता हैं । 
स्वप्न-जीव की तीन अवस्थाओं में से एक । निद्रा 
में वस्तुओं, व्यक्तियों और घटनाओं का सम्बद्ध 
या असम्बद्ध दिखाई देना ही स्वप्न है । स्वप्न में 
सूक्ष्मशरीर काम करता है । उसका अधिष्ठाता देव 
तैजस्‌' कण्ठ में निवास करता है । स्वप्न का 
उल्लेख ऋग्वेद (2.58.10) में भी हैं। 
ब्रह्मवेवर्तपुराण के 77वें अध्याय में स्वप्नों को 
शुभाशुभ फलश्रुति बताई गई है । रात में स्वप्न में 
पितृराज मनुष्यों में प्रविष्ट होते हैं (जै. 4.5.2) । 
कठोपनिषद्‌ (2.3.5) में कहा है कि जैसे स्वप्न 
में वस्तुएँ अस्पष्ट दीखती हैं वैसे ही पितृलोक में 
परमात्मा अस्पष्ट दिखाई देते हें । “स्वप्न' एक 
भूमिका का भी नाम हे | 
स्वयभूः-परिभूः-'स्वयंभू’ का अर्थ अपने-आप 
ही उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा, विष्णु, महेश, 
कामदेव आदि कहे जाते हैं । यह शब्द ईश्वर का 
विशेषण भी है | प्रथम मनु का भी “स्वायंभुव 
मनु कहा गया है । और 'परिभू:” शब्द का अर्थ 
चारों ओर से आच्छादित किया गया होता हे । 
स्वर-वेदों में तीन प्रकार के स्वर हैं--उदात्त, 
अनुदात्त और स्वरित । छान्दोग्य (2.22.5) और 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (1.2.1) में अ-आ आदि ध्वनि 
बोधकों को स्वर कहा गया है । ब्राह्मणग्रन्थो में 
स्वर को आदित्य, प्राण, पशु, श्री, प्रजापति और 
अनन्त के रूप में वर्णित किया है। (जै.उ.ब्रा. 
3:53.1; शारा. 7.1.10)। हमारी भाषा में 
अआ, इई, उऊ, ऋक आदि स्वर हैं, तो संगीत में 
ता सात स्वर हैं। योगचूडामणि 
क अन्य ही प्रकार के साधना सम्बन्ध 
बात कही गई हे । उसमें श्वास-प्रश्चास 
LE) में स्वर का प्रयोग 
--योःचू. 67) 


| 





पारिभाषिक शब्दकोश 


623 





र का अर्थ दीप्तिमान या प्रकाशक 
और विराट्‌ का अर्थ व्यापक होता है । छन्द में 
दोनों शब्द साथ में आए हैं। दोनों वैदिक छन्द 
हें। जिस छन्द के प्रत्येक द्विपद में आठ तथा 
एक पद में दश अक्षर हों उसे “स्वराट्‌! या 
स्वराज्‌ कहते हैं और दश-दश अक्षरों के तीन 
चरण वाले छन्द को विराट” कहते हैं। विराट्‌ 
की विशिष्ट अवधारणा 'विराट्‌ पुरुष’ है। 
(गा.स्ह. 4.5) 

स्वर्ग्य अग्नि-स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली अग्नि 
विद्या । कठोपनिषद्‌ में इसे 'स्वर्ग्य अग्नि' का 
नाम दिया गया है (कठोपनिषद्‌ 1.1.13) | बाद 


' में यमराज ने उस स्वर्ग्य अग्नि को प्रसन्न होकर 


नचिकेता का ही नाम दे दिया (कठ. 1.1.17) । 


स्वस्ति-कल्याण, क्षेमकुशल, शुभभावना आदि 
अर्थ वाला यह शब्द ऋग्वेद के कई सूक्तों में और 
स्वस्तिपाठ में आया है। सोमदेव से की गई 
कल्याण-प्रार्थनाओं में (तै.ब्रा. 1.4.8.6) तथा 
कठोपनिषद्‌ (1.1.9) में इस शब्द के द्वारा 
परमात्मा का ओम्‌ अक्षर द्वारा स्मरण करने का 
निर्देश दिया गया है। मुण्डक (2.2.6) और 
कठरुद्र (4) आदि में भी इसका प्रयोग किया 
गया है । 


स्वाधिष्ठान चक्र-यौगिक नव चक्रों में से एक । 


इन सभी चक्रों का विवरण पहले दिया जा चुका 
है। उसे 'नवचक्र' शब्द की व्याख्या में देख 
सकते हैं । 


स्वाहा-'स्वाहा' (सु + आ+ हा) शब्द का अर्थ 


अच्छी तरह से या पूरे तौर से छोड़ देना या 
विसर्जन करना होता है । यज्ञ में याजक 'स्वाहा' 
शब्द के उच्चारण के साथ आहुतियाँ (होमद्रव्यं 
का अग्नि में विसर्जन) देता हे । इसे स्वाहाकार 
कहते हैं | यह शब्द इसी क्रिया के लिए प्रयोज्य 

गया है। निरुक्तकार ने “स्वाहा' शब्द का 
दूसरा अर्थ- सु + आह = “सुन्दर कथन’ भी 
किया है। अथवा स्व = स्वत्व को, आ = ठीक 
रह से और हा = छोड़ना या त्याग करना, ऐसा 
भी किया है । (निरुक्त. 8.20) 








स्वदेज-पसीने से उत्पन्न होने वाले जन्तु आदि | 
चार प्रकार के जीवों में से एक प्रकार । 

हंस-परमहंस-हंस एक पक्षी है। वह नीर-क्षीर- 
विवेक करने वाला माना गया है । ब्रह्म, आत्मा, 
तथा प्रकाशस्वरूप जीवात्मा को भी 'हंस' कहा 
गया हे । अपने इष्ट, आराध्य, महात्मा, गुरु को 
भी आदर से “परमहंस' कहा जाता है। सबके 
जीवनाधार ब्रह्मचक्र में यह जीवात्मा (हंस) भ्रमण 
करता है (श्वेताश्वतर 1.6)। कठोपनिषद्‌ 
(2.2.2) में परमात्मा को हंस” कहा गया है । जो 
मनुष्य हृदयस्थ अनाहतध्वनियुक्त प्रकाशमय 
चिदानन्द को जानता है, वह हंस ही कहा जाता 
है (ब्रह्मबिन्दु 20-21) । आदित्य को भी हंस 
कहा गया है (एतरेय ब्रा. 4.20) । संन्यासियों के 
चार प्रकारों में से एक प्रकार को हंस” कहा गया 
है । हंस शब्द का वास्तविक अभिप्राय यह है कि 
जो सत्‌-असत्‌ का विवेक कर सकता हो, जो 
आत्मा-अनात्मा के भेद को जानता हो, उस नीर- 
क्षीर जैसे विवेक के जानने वाले को 'हंस' कहना 
चाहिए । और जिसने इस ज्ञान की पराकाष्ठा 
प्राप्त की हो, उसे “परमहंस' कहना चाहिए | 

हठयोग-मंत्रयोग, लययोग आदि योगसाधना के 
चार भेदों में से एक हठयोग है । इसमें हठपूर्वक 
(बलपूर्वक) चित्तवृत्तियों को बाह्य विषयों से 
हटाकर अन्तर्मुखी करके ब्रह्मैक्य किया जाता है | 
इसी के द्वारा शरीर और नाडी की शुद्धि करके 
शरीर का व्याधिशमन और स्वास्थ्योत्रयन किया 
जाता है (गोरक्षसंहिता) । योगशिखोपनिषद्‌ 
(133) में इसकी विशेष जानकारी दी गई है | 

हन्तकार-प्राचीन काल में अतिथि या संन्यासी के 
लिए गृहस्थ लोग भोजन का अल्प अंश प्रतिदिन 
निकाल लेते थे। वह अंश पुष्कल का चौगुना, 
अथवा मोर के सोलह अण्डों के बराबर होता 
था । उसे 'हन्तकार' कहा जाता था | 

हय-'अश्च' या 'अर्वा’ का नामान्तर है। प्राचीन 
काल में वह पशुओं में उत्तम माना जाता था । 
वेगवान्‌ होने से उसका युद्धादि में बहुत उपयोग 
होता था । वाजी भी उसका नाम है। 


624 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





रा वस्तु की प्राप्ति से मन में होती हुई 
भावना 'हर्ष' है और उसके बिछुड़ने से हृदय में 
होती हुई वेदना 'शोक' है। हर्ष-शोक परस्पर 
विपरीत होने से द्वन्द्व हैं । शास्रं में अध्यात्म-पथ 
के यात्री को हर्ष और शोक इन दोनों का त्याग 
कर देने का निर्देश है (कठ. 1.2.12, गीता 
2.26) | 

'हिरण्यगर्भ-सृष्टि में सर्वप्रथम हिरण्य (सोने का 
गर्भ) अण्ड रूप में प्रजापति ब्रह्मा जन्मे और 
उन्हीं से सारी सृष्टि उत्पन्न हुई । शास्त्रों में कहीं- 
कहीं हिरण्यगर्भ शब्द विष्णु के लिए या आत्मा 
के लिए भी प्रयुक्त हुआ देखा जाता है। और 
कामना को परमात्मा की एक शक्ति के रूप में 
कहा गया है और इस शक्ति को ही हिरण्यगर्भ 
प्रजापति आदि अनेक नाम दिए गए हैं । अधिक 
जानकारी के लिए देखिए मैत्रावरुण (5.8) और 
श्वेताश्वर (3.4) । 

हुत- प्रहुत-हवनीय द्रव्य को हुत, हवि या हविष्य 
कहते हैं । हवनादि कार्य के लिए प्रयुक्त खाद्यान्न, 
तिल, चावल, जौ, घी आदि सब हुत (हवि) ही 
हैं । यह हुत (हवि-हविष्य) देवान्न कहलाते हैं 
और इन हुतों को देवों को बलि के रूप में 
समर्पित करने की जो विधि होती है, उसे प्रहुत' 
कहा जाता है । उपनिषद्‌ कहती है कि परमात्मा ने 
दो अन्न जो देवों के लिए बाँटे हैं, वे हुत और 
प्रहुत हैं इसलिए देवों के लिए आहुतियाँ और 
बलि देते हैं (बृहदारण्यक. 1.5.2)। 
हृदयगुहा-प्रत्येक प्राणी या मनुष्य के हृदय में 


परमात्मा का निवास है, ऐसी प्रसिद्धि है। 
प्रजापति आदि सभी देवों का निवास हृदय में 
माना जाता है। (बृहदारण्यक 5.3.1 और 
अ.शि. 43) | देवी अदिति प्राणों के साथ हृदय 
में अवस्थित है (कठ. 2.1.7) । यह परमात्मा 
अन्नमय कोश (शरीर) में हदयस्थान के आश्रय में 
प्रतिष्ठित है । (मुण्डकोपनिषत्‌ 2.2.7; श्वेताश्वत- 
रोपनिषद्‌ 6.11 तथा महाभारत, वनपर्व 
313.117) | यह हदयगुहा की हदयाकाश है। 

हृदयग्रन्थि-द्रेष, कपट, कुटिलता आदि हृदय की 
ग्रन्थियाँ (गाँठे) मानी जाती हें । मोह और अन्य 
आन्तरिक विकार भी हृदयग्रन्थियाँ हैं । ये सब न 
सुलझने वाली ग्रन्थियाँ ही हैं। अर्थात्‌ सभी 
विकार, वासनाएँ, इच्छाएँ, तृष्णाएँ बन्धन में 
डालने वाली ग्रन्थियाँ ही हैं। कठोपनिषद्‌ 
(2.3.15) कहती है कि जब पखह्म परमात्मा का 
साक्षात्कार हो जाता है तब ये सभी ग्रन्थियाँ खुल 
जाती हैं, अर्थात्‌ मनुष्य तब बन्धनमुक्त हो जाता 
है । मुण्डकोपनिषद्‌ (2.2.8) में भी यही कहा 
गया है । 

होता-यज्ञ के मुख्य चार ऋत्विजों में से एक । बाकी 
के तीन ब्रह्मा, उद्गाता और अध्वर्यु हैं । होता का 
काम यह है कि वह यज्ञ में मंत्रों का उच्चारण करता 
हे | अन्य मुख्य ऋत्विजों की तरह ही होता के तीन 
सहयोगी होते हैं । अत: सामान्यतया किसी यज्ञ में 
सोलह ऋत्विज हुआ करते हैं। मैत्रावरुण, 
अच्छावाक्‌ और ग्रावस्तत--ऐसे तीन नाम 
सहयोगियों को दिए गए हैं । 








अकर्ताऽहमभोक्ताऽहम्‌ 


अकर्तृकमरङ्ग च 


अकस्मान्ुद्गरदण्डाद्यै 
अकारतुरीयांशाः प्रथम ० 


अकारस्थूलांशे स्वप्न ८ 
अकारादभवद्‌ब्रह्ा 
अकारादिक्षकारान्ता० 
अकारादित्रयाणाम्‌ 
अकृत्वा प्रमादेनैतत्‌ 
अक्षरत्वाद्वरेण्यत्वात्‌ 
अक्षरं परमो नादः 
अक्षसूत्राङ्कशधरा 
अक्षुब्धा निरहंकारा 
अखण्डानन्दमात्मानम्‌ 
अखिलमिदमनन्तम्‌ 
अगम्या वचसां शान्ता 
अग्नेरिव शिखा नान्या 
अग्यंशे च महेशान्‌ 
अपोरबीजमन्रेण 

अघोरं सलिलं चन्द्र 
अङ्गानि मात्राणि 
अङ्कुशेन विना मत्तो 
अङ्गुछतर्जनीभ्यां तु 
अङ्गछमात्रमात्मानं 
अड्गुषठाभ्या मुने श्रोत्रे 


अड्गुछेन निबध्नीयात्‌ 


अङ प्रथमावृतिः 
अषशुविश्वत्वक्षु: 
अचल श्रोतरमत्यर्थ 


अषिन्यशक्तवान योगी 


भणडोऽगलितानन्द: 
अजममरमना्यम्‌ 
40 उ० तृ० 


अ 


मन्त्रानुक्रमणिका 


अध्या० 70 
महो० 5.54 
पैङ्ग० 2.14 
वराह० 4.11 
वराह० 4.7 
ता०सा० 2.2 
यो०शि० 3.6 
शाण्डि० 1.6.4 
भ०जा० 1.9 
अव० 2 
यो०शि० 3.2 
स०रह० 38 
अन्न० 1.49 
अध्या० 27 
अन्न० 1.55 
अक्षि० 2.41 
प०ब्र० 13 
जा०द्‌० 8.6 
रुद्र०जा० 24 
पंचब्र० 7 
पा०ब्र० 1.17 
मुक्ति 2.44 
यो०कुं० 1.12 
यो०कं० 3.26 
जा०द्‌० 6.34 
'शाण्डि० 1.3.3 
सौ०ल० 1.610 
भ०जा० 2.13 
पा०ब्र० 2.29 
यो०शि० 1.44 
अन्न० 4.57 
अन्न० 3.24 





अजरामरपिण्डो य: 
अजरोऽस्म्यमरोऽस्मीति 
अजाग्रत्स्वप्ननिद्र्स्य 
अजोऽमरश्रैव तथाऽजरो ० 
अज्ञस्य दु:खौघमयं 
अझञस्यार्धप्रबुद्धस्य 
अज्ञातमपि चेतन्यम्‌ 
आज्ञानं कीदृशं चेति 
अज्ञानमेव न कुतो जगत: 
अज्ञानसुघनाकारा 
अज्ञानहृदयग्रन्थे: 
अज्ञानानु चिदाभासो 
अज्ञानान्धतमोरूपं 
अज्ञानान्मलिनो भाति 
अज्ञाने बुद्धिविलये 
अज्ञानोपहतो बाल्ये 
अज्ञासिषं पूर्वमेवम्‌ 
अणिमादिकमेश्वर्यम्‌ 
अणिमादिपदं प्राप्य 
आण्डं ज्ञानाग्निना दग्धं 
अण्डस्थानि तानि तेन 
अत ऊर्ध्व निरोधे तु 
अत एव ब्रह्मलोकस्था 
अतद्व्यावृत्तिूपेण 
अतः पौरुषमाश्रित्य 
अतः प्रपञ्चानुभवः सदा 
अतः संकल्पसिद्धेयं 
अतश्चात्मनि कर्तृत्वम्‌ 
अतिबाह्यं तथा बाह्यम्‌ 
अतिवर्णाश्रमं रूपं 
अतिशून्यो विमर्दश्च 
अतीतः सर्वभावेभ्यो 
अतो निदाघ तत्त्वज्ञ 


यो०शि० 1.161 
अध्या० 55 
महो० 5.50 
मुक्ति० 2.75 
वराह० 2.22 
महो० 5.105 
क०२० 45 
यो०शि० 1.15 
वराह० 2.73 
मुक्ति० 2.62 
अध्या० 17 
यो०कुं० 3.30 
वराह० 2.12 
जा०द्‌० 5.14 
वराह० 2.59 
महो० 6.23 
महो० 2.17 
यो०शि०2.7,2.20 
यो०शि० 1.138 
पैङ्ग० 3.8 
पैड़० 1.11 
यो०शि० 6.19 
मुक्ति० 1.2.7 
वराह० 4.12 (37) 
महो० 4.103 
वराह० 2.31 
महो० 4.122 
महो० 4.14 
महो० 2.73 
वराह० 2.6 
सो०ल० 2.8 
महो० 6.56 
महो० 5.170 





626 


ण निर्विषयं नित्यं 
अत्यन्तमलिनो देही 
अत्यन्तमलिनो देहो 
अत्रात्मवं दृढीकुर्वन्‌ 
अत्राप्यावृतिनाशेन 


अथ कस्मादुच्यते आत्मेति 
अथ कस्मादुच्यते उर्वारुक० 


अथ कस्मादुच्यते दत्तात्रेय 
अथ कस्मादुच्यते पुष्टि ० 
अथ कस्मादुच्यते महेश्वर: 





अथ कस्मादुच्यते मामृतात्‌ 
अथ कस्मादुच्यते यजामह 
अथ कस्मादुच्यते सुगन्धम्‌ 
` अथ कालागिनरुद्रः प्रोवाच 
-अथ कालाग्निरुद्रं भगवन्तं 
अथ कुम्भक: । स द्विविधिः 
अथ खलु सौम्य कुटीचको 


अथ खलु सोम्येदं 

अथ खलु सोम्येमं 

अथ खलु सोम्यैते 

अथ गायत्री सावित्री 
अथ जनको ह वैदेहो 
अथ जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति० 
अथ जाबालो भुसुण्डः 
अथ ज्ञानेन्द्रियपञ्चकं 
अथ तां पञ्चभिर्गव्यैः 
अथ तु परं कामकला० 


अथ तुरीयातीतावधूतानाम्‌ 


अथ ते अपि संत्यज्य 
अथ धारणा: 
अथ ध्यानम्‌ 


अथ पञ्चदश ऋगात्मकस्य 


अथ परमहंसा नाम 
अथ परमात्मा नाम 


अथ पितामह: स्वपितरम्‌ 
अथ पुनरुत्थाप्य प्रदक्षिणी ० 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





त्रिण्ता० 5.4 
जा०द्‌० 1.21 
मुक्ति 2.67 
अध्या० 18 
स०रह० 57 
शाण्डि० 3.2.3 
त्रि०ता० 4.8 
शाण्डि० 3.2.7 
त्रि०ता० 4.7 
शाण्डि० 3.2.5 
त्रि०ता० 4.9 
त्रि०ता० 4.5 
त्रि०ता० 4.6 
रूद्र०जा० 47 
रूद्र्०जा० 46 
शाण्डि०1.7.13-5 
शाट्या० 11 
शाट्या० 28 
शाट्या० 32,36 
शाट्या० 19 
त्रिशता० 4.20 
याज्ञ० 1 

पैड़० 2.11 
भण्जा० 1.1 
पैङ्ग० 2.5 
अक्ष० 4 
त्रि०ता० 1.16 
तुर्या० 1 

महो० 5.96 
शाण्डि० 1.9.1 
शाण्डि० 1,10.1 
सौँ०ल० 1.3 
भिक्षु 5 
आत्मो० 1-4 
प०परि० ] 
अक्ष० 15 





अथ पुनरेव नारायण: 
अथ पैङ्गलो याज्ञवल्क्य ० 
अथ पैप्पलादो भगवान्‌ 
अथ प्रजापतिर्गुह पप्रच्छ 
अथ प्रजापतिलोंकान्‌ 
अथ प्रजापतिस्तं यज्ञाय 
अथ प्रत्याहार: 

अथ बहूदका नाम 

अथ भगवन्तं देवा 

अथ भगवांस्तमब्रवीत्‌ 
अथ भिक्षूणां मोक्षार्थिनां 
अथ भुसुण्डो जाबालो 
अथ मृत्युज्ञयं नो ब्रूहीति 
अथ यदा प्रजा: सृष्टा 
अथ योऽस्य निरुक्तानि 
अथ यो ह वै विद्ययैनम्‌ 
अथवा कृतकृत्योऽपि 
अथ वागीश्वरीधाम 
अथवा तमपि त्यक्त्वा 
अथवा तव वक्ष्यामि 
अथवा परिब्राड्विवर्णवासा 
अथवा सत्यामीशानं 
अथ वा सर्वकर्तृत्वम्‌ 
अधवैतत्परित्यज्य 


अथ शैवपदं यत्र 


अथ षण्ड: पतितोऽङ्गविकलः 


अथ संसृतिबन्धमोक्षयो: 
अथ सनत्कुमार: प्रमाणं 
अथ समाधिः 

अथ स होवाच भगवान्‌ 
अथ सिद्धं प्रवक्ष्यामि 
अथ सूर्याथर्वाङ्गिरसं 
अथ ह ऋभुं भगवन्तं 
अथ हंसा नाम ग्राम 
अथ ह पैङ्गलो 

अथ ह यत्सरं ब्रह्म 


महो० 1.7.8 
पेङ्ग० 2.1 
पंचब्र० 1 
अक्ष० ] 
अव्य० 5.1 
अव्य० 4.] 
शाण्डि० 1.8.1 
भिक्षु० 3 
सौ०ल० 1.1 
अव्य० 3.1 
भिक्षु० 1 
भण्जा० 2.] 
त्रि०ता० 4.3 
अव्य० 6.1 
शाण्डि० 3.2.9 
शाण्डि० 3.2.10 
अव० 26 
यो०कुं० 2.32 
अन्न० 2.11 
जा०द्‌० 8.7 
याज्ञ० 5 
जा०द्‌० 9.3 
महो० 6.5 
जा०द्‌० 5.13 
कुण्डि० 20 
संन्या० 2.4 
म०वा० 3 
जाबालि० 20 
शाण्डि० 1.11.1 
भ०जा० 1.2 
यो०्शि० 5.46 
सूर्य» 1 
वराह० 4.1 
भिक्षु 4 

पैड़० 1.1 
शाट्या० 5 











मन्त्रानुक्रमणिका 











627 
) || ह वै स्वयंभूर्बरह्म पा०ब्र० 1.1 अथापानात्करिद् 
अथ ह शाण्डिल्यो र शाण्डि० 2.1 अथापिधानमस्यमृतत्वा० प्रा०हो० 13 
के 0 अक्षि० 2.1 अथाप्यस्यारूपस्य शाण्डि० 3.1.3 
अथ ह सांकृतिर्भगवान्‌ अक्षि० 1.1 अथाभ्यसेत्‌ सूर्यभेदम्‌ यो०शि० 1.88 
अथ ह सांकृतिर्भगवन्तत्‌ अव० | अथाश्रमं चरमं संप्रविष्य शाट्या० 6 
अथ हैनं ऋभुं भगवन्तं वराह० 5.1 अथाष्टारचक्रद्यन्त० त्रि०ता० 2.18 
अथ हैनं कालाग्निरुद्र रुद्रण्जा० 1 अथासनदृढो योगी गाती 
अथ हैन॑ देवा ऊचु: सौ०ल० 2.1,3.1 | अथास्य या सहजाऽस्ति शाण्डि० 3.1.5 
अथ हैनं पैंगल: पैङ्ग० 4.1 अथाहं संप्रवक्ष्यामि यो०कुं० 2. 
अथ हैनं पेंगल:' पैङ्ग० 3.1 अधेत्यंभूततन्मात्र ० महो० 5.152 
अथ हैनं भगवन्तं रद्र०जा० 26 अथैतस्मादपरं तृतीयं त्रि०ता० 1.23 
अथ हैनं भगवन्त जाबालिं जाबालि० 1 अथैतस्मिन्नन्तरे भगवान्‌ त्रिण्ता० 1.1 
अथ हैनं भारद्वाज: प्रपच्छ ता०सा० 1.2 अथैतस्य परं गहरं तिन 17 
अथ हैनं भारद्वाजो याज्ञ० ता०सा० 3.] अथैवं स्तुतिभिः राराधयामि गो०पूर्व० 46 
अथ हैनमत्रिः पप्रच्छ याज्ञ० 4 अथैष ज्ञानमयेन तपसा शाण्डि० 1.3.6 
अथ हैनमथर्वाणं शाण्डिल्यः शाण्डि० 14.1 | अथोवाच याश्च मृत्योः अक्ष० 13 
अथ हैनमथर्वाणं शाण्डि० 3.2.1 | अथोवाच ये देवा अन्तरिक्ष, अक्ष०7 
अथ हैनं महाशाल: प०ब्र० 1 अथोवाच ये देवा दिविषद० अक्ष० 8 
अथ हैनं शाण्डिल्यो० शाण्डि० 3.1.1 | अथोवाच ये देवाः पृथिवी अक्ष० 6 
अथ हैन॑ श्रीरामचन्द्रं मुक्ति० 1.2.1 अथोवाच ये ब्रह्माविष्णु ० अक्ष० 10 
अध हैनं श्रीरामचन्द्र मुक्ति० 2.1 अथोवाच ये मन्त्रा या अक्ष० 9 
अथ होवाच भगवान्‌ म०वा० 1 अथोवाच ये शैवा वैष्णवा: अक्ष० 12 
अधा्गिरास्रिविधः पुरुषः आत्मो० 1-1 अथोवाच ये सांख्यादितत्त्व० अक्ष० 11 
अथात: कामकलाभूतं चक्रं त्रिभ्ता०3.13 | अदग्धमहतं कटे: संन्या० 2.14 
अथात: पृथिव्यादिमहाभूतानां शारी ० 1 अदितिर्हाजनिष्ट दक्ष दवार 13 
अथात: संन्यासोपनिषदम्‌ संन्या० 1.1 अदूरगतसादृश्या अन्न० 1.52 
अथात: संप्रवक्ष्यामि जा०द्‌० 7.1,8.1 | अदृष्टपारपर्यन्ते महो० 5.160 
9.1, 10.1 अद्यास्तमेतु वपुराशशि० वराह० 2.66 
अथात; सवोपनिषत्सारं प्रा०हो० 1 अद्यैव मृतिरायातु अन्न० 1.39 
अथातो जातवेदसे सुनवाम त्रि०्ता० 2.1 अद्वितीयब्रह्मतत्त वराह० 2.57 
अथातो महोपनिषदं महो० 1.1 अद्वैतं परमानन्दं रुद्रह० 46 
अथालरात्मा नाम आत्मो० 1-3 अद्वैते स्थैर्यमायाते अक्षि० 2.31 
पैड़० 2.4 अद्वैते स्थैर्यमायाते वराह० 4.12(12) 
“आपीकृतमहाभूत० पैङ्ग० 2.3 अधश्च चुबुकं मूल यो०कुं० 2.34 
अथापरं प्रवक्ष्यामि महो० 5.1 अधस्तात्कुञ्चनेनाशु र यो०कुं० 1.52 
थापरयह्चमानुष्ुभी अव्य० 2.1 अधस्तात्कुञजनेनाशु शाण्डि० 1.7.12 








628 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
1 पा०ब्र० 2.28 अनानन्दमहानन्द० अन्न० 1.27,2.15 
अधिष्ठानमनौपम्यम्‌ महो० 4.86 अनायासेन येनाहं मुक्ति० 1.1.6 
अधिष्ठानं समस्तस्य रुद्रह० 47 अनावित्येष बाह्यात्मा प्रा०हो० 17 
अधिष्ठानं समस्तस्य अन्न० 4.35 अनास्थायां कृतास्थायम्‌ शाण्डि० 1.7.27 
अधिष्ठाने परे तत्त्वे अन्न० 4.10 अनाहतं विशुद्धिं च यो०कुं० 3.10 
अधीत्य चतुरो वेदान्‌ मुक्ति० 2.65 अनाहतस्य शब्दस्य यो०शि० 6.21 
अधोगतिमपानं वै यो०कुं० 1.42 अनित्या अल्पवीर्यास्ताः यो०शि० 1.153 
अध्यस्तस्य कुतस्तत्त्वम्‌ अध्या० 58 अनुबन्धपरे जन्मों अन्न० 2.30 
अध्यात्मब्रह्मकल्पस्य पा०ब्र० 2.2 अनुभूतोऽप्ययं लोक: यो०शि० 4.10 
अध्यात्ममधिदैवं च स०रह० 16 अनुष्टुपूछन्दो व्याख्याने दत्ता० 1.7 
अध्यात्मरतिराशान्तः अन्न० 2.27 अनेकजन्माभ्यासेन वराह० 4.12(41) 
अध्यात्मरतिरासीनः - महो ० 2.47 अनेकयज्ञदानानि यो०शि० 6.46 
अध्यात्मशास्रमन्त्रेण अन्न० 5.14 अनेजदेकं मनसो गो०पूर्व० 48 
अध्यापिता ये गुरुम्‌ शाट्या० 38 अनेन क्रमयोगेन अक्षि० 2.25 
अनन्तकर्म शौचं च पैङ्ग० 4.24 अनेनाभ्यासयोगेन यो०शि० 1.126 
अनन्तमजमनव्यक्तम्‌. अन्न० 5.64 अनेनैव प्रकारेण पुन: त्रि०्ता० 2.19 
अनन्तरं हस्तिजिह्वा वराह० 5.27 अन्तःकरणप्रतिबिम्बित० पैङ्ग० 2.10 
अनन्तरारयुग्मे तु वराह० 5.24 अन्त:करणसम्बन्धात्‌. क०रु० 44 
अनन्तवासुकितक्षक० गरुड० 24 अन्त: प्रणवनादाख्यो पा०ब्रा० 2.3 
अनन्तस्यात्मतत्त्वस्य महो० 5.178 अन्त: प्रत्याहतिवशात्‌ अन्त० 5.90 
अनन्तानन्दसंभोगा संन्या० 2.40 अन्तरात्मा भवेद्‌ ब्रह्म रुद्रह० 12 
अनन्ते सच्चिदानन्दे वराह० 2.23 अन्तरास्थां परित्यज्य महो० 6.1 
अनन्यतां यदा याति यो०शि० 1.164 | अन्तरिक्षगतो वहिः यो०शि० 5.32 
अनन्योद्वेगकारीणि अक्षि० 2.6 अन्तद्दृशययो भेदं स०रह० 53 
अनया तीक्ष्णया तात महो० 6.32 अन्तर्मुखतया तिष्ठन्‌ अक्षि० 2.36 
अनया दुरहंकृत्या महो० 5.94 अन्तर्मुखतया नित्यं अन्न० 1.34 
अनया विद्यया योगी यो०कुं० 2.16 | अन्तर्मुखतया नित्यं वराह० 4.12(15) 
अनाख्यत्वादगम्यत्वात्‌ महो० 2.3 अन्तर्मुखतया सर्व अन्न० 5.12 
अनाख्यमनधित्यक्त यो०कुं० 3.25 अन्तर्याम्यात्मना विश्व स०रह० 19 
अनागतानां भोगानाम्‌ महो० 5.171 अन्तरलक्ष्य बहिरट: क ती 
अनात्मकमसतुच्छम्‌ आत्मो० 9 अन्तर्लक्ष्यविलीनचित्त० शाण्डि० 1.7.15 
अनात्मतां परित्यज्य महो० 4.83 अन्तर्लीनसमारम्भ: अन्न० 4.39 
अनात्मविदमुक्तोऽपि वराह० 3.26 | अन्तर्वेरग्यमादाय महो० ह ] 
अनात्मविदमुक्तोऽपि अन्न० 42 अन्तःशरीरे निहितो दा का 

` अनादाविह संसारे अध्या० 37 अत्त:शीतलतायां तु तशी 
अनाद्यन्तावभासात्मा अन्न० 2.35 अन्तःशीतलया बुद्धया महो० 6.43 








मन्त्रानुक्रमणिका 








629 

बक ऱ्य डा उज हल तराह० 4.12(18) | अब्जकाण्डं जगद्वीजं कृष्ण 24 
अन्तश्चरसि भूतेषु गुहायां प्रा०हो० 8 अब्धिवद्धृतमर्यादा महो ० 4.20 
अन्तःसंत्यक्तसर्वाशो महो० 6.67 अभक्ष्यस्य निवृत्या तु पणी, 
अन्त:संसक्तिनिर्मुक्त: अन्न० 1.57 अभिशस्तं च पतितम्‌ ज्या) 
अन्तःस्थं मां परित्यज्य जा०द० 4.58 | अभ्यसेत्‌ तदतन्रसतु योत 
अन्तेऽनन्तं समारोप्य सौ०ल० 2.11 | अभ्यासकाले प्रथमं ए 155 
अन्नपतेऽन्नस्य नो प्रा०हो० 6 अभ्यासं बहुजन्मान्ते यो०कुं० 2.7 
अन्नपानपरो भिक्षु: संन्या० 2.114 | अभ्यासं मेलनं चैव यो०कुं० 2.5 
अन्नपूर्णोपनिषदं यः अन्न० 5.120 अभ्यासं लभते ब्रह्मन्‌ यो०कु० 2.6 
अन्नस्य परिपाकेन वराह० 5.48 अभ्यासवासनाशक्त्या यो०कुं० 3.18 
अन्यथा क्लिश्यते ब्रह्मन्‌ यो०कुं० 2.25 अभ्यासेन परिस्पन्दे अन्न० 2.33 
अन्यदीये तृणे रत्ने जा०द्‌० 1.11 अमलकमलसंस्था सौ०ल० 1.4 
अन्यानथाष्टौ पुनरुत्थितेस्मिन्‌ शाट्या० 23 अमानित्वमदम्भित्वम्‌ शारी० 9 
अन्ये वेदान्तवाक्यार्थ० मुक्ति० 1.1.17 | अमावास्या तदा प्रोक्ता जा०द्‌० 4.43 
अन्यैर्नानाविधैजींविः यो०शि० 1.29 | अमुना वासना जाले अध्या० 39 
अन्योऽन्यविग्रहं धार्य कृष्ण० 1 अमुं पञ्चपदं मन्त्रमावर्तयेत्‌ गोफपूर्व० 47 
अपकारिणि कोपश्चेत्‌ याज्ञ० 29 अमुष्य ब्रहमभूतत्वाद्‌ आत्म० 26 
अपक्वा योगहीनास्तु यो०शि० 1.26 | अमृतकरतलाग्रौ सावि० 14 
अपरं संत्यजेत्सर्व यो०कुं० 3.4 अमृतं कुरु कुरु स्वाहा हय० 10 
अपवित्रमपथ्यं च अन्न० 5.3 अमृतं चिन्तयेन्यूध्न यो०शि० 5.49 
अपश्यत्सर्गवृन्दानि महो० 5.161 अमृतमस्यमृतोपस्तरणम्‌ रा हो० 10 
अपान: कर्षति प्राणं यो०शि० 6.53 | अमृतेन तृप्तस्य पयसा पैड़ 4.13 
अपानमूर्ध्वमुत्याप्य जा०द्‌०, 6.33 अम्बितम इति मन्त्रस्य स०रह० 33 
अपानमूर्ध्वमुत्याप्य शाण्डि० 1.7.13 | अयं च सम्पुटो योगो वराह० 5.45 
अपानश्चन्द्रमा देहम्‌ अन्न० 5.29 अयं ते योनित्रत्वियो प०परि० 2 
अपानाख्यस्य वायोस्तु जा०द्‌० 431 | अयलोपनतेष्वक्षि मुक्ति० 2.23 
अपान चोर्ध्वगे याते यो०कुं० 1.43 | अयलोपनतेष्वक्षि० महो० 5.70 
अपानेष्स्तङ्गते प्राण मुक्ति० 2.51 अयं बन्धुः परार्थ उ a 
अपानोऽप्यनिशं ब्रह्मन्‌ अन्न० 5.26 अयं सोऽहमिदं तन्मे महो० 494 
अपानो वर्तते नित्यं जा०द्‌० 4.27 | अयं सोऽहमिदं तन्म महो० 5.13 
भपानोषस्तङ्गतो यत्र अन्न० 5.31 अयं हि कृषो यो वो रीवा 
अपि शीतरुचावके कत १७ अयं हृदि स्थितः साक्षी पंचब्र० 41 
भपू्वमपरं ब्रह्म जा०द० 4.60 अयोध्यानगरे रम्ये न > क 1 

नामरूपे टे स०रह० 59 कट तो ० 5.14 
अथब्धिपानान्महत: र अर्थदर्थान्तरं चित्ते मही० 5.5 

» म अर्थमत्रास्थूलांशे तुरीय* . वराह० 4.10 

रां हि परित्यज्य महो० 4.36 | अर्धमातरास्यूलाशे तु 


630 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





छु; 
अलक्षणमलक्ष्यं तद्‌ 
अलब्धिर्योगतत्त्वस्य 
अलब्ध्वापि फलं सम्यक्‌ 
अलभ्यमानस्तनयः 
अलम्बुसा कुहूश्चैव 
अलेपकोऽहमजरो 
अलौकिकगुणस्तस्य 
अल्पकालं मया दृष्टम्‌ 
अल्पमृष्टाशनाभ्यां च 
अव त्वं माम्‌ | अव वक्तारम्‌ 
अवधूतस्त्वनियमः 
अवबोधं विदुर्जञानं 
अवष्टभ्य धरां सम्यक्‌ 
अवस्थात्रितयातीतम्‌ 
अवाच्यं प्रणवस्याग्रं 
अवासनत्वात्सततं 
अवासनत्वा-ततं 
अवासनं स्थिरं प्रोक्त 
अविचारकृतो बन्धो 
अविद्या यावदस्यास्तु 
अविद्या विद्यमानैव 
अविनाशि चिदाकाशं 
अविशेषेण सर्व तु 
अविशेषेण सर्व तु 
अवेदनं विदुर्योगं 


अव्यक्तलेशाज्ञानाच्छादित० ` 


अव्युत्पन्नमना यावद्‌ 
अशंकितापि सम्प्राप्ता 
अशना च पिपासा च 
अशब्दमस्पर्शमरूपम्‌ 
अशब्दमस्मर्शमरूपम्‌ 
अशब्दमस्पर्शमरूपम्‌ 
अशरीरं शरीरेषु 
अशुभाच्चालितं याति 


अशुभाशुभसकल्पः 


शाण्डि० 1.7.16 | अशूरेण हताः शूरा 


यो०शि० 3.17 
यो०कुं० 1.61 
वराह० 4.12(40) 
याज्ञ० 24 
जा०द्‌० 4.8 
अन्न० 5.92 
यो०शि० 1.160 
महो० 5.16 
जा०द्‌० 1.19 
गण० 4 


` संन्या० 2.29 


महो० 5.23 
शाण्डि० 1.3.10 
पंचव्र० 18 
वराह० 5.70 
अन्न० 4.48 
मुक्ति० 2.29 
अन्न० 1.29 
पङ्ग० 2.18 
महो० 4.112 
महो० 4.110 
अन्न० 1.22 
वराह० 2.63 
महो० 4.76 
अक्षि० 2.3 
पैड़ ० 2.9 
मुक्ति० 2.30 
महो० 5.72 
वराह० 1.9 
मुक्ति० 2.72 
यो०कुं० 3.35 
पैङ्ग० 3.12 
जा०द्‌० 4.62 
मुक्ति 2.7 
संन्या० 2.65 








अशेषेण परित्यागो 
अश्रुतो बुध्यते ग्रन्थ: 
अश्वमेधसहस्राणि 
अश्वमेधो महायज्ञकथा 
अष्टदिक्पालकैर्मूभि० 
अष्टपत्रं विकसितं 
अष्टमं सर्वसिद्धिप्रदं चक्रं 
अष्क्षरसमायुक्तम्‌ 
अष्टावष्टसहस्ते द्र 
अष्टोत्तरशतैर्मालाम्‌ 
असंकल्पनमात्रैक० 
असंकल्पनशस्रेण 
असङ्कल्पेन सकला० 
असक्त निर्मलं चित्तं 
असङ्गव्यवहारत्वाद्‌ 
असङ्गः सच्चिदानन्दः 
असङ्गसुखसौख्येन 
असङ्गोऽहमनङ्गोऽहम्‌ 
असत्कल्पो विकल्पोऽयं 
असत्यत्वेन भानं तु 
असंवित्स्पन्दमात्रेण 
असंवेदनरूपा च 
असंवेदनमाशान्तम्‌ 
असंसर्गाभिधामन्यां 
असंस्कृताध्वगालोके 
असावादित्यो ब्रह्मेति 


अस्ति भाति प्रियं रूपं 
अस्तेयं नाम मनोवाक्‌ 
अस्त्यनस्तमितो भास्वान्‌ 
अस्थिचर्मनाडीरोममांसा० 
ऽयं 


-ुतमनणुहयम्‌ 


महो० उ ०4 
महो० 2.39 
स०रह० 45 
यो०शि० 6.43 
पा०ब्र० 1.31 
गो०३० 51 
गो०३० 46 
त्रि०्ता० 2.30 
पंचब्र० 14 
कृष्ण० 13 
रुद्र०जा० 19 
महो० 4.97 
महो० 4.91 
अन्न० 2.7 
अन्न० 1.56 
मुक्ति० 2.28 
स०रह० 62 
अक्षि० 2.18 
अध्या० 69 
अध्या० 22 
आत्म० 5 
अन्न० 5.43 
अन्न० 5.84 
महो० 5.47 
अक्षि० 2.15 
अन्न० 5.22 
म०वा० 6 
यो०शि० 1.16 
पा०ब्र० 2.44 
वराह० 2.41 
स०रह० 58 
शाण्डि० 1.1.7 
महो० 4.56 
शारी० 5 
क०रु० 21 
यो०शि० 3.19 





मन्त्रानुक्रमणिका 





ff 


अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे वेश्म 
अस्य जीवत्वमारोपात्‌ 


अस्य त्रैलोक्यवृक्षस्य 
अस्य नाशमिदानीं त्वं 
अस्य शारीरयज्ञस्य 
अस्यां तुरीयावस्थायां 
अस्याः परं प्रपश्यन्त्याः 
अस्याः श्रीमहागरुडब्रह्म० 
अहं कर्त्ताऽस्म्यहं भोक्ता ० 
अहंकारकलात्यागे 
अहंकारकलायुक्तं 
अहंकारक्षये तद्वत्‌ 
अहङ्काग्रहान्मुक्तः 
अहंकारमयीं त्यक्त्वा 


अहंकारवशादापद० 
अहंकारवशाद्यद्यन्मया 
अहंकारो विनिर्णेता 
अहं जगद्वा सकलं 
अहं त्वं जगदित्यादौ 
अहं दधामि द्रविणं 
अहं पञ्च भूतान्यपञ्च 
अह ब्रह्मेति नियतं 
अहं ब्रह्मेति नियतं 
अहं ब्रह्मेति नियतम्‌ 
अह ब्रह्मेति विज्ञानात्‌ 
अहंभावं परित्यज्य 
अहंभावानहंभावौ 
अहंमत्या विरहित: 
अहे मनुष्य: इत्यादि 
अहं ममेति यो भाव: 
अह रद्रेभिर्वसुभि: 
अहे सर्वभिदं विश्व 
अहे सोमं त्वष्टारं पूरणं 
अहन्तांशे क्षते शान्ते 
अहमेव जगत्रयस्यैक: 





अन्न० 5.106 
पंचब्र० 40 
स०रह० 55 
रुद्रह० 13 
मुक्ति० 2.33 
प्रा०हो 21,22 
अन्न० 2.14 
महो० 4.113 
गरुड० 2, 
शारी० 10 
अन्न० 5.111 
महो० 5.153 
यो०शि० 1.150 
अध्या० 11 
महो० 2.45 
6.45 

महो० 3.16 
महो० 3.17 
महो० 5.125 
महो० 6.58 
महो० 4.54 
देवी० 6 

देवी० 3 
वराह० 2.43 
महो० 4.72 
पैड़० 4.25 
अध्या० 50 
सौ०ल० 2.13 
अन्न० 5.107 
अन्न० 5.93 
अव० 20 
अध्या० 1 
देवी० 4 

महो० 5.89 
देवी० 5 

महो० 5.7 
पा०ब्र० 1.5 





631 
अहमेव सुखं नान्यत्‌ वराह० 2.7 
अहमेषां पदार्थानाम्‌ महो० 6.41 
अहिनिर्ल्वयनी सर्पनिर्मोक वराह० 2.67 - 
अहिरिव जनयोगं सर्वदा वराह० 2.37 
अहिंसा सत्यमस्तेयव्रह्म० शारी० 8 
अहिंसा सत्यमस्तेयं जा०द्‌० 1.6 
अहो ज्ञानमहो ज्ञानं अव० 35 
अहो नु चित्रं पद्योल्यै: महो० 4.131 
अहो नु चित्रं यत्सत्यं महो० 4.130 
अहो पुण्यमहो पुण्यं अव० 34 
अहोरात्रादयो मत्संवर्धिता: पा०ब्र० 1.7 
आकाशं बाह्यशून्यत्वात्‌ महो० 2.5 
आकाशभावनामच्छां महो० 5.147 
आकाशमण्डलं वृत्त यो०शि० 1.178, 

5.15 

आकाशमेकं सम्पूर्ण पा०ब्र० 2.35 
आकाशमेकं सम्पूर्ण रुद्रह० 50 
आकाशवत्कल्पविदूरगः कुण्डि० 16 
आकाशवद्वायुसंज्ञस्तु क०₹० 18 
आकाशशतभागाच्छा महो० 5.101 
आकाशाद्यनुक्रमेण त्रिभता० 5.26 
आकाशांशस्तथा प्राज्ञ जा०द० 8.5 
आकुञ्चनेन कुण्डलिन्याः शाण्डि०1.7.36-1 
आकुञ्चनेन तं प्राहुः यो०कुँ० 1.64 
आकृत्यैव विराजन्ते महो० 4.19 
आक्षिप्तो भुजदण्डेन यो०शि० 6.52 
आख्यातं खेचरीबीजं | यो०कुं० 2.18 
आज्ञा नाम भ्रुवोर्मध्ये यो०शि० 1.175 
आज्यं रुधिरमिव त्यजेत्‌ संन्या० 2.97 
आतुरो जीवति चेत्‌ संन्या० 2.74 
आत्मतत्त्वमनुब्रूहि अन्न ० 1.2 
आत्मतापरते त्यक्त्वा संन्या० 2.66 
आत्मतीर्थ समुत्सृज्य जा०द्‌० 4.50 
आत्मनिषं कर्तृगुणं अन्न० 1.14 
आत्मनेऽस्तु नमो मह्यम्‌ संन्या० 2.47 





632 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
ती सर्वस्मात्‌ अन्न० 2.26 आधाराधेयवच्वैते अन्न० 5.53 
आत्मन्यनात्मभावेन जा०द० 1.12 . | आधारे पश्चिमे भागे यो०शि० 6.30 
आत्मन्यात्मानमिडया शाण्डि० 1.7.48 | आधारे पश्चिमं लिङ्गं यो०शि० 6.31 
आत्मन्येवास्स्व शान्तात्मा अन्न० 5.115 आधिभोतिकदेहं तु यो०कुं० 1.77 
आत्ममन्त्रसदाभ्यासात्‌ यो०शि० 2.18 | आनन्दममलं शुद्ध अक्षि० 2.48 
आत्मवत्‌ सर्वभूतानि अन्न० 1.38 आनन्दयति दुःखाढ्यं क०₹० 30 
आत्मविद्या मया लब्धा स०रह० 46 आनन्दरूपोऽहमखण्डबोधः वराह० 3.3 
आत्मसंज्ञः शिवः शुद्ध: आत्मो० 1 आनन्दाविर्भवो यावत्‌ जा०द्‌० 6.35 
आत्मसंमितमाहार० संन्या० 2.77 आनन्दैकघनाकारा अन्न० 5.88 
आत्मस्वरूपविज्ञानात्‌ जा०द्‌० 6.50 आ नो दिव इति मन्त्रस्य स०रह० 9 
आत्मानं चेद्विजानीयात्‌ शाट्या० 24 आन्तरं कर्म कुरुते वराह० 5.73 
आत्मानं परमात्मानम्‌ रुद्रह० 11 आपतत्सु यथाकालं महो ० 2.43 
आत्मानं रथिनं विद्धि पैङ्घ० 4.3 आपत्कार्पण्यमुत्साह: अन्न० 4.13 
आत्मानं सच्चिदानन्दम्‌ जा०द० 9.5 आपद: क्षणमायान्ति महो० 3.53 
आत्मानं सच्चिदानन्दम्‌ अन्न० 5.74 आप: पुनन्तु पृथिवीं प्रा०हो० 9 
आत्मानात्मविवेकोऽयं यो०शि० 4.22 | आपादमस्तकमहं महो ० 6.55 
आत्मावलोकनार्थ तु अन्न० 1.46 आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं अव० 10 
आत्मा सर्वगतोःच्छेद्रो जा०द्‌० 1.8 आप्यायन: प्लुतो वापि वराह० 5.69 
आत्माऽस्थूलो न चैव अन्न० 2.20 आभासमात्रकं ब्रह्मन्‌ अन्न० 5.34 
आत्मेन्द्रयमनोयुक्तम्‌ पेङ्ग० 4.5 आभासमात्रमेवेदं अन्न० 5.33 
आदरेण Fe वराह० 3.13 आयुः पल्लवकोणाग्र महो० 3.9 
आदाय विहर महो० 6.74 आरब्धकर्मणि क्षीणे अव० 21 
आदित्यवर्णं के | मण्वा० 8 आरभ्य चासनं पश्चात्‌ जा०द० 5.5 
3 न वराह० 3.14 आरूढपतितापत्यम्‌ संन्या० 2.5 
सँ हा 5 आरोपितस्य जगत: प्रवि० वराह० 2.65 
बनी आ ; > श्य i ° 1.146 | आर्जवं नाम मनोवाक्‌ शाण्डि० 1.1.10 
छ. नाय क. 4 ° 1.5.2 | आलम्बनतया भाति अध्या० 31 
आ मु ग ° 5.104 | आवेदितोऽसौ याष्टीके: महो० 2.21 
आद्या विद्या गदा वेद्या ०३० 57 आशया रिक्ततामेति म 
मर्हा० 6.76 
आधारचक्रमहसा पुण्य० यो०शि० 6.27 | आशाम्बरो 
शाम्बरो न नमस्कारो याज्ञ० 9 
आधारचक्रमहसा विद्युत्‌ यो०शि० 6.26 आशा 
[शा यातु निराशात्वम्‌ अन्न० 5.38 
आधारपश्चिमे भागे चन्द्र यो०शि० 6.32 
आसनं पत्रलोपश्च संन्या० 2.98 
आधारपश्चिमे भागे मूर्ति यो०शि० 633 | आसन विजित 2 
आसनं विजितं येन जा०द्‌० 3.13 
आधारवातरोधेन यो०शि० 6.28 गोया 3. 
आधारशक्तिर्यक्ता यो०शि० 2.12 | आपा र महो० 5.26 
सा मुख्यतमास्तिस्त० जा०द्‌० 4.9 
आधारं सर्वभूतानाम्‌ ०शि० 3.18 आं बे 1०६० 4. 
1 नाम वेदोक्त शाण्डि० 1.2.4 








मन्त्रानुक्रमणिका 033 
नु 50 खिल > महो० 5.85 | इत्येवं चिन्तयन्प्क्ष: संन्या० 2.73 
आस्यनासिकयोर्मध्ये जा०द्‌० 4.26 इत्येवं निश्चयं विप्राः स०रह० 46 
आस्यनासिकाकण्ठ ० शाण्डि० 1.4.13 | इत्येवमेतां चक्रासनगतां त्रि०्ता० 2.11 
आस्येन तु यदाहारं संन्या० 2.96 इत्यों सत्यमित्युपनिषद्‌ शाण्डि० 3.2.15 
आहत्य तत्त्वजातानां वराह० 1.15 इदं जगदहं सोऽयं वराह० 4.12(30) 
आहत्य तत्त्वजातानां वराह० 1.7 इदं ज्ञानमिर्द ज्ञेयम्‌ ॥ ८:99 
इदं यज्ञोपवीतं तु प०ब्र० 17 

] इदं रम्यमिदं नेति अन्न० 5.70 
इच्छाद्वेषसमुत्येन सा इदं वस्त्विति विश्वासं महो० 2.13 
इच्छामात्रमविद्येयं महो० 4.114 | इद सत्यमिदं सत्य वराह० 2.38 
इच्छारूपो हि योगीन्द्रः यो०शि० 1.43 इदं हि मन एवेदं गो०३० 11 
इडया प्राणमाकृष्य 227 इदमथर्वशीर्ष योऽधीते देवी० 29 
इडया बाह्ाद्वायु ० शाण्डि० 1.65 | इद्मथर्वशीर्षमशिष्याय गण० 17 
इडया वायुमाकृष्य जा०द० 6.3,6.27 | इदमष्टोत्तरशतं मुक्ति० 1.1.47 
इडया वेदतत्त्वज्ञ: जा००० 6.28 | इदानीं त्वां रघुश्रेष्ठ मुक्ति 1.1.5 
इडा च पिङ्गला चैव ES | मः यो०शि० 5.53 
इडा तिछति वामेन यो०शि० 6.6 इन्दरूपे महायोगी यो०शि० 5.54 
इडा तु सव्यनासान्तम्‌ जा०द० 4.19 | इन्द्रियाणां मनो नाथो वराह० 2.80 
इंडादिमार्गद्रयं शाण्डि०1.7.36-4 इन्द्रियाणि च सर्वाणि यो०शि० 3.12 
इडापिङ्गलयो मध्ये शाण्डि० 1.7.41 इन्द्रयाणि मनो बुद्धि यो०शि० 1.39 
इडाया: कुण्डलीस्थानं जा००० 446 | दृद्धियाणि हयानाहुः पैङ्ग० 4.4 
इडायां हेमरूपेण यो०शि० 5.19 इन्द्रो वै किल देवानामा० अव्य० 6.2 
इतश्चेतश्च सुव्यग्रं महो० 3.18 इमं गुणसमाहारम्‌ अन्न० 1.28 
इतस्ततश्चाल्यमानो आत्म० 18 इमं संसारमखिलम्‌ महो० 5.133 
इति पित्रोपदिष्टोऽस्मि अन्न० 1.8 इमां कथमहं हर्मि महो० 5.115 
इति मत्वाऽमित्यन्तः is इमां विज्ञाय सुधया मदन्ती त्रिपुरा० 7 
इति य इदमधीते सोऽपि अव० 36 इमां सप्तपदा ज्ञान महो० 5.21 
इति शक्तिमयं चेतो महो० 5.128 इयं कैवल्यमुक्तिस्तु मुक्ति० 1.1.26 
इति सप्तविधो मोह: महो० 59 इयं महोपनिषत्तैपुर्य त्रिपुरा० 16 
इतिहासे च वृत्तिर्या जा०९० 2.15 | मस्मिन्‌ स्थितोदारा महो० 3.8 
इत्थं भूतक्षयात्रित्यं 004 5 
इत्थंभूतमतिः शास्र० अक्षि० 2.1 देशहा वराह० 2.54 
इत्यं वाक्यैस्तथाऽर्थनु० 4554. ईदृशे तु शरीरे वा यो०शि० 1.73 
इत्यधो्ध्वरजः शुक्लं यो 2 Eo न स्तो महो० 2.46 
इत्यन्तर्निश्चयं त्यक्त्वा महो० ईशकेनकठप्रशन० मुक्ति० 1.1.30 

क ०ता० 5.2 क 

इत्येकं परंबद्मरूपं र कं ईश: पद्नीकृतभूतानाम्‌ ४० 3.6 


इत्येतदब्ह्म जानीयात्‌ 


634 


ह मायोपाधि: 
ईशाज्ञया विराजो 
ईशाज्ञया सूत्रात्मा 
ईशाधिष्ठितावरण० 
ईशानं परमं विद्यात्‌ 
ईशावास्यवृहदारण्यक० 
इश्वरपूजनं नाम प्रसन्न ० 
ईश्वरो जीवकलया 
ईहानीहामयैरन्तयां 


उकारस्थूलांशे स्वप्न० 
उच्चैःपदाय परया 
उच्चैर्जपश्च सर्वेषां 
उच्चैर्जपादुपांशुश्च 
उच्छास्रं शास्त्रितं चेति 
उड्याणं तदेव स्यात्‌ 
उड्याणाख्यं महापीठम्‌ 
उत त्व इति मन्त्रस्य 
उत्तमाधमभावेश्चेत्‌ 
उत्थानं च शरीरस्य 
उत्थितानुत्थितानेतान्‌ 
उत्पत्तिस्थितिसंहार० 
उत्पत्स्यन्तेऽपि चैवान्ये 
उत्पन्नशक्तिबोधस्य 
उत्पन्नशक्तिबोधस्य 
उदरात्पश्चिमं 

उदरे बहुरोगध्नं 

उदान ऊर्ध्वगमनं 
उदानमूर्ध्वगं कृत्वा 
उदानसंज्ञो विज्ञेयः 
उदार: पेशलाचार: 
उदारचरितानां तु 
उदारादिगुणः परोक्तः 
उदितौदार्यसौन्दर्य० 
उद्गीथ प्रणवोद्गीथ 
उद्धृतोऽस्मि विकल्पेभ्यो 


4 


पैङ्ग० 2.8 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


पैङ्ग० 2.6 
पैङ्ग० 2 
पैङ्ग० 1.5 
पंचब्र ० 19 
मुक्ति० 1.2.2 
शाण्डि० 1.2.6 
याज्ञ० 13 
संन्या० 2.45 


वराह० 4.8 
महो० 5.175 
जा०६० 2.16 
जा०द० 2.15 
मुक्ति० 2.1 
वराह० 5.7 
यो०शि० 5.12 
स०रह० 30 
वराह० 2.58 
जा०द० 6.44 
महो० 6.2] 
यो०शि० 1.21 


` महो० 5.137 


महो० 4.78 
वराह० 2.77 
यो०चू० 49 
यो०शि० 1.92 
जा०द्‌० 4.32 
वराह० 5.44 
जा०द्‌० 4.29 
महो० 6.70 
महो० 6.72 
जा०द्‌० 4.33 
महो० 4.61 
हय०5 | 
संन्या० 2.48 








उद्वेगानन्दरहितः 
उन्मीलितनिमीलित० 
उपविश्योपविश्यैकां 
उपवीतलक्षणसूत्र० 
उप समीपे यो वासो 
उपस्थानेन यत्रोक्तं 
उपादानं प्रपञ्चस्य 
उपादेयं तु सर्वेषां 
उपादेयानुपतनं 
उपाधिनाशादग्रह्वैव 
उपाय एक एवास्ति 
उपायं तमविज्ञाय 
उपासना प्रकारं ते 
उपासना प्रकारं मे 
उमारुद्रात्मिका: सर्वा: 
उमाशंकरयोगी य: 


ऊ 


ऊर्ध्वज्वलज्ज्वलनं ज्योति: 
ऊर्ध्वपूर्णमध:पूर्ण 
ऊर्ध्वमूलमध:शाख: 
ऊध्वरितं विश्वरूपं 

ऊर्ध्वं शिरःपिण्डमय्‌० 
ऊर्ध्व सात्त्विको मध्ये 
ऊध्वोरुपरि चेद्धत्ते 
ऊर्वोरुपरि विप्रेन 


न्ह 


ऋग्यजुःसामरूपाय 
ऋग्वेदस्य तु शाखा: 
ऋवेदादिविभागेन 
ऋ्वेदो गार्हपत्यं च 
ऋचो अक्षरे परमे 


ऋचो यजुषि प्रसवन्ति वक्त्रात्‌ 


ऋतमात्मा परं ब्रह्म 
ऋतं सत्यं परं ब्रह्म 
करतुसन्थौ मुण्डेयन्मुण्डमानं 


महो० 2.57 
शारी० 15 
मुक्ति० 2.43 
पा०ब्र० 1.16 
वराह० 2.39 
संन्या० 2.87 
यो०शि० 4.3 
अन्न० 5.51 
महो ० 4.24 
आत्म० 21 
मुक्ति० 2.38 
यो०शि० 1.62 
यो०शि० 6.2 
यो०शि० 6.1 
रुद्रह० 9 
रुद्रह० 10 


त्रिपुरा ० 4 
मुक्ति० 2.56 
यो०शि० 6.14 
जा०द० 9.2 
महो० 5.156 
शारी० 13 
यो०कुं० 1.5 
जा०द्‌० 3.5 


हय० 4 
मुक्ति० 1.1.12 
मुक्ति 1.1.11 
पंचब्र ० 6 
बहूवृ० 9 
एका० 7 
महो० 4.45 
अन्न० 5.72 
शाट्या० 22 








मन्त्रानुक्रमणिका 635 

कद डर बु महायोगी वराह० 2.1 एतत्‌ पद्माग्निरूपं य: यो०शि० 5.35 
ऋषयो ह वै भगवन्तम्‌ स०रह० ] एतत्पीठमिति प्रोक्त यो० शि० 2.6 

ए एतत्‌ प्रात: प्रायुञ्जानो भण्जा० 1.11 
एक एव चतुर्धाऽयं यो०शि० 1.130 | एत्व भविष्यदवै गो०३० 6] 
एक एव हि भूतात्मा त्रिण्ता० 5.15 एतदथर्वशिरो योऽधीते गण० 16 
एक एवात्मा मन्तव्यः त्रिण्ता० 5.14 एतदष्टविधमन्त्रं योऽधीते ता०सा० 3.10 
एकतत्त्वदृढाभ्यासात्‌ शाण्डि० 17.28 | एप दुपनिषद योऽधीते वराह० 5.76 
एकदन्तं चतुर्हस्तं गण० 11 एतदेव परं गुह्य यो०शि० 1.84 
एकदा सोऽमलम्रज्ञो महो० 2.14 एतद्विज्ञानमात्रेण पा०ब्र० 2.7 
एकदा हि व्रजस्वियः गो०उ० 1 एतद्विष्णो: परमं पदं गो० पूर्व ० 2] 
एकनिष्ठतयान्तस्थ० वराह० 2.50 एतद्वै महोपनिषद्देवानां अव्य० 3.3 
एकं पादमथैकस्मिन्‌ शाण्डि० 1.3.4 | एतन्मध्याहसायाहेषु भ०जा० 1.7 
एकं ब्रह्म चिदाकाशं महो० 5.56 एतस्मा एव पञ्चपदाद्‌ गो०पूर्व० 24 
एकं ब्रह्माहमस्मीति अन्न० 428 एतस्यैव यजनेन चन्द्रध्वजो गोफपपूर्व० 26 
एकमाद्यन्तरहितं चित्‌ अन्न० 5.65 एतां दृष्टिमवष्टभ्य अन्न० 4.64 
एकवतत्ं तु रुद्राक्ष रुद्र०जा० 27 एतामहं भावमयीमपुण्यां महो ० 6.40 
एकं वा सर्वयत्नेन महो० 4.3 एतावदेवाविद्यात्वं अन्न० 5.19 
एक: सन्‌ भिद्यते श्रान्त्या अन्न० 5.76 एतां विद्यामपात्तरतमाय अध्या० 71 
एकस्मिनेव संसिद्धे अन्न० 5.52 एते च नियमा: प्रोक्ता: जा०द्‌० 2.2 
एकाकिना समुपगम्य यो०शि० 1.90 | एतेऽरिषड्वा विश्वश्च वराह० 1.11 
एकाक्षरं त्वक्षरे तोऽसि एका० 1 एतेषां प्रथम: परोक्तः महो० 6.59 
एकात्मकमखण्डं तत्‌ महो० 5.118 एतेषां दुःखबीजानां अन्न० 4.73 
एकात्मके परे तत्त्वे अध्या० 25 एतेषां लक्षणं वक्ष्ये यो०कुं० 1.3 
एकादशमुखं त्वक्षं रुद्र०जा० 39 एतेर्न्मनैर्भगवती यजेत्‌ त्रि०ता० 2.34 
एकादशासनानि स्युः वराह० 5.15 | एतेस्तत्त्वै: समं पञ्ची० वराह० 1.5 
एकान्तध्यानयोगाच्च शाण्डि० 1.7.29 | एनं मनोमणिं ब्रह्मन्‌ महो० 5.83 
एकान्नं मदमात्सर्यम्‌ संन्या० 2.104 | एभिः क्रमैस्तथाऽन्येश्च शाण्डि० 1.7.36 
एका स आसीत्ग्रथमा त्रिपुरा० 3 एवं क्रमेण षाण्मासं यो०कुं० 2.31 
एकेन लोहमणिना पंचब्र० 36 एवं गते बहुदिने अन्न 1.9 
एकेनैव तु पिण्डेन पंचब्र० 35 एवं चतुष्पथो बन्धो वराह० 5.43 
एकेनैव शरीरेण यो०शि० 1.140 | एवं जितेन्द्रियो भूत्वा वराह० 2.4 
एकैकशो निषेवन्ते मुक्ति 2.12 एवं जीवो हि संकल्पः महो० 5.127 
एकैकस्यास्तु शाखाया मुक्ति 1.1.14 | एवं ध्यायति यो नित्यं गण० 14 
एकोत्तरं नाडिशतं यो०शि० 6.5 एवं नाडीस्थानम्‌ न शाण्डि० 1.4.14 
एको देव: सर्वभूतेषु गो०उ० 65 एवं पञ्चदशाक्षर त्रैपुरं त्रि०ता० 1.26 
एको वशी सर्वग: गो०पूर्व० 19 एवं पूर्णधियो धीराः अन्न० 5.24 





636 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 

र पृष्टेन मुनिना महो० 2.16 ऐ 
एवं प्रथमस्याद्यं वाग्भवं त्रिग्ता० 2.6 ऐं अम्बितमे नदीतमे 

एवं मुहूर्तत्रयं भावना० भाव० 4 ऐं चत्वारि वाक्‌ परिमिता 
एवं यः सततं ध्यायेत्‌ शाण्डि० 3.2.14 | ऐ वागीश्वरीं विद्महे 

एवं रूपपरिज्ञानं रुद्रह ० 49 ऐं हीं सो: श्रीं क्लीं ३% नमो 
एवं रूपा परा विद्या पा०ब्र० 2.32 ऐतरेयकोषीतकिनाद० 

एवं वर्षत्रयं कृत्वा यो०कुं० 2.42 | ऐहिकामुष्मिकब्रात० 

एवं विद्वान्‌ कृतकृत्यो सावि० 15 ओ 
एवं षण्मासाभ्यासात्सर्व शाण्डि? 1.7.47 | .: जने उ 
BAS Me is नेना परं ब्रह्म 

एवं समभ्यसेन्रित्यम्‌ जा०९० 610 | 35 नम इति त्रीण्यक्षराणि 
एवं सृष्टियोगेन चक्रं तिता० 222 | 35 नम: शिवायेति याजुष० 
एवं स्थूलं च सूक्ष्मं च नरह 209 | ॐ नमोब्रह्मे धारणं 

एवं स्वरूपविज्ञानं 109० 2.34 . | 3 नमो भगवते अंगुष्ठाभ्यां 
एवं हि द्रन्द्रजालस्य यो०शि० 1:69 | तयो भगवते महागरुडाय 
एवमभ्यासचिततश्चत्‌ वराह० 5.59 ३% नमो विश्वस्वरूपाय 
एवमभ्यासतस्तस्य जा०द० 643 | 35 प्रणो देवी सरस्वती 
जा०द० 9.6 ॐ प्रणो देवीत्यस्य 

एवं मवि चिदाकार वराह० 2.51 3 प्राणात्मने... 
एवमष्टोत्तरशतं मुक्त 1.1.40 | ३५ भूर्भुव: स्व: 

एवमात्मा वथा वत्र महों ० 4.43 ३ॐ यो ह वै श्रीपरमात्मा 
एवमाद्या विद्यामभि० त्रिता० 1.27 ॐ रुद्राय नमः... 

एवमुक्ता विशालाक्ष्या अत्र० 1.11 3 श्रीमिति दवे अक्षरे 
एवमुक्त्वा महादेवो पंचत्र० 33 3 हू बले महादेवि 
एवमुक्त्वा स भगवान्‌ OS 02395 हौमित्युपनिषद्‌ 
एवमेकाक्षर॑ मल देवी? 21 ओझरेणान्तरितं ये जपन्ति 
एवमतद्रिव्वाउटके व्रि०ता० 2.14 ओं भूः स्वाहेति शिखामुत्पाट्य 
एवमंतासु नाडीपु त. वराह० 5.31 ओमङ्कार मृत्युजंय 

एवमेतेन विद्या त्रिपुर त्रिभ्ता० 2.10 | ओमिति प्रथमम्‌ 

एवमेतेन स न: पर्षदति व्रिग्ता० 2.13 | ओमिति व्याहरेत्‌ 

एष एव मनोनाशः महो० 4,109 ओमित्येतदक्षरमिद 
एवात्मशक्ति: । एषा देवी० 15 ओमित्येव यदुद्भूतं 

एषा निदाघ सौषुरित ० अन्न० 2.13 ओमीं 

एषा हि चञ्चला स्पन्द० महो० 4.99 ओमीं सचरति सचरति 

एषा हि जीवन्मुक्तेषु महो० 5.35 ओमीमो नमो भगवते 

एषा हि परिमृष्टाऽन्तः अक्षि० 2.28 ओछापिधाना नकुली 


रि 








स०रह० 35 
स०रह० 23 
त्रिग्ता० 4.21 
अन्न० 1.8 
मुक्ति० 1.2.] 
अव० 12 


सूर्य० 7 
ता०सा० 2.1 
त्रि०ता० 4.15 
त्रि०ता० 4.12 
हय० 20 
गरुड ० 3 
गरुड० 10 
गो०पूर्व० 34 
स०रह० 8 
स०रह०.6 
गो०उ० 64 
सूर्य० 2 
ता०सा० 3.2.9 
गो०उ० 66 
हय० 7.8 
सावि० 14 
त्रिपुरा० 17 
गो०पूर्व० 23 
संन्या० 2.8 
अक्ष० 5 
दत्ता० 1.5 
दत्ता० 2.1 
ता०सा० 2.6 
शाण्डि० 1.7.34 
गरुड० 12 
गरुड० 9 
गरुड० 6 
हय० 17 








कलिना स्फूर्तिरूपेण 











मन्त्रानुक्रमणिका 637 

Ff कलेवरमहंकार० महो० 3.28 
कंसवंशविनाशाय गो०पूर्व० 38 कल्पं क्षणीकरोत्यन्तः महो० 4.68 
कठवल्लीतैत्तिरीय० मुक्ति 1.2.3 | कल्पान्तपवना वान्तु महो० 4.96 
कट्वम्ललवणं तिक्तममृष्ट महो० 2.54 कल्पितेयमविद्येयम्‌ महो० 4.126 
कण्ठकूपे विशुद्धाख्यं यो०शि० 1.174 | कश्यपोलूखलः ख्यातो कृष्ण० 21 
कण्ठकूपोद्भवा नाडी यो०शि० 5.25 | कः सविता का सावित्री अग्निः सावि० ] 
कण्ठचक्रं चतुरङ्गुलम्‌ सौ०ल० 3.5 क: सविता का सावित्री आदित्य: सावि० 6 
कण्ठं तु निर्गुणं परोक्त गो०उ० 58 क: सविता का सावित्री चन्द्रः सावि० 7 
कण्ठसंकोचनं कृत्वा यो०शि०1.97-98 | कः सविता का सावित्री पुरुषः सावि० 9 
कण्ठं संकोचयेत्‌ किंचित्‌ यो०शि० 5.39 कः सविता का सावित्री मन: सावि० 8 
कण्ठसंकोचरूपोऽसौ यो०शि० 1.110 | कः सविता का सावित्री यज्ञः सावि० 4 
कण्ठे कफादिदोषघ्नं यो०शि० 1.94 | कः सविता का सावित्री वरुणः सावि० 2 
कति वर्णाः । कति भेदाः पंचब्र ० 2 क: सकविता का सावित्री वायु: सावि० 3 
कत्थनं कुत्सनं स्वस्ति संन्या० 2.105 कः सविता सा सावित्री स्तनयित्नुः सावि० 5 
कथं यास्यामो जलं तीर्त्वा गो०उ० 2 कस्तवायं जडो मूको महो० 4.129 
कथं सारस्वतप्राप्तिः स०रह० 3 कस्मात्‌ त्र्यम्बकमिति त्रि०ता० 4.4 
कथितं तु तव प्रीत्या यो०शि० 1.129 | कस्मिस्थितं तु किं नाम रुद्रभ्जा० 3 
कदान्तस्तोषमेष्यामि संन्या० 2.68 कस्य शुश्रूषणान्नित्यं रुद्रह० 2 
कनिछिकाङ्ुल्याङ्गुष्ठेन प्रा०हो० 11 कातकं फलमासाद्य महो० 5.66 
कनीयसि भवेत्‌ स्वेदः शाण्डि० 1.7.3 | कापिलेन पयसाऽभिषिच्य भ०जा० 2.22 
कन्दुका इव हस्तेन महो० 5.143 कामक्रोधभयं चापि यो०शि० 1.10 
कन्दोर्ध्वे कुण्डली शक्ति: यो०शि० 6.55 | कामनाम्ना किरातेन याज्ञ० 20 
' कपालविवरे जिह्वा यो०शि० 5.40 | कामनाम्ना किरातेन महो० 3.45 
कपालशोधने वापि यो०कुं० 1.25 | कामाद्याश्चिततगा दृश्या स०रह० 6] 
कपालसम्पुटं पीत्वा यो०शि० 1.76 | कामेन विषयाकाइक्षी यो०कुं० 3.3 
कम्बुकण्ठी सुताम्रोष्ठी स०रह० 39 कामो योनि: कामकला देवी० 14 
करणोपरमे जाग्रत्‌ पैङ्ग० 2.12 कामो योनि: कामकला ्रिपुरा० 8 
कर्णधारं गुरु प्राप्य यो०शि० 6.79 | काम्यानि च तथा कुर्यात्‌ जा०द्‌० 7.5 
कर्त्तव्यं नैव तस्यास्ति यो०शि० 1.47 | कायशोषणमात्रेण वराह० 2.40 
कर्पूरमनले यद्वत्‌ शाण्डि० 1.7.21 | कायेन मनसा वाचा जा०द्‌० 1.17 
कर्मणा बध्यते जन्तुः संन्या० 2.117 | कायेन वाचा मनसा जा०द० 1.13 
कर्मण्यधिकृता ये तु प०ब्र० 14 कारणेन विना कार्य यो०शि० 1.37 
कर्मेन्द्रियाणि ज्ञानेन्द्रियाणि पैङ्ग० 2.16 कार्य विष्णु: क्रिया ब्रह्मा रुद्रह० 14 
कर्मेन्द्रियाणि पञ्चैव वराह० 1.3 कालत्रयमुपेक्तित्र्या संन्या० 2.43 
कला5तीता भगवती ता०सा० 2.5 कालरात्रि ब्रह्मस्तुतां देवी० 11 

यो०शि० 1.20 | कालवञ्चनमेतद्धि वराह० 5.35 


638 


भः कलनोधुक्तः 


कालसत्ता कलासत्ता 
कालात्मनि मनो लीनं 
कालान्तरोपभोगार्थम्‌ 
कालिन्दी जलकल्लोल० 
कालेन स्फुटतामेत्य 
काश्यां स्थानानि चत्वारि 
काष्ठपाषाणयोर्वहिः 

किं तत्त्वं को जीव: 

किं पुनर्बहुनोक्तेन 

किं वा दुःखमनुस्मृत्य 
किं हेयं किमुपादेयं 
किञ्चच्चेद्रोचते तुभ्यं 
किमप्यव्यपदेशात्मा 
कीर्तनात्सर्वदेवस्य 


कुटीचकः शिखायज्ञोपवीती 


कुटीचका नाम गौतम० 
कुटीचको बहूदकश्चापि 
कुण्डलीबोधकं पुण्यं 
कुण्डलीबोधकं वक्त्र० 
कुण्डल्येव भवेच्छक्तिः 
कुण्डिकां चमसं शिक्यं 
कुण्डिकां चमसः शिक्यं 
कुम्भकं पूर्ववत्कृत्वा 
कुम्भकान्ते रेचकादौ 
कुम्भकान्ते रेचकादौ 
कुम्भेन समारोप्य 

` कुरुक्षेत्र कुचस्थाने 
कुर्यादनन्तरं भरती 
ुर्वत्रभ्यासमेतस्यां 
ु्वत्रभ्यासमेतस्यां 
कुलकुमारि विद्महे 
कुहो: क्षुददेवता प्रोक्त 
कूटस्थं सत्त्वरूपं च 
कूर्पराग्रे मुनिश्रेष्ठ 
कृतकृत्यतया तृप्त: 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





अक्षि० 2.24 
अन्न० 4.66 
यो०शि० 5.48 
संन्या० 2.101 
गो०पूर्व० 10 
महो० 5.157 
भण्जा० 2.18 


` यो०शि० 5.31 


जाबालि० 2 
यो०शि० 1.58 
कुण्डि० 8 
अध्या० 67 
अन्न० 5.105 
महो० 2.67 
रुद्रह० 16 
संन्या० 2.24 
भिक्षु 2 
शाट्या० 11 
यो०कुं० 1.38 
यो०शि० 1.99 
यो०कुं० 1.7 
क०रु०5 
कुण्डि० 9 
यो०कुं० 1.47 
यो०कुं० 1.47 
यो०शि० 1.106 
वराह० 5.60 
जा०द० 4.49 
यो०शि० 1.113 
अक्षि० 2.37 
वराह० 4.12(16) 
त्रिण्ता० 3.15 
जा०द० 4.38 
गो०3० 59 
जा०द० 3.10 
अव० 29 





कृतस्फारविचारस्य 
कृत्वा तु चैन्दवस्थाने 
कृत्वा दूरतरे नूनम्‌ 
कृत्स्नमेतच्चित्र कर्म 
कृपणं तु मनो ब्रह्मन्‌ 
कृपार्थे सर्वभूतानां 
कृशोऽहं दुःखबद्धोऽहं 
कृषिर्भूवाचकः शब्दो 
कृष्णां तं विप्रा बहुधा 
कृष्णात्मिका जगत्कर्त्री 
केचिच्चासंख्यजन्मान 
केचित्तणोषधीवृक्ष ० 
केचित्वन्नामभजनात्‌ 
केचिदर्केन्दुवरुणा: 
केचिद्वदन्ति चाधारं 
केचिद्विशाला: ककुभः 
केचिन्महेन्द्रमलय० 
केनच्छान्दोग्यारुणि० 
केन नवस्न्ररूपो देह: 
केनाप्यबाधितत्वेन 

के पशव इति पुन: 
केयूरकटके सूत 
केवलं केवलाभासं 
केवलं चिति विश्रम्य 
केवलं चित्रकाशांश० 
केवलं साक्षिरूपेण 
केवलं साक्षिरूपेण 
केवलं सुसमः स्वच्छो 
केशकज्जलधारिण्यो 


केशव क्लेशहरण 


केशान्तमूर्ध्व क्रमति 


|| कैवल्यमुक्तिरकेव 


को जीवति नरो जातु 
कोटयो ब्रह्मणां याता 
को वा मोक्ष: कथं तेन 


अन्न० 2.44 
यो ०शि० 6.17 
अक्षि० 2.26 
अव० 8 
अन्न० 1.43 
कृष्ण० 19 
महो० 4.123 
गो०पूर्व० 1 
गो०पूर्व० 15 
गो०३० 44 
महो० 5.138 
महो० 5.140 
मुक्ति० 1.1.16 
महो० 5.139 
यो०शि० 6.22 
महो० 5.142 
महो० 5.141 
मुक्ति० 1.2.4 
भाव० 2 
वराह० 3.9 
जाबालि० 12 
रुद्र०जा० 21 
महो० 4.119 
अन्न० 2.9 
अन्न० 1.51 
अन्न० 4.33 
रुद्रह० 41 
महो० 2.27 
महो० 3.43 
याज्ञ० 18 
गो०पूर्व० 45 
यो०कुं० 2.35 
मुक्ति० 1.1.18 
क०रु० 29 
वराह० 3.23 
जा०द्‌० 2.4 


मन्त्रानुक्रमणिका 





| 
कोऽहं कथमिदं किं वा 
कोऽहं कथमिदं चेति 
क्रमेण सर्वमभ्यस्य 
क्रियानाशाद्भवेच्चिन्ता० 
क्रीडते बालको भूत्वा 
क्रीडते त्रिषु लोकेषु 
क्रूरेण जडतां याता 
क्रोमङ्कुशा हसखप्रे 
क्लीं यद्वाग्वदन्ति० 
क्लीमित्येतदादावादाय० 
क्व गतं केन वा नीतं 
क्वचित्प्रकृतिरित्युक्त 
क्वचिद्बन्धः इति ख्यातं 
क्वचिद्वा विद्यते यैषा 
क्वचिन्मनः क्वचिद्बुद्धः 
क्व धनानि महीपानां 
क्षणमायाति पातालं 
क्षमा धृतिर्मिताहारः 
क्षमा नाम प्रियाप्रियेषु 
क्षरः सर्वाणि भूतानि 
क्षीरादिभिरेतैरभिषिच्य 
क्षीरेण स्नापिते देवि 
ख 
खमध्ये कुरु चात्मानम्‌ 
खेचराधिपतिर्भत्वा 
खेचरा भूचरा: सर्वे 
खेचर्या मुद्रितं येन 
खेदोल्लासविलासेषु 


ग 


गकार: पूर्वरूपम्‌ । अकारो 





गगनो मम ्रिशक्ति० 


गङ्गायां सागरे स्नात्वा 
गच्छतस्तिछत: कार्यम्‌ 
गच्छतस्तिष्ठतो वाऽपि 


महो० 5.166 
अन्न० 1.40 
महो० 4.21 
संन्या० 2.21 
अध्या० 12 
कृष्ण० 18 
यो०शि० 1.149 
महो० 3.19 
त्रिणता० 3.12 
स०रह० 26 
गो०पूर्व० 13 
अध्या० 66 
महो० 5.131 
महो० 5.132 
महो० 3.37 
महो० 5.130 
वराह० 3.22 
महो० 3.24 
वराह० 5.13 
शाण्डि० 1.1.11 
यो०शि० 3.16 
भ०जा० 2.23 
त्रि०ता० 2.33 


शाण्डि० 1.7.19 
यो०कुं० 2.17 
वराह० 4.12(44) 
यो०शि० 5.41 
महो० 6.3 


गण० 9 
पा०ब्र० 1.9 
यो०शि० 6.41 
यो०शि० 1.95 
अन्न० 5.1 








639 
गच्छंस्तिषछन्नुपविशन्‌ कुण्डि० 28 
गणक ऋषि: । निचृद्गायत्री गण०9 
गणादिं पूर्वमुच्चार्य गण० 7 
गणानां त्वा गणपतिं ` त्रि्ता० 3.14 
गणानां त्वेति त्रैष्टुभेन त्रि०ता० 4.19 
गदा च कालिका साक्षात्‌ कृष्ण० 23 
गन्धवतीयं भूमिः गो०उ० 10 
गन्धर्वनगरस्यारथे महो० 5.167 
गमागमस्थं गमनादिशून्यं यो०शि० 6.20 . 
गलितद्वैतनिर्भासो अक्षि० 2.35 
गवामनेकवर्णानां त्रि०ता० 5.22 
गान्धारायाः सरस्वत्या जा०द्‌० 4.17 
गारुडब्रह्मविद्यां प्रवक्ष्यामि गरुड० 1 
गुणत्रयसमुद्भूत० यो०कुं० 1.39 
गुदं पाष्ण्या तु संपीडय यो०शि० 1.104 
गुदमेढ्ान्तरालस्थं यो०शि० 5.5 
गुदमेढान्तरालस्थं वराह० 5.50 
गुदयोनिसमायुक्त वराह० 5.38 
गुदस्य पृष्ठभागेऽस्मिन्‌ यो०शि० 6.8 
गुदादद्ववड्डु लादूर्ध्वम्‌ शाण्डि० 1.4.5 
गुरुरेव परो धर्मो शाट्या० 39 
गुरर्तरह्या गुरु्विष्णु: यो०शि० 5.56 
गुरुवाक्यसमाभिन्ने यो०कुं० 3.17 
गुरुवाक्यसमुद्भूत ० महो० 4.26 
गुरुशास्रोक्तमागेण महो० 4.25 
गुरुशिष्यादिभेदेन आत्मो० 3 
गुरुस्तस्मै परं विद्या रुद्रह० 35 
गुरूपदिष्टमार्गेण मुक्ति० 1.1.24 
गुरूपदेशमार्गेण यो०शि० 2.14 
गुरूपदेशलभ्यं च यो०कुं० 2.21 
गुल्फदेशसमीपे च यो०कुं० 1.49 
गुल्फो तु वृषणस्याधः जा०द्‌० 3.7 
गुल्फो तु वृषणस्याधः शाण्डि० 1.3.8 
गुल्मं जलोदर: प्लीहा यो०कुं० 1.18 
गुल्मप्लीहादिकान्दोषान्‌ यो०कुं० 1.31 
गुह्य प्रवेष्टुमिच्छामि परं कुण्डि० 9 





640 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
गुह्याद्गुह्यतरमेषा I. य 2 चतुःपीठसमाकीर्ण यो०शि० 1.167 
गृहत्वेन हि काछानि यो०शि० 4.24 | चतुरस्र धरण्यादौ यो०शि० 1.176 
गृहीततृष्णाशबरी० महो० 6.31 चतुर्णामपि भेदानां यो०शि० 1.102 
गृहीत्वाऽष्टोत्तरशतं मुक्ति० 1.1.42 | चतुर्णामपि भेदानां यो०कुं० 1.40 
गोकुलं वनवैकुण्ठं कृष्ण ० 9 चतुर्दशमुखं चाक्षं रुद्र०जा० 42 
गोत्रादि चरणं सर्व संन्या० 2.108 । चतुर्मुखं तु रुद्राक्ष रुद्रण्जा० 30 
गोपगोपाङ्गनावीतं गो०पूर्व० 9 चतुर्मुखमुखाम्भोज० स०रह० 36 
गोपरूपो हरिः साक्षात्‌ कृष्ण० 10 चतुःशब्दो भवेदेको गो०उ० 29 
गोपालोऽहमजो नित्य: गो०३० 35 चत्वारि वागिति मन्त्रस्य स०रह० 21 
गोप्याद्गोप्यतरं लोके पंचब्र० 5 चत्वारिंशत्संस्कारसम्पन्न: संन्या० 2.1 
गोप्यो गाव क्रचस्तस्य कृष्ण० 9 चन्द्रमण्डलसंकाश गरुड ० 7 
गोवालसदृशं शीषे अव० 5 चन्द्रसूर्यत्विषो दिव्या गो०उ० 52 
गौरीमियाय सलिलानि हय० 16 चन्द्रसूर्यौ समौ कृत्वा यो०शि० 1.116 
ग्रन्थतश्चार्थतश्चैव यो०कुं० 2.9 चन्द्रार्कमध्यमा शक्ति: यो०कुं० 3.7 
ग्रन्यमभ्यस्य मेधावी त्रिभता० 5.21 | चरेन्माधूकरं भैक्ष्यं संन्या० 2.89 
ग्रस्त इच्युच्यते प्रान्त्या आत्म० 16 चान्द्री कामाध: शिवाद्य० त्रि०ता० 1.32 
ग्रहणे विषुवे चैवम्‌ रुद्रणजा० 44 | चितो रूपमिदं ब्रह्मन्‌ महो० 5.124 
ग्रामादग्निमाहत्य पूर्ववत्‌ याज्ञ 3 चित्तं कारणमर्थानां महो० 3.21 
रम्यासु जडचेष्टासु अक्षि० 2.5 चित्तं कारणमर्थानां यो०शि० 6.59 
ग्राह्यग्राहकसम्बन्धे संन्या० 2.58 चित्तनाशे विरूपाख्ये अन्न० 4.21 
| चित्तं प्राणेन सम्बद्धं यो०शि० 1. 59 
घटमध्ये यथा दीपो यो०शि० 6.77 चित्तमन्तर्गतं दुष्ट जा०द० 4.54 
घटवद्ठिविधाकारं त्रिग्ता० 57 | पित्तमूलं हि संसार: बराह० 3.21 
घटसंवृतमाकाशं त्रिग्ता० 5.16  चितमूलो विकल्पोऽयं अध्या० 26 
घटाकाशमठाकाशौ रुद्रह० 42 चित्तमेव हि संसारो महो० 4.66 
घटाकाशं महाकाशः अध्या० 7 चित्तमेव हि संसार: शाट्या० 3 
घटाकाशमिवात्मानम्‌ पैङ्ग 4,20 चित्तं विनष्टं यदि भासितं यो०शि० 1.124 
घनवासनमेततु अन्न० 1.31 चित्तशुद्धी क्रमाज्जानं पा०ब्र० 2.37 
घृतं थ्रमूत्रसदृशं संन्या० 2.93 पित्तश्रित्न चिदाकाराद्‌ रुद्रह० 44 
CE दुःखं अन्न० 5.117 
तसह दुःखाय अन्न० 4.15 
चक्षुः पश्यति रूपाणि पा०ब्र० 2.9 चित्ताकाश चिदाकाशम्‌ ली व, 
चकषुरादीनदरियदृषट जा०द० 1.9 ` | चित्ते चलति संसार: र 
चण्डालदेहे पश्चादि० वराह० 316 | चित्ते चैत्यदशाहीने ps 
चतुरङ्गलमायाम्‌ जा०द्‌० 4.4 निमी अन्न० 2.12 
चतुरंगुलमुत्सेधं वराह० 5.21 ठ ET 02 
1 सुपुप्ति० पैङ्ग० 2.13 





मन्त्रानुक्रमणिका 





शी 
चित्तोपशान्तिफलदं 
चित्राख्या सीविनी नाडी 
चित्सामान्यमथासाद्य 
चित्स्वरूपवत्तन्मयं 
चिदचैत्याऽखिलात्मेति 
चिदणोः परमस्यान्तः 
चिदात्मनि सदानन्दे 
चिदात्माऽस्मि निरंशोऽस्मि 
चिदिहास्तीति चिन्मात्रम्‌ 
चिदिहास्तीति चिन्मात्रम्‌ 
चिद्व्योमेव किलास्तीह 
चिन्तानऽनलशिखा दग्धं 
चिन्तानिचयचक्राणि 
चिन्तामभ्येत्य भगवान्‌ 
चिन्मात्रं चैत्यरहितम्‌ 
चिन्मात्रं सर्वगं नित्यं 
चिरकालं हृदेकान्त० 
चिरसंदर्शनाभावात्‌ 


. चेतनं चित्तरिक्तं हि 


चेतनोऽसौ प्रकाशत्वात्‌ 
चेतसा संपरित्यज्य 
चेतसा सम्परित्यज्य 
चेतसो यदकर्तृत्वं 
चैतन्यस्यैकरूपत्वाद्‌ 
चत्यनिमकतचिदरूपं 
चैतयवर्जितचिन्ात्रम्‌ 
चैत्यवर्जितचिन्मात्रे 
चैत्यानुपातरहितं 
चोदयित्रीति मन्त्रस्य 


हित््वाऽविद्यामहाग्रन्थिं 
हित्त्वा स्वात्मनि तिष्ठ त्वं 
छित्नाभ्रमण्डलं व्योम्नि 
छेदनचालनदोहै: 


41 उ० तृ 0 


अन्न० 5.40 
अन्न० 4.45 
यो०शि० 5.27 
अन्न० 3.17 
पा०ब्र० 1.2] 
महो० 6.78 
महो० 2.4 
अध्या० 9 

अन्न० 5.13 
वराह० 2.47 
याज्ञ० 32 

अन्न० 5.36 
महो० 5.134 
महो० 3.7 
महो० 5.159 
महो० 2.68 
वराह० 2.21 
शाण्डि० 1.7.35 
महो ० 5.17 
संन्या० 2.61 
महो० 2.6 
महो० 4.8 
अन्न ० 1.32 
महो० 4.7 
यो०शि० 4.1 
महो० 6.81 
संन्या० 2.37 
वराह» 4.12(29) 
महो० 4.116 
स०रह० 15 


रुद्रह० 36 

महो० 5.184 
महो० 4.95 
शाण्डि०].7.42-1 


ज 


जगज्जालपदार्थात्मा 
जगज्जीवनं जीवनाधारभूतं 
जगत्कारणरूपस्य 
जगत्तावदिदं नाहं 
जगदात्मतया भाति 
जगदादित्यो रोचत इति 
जगद्रूपतयाप्येतद्‌ 
जगन्नाम्ना चिदाभाति 
जगाम शिखरं मेरो: 
जडतां वर्जयित्वैकां 
जडया कर्णशंष्कुल्या 
जडस्तु पार्थिवो नेयः 
जडाजडटृशोर्मध्ये 
जनको नाम भूपालो 
जन्तोर्दक्षिणकर्णे तु 
जन्तोर्यथावदेवेयं 
जन्मपल्वलमत्स्यानां 
जन्मपल्वलमत्स्यानाम्‌ 
जन्ममृत्युसुखदुःखवर्जितं 
जन्मस्थितिविनाशेषु 
जन्मान्तरघ्ना विषया 
जन्मान्तरशताभ्यस्ता 
जपं च मथनं चैव 

जपो नाम विधिवदुगुरु० 
जम्बुको रुधिरं यद्वद्‌ 
जयन्तीसम्भवो वायुः 
जरा मरणमापच्च 
जरामृत्युगदघ्नो यः 
जलस्य चलनादेव 
जलेऽग्निज्वलनाच्छाखा० 
जलेन श्रमजातेन 

जले वापि स्थले वापि 
जहाविन्द्रियतन्मात्र० 
जाग्रतः प्रत्ययाभावं 
जाग्रतः स्वपतश्चैव 


041 


महो० 6.57 
संन्या० 2.16 
अन्न० 1.15 
संन्या० 2.30 
पा०ब्र० 2.41 
पा०ब्र० 1.28 
आत्म० 2 
यो०शि० 4.18 
महो० 2.75 
महो० 5.51 
संन्या० 2.31 
यो०शि० 1.27 
अन्न० 2.17 
महो० 2. 19 
मुक्ति 1.1.21 
अक्षि० 2.19 
महो० 3.46 
याज्ञ० 21 
वराह० 3.7 
महो० 2.59 
महो० 3.55 
मुक्ति० 2.14 
यो०कुं० 2.44 
शाण्डि० 1.2.10 
यो०शि० 1.125 
कृष्ण० 20 
महो० 2.55 
यो०कुं० 2.3 
वराह० 3.20 
वराह० 5.36 
शाण्डि० 1.7.4 
कुण्डि० 24 ' 
अन्न० 3.15 
महो० 2.10 
अन्न० 5.27 


642 


|. सुषुप्तस्थः 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्तितुरीय० 
जाग्रत्स्वप्नसुषुप्ति० 
जाग्रत्स्वप्ने व्यवहरन्‌ 
जाड्यभावविनिर्मुक्तम्‌ 
जात इत्यादिना परमात्मा 
जातमात्रेण कामी 
जातवेदस इत्येकर्चसूक्त० 
जातवेदससूक्तेन 
जातवेदसे सुनवाम 
जातस्य ग्रहरोगादि 
जातास्त एवं जगति 
जानन्ति तेऽमृतफलकाः 
जानूर्वोरन्तरे सम्यक्‌ 
जान्वन्तं पृथिवी ह्यंशो 
जायते प्रियते लोको 
जायाभवविनिर्मुक्ति: 
जिज्ञासार्थ शुकस्य 
जित्वा वृष्ट्यादिकं जाड्यं 
जिहृया वायुं गृहीत्वा 
जिह्वया वायुमाकृष्य 
जिह्वया वायुमाकृष्य 
जिह्लामर्कटिकाक्रान्त० 
जीव एव दुरात्माऽसौ 
जीवतो यस्य कैवल्यं 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा 
. जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा 
जीवन्मुक्तपदं त्यक्त्वा 
जीवन्मुक्तशरीराणां 
जीवन्मुक्तः स विज्ञेयः 
जीवन्मुक्तस्य किं लक्ष्म 
जीवन्मुक्ता न मञ्जन्ति 
जीवन्मुक्तिदशां प्राप्य 
जीवन्मुक्तो महायोगी 
जीवला नघारिषां मा ते 
जीवस्य तण्डुलस्येव 
जीवाः पशवः उक्ताः 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





अन्न० 5.116 


शारी० 14 
पैङ्ग० 2.15 
यो०कुं० 3.29 
यो०कुं० 1.78 
त्रि०ता० 2.7 
त्रि०ता० 2.8 
त्रि०ता० 2.2 
त्रि०ता० 4.2 
त्रि०ता० 1.3 
याज्ञ० 25 
महो० 3.14 
पा०ब्र० 1.26 
शाण्डि० 1.3.1 
जा०द्‌० 8.4 
महो० 3.4 
यो०कुं० 1.79 
महो० 2.22 
यो०शि० 1.148 
शाण्डि०1.7.13-4 
यो०कुं० 1.30 
जा०द्‌० 6.25-26 
महो० 3.30 
महो० 5.93 
अध्या० 16 
महो० 2,63 
यो०कुं० 3.34 
मुक्ति० 2.76 
अन्न० 5.6 
पङ्ग० 3.11 
अन्न० 41 ` 
महो० 5.37 
अन्न० 3.3 
यो०शि० 1.151 
प्रा०हो० 5 
महो० 5.186 
जाबालि० 13 


जीवेश्वरादिरूपेण 
ज्ञमनो नाशमभ्येति 
ज्ञात्वा स्वं प्रत्यगात्मानं 
जञानं चेदीदृशं ज्ञातम्‌ 
ज्ञानं तु जन्मनैकेन 
ज्ञानतोऽज्ञानतो वाउपि 
ज्ञननेत्रं समाधाय 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छा स्यात्‌ 
ज्ञानभूमिः शुभेच्छाऽऽख्या 
ज्ञानयज्ञ: स विज्ञेयः 
ज्ञानयोगनिधिम्‌ 
ज्ञानयोगपराणां तु 
ज्ञानशिखिनो ज्ञाननिष्ठा 
ज्ञानशौचं परित्यज्य 
ज्ञानसंहारसंयुक्त 
ज्ञानस्वरूपमेवाहु: 
ज्ञानामृतरसो येन 
ज्ञानामृतेन तृप्तस्य 
ज्ञानेनाज्ञानकार्यस्य 
ज्ञानेनेव विना योगो 
ज्ञनेनैव हि संसार० 
ज्ञानोदयात्पुर55रब्धं 
जञेयं सर्वप्रतीतं च 
ज्ञेयवस्तुपरित्यागो 
ज्योतिषं च यथा नाम० 
ज्योतिषामपि तज्ज्योति: 
ज्वरा: सर्वे विनश्यन्ति . 
ज्वलतामतिदूरेऽपि 
ज्वलनाघातपवननाघातै: 
ज्वलिता अतिदुरेऽपि 
ज्वालाजालपरिस्मन्दो 


तं गुहः प्रत्युवाच ` 
त पश्चादिगबलिं कुर्यात्‌ 
तं मुने सर्वभावेन 


तं होवाच भगवान्‌ 


महो० 4.73 
मुक्ति० 2.39 
अध्या० 2 
यो०शि० 1.24 
यो०शि० 1.53 
मुक्ति० 1.1.46 
त्रिग्ता० 5.23 
वराह० 4.12(1) 
महो० 5.24 
शाट्या० 17 
शाण्डि० 3.2.13 
जा०द्‌० 4.56 
प०ब्र० 12 
जा०द० 1.22 
पंचब्र० 12 
जा०द्‌० 6.49 


. जा०द० 6.48 


जा०द्‌० 1.23 
अध्या० 59 
यो०शि० 1.52 
रुद्रह० 34 
अध्या० 53 
शाण्डि० 1.7.22 
शाण्डि० 1.7.23 
रुद्रह० 29 
यो०शि० 3.22 
'शाण्डि० 1.7.51 
महो० 3.44 
यो०कुं० 1.85 
याज्ञ० 19 

अन्न० 3.11 


अक्ष० 2 
पैङ्ग० 4.8 
यो०कुं० 2.4 
रुद्र०जा० 2 








शी पुण्यं 
तज्ज्ञानं केनोपायेन 
तडित्सु शरदभ्रेषु 
तण्डुलस्य यथा चर्म 
तत: कालवशादेव 
तत: कृशवपुः प्रसन्न ० 
तत: पंकजमध्यस्थं 
तत: पक्वकषायेण 
तत: पवित्रं परमेश्वराख्य० 
तत: पद्मासनं बद्धा 
ततः पुण्यवशात्‌ सिद्ध: 
ततः पूर्वापरे व्योम्नि 
तत: प्रजापतिः प्रणिपपात 
ततः प्रवर्तते वाणी 
ततः प्रवेशयामास 
ततः प्राणमयो ह्यात्मा 
ततः शरीरे लघु० 
ततः शुद्धश्चिदेवाहं 
ततः शेषस्य भस्मनो 
तत: संमेलकादौ च 
ततः स्तिमितगंभीरं 
ततस्तादृग्गुणगतं 
ततस्तु सम्बभूवासौ 
ततः स्वमनसः स्थैर्य 
तते ब्रह्मने नित्ये 
ततो नश्यन्ति संरारो 
ततो यातौ वह्यपानौं 
ततो विज्ञान आत्मा तु 
ततो विशुद्धं विमलं विशोकम्‌ 
ततो व्यैच्छत्‌ व्येवास्मा 
ततोऽष्टपतरसंवृतं चक्रं 
तत्किमेतन्महाभाग 
तक्रमेणाशु तेनैव 
तत्रपमनुपराप्य 
तेपचतश्च शिव: साक्षात्‌ 
पतदृष्टया तु नास्त्येव 
ऐतचमसीत्यहंम्‌ 


रुद्र०जा० 8 
जाबालि० 16 
महो ० 3.32 

महो० 5.185 
मुक्ति० 1.1.43 


शाण्डि०1.7.13-6 


यो०शि० 5.44 
मुक्ति० 2.31 
पैड़० 4.17 
यो०कुं० 1.32 


यो०शि० 1.142 


यो०शि० 5.43 
अव्य० 2.3 
स०रह० 44 
महो० 2.23-24 
क०₹० 22 
शाण्डि० 1.5.4 
वराह० 2.53 
भ०जा० 1.6 
यो०कुं० 2.26 
महो० 2.65 
महो० 5.151 
अन्न० 3.19 
अन्न० 3.5 
महो० 6.13 
यो०शि० 1.51 
यो०कुं० 1.44 
क०रु० 23 
गो०पूर्व० 32 
अव्य० 5.5 
त्रि०ता० 2.21 
महो० 2.35 
मुक्ति० 2.4 
पा०ब्र० 2.14 
रुद्रह० 43 
पा०ब्र० 2.19 
पैङ्ग० 3.4 


तत्त्वातीतं महादेव 
तत्त्वावबोध एवासौ 
तत्पीठकर्णिकायां 
तत्पीठम्‌ । अष्टपत्रं 
तत्पुरुषं पुरुषो निवेश्य 
तत्पृथ्वीमण्डले क्षीणे 
तत्प्रकारः कथमिति 

तत्र गणा रौद्रानना 

तत्र गत्वा च तेनोक्त० 
तत्र तत्र परंब्रह्म 

तत्र तयो नाम विध्युक्त 
तत्र तेष्वेव गगनेष्वेवं 
तत्र दश यमा: 

तत्र द्वादशादित्या 

तत्र पारोक्ष्यशबलः 

तत्र लोका वेदा: शास्राणि 
तत्र वर्षसहस्राणि 

तत्र शीतांशुसंजातं 

तत्र संलीयते संवित्‌ 
तत्र सुषुम्ना विश्व० 

तत्र सू्योऽगिनर्नाम सूर्य० 
तत्र हि रामस्य राममूर्तिः 
तरार्चितोऽहं साक्षादर्चितः 
तत्राश्रुबिन्दवो जाता 
तत्राहिंसा नाम मनोवाक्‌ 
तत्राहिंसासत्यास्तेय 
तत्रेव नाडीचक्रं तु 
तत्रोन्मदाभिः कान्ताभिः 
तत्सर्व ब्रह्मणे कुर्यात्‌ 


| तत्सवितुरिति पूर्वेण 


तत्सवितुवरिण्यं 
तत्सवितुवरिण्यं तस्माद्‌ 
तत्सवितुरवरण्यं भगो देव: 
तत्साधनमथो ध्यानं 
तत्साधने द्यं मुख्यं 
त्तर विदतं येन 
तत्ख्यम्‌ ! यद्यनन्तक० 


643 


यो०शि० 1.7 
महो० 4.12 
सौ०ल० 1.9) 
सौ०ल० 1.9 
महो० 1.6 
वराह० 5.4 
जाबालि० 18 
भ०जा० 2.27 
यो०कुं० 2.15 
पैङ्ग० 4.28 
शाण्डि० 1.2.2 
गो०३० 22 
शाण्डि 1.1.3 
गो०३० 23 
पङ्ग० 3.3 
त्रि०ता० 1.6 
महो० 2.76 
यो०कुं० 1.70 
अन्न० 4.69 
'शाण्डि० 1.4.10 
प्रा०हो० 19 
गो०३० 25 
भ०जा० 2.20 
रुद्र्०जा० 5 
शाण्डि० 1.1.5 
शाण्डि० 1.1.4 
वराह० 5.22 
महो० 2.25 
जा०द० 7.4 
त्रि०्ता० 1.17 
त्रि०ता० 1.2 
त्रि०ता० 1.24 
त्रि०ता० 1.20 
मुक्ति 2.50 
यो०कुं० 1.8 
प०ब्र० 8 
गरुड० 13 


644 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ : 





|. ज्ञानी यदा तिष्ठेत्‌ 
तथा-तत्परमं विद्धि 
तथानन्दमयश्चापि 
तथापि दृढता नो चेद्‌. 
तथाऽप्यसिद्धं चेज्ज्ञानं 
तथा प्राणविपत्तौ तु 


तथा भ्रान्तैद्विधा प्रोक्तो . 


तथा मनोमयो ह्यात्मा 
तथा सतिं कथं माया 
तथा सर्गब्रह्मणोश्च 
तथाऽस्थूलमनाकाशम्‌ 
तथाऽस्थूलमनाकाशम्‌ 
तथेति स होवाच 
तथेत्यवोचद्भगवान्‌ 
तथेत्याह क्र्भुः प्रीतः 
तथैव पृष्ठवंशे स्याद्‌ 
तथैव विद्वान्‌ रमते 
तथैव रभसा शुक्लं 
तथैव विद्वान्‌ रमते 
तथैव स्वशरीरस्थं 
तथैवात्माऽऽत्मशक्त्यैव 
तथैवास्त्विति मामुक्त्वा 
तथैवोपाधिविलये 
तदक्षमुत्तमं विद्यात्‌ 
तदनभ्यर्च नाश्नीयात्‌ 
तदनु विषयावासना० 
तदन्तरारयोः पूषा 
तदन्त्यं विषुवं प्रोक्त 


तदन्यत्तदट्वेधाभूद्धरितम्‌ ` 


तदधिकारी न भवेत्‌ 
'तदभ्यासप्रदातारं 
तदभ्यासेन प्राणापानौ 
तदमलमरजं तदात्मतत्त्वं 
तदमार्जनमात्रं हि 
तदवस्था जाग्रत्स्वप्न 
तदा जाड्यविनिर्मुक्तम्‌ 
तदा दुःखादिभेदोऽयम्‌ 


>= 


यो०शि० 1,33 
यो०कुं० 2.20 
क०₹० 26 
मुक्ति० 1.1.28 
मुक्ति 1.1.27 
यो०शि० 1.30 
जा०द्‌० 10.4 
क०₹० 25 
पा०ब्र० 2.17 
स०रह० 56 
जा०द्‌० 9.4 
अन्न० 5.73 
वराह० 4.2 
सौ०ल० 1.2 
अन्न० 1.18 
यो०शि० 1.114 
आत्म० 11 
यो०कुं० 1.72 
आत्म० 11 
यो०कुं० 1.35 
महो० 5.120 
अन्न० 1.12 
आत्म० 23 
रुद्र०जा० 17 
भ०जा० 2.21 
अन्न० 1.54 
वराह० 5.25 
जा०द्‌० 4.45 
अव्य० 1.2 
प०परि० 3-2 
यो०कुं० 2.13 
कुण्डि० 18 
अन्न० 4.72 
अन्न० 2.25,4.56 
वराह० 4.6 
अन्न० 4.6] 
प्रा०ब्र० 2.24 


.। तदा पश्यति योगेन 


तदा प्रभृति मच्चित्तं 
तदाद्यं विधुं प्रोक्त 
तदानीमात्मगोचरा वृत्तयः 
तदा ब्रह्मार्गलं ब्रह्मन्‌ 
तदा समरसं भावं 
तदाऽसौ प्रथमामेका 
तदाहुरेके यस्य प्रथमपदात्‌ 
तदाहुरेको ह वै 
तदुत्तरायणं प्रोक्त 
तदुद्राक्षे वाग्विषये ` 
तदु होचुः । कः कृष्णः 
तदु होवाच ब्राह्मणः 

तदु होवाचं हैरण्यो 
तदेके प्राजापत्यामेवेष्टि 
तदेतत्‌ कामरूपाख्यं 
तदेतत्पूर्णगिर्याख्य 
तदेव कृतकृत्यत्वम्‌ 
तदेव जीवरूपेण 

तदेव निष्कलं ब्रह्म 
तदेव सुनवाम गोत्रारूढं 
तदेवाकाशपीठं स्पार्शनं 
तदैक्ये साधिते ब्रह्मन्‌ 
तदैवैनामनुगता 
तद्धर्मगतिहीना ये 
तद्धेतुः सर्वभूतानां 
तद्ब्रह्मनन्दमद्रन्ं 
तद्ब्रह्मनन्दम दनद 
तद्भस्म गायत्र्या संप्रोक्ष्य 
तदभामात्रमिदं विश्वमिति 
तद्यथेति । दुष्टानुश्रविक० 
तद्रूपेण सदा सत्यं 

तद्वद ब्रह्मविदोऽप्यस्य 
तद्विद्याविषयं ब्रह्म 
तद्विप्रासो विपन्यवो 
तद्विप्रासो विपन्यवो 
तद्विष्णो: परमं पदं 


यो०शि० 1.79 
अन्न० 1.16 
जा०द्‌० 4.44 
पैङ्ग० 3.5 
यो०कुं० 2.41 
यो०शि० 6.37 
अक्षि० 2.9 
गो०पूर्व० 29 
महो० 1.2 
जा०द्‌० 4.41 
रुद्र०जा० 48 
गो०पूर्व० 4 
गो०पूर्व० 3 
गो०पूर्व० 7 
याज्ञ० 2 
यो०शि० 5.8 
यो०शि० 5.10 
अव० 13 
यो०शि० 1.6 
त्रिण्ता० 5.11 
त्रि०ता० 2.9 
त्रिण्ता० 5.27 
यो०शि० 1.135 
महो० 5.123 
गो०उ० 37 
अन्न० 4.70 
वराह० 2.20 
महो० 4.70 
भ०जा० 1.4 
महो० 2.7 
संन्या० 2.19 
पंचब्रा० 38 
आत्म० 8 
क०₹० 14 
पैङ्ग० 4.31 
'ता०सा० 3.12 
ता०सा० 3.11 





` मन्त्रानुक्रमणिका 


645 





स जळ त परमं पदं 
तद्विष्णो: परमं पदं 
तद्विष्णो: परमं पदम्‌ 
तद्विष्णो: परमं पदं सदा 
तनुं त्यजतु वा तीर्थे 
तनुवासनमत्युच्चै: 
तन्तुपज्ञरंमध्यस्थ० 
तन्नाभिचक्रमित्यक्तं 
तन्मध्ये नाभिरित्युक्तं 
तन्मध्ये नाभिः 
तन्मयैव स्फुरत्यच्छा 


` तपः प्रभृतिना यस्मै 


तपः सन्तोषास्तिक्य० 
तपः संतोषमास्तिक्यम्‌ 
तपस्विषु बहुञ्ञेषु 
तपेदवर्षसहस्राणि 


तमेकं गोविन्दं सच्चिदानन्द्‌० 


तमेव धीरो विज्ञाय 
तमेव धीरो विज्ञाय 
तमेव धीरो विज्ञाय 
तमोमायात्मको रुद्र० 
तमो हि शारीरप्रपञ्चम्‌ 
तयोरादौ समीरस्य 
तयोरादौ सरस्वत्या: 
तरवोऽपि हि जीवन्ति 
तर्कतश्च प्रमाणाच्च 
तर्कतश्च प्रमाणाच्च 
तर्कैर्जल्पै: शास्रजालै: 
तस्माच्छने: शनैः कार्यम्‌ 
तस्माज्ज्ञानं च योगं च 
तस्मात्कृष्ण एव परमो 
तस्मात्खेचरीमुद्रा० 
तस्मात्‌ त्र्यंशकमाख्यातं 
तस्मात्फलविशुद्धाङ्गी 
तस्मात्संचालयेन्नित्यं 
तस्मात्सर्व परित्यज्य 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन 


मुक्ति? 2.77 
त्रिण्ता० 4.13 
पैड़० 4.30 
गो०पूर्व० 27. 
अन्न० 5.101 
अन्न० 1.30 
शाण्डि० 1.4.7. 
यो०शि० 5.2] 
जा०द० 4.5 
शाण्डि० 1.4.6 
महो० 5.119 
महो० 2.42 
शाण्डि० 1.2.1 
जा०द्‌० 2.1 
महो० 4.34 
पैङ्ग० 4.21 
गो०पूर्व० 33 
शाट्या० 25 
वराह० 4.12(33) 
अन्न० 4.37 
पा०ब्रा० 1.10 
म०वा० 4 
यो०कुं० 1.2 
यो०कुं० 1.9 
महो० 3.13 
रुद्रह० 45 
अन्न० 4.34 
यो०शि० 1.61 
यो०कुं० 2.40 
यो०शि० 1.14 
गो०पूर्व० 49 
शाण्डि०1.7.17-1 
यो०कुं० 2.19 
कुण्डि० 6 
यो०कुं० 1.17 
अक्षि० 2.47 
यो०कुं० 2.14 





तस्मात्सर्वप्रयत्नेन, 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन 
तस्मातू सर्वप्रयत्नेन 
तस्मात्सौम्यप्रयंत्नेन 
तस्मादद्वैतमेवास्ति 
तस्मादुज्जृम्भते काम: 
तस्मादुड्डीयणाख्योज्यं 


` | तस्मादुङीयणाख्योऽयं 


तस्मादेतन्मनः सूक्ष्म 
तस्मादेतां तुरीयां श्रीकाम० 
तस्मादेनं नित्यमावर्तयेत्‌ 
तस्मादेव परो रजसेति 
तस्मादोंकारसम्भूतो 
तस्माद्दोषविनाशार्थम्‌ 
तस्माद्योगं तमेवादौ 
तस्माद्वासनया युक्त 
तस्मन्नित्यमकर्त्ताहम्‌ 
तस्मान्मुमुक्षुभिर्नेव 
तस्मान्मुमुक्षुभिर्नेव 
तस्मान्यूढा न जानन्ति 
तस्मिन्नित्ये तते शुद्धे 
तस्मिन्निरस्तनिःशेष 
तस्मित्निरोधिते नूनम्‌ 
तस्मिन्‌ पुरुषश्चतुर्दश 
तस्मिन्मरुशुक्तिकास्थाणुः 
तस्मिश्रिदर्पणे स्फाटे 
तस्मिन्सुविदिते सर्व 
तस्मिसतु तीव्रसंवेगाद्‌ 
तस्मै वाच्यं यथातथ्यं 
तस्य कोटिशतं पुण्यं 
तस्य चञ्चलता यैषा 
तस्य ध्यानान्तःस्थस्य 
तस्य नाभ्यामग्निमण्डले 
तस्य पुना रसनमिति 
तस्य प्रियं शिरः कृत्वा 
तस्य मध्यगतं वहिं 
तस्य मध्ये महानर्चि: 


जा०द्‌० 1.25 


- प०ब्र० 19 
` यो०शि० 6.23 


मुक्ति० 2.15 
जा०द्‌० 10.3 


- त्रि०ता० 1.19 


यो०शि० 1.107 
यो०कुं० 1.48 
क०रु० 37 
त्रिण्ता० 5.28 
गो०पूर्व० 28 
गो०३० 30 
गो०३० 45 
यो०शि० 1.12 
यो०शि० 1.66 
मुक्ति० 2.16 
महो० 4.16 
महो० 4.75 
वराह० 2.56 
यो०शि० 1.34 
महो० 4.120 
महो० 4.60 
शाण्डि० 1.7.25 
महो० 1.5 
पैङ्ग० 1.3 
अन्न० 4.71 
रुद्रह० 26 
महो० 5.154 
यो०शि० 2.3 
रुद्र०जा० 7 
महो० 4.101 
महो० 4.101 
त्रि०ता० 2.33 
गो०पूर्व० 11 
अव० 4 
यो०शि० 1.74 
महो० 1.13 


646 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





न मुक्तिस्तनो: कायात्‌ 
तस्य विज्ञानमात्रेण 
तस्या: शिखाया मध्ये 
तस्य शिष्यो मुनिवर: 
तस्य श्रीखेचरीसिद्धि: 
तस्याः षडङ्गं कुवीत 
तस्या एकादशभिः पादैः 
तस्या एव द्वितीयः पादः 
तस्या एव प्रथमः पादः 
तस्या एव ब्रह्मा अजीजनत्‌ 
तस्या एष तृतीयः पादः 
तस्यान्ते सुषिरं सूक्ष्म 
तस्यामधिष्ठित: कृष्ण ० 
तस्यामुत्पद्यते नाद: 
तस्या वाच: परो देव: 
तस्यां शक्तिप्रबोधेन 
तस्यास्वादवशाच्चित्त 
तस्यैवं स्तुवदो नित्यं 
तां तीक्ष्णशृङ्कलां विद्धि 
तां दृष्टवा दण्डबद्धूमौ 
तां मे बरूहि महाविद्या 
तां विदित्वा स च रक्त 
ता अप्यत: परित्यज्य 
ता: ऊचु:--कथं यास्यामो 
तादृग्रूपो हि पुरुषो 
तानि गाढं नियम्यापि 
तानि सर्वाणि सूक्ष्माणि 
तानुवाच ब्राह्मण: । पापकर्मणो 
तानेतान्‌ मन्त्रान्‌ यो वेद 
तान्‌ भगवानब्रवीदेतैः 
तान्‌ होवाच भगवान्‌ 


तापापहारिणीं देवीं 
ताभ्यां निर्विचिकित्सेऽ्थे 
तामग्निवर्णां तपसा 
तामप्यथ परित्यज्य 

` तामवष्टभ्य तिष्ठ त्वं 


EN 


वराह० 5.8 
यो०शि० 6.25 
महो० 1.14 
जा०द्‌० 1.2 
यो०कुं० 2.23 
यो०कुं० 2.38 
अव्य० 5.2 
सावि० 11 
सावि० 10 
बहू० 2 
सावि० 12 
यो०शि० 6.9 
गो०३० 33 
यो०शि० 3.3 
यो०कुं० 3.20 
यो०शि० 6.24 
यो०कुं० 1.73 
स०रह० 43 
महो० 6.52 
अन्न० 1.10 
अन्न० 1.3 
अव्य० 2.2 
मुक्ति० 2.70 
गो०उ० 4 
मुक्ति० 2.59 
यो०शि० 1.28 
क०२० 19 
गो०पूर्व० 5 
हय० 12 
त्रि०ता० 4.22 


ब्रि०ता० 1.39,2 3 


2.16,5.2 
देवी० 19 - 
अध्या० 34 
देवी० 9 
मुक्ति 2.71 
अन्न० 2.19 





तामसौ दैत्यपक्षेषु 
तामुवाच यत्तस्य पीठं 
तारं ज्योतिषि संयोज्य 
तारसंयमात्‌ सकल० 
तारसारमहावाक्य ० 
तालुचक्रम्‌ । तत्रामृतधारा ० 
तालुमूलगतां यत्नात्‌ 
तालुमूलं समुत्कृष्य 
तावत्संसारभृगुषु 
तावदेव निरोद्धव्यं 
तावन्निशीव वेताला 
तावन्निशीव वेताला 
तासां मध्ये हि श्रेष्ठा 
तासां स्वर्गापवर्गार्थ 
तास्तु गोप्या महायोगात्‌ 
ति्नाच्छन्स्पृशन्‌ जिघ्रन्‌ 
तिष्ठनाच्छन्स्वपन्‌० 
तिष्ठन्ति परितस्तस्या: 
तिस्रः पुरस्रिपथा विश्व ० 
तीर्थानि तोयपूर्णानि 
तीर्थे दाने जपे यज्ञे 

तीर्थे श्वपचगृहे वा 

तुन्दे तु ताणं कुर्याच्च 
तुरीयं सर्वसौभाग्यदायकं 
तुरीयातीतसंन्यास 
तुरीयातीतो गोमुखवृत्त्या 
तुर्यमालम्ब्य कायान्त: 
तुर्यविश्रान्तियुक्तस्य 
तुर्यातीता तु या55वस्था 


तुर्यावस्थोपशान्ता सा 
तुषारकरबिम्बाच्छं 
तूष्णीमेकामेक ऋचा 


तृणं पांशुं महेन्द्रं च 
तृणाग्रेष्वम्बरे भानौ 


तृतीयं नाभिचक्रं 


तृतीयमेतस्या एव पूर्व० 


कृष्ण० 5 
गो०पूर्व० 18 
शाण्डि० 1.7.17 
शाण्डि० 1.7.52 
मुक्ति० 1.1.38 
सौ०ल० 3.6 
शाण्डि० 1.7.30 
यो०कुं० 2.28 
महो० 4.111 
त्रि०ता० 5.8 
मुक्ति० 2.40 
महो० 5.78 
गो०उ० 5 
महो० 5.163 
यो०शि० 1.156 
अन्न० 4.63 
महो० 6.34 
जा०द्‌० 4.6 
त्रिपुरा० 1 
जा०द्‌० 4.52 
जा०द्‌० 4.57 
पैङ्ग० 4.7 
यो०कुं० 1.15 
त्रि०ता० 2.26 
मुक्ति 1.1.36 
संन्या० 2.28 


. अन्न 3.13 


महो० 4.40 
अन्न० 5.86 
अन्न० 5.89 
अन्न० 5.85 
महो० 4.33 
प्रा०हो० 12 
महो० 3.38 
अन्न० 5.94 
सौ०ल० 3.3 
त्रि०ता० 1.34 


मन्त्रानुक्रमणिका 





शा सर्वसंक्षोभणं चक्रं 
तृतीयाङ्कशाकृतिरिति 
तृष्णाग्राहगृहीतानां 
तृष्णारज्जुगणं ठित्त्वां 
तृष्णा लज्जा भयं दु:खं 
तृष्णाविषूचिकामन्त्र: 
तेज:क्षणेऽक्षुधा कान्तिः 
तेजसीव तमो यत्र 
ते द्वे ब्रह्मणि विन्देत० 
तेन कुण्डलिनी तस्या: 
तेन कुण्डलिगी सुप्ता 
तेन चित्प्रतिबिम्बेन 
तेन स्वयं त्वया ज्ञातं 
तेनाग्निना च सन्तप्ता 
तेनात्मना बहुज्ञेन 
तेनाधीतं श्रुतं तेन 
तेनासौ स्वविवेकेन 
तेनेयमिन्द्रजालश्री: 
ते पप्रच्छुस्तदु होवाच 
तेभिर्धार्यमिदं सूत्र 
ते भोगास्तानि भोज्यानि 
ते वर्णात्मका: 
तेषां किं पिण्डपातेन 
तेषां करम प्रवक्ष्यामि 
तेषु प्राणादयः पञ्च 
ते स्थिता भूमिकास्वासु 
ते होचुः किं तद्रूपं 
ते होचुरुपासनमेतस्य 
'त्यक्ताहंकृतिराश्वस्त० 
त्यक्त्वा विष्णोलिंङ्गम्‌ 
त्यक्त्वा सदसदास्थां 
त्यकत्वा सर्वाश्रमान्धीरो 
त्यज धर्ममधर्मं च 
` त्यागादानपरित्यागी 
त्रय कालास्रयो देवाः 
्रयमेते समं यावत्‌ 
त्रयमेव भवेन्मिथ्या 


त्रिण्ता० 2.25 
त्रिण्ता० 3.4 
महो० 4.105 
संन्या० 2.54 
यो०शि० 1.11 
महो० 3.26 
वराह० 5.5 
अध्या० 24 
महो० 4.15 
यो०कुं० 1.14 
यो०कुं० 1.45 
स०रह० 48 
महो० 2.71 
यो०कुं० 1.66 
अन्न० 3.9 
यो०शि० 2.4 
महो० 2.2 
महो० 4.47 
गो०पूर्व० 25 
प०ब्र० 16 
महो० 2.26 
शाण्डि० 1.6.2 
यो०शि० 1.162 
वराह० 1.2 
जा०द्‌० 4.25 
महो० 5.42 
गो०पूर्व० 6 
गो०पूर्व० 17 
महो० 6.69 
शाट्या० 29 
महो० 6.54 
शाट्या० 30 
संन्या० 2.17 
महो० 6.15 
यो०शि० 6.57 
मुक्ति 2.11 
यो०शि० 4.12 


त्रयोदशमुखं त्वक्षं 
व्रिंशत्परांखिंशत्‌ 
त्रिकोण त्यस्ने कृत्वा 
त्रिकोणमण्डलं वह्नि 
त्रिकोणमण्डलं वही 
त्रिकोण मनुजानां तु 
्रिचतुर्वासरं वाथ 
त्रिचतुस्रिचतु: 
त्रिणाचिकादियोगानां 
त्रिणाचिकादियोगान्ता 
त्रिदण्डमुपवीतं च 
त्रिदण्डं वैष्णवं लिङ्ग 
त्रिधामसाक्षिणं सत्य० 
त्रिपुण्डं भस्मना करोति 
त्रिपुरा शक्तिराद्येयं 
त्रिपुरेश्वरीं जातवेदस 
त्रिभिरेतैश्चिराभ्यस्तै० 
त्रिभिरेभि: समभ्यस्तै: 
त्रिमुखं चैव रुद्राक्षम्‌ 
्रियंगानि शिखा त्रीणि 
त्रिशतं त्वधमं पञ्च० 


त्रिशूलायां काशीमधिश्रित्य 


त्रिसन्ध्यं शक्तितः स्नानं 
्रैलोक्यसम्भवांस्त्यक्त्वा 
त्यम्बकं यजामहे 
तम्बकेनानुष्टुभेन 

त्वं भूर्भुव: स्वस्त्वं हि 

त्वं वञ्रभृद्‌भूतपतिस्त्वमेव 
त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः 
त्वं वाहमस्मि भगवो 

त्वं खरी पुमांस्त्वं च कुमार 
त्वक्‌ चर्ममांसरोमाङ्गुष्० 
त्वक्च रक्त मांसमेदो० 
त्वङ्मांसरक्तबाष्पाम्बु 
त्वड्मांसरक्तबाष्पाम्बु 
त्वचा क्षणविनाशिन्या 


647 


रुद्रभ्जा० 41 
शाट्या० 34 
त्रि०्ता० 2.17 
यो०शि० 1.77 
यो०शि० 5.14 
जा०द० 4.2 
जा०द० 5.10 
शाण्डि० 1.5.3 
वराह० 2.55 
महो० 4.74 
शाट्या० 7 
शाट्या० 10 
वराह० 2.17 
जाबालि० 22 
'त्रिण्ता० 1.9 
त्रि०ता० 2.5 
मुक्ति 2.13 
अन्न० 4.84 
रुद्र०जा० 29 
पा०ब्र० 2.5 
रुद्र०जा० 22 
भ०जा० 2.15 
शाट्या० 13 
अन्न० 3.14 
ब्रि०्ता० 1.4 
त्रि०ता० 4.11 
एका० 13 
एका० 5 
गण० 5. 
वराह० 2.34 
एका० 11 
आत्म० 1-2 
वराह० 1.10 
याज्ञ० 15 
महो० 3.40 
संन्या० 2.32 








648 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
गी यत्र महो० 5.44 दिनकरकिरणेर्हि शावरं वराह० 3.11 
त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि गण० 2 दिवसे दिवसे कुर्वन्‌ महा० 6.77 
दिवा न पूजयेद्विष्णुम्‌ शाण्डि० 1.7.38 
| दिवारात्रमविच्छिन्नं वराह० 5.46 
दक्षनाड्या समाकृष्य Re दिवा सुप्तिर्निशायां यो०कुं० 1.56 
` दक्षिणशये वामबाहुं ब्रि०्ता० 3.8 दिव्यज्ञानोपदेष्टारं यो०शि० 5.57 
दक्षिणं सव्यगुल्फेन शाण्डि० 1.3.5 दिव्यदर्पसहस्राणि र वाजा! 
दक्षिणायनमित्युक्तम्‌ जा०द० 442 | दिशोऽपि नहि दृश्यन्ते महो० 3.49 
दक्षिणायां दिशि मुक्तिस्थानं भ०जा० 2.28 दीपज्वालेन्दुखद्योत० यो०शि० 2.19 
दक्षिणेतरपादं तु 0100 | टप चभवेतेज: वराह० 5.2 
दक्षिणे$पि तथा सव्यं जा०द० 3.4 दीर्घस्वप्नमिदं यत्तत्‌ वराह० 2.64 
दग्धस्य दहनं नास्ति ङ्गः 4.10 दुःखैर्न ग्लानिमायासि अच 5:7 
दण्डं तु वैष्णवं सौम्यं संन्या० 2.13 दुग्धसिन्धौ समुत्यन्नौ कृष्ण ० 17 
दण्डात्मनोस्तु संयोग: संन्या० 2.15 दुर्जया सा सुरे: सर्वे: कृष्ण० 11 
दत्तात्रेयं शिवं शान्तम्‌ शाण्डि० 3.2.11 लभं प्राप्य मानुष्यं वराह० 2.5 
दत्तात्रेयो महायोगी जा०द० 1.1 दुर्लभो विषयत्यागो वराह० 2.76 
दत्त्व स्तुतिं पुण्यतमां गो०३० 67 दुर्लभो विषयत्यागो महो० 4.77 
दन्तमूलात्तथा कण्ठे जा०द० 7.6 दूरादस्तमितद्ितवं अन्न० 2.39 
दमिति हंसः । दामिति दत्ता० 1.2 दृढभावनया त्यक्त० अन्न० 4.46 
दया नाम सर्वभूतेषु शाण्डि० 1.1.9 | दृढभावनया त्यक्त० मुक्ति० 2.57 
दया सा रोहिणी माता कृष्ण 15 टृढाभ्यस्तपदा्ैक ० मुक्ति० 2.25 
दर्शनाख्यं स्वमात्मानं महो० 6.37 दृढासनो भवेद्योगी सौ०ल० 27 
दर्शनादर्शने हित्वा मुक्ति० 2.64 | दृशिस्तु शुद्धोऽहमवि० मुक्ति० 2.74 
दशद्वारपुरं देहं यो०शि० 52 | दृशिस्वरूपं गगनोपमं मुक्ति० 2.73 
दशभिः प्रणवैः सप्त० शाट्या० 14 दृश्यते शरूयते यद्यत्‌ वराह० 3.2 
दशभिर्वायुभिर्व्याप्त यो०शि० 1.66 दृश्यदर्शनसम्बन्धे अन्न० 2.22,5.44 
दशवक्त्रं तु रुद्राक्षं रुद्र०जा० 38 दृश्यदर्शननिर्मुक्त: महो० 6.80 
दशवारं पठेद्यस्तु देवी० 31 दृश्यदर्शनयोर्लीनम्‌ संन्या० 2.34 
दशरस्थः प्रत्यगात्मा यो०कुं० 331 | दृश्यं नास्तीति बोधेन महो० 2.38 
दशाचतुष्टयाभ्यासाद्‌ महो० 5.31 दृश्यमाश्रयसीदं चेत्‌ महो० 6.35 
दशाचतुष्टयाभ्यासात्‌ वराह० 4.12(7) | दृश्यसंवलितो बन्धः अन्न० 2.18 
दानं नाम न्यायार्जितस्य शाण्डि० 1.2.5 | दृश्यासंभवबोधेन महो० 4.62 
दारमाहत्य सदृशम्‌ कुण्डि० 2 दृश्यासंभवबोधो हि महो० 4.63 
दासा: पुत्रा: ख्रियश्वैव महो० 3.35 दृष्ट रष्टव्यमखिलं महो० 6.9 
दिक्कालाद्यनवच्छिन्रं अन्न० 5.66 दृष्टिमालम्ब्य तिष्ठामि अन्न० 5.58 
दिक्कालाद्यनवच्छित्रम्‌ अन्न० 5.8 दृष्टिरेषा हि परमा अन्न० 1.25 
दिग्वातार्कप्रचेतो5श्चि० वराह० 1.14 | दृष्टवा रम्यमरम्यं वा 


अन्न० 5.118 


मन्त्रानुक्रमणिका 


049 





देवकी ब्रह्मपुत्रा सा 
देवार्चनस्नानशौच० 
देवा ह वै भगवन्तम्‌ 
देवा ह वै भगवन्तम्‌ 
देवा ह वै भगवान्‌ 
देवा ह वै मुद्रा: सृजे० 
देवीं वाचमजनयन्त 
देवीं वाचमिति मन्त्रस्य 
देवी ह्येकाग्र आसीत्‌ 
देशकालक्रियाशक्तिः 
देशाद्देशं गते चित्ते 
देशाद्देशान्तरप्राप्तौ 
देहत्रय स्थूलसूक्ष्म 
देहदेहिविभागैक ० 
देहमध्यं मुनिप्रोक्त 
देहमध्ये शिखिस्थानम्‌ 
देहं शिवालयं प्रोक्त 
देहश्नोत्तिछते तेन 
देहस्त्वपि भवेन्नष्टो 
देहात्मज्ञानवज्जञानं 
देहान्ते किं भवेज्जन्म 
देहान्ते ज्ञानिभिः पुण्यात्‌ 
देहाभिमाने गलिते 
देहावसानसमये 

देहे ज्ञानेन दीपिते 
देहनद्रयेष्वहम्भावः 

देहे यावदहंभावो 

देहे स्वात्ममतिं विद्वान्‌ 
दैन्यदोषमयी दीर्घा 
दैन्यभावातु भूतानां 
दैवेन नीयते देहो 
दैवेरपि न लक्ष्येत 
द्रमित्युक्त्वा द्रामित्युक्त्वा 
द्रव्यमन्त्रक्रियाकाल० 
द्रव्यमन्त्रक्रियाकाल० 


द्रष्टा दृश्यवशाद्बद्धो 
द्रष्टारं पश्यतो नित्यम्‌ 


| 6 
अव० 27 
त्रिण्ता० 4.10 
त्रिण्ता० 4.1,5.1 
त्रिग्ता० 2.15 
त्रि०्ता० 3.1 
देवी० 10 
स०रह० 27 
बहू० 1 
महो० 5.121 
महो० 5.49 
महो० 4.59 
वराह० 1.6 
अन्न० 2.2 
जा०द्‌० 4.3 
शाण्डि० 1.4.4 
यो०शि० 1.168 
जा०द्‌० 6.18 
यो०शि० 1.35 
वराह० 2.15 
यो०शि० 1.32 
यो०शि० 1.49 
स०रह० 66 
यो०शि० 1.31 
पैङ्ग० 4.16 
अध्या० 45 
अन्न० 5.11 
जा०द्‌० 7.13 
महो० 3.36 
संन्या० 2.113 
आत्म० 19 
यो०शि० 1.41 
दत्ता 1.4 
अन्न० 4.6 
वराह० 3.29 
महो० 4.48 
महो० 5.63 





द्ष्टासश्चेत्‌ कल्पयन्तु 
रष्टुदर्शनदृश्यानि 
द्ष्टुटृश्यसमायोगात्‌ 
द्रष्टदर्शनदृश्यानां 
द्रष्टदर्शनदृश्यादि० 
द्रष्टदर्शनदृश्यानि 
द्रागभ्यासवशाद्याति 
द्रयोर्मध्यगतं नित्यम्‌ 
द्वादशाङ्गलदैरघ्य च 
द्वादशाङ्गुलपर्यन्तं 
द्वादशाङ्गलपर्यन्ते 
द्वादशारं महाचक्रं 
द्वापरान्ते नारदो ब्रह्मणं 
द्वाविमावपि पन्थानौ 
द्वावेतौ ब्रह्मतां यातौ 
दवा सुपर्णौ भवतो 
द्विचन्द्रशुक्तिकारूप्य० 


द्वितीयं सर्वाशापरिपूरकं 


द्वितीयं संशयाख्यं च 
द्वितीयं स्वाधिष्ठानचक्र 
द्वितीयकारणाभावाद्‌ 


द्वित्रिवर्णसहिता द्विवर्ण 


्विप्रकारमसंसर्ग 
द्विवक्क्र तु मुनिश्रेष्ठ 
द्वे विद्ये वेदितव्ये हि 
द्विविधक्षित्तनाशोऽस्ति 
द्विविधश्गित्तनाशोऽस्ति 
द्विविधो वासनाव्यूहः 
द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य 
द्वे बीजे चित्तवृक्षस्य 

दवे ब्रह्मणी हि मन्तव्ये 


वे वने स्त: कृष्णावनं - 


वेषश्चाणूरमल्लोऽयं 
दैताट्रैतसमुदभूते: 

द्रौ क्रमौ चित्तनाशस्य 
द्वौ सुपणौं शरीरेऽस्मिन्‌ 
दो सुपर्णौ शरीरेऽस्मिन्‌ 


अव० 17 
वराह० 4.12(20) 
महो० 6.17 
महो० 2.69 
अध्या० 23 
महो० 6.18 
मुक्ति 2.8 
महो० 6.19 
यो०कुं० 1.1] 
अन्न० 5.28 
शाण्डि० 1.7.32 
यो०शि० 1.173 
कलि० 1 

वराह० 4.12(42) 
महो० 6.47 
गो०३० 13 
महो० 5.15 
त्रिशता० 2.24 
यो०कुं० 1.59 
सौ०ल० 32 
महो ० 5.58 
पा०ब्र० 1.4 
अक्षि० 2.20 
रुद्रणजा० 28 
रुव्रह० 27 
अन्न० 4.14 
मुक्ति० 2.32 
मुक्ति० 2.3 
मुक्ति०.2.27,2.48 
अन्न० 4.41 
त्रिभ्ता० 5.20 
गो०उ० 24 
कृष्ण० 14 
महो० 6.62 
शाण्डि० 1.7.24 
अन्न० 4.32 
रुद्रह० 40 











650 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
|, न किंचन द्वेष्टि तथा 
धनदारेषु वृद्धेषु महो० 5.168 न किंचिदत्र पश्यामि 
धनुस्तारं शरो ह्यात्मा रुद्रह० 37 नक्ताद्वरश्चोपवासः 
धन्योऽहं धन्योऽहं कर्त्तव्यम्‌ अव० 32 न क्षीणा वासना यावत्‌ 
धन्योऽहं धन्योऽहं तृप्तेः अव० 33 न क्षुधा न तृषा निद्रा 
धन्योऽहं धन्योऽहं दुःखम्‌. अव०३1 न गच्छन्ति स्वयंज्योतिः 
धन्योऽहं धन्योऽहं नित्यम्‌ अव० 30 न च विद्या न चाविद्या 
धर्ममेघमिमं पराहुः अध्या० 38 न चेमां विद्यामश्रद्दधानाय 
धर्माधर्मौ सुखं दुःखं महो० 2.56 न चोदयो नास्तमयो 
धर्मो रुद्रो जगद्विष्णु: रुद्रह० 15 न जायते न प्रियते 
धाता पुरस्ताद्यमुदाजहार म०वा० 9 
धाता विधाता पवन: सुपणों एका० 6 TTT 
धातूनां वर्धनेनैव वराह० 5.49 न तत्पश्यति चिद्रूपं 
धातूंश संग्रहेद्रहि: यो०शि० 1.147 | "प चन्द्रार्कवपुः 
धामत्रयनियन्तारम्‌ पंचब्र० 13 न तत्र चन्द्रार्कवपुः 
धारणा च तथा ध्यानं वराह० 512 | ते तत्र लोकालोका न 
धारयेत्पूरितं विद्वान्‌ जा०द० 68  पदस्ति न यत्राहं 
धारयेदबुद्धिमान्रित्यम्‌ जान्द० 8.8 न तस्य धमोंऽधर्मश्च 
धारयेन्मनसा प्राणं शाण्डि०. 1.7.44 | १ तयजन्ति न वाञ्छन्ति 
धियो यो न: प्रचोदयात्‌ ब्रिग्ता० 1,14 | गदीपुलिनशायी स्याद 
धीति धारणं विद्यते ब्रि०्ता० 1.21 न देशं नापि कालं वा 
धीरधीरुदितानन्दः अन्न० 2.32 न देहो नेन्द्रियप्राणो 
धीरोऽप्यतिबहुन्ञोऽपि महो० 5,87 न धनान्युपकुर्वन्ति 
धीविक्रयासहस्नाणां मृक्ति० 1.1.3 |" नभो घटयोगेन 
धृतिर्नामार्थहानो शाण्डि० 1.1.12 | न निरोधो न चोत्पत्तिः 
धृतिमैत्री मनस्तुष्टि: महो० 6.30 न निरोधो न चोत्पत्ति: 
ध्यातृध्याने परित्यज्य अध्या० 35 न निरोधो न चोत्पत्ति: 
ध्यात्वा मध्यस्थमात्मानं पैङ्ग० 3.9 न पाणिपादचपलो 
ध्यायते सततं प्रज्ञः यो०शि० 1.72 | " पुण्यपापे नास्थस्थो 
ध्यायन्नास्ते मुनिश्चैवम्‌ यो०कुं० 333 | "रकाशोऽहमत्युक्तः 
ध्यायेन्मम प्रियं नित्यं गो०उ० 60 न प्रत्यब्रह्मणोभेंदं 
न न बद्धोऽस्मि न मुक्तोऽस्मि 
न बाह्ये नापि हृदये 
न कर्ता नैव भोक्ता य वराह० 3.19 | नमः कमलनेत्राय 
न कर्मणा न प्रजया अव० 6 पे 
न कर्मणा न प्रजया क०₹० 13 का चा थि 
न कार्या क्षुधितेनापि वराह० 5.9 म 
१ नमस्तुभ्यं परेशाय 


/ 


महो० 2.60 
अध्या० 68 
संन्या० 2.80 
अन्न० 4.79 
यो०शि० 5.42 
पा०ब्र० 2.15 
आत्म० 4 
अव्य० 7.2 
अन्न० 4.22 
महो० 4.118, 
5.165 
भ०जा० 2.17 
पा०ब्र० 2.25 
रुद्रह० 30 
अन्न० 4.30 
त्रिशता० 5.3 
महो० 6.11 
पा०ब्र० 2.23 
महो० 5.177 
कुण्डि० 11 
आत्म० 7 
वराह० 3.18 
महो० 4.28 
अध्या० 52 
अव० 11 
आत्म० 31 
त्रि०त्ा० 5.13 
याज्ञ० 27 
यो०शि० 5,61 
वराह० 2.9 
अध्या० 46 
अन्न० 5.68 
महो० 4.51 
गो०पूर्व० 36 
गो०पूर्व० 41 
सूर्य) 4 
संन्या० 2.49 


मन्त्रानुक्रमणिका 





शी अस्तु भगवति 
नमस्ते गणपतये 
नमस्ते शारदे देवि 
नमामि त्वामहं देवी 
नमामि यामिनीनाथ 
न मे देहेन सम्बन्धो 
न मे भोगस्थितौ वाञ्छा 
न मोक्षो नभसः पृष्ठे 
नमो देव्यै महादेव्यै 
नमो मह्यं परेशाय 
नमो मित्राय भानवे 
नमो विज्ञानरूपाय 
नमो ब्राततये नम: 
नमोऽस्तु मम कोपाय 
न प्रिये न च जीवामि 
न रसायनपानेन 
न लक्ष्यते स्वभावोऽस्या 
नववकत्रं तु रुद्राक्षं 
नवप्रसूतस्य परादयं 
नवमं चक्रनायकं सर्वा० 
नवममाकाशचक्रम्‌ 
नवयोनीर्नवचक्राणि 
नवसूत्रान्परिचर्चितान्‌ 
न वा इदं दिवा न नक्तम्‌ 
नवात्मकं चक्रं प्राति० 
न वायु: स्पर्शदोषेण 
न शक्यते मनो जेतुं 
न शास्रेण विना सिद्धि: 
न शून्यं नापि चाकारो 
नश्यन्ति क्षुत्पिपासाद्याः 
ष्टे पापे विशुद्धं स्यात्‌ 
न सक्तमिह चेष्टासु 
नसजीवोन च ब्रह्म 
न सन्नासन्न मध्यान्तं 
न सन्नासन्न सदसत्‌ 
न सम्यगानिनस्तद्वत्‌ 
न साक्षिणं साक्ष्यधर्माः 


देवी० 17 
गण० 1 
स०रह० 37 
देवी० 25 
स०रह० 4] 
कुण्डि० 15 
संन्या० 2.51 
अन्न 2.23 
देवी० 8 
वराह० 2.35 
सूर्य० 6 
गो०पूर्व० 35 
गण० 15 
याज्ञ० 30 
अन्न० 5.91 
महो० 4.31 
महो० 5.112 
रुद्रभ्जा० 37 
महो० 5.12 
त्रि०ता० 2.31 
सौ०ल० 3.9 
त्रिपुरा० 2 
पा०ब्र० 1.27 
अव्य० 5.4 
त्रि०ता० 2.23 
संन्या० 2.90 
अन्न० 4.90 
यो०कुं० 2.12 
महो० 2.66 
यो०शि० 1.128 
जा०द्‌० 6.46 
अन्न० 2.8 
पा०ब्र० 2.22 
महो० 5.46 
प०ब्र० 4 
पा०ब्र० 2.38 
कुण्डि० 23 


न स्तौमि न च निन्दामि 
न हि चञ्चलताहीनं 

न हि जनिर्मरणं गमना० 
न हि नानास्वरूपं स्यात्‌ 
न हृष्यति ग्लायति यः 
नाकर्मसु नियोक्तव्यं 
नाकृतेन कृतेनार्थी 

नागः कूर्मश्च कृकरो 
नागादिवायवः पञ्च 
नाडीजलोदरं धातुः 
नाडीनामाश्रयः पिण्डो 
नाडीपुञ्गं सदाऽसारं 
नाडीभ्यां वायुमाकृष्य 
नाडीभ्यां वायुमारोग्य 
नाडीशुद्धिमवाप्नोति 
नात्मज्ञस्यैष विषय: 
नात्मज्ञस्यैव विषयः 
नात्यर्थं सुखदुःखाभ्याम्‌ 
नादाभिव्यक्तिरित्येतत्‌ 
नादे मनोलयं ब्रह्मन्‌ 
नादो महाप्रभुज्ञेयो 
ना्वैतवादं कुर्वीत 
नानन्दं न निरानन्दं 
नानात्वमस्ति कलनासु 
नानाविधैर्विचारस्तु 
नानुसन्धेः परा पूजा 
नानोपनिषदभ्यासः 
नापदि ग्लानिमायान्ति 
नापानोऽस्तङ्गतो यत्र 
नापृष्टः कस्यचिद्‌ ब्रूयात्‌ 
नापेक्षते भविष्यच्च 
नाभिकन्दादधः स्नानं 
नाभिकन्दे च हृन्मध्ये 
नामिदेशात्समाकृष्य 
नाभिदेशे स्थितं चक्रं 
नाभिनन्दति नैष्कर्म्य 
नाभिनन्दत्यसंग्राप्तं 





अन्न० 5.59 
महो० 4.98 
वराह० 3.5 
वराह० 3.] 
महो० 6.50 
महो० 4.22 
महो० 4.41 
जा०८० 4.24 
जा०द्‌० 4.30 
यो०कुं० 1.29 
वराह० 5.54 
जा०द्‌० 4.61 
यो०शि० 1.93 
शाण्डि० 1.7.49 
जा०द्‌० 5.11 
अन्न० 4.3 
वराह० 3.27 
क०रु० 8 
जा०द० 5.12 
यो०शि० 5.47 
ता०सा० 2.4 
यो०शि० 5.59 
महो० 5.98 
अन्न० 2.45 
यो०शि० 1.60 
यो०शि० 2.21 
शाट्या० 16 
महो० 4.18 
अन्न० 5.32 
संन्या० 2.121 
अन्न० 2.29 
जा०द० 4.1] 
जा०द्‌० 7.12 
जा०द्‌० 7.7 
यो०शि० 5.9 
अन्न० 2.5 
महो० 4.37 


652 


ह, 
नाभेस्तिर्यगधोर्ध्वम्‌ 
नाभौ लिङ्गस्य मध्ये तु 
नामजात्यादिभिभेंदे: 
नामरूपात्मकं सर्व 
नामादिभ्य: परे भूम्नि 
नारद: पुनः पप्रच्छ 
नारदो ब्रह्माणमुपसमेत्य 
नारायणेन संयुक्तो 


नारायणोऽहं नरकान्ताकोऽहं 


नाविरतो दुश्चरितान्‌ 
नावृत्तिब्रह्मण: काचित्‌ 
नावेदविन्मनुते तं बृहन्तं 
नाशौचं नाग्निकार्यम्‌ 
नासया गन्धजडया 
नासाग्रे दृष्टिमारोप्य 
नासाग्रे वायुविजयम्‌ 
नासाग्रे शशिभृद्बिम्बे 
नासौ मरणमाप्नोति 
नास्तमेति न चोदेति 
नास्ति काकमतादन्यत्‌ 
नास्ति चित्तं न चाविद्या 
नाहं कर्ता न भोक्ता च 
नाहं दुःखी न मे देहो 
नाहं न चान्यदस्तीह 
नाहं नान्यो न चैवैको 
नाहं नेदमिति ध्यायं० 
नाहमस्मि न चान्योऽस्ति 
नाहं मांसं न चास्थीनि 
नित्यं ऋतं वच्मि 
नित्यतृप्तोऽभ्यभुञ्जानो 
नित्यप्रबुद्धचित्तस्त्वं 
नित्यं विभुं सर्वगत 
नित्यः सर्वगतो ह्या 
नित्यानन्दा निराधारा 
नित्यानित्यविवेकश्च 
नित्यानुभवरूपस्य 


ER 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 








यो०शि० 5.26 
शाण्डि० 1.4.8 
यो०शि० 5.38 
स०रह० 25 
स०रह० 34 
याज्ञ० 12 
कलि० 2 

हय० 1 

देवी० 23 
कुण्डि० 17 
महो० 4.69 
आत्म० 28 
शाट्या० 4 
पैङ्ग० 4.9 
संन्या० 2.35-1 
यो०शि० 1.71 
शाण्डि०1.7.44-1 
जा०द्‌० 5.6 
यो०शि० 1.45 
महो० 5.102 
यो०शि० 1.144 
अन्न० 5.10 
अक्षि० 2.21 
महो० 4.124 
महो० 5.69 
अन्न० 2.21 
महो० 6.36 
अन्न० 2.4 
महो० 4.125 
गण० 3 
आत्म० 13 
महो० 4.11 
रुद्रह० 31 


` जा०द्‌० 10.2 


अन्न 1.5 
वराह० 2.3 
अव० 24 


नित्योदित्यं विमलाम्‌ 
नित्यो नित्यानां चेतनः 
निदाघ तव नास्त्यन्यज्जञेयं 
निदाघः प्राणतो भूत्वा : 
निदाघ शृणु सत्त्वस्था 
निदाघो नाम मुनिराट्‌ 
निदाघो नाम योगीन्द्र: 
निद्राया लोकवार्ताया: 
निद्राऽऽलस्ये माहरागौ 
निपीड्य सीवनी सूक्ष्मं 
निमज्जति महाबाहो 
निमीलनादि कूर्मस्य 
नियोज्य नासिकारंप्र 
निरस्तकल्पनाजालम्‌ 
निरस्तविषयासङ्गं 
निराशता निर्भयता 
निरिच्छे संस्थिते रत्ने 
निरुध्य मारुतं गाढं 
निरुध्य वायुना दीप्तः 
निरुपाधिकनित्यं यत्‌ 
निर्गुणं निष्क्रयं सूक्ष्मम्‌ 
नि्ग्रथि: शान्तसंदेहो 
निर्दग्धवासनाबीज: 
निर्भावं निरहंकारम्‌ 
निर्भेदं परमाद्वैतं 
निर्ममोऽमननः शान्तो 
निर्मलायां निराशायां 
निर्मूलं कलनां त्यक्त्वा 
निर्विकल्पमनन्तं च 
निर्विकल्पा च चिन्मात्रा 
निःशेषितजगत्कार्य; 
निश्चिता विगताभीष्टा 
निश्चेष्टो निर्विकारश्च 
निश्वासभूता मे विष्णो: 
निष्कलं निर्गुणं शानत 
निष्कलाय विमोहाय 
निष्कले निक्किये शान्त 


अन्न० 1.19 


गो०पूर्व० 20 
महो० 4.1 
अन्न० 1.17 
महो० 4.17 
महो० 3.1 
अन्न० 1.1 
अध्या० 5 
शारी० 11 
जा०द्‌० 3.8 
यो०शि० 1.22 
जा०द्‌० 4.34 
यो०कुं० 2.45 
महो० 5.60 
त्रि०ता० 5.7 
महो ० 6.29 
महो० 4.13 
यो०शि० 1.82 
जा०द्‌० 6.42 
वराह० 3.10 
अध्या० 6.3 
अक्षि० 2.39 
अन्न० 5.18 
संन्या० 2.53 
क०रु० 3] 
संन्या० 2.36 
संन्या० 2.67 
महो० 6.46 
ब्रि०्ता० 5.12 
अध्या० 44 
महो० 2.29 
अन्न० 1.50 
वराह० 2.81 
मुक्ति 1.1.9 
यो०शि० 3.21 
गो०पुर्व० 42 
आत्म० 30 








मन्त्रानुक्रमणिका 653 
Nf श्रीविद्या० सौ०ल० 1.12 | पड्जब्रह्मोपसंहारम्‌ पंचब्र० 22 
निष्क्रियोऽस्म्यविकारोऽस्मि कुण्डि० 25 पञ्चभूतात्मको देह वराह० 5.1 
निष्ठा वेदान्तवाक्यानाम्‌ महो० 2.11 पञ्चभूमिं समारुह्य वराह० 4.12(14) 
निष्पत्तिश्चेति कथिताः वराह० 5.72 पञ्चमं तुरीयान्तं सर्वार्थ० त्रि०्ता० 2.27 
निष्पत्तौ वैणवः शब्द: सौ०ल० 2.10  पञ्चमादम्बरोत्पत्ति: गो०पूर्व० 31 
निःसङ्गव्यवहारत्वाद्‌ अन्न० 4.88 पञ्चमीं भूमिकामेत्य अक्षि० 2.34 
निःस्तोत्रो निर्विकारश्च अन्न० 5.100 पञ्चयज्ञ वेदशिर:प्रविष्टा: शाट्या० 12 
निहितं ब्रह्म यो वेद क०₹० 15 पञ्चरूपपरित्यागाद्‌ बहू 6 
नीरागं निरुपासङ्गं महो० 5.67 पञ्चवक्रं तु रुद्राक्षं रुद्र०जा० 31 
नीरुजश्च युवा चैव संन्या० 2.112 | पञ्चसप्तगृहाणां तु संन्या० 2.79 
नीहारहारघनसारसुधा स०रह० 5 पञ्चाक्षरमयं शम्भुं पंचब्र० 30 
नूनं चैत्यांशरहिता अन्न० 1.24 पञ्चाशत्‌ स्वरकर्णाख्यं पंचब्र० 16 
नेत्ररोगा विनश्यन्ति जा०द्‌० 6.31 पञ्चाशद्वर्णसंयुक्तै पंचत्र० 8 
नैतज्जागन्न च स्वप्नः अन्न० 5.109 पञ्चीकृतमहाभूत० पैज्ञ० 3.7 
नैवं चिन्त्यं न चाचिन्त्यं त्रि०्ता० 5.9 पञ्चैतास्तु यतेर्मात्रा शाट्या० 8 
नैव भासयन्ति तल्लिङ्गं भ०जा० 2.19 | पटमध्यं तु यत्स्थानं वराह० 5.29 
नैव सव्यापसव्येन संन्या० 2.81 | पटाद्घटमुपायाति अन्न० 3.6 
नैवाददीत पाथेयं संन्या० 2.111 | पतन्ति केचिदबुधाः महो० 5.144 
नैषोऽन्धकारोऽयमात्मा म०वा० 5 पदं करोत्यलड््येऽपि महो० 3.23 
नैष्कम्येंण न तस्यार्थ: मुक्ति०.2.20 | पदं तदु यातोऽस्मि हि 
नो चेन्मौनं समास्थाय महो० 3.57 पदास महो० 
नोदेति नास्तमायाति वराह० 4.12(22) | पदार्थप्रविभागश: क स अक्षि० 2.12 
न्याया ति ताळ” पदार्थभावनादाढः महो० 2.41 

पदार्थवृन्दे देहादि० अन्न० 5.69 

पद्मकोशप्रतीकाशं महो० 1.12 
पङ्क्तिबद्धेन्द्रियपशुं महो० 3.29 पद्माक्षे स्थापितो मेरु: महो० 4.65 
पञ्चकृत्य नियन्तारं पंचब्र ० 21 पद्याद्यासनस्थ: पुमान्‌ शाण्डि० 1.6.3 
पञ्च द्वाराणि मनसा अन्न० 3.7 परं पोरुषमाश्रित्य महो० 4.93 
पञ्चधा वर्तमानं तं पंचब्र० 27 परप्रयुक्तेन चिरं महो० 5.33 
पञ्चपदं जपन्पञ्चाङ्ग गो०पूर्व 12 परप्रयुक्तेन चिरं वराह० 4.12(9) 
पञ्चपादब्रह्मणो न किञ्चन प०ब्र० 5 परप्रेमास्पदतया वराह० 2.8 
पञ्चब्रहाभिरङ्गेश् रुद्रण्जा० 25 पर ब्रह्म परं सत्यं यो०शि० 2.16 
पञ्चब्रह्वमयं रूपं यो०शि० 215 | परमं पौरुषं यत्नम्‌ महो ० 5.88 
पद्चब्रह्ममिदं विद्यात्‌ पंचब्र० 26 परमहंस: शिखायज्ञोप० संन्या० 2.27 
पञ्चब्रह्वात्मक सर्व पंचब्र० 28 परमात्मनि लीन तत्‌ यो०कुं० 3.24 

प रर पञ्चब्र० 23 परमात्मस्वरूपो हंस: पा०ब्र० 1.13 

Er न परमानन्दपूर्णो$हम्‌ अव० 14 


पञ्जब्रह्मात्मिकीं विद्यां 





654 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
ति अक्षि० 2.46 पिड़लायां रविस्तद्वन्‌ जा०द० 4.40 
परमेष्ठ्यपि निष्ठावान्‌ महो० 3.51 पिण्डपातेन या मुक्ति: यो०शि० 1.163 
पररन्ध्रा सुषुम्ना च वराह० 5.30 पिण्डब्रह्माण्डयोरैक्यं . यो०कुं० 1.8] 
परस्रीपुरपराङ्मुखाः याज्ञ 7 पित्रेत्युक्त: शुक्रः प्रायात्‌ महो० 2.20 
परस्परं कनीयसेदं त्रि०ता० 3.6 पिपीलिका यदा लग्ना यो०शि० 1.33 
परस्परमध्यमापृष्ठ० त्रि०ता० 3.10 | पीठं जालन्धरं नाम यो०शि० 5.11 
परात्परं यन्महतो महान्तं महो० 4.71 ु्खानुपुङ्खविषयेक्षण० वराह० 2.82 
परिगलितसमस्तजन्म० अन्न० 2.16 पुटद्वयं समाकृष्य वराह० 5.63 
परिज्ञातस्वभावं तं महो० 2.28 पुत्रे मित्रे कलत्रे च जा०द्‌० 1.16 
परिज्ञाय परित्यागो अन्न० 5.15 पुनः पिङ्गलयापूर्य० जा०द्‌० 5.9,6.7 
परिज्ञायोपभुक्तो हि महो० 5.71 पुनः पुनरिदं कार्य यो०कुं० 1.26 
परिपूर्णमनाद्यन्तम्‌ अध्या० 61 पुनःपुनस्तद्वदेव यो०शि० 1.121 
परिपूर्णस्वरूपं तत्‌ यो०शि० 1.19 | पुनरागस्त्यं वाग्भवं त्रि०ता० 1.36 
परिव्राट्‌ त्रिशिखी सीता मुक्ति० 1.1.34 | पुनरावृत्तिरहितां मुक्ति० 1.1.20 
परिसृतं झषमाजं पलं च त्रिपुरा ० 12 पुनर्जन्म निवृत्त्यर्थम्‌ प०ब्र० 7 
परिसृता हविषा भावितेन त्रिपुरा० 15 पुनः षाण्मासमात्रेण यो०कुं० 2.33 
परीक्षकैः स्वर्णकारैः यो०शि० 1.159 | पुनः स तमुवाच जाबालि० 4-9 
परो रजसेऽसावदोम्‌ त्रिभता० 1.22 | पुनः स तमुवाच जाबालि० 17 
परो रजसेऽसावदोमिति ्रिशता० 1.15 | पुनः स तमुवाच जाबालि० 19 
पर्वताग्रे नदीतीरे जा०द्‌० 5.4 पुनरेतस्य सर्वात्मकत्वं अक्ष० 14 
पवित्रं स्नानशाटीं च कुण्डि० 10 पुनर्नारद: पप्रच्छ भगवान्‌ कलि० 3 
पवित्रं स्नानशाटीं च क०रु० 6 पुनविरिचयेत्तद्वत्‌ यो०कुं० 1.34 
पवित्रे नात्युच्चनीचे यो०कुं० 1.23 | पुनस्तज्जाननिषत्ति: जा०द्‌० 6.38 
पवित्रे निर्जने देशे यो०कुं० 1.22 | पुनर्जन्मांकुरं त्यक्त्व मुक्ति० 2.63 
पश्चाज्जन्मान्तरशतैः यो०शि० 1.55 | पुन्योगं परवक्ष्यामि यो०शि० 5.1 
पश्चात्‌ तस्य विधिः किं नु यो०शि० 1.18 पुनर्योगस्य माहात्म्यं यो०शि० 2.1 
पश्चात्‌ पुण्येन लभते यो०शि० 1.50 | पुरं हनीमुखं विश्वमातू त्रिपुरा० 10 
पश्यन्ति देहिवन्मूढाः आत्म० 17 पुरा किलेदं न किञ्चन अव्य० 1.1 
पाणिपादादिमात्रोऽयम्‌ महो० 5.92 पूतं ग्रातरुदयात्‌ गोमयं भ०जा० 1.3 
पात्रमस्य भवेत्पाणिः संन्या० 2.95 पूरकः वराह० 5.18 
दण्डी युगमात्रा शाट्या० 
1: CE i 
व्य न पल किक 152 | पूरकान्ते तु कतव्य शाण्डि० 1.7.11 
पायोराकुंचनं कुर्यात्‌ यो०शि० 1.83 | पृरयेदनिलं विद्वान्‌ य कतई 
क गृहीत्वा तु 041 5! | पूरितं धारयेत्पश्वात्‌ जाग्द० 6.4 
र्थवस्थबोधिता: सन्तः महो० 5.38 पूर्णमद्रयमखण्डचेतनं ौ 
नत न इति मन्त्रस्य सण्रह० 2 पूर्वजमकृताध्यासात्‌ SES 
पावनी परमोदारा सन्या० 2.60 | पूर्वदृष्मदृषट वा यो०शि० 1.149 


अन्न० 455 








मन्त्रानुक्रमणिका 655 

ना च्य पूर्व परकुर्वीत जा०द्‌० 6.15 प्रत्यगानन्दं ब्रह्मपुरुषं त्रिण्ता० 4.16 
पूर्वभागे सुषुम्नाया जा०द्‌० 4.18 प्रत्यगेकरसं पूर्णम्‌ अध्या० 62 
पूर्व मन: समुदितं महो० 5.52 प्रत्याहार: समाख्यात: जा०द्‌० 7.14 
पूर्वस्या एव विद्याया यद्‌ त्रिण्ता० 1.29 प्रत्याहारो भवेदेष जा०द्‌० 7.3 
पर्वा दृष्टिमवष्टभ्य महो० 6.66 प्रत्याहारो5यमुक्तस्तु जा०द० 7.9 
पूर्वावस्थात्रयं तत्र अन्न० 5.87 प्रथमं चेतनं यत्‌ महो० 5.10 
पूर्वेणैव मनुना बिन्दु० त्रिभता० 1.28 | प्रथमे दिवसे कार्य यो०कुं० 1.54 
पूर्वोक्तेन क्रमेणैव यो०कुं० 1.53 | प्रथमो मूलबन्धस्तु यो०कुं० 1.41 
पूर्वोत्तरेषु विहित० मुक्ति० 1.1.41 | प्रथमो मूलबन्धस्तु यो०शि० 1.103 
पूषा चालम्बुसा चैव यो०शि० 5.22 | प्रथमौ द्वावहंकारौ महो० 5.95 
पूषाधिदेवता प्रोक्ता जा०द्‌० 4.36 प्रपञ्चमखिलं यस्तु संन्या० 2.119 
पूषा यशस्विनी चैव जा०द्‌० 4.15 प्रबुद्धबुद्धे: प्रक्षीण ० महो० 5.106 
पूषां वामाक्षिपर्यन्ता जा०्द० 4.20 | प्रबुद्धोऽस्मि प्रबुद्धोऽस्मि महो० 6.27 
पृष्ठमध्यस्थितेनास्थ्ना जा०द० 4.10 प्रभाशून्यं मन:शून्यं सौ०ल० 2.17 
पौरुषेण प्रयत्नेन महो० 4.102 प्रभाशून्यं मन:शून्यं मुक्ति० 2.55 
पौरुषेण प्रयत्नेन मुक्ति० 2.6 प्रमाता च प्रमाणं च क०रु० 42 
प्रकाश एव सततं पा०ब्र० 2.20,21 | प्रमादिनो बहिश्चित्ता: याज्ञ 11 
प्रकाशयन्तमन्तःस्थम्‌ पैङ्ग० 3.10 प्रमादो ब्रह्मनिष्ठायाम्‌ अध्या० 14 
प्रकृतित्वं ततः सृष्टं स०रह० 47 प्रलपन्विसृजन्गृहृनन्‌ संन्या० 2.63 
प्रकृत्यष्टकरूपं च यो०कुं० 1.74 | प्रविचार्य चिरं ज्ञानम्‌ यो०शि० 1.54 
प्रक्षीणचित्तदर्पस्य महो० 5.77 प्रविशेच्चन्द्रदण्डे तु यो०शि० 1.86 
प्रक्षीणचित्तदर्पस्य मुक्ति० 2.41 प्रविशेत्‌ सर्वगात्रेषु यो०शि० 1.22 
प्रजहाति यदा कामान्‌ वराह० 4.12(28) | प्रवृत्तिद्विविधा प्रोक्ता संन्या० 2.120 
प्रज्ञानं ब्रह्म । अहं ब्रह्मास्मि हय० 13 प्रशान्तकलनाऽऽरम्यं महो० 6.73 
प्रज्ञानं ब्रह्मेति वा बहू० 7 प्रशान्तचापलं वीत० अन्न० 5.60 
प्रज्ञानमेव तद्ब्रह्म महो० 4.81 प्रशान्तवृत्तिकं चित्तं मुक्ति० 2.54 
ज्ञानमेव तद्ब्रह्म वराह० 2.19 प्रशान्तसर्वसङ्कल्पं अन्न० 5.23 
प्रणम्य शिरसा पादौ रुद्रह० 1 प्रश्नमुण्डकमाण्डूक्य० मुक्ति० 1.2.5 
प्रणवात्मिका भूमिका वराह० 4.4 प्रसन्न सामवेदाख्यं पंचब्र० 11 
प्रणवेन नियुक्तेन जा०द्‌० 6.41 [| प्रसीद परमानन्द गो०पूर्व० 43 
प्रणवेन समुत्थाय वराह० 5.34 ्रस्वेदजनको प जा०द्‌० 6.14 
प्रतिगृह्य यतिश्चैतान्‌ संन्या० 2.115 सर्व अक्षि० 2.22 
प्रतिपद्दिनतोकाले यो०कुं० 3.2 | प्राक्तनस्तदसौ यत्नात्‌ मुक्ति० 2.5 
प्रतिभासत एवेदं महो० 5.108 || ्रञ्ञा्कोऽिरुद्धोऽसौ गव) 
प्रतिष्ठा सर्वभूतानां अन्न० 4.27 राज्ञो मकार इत्येवं अक्षि० 2.44 
प्रत्यगात्मतया भाति क०रू० 41 प्राणक्षयसमीपस्थम्‌ अन्न० 5.30 

क०२० 16 प्राणदेवताश्चत्वारः प०ब्र० 2 


प्रत्यगात्मानमज्ञान ० 








656 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
प्राणद्यनिलसंशान्तो | 5.50 प्रारब्धागाम्यर्जितानि वराह० 1.12 
प्राणः प्रसूतिर्भुवनस्य एका० 3 प्रारब्धान्ते देहहानि: वराह० 2.71 
प्राणं प्रागिडया पिबेत्‌ शाण्डि० 1.7.1 | प्रियाप्रिये न स्पृशतः आत्म० 15 
प्राणरोधमथेदानीं यो०कुं० 1.19 [| प्रोवाच पुनः स्वयंभुवं पा०ब्र० 1.23 
प्राणश्चित्तेन संयुक्त: जा०द० 6.17 
प्राणसंयमनेनैव जा०द० 6.12 न या 
प्राणस्थानं ततो वहिः गीन |e 5 8354 
प्राणस्य शोधयेन्मार्ग यो०शि० 5.37 मळ कीक 
प्राणान्‌ संधारयेत्तस्मिन्‌ योगिक दानी मुक्ति 2.68 
प्राणापानवशो जीवः यो०शि० 6.51 यो०शि० 1.101 
णा ० 
प्राणापानसमानोदान० शाण्डि० 1.4.12 तो 2 यो०शि० 1.89 
प्राणापानसमायोगः शाण्डि? 161 बचे ER महो० 5.74 
प्राणापानसमायोगात्‌ यो०शि० 1.56 | गौ जालन्धरख्योऽयम्‌ यो०शि० १.11] 
प्राणापानौ नादबिन्दू 0 |स गो०पूर्व० 37 
प्राणाभ्यासस्ततः कार्यो वीणा || श छु १ कृष्ण 12 
प्राणायामक्रमं वक्ष्ये जा०द० 6.1 बलातिबलयोर्विराट्‌ सावि० 14 
प्राणायामदृढाभ्यासैः अन्न० 4.87 बलादाहरणं तेषां जा०द्‌० 7.2 
प्राणायामस्तथा ब्रह्मन्‌ जा०द्‌० 1.5 बहि:कृत्रिमसंरम्भो महो० 6.68 
प्राणायामेन चित्तं तु जा०द० 6.16 बहिरतश्चोपवीती तु प०ब्र० 18 
प्राणायामैकनिषठस्य जा०द० 620  बहिरस्तगते प्राणे मुक्ति० 2.52 
प्राणे गलितसंवित्तौ शाण्डि० 1.7.31 बहिष्रपञ्चशिखोपवीति० प०ब्र० 20 
प्राणेन च त्वराख्येन यो०शि० 3.5 | बहिःसूत्रं त्यजेद्विपर प०ब्र० 10 
प्राणे बाह्यानिलं तद्वत्‌ जा०द्‌० 8.2 बहिस्तीर्थातपरं तीर्थ जा०द्‌० 4.53 
प्राणोन्मेषनिमेषाभ्यां अन्न० 5.41 बहूदक: शिखादिकन्था० संन्या० 2.25 
प्राणोऽयमनिशं ब्रह्मन्‌ अन्न० 5.25 बालस्वरूपमित्यन्तं गो०उ० 56 
प्रात:काले च पूर्वेदयु संन्या० 2,85 बालो बालेषु वृद्धेषु अन्न० 2.31 
प्रातरधीयानो रिकतं अक्ष० 16 बाल्येनैव हि तिष्ठासेत्‌ अन्न 4.38 
प्रातरधीयानो रात्रिकृतं देवी० 32 बाल्येनैव हि तिष्ठासेत्‌ याहा 2 
प्रातर्मध्यन्दिने जाया शाण्डि० 1.7.2 बाह्यचिन्ता न कर्त्तव्या शाण्डि० 1.7.20 
प्रातिलोम्येन पाणी त्रि०्ता० 3 बाह्यं प्राणं हर 
गी 5 ह्य प्राण समाकृष्य जा०द० 6.22 
प्राप्त प्राप्तव्यमखिलं महो० 2.72 बाह्यस्थविषयं सर्व र 
नित्य - ह्यस्थविषयं सर्व वराह० 5.58 
प्राप्तकर्मकरो नित्यं महो० 6.64 बाह्यात प्राण 
(ल ४ (पणं समाकृष्य शाण्डि० 1.7.43 
प्राप्य॑ संप्राप्यते येन महो० 3.12 ङ र 
र बिन्दुत्रिकोणवसुकोण० त्रि०ता० 3.2 
प्रायश्चित्तयस्त्वधस्तात्‌ प्रा०हो० 20 किदुनादकलाज्योति भा ८ 
लात : . यो०शि० 6.66 
प्रारब्धं सिद्ध्यति तदा अध्या० 56 बिन्दुनादमहालिङ्ग टु 
 प्रारब्धकर्मपर्यन्तमहि० ङ्गः 4.6 बिन्दुनादसमायुक्तम्‌ ु यो०शि० 5.4 
प्रारब्धकल्पनाऽप्यस्य अध्या० 57 बिन्दुपीठ विनि्भिद जा०८० 5.8 
यो०शि० 2.13 











मन्त्रानुक्रमणिका 657 
i अन्न० 1.15-1 ब्रह्मविज्ञानसम्पन्न: पा०ब्र० 2.46 
बिलप्रवेशतो यत्र यो०कुं० 1.46 | ब्रह्मविदाणोति परम्‌ भ०जा० 2.12 
बीजजाग्रत्तथा जाग्रत्‌ महो० 5.8 ब्रह्मविद्‌ ग्रसति ज्ञानात्‌ पा०ब्र० 2,39 
बीजरूपं स्थितं जाग्रत्‌ महो० 5.11 ब्रह्मसंध्याक्रिया मनोयागः पा०ब्र० 1.18 
बुद्धिकर्मेन्द्रियप्राणपञ्चकैः शारी० 16 ब्रह्मसूत्रपदं जञेयं पा०ब्र० 2.6 
बुद्धे: पूर्णविकासो5यं वराह० 2.60 ब्रह्म सोमो5हं पवन: भ०जा० 2.5 
बुद्धेरेव गुणावेतौ आत्म० 29 ब्रह्माकारमनोवृत्ति० मुक्ति० 2.53 
बृहद्बृहद्वनं मधोः गो०३० 21 ब्रह्मण्डस्योदरे देवा क०₹० 20 
बृहस्पतिरुवाच याज्ञवल्क्यं ता०सा० 1.1 ब्रह्मात्रिरविसवितू ० हय० 6 
बोधचन्द्रमसि पूर्णविग्रहे वराह० 2.74 ब्रह्मादिलोकपर्यन्ताद्‌ जा०द० 2.6 
ब्रह्मकेवल्यजाबाल० मुक्ति० 1.1.31 ब्रह्मदिस्तम्बपर्यन्तम्‌ अध्या० 19 
ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा वराह० 5.65 ब्रह्माविष्णुमयो रुद्र रुद्रह० 8 
ब्रह्मग्रन्थिं ततो भित्त्वा यो०कुं० 1.67 | ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च महो० 3.52 
ब्रह्मचर्य नाम सर्वा० शाण्डि० 1.1.8 | ब्रहैव विद्यते साक्षात्‌ पा०ब्र० 2.27 
ब्रह्मचर्य समाप्य गृही संन्या० 2.22 ब्रह्मैव सर्वनामानि यो०शि० 4.6 
ब्रह्मचर्याश्रमे क्षीणे कुण्डि० 1 ब्रह्मैव सर्वमित्येव अन्न० 5.21 
ब्रहमचर्येण सन्तिष्ठेत्‌ क०₹० 9 ब्रह्मैवेदममृतं तत्‌ पा०ब्र० 2.30 
ब्रह्मचारी वेदमधीत्य वेदोक्त क०₹०३ ब्रह्मोपनिषदो ब्रह्म पा०्ब्र० 1.30 
ब्रह्म चिद्ब्रह्म भुवनं अन्न० 5.20 ब्रह्मोवाच--हयग्रीव ० हय० 2 
ब्रह्मणः सर्वभूतानि यो०शि० 4.5 ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: रुद्र०जा० 10 
ब्रह्मणा कल्पिताकारा महो० 5.136 ब्राह्मणानामयमेव भ०जा० 1.8 
ब्रह्मणा तन्यते विश्वं महो० 4.50 ब्राह्मणो बिभृयाच्छवेतान्‌ रुद्र०जा० 12 
ब्रह्मणा; ब्रह्मपुत्ेभ्यो गो०३० 68 ब्लूं चोदयित्री सूनृतानां स०रह० 17 
ब्रह्मण्येव विलीनात्मा अध्या० 43 
ब्रह्मत्वे योजिते स्वामिन्‌ वराह० 6.70 
ब्रह्म देवत्वमापन्न यो०शि० 1.165 | भक्ताना धारणात्पापं सा 
ब्रह्मपुत्र: प्रोवाच पा०ब्र० 1.32 | भक्तानुकम्पिनं देवं FS 
रहमभावंप्रपद्यष आत्म० 25 भक्तिगम्यं परं तत्त्वम्‌ यो०शि० 3.23 
ब्रह्मभावे मनश्चारम्‌ जा०द्‌० 1.14 भक्तिरस्य भजनम्‌ । गो०पूर्व० 14 
त्रह्मभूतात्मनस्तस्मात्‌ क०₹० 17 भवत्या शुश्रूषया रामं मुक्ति० 1.1.4 
रहारं गले वायौ जा०द्‌० 6.36 | भगन्दरं च नष्टं स्यात्‌ जा०द्‌० 6.45 
हमने निर्वाणचक्रम्‌ सौ०ल० 3.8 भगवन्‌ कथमयज्ञोपवी ० प०परि० 5 
हमर समावृत्य यो०कुं० 2.36 भगवन्‌ ब्रह्मप्रणवः कोदृशः प०परि० 4 
ब्रहमर्रे सुषुम्णा च वराह० 5.23 भगवन्रूहि मे योगम्‌ हा 13 
रहर महास्थाने यो०शि० 6.47 | भगः शक्तिर्भगवान्काम ०14 
बरह्ववादिभिरुद्गीता वराह | क 

भगों देवस्य.धीमही० ब्रि०्ता० 1.12 
ब्रह्मविज्ञानसम्पत्न: वरह 


42 oqo 


658 
|, देवस्य धीत्यनेन 
भवताप्येष एवार्थः 
भवत्यखिलजन्तूनां 
भवत्यन्नपूर्णेति 
भवन्ति सुखिनो नित्यं 
भवभावनया मुक्तो 
भविष्यद्दु:खबोधाढ्या 
भस्मनो यद्यभावस्तदा 
भस्मोद्धूलितसर्वाङ्गम्‌ 
भागे बिन्दुमयौ शक्तिः 
भातीत्युक्ते जगत्सर्व 
भारो विवेकिनः शास्रं 
भावतीर्थं परं तीर्थम्‌ 
भावनाऽभावमात्रेण 
भावनां सर्वभावेभ्यः 
भावयत्यनिलस्पन्दं 
भावयन्ति चितिश्रैत्यं 
भावयेदूर्ध्वगत्यर्थ 
भावसंवित्प्रकटिताम्‌ 
भावाभावदशाकोशं 
भावाभावे पदार्थानां 
भावितं तीव्रसंवेगाद्‌ 
भावेष्वरतिरायाता 
भासमानमिदं सर्व 
भिक्षाटनसमुद्योगाद्‌ 
भिक्षादिवैदलं पात्र 
भिद्यते च तदा ग्रन्थि: 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः 
भिद्यते हृदयग्रन्थिः 
भिन्दन्ति योगिनः सूर्य 
भिन्ने तस्मिन्घटे चैव 
भीषाऽस्माद्वातः पवते 
भुज्यते शिवसंग्रीत्ये 


भूतलोकाः दिशः क्षेत्रा: 


` भूतेऽल्पे चाप्यनल्पे 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


त्रि०ता० 1.25 
महो० 2.33 
अन्न० 1.36 
अन्न० 1.6 
क०रु० 34 
महो० 4.92 
महो ० 5.19 
भ०जा० 1.10 
शाण्डि० 3.2.12 
यो०शि० 6.49 
वराह० 2.72 ` 
महो० 3.15 
जा०द्‌० 4.51 
महो० 5.183 
अन्न० 5.95 
महो० 5.148 
महो० 5.180 
वराह० 5.40 
मुक्ति 2.24 
अन्न० 4.40 
अन्न० 5.5 


` मुक्ति० 2.58 


महो० 3.6 
वराह० 2.14 
संन्या० 2.86 
कुण्डि० 13 
यो०शि० 6.40 
अन्न० 4.31 
यो०शि० 5.45 
स०रह० 67 
महो० 4.82 
यो०शि० 1.75 
यो०कुं० 3.16 
भ०जा० 2.10 
यो०कुं० 1.4 
यो०शि० 6.11 
यो०कुं० 176 








भूमावुत्तारित सर्व 
भूमिकात्रितयं जाग्रत्‌ 
भूमिकात्रितयाभ्यासात्‌ 
भूमिकात्रितयाभ्यासात्‌ 
भूमिकात्रितयाभ्यासात्‌ 
भूमिकापञ्चकाभ्यासात्‌ 
भूमिकापञ्चकाभ्यासात्‌ 
भूमिकासप्तकं चैतद्‌ 
भूमित्रयेषु विहरन्मुमुक्षु० 
भूमिषट्कचिराभ्यासाद्‌ 
भूय एवागस्त्यं पठित्वा 
भूयाद्धूयो द्विपद्माभय० 
भूर्भुव: सुवरोमिति 
ूर्भुवःस्वरिमे लोकाः 
भृत्योऽभिमतकर्तृत्वात्‌ 
भृष्टबीजोपमा भूयो 
भेदः सर्वत्र मिथ्यैव 
भेदाभेदस्तथा भेदा० 
भैक्षेण वर्तयेन्नित्यं 
भोगाभोगा महारोगा: 
भोगेच्छामात्रको बन्ध: 
भोगेकवासनां त्यक्त्वा 
भ्रमः पञ्चविधो भाति 
्रष्टबीजोपमा येषां 
श्रुवोर्मध्यं तुं सम्मिद्य 
अमध्यनिलयो बिन्दु: 
श्रूमध्ये तारकालोक० 


मकार तु स्मरन्पशचात्‌ 
मकारस्थूलांशे सुषुप्त० 
मकाराक्षरसम्भूत: 
मच्चिन्तनं मत्कथनम्‌ 
मणिपूरं नाभिदेशं 
मतिर्नाम वेदविहित 
मंतिविज्ञानसंपत्ति० 
मत्त ऐरावतो बद्ध: 


म 


कृष्ण० 26 
अक्षि० 2.32 
अक्षि० 2.30 
महो० 5.30 
वराह० 4.12(6) 
वराह० 4.12(8) 
महो ० 5.32 
महो० 5.39 
वराह० 4.12 
महो० 5.34 
त्रिज्ता० 1.38 
सौ०ल० 1.8 
गरुड० 4 
यो०शि० 6.56 
महो० 5.79 
संन्या० 2.59 
पंचब्र० 39 
पा०ब्र० 2.26 
संन्या० 2.78 
अक्षि० 2.23 
महो ० 5.97 
महो० 4.108 
अन्न० 1.13 
अन्न० 4.52 
यो०कुं० 1.69 
यो०शि० 5.54 
शाण्डि० 1.7.33 


जा०द्‌० 6.9 
वराह० 4.9 
ता०सा० 2.3 
वराह० 2.46 
यो०कुं० 3.11 
शाण्डि० 1.2.9 
रुद्र०जा० 33 
महो० 4.64 











Mh विजयान्नान्या 





मन्त्रानुक्रमणिका 659 

मत्स्वरूपपरिज्ञानात्‌ वराह० 2.28 मनस्तादृग्गुणगतं महो० 5.150 
मथनेन विना केचित्‌ यो०कुं० 2.43 मनस्तां मूढतां विद्धि अन्न० 4.16 
मथुरायां स्थितिर्बरह्मन्‌ गो०उ० 31 मनागपि न भेदोऽस्ति अन्न० 2.40 
मथ्यते तु जगत्सर्व गो०उ० 50 मनागपि मनोव्योम्नि महो ० 4.115 
मदनाध: शिवं वाग्भवम्‌ त्रि०ता० 1.30 मनागपि विचारेण अन्न० 4.92 
मदन्तिका मानिनी मंगला त्रिपुरा० 6 मनो घनविकल्पं तु महो० 5.126 
मदाभिमानमात्सर्य० अक्षि० 2.13 मनोबुद्धिरहंकारश्वित्तम्‌ शारी० 4 
मद्धक्त एतद्विज्ञाय यो०शि० 2.22 | मनोबुद्धिरहंकार: शारी० 17 
मद्धक्तिविमुखायापि मुक्ति 1.1.48 | मनोबुद्धिरहंकार: वराह० 1.4 
मद्यं मांसं च लशुनं रुद्रण्जा० 43 मनोमयज्ञानमयान्‌ यो०कुं० 3.32 
मध्यत्रिकोणाग्रचतु० त्रि०्ता० 2.20 मनोविकल्पसंजातं महों० 2.34 
मध्यमायां मुकुलिता यो०कुं० 3.19 | मनोव्याधेश्रिकित्सार्थ महो० 4.88 
मध्यस्थकुण्डिलिनी० शाण्डि० 1.4.9 | मनोऽहं गगनाकारं यो०शि० 6.60 
मध्ये पञ्चिमताणेन यो०शि० 1.112 | मनो हि द्विविधं प्रोक्त त्रि०्ता० 5.5 
मन एव मनुष्याणां त्रि०्ता० 5.6 मनत्रमित्युच्यते ब्रह्मन्‌ यो०शि० 2.8 
मन एव मनुष्याणाम्‌ शाट्या० 1 मन्त्राणां मातृका देवी देवी० 27 
मन एव समर्थ हि महो० 4.104 मम चरणस्मरणेन पूजया वराह० 3.12 
मन एव हि बिन्दुश्च यो०शि० 6.73 | मम पुत्रो मम धनमहं महो० 4.127 
मन: कर्माणि जायन्ते यो०शि० 6.61 | मम योनिरप्स्वन्तः समुद्र देवी० 7 
मनश्चन्द्रो रविर्वायु: यो०शि० 6.70 | मम रूपा रवेस्तेजश्चन्द्र० पा०ब्र० 1.8 
मनःसंकल्परहितांस्रीन्‌ संन्या० 2.84 मम वशानि सर्वाणि पा०ब्र० 1.6 
मनः सम्पद्यते लोलं महो० 5.146 ममेति बध्यते जन्तुः पैङ्ग० 4.26 
मनः स्वात्मनि चाध्यस्तं पा०ब्र० 2.12 | ममेति बध्यते जन्तुः वराह० 2.44 
मननं त्यजतो नित्यं महो० 5.62 मयि जीवत्वमीशत्वं स०रह० 68 
मनसा कर्मणा वाचा अक्षि० 2.8 मयि सर्वात्मके भावो मुक्ति 1.1.23 
मनसा भाव्यमानो हि महो० 4.67 मयैव चेतनेनेमे संग्या० 2.38 
मनसा मन आलोक्य यो०कुं० 3.5 मयैवैताः स्फुरन्तीह संन्या० 2.39 
मनसा मन आलोक्य मुक्तः यो०शि० ७.७३ | मयोक्तेन स धमेण गो०३० 36 
मनसा मन आलोक्य योग० यो०शि^ 6.64 | मयोपदिष्टं शिष्याय मुक्ति० 1.1.45 
मनसा मन आलोक्य वृत्ति यो०शि० 6.62 | मय्यखण्डसुखाम्भोधौ कुण्डि० 14 
मनसा मनसि च्छन्न संन्या० 2.52 मरणं यत्र सर्वेषां यो०शि० 1.4.6 
मनसैव मनश्छित्त्वा महो० 4.106, | मरुज्जयो यस्य सिद्धः यो०शि० 1.80 

6.33 मरुदभ्यसनं सर्वम्‌ शाण्डि० 1.7.37 
मनसैवेनद्रजालश्रीः महो० 4.49 मरुभूमौ जलं सर्व महो० 4.84 
मनसोत्पद्यते बिन्दुः यो०कुं० 3.6 [| मलं संवेद्यमुत्यूज्य ST 
मनसो निगृहीतस्य महो० 5.73 महती ज्ञानसम्पत्तिः रुद्र०जा० 35 

महो० 5.76 .. | महाचिदेकैवेहास्ति अन्न० 5.55 


660 


याच, शान्तधियो 


महानवोऽयं पुरुषो 
महाप्रलयसंपत्तौ 
महाभूतानि तत्त्वानि 
महालक्ष्मीश्च विदाहे 
महाशून्यं ततो याति 
महीत्यस्य व्याख्यानं महत्त्व 
महो अर्ण इति मन्त्रस्य 
मानसीर्वासनाः पूर्व 
मानस्तोक इति सद्योजातम्‌ 
मा भव ग्राह्मभावात्मा 

मा भव ग्राह्यभावात्मा 
मांसपाञ्चालिकायास्तु 
मांसपाञ्चालिकायास्तु 

मा खेदं भज हेयेषु 
मातरीव परं यान्ति 
मातापित्रोर्मलोद्धूतम्‌ 
माधूकरमसंक्लप्त॑ 

मानसो हंस: सोऽहं 

मा भवाज्ञो भव ज्ञस्त्वं 
मामनुस्मरतश्चित्त 

मामेव विदित्वाऽमृतत्वमेति 
मामेवं विदित्वा संसृति 
मामेव शिवलिङ्गरूपिणम्‌ 
मायया मोहिता: शम्भोः 
मायाऽविद्ये विहायैव 
मायाशक्तिर्ललाटाग्र० 
माया सा त्रिविधा प्रोक्ता 
मायोपाधिर्जगद्योनिः 
मायोपाधिविनिर्मुक्तम्‌ 
मारुते मध्यसंचारे 

मार्गे बिन्दु समाबध्य 

मा शोचीरात्मविज्ञानी 
माषमात्रां तथा दृष्टिं 
माषापूपादि गोमांसं 

मा संकल्पय संकल्पं 
मासमेकं त्रिसन्ध्यं 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





महो० 5.61 


प्रा०हो० 16 
महो० 4.55 
यो०शि० 1.40 
देवी० 12 
सौ०ल० 21 
त्रि०ता० 1.13 
स०रह० 18 
मुक्ति० 2.69 
भ०जा० 1.5 
वराह० 4.12(19) 
अन्न० 5.104 
मही० 3.39 
याज्ञ 14 
महो० 6.28 
महो० 4.30 
अध्या० 6 
संन्या० 2.83 
पा०ब्र० 1.12 
महो० 4.128 
यो०शि० 3.25 
भ०जा० 2.8 
भ०जा० 2.14 
भ०जा० 2.24 
पंचब्र० 24 
अध्याऽ 32 
यो०शि० 6.48 
कृष्ण० 4 
अध्या० 30 
क०रु० 43 
शाण्डि? 1.7.10 
वराह० 5.37 
शाण्डि० 2.6 
कुण्डि० 19 
संन्या० 2.94 
महो० 5,182 
शाण्डि० 1.7.50 


मासामात्रं त्रिसन्ध्यायां 
मिताहारो नाम चतुर्थाश 
मित्र: सुपर्णश्वन्द्र इन्द्र 
मिथ: कारणतां गत्वा 
मुखेन पुच्छं संगृह्य 
मुद्राबन्धविशेषेण 

मुनयो ह वै ब्राह्मणमुचू: 
मुने नासाद्यते तद्ध 
मुमुक्षवः काश्यामेवासीना 
मुमुक्षवः पुरुषाः साधन० 
मूर्च्छितो हरति व्याधिं 
मूलस्वरूपलिङ्गत्वात्‌ 
मूलाधारत्रिकोणस्था 
मूलाधारादिषट्चक्रं 
मुहू्तद्वयपर्यन्तं 
मूषास्थद्रुतहेमाभं 
मृगतृष्णाम्बुबुद्ध्यादि० 
मृत्युव्याधिजराग्रस्तो 
मृदुमध्यममन्नेपु 
मृद्दार्वलाबूफलपर्णपात्रम्‌ 
मृषैवोदेति सकलं 
मेढ्रदेशादधस्तातु 


मेढादुपरि निक्षिप्य 


मेरुमध्यगता देवा: 

मेरुभृङ्गतटोल्लासि० 
मेरश्रङ्गतटोल्लासि० 
मेलनमन््र: हीं भं सं 
मत्रायणी कौषितकी 


मैत्रयादिभिगुणेर्युक्त 
मोक्षद्रारे द्रारपालाश्वत्वार: 
मोक्षायेषा न बन्धाय 
मोक्षो मेऽस्त्विति चिन्ता० 
मोदितासते सुरा: सर्वे 
मीनवान्निरहं भावो 


जा०द्‌० 6.29 
शाण्डि० 1.1.13 
एका० 12 
अन्न० 4.82 
यो०कुं० 1.83 
वराह० 5.68 
गो०पूर्व० 2 
महो० 5.114 
भ०जा० 2.29 
मुक्ति० 1.2.6 
वराह० 2.79 
यो०शि० 2.9 
यो०शि० 5.17 
वराह० 5.53 
यो०कुं० 1.13 
महो० 5.155 
महो० 5.41 
यो०कुं० 2.2 
वराह० 5:10 
शाट्या० 21 
यो०कुं० 1.80 
वराह० 5.20 
जा०द्‌० 3.9 
वराह० 5.64 
याज्ञ 16 
महो० 3.41 
यो०कुं० 3.1 
मुक्ति० 1.1.32 
मुक्ति० 2.34 
अन्न० 4.17 
महो० 4.2 
महो० 5.91 
अन्न० 2.24 
कृष्ण० 3 
महो० 2.50 
अन्न० 5.42 








मन्त्रानुक्रमणिका 661 
i | यत्तदद्रेश्यमग्राह्मम्‌ रुद्रह० 30 
यं एवं विद्वानिमं ध्यानयज्ञम्‌ अव्य० 4.2 यत्तु चञ्चलताहीनं महो० 4.100 
यं लब्ध्वा चापरं लाभं यो०शि० 3.13 | युनो दश्यते किञ्चित्‌ अन्न० 1.21 
य: कवित्वं निरातङ्कं स०रह० 42 यत्तु पारुषयत्नन रुद्र०जा० 15 
यः प्राणपवनस्पन्द: अन्न० 4.89 यत्र कुण्डलिनी नाम वराह० 5.51 
यः शरीरेनद्रियादिभ्यो वराह० 2.29 यत्र Fl नाम यो०शि० 5.6 
यः सदाऽहरहर्जपति सूर्य० 8 यत्र तिष्ठति सा प्रोक्ता वराह० 5.74 
यः समस्तार्थजालेषु वराह० 4.12(27) | पत नाभ्युदितं चित्त अन्न० 5.45 
यः समस्तार्थजालेषु महो० 2,62 यत्र नासन्न सद्रुमा अक्षि० 2.38 
यः सर्वज्ञः सर्वविद्यो रुद्रह० 32 यत्र न य वराह ० 5.12(17) 
य: स्वरूपपरिभ्रंश: महो० 5.4 RN मा० ३25-1 
य इमा ब्रह्मविद्याममावा० गरुड० 25 ट के चो स |) 
य इमां ब्रह्मविद्याम्‌ हय० 19 हि र 
य इमां महोपनिषदं ब्राहमणो महो० 6.83 हा र ज्ञानी हे “4919 
य इमां रुद्राक्षजाबालो क. च्य जा he bas 
य इमां विद्यामधीते अव्य० 7.1 EF ER 
वैखरी शक्ति यत्रात्मना सृष्टिलयो वराह० 5.75 
य इमां वैखरी शक्ति यो०शि० 3.10 गौ संस्थितः गो 
यको म गति ह की यत्रासौ संस्थितः कृष्ण: गो०३० 28 
पवो A यत्रास्ति वासना लीला अन्न० 5.16 , 
पाका न यत्रैव जातं सकलेवरं यो०शि० 1.123 
तुया यत्रैष जगदाभासो अध्या० 10 
य एतां विद्यां तुरीयां त्रि०्ता० 5.25 यत्रोपरमते चित्त यो०शि० 3.14 
यएवं वेद | अनुष्टुप्‌ छन्द: दत्ता०३.1 यत्संकल्पहरार्थ तत्‌ महो० 6.75 
य एवं वेद स शोकं देवी० 16 यत्समत्वं तयोरत्र सौ०ल० 2.16 
बज्जगद्भासकं भान अन्न० 4.26 यत्सत्यं विज्ञानमानन्दं शाण्डि० 3.1.4 
यज्ञसाधारणाङ्गं बहिः पा०ब्र० 1.15 यत्सर्व सर्वगं वस्तु अन्न० 3.22 
यजञसूतरप्रणवत्रह्मयज्ञ० पा०ब्र० 1.19 यथा कटकशब्दार्थः महो० 4.46 
यज्ञाङ्ग ब्रह्मसम्पत्ति: पा०ब्र० 1.22 . | यथाकाशं समुद्दिश्य यो०शि० 1.157 
यत एषा यथा चैषा महो० 5.116 यथाकाशस्तथा देह: यो०शि० 1.42 
यतीनां तदुपादेयम्‌ याज्ञ० 33 यथाऽऽकाशो घटाकाशो अन्न 5.77 
यते: संव्यवहाराय संन्या० 2.100 यथा क्षणं यथा शास्रं महो० 4.39 
यतो वा इमानि भूतानि भ०जा० 2.9 यथा गुरुस्तथैवेशः यो०शि० 5.58 
यतो वाचो निवर्तन्ते अन्न० 2.34 यथागिनर्दारमध्यस्थो यो०शि० 6.76 
यतो वाचो निवर्तन्ते क्‌०₹० 36 यथा जले जलं क्षिप्तं पैङ्ग० 4.15 
यतो वाचो निवर्तन्ते शाण्डि० 2.4 यथा जातरूपधरा याज्ञ० 8 
यतो वाचो निवर्तन्ते महो० 4.57 यथा तरङ्गकल्लोलेः यो०शि० 4.17 
पंचब्र० 15 यथा त्वं सह परैस्तु गो०उ० 38 


यत्तत्‌ तत्पुरुषं रक्त 





662 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
शि देहान्तरप्राप्ति० यो०शि० 3.24 | यदा पिङ्गलया प्राणः जा०द्‌० 4.47 
यथा नास्ति नमो वृक्ष: यो०शि० 4.19 | यदा प्रत्यया दृश्यन्ते यो०शि० 6.65 
यथाऽपकृष्टं शैवालं अध्या० 15 यदा प्रस्पन्दते प्राण: अन्न० 4.42 
यथाभूतात्मदर्शित्वम्‌ अन्न० 2.36 यदाभासेन रूपेण पा०ब्र० 2.42 
यथा मृदि घटो नाम यो०शि० 4.14 | यदा मनसि चैतन्यं जा०द्‌० 10.9 
यथा रज्जौ निष्छ्रियायां आत्म० 27 यदा मनसि चैतन्यं अन्न० 5.78 
यथा रविः सर्वरसान्‌ अव० 9 यदा यदा परिक्षीणा यो०शि० 1.36 
यथा लगति कण्ठात्तु यो०कुं० 1.27,33 | यदा यात्युन्मनीभावः पैङ्ग० 4.27 
यथावच्छास्रवाक्यार्थे अक्षि० 2.16 यदा संक्षीयते चित्तम्‌ अन्न० 1.23 
यथावज्ज्ञास्यसि स्वस्थः महो० 5.109 यदा संक्षीयते प्राणो सौ०ल० 2.15 
यथावदखिलं प्रोक्त महो० 2.31 यदा सर्वाणि भूतानि जा०द्‌०10.10-11 
यथावद्वायुचेष्टां च जा०द्‌० 4.12 यदा सर्वाणि भूतानि अन्न० 5.79-80 
यथा विपणगा लोका अन्न० 1.33 यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते शाट्या० 27 
यथा संकल्पयेद्योगी यो०शि० 5.55 | यदा होवैष एतस्मिन्‌ महो० 4.79 
यथा सिंहो गजो व्याघ्रः शाण्डि० 1.7.6 | यदि ककॉरकदूतोऽसि गरुड० 16 
यथा सुनिपुण: सम्यक्‌ वराह० 3.25 यदि गुलिकदूतोऽसि गरुड० 20 
यथा सुषुप्तिर्बालायां यो०कुं० 2.47 | यदि तक्षकदूतोऽसि गरुड० 15 
यथा सोक्ष्म्याच्चिदाभास्य महो० 5.99 यदि ते नेन्द्रियार्थश्री: महो० 5.174 
यथास्थितमिदं यस्य वराह० 4.12(21) | यदि त्रिकालमागच्छेत्‌ यो०शि० 1.77 
यथेष्टधारणं वायो: शाण्डि० 1.7.8 | यदिदं दृश्यते किञ्चित्‌ अन्न० 1.20 
यथैव द्विविधा रज्जुः यो०शि० 4.21 | यदिदं दृश्यते सर्व महो० 4.44 
यथैव निश्चित: कालः यो०शि० 1.120 | यदिदं ब्रह्मपुच्छाख्यं क०२० 27 
यथैव व्योम्नि नीलत्वं यो०शि० 4.15 | यदिदं लभ्यते शास्र यो०कुं० 2.27 
यथैव शून्यो वेतालो यो०शि० 4.16 | यदि नागकदूतोऽसि गरुड० 22 
यथैवापाङ्गत सेतुः वराह० 5.41 यदि पद्मकदूतोऽसि गरुड० 17 
यथैषा जन्मदुःखेषु महो० 5.117 | यदि पौण्डकालिकदूतोऽसि गरुड० 21 
यथोदरं भवेत्पूर्ण यो०कुं० 1.36 | यदि महापद्मकदूतोऽसि गरुड० 18 
यदज्ञानाद्‌ भवेद द्वैतम्‌ यो०शि० 49 | यदि लूतानां प्रलूतानां गरुड० 23 
यदन्नमगिनर्बहुधा प्रा०हो० 7 यदि वासुकिदूतोऽसि च्ल 19 
यदभावनमास्थाय अन्न० 4.50 यदृच्छालाभतो नित्यं जा०द्‌० 2.5 
यदस्तीह तदेवास्ति महो० 6.14 ययुत्तरोत्तराभावे घाला 29 
यदस्यान्तरं सूत्र तदङ्ग अक्ष 3 यद्वन्मृदि घर्रान्ति: ह 
5 EH | 
यदा न भाव्यते भाव: अन्न० 4,49 . RT हेय?" 
: ट्रा मण्डलाद्वा स्तनबिम्बम्‌ त्रिपुरा० 11 

यदानुध्यायते मन्त्र यो०शि० 1.70 यदाातमान्सदो 
यदा पश्यति चात्मानं जा०द० ] EE 7 महो० 2.37 

ह | प्य यो०शि० 3.1 


१० 








मन्त्रानुक्रमणिका 663 
i पूरितं विश्वं वराह० 2.36 यस्याः स्वरूपं ब्रह्मादयो देवी० 26 
यमनियमयुतः पुरुषः शाण्डि० 1.5.1 | यस्येच्छा विद्यते काचित्‌ अन्न० 4.7 
यमनियमाभ्यां संयुक्त: शाण्डि० 1.3.15 | यस्यैवं परमात्मायं जा०द्‌० 10.8 
यमश्च नियमश्चैव वराह० 5.11 यस्योपसेचनं मृत्युः पा०ब्र० 2.40 
यमाद्वष्टाङ्गसंयुक्तः जा०द्‌० 5.3 यां विदित्वाखिलं बन्धं स०रह० 31 
यमाद्यासनजायास० वराह० 4.12(39) | याः फलिनीर्या अफला प्रा०हो० 4 
यमेव विद्याश्रुतम्‌ मुक्ति० 1.1.52 | यां यामहं मुनिश्रेष्ठ महो० 3.22 
यमेवैष विद्याच्छुचिम्‌ शाट्या० 37 यावच्चोपाधिपर्यन्तं पैङ्ग० 4.11 
यशस्विन्या मुनिश्रेष्ठ जा०द्‌० 4.37 यावत्सर्व न सन्त्यक्त अन्न० 1.45 
यशस्विन्या: कुहोर्मध्ये जा०द्‌० 4.16 | यावद्यावन्मुनिश्रेष् अन्न० 1.44 
यस्तु द्वादशसाहस्रं संन्या० 2.123 यावद्वा शक्यते तावत्‌ जा०द्‌० 6.5 
यस्तु मूढोऽल्पबुद्धिर्वा अन्न० 4.5 यावन्न चित्तोपशमो अन्न० 4.80 
यस्त्वात्मरतिरेवान्तः अन्न० 1.37 यावन्न तत्त्वसम्प्राप्ति: अन्न० 4.81 
यस्मात्सर्वमाप्नोति शाण्डि० 3.2.4 | या ओषधयः सोमराज्ञी० प्रा०हो० 3 
यस्मातु सुदुश्चरम्‌ शाण्डि० 3.2.8 | यातेन्दुचक्रं यत्रास्ते यो०कुं० 1.71 
यस्मादुत्पद्यते बिन्दुः वराह० 5.52 यानि दुःखानि वा तृष्णा महो० 4.29 
यस्मादुत्पद्यते बिन्दुः यो०शि० 5.7 | या प्रत्यग्दृष्टिमि्जीवै: स०रह० 22 
यस्मादुत्पद्यते वायुः यो०शि० 1.70 | या योदेति मनोनाम्नी महो० 4.107 
यस्मादुत्पद्यते हंसः यो०शि० 1.171 | यावती दृश्यकलना महो० 2.53 
यस्मान्नोद्विजते लोको वराह० 4.12(26) | यावन्ति देवरूपाणि कृष्ण० 22 
यस्मान्महत ईशः शाण्डि० 3.2.6 | यावन्न लभ्यते शास्त्र यो०कुं० 2.11 
यस्मिन्काले स्वमात्मानं वराह० 2.42 या वर्णपदवाक्यार्थ० स०रह० 13 
यस्मिन्निदमोतम्‌ शाण्डि० 2.3 या वेदान्तार्थतत्त्वैक० स०रह० 7 
यस्य चाद्यपदाद्भूमिः गो०पूर्व० 30 या श्रद्धा धारणा मेधा स०रह० 40 
यस्य चित्तं न चित्ताख्यं अन्न० 5.46 या साङ्गोपाङ्गवेदेषु स०रह० 10 
यस्य चेच्छा तथाऽनिच्छा महो० 5.173 यास्तिस्रो रेखा सदानानि त्रिपुरा 5 
यस्य देवे परा भक्ति: शाट्या० 40 याऽस्य प्रथमा रेखा जाबालि० 21 
यस्य नाहंकृतो भावो संन्या० 2.55 या स्वच्छा समता शान्ता अन्न० 5.108 
यस्य नाहंकृतो भावो वराह० 4.12(25) | युक्तेयुक्ते च बध्नौयात्‌ शाण्डि० 1.7.7 
यस्य प्राणो विलीनोऽन्तः यो०शि० 1.64 , | युगानुवर्तिनो लोका गो०उ० 34 
यस्य श्रवणमात्रेण पंचब्र० 34 यज्यते वेष्टन वायोः महो० 3.11 
यस्य स्री तस्य भोगेच्छा याज्ञ 23 यूनश्च परदारादि याज्ञ० 26 
यस्य स्री तस्य भोगेच्छा महो० 3.48 ये केचन जगद्धावा: वराह० 3.28 : 
यस्यानुभवपर्यन्ता वराह० 4.12(43) | ये च संतानजा दोषा संन्या० 2.11 
यस्याः परतरं नास्ति देवी० 28 ये चान्ये काश्यां पुरीष० भ०जा० 2.30 
यस्या विज्ञानमात्रेण अन्न० 1.4 येऽत्राधिकारिणो मे तु अव० 16 
यस्या: संचालनेनैव यो्कुं० 1.10 | ये द्विषति विरूपाक्ष Wr 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





664 
ह; केन प्रकारेण जा०द० 3.12 
येन केनासनेन शाण्डि० 1.3.13 
येन धर्ममधर्म च महो० 2.52 

येन प्रकाशते विश्वं पंचब्र० 25 

ये नमस्यन्ति गोविन्दं रुद्रह०5 

येन मार्गेण गन्तव्यं शाण्डि०1.7.36-2 
येन सम्यक्परिज्ञाय संन्या० 2.57 
येन सर्वमिदं प्रोतं प०ब्र० 9 

येन सूर्याग्निवाक्चन्द्र० गो०उ० 54 
येनार्थवन्ति तं किं नु . आत्म० 10 
येनासनं विजितम्‌ - शाण्डि० 1.3.14 
ये निदाघ महाभागा: महो० 5.36 

ये ये भावा: स्थिता लोके अन्न० 4.4 

ये शुद्धवासना भूयो महो० 2.40 

ये षण्णवतितत्त्वज्ञा वराह० 1.17 
येषां निमेषणोन्मेषौ महो० 6.25 

ये हि पारं गता बुद्धे: अन्न० 4.23 

ये हि विज्ञातविज्ञेया अन्न० 4.11 
यैरेव जायते रागो महो० 5.169 
यैषा स्वभावाभिमतं महो० 4.121 
योगज्ञः सदैकाग्र्य० शाट्या० 15 - 
योगशिखां महागुद्यं यो०शि० 5.60 
योगसिद्धि विना देह: यो०शि० 1.141 
योगहीनं कथं ज्ञानं यो०शि० 1.13 
योगात्परतरं पुण्यं यो०शि० 1.67 
योगाभ्यासात्ततो वेधो वराह० 5.67 
योगाभ्यासेन मे रोग: यो०कुं० 1.58 
योगिनश्चित्तशान्त्यर्थ अन्न० 4.44 
योगिनामात्मनिष्छानां पा०ब्र० 2,45 
योगेन योगं संरोध्य सौ०ल० 2.12 
योगेन योगो ज्ञातव्यो सौ०ल० 2.1 
यो जागर्ति सुषुप्तिस्थो वराह० 4.12(23) 
योऽजित्वा पवनं मोहाद्‌ यो०शि० 1.63 
योऽधीते सर्व व्याप्यते त्रि०ता० 1.10 
योनिं वामेन सम्पीड्य शाण्डि० 1.3.7 
योऽन्तःशीतलया बुद्धया संन्या० 2,56 
योऽपानप्राणयोरैक्यं यो०शि० 1.68 








यो ब्रह्माणं विदधाति 

यो भवेतपूर्वसंन्यासी 
योऽयमन्नमयः सोऽयं 

यो वा अप्रतिष्ठितं शिथिलं 
यो वा एतां सावित्रीम्‌ 

यो विलङ्घयाश्रमान्वर्णान्‌ 
यो वै नादः स वै बिन्दु: 
योऽहमस्मीति वा सोऽहम्‌ 
यो ह वै कामेन कामान्‌ 


रक्त लम्बोदरं शूर्प० 
रक्तमांसमयस्यास्य 
रजो.वसति जन्तूनां 
रज्जुबद्धा विमुच्यन्ते 
रज्ज्वज्ञानात्‌ क्षणेनैव 
रथ्यायां बहुवस्राणि 
रमते धीर्यथाप्राप्ते 
रसनाद्वायुमाकृष्य 
रसवत्य आप: _ 
रसस्य मनसश्चैव 


'रसौषधिक्रियाजाल० 


रहस्यं रामतपनं 
राकाहृया तु या नाडी 
रागं नीरागतां नीत्वा 
रागद्रेषभयादीनाम्‌ 
रागद्वेषौ सुखं दुःखं 
रागाद्यपेतं हृदयं 
रागाद्यसंभवे प्राज्ञ 
राम वेदा: कतिविधा: 
रिपौ बद्धे स्वदेहे च 
रुद्रग्रन्थिं च भित्त्वैव 
रुद्रगन्थि ततो भित्त्वा 
रुद्र: सूर्य उमा छाया 


गो०पूर्व० 22 
याज्ञ० 10 
क०रु० 24 
अत्य० 6.3 
सावि० 13 
अव० 3 
यो०शि० 6.72 
बहू० 8 
गो०३० 15 


गण० 12 
महो० 3.31 
यो०शि० 1.137 
महो० 6.39 
यो०शि० 4.2 
संन्या० 2.118 
महो० 4.38 
शाण्डि? 1,7.45 
गो०उ० 9 
वराह० 2.78 
यो०शि० 1.152 
मुक्ति० 1.1.35 
यो०शि० 5.24 
वराह० 2.48 
वराह० 4.12(24) 
महो० 2.49 
जा०द्‌० 2.8 
जा०द्‌० 6.51 
मुक्ति० 1.1.10 
याज्ञ० 28 
यो०कुं० 1.86 
वराह० 5.66 
रुद्रह० 18 
रुद्रभ्जा० 40 
रुद्र०जा० 45 
रुद्रह० 7 


मन्त्रानुक्रमणिका 


665 





ii वचः श्रुत्वा 
रुद्रो दिवा उमा रात्रि: 
रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी 
रुद्रो वहिरुमा स्वाहा 
द्रो वृक्ष उमा वल्ली 
रुद्रोडर्थ अक्षरः सोमा 
रूपं परिमितेनासौ 
रूपवदिदं तेज: 
रेखोपरेखावलिता 
रेचकं पूरकं चैव 
रेचकं पूरकं मुक्त्वा 
रोधते बुध्यते शोके 
रोहिणीतनयो विश्व 


लक्षणात्परमेशस्य 

लक्ष्यं सर्वगतं चैव 
लक्ष्यालक्ष्यमतिं सर्वम्‌ 
लब्धयोगोऽथ बुध्येत 
लब्धात्मा जिह्ृया तुच्छो 
लयात्‌ सम्प्राप्यते सौख्यं 
लालनात्स्निग्धललना 
लिङ्गरूपिणं मां सम्पूज्य 
लीनवृत्तेरनुत्पत्ति: 
लीलया कल्पयामास 
लीलयैव यदादत्ते 
लेशतः: प्राप्तसत्ताकः 
लोकत्रयेऽपि कर्त्तव्यम्‌ 
लोकवद्धार्ययाऽऽसक्तो 
लोकवासनया जन्तो: 
लोकानुवर्तनं त्यक्त्वा 


वक्त्रेण सीत्कारपूर्वकं 
वक्त्रेणापूर्य वायुं 
वत्सराद्ब्रविद्वान्स्यात्‌ 
वदन्ति बहुभेदेन 
वनेष्वेवं मथुरास्वेवं 


कृष्ण० 2 

रुद्रह० 19 
रुद्रह० 17 
रुद्रह० 20 
रुद्रह० 21 
रुद्रह० 22 
महो० 5.122 
गो०उ०.8 
महो० 5.57 
वराह० 5.57 __ 
यो०शि० 1.127 
यो०शि० 6.68 
गो०३० 42 


यो०शि० 2.10 
रुद्रह० 40 
महो० 4.85 
यो०शि० 1.78 
संन्या० 2.33 
यो०शि० 1.136 
महो० 5.80 
भ०जा० 2.26 
अध्या० 42 
महो० 5.162 
महो० 5.145 
महो० 5.179 
जा०द्‌० 1.24 
कुण्डि० 7 
मुक्ति० 2.2 
अध्या० 3 


शाण्डि०1.7.13-3 
सौ०ल० 2.3 
जा०द्‌० 6.11 
महो० 5.22 
गो०उ० 26 





वराहरूपिणं मां ये 


वरेण्यं शरेष्ठं भजनीयम्‌ 
वर्णत्रयात्मका: परोक्ता 
वर्ण रक्तं कामदं च० 
वर्तन्ते द्वादेश होता 
र्षाभ्योऽन्यत्र यत्स्थानम्‌ 
वलीपलितनाशश्च 
वल्लवीवदनाम्भोज 
वस्तूनामात्मनश्चैतत्‌ 
वस्वष्टकप्रियं चैव 
वाक्पाणिपादपायूपस्था० 
वाक्यमप्रतिबद्ध सत्‌ 
वाग्दण्डे मौनमातिष्ठेत्‌ 
वाग्भवमागस्त्यं वागर्थ ० 
वाङ्माया ब्रह्मभूस्तस्मात्‌ 
वाचामतीतविषयो 
वाचिकोपांशुरुच्चैश्र 
वाच्यवाचकताऽभेदात्‌ 
वाजपेय: पशुहर्ता 
वाज्छाक्षणे तु या तुष्टि: 
वातजा: पितजा दोषा 
वामदक्षे निरुद्धन्ति 
वामदेवं महाबोध० 
वामदेवं येऽनुसरन्ति 
वामपादपार्णि योनि० 
वामापादमूलेन योनिं 
वामपार्श्चे उमोदवी 
वामबाहुदक्षिणकट्योरन्तः 
वामाड्घ्रिमूलकन्दाधो 
वामांसदक्षकट्यन्तम्‌ 
वायावभ्यसिते वहिः 
वायुना ज्वलितो वहिः 
वायुना वहियुक्तेन 
वायुना सह जीवोर्ध्द ० 
वायुं बिन्दुं तथा चक्रं 
वायुभक्षोऽमबुभक्षो वा 
वायुमूर्ध्वगतं कुर्वन्‌ 


वराह० 1.16 
त्रि०ता० 1.1] 


जाग्द० 6.2 


पंचब्र ० 17 
वराह० 5.28 
संन्या० 2.99 
यो०कुं० 2.24 
गो०पूर्व० 40 
अन्न० 2.41 
रुद्र०्जा० 36 
शारी० 3 
अध्या० 40 
संन्या० 2.116 
त्रि०्ता० 1.35 
देवी० 22 
अन्न० 5.96 
जा०द्‌० 2.14 
अक्षि० 2.43 
पा०ब्र० 1.29 
अन्न० 5.37 
जा०द्‌० 6.30 
यो०शि० 6.34 
पंचब्र० 10 
वराह० 4.12(35) 
शाण्डि०].7.42-3 
शाण्डि०1.7.42-2 
रुद्रह० 4 
पा०ब्र० 1.25 
यो०कुं० 1.6 
प०ब्र० 15 
वराह० 5.47 
यो०शि० 1.85 
यो०शि० 3.9 
यो०शि० 6.16 
यो०शि० 6.75 
कुण्डि० 4 
यो०कुं० 63 


अ, भुवनं 
वायुवत्‌ स्फुरितं स्वस्मि० 
वायूनां गतिमावृत्य 
वायौ मनोलयं कुर्यात्‌ 
वाराणस्यां मृतो वापि 
वासनाक्षयविज्ञान० 
वासनाक्षयविज्ञान० 
वासनातन्तुबद्धोऽयं 
वासना द्विविधा प्रोक्ता 
वासनानुदयो भोग्ये 
वासनामात्रसंत्यागात्‌ 
वासनायास्तथा वहे: 
वासनारहितैरन्तः 
वासनाऽऽवशतः प्राण० 
वासनां वासितारं च 
वासनावेगवैचित्त्यात्‌ 
वासनासम्परित्यज्य 
वासनासम्परित्याग० 
वासनासम्परित्याग: 
वासनासम्परित्यागात्‌ 
वासनासम्परित्यागे 
वासनाहीनमप्येतत्‌ 
विंशत्यलं तृतीयेऽहनि 
विक्षेपो नास्ति यस्मान्मे 
विचारणा द्वितीया स्यात्‌ 
विचारणाशुभेच्छाभ्याम्‌ 
विचारणाशुभेच्छाभ्याम्‌ 
विचारेण परिज्ञात० 
विचित्रघोषसंयुक्ता 
विचित्रा शक्तयः स्वच्छा 
विच्छित्नशरदभ्रांश० 
विजानाति तदा तस्य 
विज्ञातब्रह्मतत्त्वस्य 
विज्ञानमानन्दं १ ह 
विज्ञानमात्रं विज्ञान० 
विज्ञानात्मा तथा देहे 
वि्ञेयोऽक्षरतन्मात्रो 


८ 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 





गो०पूर्व० 16 विज्वरत्वं गतं चेतः 
यो०शि० 1.8 | वितत्य बाणं तरुणार्कवर्णं 
वराह० 5.61 वितस्तिप्रमितं दैर्घ्य 
यो०शि० 5.51 | विदित्वा स्वात्मनो रूपं 
प्रा०हो० 23 विदित्वा स्वात्मरूपेण 
अन्न० 4.83 विदेहमुक्त एवासौ 
मुक्ति० 2.10 विदेहमुक्ताविच्छा चेद्‌ 
महो० 6.7 विदेहमुक्तः किं रूपं 
मुक्ति 2.61 विदेहमुक्तो नोदेति 
अध्या० 41 विदेहमुक्तौ विमले 
अन्न० 5.62 दिद्याप्रकाशितया भूय 
अन्न० 5.17 विद्याभ्यासे प्रमादो य: 
अन्न० 5.39 विद्या सम्प्राप्यते ब्रह्मन्‌ 
मुक्ति० 2.26 विद्या ह वे ब्राह्मणम्‌ 
महो० 6.7 विद्या ह वै ब्राह्मणम्‌ 
मुक्ति० 2.60 विद्वानप्यासुरश्षेत्स्यात्‌ 
मुक्ति० 2.18 विधिवत्प्राणसंयामे: 
अन्न० 4.85 विधूमे सन्नमूसले 
मुक्ति० 2.45 विनष्टदिग्भ्रमस्यापि 
अन्न० 4.86 विनष्टदिगभ्रमस्यापि 
अन्न० 4.78 विना चाभ्यासयोगेन 
मुक्ति० 2.22 विना तर्कप्रमाणाभ्यां 
यो०कुं० 1.55 | विना देहेपि योगेन 
अव० 23 विना प्रमाणसुष्टुत्वम्‌ 
अन्न० 5.82 विनायकं च संस्मृत्य 
वराह० 4.12(5) 

महो० 5.29 विनिर्णीता विमूढेन 
अन्न० 1.41 विपरीतं ब्रह्मचर्यम्‌ 
सौ०ल० 2.5 विपर्यस्तो निदिध्यासे 
संन्या० 2.42 विभेदजनकेऽज्ञाने 
वराह० 4.1213) | विमूढाः कर्तुमुयुक्ता 
क०रु० 33 वियदाकारसंयुक्तं 
अध्या० 48 विरक्तस्य तु संसारात्‌ 
महो 2.9 विरक्ता ज्ञानिनश्रान्ये 
अन्न० 3.20 विरञ्चिरूपान्मनसः 
यो०कुं० 327 | विरलत्वं व्यवहते. 
पैङ्ग० 4.23 





विरागमुपयात्यन्त; 


अन्न० 1.42 
एका० 4 
यो०शि० 1.81 
वराह० 4.12(38) 
क०रु० 39 
अन्न० 4.19 
मुक्ति० 1.1.29 
अन्न० 3.1 
महो० 2.64 
अन्न० 4.20 
त्रिण्ता० 1.37 
संन्या० 2.103 
महो० 5.110 
शाट्या० 36 
मुक्ति० 1.1.51 
वराह० 3.24 
शाण्डि० 1.7.9 
संन्या० 2.91 
महो० 4.27 
वराह० 3.17 
यो०कुं० 3.15 
पा०ब्रा० 2.16 
यो०शि० 1.25 
आत्मो० 6 
जा०द्‌० 6.40 
जा०द्‌० 6.21 
यो०शि० 4.23 
क०₹० 11 
अव० 19 
जा०द्‌० 4.63 
मुक्ति० 2.47 
देवी० 20 
जा०द्‌० 6.47 
यो०शि० 1.48 
महो० 5.164 
अव० 22 
अक्षि० 2.4 








मन्त्रानुक्रमणिका 667 
i यो०कुं० 3.22 वेदादेव विनिर्मोक्षः जा०द० 1.18 
विराड्रूपे मनो युञ्जन्‌ यो०शि० 5.52 | वेदान्ताः के रघुश्रेष्ठ मुक्ति० 1.1.8 
विलम्बिनीति या नाडी यो०शि० 5.20 | वेदान्ते परमं गुहां अन्न० 5.119 
विवेकं परमाश्रित्य महो० 5.84 वेदोक्तेन प्रकारेण जा०द्‌० 1.7,2.3 
विशन्ति विद्या विमला महो० 6.16 वेदोक्तेनैव मार्गेण जा०द्‌० 2.12 - 
विशश्राम शुकस्तूष्णीं महो० 2.74 वेधकक्रमयोगेन वराह० 5.62 
विशेषं सम्परित्यज्य अन्न० 4.65 वैदिकेषु च सर्वेषु जा०द्‌० 2.11 
विश्रान्तोऽस्मि चिरं शान्तः महो० 5.59 वैराग्यसंन्यासी ज्ञानसंन्यासी संन्या० 2.18 
विश्वं भूतं भुवनं चित्रं भ०जा० 2.6 वैराग्यस्य फलं बोधो अध्या० 28 
विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्‌ महो० 1.11 वैश्ववणो ब्रह्मपुत्र पा०ब्रा० 1.2 
विश्वरूपं परं ज्योतिः गो०उ० 32 व्यक्तवक्त्रो निरीक्षेत शाण्डि० 1.3.6 
विश्वाय मनुसंयोगं कुण्डि० 14 व्यक्ताव्यक्तगिरः सर्वे स०रह० 28 
विश्वे निमग्न पदवी: एका० 2 व्यपगतकलनाकलङ्कशुद्धधः महो० 2.77 
विश्वोत्तीर्णस्वरूपाय हय० 3 व्यवहारमिदं सर्व अन्न० 2.10 
विश्वोदराभिधा नाडी -जा०द० 4.23 व्यवहारो लोकिको वा अव० 25 
विश्वोदराभिधायास्तु जा०द० 4.39 व्याख्यास्ये षडक्षरम्‌ दत्ता० 1.3 
विश्वोदरी तु या नाडी यो०शि० 5.23 व्याप्रबुद्धया विनिर्मुक्त: अध्या० 54 
विश्वोषसि वैद्वानरो ग्राम्हो० 15 व्याधयस्तस्य नश्यन्ति यो०शि० 1.57 
विषं चैवायुधं बीजं संन्या० 2.107 | व्यान: श्रोवाक्षिमध्ये च जा०द्‌० 4.28 
विषमाशनदोषाच्च यो०कुं० 1.57 | व्याप्यव्यापकता मिथ्या यो०शि० 4.4 
विषयाशीविषासङ्ग? महो० 3.10 व्यावृत्तानि परं प्राप्त क०२० 38 
विषं वर्षति सूर्योऽसौ यो०शि° 533 | त्यासोपि भगवानबुद्ध्वा महो० 2.18 
विधुवायनकालेबु ०९० 4.55 | व्युत्यितस्य भवत्येषा अन्न० 1.26 
विष्णुग्रन्थि ततो भित्ता यो०शि० 1.87 व्रणयुक्तमयुक्त च रुद्रण्जा०14 
विष्णुग्रन्थिप्रयात्युच्चै: दील्ल याल कलिल शाण्डि० 1.2.11 
विष्णुं रित धीर्यद्व अव० 28 व्रतयञ्चतपोदान० संन्या० 2.7 
विष्णुलिङ्ग द्विधा प्रोक्त शाट्या० 9 
विष्णो: सर्वतोमुखस्य त्रि०्ता० 4.14 bl 
विहरन्‌ जनतावृन्दे अन्न० 5.99 शंशान्तसर्वसंकल्पा महो० 5.6,6.82 
वीक्ष्यमाणे प्रपञ्चे तु यो०शि० 4.20 | शक्तिः कुण्डलिनी नाम यो०कुं० 1,82 
वीरासनं स्वस्तिकं च वराह० 5.16 शक्तिद्वयं हि मायाया स०रह० 52 
वृत्तयास्तु तदानीम० अध्या० 36 शक्तिमध्ये मन: कृत्वा शाण्डि० 1.7.18 
वृन्दा भक्ति: क्रियाबुद्धि: कृष्ण० 25 अं ताल रो 
वृषणापानयोर्मध्ये कुण्डि० 18 शङ्किनी चैव गान्धारी वराह० 5.26 
वेणुवादनशीलाय गो०पूर्व० 39 शङ्किनी नाम या नाडी जा०द्‌० 4.22 
वेदलौकिकमार्गेषु जा०द० 2.10 शतं कुलानां प्रथमम्‌ शाट्या० 33 

यो०शि० 3.11 | शतं चैका च हृदयस्य यो०शि० 6.4 


वेदशास्रपुराणानां 





रट 
४६ 


668 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
ति प्रजप्त्वापि देवी० 30 शास्त्रसज्जनसमर्प्के: 
शताक्षरी परमा विद्या त्रिशता० 1.5 शास््रानुवर्तनं त्यक्त्वा 
शतेमहाप्रस्थैरखण्डे: भ०जा० 2.75 [| शास्रेण न स्यात्परमार्थदृष्टि: 
शनैः पिङ्गलया तत्र जा०द्‌० 6.6 शास्त्रे: सज्जनसम्पर्क० 
शनैः शनैर्मस्तकाच्च यो०कुं० 2.37 | शिखा ज्ञानमयी यस्य 
शनेः शनैर्यदा प्राणः यो०कुं० 1.50 | शिरसीशानमंत्रेण 
शनैः सुमथनं कुर्याद्‌ यो०कुं० 2.46 | शिरोमध्यगते वायौ 
शनैरेव परकर्तव्यम्‌ यो०कुं० 2.39 | शिरोरोगा विनश्यन्ति 
शब्दमायावृतो यावत्‌ त्रि०ता० 5.18 शिलाशय्याऽऽसनासीनो 
शब्दवानाकाशः गो०उ० 6 शिव एव स्वयं साक्षात्‌ 
शब्दस्पर्शरूपरसगन्धाः शारी० 6 शिवमात्मनि पश्यन्ति . 
शब्दस्पर्शश्च रूपञ्च शारी० 19 . शिवलिङ्ग त्रिसन्ध्यम्‌ 
शब्दस्पर्शस्वरूपाभ्यां महो० 5.149 शिवशक्तिमयं मन्त्र 
शब्दार्णमपरं ब्रह्म त्रिण्ता० 5.19 | शिवशक्तिसमायोगे 
शब्दैरुच्चावचैनीचैः यो०कुं० 3.21 | शिवशक्त्याख्यं वाग्भवं 
शमं विषं विषेणेति ` महो० 5.111 शिवशक्त्यात्मकं रूपं 
शमो मित्र: सुदामा च कृष्ण ० 16 शिव: शैवागमस्थानां 
शरीरं तावदेव स्यात्‌ जा०द्‌० 4.1 -शिवस्य जीवरूपस्य 
शरीरमस्थिमांसं च महो० 4.23 शिवो गुरु: शिवो वेदः 
शरीरं सर्वजन्तूनां वराह० 5.19 शिवोऽयं परमं देवं 
शरीरस्थं प्राणमग्निना शाण्डि०'1.4.3 ` | शिष्याणां न तु कारुण्यात्‌ 
शरीरान्तर्गता: सर्वे शाण्डि० 1.3.12 | शीतलीकरणं चेदं 
शरीरेण जिता: सर्वे यो०शि० 1.38 | शोषोंदितानलहरं 
शरीरे सकलं विश्वं यो०कुं० 2.49 | शुकस्य वामदेवश्च 
शरीर्यप्यशरीयेषु आत्म० 14 शुको नाम महातेजा: 
शाट्यायनी हयग्रीवं मुक्ति० 1.39 शुक्तिकायां यथा तारं 
शाण्डिल्यो ह वा अथर्वाणं . शाण्डि० 1.1.1 | शुक्तो मुक्तो वामदेवोऽपि 
शान्त एव चिदाकाशे अन्न० 5.113 
शान्तसंदेहदौरात्मयं महो० 5.68 शुद्धमानसः शुद्धचिद्रूप: 
शान्तसम्यवग्रबुद्धानां अन्न० 5.110 शुद्धं सदसतोर्मध्यं 
शान्तसंसारकलनः महो० 2.61 शुद्धसत्त्वप्रधानायां 
शाम्भवस्थानमेतत्ते यो०शि० 5.16 शुद्धसन्मात्रसंवितते 
शास््रज्ञानात्पापपुण ग्तोका ० संन्या ० 2.20 शुद्धसंविन्मया55नन्द है 
शास्रं ९ योठकुं० 2.10 | शुद्ध सूक्ष्म निराकार 
शास्रसज्जनसंपर्क० महो० 5.28 शुद्धे चेतसि तस्यैव 
शाख्रसञ्जनसम्पर्क० अन्न० 5,81 शुभेच्छादित्रय भूमि० 
. शाम्रसज्जनसम्पर्क० वराह० 4.12(4) | शुभेच्छा प्रथमा भूमिका. 


अन्न० 5.71 

अक्षि० 2.42 
वराह० 2.69 
महो ० 4.4 

शाट्या० 18 
रुद्र०्जा० 23 
जा०द० 6.37 
जा०द० 6.32 
अक्षि० 2.17 
आत्म० 20 

जा०द० 4.59 
भ०जा० 2.3 


- यो०शि० 2.5 


यो०शि० 1.117 
त्रि०ता० 1.31 
पा०ब्र० 2.4 
अन्न० 3.21 
यो०शि० 1.169 
वराह० 4.12(32) 
त्रिण्ता० 1.18 
संन्या० 2.102 
यो०शि० 1.96 
यो०कुं० 1.28 
वराह० 4.12(36) 
महो० 2.1 
वराह० 3.15 
वराह० 4.12(34) 
अन्न० 2.43 
पैङ्ग० 4.12 
महो० 5.172 
स०रह० 49 
महो० 5.3 

अन्न० 5.83 
यो०शि० 2.17 
यो०शि० 1.65 
वराह० 4.12(11) 
वराह० 4.3 











मन्त्रानुक्रमणिका 669 
ff मले तु योगी च यो०कुं० 1.63 | षडक्षरोऽष्ाक्षरो वा भण्जा० 2.4 
शुष्यन्त्यपि समुद्राश्च महो० 3.50 षडाधारापवरकं यो०शि० 5.3 
शून्यं तत्प्रकृतिर्माया महो० 6.61 षड्भावविकृतिश्चास्ति वराह० 1.8 
शृणु तावदिदानीं त्वं महो० 2.36 षड्भूमिकाचिराभ्यासात्‌ वराह० 4.12(10) 
शृणु ब्रह्मन्‌ प्रवक्ष्यामि यो०शि० 2.2 षड्वक्त्रमपि रुद्राक्ष रुद्र०जा० 32 
शृण्वन्त्वज्ञातततत्वस्ते अव० 18 षण्णवतितत्त्वतन्तुवद्‌ पा०ब्र० 1.14 
शेषस्थिरसमाधानो महो० 6.6 षण्मासमभ्यसेन्ृत्यु यो०शि० 1.109 
शैशवे गुरुतो भीतिः महो० 3.33 ष्टि कुलान्यतीतानि संन्या० 2.10 
शौचं नाम द्विविधं शाण्डि० 1.1.14 | ष तु विरतिभ्रान्ति: यो०कुं० 1.60 
श्मशानेषु दिगन्तेषु याज्ञ० 17 षष्ठं सप्तममथ वहि: त्रिपुरा० 9 
श्मशानेषु दिगन्तेषु महो ° 3.42 षष्ठं सर्वरक्षाकरं चक्रं त्रि०ता० 2.28 
श्रवणमुखनयननासा सो०ल० 2.4 षष्ठ्यां भूमावसौ स्थित्वा अक्षि० 2.40 
श्रीं पावका न: सरस्वती स०रह० 14 षोडशाक्षरं व्याख्यास्ये दत्ता० 1.6 
श्रीकृष्ण रुकिमणीकान्त गो०पूर्व० 44 हा 
श्रीगुरु: सर्वकारणभूता भाव० 1 , 
श्रीपर्वतं शिरःस्थाने जा०द्‌० 448. | से उत त्यः पर्य कतर ५06 37 
श्रीमहाविष्णुं सच्चिदानन्द कृष्ण० 1 संकल्प एव तन्मन्ये मुक्ति० 2.37 
श्रीलक्ष्मीर्वरदा विष्णुपत्नी सौ०ल० 1.11 | संकल्पत्वं हि बन्धस्य So 
श्रीवत्सलाञ्छनं हत्स्थं गो०उ० 47 संकल्पनं मनो विद्धि महा० 4.52 
श्रीवत्सस्य स्वरूपं च गो०उ० 53 संकल्पनं हि संकल्पः महा ० 5.181 
श्रीशैलदर्शनान्मुक्ति: यो०शि० 6.42 | संकल्पपादपं तृष्णा० अ 
श्रुतिस्मृतिसदाचार० अक्षि०211 | संकल्पमनसी वळ प 
शरुत्युतपन्नात्मविज्ञान० वराह० 2.49 कद नई १ 29 
श्रुत्वा तद्वाक्यं हि वै गो०उ० 3 न अमल मं | 
तवा सृष्ट्वा च भुकत्वा जेल 497 संकल्पाशानुसंधान० महो० 4.6 
श्रेष्ठ सर्वगता ह्येषा अक्षि० 2.29 संकल्योञ्ध्यवसायश्च a 
श्रोत्र त्वक्चक्षुषी जिहा जार 16 संकल्पोऽध्यवसायश्च वराह० 1.13 
श्रोत्रमात्मनि चाध्यस्तं पा०्ब्र० 2.11 | संक्रामन्ति वै सर्वाणि i ताप 
श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि शारी० 2 र हिज 2 09275 

्रोत्रियात्र १ संग: कोदृश इत्युक्त: अन्न० 2.1 
र्यां न भिक्षेत EE संगत्यागं विदुर्मोक्षं अन्न 5.4 
वैतास्तु ब्राह्मण शेया: Bas संतोषामृतपानेन महो० 4.35 

संतोषामोदमधुरा अक्षि० 2.27 
षट चक्राणि परिज्ञात्वा यो०कुं० 3.9,3.12 | संतोषो नाम यदृच्छा० शाण्डि० 1.2.3 
घट चक्राणि परिज्ञात्वा यो०शि० 6.74 | संत्यज्य परमोदारं महो० 6.53 
घटत्रेंशतं गले दध्याद्‌ रुद्र०जा० 18 संत्यज्य हद्गुहेशानं महो० 6.20 
ति वराह० 5.3 संधिश्च विग्रहो यानं संन्या० 2.106 


षट्शतान्यधिकान्यत्र 


दै 














670 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
| यो ब्रूयात्‌ शाट्या० 35 स तं होवाच साधु 
संन्यस्तसर्वसङ्कल्पः अन्न० 5.47 स तमुवाच यथा तृणाशिनो 
संन्यस्याग्नि न पुनरावर्तयेन्‌ क०₹०4 स तस्या आद्यद्वादश० 
संन्यासं पातयेद्यस्तु संन्या० 2.3 सति दीप इवालोकः 
संन्यासिनं द्विजं दृष्ट्वा संन्या० 2.9 सतीषु युक्तिष्वेतासु 
संन्यासियोगिनो दान्तौ महो० 6.48 स तेन पृष्टः सर्वम्‌ 
संन्यासे निश्चयं कृत्वा संन्या० 2.2 स तेषां सत्त्वांशम्‌ 
संपीड्य सीविनीम्‌ शाण्डि० 1.3.9 | सतोऽसत्ता स्थिता मूर्ध्नि 
संपूर्णकुम्भवद्वायोः जा०द्‌० 6.13 सत्कर्मपरिपाकतो बहूनां 
संप्रत्यवसितानां च संन्या० 2.6 सत्कर्मपरिपाकातु 
संबन्धे द्रष्टदृश्यानां महो० 5.48 सत्तामात्रं चित्स्वरूपं 
संभूतेर्वायुसंश्रावे: कुण्डि 21 सत्तासामान्यकोटिस्थे 
संयुक्तमेकतां याति आत्म० 24 सत्तासामान्यपर्यन्ते 
संवित्तत्वे कृतध्यानो अन्न० 4.77 सत्तासामान्यमेवैकं 
संविभज्य सुतानथें कुण्डि० 3 सत्तासमान्यरूपे वा 
संवेद्यवर्जितमनुतम्‌ अन्न० 4.91 सत्त्वमथास्य पुरुषस्यान्त: ० 
संवेद्यसम्परित्यागात्‌ अन्न० 4.54 सत्वं रजस्तम इति 
संवेद्येन हृदाकाशे अन्न० 4.59 सत्त्वरूपपरिप्राप्त० 
संवेधेन हृदाकाशे महो० 2.48 सत्त्वसमष्टित इन्द्रिय० 
संशान्तादुःखमजडा० अन्न 4.24 सत्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्‌ 
संसार एव दु:खानां महो० 6.26 सत्त्वापत्तिश्वतुर्थी स्यात्‌ 
संसाररात्रिदु:स्वप्ने महो० 6.22 सत्त्वावशेष एवास्ते 
संसारवासनाजाले महो० 5.65 सत्पुण्डरीकनयनं 
संसाराडम्बरमिदं महो० 2.15,30 | सते बरह्मा नारायणं 
संसाराम्बुनिधावस्मिन्‌ महो० 5.176 सत्यचिद्घनमखण्ड० 
संहारे रुद्र इत्येवं ते०बि० 5.52 | सत्यं ज्ञानमन्तं च 

स एकाकी न रमते महो० 1.3 सत्यज्ञानानन्दपूर्ण० 

स एव द्विविध: प्रोक्तः यो०कुं० 1.20 | सत्यं नाम मनोवाक्‌ 

स एव भगवान्त्रह्म महो० 5.158 सत्यमित्युपनिषत्‌ 

स एव विदितादन्यः पा990 2.13 | सत्यवद्धाति तत्सर्व 

स एष जगत: साक्षी क०₹० 12 स्यात्तत्र कदाचिन्न 

स एष देवोऽम्बरगश्च चक्रे एका० 8 सत्समृद्धं स्वत: सिद्धम्‌ 
सकाम्या निष्काम्या गो०३० 20 सदा र 
सकृद्विभाता विमला अन्न० 5.56 सदा रसनया योगी 
सखा मा गोपायेति संन्या० 2.12 सदा साक्षिस्वरूपत्वात्‌ 

स चतसधरण्यादी यो०शि० 515 | सदेहा वाऽपदेहा वा 
7 ` | सदसि सकि 


जाबालि० 3 
जाबालि० 15 
अव्य० 5.3 
महो० 5.107 
मुक्ति० 2.46 
जाबालि० 11 
पैङ्ग० il) 
महो० 6.24 
पैङ्ग० 2.17 
यो०कुं० 3.28 
गो०३० 41 
अन्न० 4.74 
अन्न० 4.68 
अन्न० 4.67 
अन्न० 4.76 
प०ब्र० 3 
गो०उ० 55 
अन्न० 4.53 
पैङ्ग० 1.10 
महो० 5.25 
वराह० 4.12(2) 
अक्षि० 2.33 
गो०पूर्व० 8 
दत्ता० 1.1 
वराह० 3.6 
जा०द्‌० 2.9 
वराह० 2.16 
शाण्डि० 1.1.6 
जाबालि० 23 
रुद्रह० 33 
भण्जा० 2.16 
अध्या० 64 
यो०शि० 6.71 
यो०कुं० 2.48 
जा०द्‌० 10.5 
महो० 5.40 


` प०्परि० 2 


मन्त्रानुक्रमणिका 


671 





सदूबहाणिस्थिरेस्फरे वराह० 41261) | समुद्र लोक बुत | या 
सद्योजातशिशुज्ञानं 
सद्रूपं परमं ब्रह्म 
सनकादयर्मुनिगणैः 
सन्त्यक्तवासनान्मौनाद्‌ 
सन्दिग्धायामपि भृशं 
सन्ध्ययोर्त्राह्मण: काले 
स पञ्चभूतानाम्‌ 

स पुनस्तं होवाच कथं 
सप्तभूमिः स विज्ञेयः 
सप्तमं भ्रूचक्रमङ्गुष्ठमात्रम्‌ 
सप्तमं सर्वरोगहरं चक्रं 
सप्तवक तु रुद्राक्ष 
सप्तविंशतिवर्णात्मा 
सप्तस्वराश्च गाथाश्च 
सप्तावस्था इमा: प्रोक्ता 
स बाह्यभ्यन्तरे देहे 

स भूमिकावानित्युक्तः 
समग्रीवशिरःकायः 
समग्रीवशिरःकायः 
समता सर्वभावेषु 

स मत्सायुज्यपदवीं 
समः समरसाभासः 
समस्तं खल्विदं ब्रह्म 
समस्तयागानां रुद्रः 
समस्ता वासनास्त्यक्ता 
समाधातुं बाह्यदृष्ट्या 
समाधिमथ कर्माणि 
समाधिमेकेन समम्‌ | 
समाधिः संतिदुत्पत्तिः 
समापय्य निद्रां सुजीणें 
समासेन तं होवाच 
समासक्तं यथा चित्तम्‌ 


समाः स्निग्धा दृढाः स्थूलाः 


समाहिता नित्यतृप्ता 
समुदेति परानन्दा 
समुद्धर मनो ब्रह्मन्‌ 


वराह० 4.12(31 


अन्न० 3.16 
क०रु० 32 
मुक्ति० 1.1.2 
मुक्ति० 2.21 
मुक्ति० 2.9 
शाण्डि० 1.7.46 
पैङ्ग० 1.8 
जाबालि० 14 
महो० 5.43 
सौ०ल० 3.7 
त्रि०ता० 2.29 
रुद्र०्जा० 34 
अन्न० 1.7 
यो०शि० 3.8 
महो० 5.20 
महो० 6.10 
अक्षि० 2.10 
जा०द्‌० 3.3 
वराह० 5.32 
महो० 6.4 
मुक्ति० 1.1.15 
अन्न० 3.12 
महो० 6.12 
पा०ब्र० 1.11 
अन्न० 4.62 
अध्या० 60 
मुक्ति० 2.19 
यो०कुं० 3.14 
अन्न० 5.75 
सौ०ल० 2.2 
भ०जा० 2.2 
शाट्या० 2 
रूद्र०जा० 13 
अन्न० 1.48 
अन्न० 1.53 
महो० 5.135 








समुद्रे लीयते तद्वत्‌ 
समुन्नतशिर:पादो 
समुन्नतशिर:पादो 

स मूलाग्निः शरीरेऽग्निः 
समेष्यामि शिलासाम्यं 
सम्पूर्णहृदयः शून्ये 
सम्प्राप्य मथुरां रम्यां 
सम्यक्कथय मे ब्रह्मन्‌ 
सम्यक्‌ परीक्ष्य दातव्यम्‌ 
सम्यगालोकनात्‌ सत्याद्‌ 
सम्यग्ज्ञानसमालोकः 
सम्यग्ज्ञानावरोधेन 
सम्यग्बन्धत्रयस्थोऽपि 
सम्यग्बन्धसमुद्भूतं 

स यो ह वै तत्परमं 
सरस्वती कुहूश्चैव 
सरस्वती तथा चोर्ध्व 
सरस्वती दशश्लोक्या 
सराणां सप्तकं वापि 
सरूपोऽसौ मनोनाशः 
सर्वकर्मपरित्यागी 
सर्वकर्मफलादीनां 
सर्वकारणमव्यक्तम्‌ 
सर्व किंचिदिदं दृश्यं 
सर्व किञ्चिदिदं दृश्यं 
सर्व कार्ष्णायसंज्ञातं 
सर्वगः सर्वसम्बन्धो 
सर्वगं सच्चिदात्मानं 
सर्वगं सच्चिदानन्दं 
सर्वगात्रेण सौम्येन 
सर्वं च खल्विदं ब्रह्म 
सर्व चाप्यहमेवेति 
सर्वचिन्तां परित्यज्य 
सर्व जगदिदं त्वत्तो 
सर्वज्ञं सर्वगं शान्तं 
सर्वज्ञेशो समालेश० 
सर्वतीर्थफलं लभते 


जा०द्‌० 10.7 
जा०द्‌० 3.11 
शाण्डि० 1.3.11 
यो०शि० 5.30 
संन्या० 1,69 
सौ०ल० 2.6 * 
गो०३० 27 
जा०द्‌० 5.1 
मुक्ति० 1.1.50 
मुक्ति० 2.17 
अन्न० 5.2 
अन्न० 5.49 
वराह० 5.56 
यो०शि० 1.100 
रुद्रह० 51 
जा०द्‌० 4.14 
जा०द्‌० 4.21 
स०रह० 2 
रुद्र०जा० 20 
अन्न० 4.18 
अन्न० 5.97 
अन्न० 2.6 
जा०द्‌० 8.9 
महो० 4.10 
अन्न० 1.47 
पंचब्र 37 
महो० 2.8 
वराह० 2.18 
महो० 4.80 
रुद्र०जा० 16 
महो० 4.117 
महो० 6.60 
वराह० 2.83 
गण० 6 
यो०शि० 3.20 
पैङ्ग० 1.12 


कृष्ण 27 









672 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
सर्वत्र विगतस्नेहो ॥ ० 2.51 सर्वसारं निरालम्बं 
सर्वत्र सर्वत: सर्व० अध्या० 13 सर्वसिद्धिकरं मार्ग 
सर्वत्राहमकर्तेति महो० 6.2 सर्व सुखं विद्धि सुदुःख० 
सर्वदुष्टप्रशमनम्‌ पंचब्र० 9 सर्वस्माद्व्यतिरिक्तोऽहं 
सर्वदेवमयं शान्तं पंचब्र० 20 सर्वस्याभिमतं वक्ता 
सर्वदेवात्मकं रुद्र रुद्रह० 22 सर्वातीतपदालम्बी 
सर्वदेवात्मको रुद्र: रुद्रह० 3 सर्वात्मकोऽहं सोऽहं 
सर्व पञ्चात्मकं विद्यात्‌ पंचब्र० 31 सर्वात्मवेदनं शुद्ध 
सर्वपापविनिर्मुक्त: जा०द० 6.19 | सर्वाधिष्ठानमद्वन्द 
सर्वपापानि नश्यन्ति जा०द्‌० 7.10 सर्वाधिष्ठानमद्वन्द्र 
सर्व प्रतिष्ठितं तस्मिन्‌ यो०शि० 6.10 | सर्वाधिष्ठानसन्मात्रे 
सर्व ब्रह्मेति यस्यान्तः महो० 5.113 सर्वापदां पदं पापा: 
सर्वभावान्तरस्थाय संन्या० 2.41 सर्वार्थवासनोन्मुक्ता 
सर्वभूतान्तरस्थाय वराह० 2.33 सर्वासामेव नाडीनाम्‌ 
सर्वमन्त: परित्यज्य अन्न० 4.51 सर्वेच्छाकलनाशान्ता ० 
सर्वमात्मेदमत्राहं अन्न० 2.3 सर्वेच्छाजालसंशान्तो ` 
सर्वमात्मैव कौ दृष्टौ अन्न० 2.37 स्वेच्छा: सकला: शङ्का: 
सर्वमार्गेण सुषिरा: यो०शि० 6.15 | सवें जीवाः सुखे: खैः 
सर्वमेकं परं व्योम अन्न० 2.38 सर्वे वाक्यात्मका मन्त्रा 
सर्वमेकमजं शान्तम्‌ अक्षि० 2.2 सर्वे वै देवा देवीमुपतस्थुः 
सर्वमेकमिदं शान्तम्‌ अन्न० 5.67 सवेषां तु मनस्तेन 
सर्वमेतद्धिया त्यक्त्वा अन्न० 5.54 सवेषां दोषरत्नानाम्‌ 
सर्वमेव परित्यज्य अन्न० 5.114 सर्वेषां दोषरत्नानां 
सर्वरोगनिवृत्तिः स्यात्‌ जा०द० 6.24 [| स्वेषामेव पापानाम्‌ 
सर्वरोगविनिर्मुक्त जा०द० 6.25 | सर्वेषु कालेषु लाभालाभौ 
सर्वलोकात्मक: कस्मात्‌ अव० 15 सर्वोपनिषदां मध्ये 
सर्वविघ्नहरश्चायं वराह० 5.71 सर्वोपाधिविनिर्मुक्तम्‌ 
सर्ववेदान्तसिद्धान्त० क०₹० 47 सर्वोध्वें सर्वसंहति 
सर्वशक्तेमहेशस्य आ महो० 4.87 सलिलमिति सौहित्यकारणं 
सर्व शान्तं निरालम्बं महो० 5.45 सलिले धारयेच्चित्त 
सर्वसंकल्परहिता महो० 5100 | सलिले सैन्थवं यद्वत्‌ 
सर्वसडल्पसंशान्तं अन्न० 5.48 सलिले सैन्धवं यद्वत्‌ 
सर्व सत्यं परं ब्रह्म जा०द्‌० 1.10 सविकल्पो निर्विकल्प: 
सर्व समतया बुद्धया महो० 6.44 हति क 
या षूङ्‌ 
सर्वसम्पत्तिभूतं प्रथमं त्रि०ता० 2.4 सव्यदक्षिणनाडीस्थो 
सर्वसंसारदु:खानां महो० 5,90 सव्येतरेण गुल्फेन 
सर्वसाक्षिणमात्मानं वराह० 2,13 





सब्ये दक्षिणगुल्फम्‌ 


मुक्ति० 1.1.33 
यो०शि० 1.2 
वराह० 3.4 
महो० 5.90 
महो० 6.65 
महो० 6.63 
कुण्डि० 26 
महो० 4.42 
रुद्रह० 25 
अन्न० 4.29 
अन्न० 2.28 
महो० 3.5 
महो० 6.51 
वराह० 5.42 
वराह० 3.30 
अन्न० 4.8 
महो० 2.58 
यो०शि० 1.1 
यो०शि० 3.7 
देवी० 1 
पा०ब्र० 2.8 
याज्ञ० 22 
महो ० 3.47 
संन्या० 2.112 
प०परि० 3-3 
मुक्ति० 1.1.44 
क०रु० 40 
त्रि०्ता० 3.9 
भाव० 3 
यो०शि० 5.50 
वराह० 2.75 
सौ०ल० 2.14 
स०रह० 60 
त्रि०ता० 1.8 
शाण्डि० 1.7.40 
जा०द० 6.39 
शाण्डि० 1.3.2 





मन्त्रानुक्रमणिका 





5 प्राणवाऽऽपो गृहीत्वा प्रा०हो० 14 | सा पुनर्विकृतिं प्राप्य 

सव्योरु दक्षिणे गुल्फे वराह० 5.17 साब्रवीदहं ब्रह्मस्वरूपिणे 

सशिखं वपनं कृत्वा प०ब्र० 6 सामवेदस्तथाथर्व० 

सशिखान्केशान्केशान्‌ क०रु० 2 सा माया स्ववशोपाधि: 

स संन्यास: षड्विधो संन्या० 2.23 सामेश्विदन्तो विरजश्च बहु 

ससर्परीरमतिं बाध० हय० 18 सार्धत्रिकोटितीर्थेपु 

स सर्वविद्धवति गण० 19 सालोक्यमुक्तिमाप्नोति 

स सर्ववेत्ता भुवनस्य गोप्ता एका० 9 सावधानो भव त्वं च 

स सर्वानाकर्षयति य: त्रि०ता० 3.2 सावित्रयत्मा पाशुपतं 

स साध्वसाधुकर्मभ्याम्‌ क०रु० 40 सा शक्तिर्येन चालिता 

सहस्नभानुमच्छुरिता म०्वा०7 सा सत्यता सा शिवता 

सहस्रशीर्षं देव पहस्राक्ष महो० 1.10 सा हि वाचामगम्यत्वाद्‌ 

सहस्रसंख्यया शाखा: मुक्ति० 1.1.13 | सा हि सर्वगता संवित्‌ 

सहस्राङकुरशाखात्म० मुक्ति० 2.36 सा हि सर्वगता संवित्‌ 

सहस्रावर्तनाद्यं यं गण० 18 सिद्धमन्नं यदा नीतं 

स होवाच गान्धर्वी गो०उ० 16 सिद्धा नित्या महावीर्या 

स होवाच तं हि-पूर्व० गो०उ० 40 सिद्धान्तश्रवणं चैव 

स होवाच तं हि वै गो०३० 19,6 | सिद्धान्तश्रवणं नाम वेदान्तः 

स होवाच तां हि वै गो०३० 17 सिद्धान्तोऽध्यात्मशास्राणां 

स होवाच न शक्नोमि अव्य० 3.2 सिद्धमार्गेण लभते 

स होवाच याज्ञवल्क्य० पैङ्ग० 1.2.2.2 | सिद्धौ चित्त न कुर्वीत 
3.2,4.2 सुकेयूरान्वितं बाहु 

स होवाचाथर्वा । अथेदं शाण्डि० 1.4.2 | सुखदुःखदशाधीरं 

स होवाचाथर्वा यस्माच्च शाण्डि० 3.2.2 | सुखदुःखैः समायुक्त 

स होवाचाथर्वा यमनियम० शाण्डि० 1.2.2 | सुखमात्यन्तिकं यत्तत्‌ 

स होवाचाथर्वा शाण्डिल्य शाण्डि० 2.2 सुखसंसेवितं स्वप्नं 

स होवाचाथर्वा सत्यम्‌ शाण्डि० 3.1.2 | सुखाद्यनुभवो यावत्‌ 

स होवाचाब्जयोनिः गो०३०18,39,62 | सुखासनसमाख्यं च 

स होवाचाश्वलायन: स०रह० 4 सुखासनस्थो दक्षनाड्या 

सांकृते शृणु वक्ष्यामि अक्षि० 2.1 | भवति सर्वत्र 

सांकृते शृणु वक्ष्यामि जा०द्‌० 1.4,5.2 | सुजीर्णोऽपि सुजीर्णासु 

साक्षिण: पुरतो भातं स०रह० 54 सुपर्णोऽसि गरुत्मान्‌ 

साक्षिभूते समे स्वच्छे महो ० 5.55 सुप्य घनसंमोह० 

सात्विकत्वात्समष्टित्वात्‌ स०रह० 51 सुमेरोर्वसुधापीठे 

सात्तिकराजसतामस ० शरी० 7 सुलभश्वायमत्यन्तम्‌ 

साधु पृष्ठ महाबाहो मुक्ति 1.1.7 सुवर्णाज्जायमानस्य 
अध्या० 47 सुषिरो ज्ञानजनक: 


साधुभिः पूज्यमानेऽस्मिन्‌ 
43 उ० तृ ० 








673 


पैड़० 1.4 
देवी० 2 
रुद्रह० 28 
स०रह० 50 
एका० 10 
महो० 3.2,3.3 
मुक्ति० 1.1.19 
अन्न० 5.103 
मुक्ति० 1.1.37 
शाण्डि०1.7.36-3 
संन्या० 2.62 
संन्या० 2.44 
मुक्ति० 2.49 
अन्न० 4.43 
संन्या० 2.88 
यो०शि० 1.155 
वराह० 5.14 
शाण्डि० 1.2.7 
अन्न० 5.112 
यो०शि० 1.4 
यो०शि० 5.62 
गो०उ० 48 
अन्न० 4.12 
यो०शि० 1.9 
यो०शि० 3.15 
यो०शि० 5.36 
अध्या० 49 
जा०द० 3.2 
शाण्डि०1.7.13-1 
क०₹० 28 
संन्या० 2.109 
गरुड० 11 
महो० 5.64 
अन्न० 3.2 
संन्या० 2.50 
यो०शि० 4.7 
शाण्डि० 1.7.39 





674 उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 
| कनीयसे समे त्रिण्ता० 3.11 
न ह 0. सैवेयमग्न्यानने ज्वलत्‌ त्रि०्ता० 2319 
स सुषुप्तिकाले सकले ` वराह० 2.62. | सैषा चिदमलाकारा महो० 5.103 
सुषुम्नानतर्गतं विश्व यो०शि० 6.13 | सैषाऽपरा शक्तिः । सैषा बहू० 3 
पिङ्गला जा०द्‌० 4.7 सैषाष्टौ वसव: देवी० 18 
ला यो०शि० 1.115 | सोऽध्यायत्‌ । पूर्वाभिमुखो क ] छ 
सुषुम्नायां यदा गोष्ठी यो०शि० 6.44 | सोऽभिजिज्ञासत Fe कर 
सुषुम्नायां यदा प्राण: यो०शि० 6.36 | सोमसूर्यद्रयोर्मध्ये महा 1 
सुषुम्नायां यदा योगी यो०शि०6.38-39 | सोमात्मक: पर: रक्तः Bs 
सुषुम्नायां यदा हंसः यो०शि० 6.35 सोमोऽत एव योऽहं कार 
सुषुम्नायां स्थिताः पूर्वे यो०शि० 1.119 pes: Hr 
सुषुम्नायाः शिवो देवः जा०द० 4.35 सोऽहमर्कः परं ज्योति: ते 
सुषुम्नाया: सव्यभागे शाण्डि० 1.4.11 | सोऽहं ब्रह्म न संसारी Bod 
सुषुम्नायै कुण्डलिन्यै यो०शि० 63 | सोऽहं सोऽहमिति यः स्यात्‌ ०शि० 1. 
सुषुम्नावज्रजालेन यो०शि०.1.118 | सौः देवीं वाचमजनयन्त स०रह० 29 
सुषुम्ना शाम्भवी शक्तिः यो०शि० 6.18 सौः महो अर्ण: सरस्वती स०रह० 20 
सुषुम्नैव परं तीर्थ यो०शि० 6.45 | सौभाग्यरमैकक्षरया क पती 1 रः 
सुहृष्ट: गुदृढ: स्वच्छ: महो० 5.82 सौभाग्यलकषम्युपनिषदं - 3 1 
सूक्ष्मनाडिषु सञ्चारै: वराह० 2.61 स्तब्धीभावो रसास्वादात्‌ स०रह० 65 
सूचकत्वाच्च रूपस्य यो०शि० 2.11 | स्तुवते सततं यस्तु कृष्ण० 7 
सूत्रमन्तर्गतं येषाम्‌ प०ब्र० 11 स्तेनः सुरापो गुरुतल्प० शाट्या० 28 
सूर्य आत्मा जगतस्तस्युः सूर्य० 3 स्तोकेनानन्दमायाति महो० 3.27 
सूर्यनाड्या समाकृष्य यो०शि० 1.91 | स्थावरं जङ्गमं बीजं संन्या० 2.110 
सूर्यालोकपरिस्पन्द० शाण्डि० 1.7.26 | स्थित: किं मूढ एवास्मि महो० 5.27 
सूर्येण रेचयेद्वायुं यो०कुं० 1.16 | स्थितः किं मूढ एवास्मि वराह० 4.12(3) 
ूर्योज्जायी शीतली च यो०कुं० 1.21 | स्थितिं बध्नासि तज्ञ अन्नः 4.75 
सृण्येव सिताया विश्वचर्षण त्रिपुरा० 13 स्थित्वासौ बैन्दवस्थाने यो०कुं० 3.8 
सृष्टिराधारमाधारम्‌ यो०शि० 6.29 स्थूलसूक्ष्म्रमात्सर्व अक्षि० 2.45 
सेवापराय शिष्याय मुक्ति० 1.1.49 | स्थूलं सूक्ष्मं परं चेति यो०शि० 5.28 
सैव पुरत्रयं शरीरत्रयं बहु० 4 स्थूलसूक्ष्मबीजसाक्षि० नर 
सैव मिलितमध्यमा त्रि०ता० 3.3 स्नानं पानं तथा शोचं क०रु० 7 
सैव सायुज्यमुक्ति: स्याद्‌ मुक्त 1.1.25 | स्नानं पानं तथा शौचम्‌ कुण्डि० 12 
सैव सालोक्यसारूप्यम्‌ मुक्ति 1.1.22 | स्नुहिपत्रनिभं शस्न दोह 209 
सैवाग्रेऽङ्कुशाकृतिः षष्ठी त्रिशता० 3.7 स्नेहप्रणयगर्भाणि 00 
सैवात्मा ततोऽन्यदसत्य० बहू 5 सर्शवान्‌ वायु: हि 
सैवावस्था परा जया यो०कुं० 1.87 | स्फटिक: प्रतिबिम्बेन ना 
सातय मे 557 | स्मुर्यालभिरात्मैव अन्न० 2.42 








मन्त्रानुक्रमणिका 675 
i हि न भोगाशा महो० 3.56 स्वरेण संल्लयेद्योगी त्रिण्ता० 5.10 
मृत्वा कामरतं चित्त यो०शि० 6.69 | स्वल्पमप्यन्तरं कृत्वा यो०शि० 4.8 
स्रवन्तममृतं पश्येत्‌ वराह० 5.33 स्ववर्णाश्रमधर्मेण वराह० 2.2 
ष्टुकामो जगद्योनिः पङ्ग० 1.7 स्वव्यतिरिक्तं सर्व त्यक्त्वा संन्या० 2.76 
सवं स्वं विषयमुद्दिश्य पा०ब्र० 2.10 स्वशरीरे यज्ञं परिवर्तयाम्‌ प्रा०हो० 18 
क i 6.78 | स्वशरीरे स्वयंज्योतिः पा०ब्र० 2.33 
स्वचित्तबिलसंस्थेन महो० 3.34 स्वशरीरे स्वयंज्योतिः रुद्रह० 48 
स्वच्छतोर्जितता सत्ता संन्या० 2.72 स्वशरीरे स्वयंज्योतिः अन्न० 4.36 
स्वदनं 0. महो० 6.38 | स्वस्तिक गोमुखं पढ जा०द० 3.1 
हती जा०द्‌० 1.20 स्वस्तिकगोमुखपद्म० शाण्डि० 1.3.1 
ससचन, 00 ही 

० स्वस्थक्रमेणेव चेत्‌ प०परि० 3-1 

स्वपूर्णात्मातिरेकेण वराह० 2.11 स्वस्वरूपतया सर्व वराह० 2.30 
स्वपौरुषैकसाध्येन महो० 4.90 ` = कक 

म स्वस्वरूपं तु चिन्मात्रं वराह० 2.24 
स्वप्नजाग्रदिति प्रोक्त महो० 5.18 स्वय भुङ्के 
स्वप्ने जागरितं नास्ति यो०शि० 4.11 hae 5 5 
स्वप्नेऽपि न लभेत्तस्य यो०कुं० 2.22 सस स bad 
2 यी स वराह० 2.32 
जारि अ स्व पाधिलयादेव यो०कुं० 3.23 
स्वमसङ्गमुदासीनं झाल जा स्वात्मनेव सदा तुष्टः ॥ आत्म० 12 
स्वमुखेन समदे सय स्वात्मनोऽ वराह० 2.25 
स्वमेव सर्वतः पश्यन्‌ कुण्डि० 27 स्वात्मन्यागोपिताशेषा० अध्या० 21 
स्वयं कल्पिततन्मात्रा महो० 5.129 स्वात्मन्येव सदा रि हक 
स्वयं ब्रह्मा स्वयं विष्णु: अध्या० 20 स्वात्मन्येव स्वयं सर्व SR 
स्वयं भातं निराधारं वराह० 2.10 | स्वालन्यवावतिषेऽहं अ 
स्वयभूरुवाच कृत्स्न० लान्त७ 1.7 स्वात्मप्रकाशरूप तत्‌ यो०शि० 1.5 
स्वयमुच्चलिते देहे सौ०ल० 2.18 | स्वालयोगैकनिछेपु यो 
स्वयमेव त्वया ज्ञातं महो० 2.70 खामला 000. 
स्वयमेव प्रजायन्ते यो०शि० 1.158 | स्वालावत्सर्वभूतेषु मक 
स्वयमेवं मया पूर्वम्‌ महो० 2.32 स्वात्मानं च श्रियं ध्यात्‌ 2 
स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानम्‌ महो० 6.79 द (0 
स्वयैव सूया बुद्धया महो" 2.12 स्वानुभूत्यैकमानं च अन्न० 3.23 
स्वरमन््रपुराणानि यो०शि० 6.12 | स्वानुभूतिरसावेशाद्‌ 
स्वरव्यञ्जनभेदेन हय० 17 सवानुभूतेश्च शास्रस्य महो० 4.5 
स्वरूपभूत आनन्द: क०₹० 35 स्वानुभूत्या स्वयं ज्ञत्व i 65 
स्वरूपानुसंधानव्यतिरिक्तo संन्या० 2.75 ती 
स्वरूपोऽसौ मनोनाशो मुक्ति० 2.35 खालका 1 र 


जे विधिनाम्नं भूमौ 


676 


स्वैरं स्वैरविहरणम्‌ 
ह 

हंस: इत्येतन्मनोरक्षर० 

हंस शक्तेरधिष्ठानं 

हंस: शुचिषद्रसुरन्तरिक्ष० 

हंसस्य प्रार्थनास्रिकाला: 

हंसहंसेति मन्त्रोऽयं 

हंसहंसेत्यत्यमुं मन्त्र 

हंसात्ममालिकावर्ण० 

हंसो जटाधारी त्रिपुण्डोर्ध्व ० 

हकारेण तु सूर्य: स्यात्‌ 

हठयोगक्रमात्‌ काष्ठा 

हठेन गृह्यते जाड्यं 

हन्तेन्द्रियगणा यूयं 

हयग्रीवैकाक्षरेण ब्रह्म ० 

हयवरलकाराख्यम्‌ 













प्राण्हो० 2 


उपनिषत्सञ्चयनम्‌ 


अव० 7 


त्रि०ता० 4.18 
वराह० 5.55 
त्रि०ता० 4.17 
पा०ब्र० 1.20 
यो०शि० 1.131 
यो०शि० 6.54 
पाण्ब्र० 2.1 
संन्या० 2.26 
यो०शि० 1.133 
यो०शि० 1.145 
यो०शि० 1.134 
अन्न० 3.8 
हय० 9 
जा०द्‌० 8.3 


















हस्तं हस्तेन संपीड्य 
हस्तं हस्तेन संपीड्य 
हित्वा सैन्धवपथ्याभ्यां 
हित्वेकारं तुरीयस्वरं 
हिरण्मयं सौम्यतनुं 
हिरण्यगर्भः पप्रच्छ 
हिरण्यगर्भादीनहं जाय० 
हिरण्यगर्भाधिष्ित० 
हत्पुण्डरीकमध्यस्थां 
हृदयं कुण्डली भस्म० 
हृदयचक्रमष्टदलं 
हृदयं निर्मलं कृत्वा 
हृदयात्संपरित्यज्य 
हदयादिकण्ठपर्यन्तं 
हदये व्यज्यते घोषो 
हृदये स्थूलरूपेण 
हृदीव बाह्यदेशेऽपि 
हृद्यादित्यमरीचीनां 
हेतुद्रय हि चित्तस्य 
हे निदाघ महाप्राज्ञ 
हीं आ नो दिवो 

| हीर्नाम वेदलौकिक० 
हों सकलसाम्राज्येन. 











यो०कुं० 2.30 
त्रिश्ता० 1.33 
गो०उ० 49 
यो०शि० 1.3 
भ०जा० 2.7 
पैङ्ग० 1.6 
देवी० 24 
रुद्रह० 1 
सौ०ल० 3.4 
पैङ्ग० 4.14 
महो० 6.8 
शाण्डि०1.7.13-2 
यो०शि० 3.4 
यो०शि० 6.50 
स०रह० 64 
पा०ब्र० 1.24 
यो०कुं० 1.1 
अन्न० 4.25 
स०रह० 11 
शाण्डि० 1.2.8 
हय० 11 














उपनिषदें वैदिक वाङ्मय के विकास के अन्तिम सोपान हैं, अतएव इन्हें 
'वेदान्त' के नाम से भी कहा जाता हे । उपनिषदें भारतीय संस्कृति के प्राण हैं । इनमें 
वेदों की सर्वोत्कृष्ट ज्ञाननिधि सुरक्षित है । औपनिषदिक ज्ञान-गंगा में अक्षय प्रवाह है 
औदार्य है । यहाँ अन्धविश्वास और रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है तथा वैज्ञानिक चिन्तन 
को आमन्त्रण है । प्रश्नकर्ता का, जिज्ञासु का यहाँ सत्कार है, उसके प्रति शंका, घृणा 
या दुत्कार नहीं । सबको अपनी बात कहने की छुट है; यदि खण्डन है तो सतर्क और 
सटीक है; किसी दुराग्रह या अहं को या पूर्वाग्रह को थोपने का प्रयास नहीं हे । 
उपनिषदो के समस्त कथन युक्ति-युक्त और वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण पर आधारित हें । 
अस्तु। 

उपनिषदों के मतों में दिखाई देनेवाली असमानताओं के कारण अथवा यों कहें 
कि उन मतों की सर्वाभिमुखता से उनमें से अलग-अलग अर्थ निकालने का बहुत बड़ा 
अवकाश हे । भाष्यकारों के विविध मतों का भी यही कारण है । इस पर अनेक भाष्य- 
टीका-वार्तिक आदि होने पर भी अभी और नये अर्थ निकालने की सम्भावना यथावत्‌ 
बनी हुई ही है । अर्थ-वेविध्य ही इसका वैशिष्ट्य है । इन्द्रधनुष के किस रंग को आप 
नकार सकते हैं, सभी रंग वास्तविक ही तो हैं । 


उपनिषदों के इस संग्रह को अपने मूल स्वरूप में प्रकाशित करने का यही हेतु 
है । अनेक अर्था की सम्भावना वाले मन्त्रों का कोई यदि नया ही अर्थ-प्रकाशित करता 
हे तो इससे भारतीय चिन्तन को लाभ ही होगा, हानि नहीं । 


इस उद्देश्य को ध्यान में रखकर प्रकृत संस्करण में विद्वान्‌ लेखक ने मूलपाठों 
का, जहाँ तक बन सका हे अन्वय करके शब्दश: अनुवाद करने का प्रयास किया है । 
प्रासादिकता का जतन हो और अर्थ समझने में सरलता हो, इसको दृष्टि में रखते हुए 
आवश्यकतानुरूप यत्र-तत्र कतिपय शब्दों को ब्रेकेट ( ) में तथा कुछ को स्वतन्त्र 
रखकर विषयवस्तु को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है । साथ ही प्रत्येक उपनिषद्‌ 
के आरम्भ में उसका परिचय भी प्रस्तुत किया गया हे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक खण्ड 


के अन्त में अकारादि क्रम से मन्त्रानुक्रमणिका दी गई हे तथा ग्रन्थान्त में पारिभाषिक 
कोश का समायोजन भी किया गया हे । 


चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान 
दिल्ली 











